भगवान महावीर के २४सौवं निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रकाशित 


जेन धर्म का प्राचीन इतिहास 


( द्वितीय साग ) 
भगवान महावीर और उनकी संघ-परम्परा 


प्रेरक 
प्रध्यात्म योगी प्रमुख श्राचार्य श्री देशभूषण जौ महाराज 


सम्पादक व लेखक 
परमानन्द शास्त्री 
भूतपूर्व सम्पादक 'श्रनेकान्त' 


प्रकाशक 
रमेशचन्द्र जन मोटरवाले 


राजपुर रोड, दिल्‍ली 


प्रकाशक : 

रमेशचन्द्र जेन 

पी० एस० जेन मोटर कम्पनी 
राजपुर रोड, दिल्ली 


प्रथमावृत्ति ; ११०० 
बीर नि० सवत्‌ ई २५०० 
मूल्य ; ३४.०० 
(पेतीस रुपये ) 
मुद्रक : 
राजस्थानी प्रिंटिंग एजेंसी के लिये 


एस० नारायण एण्ड संस (प्रिथटिंग प्रेस 
पहाड़ी धीरज, दिल्‍ली-६ 
फोन_: ५१३६६५ 


|, अं ३: 
अर पर 
४0 
७५८५ 


१: 


० रे 


१0, '॥ 
है. 
0५ ० “कि 


कर 


श्री १००८ भगवान महावोर स्थामो 





समर्पण 


जिनके सौजन्य और प्र॑ रणा से में इस ग्रन्थ 
की रचना में प्रवत्त हुआ, जिनको जिन साहित्य के 
सृजंन और प्रकाशन का साहित्यानुराग है, जो 
जैन संस्कृति के प्रचार प्रसार में बराबर अपना 
योगदान प्रदान करते रहते हैं, उन प्रभुख आचार्य 
अध्यात्म योगी श्री देशभूषण जी 
महाराज की साधना से प्र रित होकर मैं 
यह ग्रन्थ उन्हें सादर समर्पित करता हूँ । 


--परमानन्द जेन शास्त्री 


भ्री १०८ आचार्यरत्न देशमूषण जी महाराज का 
शुमाशौीर्बवाद 


स्वर्गोय ग्रात्मा श्री धर्मानुरागी ला० प्रताप सिंह को सुख शॉँति प्राप्त हो। झापने भ्रपने जीवन में जो 
घाभिक प्लौर सामाजिक कार्य किये थे, उसको लेखनी द्वारा जितना भी लिखे उतना कम ही है। हमारे दिल्‍ली के 
चातुर्मास मे लाला प्रताप सिह और उनकी धर्मपत्नो इलायची देवी ने सघ की सेवा तन, मन और घन से की 
उसका कोई वर्णन नही कर सकते । लाला जी की गुरु के बारे मे जो श्रद्धा तथा भक्ति थी वह हृदय से थी । लाला जो 
ने तन-मन से भ्रपना कत्तंव्य समझ कर ग्रुरु सेवा ओर अन्य धारमिक काये प्रपने हाथो से करके प्रतुल पुण्य सचय 
कर इह पर का साधन जुटा लिया और सतान को भी अपने प्रनुकरण करने योग्य घर्म झ्लौर लौकिक व सामाजिक 
सेवा आदि कर्तव्य करने का सस्कार तथा योग्य शिक्षण दिलवा कर भनुष्य के कर्त्तव्य कर्म पर उनको नियुक्त कर 
प्राप हमेशा के लिए ससार से अलग हुए । इस बात से कुटुम्बो लोगो का हृदय दुख से द्रवित हुआ परन्तु कर्म को 
लीला अत्यन्त विचित्र है उसका कोई ब्रह्म देव भी परिवर्तत नहीं कर सकता है, फिर मनुष्य क्या कर सकता 
है। प्रयोध्या की पचकल्याणक प्रतिष्ठा का भार अपने ऊपर लेकर गुरु को प्राज्ञानुसार काम करके सपूर्ण ज॑न 
झौर जैनेतर जनता के हुदय में धर्म का तथा झहिसा मार्ग का जो प्रभाव गुरु के द्वारा डलवाया श्रौर गुरु का प्रभाव 
अपने द्वारा ही करवाया, यह सब अपने पूर्व जन्म में किया पुण्य का सचय था। ग्रागे भी धर्म कार्य होने की भ्राशा 
थी, परन्तु कर्म ने उस काम को करने नही दिया । तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कराकर पुण्य लाभ और प्रभावना अंग बढाया 
इससे इंह परलोक का साधन जुटाकर शीघ्र ससार से हमेशा के लिये अलग हुए । इस स्वर्गीय श्री ला० प्रतार्पासह की 
भात्मा का हमेशा के लिए सुख शाति मिल ऐसा श्रो भगवान जिनेन्द्र देव से प्रार्थना करते है। 


श्री स्वर्गीय लाला प्रताप सिह जी के ज्ञीवन की काकी के अनुसार उनको सतान तथा प्रति सतान उन्ही 
के मार्ग का भ्रनुकरण करके श्री जिनेन्द्र भगवान के मार्ग को बढावे और अपने हृदय में सतत धर्म जागृति तथा धर्म 
मार्ग पर चलते हुए समाज सेवा भी प्रपने कर्तव्य श्ननुसार करते रहे हम उन्हे आशीर्वाद देते है कि उस धर्म परायण 
प्रात्मा को शांति हो । कुटुम्बियों को धर्म में रुचि बढ़े । इति प्राशीर्वाद । 





श्री १०० आचाय रत्न देशभूषण जी महाराज 
जन्म स० १६६० मुनि दीक्षा स० १६८४ 





स्व० ला० प्रताप सिंह जन 





श्रीमति इलायचो देवी ध० प० स्व० ला० 
श्री रमेदा, श्रो सुदेश, श्री उमेश, श्री सुभाष, व श्री प्रभाष जन 


प्रतापसिह जेन एवं उनके सुपुत्र 


स्वर्गीय श्रोमान्‌ लाला प्रताप सिह जो मोटर वालों के संबंध में 
दो डाब्द 


श्रीमान्‌ ला० प्रताप सिह जी मोटर वाला ने अपने जीवन में घामिक तथा सामाजिक काये तथा सेवा 
में अपना अमूल्य समय व्यतीत किया है । उनके बारे मे जो कुछ भी लिखा जाय थोडा ही हैं। तो भी यहाँ सक्षेप में 
जो घारमिक कार्य अपने जीवन मे लाला जी ने किये है। उस सत्कार्यों से उनका नाम हमेशा हमेशा के लिये 
ग्रमर हो गया है। “न धर्मों धामिक विना” घर्म बिना धर्मात्मा के नही चलता है। सचमुच में वह धर्मात्मा 
व्यक्ति थे, श्राप श्री परम पूज्य १०८ ग्राचाये देशभूषण महाराज श्री का प्रथम चातुर्मास जो दिल्‍लों में 
हुआ था तब से आपमे महाराज श्री के ससर्ग से जो धामिक प्रवृत्ति एवं दान में विशेष अभिरूचि उत्पन्न हुई थी । 
तत्पश्चात्‌ श्रापकी धर्मपत्नी श्रीमती इलायची देवा ने भी विशेष धर्म की अभ्रभिरूच रख अपने पतिदेव के 
अनुरूप धर्म कार्य भार विश्ेषल्‍ूप से उठाने का प्रयास किया। प्रथम जब महाराज के ससर्ग में रहने का प्रधिक 
साधन प्राप्त हुआ, उस समय श्री माघनदि ग्राचार्य कृत 'शास्त्रसार समुच्चय/ मूल कन्नड ग्रन्थ का अनुवाद 
हिन्दी में कराके छपवाने का भार आपने रबयं उठा कर सपूर्ण जेन समाज को शास्त्र दान देकर महान पुण्य का 
सपादन किया। यह महान गौरव की ब्रात है। इस ग्रन्थ के ह्वारा कितने हो अज्ञानी जीवो ने ज्ञान प्राप्त करके 
अपनी ग्रात्मा का कत्याण कर लिया है | श्राप एक महान्‌ एवं झ्राचाय॑ श्रो के अन्यन्य भक्त थे। आचार्य श्रा के मुख्य 
से निकले हुए बचनो का कभी उल्लघन नही करते थे। किसी भी धामिक कार्य को मद्राराज कहृत वहू उस पूरा 
ही करते थे। यह उनकी अखड साधना थी । 


दिल्‍ली चातुर्मास 

द्वितीय चातुर्मास का सपूर्ण भार स्वयं उठाकर आपने अपने तन, मल, धन से परिपूर्ण सेवा करके महान्‌ 
पुण्य का सपादन किया । चातुर्मास समाप्त होने के बाद आपने अपने ही व्यय से महाराज का सम्मेद शिखर की यात्रा 
के निमित्त सघ निकाल कर बिहार मे जैन जेनेतरो को धर्म उपदेश का लाभ दिलाकर उनकों सन्‍्मार्ग पर लगाने 
की चेए्टा करते हुए अपने धन का सदुपयोग किया । महान सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखरजी में भी आपने दान दिया इन 
प्रवत्तियों से महत्पुण्य का सपादन किया झापके ४५ सत्पुत्र है। वे भो आपके समान आपके कदम पर चलते है । 
सबसे बडे पुत्र रमशचन्द्र ने भी अतीव धासिक अभिरुचि के साथ अपने पिताजी के समान अनुगमन किया तथा इनके 
चार लघ्‌ श्राताग्नरो ते भी पिताजी तथा ग्रपने ज्यष्ठ ञ्राता और अपनी पूज्य माता श्रीमती इलायचो देवा की 
ह्ाज्ञा का उल्तधन न करते हुए उन्ही की प्राज्ञानुसार लौकिक, धामिक कार्यो का सभाला है। यह अत्यन्त ग।रव की 
बात है कि माता, पिता की सेवा करने उनके पदचिन्ही पर चलने वाली सुसतान इस युग म दुलंभ है। यह 
महान गौरव को बात है । इसी तरह भ्रागे भी होने वाली सतान भी इन्हों का अनुकरण कर। 


कलकत्ता चातुर्मास 


कलकत्ता के चतुर्मास में वर्षायोग पूर्ण होने पर आप धर्मपत्नी सहित संघ की सेवा में तत्पर रहे । श्री ला० 
प्रतापसिह जी तथा इसके समधी ला० रामंइवरदयाल जी इन दोनो ने मिल करके धर्म प्रभावना के साथ सघ की 
सेवा करके धर्म लाभ उठाया तत्परचात श्री प्रतापसिह जी धर्पत्नी सहित कलकत्ता से बिहार करने पर थ्रो गिरि- 
राज सम्मेद शिखर जी तक सेवा में तत्पर रहे सध में किसी भी प्रकार का असतोष व सेवा में कोई भी त्रुटि न भाने 
दी तथा सध मे किसी प्रकार का भी सेवा की दृष्टि से धन का भी प्रभाव नही प्राने दिया । 


ध 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भांग रे 


तत्पश्चात शिखर जी से सघ का विहार कराके जब श्री १००८ बाहुबलिजी के दशंनार्थ दक्षिण में 
दानवी र, घर्मबीर श्री नाथमलल जी काशलीवाल ने सघ निकालकर, सघ में रह कर बाहुबलि जी के दर्शन कराकर 
सघ को कोल्हापुर मे चतुर्मास कराया, तब दिल्ली की जेन समाज ने पुनरपि चतुर्मास की प्रार्थना ऋरके वापिस लाने 
में ला» प्रतार्पासह जी मोटर वाले, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती इलायची देवी ने अ्रपनी ओर से पूर्णतया सहयोग देकर 
सघ की प्रभावना के साथ दिल्‍ली लाकर अपने तन, मन, धल, से चतुर्मास की समाप्ति तक पूर्ण सेवा करके धर्म 


लाभ लिया । 
अयोध्या पंचकल्याणक 

ग्रयोध्या के पचकल्य।णक में जो वहाँ की प्रभावना, सहायता की श्रावश्यकता में तादात से भ्रधिकतर ला० 
प्रतापसिह जी की प्रेरणा से ला० रामेश्वरदयाल जी, बजरगबली जी इन्ही के सहयोग से यह प्रतिष्ठा युचारू रूप 
से चलकर वहा श्री अयोध्या में अजन, ब्राह्मणो, विद्वानों एवं महन्तो ने भी इस पूजा प्रतिष्ठा की अत्यन्त प्रशसा की 
तथा पूर्ण सहयाग भी दिया। 

लाल प्रतापतिह जी ने अपने परिवार के साथ वहा की पूर्ण जवाबदारी अपने ऊपर लेकर १५-२० दिन 
तक अपना सारा व्यवसाथ इत्यादिक पूर्णतया त्यागकर इस पचकल्याणक मे पूर्णतया भाग लेकर श्रपूर्व पुण्य का सचय 
किया । उनमें जन घन इृर्यादि को जुट न हो उस तरह स तन, मन, धन से और भी साधर्मी जन भाइयों के साथ 
सवा भें तत्पर रह। वहा पच कल्याणक मे लाख! रुपयो से दान में असमर्थ एवं दीन लोगों को सहायता देकर उन 
लागा का सुचारु रूप से अरजीविका इत्यादि का भार भी श्री रामशइवर दयाल जो आर आप दाना ने उठाया था पच- 
कन्याण+ के परचात्‌ महाराज ज। का चातुम।स समवतया लखनऊ तथा बाराबका मे होन का पूण सम्भावना थो । 
परन्तु एकाएक सम्मद शिखर के विश्वप मामल का रकर लाला प्रतापसिह जो न पुन प्रार्थना का कि श्रा शिखर जी 
का मामला सनवतया राजबाना में चतुर्मास हान से सुलक जाय तो उत्तम रहेगा एसा विचार करके ओर अपन निजी 
खर्च से सघ दिल्‍ला लाकर उन्तकी भावना सवा करन का प्राथंता की थी परन्तु श्रकस्मात आयु कर्म की गति रुकने से 
या देव का प्रकाप होन से लाला जी महाराज को सवा छोडकर पूव पुण्य के सहित परलोक सिधार गए। क्योंकि कर्म 
किसी को भा नहा छोड़ता। तीर्थकर, चन्रवर्ती इत्यादि की भी यही स्थिति होती है । यथा--''कर्म गति टारी नाहि 
टर” कम ने गस वीरो का भी नहों छाड़ा कम की ऐसी विचित्र गति है। इस कहावत के अनुसार ला० प्रतार्पासह 
जी न महाराज की सेवा से बचित हाकर प्रयाण किया, कर्म के श्रागे किसी का भो वश नहीं चलता। लाला प्रतापसिह 
जा न अपने पुरुपाथ से क्माय हुए धन को अनेक स्थाना पर वितरण करके महान पुण्य का सचय किया | 
ग्रापन एक हाई सकल खालकर अ्रनकों ज॑न जैनेतरों को विद्या दान देकर उनकी सेवा करने का उनका 
उत्थान करने का प्रयास किया था। इस प्रकार उन्हान अभ्रनक स्थाना में विद्या के निमित्त दान स्कूल या पाठशाला 
खोलकर दीन-होन जनों का उपकार किया है। नेपाल, नागपुर, पंजाब, रोहतक फिरोजाबाद, जयपुर 
टत्यादि स्थानों पर इनका कार्य आज भी ब्रधिकाधिक रूप स चल रहा है। उसी के अनुकरण में उनकी धर्म पत्नी 
इलायची देवो न भी श्रपनी सम्पूर्ण सुसतानो को भी न्याय मार्ग के अनुरूप प्रवर्तन किया है । इस तरह उनको भी 
सन्‍्मार्ग मे लगाय हुए पूवबत्‌ अपन व्यवहारादि सहित उनके जोवन में जो धामिक अ्भिरुचि उत्पन्न की है 
यह झपूर्व बात है । लाला प्रतापसिह जी ने अपने जीवन को जिस तरह बिताया उनकी ही परोपकारी वृत्ति थी । 
सम्पूर्ण विश्व का बाल गोपाल जानता है। श्राप जैन व अजन समाज को दृष्टि में आदर्श तथा मुख्य व्यक्ति थे । प्राज 
इनके सुपुत्र श्री रमेशचन्द्र जी सामाजिक, धामिक कार्यो में श्रपनें तन, मन, धन से सेवारत है, प्रस्तुत ग्रन्थ इन्ही के 
सौजन्य से प्रकाशित हो रहा है । 

झ्रापका परिवार हमेशा हो चारों दानो मे अग्रणी रहता है, आपके गुप्त दान से कितने ही असमर्थ 
भाई बहिनों का जीवन सफलता पूर्वक चल रहा है, सारा परिवार पूर्ण घामिक बिचारो का तथा गूरू भक्त है, 
हम इनके परिवार की उच्च सफलता की कामना करते है। 


दिल्ली । - बच प्रेमचन्द जन 


प्राककथन 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास और महावीर संघ परम्परा' नाम का यह ग्रन्थ पं० परमानन्द शास्त्री का 
लिखा हुआ है | परमानन्द शास्त्री जेन समाज के प्रसिद्ध विद्वान हैं। ग्रन्थ के ४१६ पेज मंने सरसरी निगाह से देखे 
हैं यह ग्रन्थ भगवान मह॒वीर की पच्चीस सौ वी निर्वाण जयन्ती के उपलक्ष्य में लिखा गया है। इस पुनीत ग्रवसर पर 
परमानन्द जी का यह ग्रन्थ सराहनीय महत्वपूर्ण श्नौर सर्वत्र सम्राह्य है । ग्रन्थ सुन्दर है जैनाचारयों, अपश्रज्ञ कवियों 
और भट्टारको करे इति वृत्त के साथ जेन सघ की परम्परा पर भ्रच्छा प्रकाश डालता है । ग्रन्थ मे ईसा पूर्व तीसरी 
शताब्दी से १८ वी शताब्दी तक के, जो महान जेनाचार्य हुए उनका ऋ्रमिक इतिहास सक्षिप्त होते हुए भी उनकी 
जीवन रचनाझ्रो पर पर्याप्त प्रकाश डालता है| ग्रन्थ में जैन धर्म व सस्कृति के कृमिक विकास का सक्षिप्त व सरल 
रूप देने का प्रयत्न किया गया है। 
ग्रन्थ की प्रस्तावना मे 'श्रमण सरकृति' पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। 'श्रमण' शब्द के दो श्रर्थ हैं, जो 
सबमें समत्व देखे वह निर्मोही सच्चा श्रमण है, वह सबको समभाव से देखता है । वह अपने अज्भ प्रत्यद्ग से तपश्चर्या 
कर शआ्रात्मा को ऊचा उठाता है ॥ इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने इन्द्रियो का निग्नह करने का 
उपदेश दिया था । 
समससत्तु बंधवग्गोी. सलसुफदुक्खों परसंर्साणदससों। 


समलोट्कंचणो पुण जीवित मरणो समो समणों।। 
(प्रवचनसार ३-४१ ) 


जिसने इन्द्रियो का निग्रह किया, उसने क्या नही किया है । इसी निग्रह के अनेक प्रकार हैं-श्रमणों के कई 
विभाग, श्रमण, वातरशना, तपस्वी श्रादि पठनीय है | ऋग्वेद मे वातरशना और केशी ग्रादि के नाम की प्राप्ति 
प्रानन्द दायिनी है, उससे पता लगता है कि जैन सस्कृति उस समय से पूर्वतन थी। कई विद्वान इसे ई० पू० २५०० 
बर्ष मानते है, और पाचवी सहस्नाब्दी से पूर्व भी कई ने समझा है, कई ने हरप्पा और मोहन जोदडो में इसके प्रव- 
होषों को देखा है । 

श्री परमानन्द जी ने, जैन संस्कृति के बारे मे जो कुछ लिखा है वह सब श्रध्येय है । जेन इतिहास का इतना 
वर्णनात्मक इतिहास अब तक हमारे सामने नही झाया है। झाशा है कि अन्य भाग भी शीघ्र ही हमारे सामने पहुच 
कर छात्र मण्डल की ज्ञान वृद्धि करेगे । 


लगभग ७०० झाचार्यों एव प्राकृत, भ्रपश्रश, सस्कृत झौर कन्‍नड भाषा के लेखक कवियों का लघु परिचय 
रचनाओं पर टिप्पणियाँ बहुत परिश्रम से संकलित की गई है। भगवान महावीर के द्वारा प्रारब्ध धर्म तथा जीवन 
परिचय से यह रचना प्रारम्भ कर लेखक ने ग्यारह गणघरों, पांच श्रुत केवलियो द्वारा इस धर्म के प्रचार का उल्लेख 
करते हुए जैन संघ के इतिहास का भी यथोचित विस्तार से विवेचन किया है। समग्र साहित्य के रूचिकर अध्ययन के 
लिये यह पुस्तक पठनीय है। ग्रन्थ के अवलोकन से पता चलता है कि परमानन्द जी ने इसके लिखने में महान श्रम 
किया है। उन्होंने भ्रपने स्वास्थ्य की विशेष परवाह न करते हुए ग्रन्थ में इतनी अधिक सामग्री एकत्रित की है। जो 
कार्य बड़े २ विद्वान भी नही कर पाते उसे परमानन्द जी ने सम्पन्न किया है। विद्वान लेखक ने जो परिश्रम किया है 


फ् 


घर जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 
उसका मल्य तो पाठक शआकंगे ही | मेरी भावना है कि भगवान महावीर की क्पा से इनका बहुत समय तक श्रायुष्य 
बना रहे -भवन्तु दीर्घायुप श्री परमानन्द शास्त्रिण ' इति भगवत प्रार्थयते' । 


इन आचार्यों मे से कई की जीवनी और कई पर विद्वान लेखक ने झपनी श्रौर से टिप्वणिया दी है। 
इस कार्य की महत्ता समझने के लिये कुबलयमाला, लीलावती, घृर्ताख्यान श्रौर उपमिति भवप्रपच कथा आदि 
को देखना हितकर हो सकता है। हमे आशा है कि समुचित ग्रन्थों का सामान्य अध्ययन भी इस काये में सहायक 


होगा । 
वशरथ शर्मा एम. ए. डी. लिद 


प्रस्तावना 


संस्क्ृति को मानव जीवन के विकास की एक प्रक्रिया कहा जाय तो कोई भत्युक्ति नहो होगी । संस्क्ृति शब्द 
प्रनेक भ्र्थों मे रूढ है उन सब श्रथों की यहा विवक्षा न फर मात्र सस्कारो का सुधार, शुद्धि सभ्यता, झ्राचा र-विचार 
सादा वेष-भूषा श्रौर रहन-सहन विवक्षित है। प्राचीन भारत में दो सस्कृतिया बहुत प्राचीन काल से प्रवाहित हो 
रही है । दोनो का भ्रपना अपना महत्व है फिर भी दोनो हजारों वर्षों से एक साथ रह कर भी सहयोग श्रोौर विरोध 
को प्राप्त होती हुई भी एक दूसरे पर श्रपना प्रभाव अ्रंकित किये हुए हैं। इनमे एक वेदिक संस्कृति है श्नौर दूसरी 
अ्रवेदिक । वैदिक सरकृति का नाम ब्राह्मण सस्क्ृति है। इस संस्कृति के अनुयायी ब्राह्मण जब तक ब्रह्म विद्या का 
अ्रनुः्ठान करते हाए अपने आराचार-विचारो में दृढ रहे, तब तक उसमें कोई विकार नही हुआ, किन्तु जब उनमें भोगेच्छा 
झर लोकेपणा प्रचुर रूप में घर कर गई, तब वे बहा विद्या को छोडकर शुष्क यज्ञादि क्रियाकाण्डो में धर्म मानने 
लगे । उसमें वैदिक सस्क्ृति का क्रमश. ह्ास होना शुरु हो गया । अपने उस प्राचीन मूल रूप से मुक्त होकर वह श्राज 
भी उज्जीबित है । 

दसरी अवेदिक सस्क्ृति को श्रमण सस्कृति कहते है । प्राकृत भाषा में इसे समन श्रौर सुमन कहते हैं ्रौर 
सस्कृति में श्रमण । समन का अर्थ समता है, राग-द्वेष रहित परमशान्त अ्रवस्था का नाम समन है, अथवा शत्रु मित्र 
पर जिसका समान भाव है ऐसा साधकोपयोगी समण या श्रमण कहलाता है। श्रमण शब्द के श्रनेक भ्रर्थ है परन्तु उन 
अर्थों की यहाँ विवक्षा नही है, किन्तु यहाँ उनके श्रर्थों पर विचार किया जाता है। श्रम धातु का श्रर्थ खेद है, जो 
व्यक्ति परिग्रह पिशाच का परित्याग कर घर बार से कोई नाता न रखते हुए अपने शरीर से भी निस्पृह एवं निर्मोही 
हो जाते है, बन में श्रात्म साधना रूप श्रम का झाचरण करते है श्रपनी इच्छाओ्रों पर नियत्रण रखते हैं, काय 
क्लशादि होने पर भी खिन्‍न नही होते, किन्तु विषय-कपायो का निग्रह करते हुए इन्द्रियों का दमन करते है वे समय पर 
श्रमण कहलाते है । अथवा जो बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थियों का त्यागककर तपश्चरण करते है, श्रात्म-साधना में निष्ठ और 
ज्ञानी एवं वि4का बने रहते हैं--(श्राभ्यन्ति बाह्याभ्यन्तर तपद्चरन्तीति श्रमण:) जो शुभा-शुभक्रियाशों में प्रच्छे बुरे 
विचारों मे पुण्य-पाप रूप परिणतियों मे तथा जीवन, मरण, सुख-दुख में और आत्म-साधनों से निष्पन्न परिस्थितियों 
में रागी ढ्वंपी नही होते प्रत्युत समभावी बने रहते है वे श्रमण कहलाते है । 

जो सुमन है--पाप रूप जिनका मन नही है, स्वजनों और सामान्य जनों मे जिनकी दृष्टि समान रहती 
है । जिस तरह दुख मुझे प्रिय नही है, उसी प्रकार संसार के सभी जीवों को भी प्रिय नही हो सकता। जो न दूसरों 
का स्वय मारते हैं-न दुख संक्लेश उत्पन्न करते है। श्रौर न दूसरो को मारने आदि की प्रेरणा करते है । किन्तु 





१ (क) जो समणो जइ सुमणो, भावेश जइ ण होइ पामणो । 
समणे श्रजणोेयसमो समो अमाणाव्वमाणोंथु ॥ 
जह न गमन णखिय॑ दु'खं जाशिय समेव सव्व जीवाण । 


न हणइ न हणशावेइय समणशणई तेश सो समणो ॥ “(अनुयोगद्वार १५० 
(सख) यो च समेति पापानि अणु थुलानि सब्बसो । 
समितन्ता हि पापानं समझोति पयुच्चति ॥ (धम्मपद १६-१० 


दे 


१० जैन धर्म का प्रायीन इतिहास--भाग २ 


मान-प्रपमान मे समान बने रहते है, वही सच्चे श्रमण है । 
आचार्य कुन्दकुन्द ने लिखा है कि जो श्रमण शत्रु और बन्धु वर्ग मे समान वृत्ति है। सुख-दुखख में समान हैं 
लोह और कचन मे समान है जीवन-मरण में समान है, वे श्रमण हे :-- 
समसत्त्‌ बंध वर्गो समसुह दकखो पसस-णिदं-समो । 
समलोटठ कचणो पृण जीविय मरण समो सम्रणो ।॥। 
जो पांच समितियो, तीन गुप्तियो तथा पाच इन्द्रियो का निग्रह करने वाला है, कषाग्रो को जीतने वाला 
है, दर्शन, ज्ञान, चरित्र सहित है वही श्रमण सयत कहलाता है। 
पथ समिदो तिगुत्तो पच्चेदिय संबुडो जिदकसाशो । 
दसणाणाण समरगो समणों सो संजदों भणिदो ॥ 
स्थानाडूग सूत्र (५) की निम्न गाथा श्रमण के व्यक्तित्व और उनकी जीवन वृत्ति पर श्रच्छा प्रकाश 
डालत है। 
उरग-गिरि-जलण-सागर-णहतल-तरुगणसमोश्र जो होइ। 
भमर-निय-धरणि-जलरुह-रवि-पदणसमोद्च सो समणो ॥। 
जो उरग सम (सर्प के समान) परक्षत गुफा मठादि म॑ निवास करने वाला, गिरिसम--पवत के समान 
अचल, ज्वलनसम--अग्नि के समान अतृप्त--अग्ति जस तृणा स झतृष्त रहता है, उसी तरह तप-तेज सयुकत श्रमण 
सूत्रार्थ चिन्तन में अतृप्त रहता है। सागरसम-समुद्र के समान गरभीर, आकाश के समान निरालम्ब, अ्रमर 
के समान अनियत वृत्ति, मृग के समान ससार क दुखो से उद्विग्न, पृथ्वी के समान क्षमा्शील, कमल के समान देह 
भोगों से निलिप्त, सूर्य के समान बिना किस भेद भाव के ज्ञान के प्रकाशक और पत्रत के रामात अवरुद्ध गति, श्रमण 
ही लोक मे प्रतिष्ठित होते है । ऊपर जिन श्रमणों का स्वरूप दिया गया है वे हा सच्चे श्रमण है | अनियोग द्वार में 
श्रमण पाँच प्रकार के बतलाये गये है, निर्भ्नन्य, शाक्य, तापस, गेस्थ और प्राजीवक । इतमे अन्तवाह्म॑ ग्रन्थियो को 
टूर करने वाले घिपयाशा से रहित, जिन शासन के अनुयायी मुनि निम्नंन्थ कहे जाते है । सुगत (बुद्ध) के शिप्य सुगत 
या जाक्य कहे जाते है, जो जटाघारी है, वन में निवास करते है वे तापसी ह, रक्तादि बस्त्रों के धारक दण्डी कहलाते 
है । जो गोशालक के मत का अनुसरण करते हे वे झार्जीवक कहे जाते है ' । 
इन श्रमणों में निम्न॑न्थ श्रमणो का दर्जा सबसे ऊंचा है. उनका त्याग झौर तपस्या कठोर होती है, वे ज्ञान 
और विवेक का अनुसरण करते है । ऐम सच्चे श्रमण ही श्रमण सरक्रति के प्रतीक हैं। दस श्रमण सस्क्ृति के आद्य 
प्रतिष्ठापक आदि ब्रह्मा ऋषमदेव ह जो नाभिराय और ममरूदेवी के पुत्र थे, और जिनके शत पुत्रा में से ज्येष्ठ पुत्र 
भरत के नाम से इस देश का ताम भारत वर्ण पडा है? । महा बन्ध में प्रज्ञा श्रमणो को नमस्कार किया गया है । 
('णम्तो पण्हू समणाण॑') । 


... नौ आना + 5 


१ निरगंथ सक्‍क तावस गैर आजीव पच्रहा समणा । 
तम्मिय तिगथा ते जे जिणा सासएाभवा सुरिर्गों । 
सक्‍काय नुगय सिस्सा जे जडिला तेउ तावसा मरणिया । 
जे गोसाल गमय मण्‌ जे बाउर त्तवत्था तिदण्डिणो गेशया तेग ॥ 


रारति यननति लेउ आजीबा --(अनुयोगद्वार अ १२० 
२. ताभे पुनत्च ऋषभ ऋषभद्‌ भरतो5भवत्‌ । 
तस्य नाम्न त्विद वर्ष भारत चेति कीत्यंते ॥ (विष्णुपुराण अ० १ 


अग्नी क्र खुनो नाभेस्तु ऋष भोठभूतसुतो द्विज । 

ऋषभाद्‌ भरतो जज्ने वोरः पुत्र शताद्वरः ॥। 

येषा खलु महायोगी भरतो ज्येष्ट श्रेष्ठ मुरा आसीत । 

येनेद वर्ष भारतमिति व्यपदिदान्ति॥ भागवत ५-६ 


प्रस्तावनी ११ 


बौद्ध परम्परा भें भी श्रमणों का उल्लेख है। धम्मपद में लिखा है कि जो श्रणु और स्थूल पापों का पूर्ण 
रूप से शमन करता है वह पापों का शमन करने के कारण समण है | 

“यो लू समेति पापानि भ्रणुथूला निसव्व सो । सम्सितत्ताति पापानं समरणेति पबुच्चति ॥” ( १६-१०, 

इसी धम्मपद (२६-६) में एक भ्न्य स्थान पर लिखा है 'समुचरिया समणोति बुच्चति'। संमानता की 
प्रवृत्ति के कारण समण' कहा जाता है धम्मपद (१६-६४) में बतलाया है कि व्रत हीन तथा झूठ बोलने वाला व्यक्ति 
केवल सिर मुड़ा लेने मात्र से समण' नहों हो जाता, जो इच्छा और लोभ से व्याप्त है वह 'समण' कंसे हो 
सकता है ? -- 

'मुंडके न समणो श्रव्वत्तो अ्लक भण । इच्छा लोभ समापननों समणो कि भविस्सति ।” 

झाचाय कुन्द कुन्दने श्रमण घमं का सुन्दर व्याख्यान किया है, श्रोर बतलाया है कि जो दुःखो से उन्मुक्त होना 
चाहता है उसे श्रामण्य धर्म को स्वीकार करना चाहिए--“पडिवज्जदु सामण्णं जदि इच्छदि दक्‍सपरिभोक्‍्। 
इससे भ्रमण धर्म की महृत्ता का बोध हांता है। जिनसेनाचार्य ने महापुराण में ऋपषभदेत को वात रसना बतलाते 
हुए उसका श्रर्थ नग्न किया है --दिग्वासा वातरसनो निग्न॑न्थेशों निरम्बर:। (२५--२-४) 

वैदिक साहित्य मे भी श्रमण का उल्लेख उक्त श्रथ में किया गया है। भागवत के (१२-३-१६) के अनुसार 
श्रमण जन प्राय सन्तुष्ट करुणा और मंत्रो भावना से युक्त, शान्‍्त दान्त, तितिक्षु, अत्मा मे रसण करने वाले और 
समदष्टि कहे गये है । 

सन्‍्तुष्टा: करुणा मंत्रा शान्ता दान्तास्तितिक्षब: । 

आात्मारामा, समददाः प्रायध्ष: श्रमणा जना ॥ 

इसी ग्रन्थ में वातरशना श्रमणों को आत्मविद्या विशारद ऋषि, जान्त, सन्‍्यासी श्रौर श्रमल कह कर 
ऊध्वंगमन द्वारा उसके ब्रह्म लोक मे जाने की बात कही है 

“अमरणा वबातरशना प्रात्मविद्या विशारद:” (श्री भागवत १२-२-२०) 


“बातरशनाय ऋषय: अ्रसणाऊध्वंम न्धित, । ब्ह्माख्य घास ते यान्ति शान्‍्ता: सन्‍्यासिनो$सलाः (श्री गा 
११-६-४७ 


बेदिक साहित्य में 'भ्रमण का उल्लेख अनेक ग्रन्थों म मिलता हे ऋग्वेद मे वातरशना मुनि का उल्लेख 
किया गया है, उसमें उनके सात भेद” भी बतलाये है । 

पर उन सब वातरशना मुनियों मे ऋषभ प्रधान थे। क्योकि अ्रहंत धर्म को शिक्षा देने के लिए उनका 
अवतार हुआ बतलाया है 





“मुनयों वातरशना पिदांगा वशते सला। 
वात स्थान ध्रारजि यान्ति यहूं वासो अ्रविक्षत ॥॥ 
उनन्‍्मादिता भोौनेयेन वातां झ्रातस्थिमा बयम। 
शरीरेहस्माक॑ यूथ मर्ता सो अभिपक्यथ |। 
(ऋग्वेद १०-१३६, २, ३) 
अतीन्द्रियार्थ दर्शी वातरशना मुनि मल घारण करते हे जिससे वे पिमल वर्ण दिखाई देते है, जब वे वायु 
की गति को प्राणोपासना द्वारा धारण कर लेते है--रोक लेते है--तव वे अपने तपश्चरण की महिमा से दीव्यमान 
हो कर देवता रूप को प्राप्त हो जाते है । सर्वेलीकिक व्यवहार को छोड़कर हम मोन वृत्ति से उन्मत्त बत (उत्कृष्ट 
झानन्द सहित) वायू भाव को--अशरीरी ध्यान वृत्ति को-प्राप्त होते है, श्रोर तुम साधारण जन हमारे बाह्य शरोर 
मात्र को देख पाते हो, हमारे सच्चे ग्राभ्यन्तर स्वरूप को नहीं, ऐसा वे वातरशना मुनि प्रकट करते है । 
ऋग्वेद की उक्त ऋचाशं के साथ केशी की स्तुति की ग 


बेन २२०9० तन ननजजजड के &ॉ अिओजओऋ &->-+-+>-िजजने अल ८-39०»--००-.००००-०»७०-०७--०००००००००*-* 





१. जूनि-वातजूनि-विश्रजूनि-वुषाणक-करिकृत-एतशः ऋषिभूज्, एते वातरशना ममुयः । (ऋग्वेद मं० १० सूक्त १६५) 





१२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भांग रै 


केइयरिन केशी वि्ं केशोी बिभति रोदसी। 
केशी विश्व स्वर्वशे केशीदे ज्योति रुज्यते ।। 
(ऋग्वेद १०-१३६-१) 
केशी श्रग्नि जल तथा स्वर्ण और पृथ्वी को धारण करता है, केशी समस्त विश्व तत्त्वों के दर्शन कराता 
है । केशी ही प्रकाशमान (ज्ञान) ज्योति (केवल ज्ञानी) कहलाता है। केशी की यह स्तुति वातरशना मुनियों के 
कथन में की गई है। जिससे स्पष्ट है कि केशी वातरशना मुनियो मे प्रधान थे । 
केशी का अर्थ केश वाला जटाधारी होता है सिंह भी अपनी केशर (भ्रायाल) के कारण वेशरी कहलाता 
है । ऋग्वेद के केशी श्लौर वातरशना मुनि श्लौर भागवत पुराण मे उल्लिखित वातरशना श्रमण एवं उनके श्रधिनायक 
ऋषभ की साधनाओ की तुलना दृष्टव्य है' क्योकि दोनों एक ही सम्प्रदाय के वाचक है। बेदिक ऋषि वसे त्यागों 
झौर तपस्वी नही थे, जंसे वातरशना मुनि थे। वे गृहस्थ थे, यज्ञ यज्ञादि विधानों में श्रास्था रखते थे, ओर भ्रपनो 
लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तथा धन इत्यादि सम्पत्ति के लिए इन्द्रादि देवताओं का ग्राह्वान करते थे, 
किन्तु वातरशना मुनिश्रन्तवह्यि ग्रन्थियों के त्यागों, शरीर से निर्माही, परीषहजयी झौर कठोर तपस्वी थे, वे 
शरीर से निस्पृह्ी, वन कदराश्रो, गुफाश्रों, और वक्षो के तले निवास करते थे । 
श्रमण सस्कृति वेदो से प्राचीन है, क्योंकि वेदों में तीन तीर्थकरों का-ऋषभदेव, अजित नाथ और नेमिनाथ 
का--उल्लेख है* | बेदा में ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है, उसमें वातरशना मुनियों में श्रेष्ठ ऋषभदेव का 
उल्लेख होने से ज॑न धर्म की प्राचोन परम्परा पर महत्वपूर्ण प्रकाश पडता है। यद्यपि वेदों के रचनाकाल के सम्बन्ध 
मतभेद पाया जाता है । कुछ बिद्वान उन्हे ईस्वी सन्‌ से १००० वर्ष पूर्व को रचना मानते हे ओर कुछ प्रौर वाद की 
मानते है। यदि वेदों का रचना ईस्वी सन्‌ से १५०० वर्ष भी पूर्व मानी जाय तो भी श्रमण सस्क्ृति प्रार्चीन 
ठहरती है । 
जैन कला में ऋषभ देव की अनेक प्राचीन मूर्तियां जटाधारी मिलती है। आचार्य यति वृषभ ने तिलोय 
पण्णत्ति में लिखा है कि उस गगा कूट के ऊतर जटा म॒कुट से शाभित आदि जिनेन्द्र की प्रतिमाए है। उन प्रतिमाओं 
का माना प्रभिषेक करने के लिए ही गगा उन प्रतिमाश्रों के ऊपर अ्रवतीण हुई है। जैसा कि निम्न गाथा से 
स्पष्ट है । 
आदि जिण पडिमाश्रो जड़मउडसेहरिल्लाशो। 
पडिवोवरस्मि गया प्रभिसित्तु मणा व पडदि ॥। 
रविषण न पह्मचरित (३-२८८) म--“वातोद्धता जटास्तस्थ रजुराक्ुल मूतंयः । और पुन्ताट सघी जिनसेन 
ने हरि वश पुराण(६-२०४) मे “स प्रनम्ब जटाभार पम्राजिष्णु! रूप से उल्तेखित किया है। तथा अपभ्रश भापा 
के सुकमाल चरित्र मे भी निम्न रूप उल्लेख पाया जाता है -- 
“पढमु जिणवरु णविविभावेण । 
जड-मउड विहूसिउ विसह्‌ सयणारि णासणु । भ्रमरासु र-णर-थुय चलणु। सत्ततत्त्त णबपयत्थ णबणयहि 
पयासणु लोयालोय पयासयरु जसुउप्पण्णड णाणु | सो पणवप्पिणु रिसह्‌ जिणु प्रक्खय-सोक्ख णिहाण ।।” 
| जटा-कैँद्र-केंशर सब एक ही अर्थ के वाचक हे 'जटा सटा केशरयो”' इति मोदिनी | इस सब कथन पर से 
उक्त भ्रथ का पुष्टि हांती है। केंशी श्रौर ऋषभ एक ही है, क्योकि ऋग्वेद की एक ऋचा मे दोनो का एक साथ 
उल्लेख हुआ हैं श्रोर वह इस प्रकार है.-- 
ककदेवे वृषभो युक्‍त पझ्लासोद श्रवाच्ीत्‌ सारथिरस्स केशी। 
दुधयु क्तस्प द्रवत.सहानस ऋच्छन्ति सा निष्पदो मुद्गलानीम ।। 
(ऋग्वेद १०-१०२, ६) 


१. भवगत पुराण ५-६, २५-२१ 
२. 490480 ?070४०7॥7५ २४०. ७9. 287 


प्रस्तामतां १३ 


इस सूक्त के ऋचा कौ प्रंस्तावना में निरुक्त में 'मुंदंगलस्थ हृता गावं। आ्रादि इलोक उद्धृत किये गये हैं, 
जिन में बतलाया है कि मुदूुगल ऋषि की गायों को चोर चुरा ले गए थे, उन्हे लौटाने के लिए ऋषि न केशी वृषभ का 
्रपना सारथी बनाया, जिसके वचन से वे गौएँ श्रागे न भागकर पीछे की झोर लौट पड़ी इस ऋचा का भाप्य करते 
हुए सायणाचार्य ने केशी प्लौर वृषभ का वाच्यार्थ पृथक्‌ बतलाया है, किन्तु प्रकारान्तर से उसे स्वीकृत भी किया 
है--झथवा प्रस्य सारथि: सहाय भूतः प्रकृष्ट केशी वृषभ भ्रवाचोत अद्यमशब्दयत्‌  इत्यादि। ेु हु 

मुद्गल ऋषि के सारथी (विद्वान नेता) केशो वृषभ जो छजन्रुओं का विनाश करने के लिए नियुक्त थे, 
उनकी वाणी निकली, जिसके फलस्वरूप जो मुदुगल ऋषि की गौवे (इन्द्रिया) जुते हुए दुर्घररथ (शरीर) के साथ 
दौड रही थी वे निश्चल होकर मौदगलानी (मुद्गल की स्वात्मावुत्ति) की झार लोट पड़ा, अर्थात्‌ मुदुगल ऋषि की 
इन्द्रियो, जो स्वरूप से पराड़ मुख हा अन्य विषयों की ओर भाग रहो था वे उनके याग युक्‍त ज्ञाना नता केशा वृषभ 
के धर्मोपदेश को सुनकर भ्रन्तमु खी हो गई --श्रपने स्वरूप में प्रविष्ट हो गई ' । 

ऋग्वेद के (३-५८-३) सूक्‍त मे--“ज्िधा बद्धी वृषभो रोर बीति महादेवो मर्त्यान विवश । ” बतलाया 
गया है कि (दर्शन-ज्ञान-चरित्र से अ्रनुबद्ध वृषभ (ऋषभ) न घोषणा की श्लौर व एक मदान्‌ देव के रूप में मत्या मे 
प्रविष्ट हुए । ; है ार 

इस तरह वेद, भागवत झौर उपनिषदो में श्रमणो के तपरचरण की महत्ता का नी वर्णव उपलब्ध ह्वांता 
है वह महत्त्वपूर्ण ह और उसका सम्बन्ध ऋषभ देव को तपद्चयों से है । श्रमणा ने श्रात्म-साधना का जा उरक्षण्टतम 
ग्रादर्श लाक म उपस्थित क्या है तथा आंहसा की प्रतिष्ठा द्वारा जा आत्म निभयता प्राप्त का। उसस श्रमण 
सस्कृति का गौरव सुरक्षित है। श्रमण सस्क्ृत्त ने भारताय सस्क्ृति को जा अहिसा अप[रग्रह अ्रनकान्‍्त आर स्वाद्याद 
आ्रादि महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो की झ्रपूव॑ देन दी हे, उससे भारताय सन्त परम्परा यशस्वों हुई है। भगवान ऋषपभ्दव 
इस सन्त परम्परा एवं श्रमण सस्कृति के श्राद्य प्रतिष्ठापक थे। उनका इस भूतल पर अव्तारत हुए बहुत काल 
व्यतीत हो गया है, तो भी उनकी तपश्चर्या की महत्ता और उनका लोक कल्याण कारी उपदेश भुमडल म श्रभी 
वर्तमान ह वे श्रमण सस्क्ृति के केवल सस्थापक ही नही थे किन्तु उन्होंने उसे उज्जीवित आर पालल्वावित भा किया 
था। उनके अनुयायी २३ तोीर्थकरों ने उसका प्रचार एवं प्रसार किया है। इन चॉबीस तीर्थंकरा म अन्तिम ताच 
तीर्थकरां का-नमिनाथ, पाश्वनाथ और महावीर को-इतिहासज्ञो ने ऐतिहासिक महापुरुष मान लिया है श्रार बाइसव 
तीथकर नेमिनाथ ने अ्रहिसा के लिए वेवाहिक कार्य का परित्याग कर शअ्रपने का आत्मनसाधना में लगाया। यह 
श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे । 

पाश्वनाथ तईसव तोर्थकर थे जो बनारस के राजा विश्वस्तेन ओर वामा देवी के पुत्र थे । उन्होंने तपश्चरण 
द्वारा प्रात्म-|सद्धी प्राप्त का और विहार तथा कलियादि दशा मे उपदश द्वारा श्रमण सस्क्रात का प्रसार किया। श्र।र 
जनता का सन्मार्ग मे लगाया । 

पाइ्वनाथ से २५० वर्ष बाद महावीर ने भरी जवानों मे राज्य वेभव का परित्याग कर आत्म-साधना 
का अनुष्ठान किया, और पूर्ण ज्ञानी बन जगत का 'स्वय सुख पूर्वक जियो, ओर दूसरों को भी सुख पृषक जीने दो' 
के सिद्धान्त का केवल प्रसार हूं नही किया | भ्रत्यूत उसे अपन जावन में उतार कर लाक मे अहिसा का पृण प्रतिष्ठा 
प्राप्त को । उनकी कल्याणकारी मृदु बाणी ने झनेकान्त दृष्टि द्वारा जगत के विराधो को दुर किया। उनमे 
प्राहसा झ्लौर समता की भावना को प्रात्तेजित किया । श्लोर आहसा द्वारा विश्व शान्ति का लोक मे प्रयार किया 
उससे यज्ञादि हिसा का प्रतीकार हुआ । पशुकुल को झ्भय मिला । श्रौर जनता में झ्रहिसा के प्रति श्रनुराग ही नही 
हुआ, भनेका ने उसे झपने जीवन का झादशश बनाया । उनके बाद उनकी संघ परम्परा के श्रमणों द्वारा उन्हीं 
लाक हिंतकारी सिद्धान्तों का प्रसार किया जाता रहा। और अरब भी उनके सिद्धान्तो के अनुयायी मौजूद है। जो 
अहिसा में विश्वास रखते है । उन्हे भ्रवर्तारत हुए २४०० वर्ष पूरे हो रहे है तो भी उनका उपदेश और उनके मौलिक 








१. भारतीय सम्कृति में जंनघर्म का योगदान पु० १५, १६ 
२. भागवत प्राण ५-६, २८-३१) ऋषभदेव की तपश्चर्या का वरांन है ।, 


१४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


सिद्धान्त लोक में फैले हुए है। अब समय झा गया है कि विश्व का सरक्षण उनके पावन सिद्धान्तों के भप्राचरण से ही 
हो सकता है 

इस श्रणुयग मे परमाणु की श्रनन्‍्त शक्ति और उनकी दाहकता की विभीषिका से लोक भयभीत हैं, दुःखी 
झौर चिन्ता ग्रस्त है। उसमे यदि विश्व को सरक्षित करना है तो महावीर के प्रहिसा और प्रनेकान्त आदि सिद्धान्तों 
को जीवन में प्रवाहित करना होगा, उनको जीवन के व्यवहार मे लाये विन्ना विश्व में शान्ति स्थापित नही हो सकती । 
क्योकि साम्राज्य की लिप्सा और अहकार ने मानवता का तिरस्कार और दुरुपयोग किया है | प्रौर किया जा रहा 
है, जिसका परिणाम भ्रशान्ति श्रौर विनाश है । 

महात्मा बुद्ध के समय भगवान महावीर को 'णिग्गंठ णात पुत्र” कहा जाता था, झौर उनका शासन भी 
“निग्गठ' नाम से प्रसिद्ध था । अशोक के शिलालेखों में भी 'णिग्गयठ नाम से उसका उल्लेख है। महावीर के बाद 
(णिग्गठ' श्रमण परम्परा द्वादश वर्षीय दुर्भिक्षादि के कारण दो भेदों में विभकत हो गई । एक णिग्गठ श्रमण सघ दूसरा 
इवबत पट श्रमण सघ । इन दो भेदों का उल्लेख कदम्ब वश के लेखों मे मिलता है" । 

पश्चात्‌ निग्नेन्य महाश्रमण सघ ही मूल सघ के नाम से लोक में विश्रुत हुआ । मूलसंध परम्परा ही भग- 
बान महावीर की निर्ग्नन्थ श्रमण परम्परा है, दूसरी परम्परा मूल परम्परा नही कही जा सकती। इसी से इस 
ग्रन्थ मे भगवान महावीर की मूल निग््नन्धथ सघ परम्परा के आचार्यों ब विद्वानों, भट्टारको और कवियों का यहा 
परिचय दिया गया है । दूसरी परम्परा के सम्बन्ध में फिर कभी विचार किया जायेगा । इस परम्परा की प्रतिष्ठा 
कुन्दकुन्दाचाय जसे नि््नन्ध श्रमणों से हुई । उनकी क्ृतिया वस्तु तत्व की निदर्शक और लोक कल्याणकारी है । उनकी 
समता अच्यत्र नही पार्यी जाती । इस परम्परा में अनेक महान आचाय॑ हुए, जिनकी कृतिया लोक में प्रसिद्ध हुई । 
दार्शनिक विद्वानों में गृद्धापच्छाचाये, समन्‍्तभद्व, पात्र केसरी, सिद्धसेन, पूज्यपाद, श्रकलक देव, सुमतिदेव झऔर विद्या- 
ननन्‍्दादि महान आ्राचाये हुए । जिनके व्यक्तित्व और क्ृतित्व से लोक में श्रमण सस्क्ृति का प्रसार हुआ । इस परम्परा 
में भो झनेक सघ-भेद हुए, गण गच्छाद हुए, परन्तु मूल परम्परा वराबर सरक्षित रही, और रह रहो है । 

भारतीय इतिहास में शिलालेख ताम्न पत्र, लेखक प्रशस्तिया, ग्रन्थ प्रशस्तिया, पट्टावलिया श्रौर मूरतिलेखो 
की महत्ता से कोई इकार नहीं कर सकता | इनमें उपलब्ध साधन सामग्री इति वृत्तो के लिखने में सहायक ही नही 
होता प्रत्युत अनेक उलभी हुई समस्याञ्रा के सुलभाने में योगदान देती है। जेन साहित्य और इतिहास के लिखने 
में उनका उपयागिता लिय बिना किसी आचाय॑ विशेष, विद्वान कवि या भद्टारक, राजा श्रादि का परिचय लिखना 
सम्भव नहीं होता । इसी से इस ऐतिहासिक सामग्री का सकलन होना आ्रावश्यक है । इसके साथ पुरातत्त्व-सबधी 
अ्रवशपो झादि का उल्लेख भी श्रावश्यक होता है। उससे उसमे प्रामाणिकता आ जाती है। 

जब हम किसी श्राचायं विशेष आदि का परिचय लिखने बेठते हे तब समुचित सामग्री के सकलन के श्रभाव 
में एक नाम के अनक विद्वानों आदि के समय निर्णय करने मे बडी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। तब हमे 
उक्त सामग्री को उपयागिता की महत्ता ज्ञात होती है और हम उसके सकलन की श्रावध्यकता का अनुमव करते 
है । विद्वान इस कठिनाई का अनुभव करते हुए भी उसके सकलन का प्रयत्न नही कर पाते, समाज श्रौर श्रीमानों का 
ता उस ओर ध्यान ही नहीं है। विद्वालों के सामने अनेक समस्याएं है, जिनके कारण उसमें श्रवृत्त नहीं हो पाते । 
उनमे सबसे पहला कारण श्रर्थाभाव है दूसरा कारण गृही समस्याए हे श्रोर तीसरा कारण सामग्री की विरलता 
झ्ौर समय की कमी है । यद्यपि वतंमान मे ऐतिहासिक विद्वानों के समक्ष बहुत कुछ ऐतिहासिक सामग्री बिखरी हुई 
यत्र-तत्र दृष्टि गोचर होती है । कुछ प्रकाश मे थ्रा चुकी है, कुछ प्रकाश मे लाने के प्रयत्न मे है। और अधिकाश 
सामग्री ग्रन्य भण्डारो, मूति लेखो और ग्रन्थ प्रशस्तियो में निहित है। अतएव' इतिवृत्तों की सामग्री का सकलित 
होना अत्यन्त प्रावश्यक है । इसी झ्ावध्यकता को देखते हुए मेरा विचार बहुत दिनों से महावीर सघ परम्परा के कुछ 
श्राचार्यो, विद्वानों, भट्टारकों, कवियो आदि का जैसा कुछ भी परिचय मिलता है, सकलित करने की भावना चल रही 


जन+लज++3 333 + लि ज>- 


१. इंडियन एण्टी क्वेरी जि० ६ पुृ० ३७-३८ 





प्रस्तावना हा 


थी, परन्तु इस महान कार्य में सामग्री की विरलता, साधनों की कमी और भ्रपनी श्रल्पज्ञता बाधक हो रही थी, इस 
लिये उम्ससे विराम ले लेना पड़ता था । 

मेरे पास जो थोड़े बहुत नोट्स थे, उनके झाधार पर अनेक लेख लिखे गये जो समय पर अनेकान्तादि पत्रों में 
प्रकाशित होते रहे हैं । जिनसे विद्वान प्राय' परिचित ही है। जिन्होंने मेरे नोट रूप लेखों का प्रवलोकन किया है, 
वे उन्हें बहुत उपयोगी प्रतीत हुए और उन्होंने उन्हें प्रकाशित कराने की प्रेरणा दी। मैंने अपने नोटों को 
अनुसन्धान प्रिय मुनि श्री विद्यानन्द जी को दिखलाये थे, उन्होंने देखकर कहा था कि इन्हे पुस्तक का रूप देकर प्रका- 
शित कर देना चाहिये | मेरी भी इच्छा प्रकाशित करने की थी ही, परन्तु श्रजुभोदय से मैं बीमार पड़ यया, उसवे जेसे 
तेसे बचा तो शारीरिक कमजोरी ने लिखने में बाधा उपस्थित कर दी । श्रस्तु, 

भगवान महावीर के २५० ०वे निर्वाण महोत्सव की चर्चा नें मुझे प्रेरित किया कि तू इस समय इस कार्य 
को पूरा कर दे। डा? दरबारी लाल जी की विशेष प्रेरणा रही इस कार्य को पूरा करने की । अ्रन्‍्य मित्रो की भी यही 
राय थी। श्रतः मैंने लिखने का सकल्प कर लिया। एक दिन प० बलभद्र जी ने कहा कि आप अपनी साभग्री को 
तैयार करो, प्रकाणन की चिन्ता न करो, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हु । इस सम्बन्ध मे मेरी ध्ाचाये देश भूषण जी 
से चर्चा हो गई है । श्रत श्राप निश्चिन्त रहे भ्रौर उसे पूरा कर दे। मुभे इस कार्य के लिये प्रनेक ग्रन्थों का अध्ययन 
करना पडा, और पुरातत्त्व विभाग की लाइब्रे री से श्रनेक बार जाकर लाभ उठाया। दूसरो की सहायता से भ्रग्नेजी 
लेखों की जानकारी प्राप्त की, इसके लिये मैं उनका ग्राभारी हू । 


तदनुसार मेने इस ग्रन्थ को पूरा करने का प्रयत्न किया, दिन रात परिश्रम किया तब किसी तरह यह ग्रन्थ 
पूरा हो सका है । प्रस्तावना संक्षिप्त रूप मे लिखो है । कागज की समस्या के कारण कुछ परिश्षिष्ट छोड दिये है। पहले 
प्रन्थ का पूरा मेटर तो, लिखा नही गया था किन्तु कुछ मेटर प्रेस में देने के बाद उसे लिखता गया श्र देता गया । इससे 
इसमे और कुछ श्राचार्यों के समय श्रादि के परिचय मे कमी रह सकती है । परन्तु पाठकों के सामने लगभग सात सौ 
ग्राचार्यों, विद्वानों, भट्टा रको श्रोर सस्कृत श्रपशञ्रश के कवियों का परिचय सक्षेप में उनकी रचनादि के साथ दिया गया 
है । मेरी श्रल्पज्ञता वश उसमे कमी रह जाना स्वाभाविक है। श्रत विद्वान उसे सुधार ले, श्ौर मु उसकी सूचना 
दे | श्रीमान्‌ डा० ए. एन. उपाध्ये पं० कलाश चन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री, डा० भागचन्द जी नागपुर, प० बालचन्द 
जी, शास्त्री प० बलभद्र जी श्रोर १० रतनलाल जो केकडी आदि विद्वानों को सलाह मुझे मिलती रही है । इसके 
लिए मै उनका आभारी हु । 

ग्राचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में जो सौजन्य पूर्ण सहयोग दिया है इसके लिये 
मैं उनका विशेष आभारी हू । और आशा करता हू कि भविष्य में उनका सहयोग सुझे सिलता रहेगा। भारतीय 
इतिहास के विशेषज्ञ विद्वान डा० दशरथ हार्मा ने भ्रस्वस्थ होते भी मेरे निवेदन पर ग्रन्थ का प्रावकथन बोलकर 
भ्रपनी सुपुत्री शान्ताकुमारी से लिपि कराया है। उनकी इस महती कृपा के लिये मैं उनका बहुत श्राभारी हु । 


परमानन्द जैन ज्ञास्त्री 


मे 


नामानुक्रमणिका 


(ब्राचाथ, भट्‌टारक भ्रौर विद्वान कवि सचो ) 


अड्ूदेव भट्‌टारक १५४ 

ग्कलक १५५,१५५ 

ग्रकलंक्रचन्द्र १ ५४ 

ग्रकलंक त्रेविद्य १५४ 

ग्रकलंकरेव १५४, १५५, १५०४ 

श्रकलक पदित १५४ 

श्रकल कयेव' १५४ 

अकलकदेव १५४ 

ग्रकलक मनिप १५५ 

झ्रक्षयराम-- 

(कति) अल ३८६ 

अग्निभति (गणघर) २४५ 
अ्ज्जनन्दि (आर्पनन्दि) २०१ 

अजित बढ़ा ५१४ 

श्रजिनसेनाचार्थ २३८ 

अजित सेनाचार्य (अलफार चिन्ताम०) ४१७ 

अण्डय्य ४२६ 

अनत्वकीति २२८ 

अनन्तकी ति २२६ 

अन्तकीति भट्ठारक २२६ 

झनस्तकीति २२६ 

श्रनन्तवीर्य (अतिवृद्ध) २४० 

अ्रनन्‍्तवीय २४४ 

अनन्तवीर्य २४० 

(लघु) अनन्तवीर्य ३५६ 

अपराजित (श्र्‌ तकेवली ) ४६ 

अपराजितसूरि (श्री विजय) २०२ 

अभयचन्द्र ४४४ 

अ्भयचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तों ४१५ 

झभमयनन्दि १६५ 


अ्रमयनन्दी २५६ 
गअमरकीति ३८४ 
ग्रमरकीति ४५१ 
अमपरकीति ५२६ 

अमरसेन १७३ 

श्रमरसेन ३७९१ 

अमित गति (प्रथम) २०४ 
अमितगति (द्वितीय) ए८८ 
प्रमितसेन १७३ 

अमृतचन्द्र ठक्कूर २०५ 
अ्मृतचन्द्र (द्वितीय ) २५६ 
अ्रय्यपायें ४४६ 

अरुणमाण 

श्रकंकीति १७० 

(कवि) अ्रहेदास ४०५ 
अह्ेदबली ६८ 

अहेनन्दि २४६ 

अहेनन्दि ३३६ 

अज्ने नन्दी २४४ 

अवन्ति भूभृत (राजा) १७७ 
(कवि) झसम २२४ 
(कवि) असवाल ४६७ 
ग्राचण्ण ३३३ 

ब्रादिपम्प २१५ 

आायंनन्दि १६२ 

आयंनन्दी २३८ 

श्रायंमंक्षु १२१ 

श्रायंब्यक्त या शुचिदत्त (गणधर) २५ 
झायसेन २६४ 

आयेसेन २३७ 


भामानुकरम रिका 


(पंडित प्रवर) प्राशाधर ४०८ 
इन्द्रकीसि २०२ 

इन्द्रकीति २५८ 

इन्द्रकीति ३०५ 

इन्द्रगुरु १५६ 

इन्द्र नन्दि (योगशास्त्र टीकाकार) ४३५ 
इन्द्रननदी ४२६ 

इन्द्रनन्दी (प्रथम) २४० 
इन्द्रनन्दी (श्र तावतार के कर्ता) २४५ 
इन्द्रनन्दी (ज्वालामालिनी कल्पकर्ता ) २१२ 
इन्द्रभूति (प्रथम गणधर ) २३ 
इन्दसेन भद्दारक २७६ 
इन्द्रायुघ (राजा) १७७ 
उम्रदित्याचार्य १८६ 

उग्रसेत गुरु १५६ 

उदयचन्द्र ३६० 

उदयदेव' १६३ 

उमास्वाति (गृद्धपिच्छाचाय ) ८७ 
एलवाचार्य १६३ 

एलाचार्य २६३ 

एलाचार्य २२७ 

कनकचन्द्र ३७६ 

कनकनन्दी २४६ 

कनकसेन २१३ 

कनकमसेन २३८ 

कनकसेन २४४ 

कनकामर ३५३ 

(भ०) कमल कीति ५०२ 
कमल भव ४१४ 

कर्णपार्य ३३७ 

कलधौतनन्दि १६७ 

(मुनि) कल्याण ६५ 

(मुनि) कल्याणकीति ४८२ 
कवि धर्मंधर ५०२ 

काणभिक्षू १४२ 

कान्ति (कवियित्री ) ३०२ 
(ब्रह्म ) कामराज 

कीतिवर्मा ३०५ 

कीलतिवर्मा ३३४ 

कीतिषेण १७४ 

कुमारनन्दी १६२ 


१७ 


कुमारसेन १४१ 

(भट्टा रक) कुमारसेन २३६ 
कुमा रत्तेन २३६ 

कुमुदचन्द्र ४४८ 

(वादि) कुमुदचन्द्र ४४८ 
कुमुदेन्दु ४२८ 
कुन्दकुन्दचाय ७४ 
कुलचन्द्र उपाध्याय ४३० 
कुलचन्द्रमूनि ३०५ 
कुलचन्द्रमुनि ३३३ 
कुलचन्द्रमुनीन्द्र ३३२ 
कुलभद्र ४३६ 

कविलाचाय १६८ 
केशवनन्दि ३०४५ 
केशवराज २७६ 
केशववर्णी ४४१ 

(कवि) कोटीश्वर ५०३ 
(ब्रह्म) कृष्ण या केशवसेन सूरि ५३ १ 
(पडित) खेता ५०३ 
गणधरकीति ३३६ 

गण्ड विमुक्त सिद्धान्तदेव ३४८ 
गिरिकीति ३६८ 

गुणकीति १६० 
गुणकीतिमुनीश्वर २०२ 
गुणकीनि १६० 

गुणकीति सिद्धान्तदेव ३०० 
(म०) गुणचन्द्र ४४२ 
गुणचन्द्रपडित २२८ 
गुणदेवसूरि १६० 
(प्राचार्य) गुणघर ६६ 
गुणभद्र ४२८ 

गुणभद्र ३३७ 

(भ०) गुणभद्र ५०८ 
गुणभद्वाचार्य १८२ 
गुणभद्राचार्य (धन्य कुमार चरित कर्त्ता) ३४६ 
गुणभूषण ४४४ 

गुणवीर पडित ५६ 

गुण वर्म (द्वितीय) ४१४ 
गुणसेन पंडितदेव २५५ 
गुणसेन मुनि १५६ 
गुरुदास २१३ 

गुहनन्दि ११२ 


श्प 


गोपनन्दी २५६ 

गोल्लाचाय २३६ 

गोवद्धंन (श्रुतकेवली) ४६ 

गोवद्ध नदेव ३०० 

(कवि) गोविन्द ५०२ 

चउमुह (चतुर्मुख) १४३ 

(भ०) चन्द्रकीति ५४० 
चन्द्रकीति ३८६ 

चरद्रकीति ३४७ 

चन्द्रकीति ३४४ 

चन्द्रकीति नाम के दूसरे विद्वान ३४६ 

चम्द्रकीति (श्रूतविन्दु के कर्ता) ३४६ 

चन्द्रदेवाचार्यं २३७ 

चन्द्रनन्दि ११३ 

चन्द्रनन्दि १६० 

चन्द्रप्रभावचार्य ३०६ 

चन्द्रसेन १६२ 

(कवि) चन्द्रसेन ५०२ 

हम पक यय३६५ 

(झशिनव) चारुकी ति पडित देव ४९५ 

चितकाचार्य १२६ 

छत्रसेत ३३६ 

(कवि ) जगन्नाथ ५५१ 

जयसिहनन्दी १३६ 

(कवि) जनन ४२६ 

जटाकीति २७५ 

जयकीति २२७ 

जयदेवपडित १६० 

जयसेन २३८ 

जयसेन १७३ 

जयसेन (प्राभत न्रयटीकाकार) ३८३ 

जयसेन ३२४ 

जयसेन ३११ 

(कवि) जल्हिग ५०० 

(१०) जिनदास ५३० 

जिनसेनाचारययं १७४ 

जिनसेनाचाये १४८ 

जिनसेन २६४ 

( ब्रम्ह ) जीवधर 

जोइन्दु (योगीन्द्रदेव) १२८ 

ज्ञानकीति ५४४ 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


(भ०) ज्ञानभूषण ५०४ 
(कवि) ठकुरसी ५२१ 

(शाह) ठाकुर ५३७ 

(कवि) डडढा २५७ 
तुम्बुलूराचाय ११२ 

(कवि) तेजपाल ५१८ 
तेलमोलिदेवर १६० 
तोरणाचाय २३६ 

तोलकप्पिय ८६ 

त्रिभुवनचन्द्र ३२३ 

तिभुवन मल्‍ल ३५३ 
त्रिविक्रदेव ४३२ 
त्रेकालयोगीश २२३ 
दयापालमुनि ३२३ 

दशरथगुरु १८२ 

दामनन्दि भट्टारक ३०० 
दामनन्दि ३०० 

दामनन्दि ३०१ 

दामराज ३०२ 

(कवि) दामोदर ३६४ 

(कवि) दामोदर ५०६ 

दिवाक रनन्दि सिद्धान्तदेव २५१ 
दुरगंदेव २५२ 

देवकीति ३४८ 
देवकीतिपडितदेव ३०० 

(मुनि) देवचन्द्र ३८२ 

देवनन्दि (पृज्यपाद) ११५ 
(भ० ) देवेन्द्रकी ति -- 
देवेन्द्रमुनि ३७३ 
देवन्द्रसेद्धान्तिक १६६ 

देवसेन २८६ 

देवसेनगणी (सुलोचना च० कर्ता) ३७६ 
देवसेन (भावसग्रह के कर्ता) ४३६ 
देवसेन भट्टारक २३१ 

देवसेन २३१ 

देवसेन १५६ 

देवसेन (दर्शनसार के कर्ता) २३ १ 
(कवि) दोड़य्य ५३० 

(आचार्य) दोलामस (धृतिसेन) ६५ 
(महाकवि) धनजय १३८ 
(कवि) घनपाल ४८८ 


सोमांसुक्रमशि|कां 


धनपाल ३०७ 
धमंघर ५२२ 

(प्रभिनव) धर्मभूषण ५१२ 
धर्मसेनाजाय २४४५ 

धरसेन ७० 

नन्दिमित्र (श्र सकेवली) ४६ 
तयकी तिमुनि ३७३ 

नयनन्दी २७६ 

नयसेन २६४ 

(पं०) तरसेन ४५३ 
नरेन्द्रकीति श्रैविद्य ३५३ 
नरेन्द्रकीति त्रेविद्य ४१२ 
नरेन्द्रसेन ३६९ 

नरेन्द्रसेन (प्रथम) २६३ 
नरेन्द्रसेन त्रिविद्य चन्देश्बर (द्वितीय) २६३ 
नल्विगंद नादिराज ४३१ 
नागचन्द्र ३३७ 

नागचन्द्र (सूरि) ५०७ 
नागदेव २९४ 

नागनन्दी २३६ 

(कवि) नागव 

नागवर्म (द्वितीय) २१४ 
नागवर्म (प्रथम) २१४ 
(कवि) नागराज ४४० 
नागसेनगुरु १५६ 

नागसेन गुरू १२७ 

नागहस्ति १२१ 

नेमचन्द्र ५०० 

(पंडित) नेमचन्द्र ३७२ 

पृं० नेमिचन्द्र (प्रतिष्ठत तिलक के कर्ता) ५२२ 
नेमिचन्द्र सि० चक्रवर्ती २६१ 
(ब्रह्म) नेमिदत ५११ 
नेमिदेवाचायें २१६ 

नेमिषेंण २८७ 

प० मेघावबी ५२४ 

पण्डित हरिचन्द ५२१३ 
पद्मकीति २४२ 

पद्चनन्दि मलधारि ३२८५ 
पद्मनन्दि सलधारि ३०६ 
पद्मनन्दि यती ३६७ 
पदच्मनन्दी (जंबूद्रीपपण्णत्ति ०) २७२ 


है 


प्चनन्दी ३२५ 

पद्मचनन्दी २६२ 

पह्मनाभ कायस्थ ४८७ 
प्मसिह ३०६ 
पच्मसेनाचार्य २७६ 
परवादिमलय १५५ 
(कवि) परमेश्वर १४२ 
पात्रकेसरी १३१ 
पाइवपण्डित ४२६ 
पुष्पदत्त ७१ 

(महाकवि) पृष्पदत्त २५२ 
कवि पौन्न २१५ 
प्रभाचन्द्र ३७५ 

प्रभाचन्द्र ३७५ 

प्रभाचन्द्र ४८३ 

प्रभाचन्द्र ४४० 

प्रभाचन्द्र ४२५८ 

प्रभाचन्द्र ३६१ 

भट्टारक प्रभाचन्द्र ४३२ 
प्रभाचन्द्र २८२ 

प्रभाचनद्र त्रेविश्य ३२७५ 
प्रभास (गणघर) २२८ 
(पंडित) प्रवचनसेल २५८५ 
बन्धुषेण २२७ 

१ बष्पनन्दी २२७ 

२ बलदेवगुरु १५६ 

बलक पिच्छ €१ 
बालचन्द्र ३३३ 
बालचन्द्रसिद्धान्तदेवः ३६० 
बालचन्द्र पडितदेव ४२५ 
बालचन्द्रकवि ४३६ 
बालचन्द्र मलधारी ४३२ 
बाहुबलि ध्राचाये ३२४ 
बाहुबलिदेव २१३ 
बोप्पण पडित ३३४ 
बद्यकृष्ण था केश वसेन सूरि ५३१ 
ब्रह्मजणीवंधर ५२१ 
ब्रह्मदेव ३२० 

बअरह्यशिव - 
बअह्यसेनन्नतिय २७५ 
(कवि) भगवतीदास ५४८ 


२० 


भट्टवीसदि ३३६ 
भट्टाकलकदेव' ५४६ 
भट्टारकविद्यानन्दि ५१३ 
भट्टारक प्रभाचन्द्र ५२६ 
भट्टारक शुभचन्द्र ५२६ 
भ० श्र तकीति ५१४ 
भगवान महावीर २ 
भद्रवाहु भ्रुतकेन्नली ४७ 
भद्गबाहु (द्वितीय )--- 
भरतसेन २३० 
भानुकी ति सिद्धान्तदेव ४१६ 
भावसेत ३१६ 
भाबसेन त्रेविद्य ४०६ 
भारकर कवि ५०१ 
भास्करनन्दी (तत्त्वाथंबुत्ति) ४५५ 
भूतबली ७१ 
भूपालकवि ३०१ 
(कवि) मगराज ४४८ 

». मंगराज द्वितीय ४८४ 

» .. मेगराज तृतीय ४५५ 
मदनकीति ४०३ 
मध्ूरकवि ४४० 
मल्लिपेण २६६ 
मल्लिपंण पण्डित ४३१ 
मल्लिपेण मलधारि ३५७ 
महाबलकवि ४३० 
(पण्डित) महावीर ३६१ 
महावीराचार्य १८७ 
महासेन २६४ 
(ध्राचायें) महासन २१४ 
महासन (सुलोचना कथाऊर्ता) १६७ 
महासेत पडितदेव ३७४ 
(कवि) महिन्दु या महाचन्द्र ५२४ 
महेन्द्रदेव २१६ 
माइल्‍ल धवल ३३६ 
माघनन्द योगीन्द्र ४४७ 
माधनन्दी सैद्धान्तिक ७१ 
माधघनन्दि सिद्धान्तदेव ३४६ 
साण्डव्य (गणधर) २८ 
माणिक्य नन्‍्दी २७७ 
माणिक्य नन्‍्दी ३४८ 
(कवि) माणिक्यराज ५१६ 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भांग २ 


माणिक्यसेन पंडितदेवः ३७४ 
माधवचन्द्र त्रेविद्य (क्षपणासार गद्य) ३६७ 
माधवचन्द्र जेविद्य ३२५ 
माधवचन्द्र मलधारी ३४६ 
माधव चन्द्र ३४० 

माधवचन्द्रत्तती ३५० 

माधवसेन २८७ 

माधवसेन नाम के अन्य विद्वान ३६० 
माधवसेन नाम के श्रन्य विद्वान ३६१ 
मानतुगाचार्य १३३ 

मुनिचन्द्र ४१६ 

मुनिपूर्णमद्र ४१४ 

मेघचन्द्र ४२८ 

मेघचन्द्र त्रेविद्यदेव ३७० 

मेतायं (गणघर) ५८ 
मौनिभद्वारक २२५ 

मौयंपुत्र (गणधर) २८ 

(आचाये) यति वृषभ १२३ 

यश कीरति ४०२ 

(भण०) यश: कीति ४८० 
यशोदेव २१८ 

यशो भद्र ११४ 

(पंडित) योगदेव ५०० 

(कवि) रइध्‌ ४५६ 

रट्ट कवि अहेहास ४२४ 

भ० रतनचन्द्र 

रत्न कीति ५०० 

रत्न योगीन्द्र ४३६ 

(कवि) रन्न २१६ 

रवि कीति २३६ 

रवि चन्द्र २७१ 

रबिचन्द्र (आराधना समुचय) ४२४ 
रवि नन्‍्दी १२७ 

रबिषेणाचायय १५६ 

(कवि) राजमल्ल ५३३ 

(पंडित) रामचन्द्र ४६४ 
रामचन्द्र मुमुक्षु ३६८ 

मुनि रामसिह (देहा पाहुड़) २४१ 
(ब्रह्म ) राय मल्‍ल ५४३ 

रामसेन ३२३ 

राससेन २०७ 


लामासुक्रमखिकों 


(१०) रूपचन्द ५४४ 

लक्ष्मी चन्द्र ४६५ 

लक्ष्मणदेव ३५७ 

(कवि) लाखू या लक्ष्मण ३६१ 
लोक सेन १८८ 

ललगो वाडिगल €१ 
(महामुनि) वक्रग्नीव २२५ 
बज्यनन्दी १२६ 

बद्/मान भट्टारक ४४२ 
वसुननन्‍्दी ३५१ 

(कवि) वाग्मठ ४२० 

बाग्मट निमि निर्वाण काव्य के कर्ता ) ३११ 
(भ०) वादि चन्द्र ५३२ 
वबादिराज २४६ 

बादिराज (द्वितीय) ४३२ 
(कवि) वादिराज ५५२ 
बादि विद्यानन्द ५४२ 
बादीन्द्र बिशाल कीति ४१३ 
वादीभसिह १६८ 

वायुभूति (गणघर) २५ 
बावन नन्‍दी मुनि 

वासव चन्द्र मुनीरद्र ३७३ 
वासव नन्‍दी २४० 

बासव सेन ४१३ 

विजय कीति ३७६ 

विजय कीति मुनि १६० 
विजय देव पंडिताचार्य १६७ 
विजय वर्णी (श्रूगाराणं॑वचद्रविका) ४१६ 
(बुध) विजयसिह ४६६ 
(भ०) विद्यानन्द -- 
(भ्राचार्य) विद्यानन्द १६८ 
विद्यानन्द ४५४ 

(भट्टारक) विद्याभूषण ५३६ 
(मुनि) विनय चन्द्र ३९८ 
(मुनि ) विनय चन्द्र ३८७ 
बिनयसेत २०४५ 

विमल कीति ३६६ 

बिमल कीति ४२८ 

विमल चन्द्र मुतीन्द्र २२५ 
विभल चन्द्राचार्य १६१ 
बिमलसेन पडित २७६ 


२१ 


बिष्णु नन्दि (श्रुत केवली) ४६ 
(भ०) विश्वपेन ५३८ 
विशेषवादि १६१ 

(महाकवि) वीर २६७ 

वीर कवि या बुधवीरु ५२६ 
बीरदेव ११२ 

वीरनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती २६० 
वीर नन्‍्दी (प्राचारसार के कर्ता) ३३५ 
बीरसेन २७० 

वीरसेन २८६ 

वीरसेन पडित देव ३६० 

वृति विलास ३३८ 

वृषभ नन्‍्दी १६७ 

वृषभनन्दी (जीतसार समुक्षय कर्ता) २५६ 
शाकटायन (पाल्यकीति) १८४ 
शामकुण्डाचार्य १५८ 

शान्तिदेव २८८ 

शान्तिनाथ २५८ 

धान्तिषेण ३७१ 

शिवकोटि (शिवाय) १०४ 
पडित शिवाभिराम ५५० 

(कवि) शिशु मायण ४२६ 
(भ०) शुभकीति ४८४ 
शुभचन्द्र योगी ४३१ 

(भ०) शुभचन्द्र ४६६ 

ग्भ० ) शुभचन्द्र ५०१ 

(आशरा०) शुभचन्द्र ३०३ 

घुभ ननन्‍्दी १३७ 

श्री कीति ४३० 

श्रीकुमार कवि' (प्रात्म प्रबोध के कर्ता) २६७ 
श्री चन्द्र कथाकोश कर्ता ३४३ 
श्री दत्त ११३ 

श्री दत्त (द्वितीय) ११३ 

श्री देव १८६ 

(कवि) श्रीधर ३६६ 

(कवि) श्रीधर ३८६ 

(कृजि) श्रीधर ४४९१ 

(कवि) श्रीधर ३४४ 

श्रोधघर ३७३ 

श्रीधरसेत ( विदवलोचन कोष ) ४१८ 
श्रीपालदेव १७४ 


२३ 


(भ०) श्रीभूषण ५३६ 

श्री वललम ( राजा) १७७ 
श्रीषेण सूरि ३७१ 

श्रुतकीति ३३८ 

श्रुतकीति ३०६ 

(भ०) श्रुतकीति-- 

श्रूत मुनि ४३७ 

ब्रह्म) श्र तसागर ५०८ 
(भ०) सकल कीति ४६१ 
सकल कीति ४३२ 

सकल चन्द्र भट्टारक ४३१ 
(भ०) सकल भूषण ५४१ 
(प्राचार्य) समन्‍्तभद्र &२ 
(लघु) समनन्‍्तभद्र ४३० 
(अभिनव) समन्‍त भद्र ५०८ 
सर्वेनन्दी भट्टा रक १६५ 
सर्वनन्दी भद्गा रक २१३ 
सर्वनन्दी १६७ 

मुनि स्वंनन्दी १२२ 

सागर नन्‍दी सिद्धातदेव ३३६ 
सागर सेन सिद्धांतिक २७६ 
(ब्रह्म) साधारण ४६८ 
(कवि) सिद्ध और सिह ३६२ 
सिद्ध नन्दी १२५ 

सिद्धभूषण सेद्धान्तिक मुनि १६७ 
सिद्धसेन १०७ 

सिद्धान्त कीति १६३ 

सिह नन्दि १०३ 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भाग रे 


सिहनन्दि गुरु १५६ 
(भ०) सिहनन्दी ५४६ 
सुधर्म स्वामी (गणघर ) २६ 
सुमति (सन्मतति) देव १४० 
(भ०) सुमति कीति ५४७ 
सुमतिदेव' १४१ 

5 348 ४४ 

मकीति ५१६ 
सोमदेव २२० 
सोमदेव ४८६ 
(मुनि) सोमदेव ४०० 
स्वयभू कवि १८६ 
स्वामिकुमार १२७ 
हस सिद्धान्तदेव ३१६ 
(प० हरपाल (वंद्यक ग्रन्थ कर्ता) ४४१ 
हलल्‍ल या हरिचन्द ४६६ 
(कवि) हरिचन्द्र ४७६ 
(महाकवि) हरिचन्द्र ३१७ 
हरिदेव ४०१ 
हष॑नन्दी ३१६ 
(कवि) हरिषेण २०६ 
हरिषेण २३० 
(श्री) हरिषेण २२६ 
हरिसिह मुनि ३१६ 
हस्तिमलल्‍ल ४४२ 
(ब्रह्म) हैमचन्द्र २६२ 
हेमसेन ३१६ 
हेलाचार्य २२५ 


डाक 


सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची 


प्रस्तुत ग्रथ में ग्रन्थकार भौर उतके ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त जिन ग्रन्थों का उपमोग किया गया है--उनकी 

तालिका निम्न प्रकार है :-- 
प्रनेकान्स (वीर सेवामन्दिर दिल्ली) 
आचा राग सूत्र सटीक शीलाकाचार्ये 
प्रावध्यक नियु क्ति 
इडियन एण्टी बवेरी जिल्द ३ 
इंडियन एण्टी बवेरी भाग ११ जिल्द ५ 
इंडियन एण्टी बवेरी जि० १२ 
इंडियन एण्टी क्वेरी वाल्यूम ११, जि० १५ 
इंडियन एण्टी क्वेरी जि० १२ 
एपिग्राफिया इडिका जि० १ 

३ जि०३ 

गे जिल्द ४-५ 

हा जि० ६ 

१2 जि० ८ 

39 जि० १० 
पे जि० २० 
कनिधघम रिपोर्ट न० १--१० 
गौतम धर्मसूत्र 
ग्रथ प्रशस्ति सग्रह के. भुजबली शास्त्री, भ्रारा 
ग्रथ सूची (झ्रामेर भंडार) भा० १ 
ग्रंथसूनी भा० २ राजस्थान शास्त्र भंडार, जथपुर 
ग्रंथसूची भा ३ ५ न्‍ 
ग्रंथसुची भा० ४ १ हि 
ग्रथसूची भाण्४ री! । 
चौपन्‍न्न पुरिस चरिउ प्राचाये शीलांक 
जागर्फीकल डिक्सनरी प्राफ नन्दलाल डे 
जैन ग्रथ प्रशस्ति सग्रह भा० १ वीर सेवामदिर 
जैन ग्रथ प्रद्स्ति संग्रह मा० २ वीर सेवा मदिर 
जैनिज्म इन साउथ इंडिया-पी० वी० देसाई (शोलापुर) 
जैन दर्शन, पत्र भा० दि० जैन संघ चौरासी मधुरा 


रद 


र्‌४ं 


जैन जेख संग्रह भा० १, भा० २, भा० ३, भा० ४, भा० ५, 
(माणिकचन्द्र ग्र थमाला बम्बई) 

जैन सन्देश शोधाक १५ सम्पादक डा० ज्योति प्रसाद जैन 

जैन सन्देश शोधाक ३-४ 

जैन साहित्य श्रोर इतिहास, नाथर।म जी प्र मी, बम्बई 

जैन साहित्य मे विकार थवा थयेली हानि, प० वेचरदास 

जैन हितैपी भाग १३ प० नाथूराम प्र मी 

डिक्शनरी शिवराम वामन एप्टे 

तत्त्व सग्रह भा० १, २ (बोढ़ ग्रन्थ) 

दक्षिण भारत मे जैन धर्म, प० कैलाश चन्द शास्त्री 

दी राष्ट्रकूटाज इन देअर टाइम, डा० अल्तेकर 

धर्मोत्तर प्रस्तावना 

पचाशक हरिभद्राचार्य 

परिशिष्ट पर्व हेमचन्द सूरि 

पुरातत्व निवधावली, राहुल साक्त्यायन 

प्लूटार्च एन्शियेंट इंडिका 

प्रस्तावना उपासकाध्ययन, प० कैलागचन्द जी वद्ाारत्री 

प्रस्तावना पुरातन जेन वाक्य सूती प० जुगल किशोर सुख्तार 

प्रस्तावना परमात्म प्रकाश डा० ए० एन उपाध्ये के 

प्रस्तावना प्रवचनसार (डा० ए० एन० उपाध्याय) 

प्राकृर्तापगल पिगलाचार्य 

प्राचीन भारत का राजनेतिक तथा सास्कृतिक इतिहास 

भारत के प्राचीन राजवंश विश्वेदवर नाथ रेउ भा० ३ 

भारतीय इतिहास की रूप रेखा, जयचन्द्र विद्यालकार प्रथम एडीसन, 

मिडियावल जेनिज्म (डा० ए० बी० सालेतोर) 

मनुस्मृति 

राजपूताने का इतिहास प्रथम जिल्‍द म० म० हीराचन्द जी ओभमा 

वशिष्ट स्मृति 

बिशेषावश्यक जिनभद्रगणिक्षमा श्रमण 

शामतगढ़ »। दानपत्र (शक स०) 

श्रमण भगवान महावीर मुनि कल्याण विजय 

सगमतत्र 

स्कन्ध पुराण 

हिन्दु भारत का उत्कपषे (सी० पी० वैद्य) 

हिस्टरी आफ इंडियन लिटेरचर वाल्यूम ]ा 

हेदराबाद भ्रारक्यों लाजिकल सीरीज सख्या १२ 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


जैन धममं का प्राचीन इतिहास 
भगवान महावीर ओर उनकी संघ-परम्परा 


द्वितीय भाग 


के 
० 


प्रथम परिच्छेद 


. 
+३० 


१. महावीर से पूर्व देश-काल की स्थिति 


२. भगवान सहाबीर के ग्यारह गणधर 
३. भ्रस्तिम केवली जम्ब्‌ स्वामी 


१. महावीर से पूर्व देश-काल की स्थिति 


झाज से लगभग छव्बीस सौ वर्ष पूर्व भारत की स्थिति अत्यन्त विषम थी। चारों झोर हिसा, असत्य, 
शोषण, दम्भ झौर श्रनाचार का साम्राज्य था। देश का वातावरण श्र॒त्यन्त क्षुब्ध, पीडित और सत्रस्त हो रहा था। 
धर्म की रुचि मन्द पड गयी थी । ब्राह्मण संस्कृति के बढते हुए वर्चस्व में श्रमण सस्क्ृति दबी जा रही थी। जाति 
भेद की दुर्गन्ध से देश का प्राण घुट रहा था। जातिभेद के अभिमान ने ब्राह्मणो को पतित बना दिया था। ईर्ष्या, 
द्ेष, श्रहकार, लोभ, अज्ञान, ग्रकर्मण्यता, क्ररता और धूतंतादि दुर्गणो का निवास हो गया था। बहुदेवतावाद की 
कल्पना साकार हो उठी थी । धर्म के नाम पर मानव अधमम ओर विक्ृतियों का दास बन गथा था । धर्म का स्थान 
याशिक क्रियाकाण्डो ने ले लिया था। यज्नो में घृत, मधु आदि के साथ पशु भी होमे जाते थे और डक्के की चोट 
यह घोषणा की जाती थी कि भगवान ने यज्ञ के लिए ही पशुझ्ओो की रचना की है। वेद विहित यज्ञ मे की जाने 
वाली हिसा, हिसा नही किन्तु अभ्रहिसा है।' शस्त्र के द्वारा मारने पर जीव को दुख होता है। इसी शस्त्रवध 
का नाम पाप है, हिसा है, किन्तु शस्त्र के बिना वेद मन्त्रो से जो जीव मारा जाता है वह लोक-घर्म कहलाता 
है ।* मानव अधिकारो का दिन दहाडे हनन होता था। व्यक्ति की सत्ता विनष्ट हो चुकी थी। ब्राह्मण ही धर्मानु- 
उठान के उच्च अधिकारी माने जाते थे । शासन विभाग में उन्हें खास रियायते प्राप्त थी। बड़े से बडा अपराध 
करने पर भी उन्हे प्राणदण्ड नही दिया जाता था, जबकि दूसरो को साधारण से साधारण अपराध होने पर मृत्यु- 
दण्ड दे दिया जाता था। धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया था, श्रराजकता का साम्राज्य बढ रहा था। मानवता कराह 
रही थी | उसकी गरिमा का पतन हो चुका था । धर्म राजनीति का एक कुण्ठित हथियार मात्र रह गया था। 
जनता की आस्था धर्म से उठ चुकी थी। स्वार्थलोलुप घर्मगुरुउसके ठंकेदार समझे जाते थे। स्थिति श्रत्यन्त 
दयनीय हो रही थी। मूक पशुझो की हत्या और उनके आक्रन्‍्दन आदि से पृथ्वी तिलमला उठी थी। मानव का 
कोई मूल्य नही रह गया था| उसकी चेतना को लकवा मार गया था । 

नारी की सामाजिक स्थिति भयावह थी, उसका अपहरण हो चुका था। उसे घर्म-साधन करने का 
कोई अ्रधिकार प्राप्त नही था | वे वेद आदि की उच्च शिक्षा से भी वचित थी। न्त्री स्वातन्त्यमहंति' स्त्री 


१. यशार्थ पशवः सुष्टा स्वयमेव स्वयभुवा । 

यज्ञस्य भूत्ये स्वस्थ तस्माद्‌ ये वधोष्वध' ॥॥ 

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्बराचरे । 

अहिसामेव तां विद्याद वेदादू्‌ धर्मों हि निबंभौ ।। “मनुस्मति ५-२२, ३६, ४४ 
रे या वेदबिहिता हिला स न हिसेति निर्णेय' । 

शस्त्रेरा हन्यते यक्ष्य पोडा जन्तुषु जापते ॥७० 

स एवं धमंएयारित लोके धमंचिदांवरः । 

वेदमत्रेविहन्येत बिता शस्त्र जस्तवः ।७६ 

-- स्कन्ध पुराण 


(३) 


डे जन घम का प्राचीन इतिहास भाग २ 


स्वतन्त्र नही हो सकती जैसी कठोर ग्राज्ञाये प्रवलित था।। स्त्रों ओर शुद्रों को वेद पढने का अधिकार नही था।" 
शुद्रो से पशुओ्रो जेसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें घर्म-सेवन करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। वे 
पददलित और नीच समझे जाते थे। उनकी छाया पड़ जाने पर उन्हे दण्डित किया जाता था और स्पर्श हो 
जाने पर सचेल स्नान किया जाता था । शिक्षा-दी क्षा और देदादि शास्त्रों के सुनने का अधिकार केवल द्विजातियो 
को था। शुद्ध को वेद की ऋचाए सुनने पर कानों में शीक्षा भरने, बोलने पर जीभ काटने श्औौर ऋचाओों के 
कठस्थ करने पर घणर।र नष्ट कर देने का कठोर विधान था तथा यह प्रार्थना की जाती थी कि उन्हे बुद्धि न दे, 
यज्ञ का प्रसाद न दे और ब्रतादि का उपदश भी न दें । 

यद्यपि २३ वे तीर्थंकर पाइदव॑नाथ के निर्वाण को अभी पूरे दौ सौ वर्ष भी व्यतीत नहीं हुए थे, किन्तु 
फिर भी उनके सघध और धर्म की रेथति शोचनीय हो गई थी। तात्कालिक क्ियाकाण्डो के प्रभाव से जैन 
सघ भी अछुता नहीं बचा था| उसमे भी वर्ण और जाति-भेद के सस्कारों का प्रभाव किसी न किसी रूप में 
प्रविष्ट हो गया था। धामिक सस्कारो पर भी ग्रन्धविद्वास, हिसा और रूढियो का प्रभाव अकित हो रहा था। 
पादवेनाथ-परम्परा के श्रमणो में भी शंथिन्‍्य प्रविष्ट हो गया था। वे स्वय अशक्त हो रहे थे। ऐसी स्थिति में 
हिसक क्रियाकाण्डों को मिटाना उनके लिये सम्भव नहीं था। राजनतिक दृष्टि से भी उक्त समय उथल-पुथल 
का था। उसमे स्थिरता नही थी | कई स्थानों पर प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य थे जिनका शासन अपेक्षाकृत सुख- 
शान्ति सम्पन्न था। पर याज्ञिक क्रियाकाण्डो में होने वाली हिसा का ताडव दूर नहीं हुआ था और न उन राज्यों 
में ऐसी शक्ति ही थी, जो उन याज्षिक त्रियाकाण्डो से पण हिसा का निवारण कर पणओ्ओों को अभयदान दिला 
सके । क्योंकि अगक्त आत्मा अपना स्वय भी उत्थान नहीं कर सकता, फिर अन्य के करने का प्रश्न ही नहीं 
उठता । उस समय देश का वालाबरण विपम हो रहा था। ऐसी स्थिति में किसी ऐसे योग्य नेता की आवश्यकता 
थी, जो आ्रात्मबल से क्रान्ति ला दे और याज्ञिक क्रियाकाण्डो का विरोध कर उनमे अहिसा की भावना भर दे। 
प्रधर्म को धर्म समझ कर जो कार्य निष्पन्न किया जाता था, उसमें परिवर्तन ला दे। धर्म की यथार्थ परिभाषा 
को जन-मानस मे प्रतिण्ित कर दे और जनता के कष्टा को दूर कर उसके उत्थान का सागं सरल एवं सुलभ बना 
दे । उस समय किसी ऐसे शक्तिमान नेतृत्व की आवश्यकता थी, जिसके व्यवितत्व के प्रभाव से हिसा का ताण्डव 
अहिसा में परिणन हो सके । “जनता में हो कोई झवतार नया' की आझावाजे उठ रही थी । जब अन्याय अन्याचार के 
साथ अधर्म की मात्रा अधिक हो जाया करती है, तभी क्रान्तिकारी नेता का प्रादुर्भाव होता है । परिणाभस्वरूप लोक 
में महाबीर का अवतार हुआ । 


न स्त्रीशुद्रोवे द मधघीयेताम्‌ वशिष्ठ-स्मृति 
२ बवेदमुपश्चण्वतस्तस्थ जतुभ्याँ श्रोत्र प्रतिपृ-ए मुच्चारण जिल्लाच्छेदो, धारतें शरीरभेद' । (गौतम घमंसूत्रम १६५) 
न शुद्राय भति दकद्यान्ताच्छिप्ट न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्धमं, न चास्य ब्रतमादिशेत्‌ । 
(ब क्षिष्ठ स्मृति १८, १२, १३) 


मगवान महावीर की जन्म-ममि 


भगवान महावीर की जन्मभूमि विदेह" देश की राजधानी वैशाली थी, जिसे वर्तमान में वसाढ कहा 
जाता है! प्राचीन काल मे वैद्याली की महत्ता और प्रतिष्ठा शक्तिशाली गणतन्त्र की राजधानी होने के कारण अधिक 
बढ़ गई थी। मुजफ्फरपुर जिले की गडकी नदी के समीप स्थित वसाढ ही प्राचीन वेशाली है । उसे राजा विशाल की 
राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । पाली ग्रन्थी में वैशाली के सम्बन्ध मे लिखा है कि-दीवारो को 
तीन बार हटा कर विशाल करना पडा था, इसीलिए इसका नाम वंशाली हुआ जान पडता है। वैशाली में उस समय 
अनेक उपशाखा नगर थे जिनसे उसकी शोभा और भी द्विगुणित हो गई थी । प्राचीन वेशालो का वेभव' अपूर्व था 
ग्रौर उसमे चातुर्वण के लोग निवास करते थे । 

बज्जी देश की शासक जातियों में मुख्य लिच्छवि थे। लिच्छवि उच्च वशीय क्षत्रिय थे। उनका वश 
उस समय शत्यन्त प्रतिष्ठित समझा जाता था। यह जाति अपनी वीरता, धोरता, दुढता, सत्यता और पराक्रमादि के 
लिये प्रसिद्ध थी । इनका परस्पर सगठन झौर रीति रिवाज,” धर्म शौर शासन-प्रणाली सभी उत्तम थे। इनका 
शरीर ग्रत्यन्त कमनीय और झोज एवं तेज से सम्पन्न था। ये अपने लिये विभिन्‍न रगो के वस्त्रो का उपयोग करते थे 
झौर अच्छे आभूषण पहनते थे | परस्पर में एक दूसरे के सुख-दुख में काम झाते थे। यदि किसी के घर कोई 
उत्सव वर्गेरह या इष्ट-विबोग आदि जैसा कारण बन जाता था तो सब लोग उसके घर पहुँचते थे, और उसे अनेक 
तरह से सान्‍्त्वना प्रदान करते थे प्रत्येक कार्य को न्‍्याय-नीति से सम्पन्न करते थे। वे न्यायप्रिय और निर्भय 
वृत्ति थे तथा स्वाथंपरता से दूर रहते थे । बे एकता और न्यायप्रियता के कारण अजेय बने हुए थे। वे अपने सभी 
कार्यो का निर्णय परस्पर मे विचार-विनिमय से करते थे । राजा चेटक उस गणतन्त्र के प्रधान थे। राजा चेंटक की 
रानी का नाम भद्वरा था, जो बडी ही विदुषी और शीलादि सदूगुणों से विभुषित थी। राजा चेटक की सात पुत्रियाँ 
कौर सिहभद्रादि दश पुत्र थे।' सिहभद्र की सातो बहनों के नाम-प्रियकारिणी (त्रिशला), सुप्रभा, प्रभा- 





१ गण्डकी नदी से लेकर चम्पारन तक का भ्रदेश विदेह श्रथवा तीरभुक्त (तिरहुत) के नाम से भी ख्यात था। 
शक्ति-संगम तन्त्र के निम्न पद्म से उसकी स्पष्ट सूचना मिलती है -- 
गण्डकीती रमारमस्य चम्पारण्यान्तक शिवे । 
विदेहभू समाख्याता तीरभुकताभिधों मन्‌ ॥ 
(भर) अब वज्ञामिधेदेशे विशाली नगरी नप ॥ 
--हरिपेशा कथाकोष ५४ श्लोक १६५ 
(प्रा) बिदेहो और लिल्‍्छवियों के पृथक्‌ू-पथक्‌ सघो को मिला कर एक ही सघ या गर बन गया था जिसका नाम 
बृजि था वज्जिगणा था| समूचे वृजि सध की राजघानी वेशाली ही थी। उसके चारो भोर तिहरा परकोटा था जिससे स्थाम- 


स्थान पर बडे-बडे दरवाजे प्लौर गोपुर (पहरा देने के मीनार ) बने हुए थे । 
“-भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० ३१० से ३१३ 


(६) बज्जी देश में प्राजकल का चम्पारत और मुजफ्फरपुर, जिला दरभगा का अधिकाश भाग तथा छपरा जिले का 
मिर्जापुर, परसा, सोनपुर के थाने तथा भन्‍्य कुछ धौर भूभाग सम्मिलित थे । -- पुरातत्व तिबन्धावली पृ० १२ 
२. (भर) भ्रथ वज्ञामिधे देशे विशाली नगरी नूप ॥ 
झर्स्या कंकोउस्य भार्याइसीत्‌ यशोसतिरिति प्रभा ॥ 
बिनयाचार सपन्‍लः प्रतापाक्रान्तदात्व, । 
झभूत्‌ साघुकृतातन्दरचेटकारू्य सुनोज्वयो: ॥ --अहत्कथाकोष ५४-१६६-१६७ 


न 


न जैन धर्म का प्राचीन इतिहास भाग २ 


बती, मृगावती, ज्येष्ठा, चेलना और चन्दना था। इनमे त्रिशला कुण्डपुर के राजा सिद्धार्थ को विवाही थी। सुप्रभा 
दशार्ण देश के राजा दशरथ को, और प्रभावती कच्छदेश के राजा उदायन की रानी थी। मृगावती कौशाम्बी के 
राजा शतानीक की पत्नी थी। चेलना मगध के राजा बिम्बसार (श्रेणिक) की पटरानी थी । ज्येष्ठा और चन्दना 
प्राजन्म ब्रह्मचारिणी रही। ये दोनो ही भगवान महावीर के सघ में दीक्षित हुई थी । उनमें चन्दना झआ्िकाओ में प्रमुख 
थी, सघ की गणनी थी । सिहृभद्र वज्जिसघ की सेना के सेनापति थे । इस तरह चेटक का परिवार खूब सम्पन्न था । 

वज्जिसध में € गणतन्त्र सम्मिलित थे, जिनमे वृजि, लिचछवि, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग और कौरवादि 
ग्राठ जातियाँ शामिल थी। 

वृजि लोगो मे प्रत्येक गाव का एक सरदार राजा कहलाता था। लिच्छवियों के झनेक राजा थे, श्र 
उनमे प्रत्येक के उपराज, सेनापति और कोषाध्यक्ष आदि अलग-अलग होते थे। ये सब राजा अपने अपने गाव के 
स्वतत्र शासक थे; किन्तु राज्य-कार्य का सचालन एक सभा या परिषद्‌ द्वारा होता था ! यह परिषद ही लिच्छवियों 
की प्रधान-शासन शक्ति थी । शासन-प्रबन्ध के लिये समवत उनमें से नौ आदमी गण राजा चुने जाते थे। इनका 
राज्याभिषेक एक पोखरनी के जल से होता था? । 

वैशाली गणतत्र के अधिकाश निवासी ब्रात्य कहलाते थे। ये अहेन्त के उपासक थे। उनमें जैनियो के 
तेईसवे तीर्थंकर भगवान पारवेनाथ का शासन या धर्म प्रचलित था। 

वर्तमान वसाढ के समीप ही 'वासुकुण्ड' नाम का ग्राम है, वहाँ के निवासी परम्परा से एक स्थल को 
भगवान महावीर की जन्म-भूमि मानते आये है और उन्होने पूज्य भाव से उस पर कभी हल नही चलाया। समीप ही 
एक विद्याल कुण्ड है, जो अब भर गया है और जोता बोया जाता है। वेशाली को खुदाई मे एक ऐसी प्राचीन मुद्रा 
भी मिली है, जिसमे “वैशाली नाम कु डे! ऐसा उल्नेख है। इन सब प्रमाणों के श्राधार पर विद्वानों ने वासुकुण्ड को 
महावीर की जन्मभूमि कुण्डग्राम स्वीकार किया है । 

वैशाली के पदिचिम मे गण्डकी नदों बहती थी। उसके पदिचम तट पर क्षत्रिय कुण्डपुर, ब्राह्मण कुण्डपुर, 
वाणिज्यग्राम, कर्मारग्राम झ्ौर कोल्‍लाग सन्निवेश झ्रादि उपनगर एवं शाखानगर अवस्थित थे। क्षत्रिय-कुण्डपुर मे 
णात्त, णात, ज्ञात या णाह क्षत्रियों के पाचसौ घर थे ' । राजा सिद्धार्थ क्षत्रिय कुण्डपुर के अधिनायक थे। वे राजा 
सर्वार्थ और रानी श्रीमती के धर्मात्मा पुत्र थे । उन्हे श्रेयास और यशाश भी कहते थे। वे काश्यप वश के चमकते 
रत्न थे | सिद्धार्थ वीर योद्धा और पराक्र्मी शासक थे । राजा सिद्धार्थ का विवाह वेशालों गणतत्र के अध्यक्ष 
राजा चटक की शअ्रत्यन्त सुन्दर एवं विदुपी पुत्री” त्रिशला के साथ सम्पन्न हुआ था, जिसका अ्रपर सास प्रिय- 
कारिणी' था, और जो लोक मे 'विदेहदत्ता' के नाम से प्रसिद्ध थी । वह पुण्यात्मा झौर सौभाग्यशालिनी थी । राजा 
सिद्धार्थ नाथ या ज्ञात क्षत्रियो के प्रमुख नेता के रूप में ख्यात थे । इसी कारण वे सिद्धार्थ कहलाते थे । वे शस्त्र और 
शारत्र विद्या में पारगामी थे और भगवान पारवेनाथ के उपासक थे। 


(प्रा) सिन्ध्वाध्यविषये भूभद वैशाली नगरेन्‍भवन्‌ । 

चेटकाख्योर्ण- विख्यातों बिनीत परमाहेत ॥३ !॥ 

तस्य देवी सुभद्राम्या तयो पुत्रा दशाभवन्‌ । 

घनाहयो दन्तभद्वान्तावुपेन्द्रों न्यू सुदत्तवाक ॥४॥। 

सिहभद्र' सुकुम्भोजों 5कपन सपतगकः । 

प्रभजन प्रभासठच धर्मा इव सुनिर्मला ॥५॥ 

--उत्तर पुराण गुणाभद्र पर्व ७५ 

१ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा भा० ह पृ० १३४ 
२ श्रमण भगवान महावीर पृष्ठ ५ 
३. हवेताम्बरीय ग्रन्थों मे त्रिशला को राजा चेटक की बहिन बतलाया है । भेटक को भन्‍्य पुत्रियों के नामों मे भी विभि- 
न्तता है। अन्दना को प्रगदेश के राजा द्चिवाहन की पुत्री बतलाया है । 


महावीर का जन्म 


भगवान महावीर का जीव भ्रच्युत कल्प के पुष्पोत्तर नामक विमान से च्युत होकर झ्राषाढ शुक्ला षष्ठी के 
दिन, जबकि हस्त और उत्तरा नक्षत्रों के मध्य मे चन्द्रमा प्रवस्थित था, त्रिशला देवी के गर्भ मे झ्राया। उसी रात्रि 
में त्रिशला देवी ने सोलह स्वप्न देखे', जिनका फल राजा सिद्धार्थ ने बतलाया कि तुम्हारे झूरवीर, धर्म-तीर्थ के 
प्रवर्तक और पराक्रमी पुत्र का जन्म होगा जो भ्रपनी समुज्ज्वल कीति से जनता का कल्याण करेगा । भगवान 
महावीर जबसे त्रिशला के गर्भ में श्राये, तबसे राजा सिद्धार्थ के घर मे विपुल धन-धान्य की वृद्धि होने लगी, राज्य 
में सुल-समृद्धि हुई । सिद्धार्थ के घर में प्रपरिमित घन श्रौर वंभव में बढ़ोत्तरी होती हुई देखकर जनता को बड़ा 
आदचर्य हे था कि सिद्धार्थ का वेभव इतना ध्रधिक क्यो बढ रहा है भौर उसकी प्रतिष्ठा में भो निरन्तर वृद्धि 
हो रही है । 

नौ महीने झौर झ्राठ दिन व्यतीत होने पर चंत्र शुक्ला त््रयोदशी की रत्रि में सौम्य ग्रहों भौर शुभ लग्न में 
जब चन्द्रमा ग्रवस्थित था, उत्तरा फाल्युणी नक्षत्र के समय भगवान महावीर का जन्म हुप्ना। पृत्रोत्पत्ति का शुभ 








१. (क) सिद्धार्थनूपतितनयों भारतवास्थे विदेह कुण्डपुरे । 
देव्या प्रियकारिण्या सुस्वप्नान सप्रददय विभु: ॥। 
झाषाढ्सुसितषष्ठया हस्तोशर मध्यमाशते शहिनि 4 
झ्रायात. स्वर्गसुख भुकरवा पुष्योस राधीश ॥--( निर्बाणभक्षित ) 

(स्व) यहाँ यह प्रकट कर देना भनुचित न होगा कि इवेताम्बरीय कल्पसूत्न शोर भावश्यक भाष्य भे ८५२ दिन बाद 
महाबोर के गर्भापहार की भ्रसमव और अप्राकृतिक घटना का उल्लेख किया है। यह घटना ब्राह्मणों को नीचा दिखाने की दृष्टि से घड़ी 
गई प्रतीत होती है । उसमे कृष्ण के गर्भागहार का भनुसररणा पाया जाता है। इवेताम्बर सम्प्रदाय में उसे श्छेरा या दश प्राइक्यों में 
गिनाया गया है । दिगम्बर सम्प्रदाय के किसी भी ग्रन्थ मे इस घटना का उल्लेख तक नही है । दूसरे यह बात सभव भी नहीं जचती । 
सभी तीर्थंकरों भ्रौर महापुरुषों को जब एक ही माता-पिता को सनन्‍्तान बतलाया गया है तब भगवान महावीर के दो-दो 
माता-पिताझो का उल्लेख करना कंसे उचित कह। जा सकता है ? यह घटना अवैज्ञनिक भी है। इतिहास में ऐसी एक भी घटना का 
उल्लेख देखने मे नही भाया जिसमे एक ही बालक के दो पिता भ्रौर दो माताएं हो । 

वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ को सातवें महीने में दिव्य शक्ति के द्वारा पत्नी रोहिशी के गर्भ मे रसखे जाने की जो बात 

हिन्दू पौरारिणक भ्ाख्यानों में भ्रचलित थी, उसका श्रनुसरण करके महावीर के लिये भी ऐसी झतप्राकृतिक झ्रदभुत घटना को किन्ही 
विद्वानों ते अछेरा वहूकर भ ग-सुत्रो मे अकित कर दिया । इबेताम्बरी मान्य विद्वान १० सुखलालजो भी इसे प्रनुचित बतलाते है। 

चार तीर्थंकर पृ० १०६ 

२ (प्र) सिद्धत्थराय पियकारिणीहि णयरम्मि कु डले वीरो। 
उत्तरफग्पुणिरिक्ले चित्त विया तेरसीए उप्पण्णो ॥--तिलो प० 

(प्रा) चैत्र सित पक्ष फाल्गुनि शशाक योगे दिने त्रयोदरह्या । 
जज्ञे स्थोच्च॒स्वेष्‌ ग्रहेषु सौम्येष्‌ शभलग्ने ॥ -+निर्वाण भक्ति 
(३) “प्रासाढ़ जोण्ह पक्लथ--छट्टीए कुडपुर णगराहिव-णा।हुबस--सिद्धत्य-ण रिदस्स तिसला देवोए गब्भमागतुण' 
तत्थ प्रट्ठदिवसाहिय णवभासे प्रच्छिष चइत्त सुक्ख-पक्ज़ तेरसोए रत्तीए उत्तरफग्गुणीं जक्खत्ते गठमादों णिक्‍्खतों बड्ढमाण 
जिशिंदो ॥| -+जय घ० भा० १ पृ० ७६-७७ 
(ह) उन्‍्मीलितावधिदशा सहूस, विदित्वा तज्जन्म भक्तिमरत:ः प्रणतोत्तमागा । 
चदानिनादसमवेतनिकायमुख्या दुष्ट्या ययुस्तदिति कुण्डपुर सुरेन्द्रा ॥/--प्रसगकत्रि कृत वर्धभान चरित 


हु 


हा जैन घम्म का प्राचीन इतिहास भाग २ 


समाचार देने वालो को ख़ब पारितोषिक दिया गया और नगर पुत्रोत्पत्ति की खुशी में तोरणों और ध्वज-पंक्तियो से 
ग्रलकृत किया गया । सुन्दर वादित्रों की मधुर ध्वनि से अम्बर गूज उठा । याचक जनो को मनवाछित दान दिया 
गया । उस समय नगर में दीन दुखियों का प्राय अ्भाव-सा था। नगर के सभी नरनारी हर्षातिरेक से आसन्दित थे । 
धूप-घटो से उद्गत सुगन्धित धूम्र से नगर सुरभित हो रहा था। जिधर जाइये उधर ही बालक महावीर ' 
जन्मोत्सव की धूम और कलरव सुनाई पड रहा था। 

देव श्र इन्द्रो ने भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया और सुमेरु पर्वत पर ले जाकर इन्द्र ने उनके 
जन्माभिषेक का महोत्सव घूम-धाम से सम्पन्न किया और बालक को दिव्य वस्त्राभूषणो से अलकृत किया गया। 

बालक का जन्म जनता के लिये बडा ही सुखप्रद हुआ था | उनके जन्म के समय ससार के सभी जोबो ने 
क्षेणिक शान्ति का अनुभव किया था। इन्द्र ने श्रावृद्धि के कारण बालक का नाम वद्धंमान रकखा । बालक के जात- 
कर्मादि सस्कार किये गए। राजा सिद्धार्थ ने स्वजन-सम्बन्धियों, परिजनों, मित्रो, नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, 
सरदारों और जातीय जनो को तथा नगरनिवासियों का भोजन, पान, वस्त्र, अलकार और ताम्बूलादि से उचित 
सनन्‍्मान किया। 


बाल्य-जीवन 


बालक वद्धमान बाल्यकाल से ही प्रतिभासम्पन्त, पराक्रमी, वीर, निर्भय और मति-श्रुत-अवधि रूप तीन 
ज्ञान नेत्रों के धारक थे । उनका शरीर अत्यन्त सुन्दर, सम्मोहक एवं ओज तेज से सम्पन्न था। उनकी सौम्य झाकृति 
देखते ही बनती थी । उनका मधुर सभाषण प्रकृतित भद्र और लोकहितकारी था । उनका शरीर दूज के चन्द्र के 
समान प्रतिदिन बढ़ रहा था । 

पार््वापत्तीय सजय (जयमसेन) और विजय नाम के दो चारण मुनियो को इस बात में भारी सन्देह उत्पन्न 
हो गया था कि मृत्यु क॑ बाद जीव किसी दूसरी पर्याय में जन्म लेता है या नहीं। वेर्द्धमान के जन्म क॑ कुछ 
समय बाद उन चारण मुनियो ने जब वर्द्धमान तीर्थंकर को देखा, उसी समय उनका वह सन्देह दूर हो गया । अतएव 
उन्होने भक्ति से उनका नाम सन्‍्मति रक्‍्खा' । उनका शरीर अत्यन्त रूपवान ओर सर्वलक्षणों से भूषित था। वे 
जन्म-समय के दस अतिशयों से सम्पन्न थे । एक दिन हन्द्र की सभा में देवों में यह चर्चा चल रही थी कि इस समय 
सबसे अधिक शक्तिशाली शूरवीर वर्द्धमान है। यह सुनकर 'सगम' नाम का एक देव उनकी परीक्षा करने के लिये 
ग्राया । आते ही उसने देखा कि देदीप्यमान आकार के धारक बालक वद्धं मान समवयस्क श्रनेक बालक राजकुमारो 
के साथ एक वृक्ष पर चढ़े हुए क्रीडा करने में तत्पर है । यह देख सगम देव इन्हे डरावने की इच्छा से एक बड़े साप 


ना 
नाल 5» ०. नजन- 


१. (क) सजयस्पाथंसदेहे सजाते विजयस्य च। 





जन्मानन्तरमेबंनमभ्येत्यालोकमात्रत ॥२८२ 
तत्सदेहे गले ताभ्य' चा णशाभ्या म्वभक्तित । 
अस्त्वेष सन्‍्मतिर्देवो भावीति समुदाहुत ॥ २८३ 
--उत्तर पुराण पर्व ७४ 
(ख ) निवुत्तो जयसेनाअ्रचारिणा विजयेन च । 
तत्वेष सत्मतिर्देव इत्युक्त' प्रमदादसी ॥२६ 
++त्रिषष्ठि स्मृति शस्त्र 


वराग्य और दीक्षा & 


का रूप धारण कर उस वृक्ष की जड से लेकर स्कन्ध तक लिपट गया | सब बालक उसे देखकर भय से काप उठे 
गौर शीघ्र ही डालियो पर से नीचे कूद कर भागने लगे। परन्तु राजकुमार बद्धंमान के हृदय में जरा भी भय का 
संचार न हुआ । वे उसके विशाल फण पर चढ़कर उससे क्रीडा करने लगे । सर्प का रूप धारण करने वाला सगम 
देव उनकी वीरता और निर्भयता को देखकर विस्मित हुआ और अपना अ्रसली रूप प्रकट कर उन्हे नमस्कार किया, 
स्तुति की और उनका नाम महावीर रक्‍्खा' । 

महाकवि' धनजय ने नामसाला में भगवान महावीर के सन्‍्मति, अतिवीर, महावीर, अन्त्यकाइयप, 
नाथान्वय और वर्द्धणभान नामों का उल्लेख किया है” और बतलाया है कि इस समय उन्हीं का शासन 
प्रचलित है । 

भगवान महावीर का गोत्र काइ्यप था। उनके तेज पुज से वंशालों का राज्य-शासन चमक उठा था ।॥ 
उस समय वैशाली और कुण्डपुर की शोभा दिग्रुणित हो गई थी और वह इन्द्रपुरी से कम नही थी । 


वराग्य और दीक्षा 


भगवान महावीर का वाल्य-जीवन उत्तरात्तर यवावस्था मे परिणत होता गया । इस अवस्था मे भी उनका 
चित्त भोगो की ओर नही था। यद्यपि उन्हे भोग और उपभोग की वस्तुझ की कमी नही थी, किन्तु उनके श्रन्तर्मानस 
में उनके प्रति कोई झाकर्षण नही था| वे जल मे कमलवन उनसे निम्पह रहते थे। वे उस काल में होने वाली विषम 
परिस्थिति से परिचित थ । राज्यकाय में भी उनका मन नहीं लगता था । राजा सिद्धार्व और माता जिशला उन 
गहस्थ-मार्ग को अपनाने की प्रेरणा करते थे ओर चाहते थे कि वद्धमान का चित्त किसी तरह राज्य-कार्य के 
सचालन की ओर हो । एक दिन राजा भिद्धार्थ और माता जिशला ने महाबीर को वबाहिक सम्बन्ध करने के लिए 
प्रेरित किया । कलिग देश का राजा जिनशत्रु, जिनके साथ राजा सिद्धार्थ की छोटी बहिन यशोदा का विवाह 
हुआ था, अपनी पुत्री यशोदया के साथ कुमार वद्ध मान का विवाह सम्बन्ध करना चाहता था। परन्तु कुमार वर्द्ध- 


१. (प्र) उत्तर पराण पर्व ७४ इलोक श८८ से २६५ 
(प्रा) वीर शूरो:बनत्युक्ति सुरास्णामिन्द्रससदि । 
श्रत्वा सद्भमकोउन्येद्य रागतस्त परीक्षितुम ॥२७॥। 
दुष्टबा क्रीडन्तमुग्यानेष्यमारूढो नृपात्मजे- । 
काक्पक्षधर साथ सवयोभिमंहाफर्गी ॥२८॥ 
सृत्या वेष्टिताभास्कन्धादस्थात्त:्भयतो खिला । 
बिटपिभ्यों निपत्याशु राजपुतन्रा' पलायता ॥२६ 
बीरोइथादारुह्म भीष्म मात्रक वदरीरमत्‌ ।' 
तत प्रीतो महावीर इत्याख्या तरय सव्यधात्‌ ॥३० 
तरिषष्ठि स्मृति शास्त्रम्‌ पृ. १५४ 
२ सन्मतिः महतिवीर' महावीरोउन्त्यकाइ्यप, । 
ताथान्वय वर्धमान. यत्तीथंमिह साम्पतम्‌ ॥ 
--घनजय ताममाला 


२० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास भाग २ 


मान ने विवाह करने से सवेथा इनकार कर दिया शौर विरक्त होकर तप मे स्थित हो गये।" इससे राजा जितश्षत्रु का 
मनोरथ पूर्ण न हो सका । महावीर के विवाह सम्बन्ध में इवेताम्बरों की मान्यता इस प्रकार है -- 
इवेताम्बर सम्प्रदाय मे महावीर के विवाह सम्बन्ध में दो मान्यताय पाई जाती है - विवाहित और श्रविवा- 
हित । कल्पसूत्र और आवश्यक भाष्य की विवाहित मान्यता है झ्औौर समवायाग सूत्र, ठाणागसूत्र, पउमचरिड 
तथा आवश्यक निर्यक्तिकार द्वितीय भद्रबाहु की अविवाहित मान्यता है। यथा--'एशूणबीसं तित्थयरा पश्रगारबास 
सज्मे वसित्ता सु डे भवित्ता ण श्रगाराशो अ्रणगारियं पव्चइया ।' (समवायाग सूत्र १६ प्र० ३५) 
इस सूत्र में १६ त॑,थंकरों का घर में रह कर शोर भोग भोगकर दीक्षित होना बतलाया गया है। इससे 
स्पष्ट है कि दोष पाच तीर्थड्भूर कुमार अवस्था मे ही दीक्षित हुए है । इसी से टीकाकार अ्रभयदेव सूरि ने अपनी 
वृत्ति में 'गेषास्तु पत्रकुमारभाव एवेत्याहू च' वाक्य के साथ बार शझ्ररिट्वुनेमि' नाम की दो गाथाएँ उद्ध त की है-- 
वीर श्ररिट्रनेसि पासं मल्लि च वासुपुज्ज च। ह 
ए ए मोक्त ण जिणे अ्वसेसा झआसि रायाणों )।२२१ 
रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवंसेसु वि खत्तिश्र कुलेसु । 
न य इच्छियाशिसेया कुमारवासंमि पव्वइया ।|२२२॥। 
- आवश्यक निर्यक्ति पत्र १३६ 
इन गाथाओ में बतलाया गया है कि वीर, अरिप्टनेमि, पाइवंनाथ, मल्लि और वासुपृज्य इन पॉचो को 
छोडकर शेष १६ तीर्थड्डूर राजा हुए थे। ये पाचो तीर्थंकर विशुद्ध वशो, क्षत्रिय कुलो और राजकुलो मे उत्पन्न होने 
पर भी राज्याभिपेक रहित कुमार अवस्था मे ही दीक्षित हुए थे । 
आवश्यक निर्यक्ति की २२६ वी गाथा में उक्त पाच तीर्थंकरों को 'पढमवए पव्वइया' वाक्य द्वारा प्रथम 
अवस्था (कुमार काल) मे दीक्षित होना बतलाया है। उक्त निर्यक्ति की निम्न गाथा मे इस विषय को और भी 
स्पष्ट किया गया है --- 
है गासायारा विसया निसेविया ते कुमारवज्जे हि। 
गासागराइए सु य केसि (सु) विहारो भवे कल्स । २५५ 
ग्रागमोदय समिति से प्रकाशित आवश्यक निर्यक्ति की मलयगिरि टीका में महावीर का नाम छपने से 
रह गया है। इसमें स्पष्ट रूप से बतलाया है कि पाँच कुमार तीर्थद्धुरो को छोड कर शेष ने भोग भोगे है। कुमार 
का अर्थ अविवाहित अवस्था से है। परन्तु कल्पसूत्र की समरवीर राजा कौ पुत्री यशोदा से विवाह सम्बन्ध होने, 
उससे प्रियदर्शना नाम की लडकी के उत्पन्न होने और उसका विवाह जमालि के साथ करने की मान्यता का 
मूलाधार क्या है यह कुछ मालूम नही होता, श्रौर न महावीर के दीक्षित होने से पूर्व एबं पश्चात्‌ यशोदा के शेष 








१ (प्र) भवान्न कि श्र रिक वेत्ति भूपति नृपेन्द्रसिद्धारयकनीयसीपतिसू । 
इम प्रसिद्ध जितशत्रुमाख्यया प्रतापवन्तं जितशत्रुमष्डलम_॥६॥ 
जिनेन्द्रवी रस्य समुझ्भूवोत्सवे तदागत कुण्डपुर सुहृत्पर । 
सुपूजित कुण्डपुरस्थ भूमृता नुपो5१माखण्डलतुल्यविक्रम, ॥७॥ 
यज्ोदयाया सुतया यशोदया पब्ित्रया वीरविवाहमंगलम्‌ । 
प्रनेककन्याप रिवारयारुहत्समी क्षितु तु गमनोरथं तदा ॥८॥ 
स्थिते 5य नाथे तपसि स्वयभुवि प्रजातकंवल्यविशाललोचने । 
जगद्ठिमृत्य विहरत्यपि क्षिति क्षिति विहाय स्थितवास्तपस्ययम्‌ ॥६।। 
४ -- हरिवश पुराण, जिनसेनाचार्य, पं ६६ 
(भरा) पश्राचायं यतिवृष॒भ ने तिलोय पण्णत्ती' की 'वीर' भ्ररिद्वनेमि' नामक गाथा मे वासुपूज्य, मल्लि, नेमिनाथ 
और पाइईनाथ के साथ वद्ध मान की भी प्रव बालयति तीर्थंकरों में गणना को है, जिन्होंने कुमार भ्वस्था में ही दीक्षा ग्रहण की 
चली । इस सम्बन्ध में दिमम्बर सम्प्रदाय की एक ही मान्यता है । 


बैराग्य भौर दीक्षा ११ 


जीवन अथवा उसकी मृत्यु श्रादि के सम्बन्ध मे ही कोई उल्लेख श्वेताम्बरीय साहित्य में उपलब्ध होता है, जिससे 
यह कह्पना भी निष्प्राण एवं निराधार जान पड़ती है कि यशोदा अ््पजीवी थी, और वह भगवान महावीर के 
दीक्षित होने से पूर्व ही दिवमत हो चुकी थी। अत उसको मृत्यु के बाद भगवान महावीर ब्रह्मबारी रहने से ब्रह्म- 
चारी के रूप भे प्रसिद्ध हो गये थे । 
कुमार वर्धमान अपना झात्म-विकास करते हुए जगत का कल्याण करना चाहते थे। इसी कारण 
उन्हे सासारिक भोग और उपभोग अ्ररुचिकर प्रतीत होते थे। वे राज्य-वेभव में पले और रह रहे थे, किन्तु 
बे जल में कमलवत्‌ रहते हुए उसे एक कारागृह ही समझ रहे थे। उनका शअ्रन्त'करण सासारिक भोगाकाक्षाओं 
से विरक्‍्त और लोक-कल्याण को भावना से झोत-प्रोत था । अश्रत विवाह-सम्बन्ध की चर्चा होने पर 
उसे श्रस्वीकार करना समुचित ही था। कुमार वरद्ध मान स्वभावत ही वैराग्यशील थे। उनका ग्रन्तः:करण 
प्रशान्‍्त और दया से भरपूर था, वे दीन-दुखियो के दु खो का अन्त करना चाहते थे। इस समय उनकी श्रवस्था 
२८ वर्ष ७ माह और १२ दिन की हो चुकी थी।" अत ओआत्मोत्कर्ष की भावता निरन्तर बढ रहो थो, जो 
झ्रन्तिम ध्येय की साधिका ही नही, किन्तु उसके मूर्त रूप होने का सच्चा प्रतीक थी। श्रत भगवान महावीर ने 
ह्ादश भावनाओं का चिन्तन करते हुए ससार को श्रनित्य एव श्रशरणादिरूप प्रनतुभव किया। उन्हे सासारिक 
वैभव की अस्थिरता एवं विनद्वरता का स्वरूप प्रतिभासित हो रहा था और अन्त करण की वृत्ति उससे उदासोन 
हो रही थी । भ्रत उन्होने राज्य-विभूति को छोड कर जिन-दीक्षा लेने का दृढ़ सकल्प किया | उनकी लोकोपकारी 
हस भावना का लौकान्तिक देवो ने अभिनन्दन किया। भगवान महावीर चन्द्रप्रभा नाम की शिविका (पालकी) मे 
बैठ कर नगर से बाहर निकले और ज्ञात खण्ड नाम के बन मे मार्गशिर कृष्णा दशमी के दिन अ्रपराण्ह मे जबकि 
चन्द्रमा हस्तोत्तरा नक्षत्र के मध्य मे स्थित था, पष्ठोपवास से दीक्षा ग्रहण की ।* वे सिद्ध परमेष्ठियो को नमस्कार 
कर अशोक व॒क्ष के नीचे शिलासन पर उत्तर दिशा की ओर मुख कर विराजमान-हुए | सर्व बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का 
त्याग कर--बहुमूल्य वस्त्राभूषणो को उतार कर फेक दिया और पच मुष्टियो से झपने केशों का लौच कर 
डाला । इस तरह भगवान महावीर ने दिगम्बर मुद्रा धारण की और प्रात्मध्यान मे तनन्‍्मय हो गए। दीक्षा लेते 
ही उन्हे मन'पर्ययज्ञान उत्पन्त हो गया। उपवास की परिसमाप्ति पर जब वे पारणा के लिए वन से निकले 
गौर विद्याधरों के नगर के समान सुशोभित कुलग्राम की तगरी (वर्तमान कर्मार ग्राम) मे पहुँचे, वहाँ कूल 
नाम के राजा ने भक्तिभाव से उनके दर्शन किये, तीन प्रदक्षिणाएँ दी, और चरणो मे सिर भुका कर नमस्कार 
किया, उनकी पूजा की और मन, वचन काय की शुद्धिपूर्वक नवधाभक्ति से परमान्न (खीर) का झाहार दिया? । 
दान के प्रानुषज्जिक फलस्वरूप उस राजा के घर पचाश्चयों की वर्षा हुई। झ्राहार लेकर वद्धमान पुन. तप में 
स्थित हो गए और आत्म-साधना के लिये कठोर तप का श्राचरण करने लगे। वे निर्जन एवं दुरूह वनो में विहार 
१ मणवयत्तराहमतुल देवकय सेविऊण वासाइ। 

अद्वाजीस सत्त य मासे दिवसे य गारसय ॥। 

झआमिश्िबोहियबुद्धों छट्ट एा य मग्गासीसबहुलाए। 

दसमीए शिक्खतों सुरमहिदों रिक्खमरों पुज्जो ॥ 


“जयधवला भा० १ पृ० ७८ 


२. सानाविधरूपचिता विचित्रकूटोब्छिता मशणिविभूषाम्‌ । 
चम्द्रप्रभाख्य शिविकामा रुह्म पुराद्विनिष्क्रान्त. .८ ॥| 
मागगंशिरकष्णदशमी हस्तोत्त रमध्यमाश्निते सोमे । 
घष्ठेन त्वपराण्हे भवतेन जिन: प्रवद्राज ॥६।॥ 

“-निर्वाण भक्ति पुज्यपाद 


३. देखो उत्तर पुराण पर्व ७४ इलोक ३१८ से ३२१ 


१२ जन धर्म का प्राचीन इतिहासभाग २ 


करके एकान्‍्त स्थान में निर्भय हो योग-साधना करते थे। वे तीन दिन से अधिक एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। 
किन्तु वर्षा ऋतु को विताने के लिए वे चार महीने एक स्थान पर अवश्य ठहरते थे और मौनपूर्वक तप का अनु- 
प्ठान करते थे । वे अट्ठाईस मुलगुणो का बड़ी दृढता से पालन करते थे। इस तपस्वी जीवन मे महावीर ने अनेक 
देशों, नगरो ओर ग्रामों आदि विविध स्थानों मे बिहार कर तप द्वारा आत्म शोधन किया | वे इन्द्रियजयी कपायो 
के रस को सुखाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते थे। ध्यान मे स्थित हो आत्मतत्व का चिन्तन करते थे। वे ध्यान 
में इस तरह स्थित होते थे जेसे कोई पापाण-मूरति स्थित हो । वे हलन-चलन से रहित निष्कम्प मूर्ति हो जाते थे । 


केवलज्ञान 


भगवान महाबीर ने अपने साधु-जीवन मे अनशनादि द्वादइश कठोर दुर्धर एवं दुप्कर तपो का अनुप्ठान 
किया | भयानक हिस्र जीवों से भरी हुई अटवी में विहार किया | डास-मच्छर, शीत, उष्ण और वर्पादिजन्य घोर 
कप्टो को सहा । साथ ही, उपसर्ग-परिषहो को सहन किया परन्तु दूसरों के प्रति अपने चित्त मे जरा भी विक्वृति 
को स्थान नहीं दिया । यह महावीर की महानता और सहनशीलता का उच्च आदर्श है। उन्होंने वारह वर्ष पर्यन्त 
मौनपूर्वक कठोर तपञ्चर्या की। श्रमण महावीर झत्रु-मित्र, सुख-दुख, प्रशसा-निन्दा, लोह-काचन और जीवन- 
मरणादि मे सम भाव को -मोह क्षोभ से रहित वीतराग भाव को--अ्रवलम्बन किये हुये थे ।' वे स्व-पर कत्पना 
रूप श्रहकार ममकारात्मक विकल्पों को जीत चुके थे और निर्भय होकर सिह के समान ग्राम-नगरादि में स्वच्छन्द 
बिचरते थे | महावीर अपने साध-जीवन में वर्षा ऋतु को छोडकर तीन दिन से अधिक एक स्थान पर नही ठहरे। 
उनके मौनी-साध जीवन से भी जनता को विद्येप लाभ पहुँचा था। अनेको को अभयदान मिला, अनेको का उद्धार 
हुआ और अनेक को पथ-प्रदर्शन मिला | मगवान महावीर ने श्रमण अवस्था में श्रावस्ती, कौशाम्बी, बाराणसी, 
राजगृह, नालन्दा, वैशाली झादि नगरो तथा राढ आदि देशों में विहार किया और अपनी योग-साधना मे निष्ठता 
प्राप्त की । कौश्ाम्बी में तो चन्दना की बेडी टूट गई। उसने नवधाभक्ति से उन्हें जो श्राहार दिया, उमसे उसने 
सातिशय पुण्य का सचय किया । उसे सेठानी की कंद से छुटकारा मिला, दु ख का अवसान हुआ । 

यद्यपि श्रमण महावीर के मुनि-जीवन में होते वाले उपसर्गों का दिगम्बर साहित्य में श्वेताम्बर परम्परा 
के साहित्य के समान उल्लेख उपलब्ध नहीं होता, किन्तु पाचवी शताब्दी के आचार्य यतिवृषभ रचित तिलोय 
धण्णत्ती के चतुर्थाधिकार गत १६२० नम्बर की गाथा के निम्न--सत्तम तेवीसतिम तित्थथराण च उवसग्गों' 
वाक्य में सातवे, तेईसवे और अन्तिम तीथकर महावीर के सोपसर्ग होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस- 
से महावीर के सोपसर्ग जीवन का स्पष्ट आभास मिल जाता है। भले ही उनमे कुछ अतिशयोक्ति से काम लिया 
गया हो, परन्तु श्रमण महावीर के सोपसर्ग साधु जीवन से इनकार नही किया जा सकता | उत्तर पुराण में महावीर 
के सोपसर्ग जीवन की घटना का उल्लेख मिलता है। उसमे लिखा है कि-- किसी समय भगवान महावीर भ्रमण 
करते हुए उज्जैनी की अतिमुक्तक स्मशान भूमि में प्रतिमा-योग ध्यान से विराजमान थे। उन्हे देख कर महादेव 
नाम के रुद्र ने अपनी दुष्टता से उनके धंये की परीक्षा लेनी चाही | अत उसने रात्रि के समय अनेक बडे बडे 
वतालो का रूप बनाकर उपसर्ग किया । वे तीक्षण चमडा छील कर एक दूसरे के उदर में प्रदेश करना चाहते थे। 


१. सम-सत्त्‌-बन्धु वग्गो सम-सुह-दुबखों पसस-रिद-समों । 
सम-लोट्ट-कचणों पुण जीविद-मरगणें समो समणो ॥ 


-प्रवचनसार २-४ ९१ 


केवलशान १३ 


बे खोले हुए मुखो से श्रत्यन्त भयकर दीखते थे । इनके भ्रतिरिक्त सर्प, हाथी, सिंह, भ्रग्नि और वायु के साथ भीलो 
की सेना बनाकर उपसर्ग किया । इस तरह पाप का अर्जन करने में निपुण उस रुद्र ने अपनी विद्या के प्रभाव से 
भीषण उपसर्ग किये किन्तु वह उन्हें ध्यान से विचलित करने में समर्थ न हो सका। श्रन्त में उसने उनके मह॒ति 
झौर महावीर नाम रखकर स्तुति की और अपने स्थान को चला गया ।' 
इवेताम्बर सम्प्रदाय की आचाराड् निर्युक्ति मे वद्धेमान को छोड कर शेप २३ तोर्थद्वूरों के तप कर्म 
को निरुपसगे बतल।या है ।* प्रन्य श्वेताम्बरीय ग्रन्थों में भी महावीर के उपसर्ग की अनेक घटनाएं उल्लिखित मिलती 
है, जिनसे स्पष्ट है कि महावीर को अपने साधु-जीवन में झनेक उपसर्ग और परीषहों का सामना करना पडा, परन्तु 
वे उनसे रचमात्र भी विचलित नही हुए, प्रत्युत श्रात्मसहिप्णुता से उनके आत्मप्रभाव में हो अभिवृद्धि हुई और 
लोगो ने उनके अमित साहस और दैये की सराहना की। 
महावीर अपने साधु-जोवन में पच समितियों के साथ मन-वचन-कायरूप तीन गुप्तियों को जीतने-- 
उन्हे वश में करने--ओऔर पचेन्द्रियों को उनके विपयो से निरोध करने तथा कपाय-चक्र को कुशन् मल्‍्ल के समान 
मल-मल कर निष्प्राण एब रस रहित बनाने अथवा कपायो के रस को सुखाने, उनकी शक्ति का निर्बल करते हुए 
क्षीण करने का उपक्ष्म करने हेतु, दर्शन-ज्ञान-चारित्र को स्थिरता से समता एव सयत जीवन व्यतोत करते हुए 
समस्त परद्रव्यों के विकल्पों से शून्य विश्ुुद्ध ग्रात्म स्वरूप मे निश्चल वृुत्ति स अवभाहन करते थे। श्रमण महांवोर 
को इस तरह ग्राम, खेट, करवट, और वन मटम्बादि” अनेक स्थानों में मौनपूर्वक उम्रोग्र तपृश्चरणा का अनुष्ठान एव 
झाचरण करते हुए बारह वर्ष, पाच महीने ग्रोर पन्द्रह दिन का समय व्यतोत हो गया” । उन्हें इन बारह वर्षो के 
समय में बारह चातुर्मासो मे चार चार महीने एक एक स्थान पर रहना पड़ा, परन्तु अपनी मौन वृत्ति क कारण 
उन्होंने कभी किसी से सभाषण तक नही किया श्रोर न किसी को उपदेशादि द्वारा हो तुष्ट किया । उपसर्ग और 
परीपहो क कठिन झवसरो पर भी समभाव का आश्रय लिया । महातीर का साधु-जीवन कप्टसहिष्ण और 


१ देखो, उत्तर पुराणा पर्न ७४ इलोक ३३१ से ३३६ 
२ सत्वेसि तवो कम्म निरुवसग्ग तु वण्णिय जिणाशणश । 
नवर त बड्ढमाणास्स सोवसग्ग मुगेयब्व ॥२७६।॥ 
आचाराग नियु क्ति 
प्राम पुर खेट करेंट सटबंधोबाकरान्प्रविजहु।र । 
उप्रेस्तपो विधानेददिशवर्षाण्पम रपुज्य ॥१ ०॥। निर्वाणभक्ति 
(क) इेताम्बर सम्प्रदाय मे ग्रामतौर पर तीथ्थंकरों के मौनपूर्वके तप्रश्चरण का विधान नहीं है किन्तु उनके यहाँ जहा 
तहाँ वर्षावास में चौमासा बिताने झौर छु्चस्थ अवस्था में उपद्देशादि रवय देने अथत्रा यक्षादि के द्वारा दिलाने का उल्लेख पाया जाता 
है। परन्तु भाचाराज़ सूत्र के टीकाकार घीलाक ने साधिक बारदू वर्ष तक मौनपूर्वक ततइचरण करने का दिगम्बर परम्परा के 
समान ही विधान किया है। वे वाक्य इस प्रकार है -- 
“नानाविधाभितपतों घोरान परीषहोपसर्गानपि सहमानों महासत्वतया स्लेच्छानप्युपशमन नयन द्वादशवर्षारि साधथि- 
कामि छुदमस्थों मौनव्ती तपदचचार । -- (आचाराज़ू सूत्रवत्ति पृू० २७३ ) 
ग्राचाये शीलाक के इस उल्लेख पर से श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे भी तीयंक्र महावीर के मौनपू्वंक तपद्चरण का विधान 
होने से छद॒मस्थ भ्रवस्था में उपदेशादि की कल्पना निरथंक जान पड़ती है। 
घबलाटीका मे महावीर के तपश्चरण का काल बारह वर्ष साढ़े पाष महीना बतलाया है--- 
गमइय छदुमत्वत्त बारसवासारि! पत्र सासेय । 
पणणारस दिखारिय य तिरयण सुद्धो महाबीरो ॥। 
-“ धवला में उद्धत प्राबोन गाया 


श्ड जैन धर्म का प्राच्षीन इतिहास 


सयम की निर्दोष चर्या से देदीप्यमान रहा है । 

इस तरह महावीर अन्‍्तर्बाह्य तपो के श्रनुष्ठान द्वारा आ्रात्म-शुद्धि करते हुए जुम्भमिक” ग्राम के समीप प्राये, 
झौर ऋजुकला नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे बैठ गये । वैशाख शुक्ला दशमी को तीसरे पहर के समय जब वे एक 
शिला पर षष्ठोपवास से युक्त होकर क्षपक श्रणी पर आरूढ थे, उस समय चन्द्रमा हस्तोत्तर नक्षत्र के मध्य मे स्थित 
था । भगवान महावीर ने ध्यानरूपी अग्नि के द्वारा ज्ञानावरणादि घाति-कर्ं-मल को दग्ध किया भर स्वाभाविक 
ब्रात्म-गमुणी का विकास किया और कंवलज्ञान या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया'। जिस समय भगवान महावीर ने मोह 
कर्म का विनाश किया, उसके अनन्‍्तर वे कंवलज्ञान, केवल दर्शन श्ौर अनन्तवीये युक्त होकर सर्वज्ञ और सबेदर्शी 
हो गए तथा वे सयोगी जिन कहलाये । ऐसा नियम है कि सयोगी जिन प्रति समय असख्यात ग्रुणित श्रेणी से 
कर्म प्रदेशाग्र की निर्जेरा करते हुए । धर्म रूप तीर्थ-प्रवतेन के लिये यथोचित धर्म-क्षेत्र मे महाविभूति के साथ) 
विहार करते है? । 

कंवलज्ञान होने पर उन्हे ससार के सभो पदार्थ युगपत्‌ (एक साथ) प्रतिभासित होने लगे और इस 
तरह भगवान महाबीर सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होकर अहिसा की पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। उनके समीप जाति 
विरोधी जीव भी अपना वर-विरोध छोडकर शानन्‍्त हो जाते थे।* उनकी अहिसा विश्वगान्ति श्र वास्तविक 














१ जमुई या ज भक ग्राम वज्रभूमि में है। जो राजगिर से लगभग ३० मील झौर भरिया से सवासों मील के लगभग 
दूरी पर स्थित है। ऋजुकूला नदी का सस्कृत नाम ऋष्यकूला' है। इसी जृम्भक ग्राम के दक्षिण मे लगभग चार पांच मील की दूरी 
पर 'केवली' नाम का एक गाव है। इस ग्राम के पास बहने वाली नदी का नाम भ्रजन है। सभव है, उक्त कैवली ग्राम भगवान 
महाबीर के केवलज्ञान का स्थान हो । बैशाख शुक्ला दशमी के दिन वहाँ मेला भरता है, जो भगवान महावीर के केवलज्ञान की 
तिथि है । जयधवला में जुम्भक ग्राम के बाहर का निकटवर्ती प्रदेश महायोर के केवलज्ञान का स्थान बतलाया है | जैसा कि-- 
बइमाह जोण्हपक्ख-दसमीए उजुऋूलणंदी तोरे जभियगाम्रिस्स वाहि छट्टीववासेश सिलावट्ट शआादावेतेश अ्रवरण्हे पाद छायाए 
केवलणाणमुप्पाइद । (जयघव ० पु० १ पृ० ७६) 

२ (प्र) वइसाह सुद्धदसमी माघा रिक्खस्मि वीरगाहरस। 
ऋजुकूलणादीतीरे प्रवरण्हे केवल णशाण ।। तिलो० प० 
(भरा) ऋजुकलायास्तीरे दालद्र मसश्रिते शिलापडू | 
श्रपराण्हे पष्ठेतारिथतस्यथ खलू ज्‌ भिका ग्रामे ॥ 
वेशाखसितदशम्या हस्तोत्तरमध्यमाशिते चन्द्र ॥ नि० भ० 
(६) उजुकूलणदीतीरे ज़भियगामे वहि सिलाबटटू । 
छट् णादावेते ग्रवरण्हे पाद छायाए ॥ 
बइसाह़ जोण्डपक्खे दसमीए खबगसेदिमारूढो । 
ह॒तूण घाइकम्म केवलणाण समावश्णां ॥ (जय ध० पु० १ पृ० ८०) 
(ई) हरिवशपुराण २।५७-५६। 
(3) उत्तर पुराण पर्व ७४ इलोक ३४८ से ३५२ 
३ तदों अणवर केवलशारण-दर्मशा वीरियजुत्तो जिशो केव्ली सब्वण्ह्ू सव्वदरिसी भवदि सजोगिजिणो त्ति भण्णइ॥ 
असखेज्ज गुगगाए सेढीए पदेसग्ग शिज्जरे माशो विहरदित्ति । 
कसाय पा० चुण्णिसुत्त १५७१, १५७२ पृ० ८६६ 
भगवान महावीर की सर्वज्ञता और सर्वदर्शित्व की चर्चा उस समय लोक मे विश्नूत थी । यह बात बौद्ध त्रिपिटकों से 
प्रकट है --- 
देखो, मज्किमनिकाय के चूल-दुबख बखन्ध सुत्तत्त पु० ५६ तथा म० नि० के चूल सकुलु दायी सुत्तन्त पु० ३१८ 
४ प्रहिसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौं वरत्याग: । 
--पातंजलि योगसूत्रम्‌ ३५ 


केवसभान १५ 


स्वतंत्रता की प्रतीक है। इसीलिये आचाये समन्तभद्र ने उसे परम ब्रह्म कहा है* । 

केवलज्ञान होने पर इन्द्रादिकदेव उनके कंक्लज्ञान का कल्याणक मनाने के लिये आये और उन्होने 
भगवान महावीर के केवलज्ञान कल्याणक की पूजा की । परन्तु उस समय उनकी दिव्यध्वनि नहीं खिरो--उनका 
चर्मोपदेश नही हुभा । 

धर्मोपदेश न होने का कारण--क्षायोपशमिक ज्ञान के नष्ट हो जाने पर श्रनन्त रूप कवलज्ञान के उत्पन्न 
होने पर नौ प्रकार के पदार्थों से गर्भित दिव्यध्वनि सूत्रार्थ का प्रतिपादन करती है। किन्तु भगवान महावीर 
को केवलज्ञान होने के पश्चात्‌ ६६ दिन तक गणधर क॑ अभाव में धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन नही हुआ । उनकी वाणी 
नही खिरी ।* 

सौधरम इन्द्र ने गणधर को तत्काल उपस्थित क्यो नही किया ? इस प्रदन के उत्तर में कहा गया है कि काल 
लब्धि के बिना सौधमं इन्द्र गणधर को कंसे उपस्थित कर सकता था । उस समय उसमे गणधर को उपस्थित करने की 
सामर्थ्य नही थी, क्योकि जिसने जिनके पादमूल मे महात्रत स्वीकार किया है ऐसे व्यक्ति को छोडकर अन्य के निमित्त 
से दिव्यथ्वनि नहीं खिरती । ऐसा उसका स्वभाव है? । ; 

सौधर्म इन्द्र को जब यह ज्ञात हुआ कि गणधर के अभाव मे धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन नहीं हुआ, तब उसने' 
उपयुक्त पात्र के भ्रन्वेषण करने का प्रयत्न किया । उसका ध्यान इन्द्रभूति की श्रोर गया श्रौर वह तत्काल वृद्ध ब्राह्मण 
का वेष बनाकर इन्द्रभूति के पास पहुँचा | श्रभवादन के पश्चात्‌ बोला--विद्वन्‌ ! मेरे गुरु ने मुझे एक गाथा सिखाई 
थी, उस गाथा का अर्थ मेरी समझ में अच्छी तरह से नही श्रा रहा है। मेरे गुरु इस समय मौन घारण किये हुए है । 
गत. कृपाकर आप ही इसका अर्थ समझा दीजिये। उत्तर मे इन्द्रभूति ने कहा--मैं तुम्हे गाथा का अर्थ इस शर्त पर 
समभा सकता हूं कि उस गाथा का प्रर्थ समझ जाने पर तुम मेरे शिष्य बन जाझ्रोगे। देवराज ने इन्द्रभूति की शर्ते 
सहर्ष स्वीकार कर ली भौर उसने इन्द्रभूति के सामने गाथा पढ़ी । 

पचेव प्रत्थिकाया छज्जीवणिकाया महृव्यया पंच। 
झट्टय पवरयणमादा सहेउश्नो बंध-मोक्‍्खो य।। 

“ धवला. पु० & पृ० १२६ 


१ भ्रहिसा भूताना जगति विदित ब्रह्मपर म । 
न सा तत्रारम्भो5 स्त्यण॒रवि च यत्राश्रमविधौ। 
ततस्तत्सिद्धयर्थ परम करुणो ग्रथमुभय, 
अवानेवाउत्याक्षीस्न च विकृतवेषोपधिरत, । 
--वृहत्स्वय भूस्तोत्र 
२ इेताम्बर सम्प्रदाय मे ऐसी मान्यता है कि जू भक ग्राम को ऋजुकूला नदी के किनारे जब भगवान महावीर को 
केवलशञान हुआ, तब देवता गणों ने झ्राकर उनकी पूजा की । ज्ञान की महिमा की | देवताझो ने समवसरण की रचना की, किन्तु 
प्रथम देशना का परिणाम विरति-ग्रहण की दृष्टि से शून्य रहा । प्रथम समवसररा मे भगवान महावीर की वाणी नहीं खिरी । इस- 
लिए उस दिन धमंतीर्थ का प्रवर्तन न हो सका । भ्रावश्यक नियु क्ति गाथा २३८ के अनुसार केवलज्ञान उत्पन्म होने पर महावीर 
रात्रि में हो मध्यमा के महासेन वन नामक उद्यान में चले गए। टीकाकार मलयगिरि के अनुसार ऋजुकला से १२ योजन दूर 
मध्यमः नगरी के महासेल वन में श्राये और वहाँ सोमिल ब्राह्मण के यज्ञ मे आये हुए ११ उपाध्यायों को उनके शिष्यों के साथ दीक्षित 
किया । जे महावीर के ११ गणधर हुए । 
३. केवलणारो समुप्पण्णे वि तत्य तित्थाणुप्पली दो। दिव्वज्कुणीए किमट्ठ तत्थापउत्ती ? 'गश्िदाभावादों । 
सोहम्मिदेश तक्खणें चेब गशिदों किण्ण होइदों ” काललद्धीए विणा भ्रसहायस्स देविदस्स तड़ढो- 
यणसत्तीए  श्रभावादो । सगपादमुलस्मि पड़िवष्णमहव्वयय मोत्तरा भण्णमुहिसिय दिव्वज्कु- 
शी किण्ण पयट्टदे” साहावियादों। णा व सहायो परपज्जणियोगारहो, भ्रव्ववत्यावत्तीदों। 
“पवला० पु० €| १० १२१ 


१६ जन धर्म का प्राचीन इतिहास भाग २ 


इन्द्रभूति गाथा को सुनते तथा पढ़ते ही भ्रसमजस में पड गया। उसकी समझ में नहीं श्राया कि पाच 
अस्तिकाय, पट जीवनिकाय और अप्ट प्रवचन मात्राए कौन-सी है ” 'छज्जीवणिकाया' पद से वह श्र भी विस्मित 
हुआ, जीवों के छह निकाय कौन से है ? क्योंकि जीव के अरितित्व के सम्बन्ध में उसका मन पहले से ही शंकाशील बना 
हुआ था। इन्द्रभूति ने अपने विचार प्रवाह को रोकते हुए उस आगस्तुक से कहा--तुम मुझे श्रपने गुरु के पास ले 
चलो, उनके सामने ही मैं इस गाथा का अर्थ समभाऊंगा । इन्द्र अपने श्रभीष्ट अर्थ को सिद्ध होता देख बडा प्रसन्न 
हुआ और वह इन्द्रभूति को उसके भाइयों झौर उनके पाँच-पाँच सौ शिष्यो को साथ लेकर महावीर के समवसरण में 
पहुँचा । 


वीर-दासन 


छयासठ दिन तक मौन से विहार करते हुए वर्द्धमान जिनेन्द्र राजगृह के प्रसिद्ध भूधर विपुलगिरि पर 

पधारे । जिस तरह सूर्य उदयाचल पर प्रारूढ होता है, उसी प्रकार वद्धमान जिनेन्द्र भव्य लोगो को प्रब॒ुद्ध करने 
के लिए विपुल लक्ष्मी के धारक विपुलाचल पर आरूढ हुए! । वद्धंमान जिनेन्द्र के आ्रागमन का वृत्तान्त अवगत कर 
सुर-असुरादि सपरिकर पधारे और उन्होंने एक योजन विस्तार वाले समवसरण की रचना की, जो कोटो, द्वारो, 
गोपुरो, अप्टमगल द्र॒व्यो, ध्वजाओं, मानरतम्भो, स्तूपों, महावनों, वापिकाओ, कमल समूही और लता गृहों से अल कृत 
था और जिसमे बारह प्रकोष्ठ या विभाग बने हुए थे। समबसरण की देवोपुनोत रचना प्रत्यन्त सम्मोहक श्रौर 
प्रभावक थी । उसकी महिमा अदभुत थी। समवसरण की यह खास विशेषता थी कि उस समवसरण सभा मे देव 
विद्याधर, मनुष्य और तिर्यचादि पद्चु सभी जीव अपने-अपने विभाग में शान्तभाव से बेठे हुए थे ओर भगवान महावीर' 
उसमे आठ प्रानिहायों ओर चौतीस अतिशया से सयुक्त विराजमान थे । उनकी निविकार प्रशान्‍्त मुद्रा प्राकृतिक 
आ्रादर्णरूप की जनक थी | वे अहिसा की पूर्ण प्रतिष्ठा को पाकर परमत्रह्म परमात्मा बन गए थे । शत उनकी अहिसा 
को पूर्ण प्रतिष्ठा क॑ प्रभाव से जाति-विरोधी जीवो का पररपर में कपायरूप विष धुल गया था। उनकी मोह-क्षोभ 
रहित वीतशग मुद्रा अत्यन्त प्रभावक थी । इसी से विरोधों जीवा पर उसका अमित प्रभाव अकित था। जनता 
ने जाति विरोधी जीवों का विपुलगिरि पर एकत्र मिलाप देखा, उसमें देव और मनुष्यों के अतिरिक्त सिह-हिरण, 
सर्प-तकुल, ओर चूहा-बिल्ली आदि विरोधो जीव भी शान्तभाव से बैठे थे | उन्हे देखकर उनके श्राइचर्य का ठिकाना 
न रहा । वे बार-बार कहने लगे कि यह सब उस क्षीणमोही विगतकल्मप, योगीन्द्र महावीर का ही प्रभाव है। जैसा 
कि सस्कृत के निम्न प्राचीन पद्म से स्पष्ट है. -- 

सारगी सिहजञाव स्प्शति सुतधिया नन्दविनी व्याप्रपोत । 

सार्जारी हुंसबालं प्रणयपरवशाकेकिकान्ता भुजंगोम्‌ । 

वेराष्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोडन्ये त्यजन्ति, 

शक्षित्वा साम्येकरूढ प्रशमितकलुषं योगिनं क्षीणमोहम्‌ 


७. ना, लय अिनभ-+- 6 न-ल न ञओन अनिननन-++ “न “>2+3-०-+००५०००७ ०५. वन» ७-५७थ3ममम ८ ५७->2५०++५माओ बन जन कनन--- 9-3० 35०) .3. थनि--नरिनानन के “ं+ज-- 23-3००-७०-म४०-०अजन+कलभकक, 


१ चटबष्टि दिवसान्‌ भूतों मौनेन बिहरनू विभु । ! 
आजगाम जगर्व्यात जिनों राजगृह पुरम्‌ ॥ ६१ 
आऊरोह गिरि तत्न विपुल विपुलश्रियम्‌ । 
प्रेबोधार्थ स लोकाना भानुमानुदय यथा ।। ६२ ॥ हरिबश पु० २। ६१, ६२ 
२. प्रातिहायेंयु तोउष्टाभिश्नतुम्त्रिशन्महाद्भुते । 
तत्र देबेवू तोएभासीज्जिनव्चन्द्र इव ग्रहै ॥--हरिवश पुराण २॥ १६७ 


बीर शासन १७ 


समवसरण की महत्ता और प्रभुता को देखकर ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जो प्रभावित हुए बिना न रहता । 
उनका छतन्नश्रय तीन लोक की प्रभुत्ता को व्यक्त कर रहा था। सौधमं झ्लौर ईशान इन्द्र चमर ढोल रहे थे, और 
शेष इन्द्र जय-जय शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। फिर भी भगवान वद्धंमान उस विभूति से चार अगुल ऊपर श्रन्त- 
रिक्ष में विराजमान थे। वे उस विभूति से अत्यन्त निस्पृह दिखाई दे रहे थे। उनकी यह निस्पृहता आत्म-बोध और 
वेराग्य की जनक थी । 
इन्द्रभूति ने भाइयो श्रौर शिष्यो के साथ समवसरण को महत्ता का भ्रवलोकन किया । उसे अपनी विद्या 
का बडा प्रभिमान था। वह अपने सामने किसी दूसरे को विद्वान्‌ मानने के लिए तेयार न था । किन्तु जब बह समव- 
सरण में प्रविष्ट हुआ, तब मानस्तम्भ देखते ही उसका सब अभिमान गल गया झौर मन मार्दव भावना से ओतप्रोत 
हो गया । मन में भगवान के प्रति आदर भाव जागृत हुआ । और आन्‍्तरिक विशुद्धि के साथ वह समवसरण के भीतर 
प्रविष्ट हुआ । उसने दिव्यात्मा महावीर को देखते ही भक्ति से नमस्कार किया, तोन प्रदक्षिणाएं दी, उस समय 
उसका अन्त करण विशुद्धि से भर रहा था। आन्तरिक वेराग्य भावना ने उसे प्रेरित किया, और उसने पाँच मुट्ठियों 
से अपने केशों का लोच किया और वस्त्राभूषण के त्यागपूर्वक अपने भाइयों और पाँच-पाँच सो शिष्यो के साथ समम 
धारण किया! ---यथा जात दिगम्बर मुद्रा धारण की और बह गौतम गोत्री इन्द्रभूति भगवान महावीर का प्रथम 
गणधर बना, श्ौर अग्निभूति वायुभूति भी गणघर पद से अलकृत हुए। दीक्षा लेते ही इन्द्रभूति मति, श्रुत, अवधि 
और मन पर्ययरूप ज्ञानचतुप्टय से भूपित हुए। उनका जीव-विषयक सन्देह भी दूर हो गया, और तपोबल से 
उन्हे अनेक ऋद्धिया (विशेष वाक्तियों) प्राप्त हुई । वे अणिमादि सप्त ऋद्धिसम्पन्न सप्त भय रहित, पचेन्द्रिय- 
विजयी, परीपह सहिप्ण, और पट्‌ जीव निकाय के सरक्षक थे। वे प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और 
द्रव्यानुयोग रूप चार वेदो मे अथवा साम, ऋक, यजु और अथर्व वेदादि में पारगत तथा विशुद्ध शील से सम्पन्न थे। 
भावश्रतरूप पर्माय से बुद्धि की परिपकवता को प्राप्त इन्द्रभूति गणघर ने एक मुह॒र्त मे बारह भ्रग श्रौर चौदह पूर्वों 
की रचना की । जँसा कि तिलोय पण्णत्ती की निम्न गाथाश्रो से प्रकट है -- 
“(बिमले गोदमगोत्त जादेण इदभूदि णामेण । 
चउवेदपारगेण. सिस्सेण विसुद्धसीलेण ।। 
भावसुदपज्जयेहि परिणदमयिणा झ वारसगाण । 
चोहस पुब्बाण तहा एक्कमुहुत्तेण विरचिणा विहिंदों ॥| ->तिलों० प० १४३८-७६ 
इन्द्रभूति को भगवान महावीर के सान्निध्य से तथा विश्युद्धि और तपोबल से ऐसी अपूर्व सामथ्य॑ प्राप्त हुई, 
जिससे उन्हे सर्वार्थर्सिद्ध के देवो से भी अनन्तगुणा बल प्राप्त था, जो एक मुहूर्त में बारह श्रगो के श्र्थ और द्वाद- 
शागरूप ग्रन्थों के स्मरण तथा पाठ करने में समर्थ थे, श्रोर अमृताख्रव आदि ऋद्धियों के बल से हस्तपुट में गिरे हुए 
सब आहारो को वे श्रमृत रूप से परिणमाने में समर्थ थे तथा महातप गुण से कल्प वृक्ष के समान, एवं श्रक्षीण महानस 
लब्धि के वन से अपने हाथो में गिरे हुए झाहारो की श्रक्षयता के उत्पादक थे अधघोरतपकऋद्धि के माहात्म्य से जीवो के 
मन, वचन भर कायगत समस्त कप्टो को दूर करने वाले, सम्पूर्ण विद्याश्रों के द्वारा जिनके चरण सेवित थे। 
झ्राकाश चारण गुण से सब जीव समूहो की रक्षा करने वाले, वचन एवं मन से समस्त पदार्थों के सम्पादन करने मे 
समथथे, अ्रणिमादि झाठ गृणों के द्वारा सब देव समृहो को जीतने वाले, और परोपदेश के ब्रिना अक्षर झ्नक्षर रूप सब 
भाषाओं में कुशल गणधर देव ग्न्थकर्ता है । ऐसी दिव्य शक्तियों के धारक गणधर इन्द्रभूति भगवान महावीर के प्रथम 
गणधर बनें । और उनके दोनो भाई भी गणधर पद से अलक्ृत हुए । इ्वेताम्बरीय आवश्यक नियुक्ति में भी सभी 
गणधघरो को द्वादश अग और चौदह पूर्वो का घारक बतलाया है, भगवान महावीर के ग्यारह गणधर थे, जिनका 


परिचय श्रागे दिया गया है । 


अनिल नन+ ++.+- 





१ प्रत्येक सहिता सर्वे शिष्याणा पश्चभि शर्ते । 
त्यक्ताम्बरादिसम्बन्धा सयम प्रतिपेदिरे ॥ (हरिवश पु० २६६) 
२. धवला पु० € पृ० १र८ 


श्८ जैन घ॒र्मं का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


मगधनरेश बिम्बसार (श्रेणिक) ने वनपाल से जब यह सुना कि विपुलाचल पर भगवान महावीर का 
समवसरण आया है, तव उसने सिहासन से उठकर सात पैड चलकर भगवान को परोक्ष नमस्कार किया । और नगर 
मे महावीर के दर्शन को जाने के लिए डोडी पिटवाई | वह स्वय वेभव के तथा अपनी रानी चेलना के साथ विपुला- 
चल के समीप आया । तब समवसरण के दुष्टिगोचर होते ही समस्त वैभव को छोडकर रानी के साथ समवसरण में 
प्रविष्ट हो गया | श्रेणिक ने भगवान की बदना कर तीन प्रदक्षिणाए दी, और गदगद हो भक्तिभाव से उतकी स्तुति 
की ओर स्तवन करत हुए कहा कि >हे नाथ मुझ अज्ञानी ने हिसा, कूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के 
सचय में श्रारभादि द्वारा घार पाप किये हे । ओर तो क्‍या मुझ मिथ्यादृष्टि पापी ने मुनिराज का वध करने मे बडा 
आनन्द माना था, उन पर मेने बहुत उपगर्ग किया था, जिससे मैने नरक ले जाने वाले नरकायु कर्म का बन्ध किया, 
जो छूट नहीं सकता । आपकी बीतराग मुद्रा का दर्शन कर आज मेरे दोनो नेत्र सफल हो गए । अब मुर्भे विश्वास हो 
गया है कि मै इस ससार समुद्र से पार हो जाऊँगा। हे भगवन्‌ ! आपके दर्शन से मुझे अत्यन्त शान्ति मिलो है। 
प्रापत्रे दशन से मुर्के ऐसी सामथ्य प्राप्त हो, जो मैं इस दुस्तर भवसागर से पार हो सरक । इस तरह वह भगवान 
महाबीर का स्तवन कर मनुप्यों के कोठे में बेंठ गया, और उपदेशामत का पान किया। विम्बसार भगवान के असा- 
धारण व्यक्तित्व से प्रभावित ही नहीं हुआ , किन्तु उसने उन्हे लोक का झ्कारण बन्धु समझा । उसका हृदय आनन्द 
से छलछला रहा था। ऐसा ग्रानन्द ओर शान्ति उसे अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई थी । उनके दर्शन से उसके 
हृदय में जो बिशुद्धि ओर प्रसन्नता बढ़ी, उसका कारण केवल वीतराग प्रभु का दर्शन है । 

; उसी दिन बेशालो के राजा चेटक की पुत्री चन्दना ने दीक्षा ली और वह आ्िकाओं की प्रमुख गणिनी 
हुई" । उस समय अनेक राजा, राजपुत्रों तथा सामान्य जनो ने महात्रीर की देशना से प्रभावित होकर यथाजात 
मुद्रा धारण की। अनेकों ने श्वावकादि के ब्रत धारण किये। राजा श्रेणिक के अक्र, वारिपण, अ्भयकुमार और 
मेघकुमार आदि पुत्रा ने राज वेभव का परित्याग कर दीक्षा ली ओर तपश्चरण द्वारा आ्रात्म-साधना को झ्रौर उनकी 
माताओं ने तथा अन्त पर को स्थत्रियों ने सम्यर्दर्गन, झील, दान, प्रोपध और पूजन का नियम लेकर जिजगदुगुर 
वर्दधमान जिनेन्द्र को नमस्कार किया ओर ब्रतादि का ग्रनुप्ठान कर जीवन सफल बनाया । 

श्रावण कृष्णा प्रतिषदा का प्रात काल सूर्यदिय के समय अ्रनिजित नक्षत्र, और रुद्र मुहूर्त मे भगवान महार्व।र 
की प्रथम धमंदेशना हुई । वह वर्ष का प्रथम मास, प्रथम पक्ष ओर युग की आझादि का प्रथम दिवस था, जिसमे 
भगवान महावीर के सबोदिय ताथ की घारा प्रवाहित हुई । भगवान महावीर ने इस पावन तिथि मे समस्त सशयो 
की छेदक, दुन्दुभि शब्द क समान गम्भीर और एक योजन तक विरतृत हाने वाली दिव्य ध्वनि के द्वारा शासन 
की परम्परा चलात के लिए उपदेश दिया । महावीर का यह धर्मोपदेश एक योजन के भीतर दूर या समीप 





१ सता चाकराजस्य कुमारी चन्दना तदा । 

धौतेकाम्थरसवीता जातार्याणा पुर सरी ॥ >हेरिवज्ञ पु० २-७० 
० वासश्स पद्म मास सावसा सगामम्मि बहुलपडिवाए । 

अभिजीगाक्वत्तमस्मि ये उप्पत्ती धम्मतित्थस्स ॥ 

साव॒णबहले पार्डिवरुहमुहुले सहोदये रविस्तो । 

अभिजस्स पढमजोए जुगम्स आदी दमस्स पुढ ।। 

“5तिनों० प० १-६६, ७० 

३ स्‌ दिव्यध्वनिना विव्वसशयच्छेदिना जिन । 

दुन्दुभिध्व निधीरेण योजनान्तरयायिना ॥। 

श्रावशस्यथासिते पक्ष नक्षत्रेशमिजिनति प्रभु । 

प्रतिपयक्षि पूर्वाण्हे शासनार्थमुदाहरत्‌ ॥ 

--हँरिव्ण पु० २।६०-६१ 


बीर शासन १६ 


बेठे हुए देव-देवांगनाश्रो, मनुष्य, स्त्रियो, तिर्यचों तथा नाना देश सम्बन्धी सज्ञी जीवी की ग्रक्षर अ्रनक्षर रूप श्रठारह 
महा भाषा और सात सी लघुभाषाओ मे परिणत हुआ था। तालु, ओष्ठ, दन्‍्त, और कण्ठ के हलन-चलन रूप व्यापार 
से रहित, तथा न्यूनाधिकता से रहित मधुर, मनोहर और विशद रूप भाषा के अ्रतिशयो से युक्त एक ही समय में भव्य 
जीवो को आनन्दकारक उपदेश हुआ । उससे समस्त जीवों का सशय दूर हो गया, क्योकि भगवान महावीर राग- 
ठेंष और भय से रहित थे। भवतवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी देवो के द्वारा तथा नारायण, बलभद्र, विद्याधर, 
चक्रवर्ती, मनुष्य, तियंच और अन्य ऋषि महर्षियों के द्वारा जिनके चरण पूजित है ऐसे भगवान महावीर अ्र्थागम 
के कर्ता हुए" और गणवर इन्द्रभति ग्रन्थ कर्ता हुए । 

महावीर ने अ्रपनी देशना में बताया कि घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी जीव से नहीं । यदि उस पर घृणा 
की गई तो फिर उसका उत्थान होना कठिन है। उस पर तो दयाभाव रखकर उसकी भूल सुाकर प्रेम भाव से 
उसके उत्थान का प्रयत्न करना ही श्रेयस्कर है। वीरशासन मे शूद्रो और स्त्रियों को अपनी योग्यतानुसार आत्म- 
साधन का अधिकार मिला । महावीर ने अपने सघ में सबसे पहले स्त्रियों को दीक्षित क्या और चन्दता उन सब 
ग्रायिकाशो की गणिनी बनी | महावीर के शासन की महत्ता का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय 
के बडे-बरडे राजा गण, युवराज, मत्री, सेठ, साहकार आदि सभी ने अपने-अपने वैभव का जी्ण तृण के समान परि- 
त्याग किया और महावीर के सघ में दोक्षित हुए, तथा ऋषिगिरि पर कठोर तपदइचर्या द्वारा आात्म-साधना कर मुक्ति 
के पात्र बने । उनमे राजा उद्यायन आदि का नाम खासतौर से उल्लेखनीय है। राजा उद्दायन की रानी प्रभावती, 
चेटक की पुत्री ज्येठा, और राजा उदयन की माता मृगावती तथा अन्य नारियाँ भी दीक्षा लेकर श्रात्म-हित की 
साधिका हुई । उस समय महावीर के सघ में चौदह हजार मुनि, चन्दनादि बत्तोस हजार आ्रायिकाए, एक लाख 
श्रावक, और तीन लाख श्राविकाएँ, असख्यात देव-देवियाँ, तथा सख्यात तिर्यंचों की झ्वस्थिति थी । महावीर का यह्‌ 
शासन सर्वोदयतीर्थ के रूप में लोक में प्रसिद्ध हुआ । यह शासन ससार के समस्त प्राणियों को ससार-समुद्र से तारने 
के लिए घाट अथवा मागे स्वरूप है, उसका आश्रय लेकर ससार के सभी जीव आत्म-विकास कर सकते है। यह सबके 
उदय, अभ्युदय, उत्कर्ष एवं उन्नति में झथवा आत्मा के पूर्ण विकास मे सहायक है। यह शासनतीर्थ ससार के सभी 
प्राणियों की उन्नति का द्योतक है। 

महाबीर के इस शासनतीर्थ मे एकान्त के किसी कदाग्रह को स्थान नही है। इसमे सभी एकान्त के विषय 
प्रवाह को पचाने की शक्ति है- क्षमता है। यह शासन स्याद्वाद के समुन्नत सिद्धान्त से अलकृत है, इसमे समता और 
उदारता का रस भरा हुआ है। वस्तुतत्त्व मे एकान्त की कल्पना स्व-पर के वर का कारण है, उससे न अपना ही हित 
होता है और न दूसरे का ही हो सकता है। वह तो सर्वथा एकान्त के आग्रह में भ्रनुरक्त हुआ वस्तु तत्त्व से दूर 
रहता है। 
महावीर का यह शासन अहिसा अश्रथवा दया से ओत-प्रोत है। इसके आचार-व्यवहार में दूसरों को दु'खो- 
त्पादन की श्रभिलाषा रूप अमंत्री भावना का प्रवेश भी नही है। पाच इन्द्रियों के दमन के लिए इसमें सयम का 
विधान किया गया है, इसमे प्रेम और वान्सल्य की शिक्षा दी गई है, यह मानवता का सच्चा हामी है। अपने 
विपक्षियों के प्रति जिसमे रागद्वेंष की तरग नहीं उठती है, जो सहिष्णु तथा क्षमाशोल है ऐसा यह वीरशासन ही 
सर्वोदिय तीर्थ है। उसी में विश्व-बन्धुत्व की लोककल्याणकारी भावना अन्तर्निहित है। भगवान महावीर के सिद्धात 
गम्भीर और समुदार है, वे मेत्री, प्रमोद, कारुण्य श्लौर मध्यस्थ की भावना से प्रोत-प्रोत है। उनसे मानव जीवन 
के विकास का खास सम्बन्ध है। उनके नाम है अहिसा, अनेकान्त या स्याद्वाद, स्वतन्त्रता श्रौर अपरिग्रह। ये सभी 
सिद्धान्त बडे ही मुल्यवान है क्योंकि उनका मूल अहिसा है । 

इस तरह भगवान महावीर ने ३० वर्ष के लगभग शर्थात्‌ २६ वर्ष ५ महीने और २० दिन के केवली जीवन 
मे काशी, कोशल, वत्स, चपा, पांचाल, मगध, राजगृह, वैशाली, भ्रग, बंग, कलिग, ताम्रलिप्ति, सौराष्ट्र, मिथिला, 


०००. “+++ ०० ५-3०>3००७-०म-न-+काननमक 





१ देखो, तिलोय पण्णात्ती १६० से ६४ तक गाथाए । 


२० जन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भाग २ 


मथरा, नालदा, पुण्ड्वर्धन, कोशाम्बी, अयोध्या, पुरिमतालपुर, उज्जैनी, मल्लदेश, दशार्ण, केकयदेश, कोलागस न्निवेश, 
किरात, श्रावस्ती, कुमारगिरि, और नैपाल भ्रादि विविध देशो और नगरो मे विहार कर कल्याणकारी सन्मार्ग का 
उपदेश दिया। असख्य प्राणिया के अज्ञान-अन्धकार को दूर कर उन्हे यथार्थ वस्तुस्थिति का बोध कराया। आत्म- 
विश्वास बढाया, कदाग्रह दूर किया । अन्याय अत्याचार को रोका, पतितों को उठाया, हिसा का विरोध किया, उनके 
बहमो को दूर भगाया और उन्हें सयम की शिक्षा देकर आत्मोत्कर्ष के मार्ग पर लगाया तथा उनकी अन्धश्रद्धा को 
समीचीन बनाया । दया, दम, त्याग और समाधि का स्वरूप बतलाते हुए यज्ञादि क्रियाकाण्डो में होने वाली भारी 
हसा को विनप्ट किया--यज्ञों के वास्तविक स्वरूप और उनके रहस्य को समभकाया, जिससे विलविलाट करते हुए 
पशु-कुल को अभयदान मिला । जन समूह को अपनी भूले ज्ञात हुई, और वे सत्पथ के अनुगामी बने । 


भगवान महावीर का निर्बाण 


इस तरह विहार करते हुए भगवान महावीर पावा नगर के मनोहर उद्यान में आये और तालाब के मध्य 
एक महामणिमय शिलातल पर स्थित होकर दो दिन पूर्व विहार से रहित हो कातिक कृष्णा चतुर्दशी की राजि के 
व्यतीत होने पर स्वातियाग में तृतीय थुक्लब्यान समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपाति में निरत हो मन-वचन-कायरूप योगत्रय 
का निरोध कर चतुर्थ घुक्लध्यान व्युपरतक्रियानिवृत्ति मे स्थित होकर अवशिष्ट अघाति कर्मचतुष्टय का विनाश कर 
अमावस्या के प्रात काल अकेले भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए' । किन्तु उत्तर पुराण मे एक हजार मुनियों 
के साथ मुक्त होना लिखा है । 


जज आजा वि “ना +ा 5 5 “+त “-+++जलललललली न न न»> मनन 3.3»>. नजनीन->+++तनननन ना “तन ५०++०-+०-+ ०++-- >+>« 


१ (क) पच्छा पावागायरे कत्तियम/से किप्श चोदूसिए । 
सादीए रक्तीए सेसरय छेत्त निव्बाओं ॥ 
न-+जेयथज भा० १ पृ० ८६ 
(ख) कत्तिय किग्हे चोहसि पच्चुस सादिणामरणक्‍्खत्ते । 
परवाए गायरीए एक्को वीरेसरों सिद्धा ॥। 
(तिला० प० ४-१२०८ ) 
(ग) कलियमसकिष्हपक्सचौदसदिवर च केवलणागेश सह एत्थ गमिय शिव्युदों । प्रमावासीए परिणिव्वाण प्रूजा 
सयलदविदेहि कया । - घर पु० ६ पृ० १२५ 
ऋ्रमात्यावापुर प्राप्य मनोहरबनानररे ।... 
बहता सरसा मध्ये महामशिशिलातनल ।।५०६। 
स्थित्वा दिनद्वय वीतबिहारों वृद्दनिजर । 
कृष्णकानिकपक्षस्थ चतुर्दश्या निज्ञात्यये ॥५१०॥ 
स्वातियोग तृतीयेद्व शुकलध्यानपरायरण । 
कृतत्रियोगसरोध समुच्छिन्न क्रिय श्रित ॥५६११॥ 
हत घाति चतुष्क सन्न शरीरों गुरात्मक । 
गन्ता मुनि सहस्न णा निर्वाण स्ववाड्ल्छितम्‌ ॥५१२॥। 
-:उत्तर पुराण पर्ब ७६, इलोक ५०६ से ५१२ 
(ड) पद्मवतदीधिकाकुल विविध द्वुमवण्डमण्डिते रम्ये । 
पावा नगरोझाने ब्युत्सगेंग स्थित स मुनि ॥ 


हक ( घ्च 


जनम 


भगवात महावीर का निर्वारा २१ 


उसी समय गौतम इन्द्रभूति को केवलज्ञान को प्राप्ति हुई । 

भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के समय चारी निकायो के देवों ने विधिवत उनके शरीर की पूजा 
की ? उसी समय सुर भ्रौर असुरो के द्वारा जलाई हुई दीपको को पक्ति से पावानगरी का आकाश सब ओर से जग- 
मगा उठा। लिच्छिवि गण, मल्लगणों आदि के अनेक राजाओं ने और राजा बिम्बसार (श्रेणशिक) ने भगवान 
के निर्वाण कल्याणक की पूजा की। उसी समय से भगवान के निर्वाण कल्याणक की भक्ति से युक्त, ससार के प्राणि 
भारतवर्ष में प्रतिवर्ष झ्रादरपूर्वक दीपमालिका द्वारा भगवान की पूजा करते है। उसी दिन से भारतवर्ष मे दीपावलि 
पर्व सोत्साह मनाया जाता है" । यह महोत्सव अ्रढाई हजार वर्ष से सारे भारतवर्ष मे मनाया जाता है। 


बीर-निर्बाण सम्बत्‌ 


भगवान महावीर का निर्वाण ईसवी सन्‌ के ५२७ वर्ष पूर्व हुआ है और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण महाबीर 
के निर्वाण से लगभग १७ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ के ५४४ वर्ष पूर्व में हुआ है। सिहल आदि देशों में बुद्ध के 
निर्वाण का यही काल माना जाता है। वीर निर्वाण सबत्‌ के विवाद पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान स्व० प० जुगल- 
किशोर मुख्तार ने अनेक ग्रन्थों के प्रमाण देकर यह प्रमाणित किया कि प्रचलित विक्रम सवत्‌ राजा विक्रम की मृत्यु 
का सवत्‌ है, जो वीर निर्वाण सवत्‌ से ४७० वर्ष बाद प्रारम्भ होता है। मुनि कल्याण विजय ने अपने वीर निर्वाण 
सवत्‌ और जैन काल गणना नाम के निबन्ध में भी सप्रमाण यही विवेचन किया है । 





कानिकक्ृपगस्थान्ते स्वानाव्॥ निहत्य कर्मरज । 
प्रवशष सम्प्रापदृव्यजरामर्मक्षय सौख्यम्‌ !। 
(निर्वरिप भ० १६, १७) 

(च) कृत्वा थोगनिरोधमुज्मित्सम पण्ठेन तस्मिन्बने । 

ब्युत्सगेंणा निरस्थ निर्मेलरुचि कर्माप्यशेषारिय से ॥ 

स्थिल्वेन्द्रावपि कालिकासितचतुर्दश्या निशान्ते स्थितौं । 

स्वातो समन्‍्मतिराससाद भगवान्सिद्धिप्रसिद्धश्रियम्‌ | 

(वर्धमान चरित, असगक्ृत प० ४८४ 
१. जिनेन्द्रवीरोईपि विबोध्य सन्‍्तत समन्‍ततों भव्यसमूहसन्ततिम्‌ । 

प्रपश्च पावा नगरी गरीयसी मनोहरोद्ानवने तदीयके ।) 
चलुर्थक।ल5धचतुर्थभासक विही नताविष्चतुरब्द शेप के । 
से कातिके स्वालिषु कृष्णाभूतसुप्र भातसरध्यासमये स्वभावत ॥। 
अ्रघातिकर्मारि निरुद्धयोगको विधूय घातीन्धनवद्विबन्धन । 
विवन्धनस्थानमवाप शड्भूरों निरत्तरायोरुसुखानुबन्धनम्‌ ॥। 
स पञुचकल्याणमहामहेश्वर प्रसिद्धनिवर्पिमहे चसुविर्ध । 
शरीरपू जाविधिना विधानत सुरे समभ्यच्यंत सिद्धशासन ॥। 
ज्वलत्प्रदीपालिकया प्रवृद्धया सुरासुरै- दीपितया प्रदीप्तया । 
तदा रम पावानगरी समन्‍्तत. प्रदीपिताकाशतला प्रकाशते ।। 
तथव च श्रेरिकपूर्वभुभुज प्रकृत्य कल्याणमह सहप्नजा । 
प्रजस्मुरिन्द्राश्व सुरर्यधायथ प्रयाचमाना जिनबोधिमथिन. (। 
ततस्तु लोक. प्रतिवर्ष मादरात्प्रसिद्ध दीपालिकयात्र भारते | 
समुथ्त. पूजयितु' जिनेदबर जिनेद्धनिर्वाणविभूतिभक्तिभाक 


--हरिवशपुराण ७६-१५ से २१ 


२२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


महाकवि वीर ने स० १०७६ में समाप्त हुए जबूस्वामिचरित की निम्न गाथा में वीर निर्वाण काल और 
विक्रम काल के वर्षों का अन्तर ४७० वर्ष बतलाया है। यथा :-- 
बरिसाण सय चउकक्‍क सत्तरि जुत्त जिणेंद बीरस्स । 
णिव्वाणा उबवण्णो विक्कमकालस्स उप्पत्ती ।। 
इससे स्पष्ट है कि वीर निर्वाण काल से ६०५ वर्ष और ५ महीने बाद होने वाले शक राजा अथवा शक 
वाल को विक्रम राजा या विक्रम काल कैसे कहा जा सकता है । 
वीर निर्वाण सवत्‌ की प्रचलित मान्यता में दिगम्बरों और व्वेताम्बरों में परस्पर कोई मतभेद नहीं है। 
दोनो ही वीर निर्वाण से ६०४ वर्ष ५ महीने बाद शक शालिवाहन की उत्पत्ति मानते है। दूसरे विक्रम राजा शक 
नही, शकारि था--शत्रु था । यह बात वामन शिवराम आप्टे (४ & 4706) क॑ प्रसिद्ध कोप में भी इसे 50८८9]9 
8]0/९0 ।0 $8]५98॥9॥ जैसे शब्दों द्वारा शालिवाहन राजा तथा उसके सवत्‌ (०४8) का वाचक बतलाया है। 
इस कारण विक्रम राजा 'शक' नही, किन्तु झको का शत्रु था। ऐसी स्थिति में उस शक बतलाना या 'शक' शब्द का 
अर्थ शक राजा न करके विक्रम राजा करना किसी भूल का परिणाम है | 
भगवान महावीर के निर्वाण के बाद कंवलियों और श्रुतधर आचार्यों की परम्परा का उल्लेख करते हुए 
उनका काल ६८३ वर्ष बतलाया है। इस ६८३ वर्ष के काल में से ७७ वर्ष ७ महीने घटा देने पर ६०५ वर्ष ५ 
महीने का काल अ्रवशिष्ट रहता है। वही महावीर के तिर्वाण दिवस से शक काल, की आदि-शक स० की प्रवृत्ति 
तक का काल मध्यवर्ती काल है--महावीर के निर्वाण दिवस से ६०४ वर्ष ५ महीने के बाद शक सवत्‌ का प्रारम्भ 
हआ है और बतलाया है कि छहसी वर्ष पाच महीने के काल मे शक काल को--शक सवत्‌ की वर्षादि सख्या को-- 
ड देने से महावीर के निर्वाण काल का परिमाण झा जाता 
“सब्ब काल समासो तेयासोदीए भ्रहिय छस्सदमेतो (६८३) पुणो एत्थ सत्तमासाहिय सत्तहत्त रिवासेसु 
(७३-७) अवणिदेस्‌ पंचमासाहियपच्‌ त्तरछस्सरवासाणि (६०५-५) हवंति, एसो बीरजिणिंदणिब्वाणगद 
दिवसादों जाबव सगकालस्स श्रादि होदि तावदिय कालो । कुदो ? एदम्हि काले सगणरिदकालस्स पक्खित्तो बड़ढ- 
माणजिणणिव्वुद कालागमणादों | --(धवला० पु० € पृ० १३१-२) 
झ्राचार्य वीरसेन ने धवला टीका में वीर निर्वाण सबत्‌ को मालूम करने की विधि बतलाते हुए प्रमाण रूप 
से जो प्राचीन गाथा उद्धत की है वह इस प्रकार है -- 
पच्र य मासा पंच य वासा छच्चेव होति वाससया । 
सगकालेण ये सहिया थावेयव्बों तदों रासी ॥ 
इस गाथा में बतलाया है कि शक काल को सख्या के साथ यदि ६०४ वर्ष ५ महीने जोड दिये जावे तो वीर 
जिनेन्द्र के निर्वाणकाल की सख्या आ जाती है। इस गाथा का पूर्वार्त्र, वीर निर्वाण से शक काल (सवत्‌) की 
उत्पत्ति के समय को सूचित करता है | इवेताम्बरों के तित्थोगाली पहइन्‍नय की निम्न गाथा का पूर्वार्ध भी, वीर निर्वाण 
से ६०५ वर्ष ५ महीने वाद शक राजा का उत्पन्न होना बतलाता है। 
पंच य मासा पंच य वासा छच्चेब होति बाससया । 
परिणिव्वृश्रस्सःर हितो उप्पन्नो सरुगो राया।। ६२३ 
स गाथा में भी ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शक राजा का उत्पन्न होना लिखा है। इससे दोनो सम्प्रदायों में 
निर्वाण समय की एकरूपता पाई जाती है। इसका समर्थन विचार श्रेणि में उद्धत इलोक से भी होता है :-- 
श्रीवोरनिव तेवेष: षड़्भि: पंचोत्तर: शर्तें:। 
दशाकस वत्सरस्पेषा प्रवतिर्भरते 5 भवत ॥। 
ऊपर के इस कथन से स्पष्ट है कि प्रचलित वीर निर्वाण सवत्‌ ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं है । और 
वि० स० ४७० विक्रमादित्य की मृत्यु का सबत्‌ है। मुनि कल्याण विजय आदि ने भी प्रचलित वीर निर्वाण सकत्‌ 
को ही ठीक माना है । 


मगवान महावीर के ग्यारह गणघर 


इन्द्रभूति आदि भगवान महाबार के ग्यारह गणधर हुये । ये सभी गणधर तप्त दीप्त आदि तप ऋद्धि 
धारक तथा चार प्रकार को बुद्धि ऋद्धि, विःक्रया ऋद्धि, भ्रक्षाण ऋद्धि, भ्ोपाध ऋद्धि, रस ऋद्धि और बलऋद्धि 
से सम्पन्त थे । उनका नाम आर परिचय यथाक्रम नीचे दिया जाता है -- 
प्राप्तसप्तद्धिसम्पदू: समस्तश्रुतपारग: । 
गणेन्द्रे रिन्द्रभ्त्याय रेकादश भिरान्वित: ।।४० 
इन्द्रभूतिरिति प्रोक्‍कतः प्रथमो गणधारिणाम्‌ । 
अ्रग्तिभूतिद्वितोयशच वायुभूतिस्तुतीयक: ।।४१॥ 
शुचिदत्तस्तु रीयस्तु सुध्म॑ पञचमस्ततः । 
घष्ठो माण्डव्य इत्युक्तो मोर्यपुत्रस्तु सत्तमः ॥४२।॥। 
भ्रष्टमोएकम्पनास्यातिरचलो नवमों मतः। 
मेदारयों दशमोउन्त्यस्तु प्रभास: सर्वएव ते १४३१ 
तप्तदीत्ता दितपस: सुचतुब॒ द्धि विकिया: । 
झ्रक्षीणोबधिलब्धीजञा: सद्रसद्धिबलद्धं यः [॥४४८।। 
“हरिवंश पुराण ३।४०-४४ 
इन ग्यारह गणघरों की सव मिलाकर गण संख्या (शिप्य सख्या ) चौदह हजार थी! इन चोदह हजार 
शिप्यों मे से तीन सौ पूर्व के धारी, नौ सो विक्रिया ऋद्धि के घारक, तेरहसों अवधिज्ञानी, सातसौ केवलज्ञानी, 
पाचसो विपुलमति मन पर्ययज्ञान के धारक, चार सौ परवादियों को जीतन वाज वादी, श्रौर ना हजार नौ सौ शिक्षक 
थे।' ये सव साध आत्म-शोधन तथा ध्यान में सलग्न रहते थे और कमंख्यूद्धला को तोडने वाली पआ्रात्म-सामथ्य को 
बढ़ा रहे थे। वीर शासन के सिद्धान्तों को ज॑वबन में उतार रहे थ। उनमे कुछ आत्म-बुद्धि के लक्ष्य का प्राप्त 
करने का उपक्रम कर रहे थे | इन विद्वान ओर मुमुक्षु शिष्यो से महावीर का शासन चमक रहा था। गण के नायक 
गणवधरो का सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है -- 
इन्द्रमूति--के पिता का नाम वसुभूति था, जो श्रर्थसम्पन्न विद्वान और अपने गाँव का मुखिया था 
ओर गोवर ग्राम का निवासो था । इनकी जाति ब्राह्मण और गोन गौतम था। वसुश्रति को दो स्त्रियाँ थी। पृथ्वी 
ओर केशरी | इनमे इन्द्रभूति की माता का नाम पृथ्वा देवी था। इन्द्रभूति का जन्म ईस्वों पूर्व ६०७ में हुआ था। 
यह व्याकरण, काव्य, कोष, छन्द, श्रलकार, ज्योतिष, सामुद्रिक, वेद्यक ओर वेद वदागादि चौदह विद्याओ्रों में 
पारगत था।* गौतम इन्द्रभूति की विद्वत्ता की धाक लोक मे प्रसिद्ध थी । इसके ५०० शिष्य थे, जो अनेक विद्याओं में 
पारंगत थे । गौतम को अपनी विद्या का बडा अभिमान था । अपने से भिन्न दूसरे विद्वानो को बह हेय समझता था । 
सौधर्म इन्द्र की प्रेरणा से इन्द्रभूति अपने भाइयों और अपने तथा उनके पॉच-पाँच सौ शिप्यो के साथ 
विपुलाचल पर महावीर के समवसरण में आया। समवसरण में प्रविष्ट होते हो उसने समवसरण के वैभव 


उपननिलन+-+- मनन न-++++-+>--+- 








१ देखो, हरिवश पुराण, सग्ग ३ इलोक में ४५ से ४६ पृ० २७ 
(भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ) 
२ बिमले गोदमगोत्त जददेण इ दभूदिणामेण । 


चडउवेदपारगेण सिस्सेण विशुद्धसीलिश ॥। 
--तिलो० प० १-७८ 


श्३े 


२४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास - भाग २ 


के साथ मानस्तम्भको देखा । उसके देखते ही उसका मान गलित हो गया |" उसने वर््धमान विशुद्धि से सयुक्त 
भगवान महावीर का-असंख्यात भवो मे श्रजित महान कर्मो को नप्ट करने वाले जिनदेव का--दर्शन कर तीन 
प्रदक्षिणाये दी, और पाँच अगों द्वारा भूमिस्पर्शपू्वक वन्दना करके हृदय मे जिन भगवान का ध्यान किया | 
इन्द्रभूति का विद्या सम्बन्धी सब अभिमान चला गया, श्र अन्त मानस अत्यन्त निर्मल हो गया । हृदय मे विनय 
और विगुद्धि का उद्र क बढ़ा, और वेराग्य की तरज्भो ने उन्हे ककमोर डाला! इन्द्रभूति ने तत्काल वस्त्रादि 
ग्रंथों का परित्याग किया और पच मुष्टि से केशो का लोच किया और दिगम्बर दीक्षा धारण को ।* उस समय उन 
की अ्रवस्था पचास वर्ष के लगभग थी उन्होंने पच महात्रतों का अनुष्ठान किया, पाँच समितियों का आचरण 
किया, और रागद्वेप रहित हो तीन गुप्तियो से सम्पन्त, नि शल्य, चार कपायो से रहित, पर्रन्द्रियो के विषयो से विरक्‍्त, 
तथा मन-वचन-काय रूप त्रिदण्डो को भग्न करने वाले, पट्‌ निकाय जीवो के सरक्षक, सप्तभय रहित, अप्टमद 
वर्जित, दीप्त, तप्त और अणिमादि वेक्रियिक लब्धियों से सम्पन्न, पाणिपात्र में दो गई खीर को श्रमतरूप से 
परिवर्तित करने और उसे अक्षय वनाने मे समर्थ, क्षधादि वाईस परिपहो के विजेता, जिन्हे श्राहार और स्थान के 
विषय मे श्रक्षीण ऋद्धि प्राप्त थी तपोबल स विपुलमति मन पर्ययज्ञान के धारक और सर्वावधि अवधिज्ञान से 
अ्रशेप पुदगल द्रव्य का साक्षात्‌ करने वाले ऋद्धि सम्पन्न प्रमुख गणधर पद से अलकृत हुए । 
यह घटना झापादी पूणिमा के दिन घटित हुई, इसी से उसे गुरु पू्मिमा' कहते है । उसके पश्चात श्राकण 
कृष्ण प्रतिपदा के दिन ब्राहम मुहुर्त में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी और गौतम गणधर ने उसे. ढ्ाद्शाग 
रूप से निबद्ध किया ; 
केवलज्ञान मे विभूषित भगवान महावीर द्वारा कहे गय्ये भ्र्थ को, उसी काल मे ग्रौर उसी क्षेत्र में क्षयो- 
पशमविशेष से उत्पन्न हुए चार प्रकार के निर्मल ज्ञान से युक्त, वर्ण से ब्राह्मण, गौतम गोत्री, सम्पूर्ण दु श्रतियों में 
पारगत जीव-अजीव विषयक सन्देंह को दूर करने के लिये श्री वद्धमान के पाद मूल में उपस्थित इन्द्रभूति ने अब- 
धारण किया । अनन्तर भावश्रुतरूप पर्याय से परिणन उस इन्द्रभूति ने वर्धमान जिन के तीर्थ में श्रावणमास के 
कृष्ण पक्ष मे, युग के आदि मे, प्रतिपदा के पूर्व दिन में द्वादशॉग श्रूत की रचना एक मुहत में की।: अत भावश्रत 
अपन नस 5० 3 3 मनन टन ज--+---- 
१ मानस्वभ तमालोक्य मात तत्याज गौतम । 
निज प्रशोभया बेन विस्मित भुवनत्रयम्‌ ॥ - गौतम चरित्र ४-0६ 
२ ततो जनध्वरी दोीक्षा अ्रातृभ्या जग्रेह सह । 
शिप्ये पचशते सादा ब्राद्मगकुलसभव ॥। 
गौतम च० ८-१०१ 
महात्रीर भासियत्गे तस्सि खेलम्मि तत्थ काले ये | 
खायोविसमविवरड्डिदचडर्मलमर्टहि पृण्णेण ॥ 
लोबाजोबाण तहा जीवाजीवाण विविहबिमएसु । 
सन्देज़णासगत्य उवगदसिरिवी रचलणमुलण 
विमले गोदमगोले जादण उन्दभूदिरमामेण । 
चउवेदपारगेण . मिस्मेगा विसृद्धमीलिगा || 
भावसुदपज्जयेहि परिणदमउणा अ वारसगाण । 
चोह्सपुव्वाग तहा एक्कमुट्त्तेश विरचणा विहिदो ॥। 
>+तिलो ० प० १।॥७६--७६ 
पुणो तेणिदभूदिगा भावसुद-पज्जय-परिशदेशण वारहगाण चोहस-व्याण च ग्रन्थाण मेक्केश चेव मुहुत्तेश कमेण- 
रयणा कदा । तदो भावसुदस्स अत्थपदाण च तित्थयरों कत्ता । तित्थयरादो सुद-पज्जाएश गोदमो परिणादों त्ति दब्ब-सुदस्स गोदमो 
कत्ता। 








जा 


“जबला० पु० १ पृ० ६४-६४ 





भगवान महावोर के म्यारह गशधर रश्‌ 


श्रौर श्रथंपदी के कर्ता तीर्थंकर है । तीर्थंकर के निमित्त से गौतम गणघर श्रुत पदार्थ से परिणत हुए। झतएव 
द्रव्यश्रुत के कर्ता गौतम गणधर है । इन्द्रभूति ने दोनों प्रकार का श्र्‌ तज्ञान लोहाचार्य (सुधर्म स्वामी ) को दिया । 

जिस दिन (कातिक कृष्णा भ्रमावस्या के प्रात'काल ) भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उसी दिन गौतम 
इन्द्रभूति को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने केवली पर्याय में बारह वर्ष पर्यन्त विविध देशों मे विहार कर घर्मो- 
पदेश के द्वारा भव्य जीवों का कल्याण किया--वीर शासन का लोक में प्रचार किया। और ईस्वी पूर्व ५१४ में 
राजगृह के विपुलगिरि से निर्वाण प्राप्त किया" । 


प्रग्निभूति-- (द्वितीय गणधर ) 

यह इन्द्रभूति गौतम का मेंकला भाई था। पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम प्रथ्वीदेवी था। 
वह भी अपने ज्येष्ठ अ्राता इन्द्रभूति के समान ही व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, अश्रलकार, दर्शन झौर वेद बेदाग झादि 
चौदह विद्याश्रों में कुशल था। वह ४७ वर्ष की वय में अपने पाँच सौ शिष्यो के साथ भगवान महावीर के समव- 
सरण मे दीक्षित हुआ था भर बारह वर्ष तक छलद्मस्थ अवस्था में त्रयोदश प्रकार के चारित्र का श्रनुष्ठान करते 
हुए अपने गण का पालन किया । पश्चात्‌ घाति कर्म का नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया और १६ वर्ष केवली पर्याय 
में रह कर महावीर के जीवन काल में ही लगभग ७४ वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया । 


यायुभूति-- (तृतीय गणधर ) 

यह इन्द्रभूति गौतम का छोटा भाई था। इसकी माता का नाम केशरी और पिता का नाम वही वसुभूति 
था। यह वेद वेदागादि चतुर्देश विद्याओ का पारगामी विद्वान था और व्याकरण छन्दादि समस्त विषयो में 
निष्णात था। वबायुभूति के भी ५०० शिष्य थे। यह भी श्रपने दोनो भाइयों, उनके जिष्यों तथा अपने शिष्यो 
के साथ विपुलगिरि पर महावीर के समवसरण में दीक्षित हुआ और उनका तोसरा गणधर बना । उस समय इन 
की अवस्था ४२ वर्ष के लगभग थी। इन्होने १० वर्ष का जीवन ग्रात्म-साधना में व्यतीत किया । परचात्‌ केवलज्ञान 
प्राप्त कर १८ वर्ष तक केवली जीवन में विहार करते रहे और भगवान महावोर के निर्वाण से दो वर्ष पूर्व हो 
७० वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त किया । 


श्रार्य व्यक्त या शुचिदत-- (चतुर्थ गणधर ) 
भगवान महावीर के चौथे गणधर का नाम आय॑ व्यक्त या शुचिदत्त था। यह मगध देशस्थ संवाहन नामक 
नगर के राजा थे, इनका नाम सुप्रतिष्ठ था, इनकी पटरानी का नाम रुक्मणि था, इनसे सुधर्म नाम का एक पुत्र 
हुआ था, जो कुशाग्र बुद्धि था, विद्याश्रों के परिज्ञान में श्र प्ठ, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और कलाओ का धारक 
था । सज्जनों के मन को आरानन्ददायेक और शज्रुपक्ष के कुमारों को भय उत्पन्त करने वाला था। एक दिन वह 
विजुद्धमति सुप्रतिष्ठ राजा अ्रपनी पत्नी और पुत्र के साथ भव-समुद्र-सतारक भगवान महावीर के समवसरण में 
गया भौर उनकी दिव्य-ध्वनि सुन कर सासारिक देह-भोगो से विरक्‍्त हो दिगम्बर मुनि हो गया 
झौर भगवात महावीर का चतुर्थ गणघर हुआ* श्र तपश्चरण का अनुष्ठात कर केवलज्ञान प्राप्त कर 
१ गत्या विपुलशब्दादिभिरी प्राप्स्यामि नि तिम्‌ 
“उत्तर पुर ७६-४१७ 
२ शअ्रह एत्यु जि वर मगहाविसए, सुर रमशि सास वासिय दिसए । 
जिनमदिरमडियधरशियले, इन्दीबर-रप-कय सुर्जह जले । 
सवाहणु॒ नाम ग्रत्थि नयरू, मायरविलासहासियवयरु ।। 
नव ्थ नि 
सो जाउ पुत्तु जण जाणशिय है, नरनाहे रुप्पिणी राशियहे। 
सउहम्म नामु विज्जा पबरु नीसेससत्थ विषण्णाण घरु। 


२६ जैन धर्म का प्राचोत इतिहास-- भाग २ 


महावीर के जीवन काल मे ही मुक्ति को प्राप्त हुआ । 

दवेताम्बर परम्परानुसार आय॑ व्यक्त कोल्लाग सन्निवेश के भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता 
का नाम वारुणी और पिता का नाम धनमित्र था। इनके मन में यह सन्देह था कि 'ब्रह्म के अतिरिक्त सारा संसार 
मिथ्या है। भगवान महावीर के समवसरण में उनकी दिव्य वाणी से समाधान पाकर अपने पाँच सौ शिष्यो के साथ 
पचास वर्ष की अवस्था मे दीक्षा ग्रहण की । बारह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्था में आत्म-साधना कर केवलज्ञान प्राप्त 
किया । १८ वर्ष तक केवली रहकर महावीर के जीवन काल मे अस्सी वर्ष की अवस्था में मुक्ति पथ के पथिक बने-- 
कर्म बन्धन से मुक्त हुए । 


सुधर्मस्वामी-- (पंचम गणधर ) 

सुधमं रवामी मगधदेशस्थ सवाहन नगर के राजा सुप्रतिष्ठ और रानी रुक्मणि का पुत्र था।" वह 
कुशाग्न बुद्धि, विद्याओ के परिज्ञान मे ज्येप्ठ, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और कलाओ का धारक था और सज्जनो 
के मन को आनन्द देने वाला एव झत्रु पक्ष के राजकुमारों को भय उत्पन्त करने वाला था। एक दिन राजा सु- 
प्रतिष्ठ सपरिवार भव-समुद्र-सतारक भगवान महावीर के समवसरण में गया, और उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर देह- 
भोगो से विरक्‍्त हो दिगम्बर मुनि हो गया और भगवान का चतुर्थ गणधर हुआ । 

कुमार ने जब देखा कि पिता ने राज्य विभूति का परित्याग कर दिगम्बर मुद्रा धारण कर ली, तब सुधममं 
ने भी अपने जनक की राज्य सम्पदा का परित्याग कर शाइवत सुख की साधक दीक्षा अगीकार की और वह 
महावीर का पचम गणधर बना और तपश्चरण द्वारा आत्म-साधना में तत्पर हुआ। एक दिन वह मुनि संघ के 
साथ विहार करता हुआ राजगृह के एक उद्यान में पहुँचा | वहाँ जम्बूस्वामी ने उन्हे देख कर नमस्कार किया और 
फिर उन्ही की ओर देखने लगा | उसके मन में उनके प्रति अनुराग हुआ । जम्बू कुमार ने सुधर्म स्वामी से उसका 
कारण पूछा, तब उन्होंने बतलाया कि “मैं वही भवदत्त का जीव हूं, जो राजा वज्ध दन्‍्त का सागरचन्द्र नाम का 
पुत्र था, और मुनि होकर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग मे देव हुआ था और तुम भवदेव के जीव हो, जो महापद्म राजा के 
शिवकुमार नाम के पुत्र थे ओर पिता के मोह से दीक्षा न लेकर घर में ही पाणिपात्र में प्राशुक आहार लिया करते 
थे। वहाँ से जनकान्त विमान मे विद्युन्माली नामक देव हुआ, जो चार देबियों से युक्त था । अब वहाँ से अहंदास 
वाणिक का पुत्र हृश्मा है। यही परस्पर के स्नेह का कारण है । 

गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति ने एक मुह॒र्त में द्वादशांग का अवधारण कर बारह अग रूप भ्रन्थो की रचना 
की और अपने गुणो के समान सुधर्माचार्य को उसका व्याख्यान किया । 

सुधर्म स्वामी का अपर नाम लोहाचाय भी था | घवला टीका मे सुधर्म के स्थान पर लोहाचाय का उल्लेख 
किया गया है ।* 


सज्जण मण नयशाणदयउ, लाइय पडिवकव कुमार डरु। 
एक्काह दिणे सुप्पडट्ठ निवइ, सकलत्ु सनदग सुद्धमइ । 
गय वदण भत्तिए भवतरणु, सिस्बव्रीरजिणद समोसररु । 
णिसुणे वि परमेटिटहि दिव्व ऋूरि, पवज्ज लेविहुठ परम सुण्णि । 
गराहर चउत्थु तब-तवियतणु, सिद्धवहु निसेसिय विमलमरु ॥। 
“जबू सामिचरिउ पृ० १५०-१५१ 
१ आाचाय॑ रविषेण ने पद्मचरित के ४१ वे पद्य मे 'मुधर्म घारिणी भवम्‌' द्वारा उन्हें घारिणी का पुत्र प्रकट 
किया है । 
२ तेण गोदमेरा दुविहमकि सुदणाण लोहज्जस्स सचारिद । 
“ध्वल्ा० पु० १ पृ० ६४ 


भगवान महावीर के ग्यारह गशाभर २७ 


मुनि पद्मनन्दि ने भी जम्बूदीपपण्णत्तो में सूघर्म का नाम स्पष्ट रूप से लोहाचार्य बतलाया है, जैसा कि 
उसकी निम्न गाथा से स्पष्ट हैः-- 
तैेण थि लोहज्जस्स य लोहज्जेण य सधम्मणामेण । 
ग़णधर सुधम्नणा खलु जम्यणामस्स णिहिट॒कों ॥ 
(जबू० प० १-१०) 
इससे सुधर्म का नाम लोहाचाय निश्चित है। जब ईस्वी पूर्व ५१५ मे इन्द्रभूति गौतम का निर्वाण हुआ, 
उसी दिन सुधरम स्वामी को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई। सुधम स्वामी ने ३० वर्ष गणधर प्रवस्था में रहकर श्रपने 
ग्रात्मा का विकास किया और सघ सचालन किया, तथा जैन धर्म के प्रचार एवं प्रसार मे सहयोग प्रदान किया। 
सुधर्म स्वामी ने ३० वर्ष के मुनि जीवन मे जो कार्य किया है, सहल्नो को जैनधर्म में दीक्षित किया, उसका यद्यपि 
कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। किन्तु उनके मुनि जीवन की एक घटना का उल्लेख निम्न प्रकार उपलब्ध 


होता है । 

एक समय सुधर्माचार्य समघ विहार करते हुए उड़ देश के घर्मपुर नगर में आये और उपवन में ठहरे। वहाँ 
के राजा का नाम यम” था। उसकी अनेक रानियाँ थी। उनमे धनवती नाम की रानी से गर्दभ नाम का पुत्र श्ौर 
कोणिका नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी। श्रन्य रानियो से पाच सौ पुत्र उत्पन्त हुए थे। ये पाँच सौ पुत्र परस्पर 
मे प्रेमी, धर्मात्मा और ससार से उदासीन रहते थे। राजमंत्री का नाम दीघ्घ था, जो बहुत बुद्धिमान श्र राज- 
नीतिज्ञ था। 

सुधर्माचार्य का श्राममन जानकर, तथा नगर-निवासियों को पूजा की सामग्री लेकर उनकी पूजा-वन्दना को 
जाते देखकर राजा भी अपने पाण्डित्य के अभिमान में मुनियो की निन्‍्दा करते हुए उनके पास गया। मुनि-निन्‍्दा 
और ज्ञान के श्रभिमान से उसके ऐसे तीन कर्म का उदय क्राया कि उसकी सब बुद्धि नष्ट हो गई । उसे झपनी यह 
दशा देखकर बडा श्राश्वय और खेद हुआ । उसने उनकी तीन प्रदक्षिणा दी और नमस्कार कर उनसे धर्मोपदेश यु ना । 
उससे उसे बहुत कुछ शान्ति मिली । उसने अपने पाच सौ पुत्रों के साथ गर्देभ को राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली 
ओर तप्चर ण द्वारा आत्म-साधना करने लगा । उनके पुत्र भी आत्म-साधना में संलग्न होकर कठोर तप का झ्राचरण 
करने लगे । 

इस तरह सुधर्माचार्य ने सहख्रो को दीक्षा दी, उन्हे सन्‍्मार्ग में ज्गाया, और महावीर-शासन का प्रचार 
किया । 

अन्त से सुधर्मस्वामी ने अपना सब सघभार जम्बूस्वामी को सोप दिया और घातिकर्मों का विनाश कर 
केवली (पूर्णश्ञानी ) बने । उन्होने बारह वर्ष पर्यन्त विविध देशो में विहार कर जनता का कल्याण किया-महावीर के 
सर्वोदिय तीर्थ का प्रचार किया। अन्त में ईस्वी पूर्य ५०३ में सौ वर्ष की श्रवस्था मे विपुलाचल से निर्वाण प्राप्त 
किया! । 

इवेताम्बर परम्परानुसार पाचवे गणधर सुधर्म का परिचय निम्न प्रकार है “-- 

पचम गणधर सुधर्मा 'कोल्लाग' सन्तनिवेश के श्रग्नि वेश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम 
भटहिला और पिता का नाम धम्मिल था। इन्होने भी जन्मान्तर विषयक श्रपने सन्देह को मिटाकर भगवान महावीर 
के चरणों में पावर सौ छात्रो के साथ दीक्षा ग्रहण की | ये भगवान महावीर के उत्तराधिकारी हुए, भौर महावीर 
निर्वाण के बीस वर्ष बाद तक सध की सेवा करते रहे । अन्य सभी गणधरो ने इन्हें दीघ जीवी समझ कर अपने-अपने 
गण सम्हुलवाए। इनकी झ्ायु सौ वर्ष के लगभग थी । ४० वर्ष की वय में दीक्षा ली और ४२ वर्ष छप्मस्थ पर्याय में 


१- मन्निव तिदिने लब्धा सुधम श्रुतपारग: ॥ 
लोकालोकावलोकंकालोकमन्त्यवि लोचनम्‌ ।। 
-उत्तर पु०, ७६५१७-५१८ 


रद जैन धर्म का प्राघीन इतिहास-- भाग रे 


और ८ वर्ष केवली रूप मे धर्म का प्रचार कर शत वर्ष की आयु मे राजगृह नगर से मुक्त हुए ।१ 
साण्डव्य-- ( छठवें गणधर ) 
यह मौर्य सन्निवेश के वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम धनदेव और माता का नाम विजया 
था। इन्होने भी इन्द्रभूति की तरह अपने ३५० छात्रों के साथ तिरेपन वर्ष की अवस्था में महावीर के समक्ष मुनि 
दीक्षा अगीकार की । चौदह वर्ष तक आत्मसाधना के मार्ग में रहकर ६७ वर्ष की अवस्था मे केवलज्ञान प्राप्त किया । 
लगभग १६ वर्ष केवली जीवन मे रहकर भगवान महावीर के जीवन समय में ही मुक्त हुए । 
मौय॑ पुत्न-- (सातवें गणधर ) 
सातवें गणधर मौय॑ं पुत्र है, जो मौर्य सन्निवेश के निवासी थे। इनका गोन्र काश्यप था। इनके पिता का 
नाम मोर्य और माता का नाम विजया देवी था । देव और देवलोक सम्बन्धी शका की निवृत्ति के परिणामस्वरूप 
लगभग पेसठ वर्ष की अवस्था में अपने ३५० छात्रों के साथ जिनेश्वरो दीक्षा अगीकार की । कुछ वर्ष छग्मस्थ अवस्था 
में बिताकर ७६ वर्ष की वय में केवल ज्ञान प्राप्त किया। १६ वर्ष केवली पर्याय मे रहकर महावीर के जीवन-काल 
में ही मुक्त हुए। 
अकम्पित-- (श्राठवें गणधर ) 
आठवे गणधर का नाम अ्रकम्पित था। यह मिथिला नगर के निवासी गौतम गौनत्रीय ब्राह्मण थे । इनके 
पिता का नाम देव और माता का नाम जयन्ती था। इन्हे नरक और नारकीय जीवो के सम्बन्ध मे सन्देह था। अपने 
सशय की निवृत्ति कें कारण ४८ वर्ष की अवस्था में अपने तीन सौ शिष्यों के साथ महावीर के चरणों मे दंगम्बरी 
दीक्षा ग्रहण की । तपश्चरणा दि द्वारा छद्मयस्थ जीवन बिताकर, केवलज्ञान प्राप्त कर, २१ वर्ष पर्यन्त केवली पर्याय 
में रहकर राजगृह से मुक्ति प्राप्त की । 
ग्रचलञ्राता- (नौव गणधर ) 
भगवान महावीर के नौवे गणधर का नाम अ्रचलभ्राता था। जो हारीय गोन्रीय बाह्राण थे । इनके पिता 
का नाम वसु और माता का नाम नन्‍्दादेवी था। पुण्य-पाप-सम्बन्धी अपनी जिज्ञासा की निवृत्ति के बाद उन्होंने! अपने 
तीन सो शिष्यों के साथ छयालीस वर्ष की अवस्था में भगवान महावीर के सन्मुख दिगम्बर दीक्षा ली और कठोर साधना 
करते हुए उन्होंने केवल बोधि प्राप्त की । लगभग बहत्तर वर्ष की अवस्था में विपुलाचल से निर्वाण प्राप्त किया । 
मेतायं--( दसवें गणधर ) 
दशवे गणघर का नाम मेताय॑ है। ये वत्स देशान्तर्गंत तुगिक सन्निवेश के निवासी थे । इनका गोत्र कौडिन्य 
था । इनके पिता का नाम दत्त और माता का नाम वरुणा था ! पुनर्जन्म के सम्बन्ध में इनके मन में सशय था । किन्तु 
भगवान महावीर के उपदेश से उसका समाधान हो गया । निशणक होने पर इन्होने छत्तीस वर्ष की ग्रवस्था में भग- 
वान महावीर के समक्ष अपने तीन सौ शथिष्यो के साथ द्विविध परिग्रह का परित्याग कर दिगम्बर दीक्षा ले ही। 
तपइचरण द्वारा कठोर साधना करते हुए घाति चतुष्टय का विनाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया ओर लगभग बासठ 
वर्ष की अवस्था में राजगृह से मुक्ति प्राप्त की । 
प्रभास-- ( ग्यारहर्वे गणधर ) 
ग्यारहवे गणधर का नाम 'प्रभास' था। ये राजगृह के निवासी थे। इनका गोत्र कौडिन्य था। इनके 
१ मोक्ष ते महावीरे सुधर्मागणभूदवर । 
छद्यस्थो द्वादशाब्दानि तस्थौ तीथ्थ॑प्रवर्तयन्‌ ।। 
ततशज् द्वानवत्यब्दी प्रास्ते सम्प्राप्तकेवल । 
प्रष्टाब्दी विजहारोबी भव्यमत्वान्‌ प्रबोधयत्‌ ।। 
प्राप्ते निर्वाण समये पूर्ण वर्ष शतायुषा । 
सुधमं स्वामिना स्थापि जम्बूस्वामी गरणाधिप ॥। 
--परिशिष्ट पर्व ४-५७, ५८, ५६ 





भगवान महावीर के ग्यारह गशधर श्ह 


पिता का नाम बल और माता का नाम अ्तिभद्रा था। इनको मोक्ष के सम्बन्ध में शंका थी । भयवान महावोर द्वारा 
उसका समाधान हो जाने पर उन्हीं के समक्ष उन्होने दिगम्बर मुद्रा धारण की । श्राठ वर्ष तक कठोर तपश्चरण 
द्वारा आत्म-शोधन किया श्रौर घाति चतुष्टय का विनाश कर केव्लज्ञान प्राप्त किया। कुछ वर्ष केवली पर्याय में 
रहकर अविनाशी पद प्राप्त किया । 


यम मुनि 


उड़ देश में धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम यम था। राजा बडा बुद्धिमान भौर 
शास्त्रत्ञ था। उसकी धनवती रानी से गर्दभ नाम का एक पुत्र और कोणिका नाम की पुत्री उत्पन्त हुई थो। इसके 
प्रतिरिक्त और भी रानियाँ थी | जिनसे पाँच सौ पृत्र उत्पन्न हुए थे। वे पाँच सौ भाई परस्पर मे प्रेमी और धर्मात्मा 
थे | ससार से उदासीन रहा करते थे । राजा का दी नाम का एक मत्री था जो लोक श्ञास्त्र श्रीर राजनीति का 
पडित था। एक दिन किसी नैंमित्तिक ने राजा से कहा कि कुमारी कोणिका का जो पति होगा वह सारी पृथ्वी का 
भोक्‍ता होगा | यह सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्‍्त हुआ । वह पृत्री की बडे यत्न से रक्षा करने लगा उसने उसके लिए 
एक सुन्दर तलघर बनवा दिया, जिससे उसे छोटे-मोटे बलवान राजा न देख सके । 

एक समय सुधर्माचार्य विहार करते हुए पाँच सौ मुनियो के सघ सहित धर्मपुर मे पधारे, श्लौर नगर के 
बाहर उपवन में 5हरे। उनका एकमात्र लक्ष्य ससार के जीवों का हित करना था। नगर निवासियों को उनकी 
पूजा, वन्दना के लिये पूजन सामग्री को लेकर जाते हुए देखकर राजा भी अपने पाण्डित्य के अ्भिमान में मुनियो की 
निन्‍दा करते हुए उनके पास गया । मुनि निन्‍्दा और ज्ञान का अ्भिमान करने से उसी समय उसके ऐसे तीज पाप 
कर्म का उदय झाया कि उसकी बुद्धि विनष्ट हो गई, श्रौर वह महामूर्ख बन गया। नीति में भी कहा है कि कुल, 
जाति, बल, ऋद्धि, ऐश्वर्य, शरीर, तप, पूजा प्रतिष्ठा और ज्ञानादि का मद नहीं करना चाहिये, क्योकि इनका 
भ्रभिमान बडा दु.खदायी होता है । 

राजा को श्रपनी यह दशा देखकर बडा श्राइ्चर्य और खेद हुश्ना । उसने अपने कृत कर्मो का बड़ा पदचात्ताप 
किया । मुनिराज को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया, और उनकी तीन प्रदक्षिणाएं दी। श्र उसने उनका भक्तिपूर्वक 
उपदेश सुना । उससे उसे कुछ शान्ति मिली । उसका प्रभाव राजा पर पडा, परिणामस्वरूप राजा का चित्त देह-भोगों 
से विरक्‍त हो गया। वे उसी समय गर्दभ नाम के पृत्र को राज्य देकर श्रपने श्रन्य पाँच सौ पृत्रो के साथ, जो बाल 
झबरथा से वैरागी थे, मुनि हो गए । 

मुनि अवस्था में सबने शास्त्रों का खूब श्रभ्यास किया। आइचर्य है कि पाँच सौ पुत्र तो खूब विद्वान बन 
गए" । किन्तु यम मुनि को पच नमस्कार मत्र का उच्चारण करना तक नहीं आया। श्रपनी यह दशा देखकर वे 
बड़े शर्भिन्दा और दुखी हुए । उन्होने वहाँ रहना उचित न समझ अपने गुरु से तीर्थं-यात्रा करने की आराज्ञा ले ली, 
झौर अकेले ही वहाँ से निकल पडे । 

एक दिन यात्रा मे यम मुनि शभ्रकेले ही स्वच्छन्द हो मार्ग में जा रहे थे। उन्होंने गमन करते हुए एक रथ 

१६ एतस्मिन्‌ सकले नष्टे गर्वहीनों नराधिप । मुनिपादर्व स सम्प्राप्य भक्तिहृष्टतन्‌हह ॥१४॥ 

आाहूय गर्दभाभिस्य पुत्र प्राप्त स भूषति, । राज्यपट्ट बबन्धास्थ समस्तनृपसाक्षिकम्‌ ॥१५॥ 

हाते. पचरभिरायुकत: स्वपुत्राशाप नूर्प सह। झन्ये सुधमंसामीप्ये राजेल्द. से तपोश्ग्रहोत्‌ ॥१६॥ 


एवं प्रव्॒जिते तस्मिस्तत्पुत्रा नृप्तकुष्जरा'। ग्रन्थार्थपारगा सर्वे बनूवु स्वल्पकालत. ॥१७॥ 
-हरिषेशा कथा कोश, कथा ६१, पृ० १३२ 


३७ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


देखा जिसमें गधे जुते हुए थे और उस पर एक झआ॥रादमी बंठा हुआ था । गधे उसे हरे धान के खेत की प्लोर ले जा 
रहे थे । रास्ते में मुनि की जाते हुए देख कर रथ मे बंठ हुए मनुष्य ने उन्हे पकड़ लिया, श्र उन्हें वह कष्ट पहुँचाने 
लगा । मुनि के ज्ञान का कुछ क्षयोपशम हो जाने से उन्होने एक खण्ड गाथा पढ़ी--कहसि पुण णिक्लेबसिरे गहहा 
जब पेच्छसि खादिदुर्मिति' । रे गधो, कष्ट उठाझोगे तो तुम जो भी चोहो खा सकोगे । 

एक दिन कुछ बालक खेल रहे थे, देवयोग से कोणिका भी वही पहुंच गई। उसे देखकर बे बालक डरे । उस 
समय कोणिका को देखकर यम मुनि ने एक शौर खण्ड गाथा बनाकर पढी-- 

अण्णत्थ कि पलोवह तुम्हे पत्थाण बुद्धि या छिट्टे भ्रच्छई कोणिआ इति । 

दूसरी ओर क्या देखते हो ? तुम्हारी पत्थर सरीखी कठोर बुद्धि को छेदने वाली कोणिका तो है । 

एक श्रन्य दिन यम मुनि ने एक मेढक को एक कमल पत्र की आड में छुपे हुए सर्प की झ्ोर झ्ाते हुए देखा । 
देखकर वे मे ढक से बोले-- श्रम्हादो णत्यि भय दीहादो दीसदे भय तुम्हेति' । -मेरे श्रात्मा को किसी से भय नही 
है, किन्तु भय है तुम्हे । 

यम मुनि ने जो कुछ थोडा-सा ज्ञान सम्पादन कर पाया, वह उक्त तीन खण्ड गाथात्मक ही था। बे उन्ही 
का स्वाध्याय करते, इसके श्रतिरिक्त उन्हे कुछ नही झ्राता था। किन्तु उनका अच्तर्मानस पवित्र था। वे यथाजात 
मुद्रा के धारक थे, तपश्चरण करते और अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए वे धर्मपुर आए । वे शहर के बाहर एक 
बगीचे में कायोत्सगं मुद्रा में स्थित हो ध्यान करने लगे । उतके आने का समाचार उनके पुत्र गर्दभ भौर राजमंत्री दीर्ष 
को ज्ञात हुआ । उन्होंने समभा कि ये हमसे पुन राज्य लेने के लिये आये है। श्रतएंव वे दोनों मुनि को मारने का 
विचार कर आधी रात के समय वन में आराए और तलवार खीच कर उनके पीछे खड़े हो गए। मुनिवर ने निम्न 
गाथा पढी--घधिक्‌ राज्य घिददू मुर्खत्व कातरत्व च धिकतराम्‌ । निस्पृहाच्च मुनेर्येन शका राज्येडभवत्तयो ।। --ऐसे 
राज्य को, ऐसी मूखेता और ऐसे डरपोकपने को घिवकार है, जिससे एक निस्पृह्ठ और ससारत्यागी मुनि के द्वारा राज्य 
के छीने जाने का उन्हे भय हुआ । यद्यपि ग्देभ और दीघे दोनो मुनि की हत्या करने को आए थे, परन्तु उनकी उन्हे 
मारने की हिम्मत न पडी । उसी समय मुनि ने अपनी स्वाध्याय को पहली गाथा पढ़ी । उसे सुनकर गर्दभ ने मत्री 
से कहा--जान पड़ता है मुनि ने हम दोनो को देख दिया है । पश्चात्‌ मुनि ने दूसरी खण्ड गाथा पढ़ी, तब उसने कहा, 
नही जी, मुनिराज राज्य लेने नही आए है। मेरा वेसा समभना भ्रम था झज्ञान था। मेरी बहिन कोशिका के प्रेम 
वश वे कुछ कहने को झ्राये जान पडते है। भ्रनतर मुनिराज ने तीसरी गाथा भी पढ़ी । उसका अर्थ गर्दभ ने यह समझा 
कि मत्री दीर्घ बडा दुष्ट है, मुझे मारना चाहता है। अतएक अमवण ही पिता जी मुझे सावधान करने आये है। 
थोडी देर में उनका सब सन्देह दूर हो गया । उन्होने श्रपने हृदय को सब दुष्टता छोडकर बड़ी भक्ति के साथ उन 
मुनिराज को प्रणाम किया श्र धर्म का उपदेश सुना । उपदेश सुनकर वे दोनो बहुत प्रसन्‍न हुए, और श्रावक के ब्रतों को 
ग्रहण कर अपने स्थान को लौट गए। 

यमधर मुनि निर्मल चारित्र का पालन करते हुए अपने परिणामों को बैराग्य से सरावोर करने लगे। 
उनकी निस्पृह वृत्ति, पवित्र सयम का आचरण, और तपश्चरण की निष्ठता, एकाग्रता दिन-पर-दिन बढ रही थी। 
उन्हे तपश्चरण के प्रभाव से सप्त ऋद्धियाँ प्राप्त हुई! । वे भगवान महावीर द्वारा उपदिष्ट सम्यकज्ञान की आराधना 
में तत्पर हुए । लबव्धि सयुकत वे मुनि अन्य पाँच सौ मुनियों के साथ कुमारगिरि के शिखर से देवलोक को प्राप्त हुए। 
जैसा कि कथा कोश के निम्नपद्मों से स्पष्ट है-- 


१. यमयोगी परिप्राप्य गरुससामीप्यमादरात्‌। घोर तपर्चकारेद विवि्धाद्ध समन्वित !॥५८॥ 

पादानुसारिणी बुद्धि कोष्ठबुद्धिस्तर्थव चे। समिन्नश्रोत्रिकाझा हि बुद्धथ परिकोरतिता ॥५६॥ 

उग्र तपस्तथा दीप्त तपस्तप्त महातप' । घोरादीनि विजानन्तु तपासीमानि कोविंद, ॥६०॥॥ 
-- हैरियेण कथाकीष १० १३६ 





अन्तिम केवली जम्बूुस्वामी ३१ 


एतामिलंब्धिभियु कतः श्ासण्यं परिपाल्य लू । 
धर्मादिनगरासन्से कुमार गिरिभस्तके ।। ६७॥ 
शर्तें: पञच भि रायुक्‍तों घुनोनां धर्मशालिनास । 
झाराधनां समाराधष्य यत्रः साधुदियं ययो ।। ६८॥ 


अन्तिम केवली जम्बूस्वामी 


मगध देश के राजगृह नगर में झ्रहहास नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम जिनमती या 
जिनदासी था, जो रूप-लावण्य-सयुक्त और पतिन्नता थी। दोनो ही जेनधर्म के सपालक झीर धर्मनिष्ठ श्रावक 
थे,। सेठ भहेद्दास के पिता का नाम धनदत्त और माता का नाम गोजवती था । इनके दो पुत्र थे भ्रहंदास भर 
जिनदास । इनमें अहेदास धर्मात्मा था और जिनदास कुसगति के कारण दूतादि दुव्यंसनों का शिकार हो गया था। 
वह एक दिन जुए में छत्तीस सहझ्न मुद्राए हार गया । घर से मुद्राए लाकर देने का वचन देने पर भी छल नाम 
के एक जुश्लारी ने जिनदास के पेट मे कटार मार दी। उसकी सूचना मिलने पर अहंहास उसे अपने घर ले आया, 
और उचित उपचार करने पर भी वह उसे बचा न सका। उसने अहेद्यास से कहा कि मैने जीवन में धर्म से विपरीत 
बुरे कर्म किये है, उनका मुझे पश्चात्ताप है। परलोक सुधारने के लिये कुछ धर्म का स्वरूप बतलाइये। तब अहंहास ने 
उसे धामिक उपदेश दिया और पचनमस्कार मंत्र सुनाया, जिससे वह यक्ष योनि में उत्पन्न हुआ । जब उसने यह सुना 
कि अरहेंदास सेठ के गृह में अन्तिम केवलो जम्बूस्वामी का जन्म होगा, |तो वह अपने वश की प्रशंसा सुनकर हष॑ 
से नाच उठा। 

विद्यग्माली देव का जीव ब्रह्म स्वगं से चयकर जब जिनमती के गर्भ में श्राया तब जिनमती ने पाच शुभ 
स्वप्न देखे--हाथी, सरोवर, चावलो का खेत, धूम रहित श्रग्नि, ध्रौर जामुन के फल। नौ महीने बाद ६०७ ई० 
पूर्व में जम्बूस्वामी का जन्म हुआ प्रोर उसका नाम जम्बूकुमार रक्खा गया। जम्बूकुमार दूज के चन्द्र के समान 
प्रतिदिन बढता गया । वह स्वभावत: सौम्य, सुन्दर, मिष्टभाषी, भद्र, दयालु और वेराग्यप्रिय था। बाल प्रवस्था में 
उसने समस्त विद्याओं की शिक्षा पाई थी । उसके गुणो की सुरभि चारो तरफ फैलने लगी। वह कामदेव के समान 
सुन्दर रूप का धारक था। उसे देखकर नगर की नारियाँ अपनी सुध-बुध खो बैठती थी भ्रौर काम बाण से पीड़ित हो 
जातो थी। किन्तु कुमार पर उसका कोई प्रभाव भ्र कित नही होता था, क्योकि उसका इन्द्रिय विषयों मे कोई राग 
नही, था झग्रौर युवावस्था मे भी वह निविकार था। उसके श्रात्म-प्रदेशों में वेराग्य रस का उभार जो हो रहा था । 
वह वज्भवृषभनाराच सहनन का घारी और चरम शरीरी था प्लोर जैन धर्म का सपालक था। 


जीवन-घटनाएं 

एक बार राजा श्रेणिक का बडा हाथी कोलाहल से भयभीत होकर साकल तोड़कर क्रोधयुक्त हो वन में 
घूमने लगा । उसके कपोलो से मद भर रहा था जिस पर भ्रमर गुजार कर रहे थे। वह नील पर्वत के समान 
काला था और झपने दातो से पृथ्वी को कुरेदता हुआ सूड़ से पानी फेकता था । बह जिधर जाता वृक्षो को जड़मूल से 
उखाड देता था । उस बन में आराम, जामुन, नारगी, केला, ताल-तमाल, प्रशोक, कदब, सलल्‍लकी साल, नीबू, खजूर, 
नारियल, और भ्रतार प्रादि के सुन्दर पेड़ लगे हुए थे। कुछ पौधे खुशबूदार फूलो के समूह से लदे हुए थे, जिनकी 
महक से वह वन सुरभित हो रहा था। उसमें भ्नेक प्रकार के फल-फूल क्लौर मेवो वाले बहुमूल्य पेड़ थे। उस वन की 
शोभा देखते ही बनती थी । वह मो रणियों के शब्दों से गुंजायमान था और कोयलो की मधुर ध्वनि से मुखरित हो 


ब्र जैन धर्म का प्राचीन इतिहास - भाग २ 


रहा था। जनता हाथी की भयकरता से श्राकुलित हो रही थी। बडे-बडे योद्धा भी उसे बाधने का साहस नहीं कर 
सके । किन्तु जम्बूकुमार ने अ्रचिन्त्य साहस श्रोर बल से उस पर सवार होकर उस उन्मत्त हाथी को क्षणमात्र में वश 
मे कर लिया। ग्तएवं जनता मे जम्बूकुमार के साहस की प्रशंसा होने लगी । लोग कहने लगे--धन्य है कुमार का 
अदभत बल, जिसने देखते-देखते क्षणमात्र में भयानक हाथी को वश में कर लिया । यह सब उसके पुण्य का माहात्म्य 
है, इसलिये वह महापुरुषों द्वारा पूज्य है । पुण्य से ही सम्पदा, सुख सामग्री और विजय मिलती है । 
जम्बूकुमार ने केरल के युद्ध में जो वीरता दिखलाई वह श्रद्वितीय थी। रत्नशेखर से युद्ध करते हुए जम्बू- 
कुमार ने उसको वाध लिया। युद्ध कितना भयकर होता है इसे योद्धा श्रच्छी तरह से जानते है। कहाँ रत्नदोखर 
को बडी भारी सेना और कहाँ अकेला जम्बूकुमार । किन्तु जम्बूकुमार ने अपने बुद्धि कौशल और ग्रात्मवल से 
शत्रु पर भ्रपनी वीरता का सिक्का जमा लिया, बन्दी हुए केरल नरेश को बन्धन से मुक्त किया, उसकी सुपुत्री 
विलासबती का बिम्बसार के साथ विवाह करा दिया ,और केरल नरेश मृगाक तथा रत्न शेखर में परस्पर मेल करा 
दिया। इन सब घटनाओं से जम्बूकुमार की महानता का पता चलता है। 
जम्बूकुमार जब केरल से वापिस लौट कर आ रहा था, तब उसे विपुलाचल पर सुधर्म गणघर क॑ भाने का 
पता चला । वह उनके समीप गया, शर नमस्कार कर थोडी देर एकटक दृष्टि से उनकी ओर देखता रहा । जम्बू- 
कुमार का उनके प्रति आकर्षण बढ रहा था। पर उसे यह स्मरण न हो सका कि मेरा इनके प्रति इतना आकर्षण 
क्यो है ? क्या मैने इन्हे कही देखा है, इस अनुराग का क्‍या कारण है ? तब उसने समीप में जाकर पुनः नमस्कार 
किया और उनसे अपने अनुराग का कारण पूछा | तब उन्होने वतलाया कि पूर्व जन्मो मे मैं श्रौर तुम दोनों भाई- 
भाई थे। हम दोनो में परस्पर बड़ा अनुराग था। मेरा नाम भवदत्त और तुम्हारा नाम भवदेव था। सागरसेन या 
सागरचन्द्र पुण्डरीकिणी नगरी में चारण मुनियों से अपने पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनकर देह-भोगों से विरक्‍त हो 
मुनि हो गया और त्रयोदश प्रकार क चारित्र का अनुष्ठान करते हुए भाई के सम्बोधनार्थ वीतशोका नगरी मे 
पधारे। वहाँ भवदेव का जीव चन्द्रवती का शिवकुमार नामक पुत्र हुआ था । शिवकुमार ने महलो के ऊपर से मुनियो 
को देखा, उससे उसे पूर्वजन्म का स्मरण हो आया और देहभोगो से उसके मन में विरक्तता का भाव उत्पन्न हुआ । 
उससे राजप्रासाद में कोलाहल मच गया । शिवकुमार ने माता-पिता से दीक्षा लेने की अ्रनुमति मागी । पिता ने बहुत 
समझाया, और कहा--तप और ब्रतों का भ्रनुप्ठान घर में भी हो सकता है। दीक्षा लेने की आवश्यकता नही है। पिता 
के श्रनु रोधवश कुमार ने तरुणी जनों के मध्य में रहते हुए भी विरक्‍्त भाव से ब्रह्मचर्य ब्रत का अनुष्ठान किया । 
इस असिधारा ब्रत का पालन करते हुए शिवकुमार दूसरो के यहाँ पाणिपात्र में प्राशुक ग्राहार करता था । आयु के अन्त 
में ब्रह्म स्वयं में विद्यू न्माली देव हुआ। मै भी उसी स्वर्ग मे गया । वहाँ से चयकर मै सुधर्म हुआ हूँ शौर तम जम्बूकुमार 
नाम के पुत्र हुए । यही तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह का कारण है । 
जम्बूकुमार ने सुधर्म स्वामी का उपदेश सुना, उससे उसके हृदय में वैराग्य का प्रवाह उमड आया, 
श्रौर उसने सुधर्माचार्य से दीक्षा देने के लिए निवेदन किया । तब उन्होने कहा कि जम्बूकुमार ! तुम अपने माता- 
पिता से आज्ञा लेकर गअ्ग्नो, तब दीक्षा दी जाएगी। कुटुम्बियो ने भी अनु रोध किया, और कहा कि कुमार ! श्रभी 
दीक्षा न लो। कुछ समय बाद ले लेना | झत जम्बूकुमार घर वापिस झा गया। माता-पिता ने उसे विवाह के बधन 
में बाँधने का प्रयत्न किया । तब जम्बूकुमार ने विवाह कराने से इनकार कर दिया। सेठ भ्रहदास ने श्रपने मित्र 
सेठो के घर यह सन्देश भिजवा दिया कि जम्बूकुमार विवाह कराने से इनकार करता है। श्रत श्राप श्रपनी पुत्रियों 
का सम्बन्ध अन्यत्र कर सकते हैं। उनकी पुत्रियों ने कहा कि विवाह तो उन्ही से होगा, भ्रन्यथा हम कुमारी रहेगी । 
वे एक रात्रि हमे दे, उसके बाद उन्हे दीक्षा लेने से कोई नहीं रोकेगा। अत विवाह हुआ । विवाह के पश्चात्‌ 
जम्बकुमार घर आया और रात्रि में स्त्रियों के मध्य मे बेठकर चर्चा होने लगी। बहुए श्नुरागवर्धक अनेक 
प्रदनोत्तरो श्लौर कथा कहा नियो, दृष्टान्तो द्वारा जम्बूकुमार को निरुत्तर करने या रिभाने मे समर्थ न हो सकी । 
उन्होने श्वज्भार परक हाव-भाव रूप चेप्टाओं का श्रवलम्बन भी लिया, किस्तु जम्बूकुमार पर वे प्रभाव डालने में 
सर्वेथा असमर्थ रही । विद्युत घोर झपने साथियो के साथ जिनदास के घर चोरी करने ध्राया, भौर छिपकर खड़ा 


अन्तिम केवलो जम्बूस्थामी ३३8 


होगा । वहा जम्बूकुमार और उनकी स्त्रियो की वार्ता हो रही थी। विद्युतचोर बड़ी देर से उनके श्राख्यानो को 
सुत रहा था, उसे उसमें रस झ्ाने से श्नौर जागृति रहने से वह चोरी तो नही कर सका, पर बह उनकी बातों में तन्‍्मय 
हो गया। विद्युतचोर ते भी श्रनेक दुष्टास्तो और कथानको द्वारा कुमार को समभाने का यत्न किया, पर विद्युतचोर 
की वकालत भी उन्हे विषयपाश में न फेंसा सकी । उल्टा जम्ब॒कुमार का प्रभाव विद्युतवोर और उसके साथियों पर 
पडा। प्नत' विद्युतचोर भी अपने साथियों के साथ चोर कर्म का परित्याग कर दीक्षा लेने के लिये तत्पर हो गया। 
जम्बूकुमार तो दीक्षा लेने के लिये पहले से ही उत्सुक था । 


जम्ब॒कुमार को जिन-दीक्षा 

जम्बूकुमार ने भ्रपने विवाह की इस रात्रि में अपनी उन चार पत्नियो को बुद्धिबल से जीत लिया । उनकी 
आुगारपरक हाव-भाव चेष्टाओ, कथानको, उपकथानको प्रादि का जम्बूकुमार पर कोई प्रभाव भ्रकित नही हुआ, 
उन्होने राग भरी दृष्टि से उनकी श्रोर कॉका तक भी नहीं। उनकी वैराग्य भरी सौम्य दृष्टि का प्रभाव उन पर 
पडा । विद्य तचोर श्रौर उसके साथी सब सोचते कि देखो, कुमार पर देवागनाझो के सदृश भ्रत्यन्त सुन्दर इन 
नव युवतियों का और धन वेभव का कोई प्रभाव नही है, ऐसी विभूति को छोड़कर यह दीक्षा ले रहा है । 
हम लोग तो जिंदगी भर पाप कर्म करते रहे, और उसी के लिये यहाँ झाये थे; किन्तु कुमार का जिन-दीक्षा लेने का 
दृढ निवचचय देखकर हमारा विचार बदल गया और हम सब भी दोक्षा लेकर प्मात्म-साधना करेगे । हमारे इस निह्वय 
को अब कोई टालने के लिये समर्थ नही है। इस प्रकार के विचार विनिमय में ही सब रात्रि चली गयी, झौर प्रात: 
काल हो गया । 

सेठ प्रहंदास ने प्रात:काल राजभवन में जाकर सम्राट से निवेदत किया कि अम्बूकुमार की चारो नवोढ़ा 
पत्नियाँ भी उसे गृहस्थ के बधन में न बाँध सकी ओर वे दीक्षा लेने वन में जा रहे है। सम्राट ने कहा--भ्रच्छा उनको 
जुलूस के रूप में सुधर्म रवामी के पास ले चलने की व्यवस्था की जाय । 

जुलूस मे दुन्दृभि बाजे बज रहे थे, हाथी, घोड़े, ऊँट, भौर पंदल जनता सभी उसमें शामिल थे । बीच में 
एक सजी हुई पालकी मे जम्बुकुमार बंठे हुए थे। उनके शरीर पर बहुमूल्य वस्त्राभूषण थे। उनके सिर पर मुकुट 
बधा हुआ था, जिसे सम्राट्‌ बिम्बसार ने बाधा था। पालकी को नगर के सम्भ्नात नागरिक उठाए हुए थे। जनता 
उत्साह के साथ भगवान महावीर की जय, सुवधर्म स्वामी की ज़य श्नौर जम्ब्स्वामी की जय बोल रही थी | 

जुलूस त्रमश नगर के सभी प्रधान मार्गों से घूमता हुआ झागे बढता जा रहा था। मार्ग मे सभी गवाक्ष 
और छते नर-नारियो से भर गईं | सब धोर से उनके ऊपर पुष्प बरसाये जा रहे थे। जिस समय जुलूस अरहुँदास 
सेठ के-मक्रान की झोर झाया, तब जम्बूक्ुमार की माता जिनमती मोहवश दौडती हुई पालकी के पास झाई । बह मुख 
से हा पुत्र ! हा पुत्र ! कहकर एकदम मूच्छित हो गईं | शीतोपचार से जब वह होश मे आई तो प्रासू बहाती हुई 
गदुगद हो कहने लगी-- 

हे पुत्र | एक बार तू मुझ प्रभागिनी माता की ओर तो देख । यह कहकर वह पुनः मूच्छित हो गई । झपनी 
सास को मूच्छित हुप्ना देख जम्बूकुमार की चारो बहुएँ भी अत्यन्त शोकसन्तप्त होकर रुदन करती हुई बोली-- 

है नाथ ! हे कामदेव ! हम सबको अ्रनाथ बनाकर आप कहां जा रहे है ? जिस तरह चन्द्रमा के बिना 
रात्रि की शोभा नही, कमल के बिना सरोवर की शोभा नही, उसी तरह प्रापके बिना हमारा जीवन भी निश्थंक 
है । हे कृपानाथ ! श्राप प्रसन्‍न हो और थोड़े समय गृहस्थ प्रवस्‍्था में रहकर बाद में उसका परित्याग कर दीक्षा ले 
ले। जम्बकुमार की पत्नियाँ इस प्रकार कह ही रही थी कि चन्दनादि के उपचार से मातां जिनमती को दुबारा 
होश झ्रा गया। वह होश मे श्राकर रो-रोकर जम्बूकुमार से कहने लगो-- 

हे पुत्र | कहाँ तो तेरा केले के पत्ते के समान कोमल शरीर और कहाँ वह प्रसिधारा के समान कठोर जिन 
दीक्षा ! तपश्चरण कितना कठिन है। नग्न शरीर, डाँस-मच्छर, भंफावात, वर्षा, ठण्ड, गर्मी, श्रादि की अनेक श्रसह्य 
बाधायें कैसे सहन करेगा ? हे बालक | तू इस ऊबड़-खाबड़ कठोर भूमि में कैसे शयन करेगा श्रौर भुजाओं को 


श्ड जैन धर्म का प्राचीम इतिहास---भाग २ 


खटकाए हुए तू किस तरह रात्रि भर कायोत्सगं मुद्रा में ध्यान करेगा, श्लोर उपसर्ग परिषह की भीषण स्थितियों में 
अपने को कँसे निश्चल रख सकेगा । 

किन्तु सुदृढ़ सकल्पी जम्बूकुमार माता को रोती-बिलखती देखकर बोले-हे माता ! तू शोक को छोड़कर 
कायरपने का परित्याग कर । तुझे अपने मन मे यहसोचना चाहिए कि यह ससार अनित्य और झ्रशरण है। हे माता ! 
मैने अनेक जन्मों मे इन्द्रिय-विषयों के सुख का अनेक बार उपभोग किया और उन्हे जूठन के समान छोड़ा । ऐसे 
अतृप्तकारी विषय सुखो की ओर भला माता ! मै कंसे जा सकता हूँ। तुझे तो प्रसन्‍न होना चाहिए कि तेरा पुत्र 
ससार के बधनों को काटकर परमार्थ के मार्ग पर श्रग्नसर हो रहा है। 

इस तरह जम्वूकुमार अपनी माता को सम्बोधित कर पालकी में बेठकर श्रागे बढ़े श्रौर राजगृह के सभी 
मार्गों से मकर नगर के बाहर उपवन मे पहुँचे । 

उपवन मे एक वृक्ष के नीचे मुनियों के परिकर सहित महातपोधन सुधर्म स्वामी बंठे हुए थे | जम्बूकुमार 
पालकी से उतरकर उनके समीप गए । उन्हे नमस्कार किया, तीन प्रदक्षिणाएं दी। फिर उनके सामने हाथ जाड़कर 
नतमस्तक हो बडे आदर से खडे हो यह प्रार्थना की-- 

हे दयासागर ! सम्यक्‌ चारित्र के धारक हे मुनिपृँगव | मै जन्म मरण रूप दु खो से भरे हुए कुयो निरूप| 
समुद्र के श्रावरत्तों में डूब रहा हूँ । कृपा कर आप मेरा उद्धार करे । आप मुझे ससार के दु खो को विनाशक, कर्म क्षय 
करने वाली देगम्बरी दीक्षा प्रदान करे । जिससे मै आत्म-साधना द्वारा स्वात्म-निधि को प्राप्त कर सक्‌ । 

सुधर्म स्वामी ने कहा--अच्छा मै तुमे; अभी दीक्षित करता हू । 

यह सुनते ही जम्बूकुमार का हृदय कमल खिल उठा, उन्होन गुरु के सम्मुख अपने शरीर से सभी आभूषण 
उत्तार दिये। कुमार ने अपने मुकुट के श्रागे लटकने वाली माला को इस तरह दूर किया मानो उन्होंने कामदव 
के बाणों को ही बलपूर्वबक दूर किया हो । उन्होंने रत्नमय मुकुट को भी इस तरह उतारा मानो उन्होने मोह रूप राजा 
को जीत लिया हो । पश्चात्‌ हार आदि झाभूषणों और रत्नमय अँगूठी को भी उतार दिया और अपने शरोर 
से बस्त्रो को इस तरह उतारा मानो चतुर पुरुष ने माया के पटलों को ही फंक दिया हो । समस्त वस्त्रा भूषणो का 
परित्याग कर जम्बूकुमार ने पचरमुट्ठियों से केशो का लोच कर डाला। और ओ नम ' सत्र का उच्चारण कर 
गुरु-आज्ञा से भ्रट्टास मूल गुणों को धारण किया"-पचमहात्रत, पच्रसमिति, पचेद्रियनिरोध, छह आवश्यक, 
केशलोच, प्रचवेलक (नग्न) अस्नान, भूशयन, अदतधाबन, स्थितिभोजन--खड़े होकर आ्राह्र लेना और दिन में 
एक बार भोजन इन २८ मूल गुणों का पालन करना प्रारम्भ किया । 

जम्बूकुमार ने यह दोक्षा लगभग २५-२६ वर्ष की अवस्था में ग्रहण की होगी। दीक्षा के पश्चात्‌ जम्बू 
कुमार ने आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त ध्यान और अध्ययन मे श्रपला उपयोग लगाया और सुधमंस्वामी के पास 
समस्त श्रुत का अध्ययन किया तथा अनशनादि अनन्‍्तर्वाह्य दोनों तपों का शभ्रनुष्ठान किया। श्राचाराज्भ के 
प्रनुसार मुनिचर्या का निर्दोष पालन करते हुए साम्यभाव को प्राप्त करने का उद्यम किया। कषाय-विष का शौषण 
'करते हुए उसे इतना कमजोर एवं श्रशक्त बना दिया, जिससे वह आओआत्मध्यानादि में बाधक न हो सके । वे मुनि 


जम्बूकुमार निस्पृह वृत्ति से मुनि धर्म का पालन करते थे। उसमे प्रमाद नही प्राने देते थे, क्योकि प्रमाद करने 
वाला साधु छेदोपस्थापक होता है* 








१ पंच महव्वयाई समिदोग्नों पचजिणवरुहिंट्ठा। 
पत्रदियरोहों. छुप्पिय. आभ्रावासया लोचों ॥। 
अच्चेलनक मप्हाण सखिदिसयरामदतघधसण चंब । 
ठिंदि भोयणेय भक्त मूलगुणा अट्ठवीसा दु ॥ 


ऑडेससेससस+ततत+््>+त.++.__नत>> 


रु “मलाचार १, २, ३ 
२ तेस पमत्तों समणो छेदोवटठावगों होदि। 


““अ्रवचचनसार ३-६ 


प्रत्तिम केचली जम्बू स्वामी श्््‌ 


मुनि ध्रवस्था मे एक दिन जम्बूकुमार भाहार के लिये राजगूह नगर मे गए, झश्लौर वहाँ जिनदास सेठ ते 
नवधा भवक्‍्तिपूर्वक आहार दिया। निर्दोष झ्राहार देने के कारण सेठ के आगन में दानातिशय से पचादइचर्य हुए। 
झाहार लेकर मुनिराज उपवन में श्रा गए, शोर ज्ञान-ध्यान में तत्पर हो गए। इच्द्रिय विकारों को जीतने के लिए 
वे कभी उपवास रखते, और कभी रस का परित्याग करते थे। जम्बूकुमार जितने सुकुमार थे, वे उतने ही सहिष्णु 
साहसी, धेर्यंव्रान और विवेकी थे। उनकी शान्त मुद्रा और आत्म-तेज देखकर सभी आइचर्य करते थे । वे यथा- 
जात मुद्रा के घारी तो थे ही, साथ ही मन-वचन और काय को वश में करने के लिए गुप्तियो का भ्रवलम्बन लेते 
थे। ध्यान और श्रध्ययन मे प्रवृत्ति होने के कारण वे द्वादशाग के पारगामी श्रुतकेवली हो गए और सुधर्म- 
स्वामी केवलज्ञानी हो गए। अश्रब सब सघ का भार जम्बू स्वामी वहन करने लगे | बारह वर्ष बाद सधर्म स्वामी का 
विपुलाचल से निर्वाण हो गया और जम्बू स्वामी को घाति कर्म के भ्रभाव से केवलज्ञान प्राप्त हो गया। जम्ब 
स्वामी ने केवली अ्रवस्था में ३८ वर्ष तक विविध देशो और नगरों में विहार कर वीर शासन का प्रचार व प्रसार 
किया! । प्रन्त में विपुलाचल से ७५ वर्य की वय में शुक्ल ध्यान द्वारा कर्म कलक को दग्ध कर झविनाशी 
पद प्राप्त किया । 

जम्बूकुमार के दीक्षा लेने के बाद उनके माता-पिता और चारो पत्नियों ने भी दीक्षा लेकर तपचरण 
किया, और अपने परिणामानुसार उच्च गति प्राप्त की । 

विद्युतचर ने भी अपने पाच सौ साथियों के साथ चौर कर्म का परित्याग कर दिगम्बर दीक्षा ले ली औौर 
तपशथ्चरण द्वारा आत्म-शुद्धि करने लगे । वे मुनियो के त्रयोदश प्रकार के चारित्र के घारक तथा पाच समितियों मे 
प्रवृत्ति करते थे । तीन गुप्तियों का भी पालन करते थे, इस तरह वे मुनि ग्राचाराज्भध (मूलाचार) के प्रनुसार 
प्रवृत्ति करते हुए अपने शिप्यो के साथ ताम्रलिप्त*ः नगरी में आए। वे नगर के बाहर उद्यान में विराजिे। उस 
समय दिन प्रस्त हो रहा था, तब दुर्गा देवी ने भक्ति से विद्युतचर से कहा कि यहा पाच दिन तक मेरी पूजा होगी 
उसमे रौद्र भूत सम्प्रदाय आ्रामन्त्रित है, वह तुम्हे भ्रस॒ह्य उपसर्ग करेगा। अतएव जब तक यात्रा है तब तक इस 
पुरी को छोडकर श्रन्यत्र चले जाइए । यह कह कर वह चली गई । यतिवर विद्युतचर ने मुनियों से कहा--श्रच्छा 
हो प्राप लोग इस स्थान को छोडकर अन्यत्र चले जाय। तब उन्होने कहा--रात्रि व्यतीत हो जाय, तब हम चले 
जावगे। रात्रि में गमन करना मुनियो के लिये वर्जित है। उपसर्ग से डरने वालो को क्या लाभ हों सकता है ? 
उपसर्ग सहन करना साधुझो के लिए श्रेयस्कर है। अत. सब साधु मौनपूर्वक ध्यान में स्थित हो गए। रात्रि मे 
भयकर भूतो ने श्रसहा उपसर्ग किया। बड़े-बड़े डास मच्छरों को बाधा हुई। शरोर को कष्ट देने वाले घोर 
उपसर्ग हुए, जिन्हे सुनकर रोगटे खडे हो जाते है। ऐसा होने पर वे सब साधु स्थिर न रह सके और ध्यान छोड़- 
कर दिवगत हुए । किन्तु विद्युतचर अदीन मन से घोर उपमर्ग सहते हुए भी बडे धेय के साथ मेरुवत स्वरूप मे 





क#+ ---+--+5 ४ न ा+ ज्ड लक नेट. >> मअ+ल++कअव कब 5 आओ 


१ बारह वासारि केवलि विहारेश विहरिय लोहज्ज भडारए णिव्युदे सते जबू भडारझओ केवलणाणसताणहरों जादों। 
प्रट्ठत्तीसवस्साणि केवलिविहारेर विहरिय जबू भडारए परिणिव्युदे सते केवलणागा सतागास्स बोच्छेदो जादो भरह खेत्तम्मि ! 
-- (घवला पु० € पृ० १३०) 
२ विउलइगरि सिहूरि कम्मट्ठचत्तु, सिद्धालय सासय सोक्ख पत्तु ॥ --जबूसामिचरिज १०-२४ १० २१५ 
३ घत्ता--अरह सवसणासघसजुझ प्र, एयारसगघरु विज्जुचरु । 
विहरतु_ तवेण विराइयठ, पुरि तामलित्ति सपाइयउ ॥। 
तयराउ नियडे रिसिसर्थ थक्के, ग्रत्यवणहो ठुक्‍्कए सूरचक्के । 
झह ग्राया तामककालिधारि, कचायणि नामे भदमारि । 
प्राहसइ सविणय दिवसपच, महुजत्त हवेसइ सप्पबच | 
प्रामतियभूयाबलिरउद,_ उवसस्यु करेसइ तुम्ह खुदह। 
इय कज्जे भ्रण्ण हि किहिम ताम, पुरि मेलल वि गछच्छहु जत्त जाम । 
ग़य एम कहे वि तो जइवरेण, मुरिग भणिय एम विज्जुच्चरेंगा --जम्बू स्वामी चरउ पृ० २१६ 


ब्ज्ज 


३६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


निशचल रहे और अनित्यादि भावनाओ का दुढ़ता से मनन करते हुए शरीर से भिन्‍न निजात्म तत्त्वका, चैतन्य 
टकोत्कीर्ण प्रौर ज्ञान-दर्गन स्वभाव वाले आत्म तत्त्व का चिन्तवन करते हुए, शारीरिक बाधाओं की ओर 
ध्यान न देते हुएं, निर्भय हो चार प्रकार का सन्‍यास धारण कर ब्रत रूपी खड्ग से मोह शत्रु का नाश कर आराधना 
मे स्थित रहे और निर्वाण प्राप्त किया ।” अन्य साधुओं ने भी परिणामानुसार यथा योग्य स्थान प्राप्त किए । 
इससे स्पप्ट है कि ताम्रलिप्त नगरी विद्युतचर का निर्वाण स्थल है झ्लौर उनके साथी साधुप्ो का समाधि 
स्थल है। ऐसी स्थिति में मथरा जम्बू स्वामी ओर विद्युच्चर का निर्वाण स्थल नही हो सकता । 


किनननन हिनाकननन बनपकलन 


मथुरा जम्बू स्वामी का निर्वाण स्थल नहीं है 


मथुरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है । इस नगरक्ष्म जैन, वैष्णव झौर बोद्धादि भारतीय धर्मों का प्राचीन कान 
से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । यह यदुबशी कृष्ण की लीला भूमि रहा है। कुषाण काल में यहां कई बौद्ध बिहार थे। 
उत्तरापथ में यह जैन संस्कृति का प्रमुख केन्द्र रहा है। महावीरकालीन जनपदो, प्रमुख राज्यों भ्रौर राजधानियों 
में इसकी गणना रही है । दक्षिण के जेनाचार्यों ने दक्षिण मथुरा से भेद प्रकट करने के लिए इसे उत्तर मथुरा नाम 
से उल्लेखित किया है । निशीथ चूर्णी की एक गाथा में--“उत्तरावहे धम्मचक्‍्क मयूराए देव णिम्मिग्रो थूमो।” 
वाक्य में मथुरा के देव निर्मित स्तूप का* उल्लेख किया है। २३वें तीर्थंकर पाश्वनाथ का यहाँ विहार हुआ और 
उनकी स्मृति में उक्त स्तूप बनवाया गया था। सम्भवत सातबी आठवी झताब्दी ई० पूर्व उस देवनि्भित 
स्तूप को ईटो से ढक दिया गया था। मथुरा के ककाली टीले से जेन पुरातत्त्व की महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है। 
उसमे अनेक कलाकृतियाँ महत्वपूर्ण है। यहाँ दिगम्बर जनों के ५१४ स्तूप रहे है, जिनका जीर्णोद्धार साहू टोडर ने 
कराया था, जो बादशाह अकबर की टकसाल का भ्रध्यक्ष था, और कृष्णामगल चौधरो का मज्नी भी था। उसने 
द्रव्य खचें करके स० १६३१ में उनकी प्रतिष्ठा पाण्डे राजमल्ल से करवाई थी। इन सब कारणों से मथरा 
जैन सस्क्ृति का मौलिक स्थान रहा है | पर वह क्या जम्बूस्वामी का निर्वाण स्थान था ? उस पर यहां विचार किया 
जाता है-- 
महुराये प्रहिछत्त बोरं पासं तहेव बंदामि। 
जम्बु मुणिदों वंदे णिव्युई पत्तो वि जम्बूबणगहणे ।। 
दशभक्त्यादि सम्रह में प्रकाशित प्राकृत निर्वाण भक्ति के प्रनन्तर कुछ पद्म श्रोर भी दिये हुए है, जो 
प्रक्षिप्त है और बाद को उसमे संग्रहीत कर लिये गए है| उनमें से उक्त तृतीय पद्म में मथुरा और अहिक्षेत्र मे भग- 
वान महावीर और पाश्वेनाथ की वन्दना करने के पदचात्‌ जम्बू नाम के गहन वन में अन्तिम केवली जम्बू स्वामी 





१ तांम्नलिप्तपुरमस्थास्यथ समीपे परिधोरणम्‌ । 
तस्थो पश्चिम दिग्भागे नवत प्रतिमया मुनि ॥ 
एवं स्थिते मुनौ तन्न रात्नों देवतया तया। 
एषा देशोत्सगों; य बिहित क्रचित्तया ॥। 
नाता देशोपसर्ग त सहित्वा मेरुनिश्चल । 
विद्युज्चर मसाधानान्निर्वाणमगमद्द्रतम्‌ ॥ --हरिषेण कथाकोश कथा १३८ 
२. सावष्टम्भमष्टान्ही मथुरायाचक्रवरण परिश्रमय्याहंत्प्रतिबिम्बादझित मेक स्तूप तन्ा तिष्ठियत्‌ । भ्रतएवाद्यापि तत्तीय॑ 
देवनिर्भिताख्यया प्रथते । 
“-उपासकाध्ययन प्रैं० ६३ 





मथुरा जम्बू स्वामी का निर्वाण-स्थल नही है ३ 


के निर्वाण का उल्लेख किया गया है। परन्तु जम्बू वन किस देश का वन है यह पद्य पर से कुछ भो फलित नहीं 
होता । मालूम होता है, जम्बू स्वामी ने जिस वन में या स्थान मे ध्यानागिन द्वारा प्रवशिष्ट श्रधाति कर्मों को 53 
कर कृतकृत्यता प्राप्त की, सम्भवत उसी वन को जम्ब्‌ वन नाम से उल्लिखित करना विवक्षित रहा है। पर यह 
विचारणीय है कि उक्त स्थान किस नगर या ग्राम के पास है श्लौर उसका मथुरा से क्या सम्बन्ध है ” इस सम्बन्ध 
में कोई महत्त्व के प्रमाण उपलब्ध नही है जो मथुरा को सिद्ध क्षेत्र सिद्ध कर सके । 

मथुरा के समीप ही चौरासी नाम का स्थान है, जहाँ पर एक विशाल जैन मन्दिर बना हुप्ना है। जिसे मथुरा 
के सेठ मनीराम ने बनवाया था, और उसमें इस समय अजितनाथ तीर्थंकर की ग्वालियर में प्रतिष्ठित मनोज रत 
विराजमान है । इसी स्थान को जम्बू स्वामी का निर्वाण स्थान कहा जाता है। परन्तु प्रन्वेषण करने पर भी जे 
स्वामी के चौरासी पर निर्वाण प्राप्त करने का कोई प्रामाणिक उल्लेख झ्र॒भी तक मेरे देखने मे नहीं आया ब्ू 
मालूम नहीं, इस कल्पना का आधार क्‍या है? है। 

डा० हीरालाल जी एम० ए० डी० लिट ने झपनी पुस्तक 'जेन इतिहास को पूर्व पीठिका प्लौर हमारा 
प्रभ्युत्थान' के पृ० ५० मे सयुकत प्रान्त का परिचय कराते हुए जम्बू स्वामी को निर्बाण भूमि उक्त चौरासी स्थान 
पर बतलाई है। उनकी इस मान्यता का कारण भी प्रचलित मान्यता जान पड़ते ॥|। में 
बिशेष का उल्लेख नही है ! ता: है अयोकि उसमें किसो: पता 

मथुरा जैनियो का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। ककाली टीले के उत्खनन में जो महत्वपूर्ण सामग्री 
उपलब्ध हुई है, उससे उसकी महत्ता का स्पष्ट बोध होता है । इसमें किसी को विवाद नहीं है किन्तु वह जम्ब 
स्वामी का निर्वाण-क्षेत्र है यह कोरी निराधार कल्पना है | हे 

सरे विद्यतचर ओर उनके साथियों का भी देवलोक भ्राप्ति का स्थल नही है। क्योकि विद्युतचर और 

उनके ५००साथी मुनियो पर होने वाले उपसर्ग का स्थल ताम्नलिप्ति बतलाया गया है, जो जैन सस्कृति और व्यापार 
का महत्वपूर्ण केन्द्र था। जब ताम्नलिप्ति नगरी समुद्र में विलीन हो गई तब नगरी के विनाश के साथ जेनियो 
की सॉस्क्ृतिक सम्पत्ति भी विनष्ट हो गई | इस कारण उनकी स्मृति के लिये मथुरा को चुना गया हो, तो कोई 
झ्ाश्चर्य की बात नही । हे ० ४ 

जम्बू स्वामी चरित के कर्ता कवि राजमल्ल (१६३२) नें स्वय जम्बूस्वामी का निर्वाण 
है। वीर कवि (१०७६) ने भी विपुलाचल से ही उनके निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख किया कक 284 
प्रकाश मे मथुरा को जम्बू स्वामी की निर्वाण भूमि नही माना जा सकता। हां, प्रन्य कोई प्राचीन बभाण उपलब्ध 
हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में मथुरा जम्बू स्वामी का निर्वाण क्षेत्र मानो 


जाता है । 


प्रेडऋााओे ९ 


द्वितीय परिच्छेद 


* द्वादक्ांग श्रूत और श्र्‌ तकेवलोी 
विष्णुनल्दि 

- नन्दिसित्र 

श्रपराजित 

गोवरद्ध न 

भद्र बाहु 

संघ-भेद 

जन संघ-परिचय 


री के दी मद 24 क ८० -७ 


द्वादशांग श्रूत और श्र तकवली 


श्रुतावरण कर्म के क्षयोपशय होने पर जो सुना जाय बह श्र्‌त है। यह श्र्‌ तज्ञान अभ्रमृत के समान हित- 
कारी है, और विषय-बेदना से सतप्त प्राणि के लिये परम औषधि है, जन्म मरण रूप व्याधि का नादक तथा 
सम्पूर्ण दु खो का क्षय करने वाला है। जैसा कि आचार्य कुन्दकुन्द के दर्णन पाहुड की निम्न गाथा से प्रकट है -- 
जिण वयण मोसहमिणं विसय-सुहूं विरमसण्ण अ्रमिदसुय । 
जर-मरण-वा हि-हरणं खयकरण सब्बदुकखाणं |॥। 
समस्त द्रव्य और पर्यायों के जानने को अपेक्षा श्रुतज्ञान श्रोर केवलज्ञान दोनों समान है, किन्तु उनमें 
अन्तर इतना ही है कि केवलज्ञान ज्ञेयों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है, और श्रुतज्ञान परोक्ष रूप से जानता है। 
जैसा कि गोम्मटसार की निम्न गाथा से स्पप्ट है * -- 
सुद केवल च णाणं दोण्ण वि सरिसाणि होति बोहादो । 
सुदणाणं तु परोक्‍स पच्चक्ख केवल णाणं ।। 
गोम्मटसार जीव काण्ड गाथा ३६८ 
केवलज्ञान और स्याद्वादमय श्रुतज्ञान समस्त पदार्थों का समान रूप से प्रकाशक है। दोनो में प्रत्यक्ष 
परोक्ष का अन्तर है । 
बीतराग, सर्वज्ष, हितोपदेशी अहंत तीर्थकर के मुखारविन्द से सुना हुआझा ज्ञान श्रृतज्ञान कहनाता है। 
तीर्थंकर अपने दिव्य ज्ञान द्वारा पदार्थों का साक्षात्कार करके बीजपदों द्वारा उपदेश देते है । उस श्रुत के दो भेद है, 
द्रव्यश्नुत और भावश्रुत । गणधर उन बीजपदो का और उनके अर्थ का अवधारण करके उनका यथार्थ रूप में 
व्याख्यान करते है । यही द्रव्य श्रृत कहलाता है। श्राप्त की उपदेशरूप द्वादांग वाणी को द्रव्य श्रूत कहा जाता 
है । और उससे होने वाले ज्ञान को भावश्नुत कहते है । जिस तरह पृरुप के शरीर में दो हाथ, दो पर, दो जॉघ, 
दो उरुू, एक पीठ, एक उदर, एक छाती, श्र एक मस्तक ये बारह अ्रग होते है, उसी प्रकार श्रत- ज्ञान रूप 
पुरष के भी बारह अग है । द्रव्य श्रुत के दो भद है, भ्ग प्रविप्ट और अग वह्य । 
अंग प्रविष्ट श्रुत के वारह भेद है। १ आचाराग, २ सूत्रकृताग, ३ स्थानाग < समवायाग, ५ व्याख्या 
प्रश्नप्ति, ६ ज्ञात ध्मंकंथा, ७ उपासकाध्ययनाॉग, ८ ग्रन्त क्ृतदद्याग, € ग्रनुत्तरोपपादिक, १० प्रश्नव्याकरण।ग, 
११ विपाकसुत्राग, और १२ दृष्टिवादाग । 
भ्राचारांग--इसमे अठारह हजार पदो के द्वारा मुनियो के आचार का वर्णन किया गया है। 
कध चरे कधं चिट्ठ कधमासे कधं सये । 
कध भु जेज्ज भासेज्ज कधं पावं ण बज्ऋई ।। 





१ श्रुतावरणक्षमोपशमादयन्तर जूवहिरजूसबन्रिधान सति श्रूयते स्मेतिश्रुतम्‌ 
(--तत्वा० वा० १-६, २ पृ० ४४ ज्ञानपीठ सस्करण ) 
२ स्याद्वादकेवलज्ञाने सवंतत्त्य प्रकाशने । 
भेद साक्षादसाक्षाल्य ह्ावस्तवन्यतम भवेत्‌ |! 
--आप्त मीमासा १०५ 


डरे जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


जद घरे जदं चिट्ट जदमासे जद सये । 
जद भु जेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण बज्कई ॥। (मूला० १०-१२१ ) जल 

मुनियों को कैसे चलना चाहिए, कंसे खड होना और बैठता चाहिए। के सोना चाहिए, केते भोजन 
करना चाहिए, और कैसे बात-चीत करना चाहिये, और कंमे पाप बन्ध नहां होता है ” इस तरह गणवर के प्रश्ना 
के अनुधार साधु को यत्न से चलना चाहिये, यत्न पूर्वक खटे रहना चाहिए, यत्न से बंठना चाहिये, यत्त पुर्वक शयन 
करना चाहिए, यत्नपूर्वक भोजन करना चाहिए, ओर यत्न से सम्भापण करना चाहिये। इस तरह यत्त पूवक 
आ्रच रण करने से पाग कर्म का बन्ध नहीं होता है। इस प्ग में पाँच महावते, पाँच समिति, तान गुप्ति, और पच 
आाचारो आदि का वर्णन किया गया है । 

सुत्रकृताग - छत्तीस हजार पदों के द्वारा ज्ञान विनय, प्रज्ञापना, कल्प, अकल्प, छेंदोपस्थापना आ्रादि व्यव- 
हार धर्म की क्रियाओं का वर्णन करता है | साथ ही स्वसिद्धान्त और पर सिद्धान्त का भी कथन करता है । 

स्थानांग- बयालीस हजार पदों द्वारा एक से लेकर उत्तरात्तर एक एक अधिक स्थानों का निरूपण 
करता है। उसका उदाहरण-यह जोव द्रव्य अपन चेतन्य घर्म को अपेक्षा एक है। ज्ञानआर दर्जन के भेद से दो 
प्रकार का है। कर्मफल नितना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना की गेक्षा तीन प्रकार का है। अथवा उत्पाद, व्यय 
झौर ध्ौव्य की अपेक्षा तीन भेद रूप है। चार गतियों मे भ्रमण करने वाला हाने से चार भेद वाला है। औदयिक 
आदि पाँच भावों से युक्त होने के कारण पाच भेद हे। भवान्तर में जाते समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऊपर 
और नीचे एस तरह छठ अप कम से युक्त होने से छ दिशाओं में गमन करने के कारण छह प्रकार का है। 
अस्ति, नारित आदि सात अगो से युक्त होने के कारण सात भेद रूप है| ज्ञानावरणादि कर्मा के आस्त्रव से युक्त 
होने की अपेक्षा आठ प्रकार का है। जोब अजावादि नौ पदार्थ रूप परिण मत हाने के कारण नौ प्रकार का है। 
पृथ्वीकायिक, जलकायिके, अग्निकायिक, वायुकासिक, प्रत्येक वनस्पति काशिक, साधारण वनस्पति कायिक, 
द्वीरिद्रय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति तथा पवेन्द्रिय जाति के भेद से दस प्रकार का है। 

घोथा समवायाग-- एक लाख चौसठ हजार पद के द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों के समवाय का वर्णन करता है । 
वह समवाय चार प्रकार का है। द्रव्य क्षेत्र काल आर भाव । द्रव्य समवाय की अपेक्षा धर्मास्तकाय, अधर्मास्ति- 
काय लोकाकाश और एक जीब के प्रदेश समान है। क्षत्र समवाय की अपेक्षा प्रथम नरक के प्रथम पटल का सीमम्त- 
कविल, मनुष्य लोक, प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल का ऋजुविमान और सिद्ध क्षेत्र इन सबका विस्तार समान है। काल 
की श्रपेक्षा उत्सविणी अ्वमपिणी काल समान ह। दोनों का प्रमाण दस कोड़ा कोडि सागर है । भाव को श्रपेक्षा 
क्षायिक सम्यक्तव, केंव्रलज्ञान, केवलदर्शन आर यथाख्यात चारित्र समान है। इस प्रकार समानता की अ्रपक्षा 
जीवादि पदार्थों के समवाय का कथन समवायाग में किया गया है । 

पाँचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति श्ंग--दो लाख अ्रट्टाईस हजार पदो क द्वारा 'क्या जीव है अथवा नहीं है 
इत्यादि रूप से साठ हजार प्रब्नों का व्याख्यात करता है। ज्ञातृबरमंकथा नाम का छठा अ्ग पाँच लाख छप्पन 
हजार पदो के द्वारा तीर्थंकर की धर्म देशना का, सन्देह का प्राप्ति गणधरदेव के सन्देह को दूर करने को विधि का 
तथा अनेक प्रकार की कथा उपकथाशों का वर्णन करता है। 

सातवाँ उपासकाध्ययनाग-ग्यारह लाख सत्तर हजार पदों के द्वारा श्राबको के झाचार का वर्णन 
जा है । अन्तकृददशा ग अजीत आठवा अर तेईस लाख अट्ठाईस हजार पदा क द्वारा एक-एक तीथकर के 
तीर्थ में दारुण उपसर्गों को सहन कर निर्वाण का प्राप्त हुए दस-दस अन्तकृत केवलियों का कथन करता है । 

प्नुत्तरोपपादिक दशा--नाम का नौवा अ ग बानवे लाख चालीस हजार पदो के द्वारा एक-एक तीर्थ मे 
नाना प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहन कर विराजमान पाच अनुत्तर विमानों में जन्मे हुए दस-दस मुनियों का 


वर्णन करता है। जैसे वर्धमान तीर्थंकर के तीर्थ मे ऋषिदास-धन्य- सुदक्षत्र-कार्तिक-नन्द-तन्दन- झालिभद्- 














१ विजय वेजयन्त जयतापराजितसवर थसिद्धाब्याति पचानुत्तराणि । तत्त्व० बा० पबहे 


द्वादशांग श्रुत और अतकेवली के 


अभय-वारिषेण और खिलात पुत्र इन दद्मुनियों ने दारुण उपसर्गों को जीता है और श्रनुत्तर विमान में उत्पस्न हुए । 

प्रवम व्याकरण--नामक दसवा अंग तिरानवे लाख सोलह हजार पदो के द्वारा आक्षेत-प्रत्याक्षेप पूर्वक 
यूक्ति पूर्ण प्रश्नों का समाधान करता है। अ्रथवा झ्राक्षेपणी विक्षेपणी, सवेदनी और निर्वेदती इन चार कथाओो का 
वर्णन करता है । जो एकान्त दृष्टियों का निराकरण करके छः द्रव्य झ्ौर नी पदार्थों का निरूपण करती है 
उमे ग्राक्षेपणी कथा कहते है। जिसमें पहले पर सिद्धान्त के द्वारा स्वसिद्धान्त में दोष बतलाकर पीछे पर 
समय का खण्डन करके स्वसिद्धान्त की स्थापना की जाती है उसे विक्षेपणी कथा कहते है। पुण्य के फल 
का वर्णन करने वाली कथा को सवेदनी कथा कहते है। पाप के फल का वर्णन करने वाली कथा निर्वेदनी कहलाती 
है । प्रधन व्याकरण अग प्रश्न के श्रनुसार नप्ट, चिन्ता, लाभ, भ्रलाभ, सुख, दुख', जीवित, मरण, जय, पराजय का 
भी वर्णन करता है! 

विपाक्सूत्र-नाम का ग्यारहवा भ्रग एक करोड चौरासी लाख पदो द्वारा पुण्य-पाप रूप विवादों का-- 
प्रच्छे ब्रे कर्मों के फ्लो वा वर्णन करता है। इन समरत ग्यारह अगो के पदो का जोड़ चार करोड, पन्द्रह लाख दो 
हजार है (४१५०२००० है ।) 

बारहवा पअग दृष्टि प्रवाद है। इसमे तोन सौ श्रेसठ मतो का+क़ियावादियों, प्रक्रियावादियों श्रज्ञान 
दृष्टियो और बंनयिक दृष्टियों का-वर्णन और निराकरण किया गया है। दृष्टिवाद के पाँच अ्रधिकार है-- 
परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व श्र चूलिका । उनमे से परिकर्म के पाँच भेद है--चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूयप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वोप 
प्रज्ञप्ति, द्वोपसमुद्रप्रशञप्त, और व्याख्याप्रज्ञप्ति | चन्द्रप्रज्ञप्ति नामक परिकर्म छत्तीस लाख पाँच हजार पदों के द्वारा 
चन्द्रमा की झ्रायु, परिवार, ऋद्धि, गति और चन्द्रबिम्ब को ऊँचाई ग्रादि का वर्णन करता है। सूर्यप्रज्ञप्ति नाम का 
परिकर्म पाँच लाख तीन हजार पदो के द्वारा सूर्य की झ्ायु, भोग, उपभोग, परिवार, ऋद्धि, गति, और सूर्य बिम्ब 
को ऊचाई, दिन की हानि वृद्धि, किरणो का प्रमाण और प्रकाश आदि का वर्णन करना है। जम्बूद्वीप प्रशष्ति नाम 
का परिकर्म तीन लाख पच्चीस हजार पदो के द्वारा जम्बूद्वीप की भोगभूमि और कमंभूमि मे उत्पन्न हुए अनेक 
प्रकार के मनुष्य और तियंञ्चो का तथा पव॑त, हृद, नदी, वेदिका, क्षेत्र, आवास, अ्रकृत्रिम जिनालय भ्रादि का वर्णन 
करता है। द्वीपसमुद्रप्र्मप्त नाम का परिकर्म बावन लाख छत्तीस हजार पदो के द्वारा उद्धारपल्य के प्रमाण से 
द्वीप और समुद्रो के प्रमाण का तथा द्वीप-सागर के श्रन्तभू त अन्य अनेक बातो का वर्णन करता है। व्याख्या प्रज्ञप्ति 
नाम का परिकम चौरासी लाख छत्तोस हजार पदो के द्वारा पुदूगल धर, अभ्रध्म, आकाश और काल द्रव्य का तथा 
भव्य और अभव्य जीवो का वर्णन करता है । 

दृष्टिबाद अ्रग का सूत्र नाम का अर्थाधिकार अ्रठासी लाख पदों के द्वारा जीव भ्रबन्धक है, श्रवलेपक है, 
अ्रकर्ता है, अभोकक्‍ता है, निर्गुण है, व्यापक है, श्रणुप्रमाण है, नास्ति स्वरूप है, अस्तिस्वरूप है, पथिवी ग्रादि पचरभूतों 
से जीव उत्पन्न हुआ है, चेतना रहित है, ज्ञान के बिना भी सचतन है, नित्य ही है, अनित्य ही है, इत्यादिरूप से 
क्रियावाद, अतियाबाद अज्ञानवाद, ज्ञानवाद और वैनयिकवाद झादि तन सौ जेसठ मतो का वर्णन पूर्वपक्षरूप से 


करता है । 
प्रथमानुयोग--नाम का तीसरा अर्थाधिकार पांच हजार पदो के द्वारा चौबीस तीर्थक२, वारह चक्रर्वी, नौ 


प्रतिनारायण के पुराणो का तथा जिनदेव विद्याधर, चक्रवर्ती, चारणऋद्धिधारी मुनि और राजा आदि के वशो 
का वर्णन करता है । 

चूलिका के पांच भेद है-जलगता, थलगता, मायागता, रूपगता, और प्राकाशगता । जलगता चलिका दो 
करोड़ नौ लाख नवासी हजार दो सौ पदो के द्वारा जल मे गमन तथा जल स्तम्भन के कारण भूत मत्र-तत्र तपइचर्या 





१ अनुत्तरेस्वीउपादिका अनुत्तरौषादिका --ऋषिदास--धव्य---सुनक्षत्र --कारतिक--तन्द--नन्‍्दन---शालिभद्ध--- 
झमय--वास्षिश--चिलातपुत्र इत्येते दश वर्धमानतीर्थकरतीरथे । एबं वृषभादीनां त्रयोविशतेस्तीथेंप्वन्येब््ये च दश दश्ानगारा दश 


देश दारुशानुपसर्गानिजित्य विजयाशुनुत्तरेषृत्पन इत्येबमनुसरौफपपादिका दशास्या वर्ष्यन्त इस्यनुत्तरौपपादिक दक्षा । 
-णत्त्वा० बाए प्रृ० ७३ 


डड जैन घमम का प्राचीन इतिहास--भाग रे 


प्रादि का वर्णन करती है। थलगता चूलिका उतने ही पदो के द्वारा पृथिवी, के भीतर से गमन करने के कारणभूत 
मंत्र-तत्र भौर तपश्चर्या का तथा वस्तुविद्या प्रीर भूमि सम्बन्धी अन्य शुभाशुभ कारणों का वर्णन करती है । 
मायागता चूलिका उतने ही पदों के द्वारा मायारूप इन्द्रजाल के कारणभूत मन्नतत्र और तपइ्चरण का वर्णन करती 
है। रूपगता चूलिका उतने ही पदो के द्वारा सिह, घोडा, हरिण आदि का आकार धारण करने के कारणभूत मत्र 
तत्र तपद्च रण आदि का वर्णन करती है। तथा उसमे चित्रकर्म, काप्ठकर्म, लेप्यकर्म आदि का भी वर्णन रहता है । 
प्राकाशगता चूलिका उतने ही पदो क॑ द्वारा झकाश में गमन करन के कारणभूत मत्र तत्र तपश्चरण आदि का 
वर्णन करती है। इन पाचो चूलिकाओ के पदों का जोड दस करोड, उनचास लाख छयालीस हजार है । पूर्व नामक 
प्र्थाधिकार के चौदह भेद है--उत्पादपूर्व, श्रग्रायणीपूर्व, वीर्यालुप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, 
तत्यप्रवाद, श्रात्मप्रवाद, क्मप्रवाद, प्रत्याव्याननामधेय, विद्यानुप्रवाद, केल्याणनामघेय, प्राणावाय, क्रियाविशाल 
झोर लोकविन्दुसार । 

उत्पादपूर्व एक करोड पदों के द्वारा जीव, काल पुदूगल आदि द्रव्यो के उत्पाद, व्यय, श्रोर ध्रौव्य 
का वर्णन करता है । अग्रायणीपूर्व छघानवे लाख पदों के द्वारा सात सो सुनय और दुर्नयो का तथा छह द्रव्य, 
नौ पदार्थ और पाच झरितकायों का वर्णन करता है। वर्यानुप्रवाद नाम का पूर्व--सत्तर लाख पदो के द्वारा झ्ात्म 
बोयं, परबीर्य उमयवीय॑, क्षेत्रवीयं, कालवीयं, भववीर्य तपवीय का वर्णन करता है। अस्ति नास्तिप्रवादपृर्व--साठ 
लाख पदो के द्वारा स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा सत्र द्रव्यों के अस्तित्व का वर्णन करता है। जैसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, 
स्वकाल, झौर स्वभाव की अपेक्षा जीव कथचित्‌ सत्म्वरूप है। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल ओर परभाव को अवेक्षा 
जीव कथचित्‌ नास्ति स्वरूप है । स्वचतुप्टय और परचतुष्टय की एक साथ विवक्षा होने पर जीव कथचित्‌ झवक्‍तव्य 
स्वरूप है । स्वद्रव्यादिचतुप्टय और परद्रव्यादिचतुप्टय की क्रम से विवक्षा होने पर जोव कथचित्‌ अस्ति नास्तिरूप 
है । इसी तरह अन्य अजीवादि का भी कथन कर लेना चाहिये। 

ज्ञान प्रवादपुर्व--एक कम एक करोड पदो के द्वारा मतिज्ञान आदि पाच ज्ञानों का तथा कुमति ज्ञान 
आदि तीन ग्रज्ञानों का वर्णन करता है । सत्यप्रवाद नाम का पूर्व एक करोड छह पदो के द्वारा दस प्रकार के सत्य 
बचन अनेक प्रकार के अ्रसत्य बचन, और वारह प्रकार की भाषाझ्ों श्रादि का वर्णन करता है। आात्मप्रवादपूर्व 
छब्वीस करोड पदों के द्वारा जीव-विपयक दुर्नयो का निराकरण करके जीब द्रव्य की सिद्धि करता है--जीब है, 
उत्पाद व्यय-प्रौव्य रूप त्रिलक्षण से युक्त है, शरीर क॑ बराबर हे, रब-पर प्रकाशक है, सूक्ष्म है, अमूर्त है, व्यवहारनय 
कर्मफल का और निश्चयनय से अपने स्वरूप का भोकता है, व्यवहारनय से शुभाशुभकर्मों का और निश्चयनय से 
अपने चेतन्य भावों का कर्ता है । अनादिकाल से वन्धनवद्ध है, ज्ञान-दर्शन लक्षण वाला है, ऊध्वे गमन स्वभाव है 
इत्यादि रूप से जीव का वर्णन करता है। कुछ झाचार्यो का मत है कि आझात्मप्रवादपूर्व सब द्वव्यों के आत्मा श्रर्थात्‌ 
स्वरूप का कथन करता है। 

कर्म प्रवादपुृ्ब--एक करोड अस्सी लाख पदा के द्वारा झ्राठो कर्मो का वर्णन करता है। प्रत्याख्यानपूर्व 
चौरासी लाख पदो के द्वारा प्रत्याख्यान श्रर्थात्‌ सावद्य वस्तु त्याग का, उपवास की विधि और उसकी भावना रूप 
पॉचसमिति तीन गुप्ति आदि का वर्णन करता है। विद्यानुप्रवाद पूवव एक करोड दशलाख पदों के द्वारा सात सौ अल्प 
विद्याश्रों का, पाँच सो महाविद्याश्रों का और उन विद्याओं की साधक विधि का और उनके फल का एवं ग्राकाश, 
भौम, भ्रग, स्वर स्वप्न, लक्षण, व्यजन, चिह्न इन श्राठ महानिमित्तों का वर्णन करता है। 

कल्याणवाद पूर्व छव्वीस करोड़ पदो के द्वारा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह नक्षत्र शरीर तारागणो के चार क्षेत्र, उप- 
पाद स्थान, गति, विपरीत गति कर उनके फलो का तथा तीथ्थद्भूर, बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती आदि के गर्भा- 
यतार झादि कल्याणको का वर्णन करता है। प्राणावाय पूर्व तेरह करोड़ पदो के द्वारा ग्रष्टाग आयुर्वेद, भूतिकर्म 
(छरीर झादि की रक्षा के लिये किये गए भस्मलेपन, सूत्रबन्धन श्रादि कर्म ) जांगुलि प्रथम (विषविद्या) श्ौर 
स्वासोच्छंवास के भेदों का विस्तार से वर्णन करता है। 

क्रियाविशाल पूर्व नो करोड पदो के द्वारा वहृत्तर कलाप्रो का, स्त्री सम्बन्धी चौसठ गुणों का, शिल्पकला 
का, काव्य-सम्बन्धी गुण-दोष का भर छन्दशास्त्र का वर्णन करता है। लोक बिन्दुसार पूर्व बारह करोड़ पचास लाख 


द्वादशांग सूच और श्रुतकेवली रन 


वरदों के द्वारा प्राठ प्रकार के व्यवहारों का, चार प्रकार के बीजों का, मोक्ष को ले जानें वालो क्रिया का और मोक्ष 
के सुखों का वर्णन करता है । 


झड़ बाह्यभुत 
भ्रंगबाह्म श्रुतज्ञान के चौदह भेद है--सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वेमयिक, कृतिकर्म, 
दशवैकालिक, उत्तराष्ययत, कल्प व्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकत्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक और निषिद्धिका । 
सामायिक नाम का अद्भ बाह्य, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव इन छह भेदों के द्वारा समता- 
भाव के विधान का वर्णव करता है। चतुविशतिस्तव--उस काल सम्बन्धी चौबीस त॑र्थंकरों की वन्दना का विधान 
झौर उसके फल का वर्णन करता है। वन्दना नाम का अड्भबाह्य एक-तीर्थकर और उस एक तीर्थंकर के जिनालय 
सम्बन्धी वन्दना का निर्दोष रूप से वर्णन करता है। जिसके द्वारा प्रमाद से लगे हुए दोषो का निराकरण किया जाता 
है उसे प्रतिक्रणण कहते है। वह देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ईर्यापथिक झऔर औत्तमाथिक 
के भेद से सात प्रकार का है। प्रतिक्रमण नाम का ब्रज बाह्य दुधषमादिकाल झौर छह सहननों मे से किसी एक संह- 
नन से युक्त स्थिर तथा भ्रस्थिर स्वभाव वाले पुरुषों का श्राश्रय लेकर इन सात प्रकार के प्रतिक्रमणो का वर्णन करता 
है । वेनयिक नामक अग बाह्य ज्ञानविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय, तप विनय और उपचार विनय इन पांच 
प्रकार विनयो का वर्णन करता है । 
कृतिकर्म--नामक श्रग बाह्य, अरहत, सिद्ध, झ्राचार्य उपाध्याय श्रौर साधु की पूजा विधि का कथन करता 
है । दश वंकालिक अ्रनग साधुओो के भ्राचार और भिक्षाटन का वर्णन करता है । उत्तराध्ययन चार प्रंकार के उपसर्ग 
और वाईस परीषहो के सहने के विधान का और उनके सहन करने के फल का तथा इस प्रशन का यह उत्तर होता है 
इसका वर्णन करता है। ऋषियों के करने योग्य जो व्यवहार हैं उनके स्खलित हो जाने पर जी प्रायश्चित्त होता है 
उन सबका वर्णन कछुप व्यवहार करता है। साधुओं के और असाधुश्रो के जो व्यवहार करने योग्य है और जो व्यव- 
हार करने योग्य नही है-- श्रकरणीय है । उन सब का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का भ्राश्रय लेकर कल्प्पाकल्प्य 
कथन करता है। दीक्षा ग्रहण, शिक्षा, ग्रात्म सस्कार, सललेखना और उत्तम स्थापना रूप आराधना को प्राप्त हुए 
साधुओं के जो करने योग्य है, उसका द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव का आश्रय लेकर महाकल्प्य कथन करता है। पुण्ड- 
रीक अ्रग बाह्य भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, कल्पवासी, और वेमानिक सम्बन्धी देव, इन्द्र, सामानिक, आदि में 
उत्पत्ति के कारण भूत दान, पूजा, शील, तप, उपवास, सम्यक्त्व और श्रकाम निर्जरा का तथा उनके उपपाद स्थान 
झ्लौर भवनों का वर्णन करता है । महापुण्डरीक उन्ही भवनवासो आदि देवी श्र देवियो में उत्पत्ति के कारणभूत तप 
झौर उपवास आदि का वर्णन करता है। निषिद्धिका--अनेक प्रकार की प्रायश्चित्त विधि का वर्णन करता है। 
भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद तीन अनुबद्ध केवली झ्ौर पाच श्रुत केवली हुए हैं। इनमें भद्र बाहु 
प्रन्तिम श्र्‌ूत केवलो थे। उस समय तक यह भ्रगश्न्‌ त अपने मूलरूप मे चला श्राया है। इसके पश्चात्‌ बुद्धि बल और 
घारणा शब्त के क्षोण होते जाने से तथा झ्रंग श्र्‌त को पुस्तकारूढ़ किये जाने की परिपाटी न होने से क्रमश, वह 
विच्छिन्न होता गया । इस इरह्‌ एक ओर जहाँ प्रग श्र्‌त का अभाव होता जा रहा था, वहाँ दूसरी ओर श्रुत परम्परा 
को अवच्छिन्न बनाये रखने के लिये और उसका सीधा सम्बन्ध भगवान महावीर की वाणी से बनाये रखने के लिए 
भी प्रयत्न होते रहे है। भ्रग श्रूत के बाद दूसरा स्थान अ्ग बाह्य श्रूत को मिलता है। इनके भेदों का सक्षिप्त परि- 


चय पहले लिख भाये हैं । 


५. हक. 
पांच श्रुत कवली 


१ विष्णुनन्दि (प्रथम श्रृत केवलो ) 

जम्बूस्वामी ने केवली होने से पहले विष्णुनन्दि आदि श्राचार्यों को द्वादशाग का व्याख्यान किया। और 
क्रेवली होकर श्रढतीस वर्ष पर्यन्त जिन शासन का उद्योत किया । अन्तिम केवली जम्बू स्वामी के निर्वाण प्राप्त करने 
पर सकल सिद्धान्त के ज्ञाता विष्ण श्राचाय हुए | जो चतुर्दश पूर्वधारी श्रौर प्रथम श्रू,त केवली थे। तप के ग्नुष्ठान 
से जिनका शरीर कृश हो गया था। और क्रोध, मान, माया और लोभादि चारो कषाएं जिनकी उपसमित हो गई 
थी । जो ज्ञान-ध्यान भौर तप में निष्ठ रहते हुए भी सध का निर्वहन करते थे। श्राप में संघ के सचालन की अपूर्व 
शक्ति थी। ब्रापके तप और तेज का प्रभाव भी उसमें महायक था। आपकी निर्मलता ग्रीर सौम्यतादि गुण स्पर्धा की 
वस्तु थे। साधुश्ो के निग्नह-अनुग्रह में प्रवीण, कठोर तपस्वी थे । सघस्थ मुनियो पर झापका प्रभाव उन्हे अपने कर्तव्य 
से विचलित नही होने देता था। भ्रापकी प्रशान्त मुद्रा श्रौर हस मुख साधु सघ पर श्रपना प्रभाव अ्रकित किये हुए 
था। झापने बीस वर्ष तक विभिन्‍न देशो मे ससघ विहार कर धर्मोपदेश द्वारा जगत का कल्याण किया । शौर अन्त में 
नन्दिमित्र को द्वादशागश् त और सघ का सब भार समर्पण कर देव लोक प्राप्त किया" । 


२ मन्दिमिशत्र--(द्वितीय श्रुत केवलो ) 

महामुनि नन्दिमित्र कठोर तपश्चरण द्वारा श्रात्म-साधना मे सलग्न रहते थे। ध्यान और भअ्रध्ययन दोनो 
कार्यों में ग्रपना समय व्यतीत करते थे। वे समागत उपसरग और परिपहों से नही धबराते थे। प्रत्युत पझ्पने श्रात्म- 
ध्यान में प्रत्यन्त सलग्न हो जाते थे । सघ मे वे श्रपने सौम्यादि गुणों के कारण महत्ता को प्राप्त थे । 

ध्राचार्य विष्णुनन्दि के दिवगत होने से पूर्व द्वादशाग का व्याख्यान नन्दिमित्र को किया था श्र सघ का 
कुल भार झापको सौप दिया था। नन्दिमित्र चतुर्देश पूर्वधर श्रूत॒केवली हुए। आपने २० वर्ष तक सघ सहित 
विविध देशों तथा नगरो मे विहार कर वीर शासन का प्रत्चार किया। और जनता को धर्मोपदेश द्वारा कल्याण का 
मार्ग प्रशस्त किया। प्रन्त में आपने भ्रपना सघ भार अपराजिताचार्य को सौंपकर देंव लोक प्राप्त किया । 


३ ब्राज्वार्य प्रपराजित (तृतीय श्रुत केवली ) 


प्राचार्य अपराजित ने तपश्चरण द्वारा जो आत्म-शोधन किया, उसमे कपायमल का उपक्म हो गया । 
श्रापकी सौम्य प्रकृति श्रौर भिष्ट सभाषण संघ में श्रपनी खासविशेपता, रखता था। ध्यान, अध्ययन और ग्रध्यापन 
ही श्राप के सम्बल थे। यद्यपि आप गशरोीर से दुरबंल थे, किन्तु आत्मबल बढा हुआ था। वे पत्र श्राचारों का स्वय 
ग्राघरण करते थे, श्र अन्य साधुओं से कराते थे। निग्रह और शनुग्रह में चतुर थ। नन्दिमित्राचार्य ने देवलोक प्राप्त 
करने से पूर्व ही सघ का सब भार अ्रपराजित को सौप दिया था। पश्चात्‌ वे दिवगत हुए। आचार्य श्रपराजित बाद 
करने में अ्रत्यन्त निपुण थे, कोई उनसे विजय नहीं पा सकता था। अतएव वे सार्थक नाम के धारक थे। और द्वाद- 
शाग के वेत्ता श्रूत केवली थे। सध का सब भार वहन करते हुए उन्होंने सघ सहित विविध देशो, नगरो, और आ्रामों 
में विहार कर धर्मोपदेश द्वारा जनता का कल्याण श्र वीर शासन के प्रचार एवं प्रसार में भ्रपना पूर्ण सहयोग प्रदान 
किया । अन्त मे आपने अपना सब सध भार गोवरद्धनाचाय को सौप कर दिवगत हुए । 
४ गोवर्द्धनाचामं (चतुर्देश पूर्वंधर) जतुर्थश्रुतकेवली 
यह अपराजित श्रुतकेवली के शिष्य थे। अ्रन्तर्वाह्म ग्रन्थि के परित्यागी, महातपस्वी भर चतुद्दश पूर्वधर, 
तथा भ्रष्टांग महा निमित्त के वेत्ता थे। वे एक समय ससघ विहार करते हुए ऊजयन्तगिरि या रैवतक पवव॑त के 
१ वि०ण अाउरियों सबल सिद्धतिश्रो उवसमिय चउकसायों णदिमित्ताइरियस्स समिष्पय दुवालसगो देवलोअ गदो। 
“जय घवला पृ० १ पृ० ८५ 





पांच अरुतकेवली डे 


अगवान नेमिनाथ जिनकी स्तुति वंदनादि कर बिहार करते हुए देवकोटु नगर में प्रए । ॥जो पोड़वर्बन देश में स्थित 
था। वहां उन्होंने मार्ग में कुछ बालकों को गोलियों से खेलते हुए देखा, उन बालक में एक बालक तेजल्वों ्रोर 
प्रखर बुद्धि का था। उसने एक के ऊपर एक इस तरह चौदह गोलिया चढ़ा दी, उसे देख आचार्य श्रो ने निमित्त 
ज्ञान से जान लिया कि यही बालक चतुर्दश पूर्वधर (अभ्रन्तिम श्रुतकेवली ) होगा! । उन्होंने उसका नाम श्रोर पिता 
का नामादि पूछा, बालक ने अपना नाम भद्गबाहु और पिता का नाम सोमशर्मा बतलाया। श्राचाय श्रो ने पूछा, 
वत्स, तुम हमें भ्रपने पिता के घर ले जा सकते हो, वह बालक तत्काल उन्हें भ्रपने घर ले गया। सोमझर्मा ने प्राचार्य 
महाराज को देखकर विनय से नमस्कार कर उच्चासन पर बेठाया। श्राचार्य श्री ने कहा कि तुम प्रपने इस पुत्र को 
मुझे विद्या पढाने के लिए दे दोजिए। सोम शर्मा ने उनको बात स्वीकार कर बालक को प्राचार्य श्रो के साथ भेज 
दिया। गोवड़नाचार्य ने भद्बाहु को अनेक विद्याए सिखाई । और उसे निपुण विद्वान बना दिया। श्रोर कहा 
कि ग्रब तुम विद्वान हो गए हो। झपने माता-पिता के पास जाओ्रो। भद्रबाहु अपने पिता के पास गया, उसे विद्वान 
देखकर वे हृषित हुए। भद्रबाहु उनको भ्ाज्ञा लेकर पुनः संघ में भ्रा गया। और गुरु महाराज से दंगम्बरों दोक्षा 
ग्रहण कर तपश्चरण करना प्रारम्भ किया। श्राचार्य श्रो ने भद्रबाहु को द्वादशाग का वेत्ता श्रुतक्रेवलो बना दिया। 
झोर संघ का सब भार भद्वबाहु को सौप दिया। गोवर्दधंवाचाय ने स्वयं श्रात्म-साधना करते हुए श्रन्त में समाधि 
पूर्वक देवलोक प्राप्त किया । 

भद्गबाहु श्रुतकेवली के स्वर्गंवास के पश्चात्‌ भरतक्षेत्र में श्रुतज्ञान रूप पूर्णचन्द्र भ्रस्तमित हो गया। 
किन्तु उस समय ग्यारह पंगो भौर विद्यानुवाद पर्यन्त दृष्टिवाद भ्रग के भो धारक विशाल्ाचायं हुए । उनके बाद 
कालदोप से आगे के चार पूर्वों के धारक भी व्युच्छिन्न हो गए । 

प्रस्तुत विशाखाचार्य आचार झादि ग्यारह अ्रगों के और उत्पादयूर्वादि दश पूर्वों के धारक हुए । तथा प्रत्या- 
ख्यान प्राणवाय, क्रियाविशाल और [लोकबिन्दुसार इन चार पूर्वो के एक देश धारक हुए* । इन्हो को प्रध्यक्षता 
बारह हजार मुनियो का सघ भद्रबाहु के निर्देश से पाण्यादि देश की झ्लोर गया था। और बारह वर्ष बाद दु्भिक्ष 
की समाप्ति के बाद पुन वापिस झा गया था । 


५ भद्गबाहु पंचम भ्रुतकेवली-- 


प्रन्तिम केवली जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों की गुर्वावलियां 
भिन्‍न-भिन्‍न हो जाती है। किन्तु श्रुतकेवली भद्रवाहु के समय वे गंगा-यमुना के समान पुनः मिल जातो हैं। तथा 
भद्रबाहु श्रुतकेवली के स्वर्गंवास के पश्चात्‌ जन परम्परा स्थायो रूप से दो विभिन्‍न श्रोतों में प्रवाहित होने लगती 
है। झतएब भद्गब।हु श्रुतकंवली दोनों ही परम्पराओ में मान्य हैं । 











१ गोवर्धनदचत्‌ बोध्सावा चतुर्दशपूर्विणाम्‌ । 
निर्मलीकृतमर्वाशों ज्ञानचन्रकरोत्करे ॥ € 
ऊर्जेयन्त गिरि नेमि स्तोतुकामों महातप । 
विहरन्‌ कब्ावि सप्राप कोटीनगर मुद्ध्यजम्‌ ।१० 
भद्रबाहुकुमार चे स दृष्टवा नगरे पुन । 
उपयुपरि कुर्बाणः ताइ्चपुर्श्बट्टकान्‌ ॥ ११ 
पूर्वोक्तपृविणां मध्ये पजथ्चम. श्रुतकेवली । 
समस्तपूर्वधारी च नानद्धिगशाभाजन, ॥१२॥। हरिषेण कथा० पृ० ३१७ 
२ नाता विध तप' कुत्वा गोवध तगुरु स्तदा । सुरतोक जगामाशु देवीगीत मतोहरम्‌ ॥२२ 
हरिषेण कथा० पृ० ३१७ 
१ शवरि बिसाहाइरियो तबकाले आ्रायारादीश मेक्‍्कारसण्हमगाणमुप्पागपुष्वाईण दसण्ह पुवाण न पर्चमख्ाण- 
पाणवाम-किरिया विश्ञाल लोगबिदुसार पृमब्बाणमेगदेसाण च धारओ जादो । जयघवन। पु० १ प० ८४५ 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भाग २ 


भव्रबाहुर ग्रिस: समग्रबु द्धसम्पदा, 
सु शब्द सिशासन सुशब्द-बन्ध-सुन्दरस । 
इद्ध-वृत्त-सिद्धिरल्नवद्ध कर्म भित्तपो, 
व॒द्धि-वधिन-प्रकीतिरुह्धे महधिक: |। 
यो भव्दबाहु श्रुतकेवलीना मुनीशवराणामिह पर्चिमो5पि । 
झ्रपश्चिमो:भूद्विदु्षां. बिनेता, सर्वश्रुतार्थप्रतिपादनेन ॥। 
श्रवण बेलनगोल शिला० १०८ 
पुण्डवर्धन देश मे देवकोट्ट नाम का एक नगर था, जिसका प्राचीन नाम कोटिपुर' था। इस नगर में सोम 
शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सोमश्री था, उससे भद्रबाहु का जन्म हुआ था । 
बालक स्वभाव से हो होनहार झौर कुशाग्रबुद्धि था। उसका क्षयापशम और धारणा शक्ति प्रबल थी। श्राकृति 
सौम्य प्लौर सुन्दर थी। वाणी मधर और स्पप्ट थी। एक दिन वह बालक नगर के बाहर अन्य बालकों के साथ 
गटुग्नों (गोलियों) सं खेल रहा था। खेलते-खेलते उसने चौदह गोलियों को एक पर एक पक्तिबद्ध खडा कर दिया । 
ऊर्जयन्तगिरि (गिरनार) के भगवान नेमिनाथ की यात्रा से वापिस भ्ाते हुए चतुर्थ श्रुतकंवली गोवर्धन स्वामी संघ 
सहित कोटि ग्राम पहचे । उन्होंने बालक भद्गबाहु को देखकर जान लिया कि यही बालक थोडे दिनों मे अन्तिम 
श्रुतकेवली और घोर तपश्वी होगा। श्रत उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, श्लौर तुम किसके 
पुत्र हो । तब भद्रबाह ने कहा कि मैं सोमशर्मा का पृत्र ह। और मेरा नाम भद्रवाहु है। श्राचार्य श्री ने कहा, 
क्या तुम चलकर श्रपने पिता का घर बतला सकते हो ? बालक तत्काल प्राचार्य थ्रो को श्रपने पिता के घर ले 
गया। श्राचार्येश्री को देखकर सोम शर्मा ने भक्ति पूर्वक उनकी वन्दना की । और बैठने के लिए उच्चासन दिया । 
प्राचाय श्री ने सोम शर्मा से कहा कि आप अपना वालक हमारे साथ पढने के लिए भेज दीजिए । सोम शर्मा ने 
श्राचार्यश्री से निविदन किया कि बालक को शाप खुशी से ले जाइए। और पढाइए। माता-पिता की क्षाज्ञा से 
श्राचार्यश्री ने बालक को अपने सरक्षण में ले लिया। और उसे सर्व विद्याये पढ़ाई। कुछ ही वर्षों में भद्रवाहु सब 
विद्याह्रो में निष्णात हो गया । तब गोवद्धंताचाय ने उसे अपने माता-पिता के पास भेज दिया। माता-पिता उसे 
सर्व विद्या सम्पन्न देखकर अ्रत्यन्त हपित हुए । भद्रबाह ने माता-पिता से दीक्षा लेने की श्रनुमति मागी, और वह 
मात्ता-पिता की आज्ञा लेकर अपने गुरु के पास वापिस झा गया । निष्णात बुद्धि भद्रबाह ने महा वैराग्य सम्पन्न 
होकर यथा समय जिन दीक्षा ले ली। और दिगम्वर साधु बनकर आत्म-साधना में तत्पर हो गया । 
एक दिन योगी भद्रबाहु प्रात काल का्योत्सग में लीन थे कि भवितवश्ग देव असुर और मनुष्यों से पजित 
हुए । गोवडद्धनाचार्य ने उन्हे अपने पट्ट पर प्रतिप्ठित कर, सघ का सब भार भद्गववाहु को सौप कर नि शल्य हो गए । 
प्रौर कुछ समय बाद गोवद्धंन स्वामी का स्वरगवास हो गया। गुरु के रवर्गवास के पश्चात्‌ भद्रवाहु सिद्धि सम्पन्त 
मुनि पगव हुए वाठर तपस्वी और आत्म-ध्यानी हुए । ओर सघ का सब भार वहन करने में निपुण थे । वे चतुर्दश 
पूर्वधर भौर श्रप्टाय महानिमित्त के पारगामी श्रूतफेवली थे। अपने सघ के साथ उन्होने अनेक देशों मे विहार 
धर्मोपदेश द्वारा जनता का महान्‌ कल्याण किया । 
भद्रबाहु श्रुतवे वली यत्र-तत्र देशों मे अपने विशाल सघ के साथ विहार करते हुए उज्जैन पधारे, और मिप्रा 
नदी के किनारे उपवन में टहरे। वहा सम्राट चन्द्रगुप्त मोर्य ने उनकी वन्दना की, जो उस समय प्रातीय उप 
राजधानी मे ठहरा हुआ था ! एक दिन भद्गबाहु श्राहार वेः लिए नगरी में गए । वे एक मकान के आगन मे प्रविष्ठ 
हुए। जिसमे कोई मनुष्य नही था, किन्तु पालना में भूलते हुए एक बालक ने कहा, मुने | तुम यहा से शीघ्र चले 
जाप्मो, चले जाझो । तब भद्रबाहु ने अपने निमित्तज्ञान से जाना कि यहा बारह वर्ष का भारी दुर्भिक्ष पडने वाला है । 
बारह वर्ष तक वर्षा न, होने से अन्नादि उत्पन्न न होगे। और घन-घान्य से समृद्ध यह देश शून्य हो जाएगा 
धर भूख के कारण मनुष्य-मनुष्य को खा जाएगा। यह देश राजा, मनुष्य झौर तस्करादि से विहीन हो जाएगा । 
ऐसा जानकर झआाहार लिए बिना लौट झाए और जिन मदिर मे आकर श्रावश्यक क्रियाएं सम्पन्न की। श्रौर धप- 


पांच श्ुत केबली रह 


राण्ह काल में सभस्त संध में घोषणा कीं कि यहाँ आरह वर्च का घोर दुर्भिक्ष होनें वाला है। भ्रतः सब सघ को 
समुद्र के समोप दक्षिण देश में जाना चाहिए । 
सम्राट चन्द्रगुप्त ने रात्रि में सोते हुए सोलह स्वप्न देखे। बह प्राचार्य भद्रबाहु से उनका फल पूछने भौर 
धर्मोपदेश सुनने के लिये उनके पास झाया झौर उन्हें नमस्कार कर उनसे धर्मोपदेश सुना, भ्पने स्वप्नों का फल पूछा । 
तब उन्होने बतलाया कि तुम्हारे स्वप्नों का फल भ्निष्ट संसूचक है। यहाँ बारह वर्ष का धोर दुर्भिक्ष पड़ने वाला है, 
उससे जन-धन की बडी हानि होगी। बन्द्रगुप्त ने यह सुनकर श्रौर पुत्र को राज्य देकर भद्बाहु से जिन-दीक्षा ले 
लो "| जैसा कि तिलोयपण्णत्ती को निम्न गाथा से स्पष्ट है -- 
मउडधरेसु चरिमो जिणदिक्खं धरदि च्न्द्रगुत्तो य । 
तलो मउडधरादु पथ्वज्ज॑ णेवब गेण्हुंहि। >तिलो० प० ४-१४८९१ 
भद्रबाहु वहाँ से ससघ चलकर श्रवणबेलगोल तक प्वाये। भद्गबाहु ने कहा-मेरा श्रायुष्य भ्रल्प है, प्रतः हैं 
यही रहूँगा, श्रौर सघ को निर्देश दिया कि वह विशाखाचायय के नेतृत्व में भ्रागे चला जाये। भद्रबाहु श्रुतकेवलो होने 
के साथ अ्रष्टांग महानिमित्त के भी पारगामी थे, उन्हे दक्षिण देश में जंनधर्म के प्रचार की बात ज्ञात थी, तभी 
उन्होने बारह हजार साधुझों के विशाल सघ को दक्षिण की झोर जाने को धनुमत्ति दी । 
भद्रबाहु ने सब सघ को दक्षिण के पाण्ड्यादि देशों को श्लोर भेजा, क्योंकि उन्हे विश्वास था कि वहाँ जैन 
साधुओं के झ्राचार का पूर्ण निर्वाह हो जायगा। उस समय दक्षिण भारत में जैनधर्म पहले से प्रचलित था। यदि 
जैतधर्म का प्रसार वहाँ न होता, तो इतने बड़ सघ का निर्वाह वहाँ किसी तरह भी नहीं हो सकता था । इससे स्पष्ट 
है कि वहाँ जैनधर्म प्रचलित था । लका में भी ईसवो पूर्व चतुर्थ शताब्दो में जंवधर्म का प्रचार था, भौर सघस्य 
साघधुप्नो ने भी वहाँ जेनधर्म का प्रचार किया । तमिल प्रदेश के प्राचीनतम शिलालेख मदुरा श्रौर रामनाड जिले से 
प्राप्त हुए है. जो श्रशोक के स्तम्भो में उत्कीर्ण लिपि में है। उनका काल ई० पूर्व तीसरी शताब्दी का श्रन्त और दूसरी 
शताब्दो का प्रारम माना गया है। उनका सावधानी से अवलोकन करने पर 'पललो', “मदुराई' ज॑से कुछ तमिल 
शब्द पहचानने में श्राते है। उस पर विद्वानों के दो मत है। प्रथम के श्रनुसार उन शिलालेखों को भाषा तमिल है, 
जो अपने प्राचीनतम अ्रविकसित रूपो मे पाई जाती है। धौर दूसरे मत के अनुसार उनको भाषा पंशाचरी प्राकृत है 
जो पाण्ड्य देश मे प्रचलित थी। जिन स्थानो से उक्त शिला लेख प्राप्त हुए है, उनके निवट जैन मन्दिरो के भग्ना- 
वशेष और जैन तीर्थंकरो की मूर्तियाँ पाई जाती है, जिन पर सर्प का फण या तीन छत्र झंकित है ।* 
बौद्ध ग्रन्थ” महावश की रचना लका के राजा घतुसेणु (४६१-४७६ ई०) के समय हुई थो । उसमें 
५४३ ई० पूर्व से लेकर ३०१ ई० के काल का वर्णन है। ४३० ई० पूर्व के लगभग पाण्डुगाभय राजा के राज्यकाल 
में अनुराधापुर में राजधानी परिवर्तित हुई थो। महावंश में इस नगर को अनेक नई इमारतों का वर्णन है। उनमें से 
एक इमारत निर्ग्रन्थों के लिये थी, उसका नाम गिरि था और उसमें बहुत से निर्ग्रन्थ रहते थे। राजा ने निग्रंन्थों के लिये 
एक मन्दिर भी बनवाया था। इससे स्पष्ट है कि लंका मे ईसा पूर्व (वी शती के लगभग जैनधर्म का प्रवेश हुआ होगा । 
१ भद्बाहुबच, श्रुत्वा चन्द्रगुप्तो नरेइवर । जज 
अ्रम्येव योगिन पारवें दधौ जैनेश्वर तप ॥ 
चन्द्रगुप्तमुनि' शीघ्र प्रथमो दशपूबिणाम्‌ । 
सर्वसधाधिपों जातो विसधाचार्य सश क- ॥-- हरिषेण कथाकोश १३१ 
(क) - चरिमो सउड़ धरीसो शरबइसणा चन्द्रगुत्तगामाए । ! 
पत्रमहन्बमगहिया अवररि रिक्खा (य) वोच्छिण्णा ॥ श्रुतस्कन्ध ब्र० हेमचन्द्र 
(ख )--तदीयशिष्यो5जनि चम्द्रगुप्त” समअशीलानतदेबबद्ध' । 
विवेश यस्तीव्रतप' प्रभाव-प्रभूत-कीतिभु बनास्तरारित ।6_- श्रवशवेलगोल शि० १ पृ० २१० 
२ स्‍्टडीज इन साउथ इण्डियन जेनिज्म १० ३२ भ्रादि 
३. दैखें, जेनिज्म इन साउथ इण्डिया, पृ० ३१ 





४५७० जैस धर्म का प्रावीन इतिहास---भाग २ 


भद्बाहु और चन्द्रगुप्त वही रह गए । चन्द्रगिरि पबंत के शिलालेख से ज्ञात होता है कि चद्वगुप्त का 
दीक्षा नाम 'प्रभाचन्द्र' था, वे भद्रबाहु के साथ कटवप्र पर ठहर गए, झौर उन्होने वही समाधिमरण किया । भद्रबाहु 
की समाधि का भगवती आराधना की निम्न गाथा में उल्लेख है-- 

प्रोमोदरिये घोराए भद्वाहू य संकि लिट्रुम दो। 
घोराए तिगिश्छाए पडिबण्णो उत्तम ठाणं ।। १५४४८ 

इस गाथा में बतलाया गया हे कि भद्गबाहु ने अवमोदयं द्वारा न्‍्यून भोजन की घोर वेदना सहकर उत्तमार्थ 
की प्राप्ति की । चन्द्रगुप्त ने अ्रपने गुरु की खूब सेवा की । भद्रवाहु के दिवगत होने के बाद श्रुतकेवली का अ्रभाव 
हो गया”, क्योकि वे अन्तिम श्रुतकेवली थे । 

दिगम्बर परम्परा में भद्रबाहु के जन्मादि का परिचय हरिषेण कथाकोष, श्रीचन्द्र कधाकोष और भद्रबाहु 
चरित प्रादि में मिलता है, और भद्रबाहु के बाद उनकी शिष्य परम्परा अनग-पूर्वादि के पाठियों के साथ चलती है, 
जिसका परिचय आगे दिया जायगा। 

दवेताम्बर परम्परा में कल्पसूत्र, आवश्यकसूत्र, नन्दिसूत्र, ऋषिमडइलसूत और हेमचन्द्र के परिशिष्ट 
पं में भद्रबाहु की जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र की स्थविरावली में उनके चार शिष्यो का उल्लेख मिलता है। 
पर बे चारों ही स्वर्गवासी हो गए । झ्रतएव भद्रबाहु की शिष्य परम्परा श्रागे न बढ सकी। किन्तु उक्त परम्परा 
भद्बाहु के गुरुभाई सभूति विजय के शिष्य स्थूलभद्र से आगे बढी। वहाँ स्थूलभद्र को अन्तिम श्रुतकेवली माना 
गया है* । महावीर के निर्वाण से १७०वें वर्ष मे भद्बबाहु का स्वर्गवास हुआ है और स्थूलभद्व का स्वर्गवास वीर 
निर्वाण स० १५७ से २५७ तक अर्थात्‌ ईस्वी पूर्व २७० में या उसके कुछ पूर्व हुआ । 

दिगम्बर परम्परा में भद्रबाहु का पट्रकाल २६ वर्ष माना जाता है । जबकि दवेताम्बर परम्परा मे पट्रकाल 
१४ ब्ष बतलाया है। तथा व्यवहार सूत्र, छेदसूत्रादि ग्रन्थ भद्वबाहु श्रुतकेवली द्वारा रचित कहे जाते हे । 

दिगम्बर परम्परा के अनुसार भद्रबाहु का स्वर्गंवास वीर नि० सबत्‌ के १६२वे वर्ष अर्थात्‌ ३६५ ई० 
पूर्व माना जाता है। दिगम्बर परम्परा में भद्रबाहु श्रुतकैवली द्वारा रचित साहित्य नही मिलता । इसमे आठ वर्ष 
का अन्तर विचारणीय है । 

बीर निर्वाण के बाद को श्रुत परम्परा 

तिलोयपण्णत्ती में भगवान महावीर के बाद के इतिहास की बहुत सामग्री मिलती है, उसमे से यहाँ श्रत पर- 
परा दी जा रही है| च 

जिस दिन कक महावीर ने मुक्ति पद प्राप्त किया, उसी दिन गौतम गणधर को परमज्ञान (केवलज्ञान ) 
प्राप्त हुआ । इन्द्रभूति के सिद्ध होने पर सुधर्म स्वामी केवली हुए । उनके क्ृत कर्मों का नाश कर चुकन पर जम्बू 
स्वामी केवली हुए। उनके बाद कोई झनुबद्ध केवली नही ; हुआ । इन तीनो का धर्म प्रवर्ततकान वासठ वर्ष है। 

.. कैवेलज्ञानियों में अन्तिम श्रीधर हुए, जो कुण्डलगिरि से का हुए श्ौर चारण ऋषियों में अन्तिम सुपा- 

इ्वंचन्द्र हुए। प्रज्ञा श्रमणो में अस्तिम वइर जस या वज्ञयश, और भअ्रवधिज्ञानियो में झन्तिम श्रुत, विनय एव सुशी- 
लादि से रत कब श्री नामक ऋषि हुए । मुकुटधर राजाओ मे अन्तिम चन्द्रगुप्त ने जिन दीक्षा धारण की । इसके बाद 
मुकुटधरो में किसी ने प्रव्रज्या या दीक्षा धारण नही की । 

नत्दि, नस्दिमित्र, प्पराजित, गोवद्धन और भद्गबाहु ये पाच श्रूतकेवली द्वादश अगों के धारण करनेवाले 
हुए। इनका एकन्न काल सो वर्ष है। पचम काल में इनके बाद में कोई श्रुतकेवली नही हुआ । 

भद्बाहु श्रुतकेवली के जीवन के श्रन्तिम समय के निर्देश से विशाखाचार्य सघस्थ साथओ को दक्षिणापथ 
की शोर ले गये । शोर भद्वबाहु ने स्वयं भी नव दीक्षित चन्द्रगुप्त मुलि के साथ कटवष्र गिरि पर समाधि घारण को । 











१. तदों भद्बबाहु सग्यगते सयल सुदरणारास्स वोच्छेदो जादो । “एजगध० पु० १ पृ० ८५ 
२ स्वंपुवंधरोध्थासोत्स्थुलभद्रों महामुनि । 
न्यवेशि चाचायंपदे श्रीमता अद्रबाहुना ॥१११॥ -परिक्षिष्ट पर्व, सर्ग ६, पृ० ६० 


संधभेद ५१ 


प्रस्तुत विशाखाचार्य आधारांगांदि ग्यारह अंगो के तथा उत्पाद पूर्व भ्रादि दक्ष पूर्वों के ज्ञाता भौर प्रत्या- 
ख्यान पूर्व प्राणवाय, क्रियाविशाल झौर लोकबिन्दुसार इन चार पूर्वों के एकदेश धारक हुए' । इन्हों विशाखा- 
चार्य के भादेश व निर्देश से बारह हजार मुनियों ने दक्षिण देश में वीर शासन का प्रचार प्रसार करते हुए पांडय देशों 
में विहार किया और भ्रपनी साधुचर्या का निर्दोष रूप से श्रनुष्ठान किया। 2 

विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल्ल, क्षत्रिय, जय सेन, नाग सेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धित्ल, गगदेव झौर सुधर्म 
(धर्मसेन) ये ग्यारह झाचाय॑ दश्षपूर्व के धारी हुए । परम्परा से प्राप्त इन सबका काल १८३ वर्ष है। घर्मसेन के स्वर्ग 
यासी होने पर दशपूर्वों का विच्छेद हो गया । किन्तु इतनी विशेषता है कि नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड, ध्रवसेन भ्रौर कंस 
ये पाच आचार्य ग्यारह भ्रग श्रौर चौदह प्रूर्वों के एकरेशधारक हुए |? इनका एकत्र परिमाण २२ ० वर्ष है। मेरी 
राय में यह काल अधिक जान पडता है। एकादश अगधारी कसाचाय के दिवगत हो जाने पर भरतक्षेत्र का कोई भी 
झ्राचायं ग्यारह अगधारी नही रहा । किन्तु उस काल मे पुरुष परम्परा क्रम से सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु भौर लोहा 
ये चार आचाय॑ झाचाराँग के धारी श्रौर शेष भ्रग पूर्वों के एकदेश धारक हुए ।* 


०. 5 
सच-भद 


भगवान महावीर के सघ की अविच्छिन्न परम्परा भद्गबाहु श्रुतकेवली के समय तक रही। इसमें किसी को 
भी विवाद नहीं है। किन्तु दिगम्बर श्वेताम्बर पट्टावलियाँ जम्बू स्वामी के समय से भिन्‍न भिन्‍न मिलती हैं। यद्यपि 
दिगम्बर सम्प्रदाय में श्रुत परम्परा ६८३ वर्ष तक श्रविच्छिन्न धारा मे प्रवाहित रही है । भ्रस्तु 

श्रुत केवली भद्गबाहु श्रपने जीवन के श्रन्तिम समय मे जब वे ससंघ उज्जनी मे पधारे और सिप्रानदी के 
किनारे उपवन में ठहरे, उस समय उन्हे वहाँ वर्षादि के न होने से द्वादशवर्षीय भीषण दुभिक्ष के पडने का निश्चय 
हुआ । तब भद्गबाहु के निर्देशानुसार संघ दक्षिण के चोल पाण्ड्यादि देशों की ओर गया । चन्द्रगप्त मे भी १६ स्वप्न 
देखे, जिनका फल उन्होंने भद्वबाहु से पूछा, उन स्वप्नों का फल भी शुभ नहीं था। झतठएव चन्द्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु 
से दीक्षा लेकर उन्ही के साथ दक्षिण की ओर विहार कर गए। इस दुभिक्ष का उल्लेख इ्वेताम्बर परम्परा भी 
करती है भौर साधु सघ के समुद्र के समीप जाकर बिखर जाने की बात भी स्त्रीकृत करती है। भद्बबाहु सघ के साथ 


१ विसाहाइरियो तबकाले श्रायारादीण मेक्‍्कारसण्हमगारामुप्पायपृव्वाण दसण्ह पुष्बाण पच्चक्खाण पाणवाय 
किरियाविसाल लोकविन्दुसार पृुव्बाएमेगदेसाण च धारभो जादो । (जय घवला पु० १ १५० 5५) 
भ्रा पढ़मो सुभदृशामों जसभद्दो तह य होदि जसवाहू । 
तुरिमो ब. लोहशामो एदे प्राथारअगधरा ॥। 
सेपेक्करसंगाण. चोदूसपुब्वाशमेक्कदेसधरा । 
एक्कसय प्रट्ठारसवासजुद ताण परिमाण ॥ 
तेसु अदीदेसु तदा भ्राचारधरा शा होति भरहम्मि। 
गोदममुरिपहुदीणं बतसाण छंस्सदारि तेसीदी ॥॥ --पिलो० ४ गाथा १४६० से १४६२ 
२ छम्मसेणेभयवले सम्य मदे भगरहब।से दसण्ह प्रुब्बाण बोच्छेदो जादों | णावरि राक्खत्ताइरियो जसपालो पाडू ४वसेणो 
कसाइरियो चेदि एदे पचजणों जहाकमेणा एकक्‍्कारसगधारिणो चोदसण्ह पुव्वाशमेगदेसधारिशों जादा । एदेसि कालो 
वीसुत्तर वि सदबासमेत्तो २२० ।' ज घ० पु० १ प० ८३ 
३. पुणो एक्‍्कारसगधारए फसाइरिए सरग गदे एत्थ भरहखेते रात्यि कोइकि एक्कारसगधारभो । 
४ देखो वही पृू० ८५६. जयधण० पृ० १ पृ० ८६ 


श्र जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


दक्षिण को ओर चलते चलते जब वे कलवप्पू या कटवप्र गिरि पर पहुँचे, तब उन्हे अपनी आयु के अस्त समय का 
प्राभास हुआ, तब उन्होने सघ को विशाखाचार्य के नेतृत्व मे,प्रागे जाने का निर्देश किया, और वे वही रह गए। चद्ध- 
गुप्त भी उन्ही के साथ रहा। भद्वबाहु ने समाधि ले ली और उसी पर्वत की गुफा मे समभावों मे दिवगत हुए । 
चन्द्रगुप्त ने जिनका दीक्षा नाम प्रभाचन्द्र लेख में उल्लिखित है, उन्होने भद्रवाहु की वैयावृत्य को, झौर उनके निर्देशा- 
नुसार ही सब कार्य सम्पन्न किये। किन्तु जो साधु क्षावको के अभ्नुरोधवश उत्तर भारत मे ही रह गए थे, उन्हे 
दु्िक्ष की भीपणपरिस्थितिवश वस्त्रादि को स्वीकार करना पडा, और मुनि-भ्राचार के विरुद्ध प्रवृत्ति करनी पडी । यह्‌ 
शिथिल प्रवृत्ति ही श्राग जाकर सघभेद में सहायक होती हुई इवेताम्बर सघ की उत्पत्ति का कारण बनी । 

जब बारह वर्ष का दु्िक्ष समाप्त हुआ ओर लोक मे सुभिक्ष हो गया, तब जो सघ दक्षिण की ओर 
गया था, वह विशाखाचार्य के साथ दक्षिणापथ से मध्यदेश में 28 । इवेताम्वर परम्परा के श्रनुसार 
भद्रबाहु उस समय नंपाल की तराई में थे, श्लौर वहु १२ वर्ष की तपस्या विशेष में निरत थे । महाप्राण नामक ध्यान 
में सलग्न थे। साधु सघ ने उन्हे पटना बुलाया, किन्तु वे नही आये, जिससे उन्हें सघ बाह्य करने को धमकी दी गई 
प्रौर किसी तरह उन्हे पढाने के लिये राजी कर लिया गया। स्थृूलभद्र ने उन्ही से पूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया ।' 

यदि इवेताम्ब॒र सम्प्रदाय के इस कथन को सत्य मान लिया जाय तो भी व्वेताम्बर सम्प्रदाय को अपनो 
परम्परा स्थूलभद्र से माननी होगी। दूसरे भद्रवाहु का पटना वाचना में सम्मिलित न होना, ये दोनो बाते उस समय 
जैन सघ मे किसी बडे भारी विस्फोट की भ्रार सकत करती है। ओर भद्रवाहु के वाचना में शामिल न होने से वह 
समस्त जेन सघ की न होकर एकान्तिक कही जायगी। वह प्राचार-विचार शैधिल्य वाले उन कुछ साधुश्रों की होगी । 
प्रत' उसे प्रखिल जन सघ का प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो सकता । यहाँ यह्‌ भी विचारणीय है कि जब भद्गवाहु के 
काल मे प्रथम वाचना पटना में हुई, तब उसी समय श्रत को पुस्तकारूढ कर सरक्षित क्यो नही किया गया ? पटना- 
क्रम से ज्ञात होता है कि उस समय आचार-बिचार अंथिल्य वाले सघ के भीतर बडा मत-भेद रहा होगा*। एक 
दल कहता होगा कि सघ-भेद की स्थिति में श्रग साहित्य में परिवर्तन इष्ट नहीं है। यदि उस समय इवेताम्बर अग 
साहित्य सकलित कर पुस्तकारूढ किया जाता तो सभव है उसका वर्तमान रूप कुछ और ही होता । 

दक्षिण से जब सघ लौट कर आया, तब उन्होंने यहाँ रह जाने वाले साधुओ्रो के शिधिलाचार को देख कर 
बहुत दु ख व्यक्त किया, उन्हें समझाया और कहा कि झ्ाप लोगो को दु्िक्षे की परिस्थितिवश जो विपरीत झ्ाच- 
रंग करना पड़ा, श्रव उसका परित्याग कर दीजिये और प्रायद्चिल लेकर वीर शासन के झ्राचार का यथार्थ रूप 
में पालन कीजिये, जिससे ज॑न श्रमणो की महत्ता बराबर बनी रहे । किन्तु आचार आर विचार शैथिल्य वाले उन 
साधुश्रो ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योकि मध्यम मार्ग मे जो सुख-सुविधा उन्हे १२ वर्ष तक दुभिक्ष के समय मिली, 
वह उन्हे कठोर मार्ग का झ्राचरण करने से कैसे मिल सकती थी | दूसरे उस समय देश में बौद्धों के मध्यम मार्ग का 
प्रचार एवं प्रसार हो रहा था--वे वस्त्र-पात्रादि के साथ बौद्ध धर्म का अनुसरण कर रहे थे। उसका प्रभाव भी उन 
पर पडा होगा ऐसा लगता है। झ्राचार शौर वैचारिक शिथिलता ने उन्हे मध्यम मार्ग भे रहने के लिए वाध्य किया। 
यदि उन्हे वस्त्र-पात्रादि रखने का कदाग्रह न होता, तो वे प्रायश्चित्त लेकर अपने पूर्ववर्ती मुनि धर्म पर आरूढ़ हो 
जाते । पर इथिल्य प्रवृत्ति के सयोजक स्थूलभद्व जैसे साधु उस मार्ग को कंसे स्वीकार कर सकते थे ? ये दोनों ही 
साधन सध-भेद-परम्परा के जनक है। आचार शैथिल्य ने साधुओं को वस्त्र और पात्र आदि रखने के लिये विवश 
किया श्रौर विचार शैधिल्य ने अपने अनुकूल संद्धान्तिक विचारों में क्रान्ति लाने मे सहयोग दिया । वे उसे परुष्ट 
करने के लिए ठोस प्राधार दूढ़ने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि शिथिलाचार की पुष्ट करने के लिए उन्हे उसको 
महती प्रावश्यकता थी । इसीलिए उन्होने खूब सोच-बिचार के साथ बोद़ों के अ्रनुसरण पर पाटलिपुत्र (पटना) 











१. देखो, परिश्षिष्ट पर्व सर्ग £ इलोक ७२ से ११० पुर ८६ 


२. सबेल दल के भीतर तीम्र मदभेद की बात सजाचक्ष, प० सुखलाल जी भी सवीकार करते हैं। मथुरा के बाद वलभी मे 
पुन श्रुत सस्कार हुभ्ा, जिसमे स्थविर या सचेल दल का रह। सहा मतभेद मी नाम शेष ही गया । 


--तत्त्वार्थ सूत्र प्रस्तावना पृ० ३० 


संभ-मेद रे 


सथुरा और बलमी में वाचनाएं कराईं। जिसका उद्देश्य श्रागमों द्वारा वस्त्र भर पात्र को पुष्ट करना रहा है। 
इबेताम्बरीय वर्तमान झागम तृतीय वाचना का फल है, जो वलभी में वीरात्‌ ६८० (सन्‌ ४४५३ ई०) में देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण की श्रध्यक्षता मे हुई, झ्लोर उसमे विच्छिन्न होने से भ्रवश्षिष्ट रहे त्रुटित-अत्रुटित, भ्रष्ट परिवर्तित 
ह्रौर परिवरद्धित तथा स्वमति से कल्पित झआगमो को अपनी इच्छानुसार पुस्तकारूढ किया गया" । ये वाचनाए बौद्ध 
प्रम्परा की संगीतियों का अनुकरण करती है । 

पुस्तकाछढ़ किये जाने वाले झागम साहित्य मे वस्त्र श्लौर पात्र रखने के जगह-जगह उल्लेख पाये जाते हैं । 
सचेल परम्परा की स्थिति को कायम करने के लिए ये सब उल्लेख सहायक एवं पुष्टिकारक हैं। इनसे मध्यम 
मार्ग की स्थिति को बल मिला है। तीर्थंकरो की दीक्षा मे भी इन्द्र द्वारा देवदृष्य' बस्त्र देने की कल्पना की गई है, 
प्लौर झादिताथ तथा श्रन्तिम तीर्थंकर का धर्म अचेलक बतलाते हुए भी देव दृष्य बस्त्र को कधे पर लटकाने की 
कल्पना गढ़ी गई है और शेष २२ तीथंकरों का धरम सचेल शोर प्रचेल बतलाया गया है' । 

प्राचाराग सूत्र की टीका में झाचाय शीलाक ने झ्पनी ओर से श्रचेलता को जिनकल्प का शौर सचेलता को 
स्थविर कल्प का आधार बतलाया है । चुनाचे श्वेताम्बरीय प्लाचारांग में यहां तक विकार भ्रा गया है कि वहाँ पिण्ड 
एपषणा के साथ पात्र एषणा और वस्त्र एषणा को भो जोड़ा गया है, जिससे यह साफ ध्वनित हाता है कि मूल निग्र स्थ 
झ्राचार में द्वादश वर्षीय उुर्भिक्ष के कई शताब्दी बाद वस्त्र श्यौर पात्र एचणा की कल्पना कर उन्हे एपणा समिति के 
स्वरूप मे जोड़ दिया है। गणधर इन्द्रभूति रचित श्राचाराग मे इनका होना सम्भव नही है। मूल ध्राचाराग को रचना 
इन सब कल्पनाओं से पूर्व की है, जिसमे यथाजातमुद्रा का वर्णन था । 

पाइ्वंनाथ की परम्परा को सचेल बतलाने के लिए केशी-गौतम सवाद की कल्पना की गई है झौौर उसे 
महावीर तीर्थकर-काल के १६वें वर्ष मे बतलाया है यहाँ यह विचारने की बांत है कि निम्न॑न्थ तीर्थंकर महावीर अपने 
शासन के विरुद्ध वस्त्रादि को कल्पना को अपने गणधर द्वारा कैसे मान्य कर सकते थे ? फिर उस समय के साधु्ों 
को नग्न रहने की क्‍या झ्रावश्यकता थी और उस समय साधुओं को बस्त्रादि रहित निम्नंन्थ दीक्षा क्‍यों दी जाती 
रही । इतना ही नही किन्तु सबस्त्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और केवलिभुक्ति श्रादि की मान्यता सूचक कथन भी लिखे गये। 
झौर १९वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री तीर्थकर बतलाया गया। 'मल्लि' शब्द के साथ नाथ शब्द का प्रयोग भी 
किया जाता है, जो उचित प्रतीत नही होता। भ्रस्तु, 

यह बात सुनिश्चित है कि मूल सिद्धान्तों में कोई परिवर्तत नहीं होता--वे श्रपरिवर्तनीय ही होते है। 
नग्नता चूकि मूलभूत सिद्धात है, म्रत उसमे परिवर्तन सम्भव नही । 

इतना ही नही किन्तु विशेषावश्यक के कर्ता जिनदास गणि क्षमाश्रमण ने तो जिनकल्प के उच्छेद की भी 
घोषणा कर दी? । ये सब बाते वस्त्रादि की कट्टरता की सूचक हैं, भौर सघ-भेद की खाई को चौड़ा करने वाली है । 


क ताफि,ण,ण अनिल जिओ जि-ः:ण-कफ +++तज++ 








१ ज॑सा कि समय सुन्दरगरिग के समाचारी झ्तक से स्पष्ट है .--“श्रीदेवाद्ध गणि क्षमाश्रमणेन श्रीवीरात्‌ भशीत्यधिक 
नव शतकवर्जे जातेत द्वादशवर्थीयदुर्भिक्षशात्‌ बहुतरसाधुव्यापत्यों च जातायां ““'“भविष्यद्‌ भब्यलोकोपकाराय श्रुत भक्तए जे 
श्रीसघाग्रहात्‌ मृतावशिष्टपदाकालीन सर्वसाधून्‌ बलम्यामाकार्य मुन्तखाद विचिछिन्नावशिष्टान्‌ न्‍्यूनाधिकान्‌ श्रुटिता-श्रुटितान्‌ श्रागमा- 
लोपकान्‌ अनुक्रमेण स्वमत्या सकलब्य पुस्तकारुढान्‌ कृता. | ततो मूलतो गणघर भाषितानामपि तत्सकल्लनानन्तर सर्वेब/मपि झागमान्‌ 
कर्ता श्रोदेषधिगरि क्षमाश्रमण एव जात. । -- समयधुन्दर गणि रचित सामाचारी शतके 


२. आाचेलक्को धम्मो पुरिमस्स ये पच्छिमर्स जिशस्स | 
मज्मिमगाण जिणाण होइ सचेलो अचेलो य ॥ --पचाशक 


३ मणपरमोहि-पुलाए, आहारय-खबग उम्समे कप्पे ॥ 
सजमतिय केवलि सिज्कणा य ज॑बुम्मि बुच्छिण्णा ॥ --विशेषावश्यक भाष्य २५६३ 
इस धोषणा के सम्वन्ध में प॑० बेचरदास जी ने लिखा है--“गाथा मे लिखा है कि जम्बु के समय में दस बातें विच्छेद हो 
भई । इस प्रकार का उल्लेख तो वही कर सकता है जो जम्बूस्थामी के बाद हुआ हो । यह बात मैं विज्ञारक पाठकों से पूछता हूँ कि 
जम्यू स्वामी के बाद कोन-सा २५वां तीथंकर हुआ है जिसका वचन रूप यह उल्लेख माना जाय ? यह एक नहीं किन्तु ऐसे संख्यायद्ध 
उल्लेख हमारे कुल गुरुझों ने पवित्र तीर्थंकरों के सलाम पर बढ़ा दिये हैं ।” “जैन सा० वि० थया थयेसी द्वानि पृ० १०३ 


फूड जैन घ॒र्म कः प्राचीन इतिहास---भाग रे 


यहाँ एक बात अवश्य विचारणीय है प्रौर वह यह कि महावीर की बीज पद रूप वाणी को इन्द्रभूति गौतम 
ने द्वादशांग सूत्रों में ग्रथित किया । श्रौर उसका व्याख्यान उन्होंने सुधर्म स्वामी को किया, जो समान बुद्धि के धारक 
थे द्वादशाग की यह रचना भ० महावीर के जीवन काल में श्रौर उसके बाद गणधर और साध्‌ परम्परा में कण्ठस्थ 
रही, उस समय उनमे बस्त्र-पात्रादि पोषक कोई सूत्र या वाक्य नही थे। क्योकि महावीर की परम्परा के सभी शिष्य- 
प्रशिष्यादि प्रन्तर्बाह्म परिग्रह के त्यागी नग्त दिगम्बर थे । वे सब उसी यथाजात मुद्रा में बिहार करते थे । महावीर 
के निर्वाण के पश्चात्‌ जब इन्द्रभूति केवल ज्ञानी हुए तब उन्होंने उस सब विरासत को सुधर्म स्वामी को सौपा, जो यथा- 
जात मुद्रा के घारक थे । इन्द्रभूति के निर्वाण के बाद सुधर्म स्वामी केवली हुए । उन्होने वीर शासन की उस विरासत 
या धरोहर को जम्बू स्वामी को सौपा, जो दिगम्बर मुद्रा के धारक थे। और जम्बू स्वामी के केवली ओर निर्वाण 
होने पर वह विरासत ५ श्रुतकेवलियो में रही। तथा उन्होंने श्रन्य आचार्यों को द्वादशाग की प्रूपणा की। 
चार श्र्त केवलियो तक वह विरासत अविच्छित्त रही--उस समय मे कोई भेदजनक घटना न घटी । किन्तु श्रन्तिम 
श्रुतकेवली भव्रबाहु के समय द्वादशवर्षीय भीषण दुभिक्ष के कारण परिस्थितिवश उत्तर भारत में रहने वाले सा अं 
को मूल परम्परा के विशद्ध ग्राचरण करना पडा, उससे उन्हे मोह हो गया, वह उन्हें सुखकर प्रनीत हुई, इसलिए 
सुभिक्ष होने पर भी उन्होंने छोडना न चाहा । जिन्होंने छोड दिया उन्होने प्रायश्चित्त लेकर पूर्व श्रमण परम्परा को 
झपना लिया, वे साधु अवश्य धन्यवाद के पात्र है। कितु प्रधिकाश साधुओं ने आाचार-विचार की शिथिलता को जो 
मध्यम सार्ग की उत्क थी, श्रपना लिया, श्रौर कदाग्रहवश उसे छोडना न चाहा। उन्ही के ग्राचार-विचार की 
शिथिलता से संघ भेद पनपता हुआ संघर्ष का कारण बना । इस तरह महावीर का निर्मल शासन दो भेदो में विभाजित 
हुआ । उसके बाद साधु परम्परा में बराबर शिथिलता बढती ही रही श्रौर आज उसकी भीषणता पहले से भी 
प्रधिक बढ़ गयी है। दिगम्बर-श्वेताम्बर सध में भी अनेक सघ गण-गच्छादि के कारण भ्रनेक सघ वनते-बिगडते रहे । 
झ्राज भी इन दोनो सम्प्रदायों में सघ-गण-गच्छादि की विभिन्‍नता कटुता का कारण बनी हुई है। श्रौर उसके कारण 
सम्प्रदायो में वात्सल्य का भी श्रभाव हो गया है। अ्रपने-अपने सधघ के विभिन्‍न गण-गच्छादि में भी वैसा वात्सल्य दष्टि- 
गोचर नही होता । इसमे कलिकाल के स्वभाव के साथ कलुषाशय वाले व्यक्तियों का सद्भाव भी एक कारण है। 
जनसद्भू-परिच्रय 
इन्द्रनन्दि के श्रुतावतारानुसार पुण्ड्वर्धन पुरवासी श्राचार्य अहंदवली प्रत्येक पाच वर्षो के श्रन्त में 
सौ योजन में बसने वाले मुनियों को युग प्रतिक्रमण के लिए बुलाते थे। एक समय उन्होने ऐसे प्रतिक्रमण के 
झवसर पर समागत मुनियो से पूछा--क्या सब ञ्रा गए'”। मुनियों ने उत्तर दिया - हा, हम सब अपने सघ के 
साथ प्रा गये । इस उत्तर को सुनकर उन्हे लगा कि जैनधर्म अरब गण पक्षपात के साथ ही रह सकेगा । श्रत उन्होने 
सघो की रत्नना की । जो मुनि गुफा से आये थे उनमे से किसी को नन्दि/ नाम दिया, और उनको 'बीर' जो 
ग्रशोकवाट से झ्ाये थे । उनमे से कुछ को 'भ्रपराजित' झौर कुछ को 'देव' नाम दिया । जो पचस्तृूप निवास से झाये 
थे उनमे से कुछ को 'सेन' नाम दिया झ्ौर कुछ को 'भद्र'। जो शाल्मलि वृक्ष मूल से आये थे, उनमें से किन्ही को 
'गुणधर' झौर किन्‍्ही को 'गुप्त।। जो खण्डकेसरवृक्ष के मूल से श्ाये थे उनमें से कुछ को 'सिह' नाम दिया भ्ौर 
किन्‍्ही को “चन्द्र! । इन्द्रनन्दि ने अपने इस कथन की पुष्टि में एक प्राचीन गाथा भी उद्धत की है .-- 
“ब्रायातो नन्दिवीरों प्रकटग्रिरिगुहाबासतो5शोकवबाटा- 
हे बाइचान्यो5पराविजित इति यतयों सेन-भव्राहययो च। 
पञ्चस्तृप्यात्सगुप्ती गुणधरव॒ष॒भः शाल्मलीवक्षमूलात, 
निर्यातों सिहचन्द्रो प्रथितगुणणणों केसरात्खण्डपूर्वात्‌ ।| ६६ 
प्राचार्य देवसेन ने दर्शनसार में इवेताम्बर, यापनीय, द्रविड, काष्ठा संघ, झौर माथुर सघ इन पाचो सघों 
को जैनाभास बतलाया है । 
१. देखो, इन्द्रनन्दि श्रुतावतार इलोक ६१ से ६५ तक 
, २ दर्शनसार 


सभ-मभेष भा 


भट्टारक इन्द्रमन्दि ते भ्रपने नीतिसार में भहेंद्बली झाचार्थ द्वारा संघ निर्माण का उल्लेख किया है। 
उस संघो के नाम सिह, सघ, नन्दि संघ, सेन संघ और देव संध बतलाये है' । श्लौर यह भी लिखा है कि इनमें कोई 
भेद नही है। इसमें भी निम्न सघो को जैनामास बतलाया है। उनको सख्या पाच है--गोपुक्छिक, रवेताम्वर, द्रविड, 
यापनीय और नि: पिच्छ । इन्द्रनन्दि ने कही भी काष्ठासघ को जैनाभास मही बउलाया । 

भगवान महावीर का सघ, जो उनके समय झौर उनके बाद निरग्ग्रन्थ महाश्रमण सघ के रूप में प्रसिद्ध था, 
भद्रबाहु श्रुतकेवली के समय दक्षिण भारत में गया था। वह निग्नेन्थ महाश्रमण सघ ही था। वह निग्नंन्थ संघ ही 
बाद में मूल सघ के नाम से लोक मे प्रसिद्ध हुआ । इसी महाश्रमण सघ का दूसरा भेद दक्ेताम्बर महाश्रमण सघ के 
नाम से ख्यात हुझा । 

कुछ समय बाद यही निग््नंन्थ मूल सध विचार-भेद के कारण अनेक अतर्भेदों मे विभक्त हो गया। यापनोय 
सघ, क्चंफसंघ, द्रथिड़सथ, काष्ठासघ और माथुरसंघ भ्रादि के नामो से विभकत होता गया, और गण-गच्छ भेद भी 
प्रमेक होते गये । किन्तु मूल सघ इन विषम परिस्थितियों में भी झ्यने अ्रस्तित्व को कायम रखते हुए, प्लौर राज्यादि 
के सरक्षण के प्रभाव मे, तथा शेवादि मतो के श्राक्रमण झादि के समय भी झ्पने श्रस्तित्व के रखने मे समर्थ रहा है। 
अस्तर्भेद केवल निग्नेन्‍्थ महाश्रमण सघ में ही नही हुए किन्तु इवेतपट महाश्रमण संघ भी अपने अनेक प्रन्तमंदो में 
विभक्‍त हुआ विद्यमान है। वीर शासन सध के दो भेदों मे विभकत होने के समय जो स्थिति बनो वह अबने भ्रन्तमेंदो 
के कारण पश्लौर भी दुबंल हो गया, किन्तु अपनी मूल स्थिति को कायम रखने में समर्थ रहा । 


मूलसंध 

मूल सघ कब कायम हुआ शौर उसे किसने कहाँ प्रतिष्ठित किया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नही 
मिला । भ्रहंदुबलि द्वारा स्थापित सघो में मूलसंघ का कोई उल्लेख नही मिलता | सिह, नस्दि, सेन और देव इन सघों 
को किसी ने जेनाभास नही बतलाया । ये सघ मूलसघ के ही अन्तर्गत हैं। इस कारण ये मूलसध नाम से उल्लेखित 
किये गये है । 

मूलसघ का सबसे प्रथम उल्लेख 'नोण मगल' के दान पत्र में पाया जाता है, जो जैन शि० स० भा० २ पु० 
६०-६१ मे मुद्रित है। यह शक स० ३४७ (वि० स० ४८२) सन्‌ ४२५ के लगभग का है। जिसे विजयकीति के लिये 
उरनूर के जिन मन्दिरो को कोगणि वर्मा ने प्रदान किया था। दूसरा उल्लेख आल्तम (कोल्हापुर) में मिले शक स० ४११ 
(वि० स० ५१६) के दान पत्र में मिलता है, जिसमें मूलसघ काकोपल आम्नाय के सिहनन्दि मुनि को भ्रलक्तक 
नगर के जैन मन्दिर के लिए कुछ ग्राम दान में दिये है। दानदाता थे पुलकेशी प्रथम के सामन्‍त सामियार। इन्होने 
जैन मदिरों की प्रतिष्ठा कराई थी, श्रौर गगराजा माधव द्वितीय तथा झविनीत ने कुछ और ग्रामादि दान में दिये थे । 

कौण्डकुन्दान्वय का उल्लेख वदन गुप्पे के लेख न० ५४ भा० ४ पृ० २८ में पाया जाता है। जो शक स॒० 
७३० सन्‌ ८५०८ का है भर उत्तरवर्ती शभ्रनेक लेखो में मिलता है। कौण्डकुन्दान्बय क। उल्लेख मर्क रा के ताम्रत्त्र में 
पाया जाता है, जिसका समय शक स॒० ३८८ है, पर उसे सन्देह की कोटि में गिना जाता है। इसमें कोण्डकुन्दान्वय के 
साथ देशीयगण का उललख मिलता है। कुन्दकुन्द का वास्तविक नाम पद्मनन्दि था। किन्तु कौण्डकुन्द स्थान से 
सम्बद्ध होने के कारण वे कुन्दकुन्द के नाम से प्रांसद्ध हुए । 

शिलालेख सग्रहु के दूसरे भाग में प्रकाशित €० और ९४ नम्बर के लेखों में मूलसध के वीरदेव* झौर 
चन्द्रमन्दि नामक दो झाचायों के नाम उल्लिखित हैं। ; 

मूलसंघ में प्रनेक बहुश्रुत ताकिकदिरोमणि योगीश विद्वान प्राचाये हुए हैं जिन्होने बोर शासन को लोक 
में चमकाया। उनमें कुछ नाम प्रमुख हैं-कुन्दकुन्द, उमास्वाति (गुद्धपिच्छाचार्य) बलाकपिच्छ, समन्तभद्र, देवनन्दी, 
फत्रकेसरी, सुमतिदेव, श्रीदत्त, भकलक देव, और विद्यानन्द ब्रादि। 


१. तीतिसार इलोक ६-७, तत्वानुशासनादि सग्रह पृ० ५८ 
२ देखो, जैन सेख स० भाग २, पृ० ५४ और ६० 


५६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


इस संघ के प्रस्तगंत सात गणो के नाम मिलते हैं--देवगण, सेनंगण, देशोगण, सूरस्थ गण, बलात्कारगण, 
क्राण्रगण कौर निगमान्वय । इन गणों का नामकरण मुनियो के नामान्त शब्दों से, तथा प्रान्त और स्थान विशेष के 
कारण हुए हैं । 

देवगण--इहनमे देवगण सबसे प्राचीन है। इस गण का अस्तित्व लक्ष्मेश्वर से प्राप्त चार लेखों में (१११, 
११३, ११४ झौर १५६) से, तथा कडवन्ति से प्राप्त १ शवी शताब्दी के एक लेख १६३ से मालूम होता है। इसके 
पश्चात्‌ भ्रन्य लेखों में इसका उल्लेख नहीं मिलता | इसका देवगण नाम कैसे पडा, यह तत्कालीन लेखों से कुछ ज्ञात 
नहीं होता । सभव है देवान्त नाम होने से देवगण सज्ञा प्राप्त हुई हों। जैसे उदयदेव, (११३) लाभदेव, जयदेव, 
विजयदेव भ्रद्धूदेव, महीदेव प्रौर श्रकलकदेव श्रादि । कुछ विद्वान्‌ अकलकदेव को इस गण का प्रतिष्ठापक मानते है। 

सेनगण--यह गण भी प्राचीन है । यद्यपि इसका सबसे पहला उल्लेख मूलगुण्ड से प्राप्त लेख न० १३७ 
(सन्‌ €०३) में हुआ है। पर उत्तरपुराण के रचयिता गृणभद्व ने श्रपने गुरु जिनसेन शौर दादा गुरु वीरसेन को 
सेनानवय का विद्वान माना है। किन्तु वीरसेन जिनसेन ने अपनी घवला जयधवला टीका मे अपने वश को पचस्तृपा- 
न्वय लिखा है। पचस्तृपान्वय ईसा की श्वी शताब्दी में होने वाले निग्न न्थ सम्प्रदाय के साधुश्रो का एक सघ था । 
यह बात पहाडपुर जि० राजशाही, बगाल से प्राप्त एक लेख से जानी जाती है। पचास्तृपान्वय का सेनान्वय के रूप 
सबसे पहला उल्लेख सभवत' गुणभद्र ने उत्तरपुराण में किया है। इससे यह कहा जा सकता है कि जिनसेन इस गच्छ 
के प्रथम आचाये थे | इसके बाद के किसी आचार्य ने पचस्तृपान्वय का उल्लेख नहीं किया । 

सेनगण तीन उपभदों मे विभकत हुआ । पोगरी या होगिरी गच्छ, पुस्तकगच्छ झौर चन्द्रकपाट | पोगरीकच्छ 
का प्रथम उल्लेख' शक स० ८१५ सन्‌ ८६३ (वि० स० ६५०) के लेख में 'मूलसघ सेनानवय' पोगरीगण के आचार्य 
विजयसेन के शिष्य कनकसेन को ग्रामदान देने का उल्लेख है। 

देशीगण--कोण्डकुन्दान्बय के साथ प्रयुक्त होने वाले देशीयग्रण का मूलसघ के साथ प्रयोग सन्‌ ८५६० ई० 
के एक लेख में पाया जाता है। जो पहले ताम्नरपत्र के रूप मे था श्रौर बहुत समय बाद मुनि मेघचन्द्र त्रविद्यदेव के 
शिष्य वीरनन्दी मुनि ने कुछ लोगो के शआराग्रह से पाषाणोत्कीर्ण कराया था। मेघचन्द्र त्रेविद्य देव और वीरनन्दी की गुरु 
परम्परा का उल्लेख लेख न० ४१ में पाया जाता है । अनेक शिलालेखों में देसिय, देशिक, देसिग और देशीय आदि 
नामों से इस गण का उल्लेख मिलता है। देशिय शब्द देश शब्द से बना है, देश का सामान्य श्रर्थ प्रान्त 
होता है । दक्षिण भारत में कन्नड प्रान्त के उस भू-भाग को, जोकि पश्चिमी घाट के उच्च भूमिभाग (बालाघाट) 
झौर गोदावरी नदी के बीच में है, देश नाम से कहा जाता था। वहाँ के निवासी ब्राह्मण शभ्रव भी देशस्थ कहलाते 
है । इस गण के आदिम आाचार्यों के नाम के साथ भट्टारक' पद जुडा हुआ है। €वी शताब्दी के श्रनेक लेखों में 
मुनियों की उपाधि भट्टार या भट्टारक दी गई है। पश्चाहर्ती लेखो मे इस गण के आ्राचार्यो की उपाधि सिद्धान्तदेव, 
सेद्वान्तिक या त्रेविद पाई जाती है। शिलालेखों के अवलोकन से जाना जाता है कि कर्नाटक प्रान्त के कई स्थानों 
में इस गण के श्नेक केन्द्र थे । उनमें हनसोंगे (चिकहनसोगे ) प्रमुख था। यहाँ के आ्राचार्यों से ही श्रागे चलकर इस 
गण के हनसोगे बलि या गच्छ का उद्भव हुआ है। गच्छ का श्रर्थ शाखा या बलि होता है। कनन्‍्नड शब्द बलय या 
बलग का प्र परिवार होता है। 

चिक हनसोगे के शिलालेखो से ज्ञात होता है कि वहाँ इस गण की अनेक वसदिया (मदिर) थी, जिन्हे 
चगाल्व नरेशो द्वारा सरक्षण प्राप्त था । देशीगण का प्रमुख गच्छ पुस्तकगच्छ है। इसका उल्लेख अधिकाश लेखो में 
मिलता है। हनसोगेबलि पुस्तकगच्छ का ही एक उपभेद है। इस गण की एक शाखा का नाम 'इगुलेश्वर बलि' है। 
जिसके आाचायें गण प्राय: कोल्हापुर वे आस-पास रहते थे! । 


िकमक+-«>-»क»कन जन > जज ५ 








१ जैनलेख स० भा० ४लेख न० ६१ पृ० ३६। 
२ देखो, जैन शिलालेख स० भा० ४ लेख न० ६४ । 
है जन लेख स० भा० ४ लें० न० ६६ पृ० ३६। 


पेत-सभ पॉरइंज हक 


पृरध्यगेज--भूलसंघ का एक गण सूरस्थे नाम से प्रसिद्ध है। लेख नं० १७५, २३४, २६६, ३१५, ४९० और 
५४१ से ज्ञात होता है कि इन लेखों मे सूरस्त, सुराष्दु भ्रथवा सूरस्थ नाम से उल्लेख है। इनमें अन्वय झौर गऊुछ भ्रादि 
का कोई उल्लेख नहीं है। इसका सूरस्थ माम कंसे पष्ठा, इसका इतिवृत्त ज्ञात नहीं। इस गण का पहुँला उल्लेख न॑ं० 
१८५ में है जिसमें मुलसंघ को द्रबिडाम्वय से युक्त लिखा है। जान पडता है, सूरस्थगण पहले मूलसघ के सेनगण से 
सम्बन्धित था । भ्रथंवा उस सघ के साधुगण मूल सध सूरस्थ गण में सम्मिलित रहे हो । इस गण के ११वीं सदी के 
पूर्वार्ध से लेकर १३वीं शताब्दी तक के लेख हैं। लेख न० २६६ में जो शक स० १०४६ का है, सूरस्थगण के विद्वानों 
का उल्लेख किया है। झननन्‍्तवीर्य, बालचरद्र, प्रभाचन्द्र, कल्नेलियदेव (रामचन्द्र) अष्टो पवासि हरेसनन्दि, विनयनन्दि, 
एकवीर झौर उनके सधर्मा पतलल पड़ित (अभिमानदातिक )। इसमे हेमनन्दि मुनीश्वर को राद्धान्तपारग श्रौर 
सूरस्थगण भास्कर बतलाया है ।" झौर पलल पडित की बड़ी प्रशसा की है। हेमनन्द के शिष्य विनयनन्दि थे । 

बलात्कारणण--का उल्लेख लेख न० २०८ (सन्‌ १०७५) के लगभग मिलता है, जिसमें इस गण के 
चित्रकूटाम्नाय के मुनि मुनिचन्द्र श्रौर उतके शिष्य अनन्तकीति का उल्लेख है। लेख न० २२७ (सन्‌ १०८७ ई० ) 
में इस गण के कतिपय मुनियों की परम्परा दी गई है। उनके नाम इस प्रकार हैं--नयनन्दि, श्रीधर, श्रीधर के 
चन्द्रकी ति, भुतकीति भ्रौर वासुपृज्य । चन्द्रकीति के नेमिचन्द्र और वासुपूज्य के पद्मप्रभ। लेख के अन्त में इस गण 
का नाम बलात्कारगण दिया गया है । 

इस गण का नाम बलात्कार गण कब और कंसे पडा, इसका कोई इनिवृत्त मेरे देखने में नहीं आया । डा० 
गलाबचन्द चौधरी मे जेन शिलालेख स० तीसरे भाग की प्रस्तावना के पृु० ६२ पर लिखा है कि नाम साम्य को देखते 
हुए यापनियों के बलहारि या वलगार गण से निकला है। क्योकि दक्षिणापथ के नन्दि संघ में बलिहारिया बल- 
गार' गण के नाम पाए जाते है, किन्तु उत्तरापथ के नन्दि सघ में सरस्वती गच्छ और बलात्कार गण ये दो ही नाम 
मिलते है। 'बलगार' शब्द स्थान विशेष का द्योतक है। लगता है बलगार नामक स्थान से निकलने के कारण 
'बलगार' नाम ख्यात हुआ होगा। 'बलगार' नाम का एक ग्राम भी दक्षिण भारत में है'। बलगार गण का 
पहला उल्लेख सन्‌ १०७१ का है। इसमें मूलसघ नन्दिसघ का बलगार गण ऐसा नाम दिया है। इसमे वर्धमान 
महावादी विद्यानन्द उनके ग्ुरुबन्धु ताक्षिकार्क माणिक्यनन्दि-गुणकीलति-विमलचन्द्र-गुणचन्द गण्ड विमुक्त उनके 
गुरु बन्धु श्रभयनन्दि का नामोल्लेख है। और क्रम न० १५५ में अश्रभयनन्दि-सकलचन्द-गण्ड विमुकत तिभुवनचन्द्र । 
इनमें गुणकीति और त्रिभुवनचन्द्र को मिले दानो का वर्णन है? । किन्तु बलात्कार शब्द स्थानवाची नहीं है प्रत्युत 
जबरदस्ती क्रिया में अनुरक्त होने या लगने झ्रादि के कारण इसका नाम बलात्कार हुआ जान पडता है। १४वां 
१५वीं शताब्दी के विद्वान भट्टारक पद्मनन्दी, जो भट्टारक प्रभाचन्द्र के पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे श्रौर जो इस गण 
के नायक थे, सरस्वती की पाषाण मूर्ति को बलात्कार से मंत्र शक्ति ढ्वारा बुलवाया था, इस कारण उसे बलात्कार 
कहा जाता है, और गच्छ 'सारस्वत' नाम से ख्यात हुआ है* । परन्तु यह बात भी जी को नहीं लगती, क्योंकि 
यह घटना भ्र्वाचीन है। ये पश्चनन्दि विक्रम की १४-१५वीं शाताब्दी के विद्वान है और बलात्कार गण 


#बक-.--+-+-- 





१. तस्मोलों (?) विवुधाधीशो हेमनन्दि मुनीदयरः । 

राद्ास्-पारगी जातस्सूरस्थ-गश-मास्कर: ।। 

न-जन ले० स० भा०रे पु० इए० 

२. देखी, मिंडियांवल जैनिज्म पृ० ३२७ 
३. पदुसनंदी गुरु्जाती बलात्कारगसात्रशी । 

पाषाणघटिता येन बादिता श्रीसरस्वती ॥ 

ऊ््ज॑यन्तगिरी तेन गच्छः सरस्वतोष्भवत्‌ । 

प्रतस्तस्मे मुनीन्द्रायथ नमः ओी पद्मतन्दिने ॥२ 
४. जन लेख सं० भा० ४ ले० १४५४, १५४, प० १०२, पृ० १११ 


भ्र्ष जेन धर्म क। प्राचीन इतिहास--भाज २ 


का उल्लेख बि० स० १०८७ (सन्‌ १०३०) मे श्रोतन्दों के शिष्य श्रीचन्द्र ने किया है। श्रीनन्दो का समय श्रो- 
अन्द्र से २० वर्ष पूर्व माना जाय तो सन्‌ १०१० में बनात्कार गण का उल्लेख हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त पद्मनन्दि 
को बलात्कार्गण का सस्थापक नहीं मानाजा सकता। क्‍योंकि यह घटना चार सौ-पाच सौ बर्ष पूर्व को है। 
बलात्कार गण मे अ्रनेक विद्व।न भट्टारक हुए है श्रौर उनके पट्ट भी अनेक स्थानों पर रहे हैं। इस कारण बलात्कार 
गण का विस्तार अधिक रहा है। इस गण क॑ भट्टारकों ने ज॑नधर्म की सेवा भी की है। महाराष्ट्र में मलख्लेंड का 
पीठ बलात्का रणण का केन्द्र था। उसकी दो शाखाएँ कारजा झौर लातूर मे स्थापित हुई थी ॥ सूरत में भी बला- 
त्कार गण की गद्दी थी। ग्वालियर और सोनागिरि माथुर गरुछ और बलात्कारगण के केन्द्र थे श्रौर हिसार 
माथर गच्छ का प्रश्रान पीठ था । 
 बलात्कारगण के साथ सरस्वती गच्छ का उल्लेख चौदहवी सदी से मिलता है। यह लेख शक स० १२७७ 

मन्मथ सव॒त्सर का है। इसमे कुन्दकुन्दान्वय, सरस्वती गच्छ, बलात्कारणण, मूलसध के अ्रमरकोति प्राचार्य के 
शिष्य, माघनन्द ब्रती के शिष्य भोगराज द्वारा शातिनाथ की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है । 

जैन शिलालेख स० भा० ४ पृ० २८८ पर क्रम न० ४०३, ४०४ श्रौर पृ० ३०५ में कर० ४३४ न० के 
लेखो में कुन्दकुन्दान्वय की परम्परा में राजा हरिहर के समय इरृग दण्ठ नायके द्वारा जिन मन्दिर के निर्माण का 
उल्लेख है। मूल सघ बलात्कारगण क॑ भट्टारक धर्मभूषण के उपदेश से इम्मडि बुक्क मत्री द्वारा कुन्दन ब्रोलु नगर 
में कुन्थुनाथ का चंत्यालय बनवाये जाने का उल्लेख हैं। और मूलसघ बलात्कारगण सरस्वती गच्छ के वर्धभान 
भट्टारक की प्रार्थना पर राजा देवराय द्वारा वराग नामक ग्राम नेमिनाथ मदिर को दिये जाने का उल्लेख है । 

ऋणरणगण - इस गण के तीन उपभेदो का उल्लेख मिलता हे -तिन्त्रिणी गच्छ, मेषपपापाण गचछ और 
पुस्तक गचछ । इस गण का पहला उल्नेख दसवी छाताब्दी के लेख (जन शि० स० भा० ४ क्रमाक न० ८६) में 
मिलता है। तथा १५वीं शताब्दी के प्रन्त तक के उल्नेख उपलब्ध होते है । मूल सघ के देशिय गण और क्राणूर गण 
की झपनी वसदिया (मन्दिर) होती थी । दडिग मे प्राप्त एक लेख में लिखा है कि होयसल सेनापति मॉरियाने 
प्रौर भरत ने दडिगणकरे स्थान मे पाच वसदिया बनवायी थी उनमे चार वसदिया देशियगण क॑ लिय्रे ओर एक 
क्राणूर गण के लिए'। १४वीं शताब्दी के बाद क्राणरगण का प्रभाव बलात्कारगण के प्रभावक भट्टारकों के समय 
प्रभावहीन हो गया । 

कल्लूर गुड्ड़ के लेख” में क्राणुरगण के आचार्या की वशावली निम्न प्रकार दी है--दक्षिण देशवासी, गज़ु- 
राजाझो के कुल क समुद्धा रक श्री मूलसघ के नाथ सिहनन्दि नाम के मुनि थे। उसके पश्चात्‌ अरहंद्ल्याचार्य, बेट्ददाम 
नन्दि भट्टारक, बालचन्द्र भट्टारक, मघचन्द्र त्रेविद्यदेव, गृुणचन्द्र, पण्डित देव। इनक बाद शब्दब्रह्म, गुणनान्ददेव 
हुए । इनके बाद महान ताकिक एव वादी प्रभाचन्द्र सिद्धान्ददेव हुए, जो मूलसघ कोण्डकुन्डान्बय क्राणूरगण तथा 
मेबपाषाण गच्छ के थे। उनके शिष्य माघनन्दि सिद्वान्तदव, श्रौर उनके शिष्य प्रभाचन्द्र हुए । इनक सधर्मा अनन्त 
बीय॑ मुनि, मुनिचन्द्र मुनि, उनके शिष्य श्रुतकीति, उनके शिष्य कनकनन्दि त्रेविद्य हुए, जिन्हे राजाओो के दरबार में 
जत्रिभुवन-मल्ल-वादिराज कहा जाता था इनके सधर्मा माधवचन्द्र, उनके शिष्य बालचन्द्र त्र॑विद्य थे। 

ऋण रगण की तिन्त्रिणी गच्छ की आचार्य परम्परा का उल्लेख लेख न० ३१३, ३७७, ३५९, ४०८ और 
४३१ मे आया है। रामणन्दि, पद्मणन्दि, मुनिचन्द्र मुनिचन्द्र, के भानुकोति और कुलभूषण (४३१ ले० ) भानुकोति 
के नयकीति झोर कुलभूषण के सकलचन्द्र हुए। 

यापनीय सघ-- की स्थापना दर्शन सार के कर्ता देवसेन सूरि के कथनानुसार वि० स० २०४ में श्री कलश 





नाम के श्वेताम्बर साधु ने की थी । अर्थात्‌ यह सघ श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद की उत्पत्ति से लगभग ७० वर्ष 
पलट ड नस कान 2 सन नस नल कटलटकन ता कटिनप लि पतानत 7 एल जिवा लत 57४ नत लत लन ८ +नललल--६-६०२२६६६२-- 
१. जेत एण्टीक्वेरी भा० ६, झक २ पृ० ६६ न० ५८ 
२. जैन शि० ले० स० भा० २ पु० ४१६ 
३. कल्लाणे बरणयरे दुण्णिसए पचउत्तरे जादे | 


जावणिय संधभावों सिरिकलसादों हु सेवडदी । -+दक्षतस्तार २६ 





त-सच-परिध्य भ्र्ह्‌ 


हु को उत्पन्न हुआ है। इससे यह तो निद्िचत है कि थह संघ, संघ भेद क पश्चात्‌ स्थापित हुआ था। यह सघ 
क्षण भारत की देन है, क्योंकि जो साधु भगवान महावीर के कठोर शासन का पालन करते थे, दिगम्बर साधुओं 
समान नग्न रहते थे, भयूर पिच्छी रखते थे, पाणिपात्र (हाथ) में भोजन करते थे, और नग्न मूर्तियों के पूजक 
। किन्तु इवेताम्बरों के समान स्त्रियों को उसी भव से मुक्ति मानते थे। सवस्र भुक्ति और केवलिभुक्ति 
क्वलाहार) भी स्वीकार करते थे। श्वेताम्बर मान्य झ्रागमों को मानते थे, और वस्दना करने वालों को 
मलाभ' देते थे। यद्यपि इनके द्वारा मान्य आगमों में कुछ पाठ भेद थे | यह सम्प्रदाय दिगम्बर-इवेताम्बरों के बोच 
[| एक कडी था। इस सघ में अतेक प्रभावशाली विद्वान आचार्य हुए हैं। उन विद्ानों में शिवार्य, अपराजित, 
ल्यकीति (शाकटायन) महावीर और स्वयभू्‌ आदि प्रमुख है। समवतः पठमचरिय के कर्ता विमलसूरि भी 
पनीय थे । 

यह सम्प्रदाय राज्य मान्य था । कदम्ब", चालुक्य, गंग, राष्ट्रकूट* और रद वश के राजाओ ने इस सघ के 
पधुओं को अनेको भूमिदान दिये थे। कदम्ब वश के लेख न० €६, १०० और १०४५ से ज्ञात होता है कि 
इ वश के प्रारम्भिक राजाओं के काल में यह सघ बडा ही प्रभावक था। कदम्ब नरेश मगेश वर्मा (सन्‌ ४७०- 
१०) ने पलासिका स्थान में इस सघ को और अन्य दूसरे सघो--निग्ग्रन्‍्थ और क्चको के साथ भूमिदान द्वारा सत्कृत 
या था। इस राजा के पुत्र रविवर्मा ने इस सध क प्रमुख आचार्य कुमारदत्त को 'पुरुखेटक' गाव दान में दिया 
।(१००)। इसी वश की दूसरी शाखा क॑ युवराज देवशर्मा ने भी यापनीय सघ को कुछ क्षेत्रों का दान देकर सम्मा- 
त किया था । 

रट्ट नरेशों के लेखों से इस सम्प्रदाय के दो नये गणो का पता चलता है। कारेयगण और कन्ड्रगण का । 
व न० १३० से विदित होता है कि रट्टू वज्ञ के प्रथम नरेश पृथ्वीराय के गुरु इन्द्रकीति (गुणकोति) के शिष्य 
तापतीर्थ कारेव गण के थे। कारेयगण निष्चित रूप से यापर्नीय था। यह जैन एण्टीक्वेरोः से ज्ञात होता है। 
:२ न० के लेख में भी कारेयगण का उल्लेख है। इस सम्प्रदाय के कण्ड्रगण का उल्लेख रट्ट राजाओं के लेख 
, १६० और २०५ से जाना जाता है। लेख न० १६० में यापनीय सध के कन्डूरगण की गुरुपरम्परा निम्न 
पर प्राप्त होती है --देवचन्द्र, देवसिह, रविचन्द्र, अर्ह्णन्द, शुभचन्द्र, मौनिदेव और प्रभाचन्द्र । लेख नं० २०५ 
कण्ड्रगण के रविचन्द्र और अहँणन्दि का उल्लेख है । 

फापनीय सध ने दक्षिण भारत के ज॑नधर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण भाग लिया था। इस सघ का प्रभुत्व 
टिक के उत्तरीय प्रदेश मे होने का भनुमान किया गया है । कारण कि कर्नाटक प्रदेश के शिलालेखो में यापनियों 
सम्बन्ध में प्रनेक उल्लेख पाए जाते हैं। जबकि भ्न्य प्रदेशों के लेखो मे उन्र॒क/भ्ाव है । इस सघ ने कर्नाटक 
श में जम्म लेकर पीरे-भीरे भ्रपनी शक्ति को बढ़ायू । और कर्नाटक के अनेक श्रदेक्षों में सजकीस तथा जनता 
सरक्षण प्राप्त किया । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के दक्षिणी भाग में, जिसमें मैसूर भी शामिल है, 
शालेखों में भी यापनियों का उल्लेख विरल है। श्रवण बेल्गोल के लेखों में यापक्तियों का एक भी उल्लेख 
मिलता | भन्‍्वेषणों के परिणाम स्वरूप जान पडता है कि हन्तिकेरी, कलभावी, सौदन्ति, बेलगांव, बीजापुर, 
स्वाड़ और कोल्हापुर आझ्ादि प्रदेशों के कुछ स्थानों में यापनियों का जोर रहा है । ' 

कर्नाटक के समान तमिल प्रास्त में भी यापनीय सम्प्रदाय का प्रचार रहा है ऐसा लेख त० १४३-१४४ से 
प्र होता है। लेख नं० १४३ में यापनीय सम्प्रदाय के नल्दि गच्छ (सघ) के कोटि म्रंडुबगण का उल्लेख है भर 
के झ्राचायों--जिननन्दि, दिवाकर, श्रीमन्दिरदेव का नाम दिया गया है। श्रीमन्दिरदेव कटका भरणजिनालय के 
प्रष्ठाता थे। उस जिनालय के लिये पूर्वीय धालुबय बंदा के भ्रम्मराज द्वितीय ने सेनापति (कटकराज,) दुर्गराज की 





१. कदम्बबक्ी राजाप्नों के दान पत्र, जनहितेषी भा १४ भ्रक ७-८ । 
२. इ० ए० १२ पृ० १३-१६ में राष्ट्र कूटराजा प्रभूत वर्ष का दान पत्र 
३. जैन एण्टीक्वेरी भाग ६, भंक २१० ६८,६६ में भंकित दो लेख--( ५३-४५) । 


६० जैन धर्म का प्राचोन इतिहास--भाग रे 


क्रार्थभा पर उक्त सघ के लिये मलिमपुण्डि नाम का एक गाव दान में दिया था। श्री मन्दिरदेव यापनीय सध, कोटि मडुव 
या मदबुवगण जौर नन्दविगच्छ के जिननन्दि के प्रशिष्य भर दिवाकरनन्दि के शिष्य ये। उसी राजा के दूसरे लेख न॑ं० १४४ 
में अडकलिगच्छ बलहारिगण के भ्राचार्यों की पक्ति सकलचन्द्र, अय्यपोटि, भ्रहनन्दि । भ्रहनन्दि मुनि को अम्मराज 
द्वितीय मे सर्वलोकाश्रअ जिनालय की भोजनशाला की मरम्मत कराने के लिये श्रत्तलिपाण्ड प्रान्त के कलुचुम्बरू नाम 
का गाव दान में दिमा था । यद्यपि इस लख मे स्पष्ट रूप से यापतीय सघ का उल्लेख नहीं है। किन्तु भ्रडुकलि गच्॒छ 
झोर बलिहारिगण का उल्लेख श्रन्यत्र न मिलने से वे यापनीय सम्प्रदाय के थे । े ु 

यापनीय एच के अ्रन्त्गंत नन्दिसघ एक महत्वपूर्ण शाखा थी, जो मुलसघ के नन्दिसघ से भिन्‍न थी। 
यह नन्दि सघ कई गावों मे विभाजित था। जान पडता है सघ व्यवस्था की दृष्टि से उसे कई भेदों में वाट दिया गया 
था। उनमे कनकोपल सम्भूत वृक्षमुलगण (१०६) श्री मूलमूलगण (१२१) और पुन्नागवक्ष मूलगण (१२४ ! 
इनमें पुन्नागवक्ष मूलगण प्रधान था और वह उसकी प्रसिद्ध शाखा रूप में ख्यात था। गणों क॑ नाम कतिपय वृक्ष 
के नाम से सम्बन्धित हैं। सन्‌ ११०८ के २५०वे लेख से ज्ञात होता है कि उक्त पुन्नागवृक्ष मूलगण को मूलसघ के 
अन्तर्गत पाते है। ऐसा जान पडता है कि वह बाद में मूलसंघ में अन्तर्भुक्त हो गया है । शिलानेखो में निर्दिष्ट बहुत 
से साधु इसी गण से सम्बद्ध थे। इसके अतिरिक्त यापनियों के भी अनेक गण थे। दो लेखों (७० और १३१) 
में कुमुदिगण का उल्लेख मिलता है। इनमें से पहला लेख नवी झती का है भौर दूसरा १०४५ ई० का है। 
दोनों में जिनालय के निर्माण का उल्लेख है। इस सब विवरण से यापनीयसध की रुयाति और महत्ता का स्पष्ट 
बोध होता है। यह सघ €वी १०वी शताब्दी तक सक्रिय रहा जान पड़ता है। पर बाद में उसका प्रभाव क्षीण होने 
लगा। इस सधघ के मुनियों में कीति नामान्त श्लौर नन्दि नामान्त नाम अधिक पाये जाते हैं, 80203: अर्ककी ति, 
कुमारफीत्ति, पाल्यकीति प्रादि, चन्द्रनन्दि, कुमारनन्दि, कीतिनन्दि, सिद्धनन्दि, अहेनन्दि आदि । किन्तु यह संघ जिस 
उद्देदय को लेकर बना बह अपने उस सिशन में सफल नही हो सका । और अन्त में अपनी हीन स्थिति में दिगम्बर 
सघ के प्रन्दर भ्न्तभ्‌ बत हो गया जान पडता है। 

बेलगाव 'दोड्डवस्ति' नाम के जैन मन्दिर की श्री नेमिनाथ की मूर्ति के नीचे एक खडित लेख है, जिससे 
शात होता है कि उक्त मदिर यापनीय सघ के किसी पारिसय्या नामक व्यक्ति ने शक ६३५ सन्‌ १०१३ (वि स. 
१०७०) में बनवाया था और उक्त मदिर को यापनीयो द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा इस समय दिगम्बरियों द्वारा पूजी 
जाती है! । यापनियों का साहित्य भी दिगम्बर सम्प्रदाय में अन्तभु कत हो गया । 

द्राबिड़ संघ--द्राविड देश में रहने वाले जैन समुदाय का नाम द्राविड संघ है। लेखों में इसे द्रविड, द्रविड, 
द्रविण द्रमिल, द्रविल, द्राविड झादि नामो से उल्लेखित किया गया है | द्रविड देश व तंमान में श्रान्ध्र श्रौरमद्रास प्रान्त 
का कुछ हिस्सा है। इसे तमिल हैँदों में भी होना कहा जाता है। इस देश मे जैन धर्म के पहुचने का काल बहुत प्राचीन 
है। इस देश में साधुश्रो का जरूर कोई प्राचीन सघ रहा होगा । आचाये देवसेन ने दर्गनसार मे द्राविड संध की 
स्थापना पृज्यपाद के शिष्य वद्चनन्दि के द्वारा दक्षिण मथुरा मे वि० स० ५२६ में हुई लिखा है। वज्त्रनन्दि के सम्बन्ध में 
लिखा है कि उस दुष्ट ने कछांर खेत बसंदि श्रौर वाणिज्य से जीविका करते हुए शीतल जल से स्नान कर प्रचर 
पाप का सचय किया ।'* किन्तु शिलालेखों में इस सघ के अनेक प्रतिष्ठित आचार्यों के नाम मिलते है । ग्रत. देवसेन 
के उक्त कथन मे सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मन्दिर बनवाने और खेती बाडी करने के कारण इस संघ को 
वर्शन सार में जंनाभास कहा गया है। वादिराज भी द्राविड सध के थे । उनकी गुरु परम्परा मठाधीशों की परम्परा 


लीक: 














१. देखो, जेनदर्शन वर्ष ४ झ्रक ७ 
३- सिरिपुज्जपादसीसो दाबिड्सघस्स कारों दुदटूठो । नामेण वज्जणदी पाडुंडवेदी महासत्थों ॥ २४ 
पण्चसये छब्योंसे विक्‍कमराया नरपतस्स। 
दब्खिण महुराजादों दाबिडसथों महामोहो ॥२६ 
कच्छ खेत वसहि वारिएज्ज कारिऊण जीवत्सों। 
गहूतो सोयल शोरे पावं पत्र चर सचेदि ॥२७ (दशनसार) 


जैन-संध-परिर्यय हु ध्है 


थी। वे भम्दिर बनेबांते थे, उनका जीर्णोद्धार कराते थे, मुनित्रों के श्राहार की व्यवस्था करते थे । इन्हीं वादिराज 
के समसामयिक मल्लिषेण थे। इनके मत्र-तत्र विषयक ग्रन्थों में मारण-उच्चाटन, वशीकरण, मोहन, स्तम्भन झादि के 
झनेक प्रयोग निहित हैं। ज्यालामालिनी कल्प के कर्ता इनच्धनन्दियोगीनद्र भी द्राविड संघ के थे। इस ग्रन्थ की 
उत्थानिका में लिखा है कि दक्षिण के मलय देश के हेमग्राम में द्राविडसघ के अधिपति हेलाचार्य थे । उनकी शिष्या 
को ब्रह्मराक्षस लग गया था। उसकी पीडा दूर करने के लिये हेलाचार्य ने ज्वाला मालिनी को सेवा की थी। 
देवी ने उपस्थित होकर पूछा--क्या चाहते हो ” मुनि ने कहा--मुझे कुछ नही चाहिये, मेरी शिष्या को ग्रह मुक्त कर 
दो । देबी के मत्र से शिष्या स्वस्थ हो गई । फिर देवो के भादेश से हेलाचाय ने ज्वालिनीमत को रचना को । 

इस सघ के अधिकाश लेख होयसल नरेशो के है । इस संघ के झाचारयों ने पश्मावती देवो की पूजा, प्रतिष्ठा 
में बडा योगदान किया था। इस संघ के प्रायः सभी साधु वसदियों में रहते थे। दान मे प्राप्त जागीर श्रादि का 
प्रबन्ध करते थे | 

चलल ग्राम के वमिरे देवमन्दिर में शक स० १०४७ का एक शिलालेख है जिसमें द्राविड संघीब इन्ही 
वादिराज के बशज श्रीपालयोगीश्वर को होय्यसल बश् के विष्णु वद्धल पोग्यसल देव' ने वसतियों या जैन मन्दिरों 
के जीरणोद्वारायं प्रौर ऋषियो के ग्राह र-दान के लिये शल्य नामक ग्राम दान में दिया' । बि० स० ११४४ के दूबकृण्ड 
के शिलालेख मे कछवाहा वश के राजा विक्रमसिह ने पूजन सस्कार, कालान्तर में टूटे फूटे की मरम्मत के लिये कछ 
जमीन, वापिका सहित एक बगीचा और मुनि जनो के शरी राभ्यजन (तेल मर्दन) के लिये दो करघटिकाए दी * ये सब्र 
बाते भी चैत्यवास के पश्राचार का उद्धावन करती है । 

कचंकसघ--कर्नाटक प्रान्त में ईसा की पाचवों शताब्दी या उसके पहले जैनियों का एक सम्प्रदाय कूचंक 
नाम से ख्यात था। जिसका भ्रस्तित्व तथा कूर्चक नाम कदम्ववशी राजाओं के लेखों (६४-६६) से ज्ञात होता 
है। यह साधुओं का ऐसा सम्प्रदाय था, जो दाड़ी मूंछ रखता था। उसके साथ यापनीय ओर ष्वेतपट संघ का 
नामोल्लख है । प्राचीन काल मे जटाधारी और नग्न आदि झहमेक प्रकार के भ्रजन साधु थे । इसी तरह जैनियों में भी 
ऐसे साधुश्रो का सम्प्रदाय था जो दाड़ो मूंछ रखने के कारण कूचंक कहलाता था । 

गोड़ सध--गौड़ सघ का उल्लेख एक ही लेख में मिलता है। इस सम्बन्ध में प्रन्य लेख देखने में नही 
प्राया | गौड़ सघ के झ्राचार्य सोमदेव के लिये चालुबय राजा बहिग द्वारा शुभधाम जिनालय के बनवाने का 
उल्लेख है । (रि० इ० ए० १६४६-७ क्र- १५८) 


काष्ठासंघ-साथुरगर्छ-- 

देवसेन ने दर्शनसार में काष्ठासध की उत्पत्ति दक्षिण प्रान्त में, श्राचाये जिनसेन के सतीर्थ विनयसेन के 
शिष्य कुमारसेन ह्वारा जो नन्दि तट में रहते थे बि० स॑ं० ७५३ में हुई बतलाई है। झ्ौर कहा है कि उन्होने कर्कश 
कद प्र्थात्‌ मो को पूँछ की पीछी ग्रहण करके सारे बागडदेश मे उन्म्रागें चलाया। किन्तु काष्ठासंध के सस्थापक 
कुमा रसेन का समय स० ७५३ बतलाया है । बह सगत प्रतीत नही होता, क्योकि विनयसेन के लघु गुरु बन्धु जिनसेन' 
ने 'जयधवला टीका शक स० ७५६ सन्‌ ८३७ में बनाकर समाप्त को है? । झत. उसे विक्रम सबत्‌ न मानकर शक 
संबत्‌ सानने से सगति ढीक बेढ जाती है। ध्लौर उसके दो सौ वर्ष बाद भ्र्थात्‌ वि० सवत ६५३ के लगभग मथुरा 
में माथुरो के गुरु रामसेन ने निःपिच्छिक रहने का उपदेश दिया और कहा कि न मयूरप्रिच्छो रखने की आवश्यकता 
है भ्नौर न मोपिच्छी की | | 

सभी सघो, गणों और गच्छों के नास प्राय: देशों या नगरों के नाम पर पड़े हैं। जैसे मधु रा से माथु रसघ, 
काष्ठा ताम के स्थान से काष्ठासध । 

बुलाकीदास ने अपने क्चन कोश में उमास्वामो के पट्टाश्िकारी लोहाजाये द्वारा काष्ठास को स्थापना 





१, जैन शिलालेख सपम्रह भाग ४९३ न का लेख 
२. जंन प्रत्थ प्रशस्ति संग्रह प्रथम भाग तथा घनला पु० १ प्रस्तावना पृ० ३४-३६ 





६२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास---भाग २ 


अग्रोह्टा नगर में की थी ऐसा लिखा है । पर इसका कोई प्राचीन उल्लेख मेरे भ्रवलोकन में नही झाया ! किम्तु १९वीं 
२०वी शताब्दी के लेखो मे लोहाचार्म के श्रन्वय का उल्लेख मिलता है'। ऐसी स्थिति में बुलाकीदास का लिखना 
विश्वसनीय नहीं जान पड़ता । काठ की प्रतिमा के पूजन से काप्ठासध नाम पड़ा, यह कल्पना तो निराधार है ही. 
काठ की प्रतिमा के पूजन का निषेध भी मेरे देखने मे नही आया । 

काएठा नाम का स्थान दिल्‍ली के उत्तर में जमुना नदी के किनारे बसा था । जिस पर नागवज्चियो की टाक 
शाखा का राज्य था। १८वी शताब्दी मे मदन पारिजात' नाम का निवन्ध यही लिखा गया था। काष्ठासघ की 
पट्टावली में भी लोहाचाये का नाम है। ऐसी प्रसिद्धि है कि लोहाचार्य ने ही अग्रवालो को दि० जन धर्म में दीक्षित 
किया था। प्रग्रवालो का उल्लेख करने वाले लेखों मे काष्ठासघ और लोहाचार्यान्वय का निर्देश है । 

इस सघ के आचार्य अमितगति द्वितीय ने श्रपनी जो गुरु परम्परा दी है, उसमे देवसेन, अमितगति प्रथम, नेमि- 
षेण, माधवसेन शौर भ्रमितगति द्वितीय है । अमितगत्ति द्वितीय ने ग्रपती रचनाए सं० १०५० से १०७३ तक बनाई हैं । 
इसी संघ के अन्तगंत अमरकीति ने जो गुरु परम्परा दी है वह इन्ही अमितगति से शुरु की है, अमितगति, शान्तिषेण, 
, प्रमरसेन, श्रीषण, चन्द्रकीति, भ्रमरकीति | श्रमरकीति को रचनाएं स० १२४४ से १२४७ तक की उपलब्ध है । इन्ही 

अमरकीतिक शिप्य इच्द्रनन्दि ने श्वेत्ताम्बराचार्य हेमचन्द्र के योग शास्त्र की टीका शक स० ११८० वि० स० १३१४ में 

बनाकर समाप्ल की थी । इससे स्पष्ट है कि काष्ठासघ के माथुूरसंघ की यह परम्परा १०५० से १३९१५ तक चलती 
रही है। उसके बाद इसो परम्परा मे उदयचन्द्र, बालचन्द्र श्रौर विनयचन्द्र हुए । इन्होंने श्रपती रचनाओ द्वारा श्रपभ्रश 
साहित्य को वृद्धिगत किया है। उदयचन्द्र ने गृहस्थ अवस्था में सुगन्‍न्ध दशमी कथा की रचना लगभग ११५० ई० में 
की थी | उसके बाद वे मुनि हो गए थे । 

काष्ठासध से नन्दितट, माथुर, बागड़ और लाल बागड़ ये चार गच्छ प्रसिद्ध थे। जेसा कि भदारक 
सुरेन्द्रकीति की पट्टावली से स्पष्ट है*। ये चारो नाम स्थानों और प्रदेशों के नामो पर रकखे गए हैं। कुमा रसेन नन्दि 
तट ग़च्छ के थे । और रामसेन माथुर सघ के, जिसका विकास मथुरा से हुआ है। वागड से वागड़गच्छ, ओर लाट 
गुजरात झौर बागड से लाल बागडगच्छ | लाट भर बागड़ बहुत समय तक एक ही राजवश के आझाधीन रहे हैं । 

माथुर संघ को जैनाभास, जीव रक्षा के लिये किसी तरह की पीछी न रखने के कारण कहा गया है। 
आलाये श्रमितगगत द्वितीय के ग्रम्थो से ऐसा कोई भी भेद नजर नहीं आता जिससे उन्हे जैनाभास कहा जाय । 
दर्शनसार की रचना वि० स० ६९० मे हुई है । 

नस्दितट गच्छ--इसमें प्रनेक विद्वान आचार्य झ्ौर भट्टारक हुए है । रामसेन नरसिह जाति के सस्थापक 
कहे गये है। इनके शिष्य नेमिसेन ने भट्टपुरा जाति की स्थापना की है। भीमसेन के शिष्य सोमकी्ति ने सवत 
१५३२ में वीरसेन गुरु के साथ शीतलताथ मूत्ति की प्रतिष्ठा का। सोमकीति ने स० १५२६-१५३ १ और १५३६ 
में प्रधुस्नचरित, सप्तव्यसन कथा और यद्योधरचरित की रचना की । स० १५४० में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा हे 
झ्रोर सुलतान फिरोजश्ञाह के राज्यकाल में पावागढ में पद्मावतो की सहायता से आकाश गमन का चमत्कार ६ि 
लाया। इनके बाद अन्य अनेक भट्टारक हुए, जिन्‍्होने जैनधर्म की सेवा की । है छा 

साथुर गच्छ--इस गच्छ में भनेक भ्रन्थकर्ता विद्वान हुए है। इस गच्छ के प्रनेक उल 
दिया जा चुका है। नेभिषेण के छ्षिष्य अमितगति श्रथम ने योगसार की रचना की । लायक किप्य भगत 





ग हे एलान 
१ देखो, पैमोसा का स० १८८१ सन्‌ १८२४ का लेख, जैन लेख स० भा० ३ पृ० ५७६-५०० । तथा नया मन्दिर 


धर्मपुरा के जन मूति लेख, अमेकान्त वर्ष १६, किरण ३ । लेख त॑० १०, ११, १० मे लोहाचार्याम्नाय का उल्लेख है । 
२. काष्ठास्धे भुविरुष/ततो जानन्ति नृसुरासुरा । 
तत्र ग़ष्छादव चत्वारों राजन्ते विश्वुता क्षितो ॥ 
हि श्री नन्दिगट सज्ञा वर माथरो बागड़ाभिष.। 
लाल-बागंड-इत्येके विज्याता  क्षितिमण्डले ॥ 


जन-सघ-परिचय ३ 


द्वितीय ने सुमाषित रत्नसंदोह धर्मंपरीक्षा, पचसग्रह, तत्व भावना, उपासकाचार, द्वात्रिशतिका प्लौर आराधना 
ग्रन्थ की रचना की | 

इस सध के दूसरे आचार्य छत्रमेन थे, जिन्होने स० ११६६ में परमार राजा विजयराज के राज्यकाल में 
ऋषभनाथ का मन्दिर बनवाया। गुणभद्दर ने स० १२२६ में विजोल्या के पाश्व॑नाथ मन्दिर की विस्तृत प्रशस्ति 
लिखो । इस परम्परा के अन्य अनेक भद्टारको ने ग्वालियर किले में मृति निर्माण और यश'कीति, मलय कोति, 
गुणभद्र और रइध्‌ आदि ने प्रनेक ग्रल्थो की रचना की । इनमें यश कीति के गुरु गुणकीति बहुत प्रभावशाली थे 
जिन्‍्होने राजा डगर्रासह आदि को जनधर्म का श्रद्धाशील बनाया। इन तोमर वश के शासकों के समय जहा जैन 
धर्म का विस्तार और प्रभाव रहा, वहाँ जेनधर्म का प्रभाव भी जनता पर रहा । 


बागडगरछ--लाड्यू गड़-- 

बागड का कोई स्वतन्त्र उल्लेख प्राप्त नही हुआ। लाड गुजरात और बागड दोनो मिलकर लाडवागड गच्छ 
हुआ । इसका सस्कृत नामलाटवर्गट है। जयसेन (१०५५) ने इसका सम्बन्ध भगवान महावीर के गणघर मेताये के साथ 
जोडा है। इससे यह सध १०वीं शताब्दी से भी पूर्व का जान पडता है । इसका प्रभाव गुजरात और बागड प्रदेश में 
रहा है | किन्तु बाद मे मालवा और धारा और उसके आस-पास के प्रदेशों में भ्रकित रहा है। लाट वागड झौर पुन्नाट 
सधो की एकता का आभास ले० न० ६३१ से प्रतीत होता है। श्रौर लाड बागड गच्छ के कवि पामो के उल्लेख से 
उसको पुष्टि होती है| पुम्तनाट सध के आचाये जिनसेन ने शक स० ७०४ में वर्धमान पुर के पाद्वंनाथ तथा दो- 
स्तटिका के शान्तिनाथ मन्दिर मे रह कर हरिवश पुराण की रचना की थी। सभव है दक्षिण के माननीय नन्दि 
संघ तथा पृल्नागवृक्ष मूलगण को श्रककीति ने अपना संघ बतलाया है। इससे लगता है कि पुश्नाग वक्षमूलगण 
पुन्नाट का ही रूपान्तर हो। पुन्नाट सध के आझ्राचार्य हरिषंण ने सम्बत्‌ ६८६६ में वर्धमान पुर में बृहत्‌कथा कोष 
की रचना का है। श्रीचन्द्र ने लाडबागड संध का उल्लेख किया है। महासेन ने भी अपने को लाडबांगड सघ का 
विद्वान सूचित किया हे । प्रद्युम्न चरित मे इन्होंने जयसेन, गुणाकर सेन, महासन के नामोल्लेख से झपनी गुरु परम्परा 
दी है। 

स० ११४५ के दूबकुण्ड के लेख मे विजयकीति ने देवसेन कुलभूषण दुर्लभसेन, भ्रम्ब रसेन आदि बादियों 
के विजेता शान्तिषेण और विजयकीति के नाम दिये है। इससे यह सघ भो प्रभावक रहा है । 

शिलालेख, मूति लेख, ताम्न पत्र और प्रशस्तियो पर से और भी सघ, गण-गच्छादि का पता चल सकता 
है । इस परिचय द्वारा वि० जैनाचार्यों के गण-गच्छादि पर सक्षिप्त प्रकाश पडता है। आगे जिन आचार्यों, विद्वानों 
श्रौर भट्टा रको झादि का परिचय दिया जायगा, वे सब झ्ााचार्य इन्हीं सघो श्रौर गण-गच्छो के थे । 


अध्याय २ 


ईसा पूर्व ततोय शताब्दी से लेकर ईसा की चतुर्थ शताब्दी तक के विद्वान आचार्य 


प्राचार्य दोलामस (धृतिसेन) 
मुनि कल्याण 
श्राचार्य गुणघर 
अहंदबली 

धरसेन 

माघननदी सेद्धान्तिक 
पुष्पदन्त भूतवली 
भद्बाहु (द्वितीय ) 
कुन्दकुन्दा चाय 
गुणवीर पण्डित 
उमास्वाति 
समन्‍्तझद्ध 

शिवाय 


प्राचार्य दौलामस (घृतिसेन) प्रौर मुनि कल्याण 


ईसवी पूर्ष ३२६ सन्‌ के नवम्बर मद्दीते में सिकन्दर (8८287027) ने अटक के निकट सिन्धु नदी को 
पार किया झौर वह तक्षशिला में श्राकर ठहरा। उस समय तक्षशिला का राजा अम्भि था। उसने सिकन्दर से 
बिना युद्ध किये ही उसकी प्रधीनता स्वीकार कर ली थी । उसी की सहायता से सिकन्दर की सेना में सिन्धु नदी 
को पार किया और तक्षशिला में पहुंच कर झ्रपनी थकान उतारी । उस समय सिकन्दर ने दिगम्बर जैन श्रमणों 
(मुनियो) के उच्च चरित्र, तपस्वी जीवन, उन्‍नतत ज्ञान और कंठोर साधना के सम्बन्ध में भ्रनेक लोगों से प्रशसा 
सुनी थी। इससे उसके मन में दिगम्बर जैन मुनियो के दशेन करने की प्रबल प्राकाक्षा थी। जब उसे यह ज्ञात हुआ्ना 
कि नगर के बाहर अनेक नग्न जैन मुनि एक्रान्त में तपस्या कर रहे हैं, तव उसने भपने एक अमात्य प्रोनेसीकेट्स 
(0॥080 4९७ ) को श्रादेश दिया कि तुम जाओ और एक जिम्नोसाफिस्ट ((५777080/7॥98) दिगम्बर जँन 
मुनि को आदर सहित लिवा/लाझो । 

झ्रोनेसीक्रेट्स वहाँ गया, जहाँ जंगल में जैन मु न तपस्या कर रहे थे। वह जैन सघ के प्रावार्य के पास 
पहुँचा भ्लोर कहा--अ्राचार्य ! श्रापको बधाई है, प्रापको परमेश्वर का पुत्र सम्राद्‌ सिकन्दर, जो सब मनुष्यों का 
राजा है, अपने पास बुलाता है। यदि आप उसका निमन्‍्त्रण स्वीकार करके उसके पास चलेगे तो बह श्रापको बहुत 
पारितोषिक देगा श्लौर यदि श्राप निमन्‍्त्रण भ्रस्वीकार करके उसके पास नही जायेंगे तो सिर काट लेगा । 

उस समय श्रमण साधु संघ के झाचार्य दौलामस ((080]8705) (सम्भवतः धृतिसेन) सूखी घास पर 
लेटे हुए थे। उन्होंने लेटे हुए ही सिकन्दर के अ्रमात्य की बात सुनी और मुस्कराते हुए बोले--सबसे श्रेष्ठ राजा 
बलात्‌ किसी की हानि नहीं करता । वह प्रकाश, जीवन, जल, मानव शरीर झौर शभ्रात्मा का बनाने बाला नही है, 
प्रोर न इनका सहारक है। सिकन्दर देवता नही है, क्योकि उसकी एक दिल मृत्यु अवश्य होगी। वह जो पारि- 
तोषिक देना चाहता है वे सभी पदार्थ मेरे लिये निरथथंक हैं । मै तो घास पर सोता हूँ । ऐसी कोई वस्तु भ्रपने पास 
नही रखता जिसकी रक्षा की मु्के बिन्ता करनी पड़े, जिसके कारण प्रपनी शांति की नींद भंग्र करनी पड़े। 
यदि मेरे प्रास सुवर्ण या प्रन्य कोई सम्पत्ति होती तो मैं ऐसी निश्चिन्त नीद न ले पाता । पृथ्वी मुझे प्रावश्णक पदार्थ 
प्रदान करती है, जैसे बच्चे को उसकी माता सुख देती है। मैं जहाँ कही जाता हूँ वहाँ मुझे श्रपनी उदर-पूर्ति के लिये 
कमी नहीं । प्रावश्यकतानुसार सब कुछ (भोजन) मुभे मिल ही जाता है, कभी नहीं भी मिलता तो मैं उसकी कुछ 
चिन्ता नहीं करता । थ्रदि सिकन्दर मेरा सिर काट डालेगा, तो वह मेरी आत्मा को तो नष्ट नहीं कर सकता । 
सिकन्दर भपनी धमकी से उनको भयभीत करे जिन्हे सुवर्ण, धन भादि की इच्छा हो, या जो मृत्यु से डरते हों । 
सिकन्दर के ये दोनों अस्त्र-प्राधिक लोभ-लालच तथा मुत्यु-भय हमारे लिये शक्तिहीन हैं--थ्यर्थ हैं। क्योंकि हम त॑ 
सुवर्ण (सोना) चाहते हैं झोर न मृत्यु से डरते हैं। इसलिए जाझो झौर सिकन्दर से कृह दो कि दौलामस को तुम्हारी 
किसी भी हे को श्रावदतकता नहीं है। अतः वह (दौलामस )तुम्हारे पास नही प्राविया । यदि सिकन्‍्दर मुझपे कोई 
वस्तु चाहता है तो बहू हमारे समान बन जावे । ह 

धोनेसीक ट्स ने सारी बातें सम्नाट से कहीं। सिकन्दर ने सोचा--जो सिकन्दर से भी नहीं डरता, वह मह्तत्‌ 
है, उसके म॒व में भ्राचार्य दौलामस के दर्शनों की उत्सुकता जागृत हुई। उसने जाकर प्राचार्य प्रहाराज्ञ के दोत 
किये। बह जैन मुनियों के भ्राचार-विचार, ज्ञात भौर तपस्या से बड़ा प्रभावित हुआ्आा। उसने श्॒पने देश में ऐसे 


दर 


६६ जैन घमम का प्राचीन इतिहास--भाग २ 
किसी साधु को ले जाकर ज्ञान प्रचार करने का निश्चय किया। वह कल्याण (९|3$) मुनि से मिला और 
उनसे यूनान चलने की प्रार्थना की । मुनि कल्याण अआ्राचार्य दौलामस के सघ के एक शिष्य साथु थे। उन्होंने उसकी 
प्रार्थना स्वीकार कर ली । परन्तु आचाय महोदय को कल्याण का यूनान जाना सम्भवत पसन्द न था। 
जब सिकन्दर तक्षशिला से पझ्पनी सेना के साथ यूनान को लौढा, तब कल्याण है मुनि भी उसके साथ 
विहार कर रहे थे। मुनि कल्याण ने एक दिन मार्ग में ही सिकन्दर की मृत्यु की भविष्यवाणी की । मुनि के वचनों 
के अनुसार ही वैवीलौन पहुँचने पर ई० पू० ३२३ में अपराण्ह बेला में सिकन्दर की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले 
सिकन्दर ने मुनि महाराज के दर्शन किये श्लौर उनसे उपदेश सुना । सम्राट की इच्छानुसार यूनानी कल्याण मुनि 
की भ्रादर के साथ यूनान ले गये । कुछ वर्षो तक उन्होंने यूनानियो को उपदेश देकर धर्म-प्रचार किया। श्रन्त में 
उन्होने समाधिमरण किया । उनका छाव' राजकीय सम्मान के साथ चिता पर रख कर जलाया गया । कहते है, 
उनके पाषाण चरण एथेन्स में किसी प्रसिद्ध स्थान पर बने हुए है । 
उस समय तक्षशिला मे अनेक दिगम्बर मुनि रहते थे। इस बात की पुष्टि अनेक इतिहास ग्रन्थों से होती 
है। सिकन्दर ने जब श्रोनेसीक्रेट्स को दिगम्बर मुनियों के पास भेजा, उसका कहना है कि उसने तक्षशिला में 
२० स्टैडीज दूरी पर १५ व्यक्तियों को विभिन्‍न मुद्राओ में खडे हुए, बैठे हुए या लेटे हुए देखा, जो बिल्कुल नग्न 
थे।वे शाम तक इन भासनो से नही हिलते थे। शाम के समय शहर में आ जाते थे । सूर्य का ताप सहना सबसे 
कठिन कार्य है। परन्तु श्रातापन योग का प्रभ्यास करने वाले मुनिजन इसको शान्ति के साथ सहन करते थे। 
परिषह-सहिष्णु बन कर ही मुनिजन कर्मक्षय के योग्य झात्म-शक्ति को साचत करते थे । 
“पाधा0- ४-९. 7 
“ (प्लूटाचे, एशियण्ट इडिया १० ७१) 
झाचार्थ गुणधर--- 
जेणिह कसायपाहुडमणेय-णयमुज्जलं प्रण॑तत्थं । 
गाहाहि विवरियं त॑ गुणहर-भट्टारयं बदे । 
जयघवलायां वीर सेन: 
वे अपने समय के विशिष्ट ज्ञानी विद्वान्‌ थे। वे पाचवे ज्ञानप्रवाद पूर्व स्थित दशमवस्तु के तीसरे पेज्जदोस' 
पाहुड के पारगामी थे। उन्हे पेज्जदोस पाहुड के भ्रतिरिक्त महाकम्मपयडि पाहुड का भी ज्ञान था। उक्त पाहुड से 
सम्बन्ध रखने वाले विभकित, बन्ध, सक्रमण और उदय उदीरणा ज॑से पृथक्‌ अधिकार दिये है। इनका महाकम्म पयडि 
पाहुड के चौवीस अनुयोग द्वारो से क्रमश छठे, दशवे भ्रौर बारहवे श्रनुयोग द्वारो से सम्बन्ध है। महाकर्म प्रकृति पाहुड 
का २४ वा प्ल्प बहुत्व' भ्रनुयोगद्वार भी कसाय पाहुड के श्र्थाधिकारों में व्याप्त है। इससे स्पथ्ट है कि गुणधर 
महाकर्म प्रकृति के भी ज्ञाता थे । 
इन्होने झगज्ञान का दिन-प्रतिदिन लोप होते देखकर श्रुतविच्छेद के भय से श्रौर प्रवचन वात्सल्य से प्रेरित 
होकर १८० गाथा सूत्रों में उसका उपसंहार किया झ्ौर उस विषय को स्पष्ट करने के लिए ५३ विवरण 
गाथाओ का भी निर्माण किया । प्रत:ः ५३ विवरण गाथाओं सहित उसकी सख्या २३३ गाथाओ के परिमाण को 
लिये हो गई। प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम पेज्जदोस पाहुड है। पेज्ज का श्र्थ राग श्रौर दोस का श्र द्ेष है। प्रतः इसमें 
राग-देष-मोह का विवेचन करने के लिये कर्मों की विभिन्‍न स्थितियों का चित्रण किया ग्रया है। राग-देष 
क्रोध, मान, माया झौर लोभादिक दोषों की उत्पत्ति, स्थिति, तज्जनित कमंबन्ध और उनके फलानुभवन के साथ- 


गुराधर ६७ 


तरह फलदान की शक्ति उत्पन्न होती है श्रौर कर्म कितने समय तक प्रात्मा के साथ संलग्न रहते हैं ग्रादि का विस्तत 
झौर स्पष्ट विवेचन किया गया है । 

ग्रन्थ सोलह अधिकारों में विभक्त है-- १. पेज्मदोस विभकति - इस श्रधिकार में ससार में परिभ्रमण का 
कारण कर्म बन्ध बतलाया है भौर उस कर्मबन्ध का कारण है राग-द्वेष । रागद्वेष का ही दूसरा नाम कषाय है। इसके 
स्वरूप झौर भेद-प्रभेदो का इसमें विस्तार पूर्वक कथन किया गया है। 

२. स्थिति विभक्ति-- प्रथम अधिकार मे प्रकृति विभकित, स्थिति विभकित आदि छह श्रवान्तर प्रधिकार 
बतलाये हैं । उनमें प्रकृति विभवित का वर्णन प्रथम श्रधिकार में दिया है। भ्रौर कर्मप्रकृति का स्वरूप, कारण 
एवं भेद-प्रभेदो का इसमे वर्णन है । 

३ झानुभाग विभक्ति--कर्मों की फल-दान-शक्ति का प्रतिपादन इस झ्रधिकार में किया गया है। इसमें 
प्रदेश, क्षीणाक्षीण भर स्थित्यन्तक ये तीन प्रवान्तर अधिकार है। 

४. बन्ध झ्धिकार- जीव के मिथ्यात्व, प्रविरति, प्रमाद, कघाय और योग के निमित्त से पुदूगल परमा- 
णुप्रों का कर्मरूप से परिणमन होकर जीव के प्रदेशों के साथ.एकक्षेत्र रूप से बधने को बध कहते है। इस भ्धिकार 
में कर्मंबन्ध का निरूपण किया गया है। 

५. सांक्रम प्रध्कि र--बधे हुए कर्मो का यथासम्भव अपने श्रधान्तर भेदों में सक्रान्त या परिवर्तित होने 
को सक्रम कहते है। बन्ध के समान सक्रम के भी चार श्रवान्तर अ्रधिकार है। प्रकृति संक्रम, स्थिति सक्रम, प्रनुभाग 
सक्रम झौर प्रदेश सक्रम । 

६, बेदक झ्रधिकार मोहनीय कर्म के फलानु भवन का वर्णन इस झधिकार में किया गया है। कर्म श्रपना 
फल उदय और उदीरणा से भी देते है। स्थिति के अनुसार निश्चित समय पर कर्म के फल देने को उदय कहते हैं । 
झ्रौर उपाय विशेष से भ्रसमय में ही निश्चित समय के पूर्व फल देने को उदीरणा कहते है। यथा--प्रान का समय पर 
पक कर स्वय गिरना उदय है, और पकने से पूर्व ही उसे तोड़कर पाल आदि में पका देना उदीरणा है। उदय झौर 
उदीरणा का अनेक श्रनुयोग द्वारों से विवेचन किया गया है । 

७. उपयोग श्रधिक् र- जीव के क्रोध, मान, मायादि रूप परिणामों के होनें को उपयोग कहते हैं। इस 
प्रधिकार में फ्रोधादि चारो कषायो के उपयोग का वर्णन किया गया है। और बतलाया गया है कि एक जीव के 
एक कषाय का उदय कितने काल तक रहता है। कषाय श्र जीव के सम्बन्धो का विभिन्‍न दृष्टिकोणों से विवे- 
चन किया है । 

८. चतुःस्थान भ्रधिकार इस अधिकार में शक्ति की श्रपेक्षा कषायो का वर्णत किया गया है। क्रोध 
चार प्रकार का है--पाषाण रेखा के समान । जिस तरह पाषाण पर खीची गयी रेखा बहुत समय के बाद मिटती 
है, उसी प्रकार जो क्रोध तीम्न रूप मे प्रधिक समय तक रहने वाला हो, वह पापाण रेखा के तुल्य है। यही क्रोध 
कालान्तर में शत्रुता के रूप में परिणत हो जाता है। पृथ्वी, धूली भौर जल रेखाये उत्तरोत्तर कम समय में 
मिटतों हैं। इस प्रकार क्रोध भी उत्तरोत्तर कम समय तक रहता है तथा उसकी शक्ति में भी तारतम्य निहित 
रहता है। उसी तरह प्नन्य कषायों का भी निरूपण किया गया है। 

६. व्यंजन झ्रधिकार- व्यजन शब्द का श्रथ 'पर्यायवाची' शब्दों का निरूपण करना है। इस पब्रधिकार में 
क्रोध के पर्यायवाची रोष, अक्षमा, कलह, विवाद, कोप, सज्वलन, द्वेष, रंका, वृद्धि और क्रोध ये दश शब्द है । गुस्सा 
को क्रोध या कोप कहते हैं। क्रोध के श्रावेश को रोष, शान्ति के अ्रभाव को अक्षमा, स्व ग्लौर पर दोनो को जलावे-- 
सन्‍्ताप उत्पन्त करे उसे सज्वलन, दूसरे से लड़ने को कलह, पाप, अ्रपयश प्रौर शत्रुता की वृद्धि करने को वृद्धि, 
प्त्यन्त संक्लेश परिणाम को भंभा, प्लान्तरिक अ्प्रीति या कलुषता को द्वेष, एवं स्पर्धा या सघर्ष को विवाद कहा 
है। मान के मान, मद, दर्प स्तम्भ और परिभव आादि। माया के माया, निकृति बचना, सातियोग शौर प्ननुजुता 
क्षादि, लोभ के लोभ, राग, निदान, प्रेयंस, मूर्ल्छा श्रादि | कषाय के विविध नामों द्वारा गनेक ज्ञातव्य बातो पर 


नया प्रकाश पड़ता है । 


द्प जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रे 


१०. वर्शन मोहोपश्मना श्रधिकार- दर्शन मोहनीय कर्म जीव को अपने स्वरूप का दर्शन, साक्षात्कार या 
यथार्थ प्रतीति से रोकता है । भ्रत: उसके उपशम होने पर कुछ समय के लिये उसकी शक्ति के दब जाने पर जीव 
प्पने वास्तविक ज्ञान-दर्शन स्वरूप का अनुभव करता है जिससे उसे वचनातीत श्रानन्द की उपलब्धि होती है। 
इस झधिकार में दर्शनमोह को उपशम करने की प्रक्रिया वणित है। 

११. वर्शानमोह क्षपणा अधिका र-- दर्शनमोह का उपशम होने पर भी कुछ समय के पश्चात्‌ उसका उदय 
प्राने से जीवात्मा प्रात्मदर्शत से वचित हो जाता है। आत्म साक्षात्कार सदा बना रहे, इसके लिये दर्शनमोह का क्षय 
करना प्रावश्यक है। दर्शनमोह की क्षपणा का प्रारम्भ कर्म भूमि में उत्पन्त मनुष्य ही कर सकता है किन्तु उसको 
पूर्णता चारो गतियो में हो सकती है। प्रस्तुत प्रधिकार में दर्शनमोह के क्षय करने की प्रक्रिया का वर्णन है । 

१२. संयमासंयम लब्धि-अधिकार--आरात्मस्वरूप के साक्षात्कार के पश्चात्‌ जीव मिथ्यात्व रूपी कीचड से 
निकल जाता है श्लौर विषय-वासना रूपी पंक में पुन लिप्त न हो इस कारण देश सयम का पालन करने लगता है। 
इस अधिकार में देश सयम की प्राप्ति, सम्भावना और उसकी विध्न-बाधाओ्रों का वर्णन किया गया है। आझात्म- 
शोधन को मार्ग में अग्रसर होने के लिए इस ग्रधिकार की उपयोगिता अश्रधिक है। संयमासयमलब्धि के कारण हो 
जीव क्षतादि के धारण करने में समर्थ होता है । 

१३. संयमलदिष प्रधिकार--आत्मा की प्रवृत्ति हिसा, अ्रसत्य, चौये, श्रब्रह्म श्रौर परिग्रह से हट कर 
प्रहिंसा, सत्य आझादि ब्रतों के श्रनुष्ठान में सलग्न हो सके। क्योंकि प्ात्मोत्थान का साधन सयम ही है। इसका 
विवेचन प्रस्तुत ग्रधिकार में किया गया है । 

१४. चारित्र मोहोपह्षमना भ्रधिकार--इसमें चारित्रमोहनीय कर्म के उपशम का विधान बतलाते हुए 
उपषष्म, संक्रमण श्रौर उदीरणादि भेद-प्रभेदों का कथन किया गया है । 

१५ घारित्र मोहक्षपणा भ्रधिकार--चारित्र मोहनीय कर्म की प्रवृत्तियो का क्षय क्रम, क्षय की प्रक्रिया में 
होने वाले स्थितिबन्ध झौर सभी तत्त्वो का विवेचन किया गया है | 

“इस कषाय पाहुड पर प्राचार्य यतिवृषभ नें छः हजार लोक प्रमाण चूणिसूत्रों की रचना की। जो 
कषाय पाहुड सुत्त के साथ बीर शासन सघ कलकत्ता से प्रकाशित हो चुके हैं। इस ग्रन्थ पर श्रौर भी झ्ननेक टीकाए 
रही हैं, किन्तु वे इस समय उपलब्ध नहीं हैं। हाँ, वीरसेन जिनसेन द्वारा लिखित जयधवला टीका प्राप्त है, जो 
शक सवत्‌ ७५६, सन्‌ ८३७ में रची गई है श्रौर जिसका प्रकाशन भा० दि० जैन संघ मथुरा से हो रहा है। 
समय विदार-- 

प्राचायप्रवर गुणधर ने प्पनी गुरु-परम्परा का कोई उल्लेख नहीं दिया और न ग्रन्थ का रचना-काल ही 
दिया है। प्रम्य किसी पट्टावली झादि से भी गुणधर की गुरु-परम्परा का बोध नही होता । अहंद्वली या गुप्तिगुप्त 
हारा स्थापित संघो में एक संघ का नाम गुणधर संघ होने से गुणधर का समय श्रहेद्‌वली से पूर्वकर्ती है, क्योकि 
भ्रहंदूबली को गुणघर वी उस परम्परा का ज्ञान नही था। प्राकृत पट्टावलों मे अ्रहंदृवली का समय वोर-निर्वाण 
संवत्‌ ५६५ सन्‌ ३८ है। धरसेनाचार्य तो भ्रहेद्बली के समसामयिक है, क्योंकि युग प्रतिक्रमण के समय दो सुयोग्य 
विद्वान्‌ साधुश्ों को जो ग्रहण-घारण में समर्थ थे धरसेन के पास भेजा था। यदि भहंँद्बली को गुणधर की गुरु- 
परम्परा का ज्ञान होता तो वे श्रपने शिष्यों से उसका उल्लेख श्रवश्य करते । श्रधिक समय बीत जाने के कारण 
उनकी परम्परा का ज्ञान नही रहा, पर उनके प्रति बहुमान अ्रवश्य रहा । किन्तु गुणधर को परम्परा को पर्याप्त यश 
झर्जेन करने पर ही 'गुणघरसघ' सज्ञा प्राप्त हुई होगी | यदि उस यशज्ञ भ्रजंन का काल सौ वर्ष माना जाय तो गरुणधर 
का संमय ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दि सिद्ध होता है । 
झ्रहुँद्वबली-- " 

इनका दूसरा नामे ग्रुप्तिगुप्त भी था ।' ये प्रग पूर्वों के एकदेशपाठी और श्रारातीय प्राचारयों के 
बाद हुए हैं। ये पूर्व देश में स्थित पुण्डवर्धनपुर के निवासी, झौर प्रष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता, संघ के 


१. श्रीमानवोषनरतायकबन्दिताप्नि श्रीगुप्तिगुप्त इति विश्वुत तामधेया. ॥---तन्दि सथ पट्टावली 





अहंदुली: द ६6 


निग्नह प्रनुग्रह करने में समर्थ ग्राचायं थे! । उस समय पुण्डृवर्धन नगर के जैन श्रमण बड़े तपस्वी, विध्वान और 
सध नायक के रूप में प्रसिद्ध थे। उस समय सच में अनेक विद्वांसि तमस्वी विद्यमान थे, जो ध्यान झौर प्रध्ययन प्रादि 
में तत्पर रहते थे। इनके समय तक मूल दिगम्बर परम्परा में प्राय: संघ-भेंद प्रकट रूप में नहीं हुआ था । उस समय 
प्रान्श्र देश में स्थित वेण्णा नदी के किनारे बसे हुए वेण्णो नगर में पत्रवर्षीय युग प्रतिकमण के समय एक बड़ा यति 
सम्मेलन हुआ था, जिसमें सो योजन तक के मुनि गण ससध सम्मिलित हुए थे।* उस समय चन्द्रभुह्नियासी 
धाचाये धरसेन ने अ्रपनी प्रायु श्रल्प जान ग्रन्थ-व्यूच्छित्ति के भय से एक पत्र ब्रह्म बारी के हाथ उक्त सम्मेलन में 
भेजा था, जिसे पढ़ कर आचार्य श्रहुँदुबली ने ग्रहण धारण में समर्थ दो मुनियों को धरसेनाचार्य के पास भेजा था 
जो पग्रायणी पूर्व स्थित पंचम वस्तुगत चतुर्थ महाकर्म प्रकृति प्राभृतज्ञ थे, और वृद्ध तपस्यो थे। अग पूर्वों का एक देश 
शान उन्हें श्राचायं परम्परा से प्राप्त हुआ था। सम्भवत'" श्र दवली उत्त मुनियों के दीक्षा-गुरु रहे हीं। अ्राचाय 
घरसेन ने उन दोनों मुनियों को शुभ वार और शुम नक्षत्र में ग्रन्थ का पेढ़ाना प्रारम्भ किया था। 


विविध संघों की स्थापना 


प्राचाय श्रहेद्‌वली ने उक्त सम्मेलन में समागत साधुमों से--पूछा श्राप सब लोग ञ्रा गये। तब उन्होंने 
कहा--हम अपने-अपने सघ सहिंत भ्रा गए ।? उन साधुभो की भावनाश्रों से पक्षपात एवं श्राग्रह की नोति जानकर, 
लन्दि', 'वीर', अपराजित', देव, 'पंचस्तूप', सेन, “भद्र', ग्रुणघर', 'गुप्त', सिह भौर 'चन्द्र' श्रादि नामो से 
भिन्न-भिन्न सघ स्थापित किये ।४ जिससे उनमें एकता तंथां अ्पनत्व को भावना, धर्मवात्सल्य और प्रभावना को 
प्रभिवृद्धि बनी रहे । इससे अ्रहद्बली मुनि-सघ-प्रवर्तक, केहे जाते है। वे पचाचार के स्वयं पालक थे। भ्रहैद्बली से 
पूर्व सम्भवतः सघो के विविध नाम नही थे। विविध सघो की स्थापना भ्रहँदुबली के समय से हुई है। उनसे पूर्व बह 
जैन निर्ग्न्‍्थ सघ के नाम से विश्रुत था । 
प्राकृत पट्टावली के अनुसार इतका समय वीर निर्वाण सबत्‌ ५६५ (वि० स॑० ६५) ईस्वो सन्‌ ३८ हैं। श्ौर 
यह काल २८ वर्ष बतलाया है। 
यहां यह बात खास तौर से विचारणीय है कि भ्राचाय भ्रहंदूवली को धरसेन प्लौर गुणधर की गुरु परम्परा 
का ज्ञान न था, किन्तु उनके प्रति हृदय में बहुमान अ्रवदय था। सम्भव है, उनकी कृति 'कसाथपाहुड' उस समय ' 
विद्यमान थी। इसीसे उन्होंने गुणधर' नाम का सध भी कायम किया था। गुणधर का समय ईसा की प्रथम शताब्दी 
का पूर्वार्ध जान पड़ता है। हे 
तिलोयपण्णत्ती श्लौर धवलादि ग्रन्थों में जो श्रृत परम्परा दी है, वह लोहाय॑ तक है । उनमें भ्रहंद्‌ब॒लि, 
धरसेन, माघनन्दि श्रौर पुष्पदन्त भूतबली का उल्लेख नहीं है। इनके अनुसार इनका समय लोहाय॑ के बाद 
_पड़ता है । 
१. सर्वाज़वर्व देशक देशबित्पूर्व देश मध्यगते । 
श्री पुण्डबर्धनपुरे मुनिरजति ततोज्हेद्बल्यास्य' ॥ ८५ 
स चतत्मसारणा धारणा विशुद्धाति सल्ियो युक्‍त' । 
अष्टांग सिभित्तज्नः संघानुग्रह निग्रह समणे' ॥ ५६ -नद्रतदि श्रुताबतार 
२ आस्ले संवत्सरपल्चकावसाते युग प्रतिफ्रमणम्‌ ! 
कुर्बन्थीजन शतमात्रवरति मुनिजनसमाजस्य ॥| ८5७ 5 
अथ सोख्यदा युगास्तें कुबंन भगवान्युगप्रतिकमराम्‌ ॥ 


अत नननननन-ाे- जे मिण नी मे ७ क्‍वीनीीम-जीक मनन. अनार थी तननीनानन नम 3 जनम »-+ नंजअरन्‍रग#एग0 3333. >> 


| 


मुनिजनवुन्दमप्रछरिक सर्वेध्प्यागता यत :॥। ८५ -“इच्धनदि श्ुतांचतार 
३. क्योंकि श्रवण बेलगोल के शिलालेख १०४५ में पुष्णदन्त श्ौर भूतवलि को स्पष्ट रूप से संभमेदकर्ता अर्हद्बली 
के शिष्य कहा है । 


४... इन्ध्नन्दि श्ुतावतार--६१ इलोक से ६६ श्लोक तक के पेच्च--इन्द्रतन्दि श्रुताकततार । 





७४ जन धर्म का प्राचीन इतिहास --भाग २ 


झाचारय धरसेन-- 
पसियउ महु धरसेणों पर-बाइ-गग्मोह-दाण-वरसीहो । 
सिद्धंनामिय-सायर-तरंग-संधाय-घोय-सणो ।। 

मुनि पूंगव धरसेन सौराष्ट्र (गुजरात काठियावाड़) देश के गिरिनगर की चन्द्रगुफा के निवासी, श्रष्टाग 
महानिमित्त के पारगामी विद्वान थे। उन्हे अ्ग और पूर्वों का एकदेश ज्ञान आचार्य परम्परा से प्राप्त हुआ 
था ।" ब्राचार्य धरसेन प्रग्रायणी पूर्व स्थित पचम वस्तु गत चतुर्थ महाकर्म प्रकृति प्राभृत के ज्ञाता थे। उन्होने 
प्रवचन वात्सल्य से प्रेरित हो भ्रग-श्षुत के विच्छेद हो जाने के भय से किसी ब्रह्मचारी के हाथ एक लेख दक्षिणापथ 
के झ्लाचायों के पास भेजा ।* लेख मे लिखे गए धरसेनाचार्य के वचनो को भली भाति समझ कर उन्होने ग्रहण- 
धारण में समर्थ, देश-कुल-जाति से शुद्ध भ्रौर निर्मल विनय से विभूषित, समस्त कलाझो में पारगत दो साधुओं को 
झ्रान्ध्र देश मे बहने वाली वेणा नदी के तट से भेजा । 

मार्ग में उन दोनो साधुझो के आते समय, जो कुन्द के पुष्प, चन्द्रमा श्लौर शख के समान सफेद वर्ण वाले 
हैं, समस्त लक्षणों से परिपूर्ण है, जिन्होंने भ्राचायं धरसेन की तीन प्रदक्षिणा दी है, और जिनके भ्रग नम्नीभूत होकर 
भराचायय के चरणों में पड गए हैं ऐसे दो बैलो को धरसेन भट्टारक ने रात्रि के पिछले भाग में स्वप्न में देखा । इस 
प्रकार के स्वप्न को देख कर सन्तुष्ट हुए घरसेनाचार्य ने 'श्रृत देवता जयवन्त हो' ऐसा वाक्य उच्चारण किया । 

उसी दिन दक्षिणा पथ से भेजे हुए दोनो साधु धरसेनाचार्य को प्राप्त हुए। घरतसेनाचाय की पाद बन्दना 
प्रादि कृति कर्म करके तथा दो दिन बिता कर तीसरे दिन उन दोनो साधुग्नो ने धरसेनाचाय से निवेदन किया कि 
इस कार्य से हम दोनो श्रापके पादमूल को प्राप्त हुए है। उन दोनों साधुश्नो के इस प्रकार निवेदन करने पर “अच्छा 
है, कल्याण हो, इस प्रकार कह कर धरसेनाचार्य ने उन दोनो साधुप्रो को श्राधवासन दिया । 

धरसेनाचार्य ने उनकी परीक्षा ली, एक को अ्धिकाक्षरी भौर दूसरे को हीनाक्षरी विद्या वता कर उन्हे 
षष्ठोपवास से सिद्ध करने को कहा । जब विद्याए सिद्ध हुई तो एक बड़े दातो वाली भौर दूसरी कानी देवी के रूप मे 
प्रकट हुई । उन्हे देख कर चतुर साधकों ने मन्त्रों की त्रुटि को जानकर श्रक्षरो की कमो-वेशी को दूर कर साधना 
की तो फिर देवियाँ अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हुईं । 

पक्त दोनो मुनियों ने धरसेन के समक्ष विद्या-सिद्धि सम्बन्धी सब वृत्तान्त निवेदन किया, तब धरसेनाचार्य 
ने कहा - बहुत भ्रच्छा । इस प्रकार सन्तुष्ट हुए धरसेन भट्दारक ने शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र ग्रोर शुभ वार में ग्रन्थ का 
पढ़ाना प्रारम्भ किया । धरसेन का अ्रध्यापन काय्ये आपाढ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के पूर्वाण्ह काल में समाप्त 
हुआ । प्रतएव सन्तुष्ट हुए भूत जाति के व्यन्तर देवो ने उन दोनों मे एक की पुष्पावली से तथा शख और तूर्य जाति 


जलजनज ऑऑ-+3 























१ तदों सव्वेसित-पुव्व/णर्ेगदेशों अइरिवपरम्पराएं अगच्छमाणों धरसेशाइरिय सपत्तो । 

--धवला० पु० १ प्‌० ६७ । 

२ सोरट्ठ विसब्र-गिरिणायर-पट्टए्ा-चदगुहा-ठिएण अटठग-महानिमित्त-पारा रा गथ-वोच्छादों हो हृदित्ति जात-भण्ण 
पवयण-बच्छलेर दक्खिए।वहाइरियाण महिमाए मिलिमाण लेहों पेसिदों | लेहदिठय-धरसेण-वयणमवधारिय ते हि 
वि आइरिएहि वे साहू गहरा-धारण-समत्था धवलामलबहुथिह-चिगाय-विहुसियगा मीलभालाहरा गुरु पेसशासण- 
तित्ता देस-कुल-जाइ-सुड्धा सयबलकला-पारया तिकखत्ता बुच्छियाइरिया अध विसय-वेशायडादो पेसिदा । 

(घवला० पु० १ पृ० ६७) 
(क) . उज्जिते गिरि सिहरे धरसेणो धुरुदू बब-समिदिगुत्ती । 
चदगुहाइ रिवासी भवियहु तसु णमहु पथ जुयल | ८१ 
अग्गायणीय राम पचम बल्युगद कम्सपाहुडया । 
पयडिट्टिदिअणुभागो जाणति पदेसबधों वि ॥ ८२ (श्रुतर्कध ब्रह्महेमचन्द्र) 
(ख). इन्दनन्दिश्ुतावतार इलोक १०३, १०४ 





माघनत्दि ७१ 


के वाद्यविशेष के वाद से बड़ी भारी पूजा की । उसे देख कर धरसेन भट्ठारक ने उनका भूतबलि ताम रक्खा । झोर 
जिसकी भूतों ने पूजा की और अस्त व्यस्त दन्तपक्ति को दूर कर उनके दांत समान कर दिये, श्रतः धरसेन 
मट्टारक ने दूसरे का नाम पुष्पदस्त रक्‍्खा । पदचात्‌ दूसरे दिन वहां से उन दोनों ने गुद की झाज्ञा से अल कर प्रंक- 
लेश्वर (गुजरात) में वर्षकाल बिताया।" 

धरसेनाचार्य ने दोनों शिष्यों को इस कारण जल्दी वापिस भेज दिया, जिससे उन्हें गुरु के दिवंगत होने 
पर दुःख न हो । कुछ समय पदचात्‌ उन्होने साम्य भाव से शरीर का परित्याग कर दिया। 

श्राचार्य धरसेन की एकमात्र कृति योनि पाहुड' है, जिसमें मन्त्र-तस्त्रादि शक्तियों का वर्णन है ।* यह ग्रन्थ 
मेरे देखने में नही श्राया | कहा जाता है कि वह रिसचे इन्स्टिट्यूट पूना के शास्त्र भण्डार में मौजूद है । 

माधनन्वि सिद्धान्ती--नन्दि संघ की पट्टावली में झ्रहेंदुबलो के बाद माघनन्दि का उल्लेख किया है श्र 
उनका काल २१ वर्ष बतलाया है। जम्बूद्वीप पण्णत्तों के कर्ता पदुमनन्दी ने माघनन्दि का उल्लेख करते हुए 
बतलाया है कि वे राग-द्ेष और मोह से रहिते, श्रुतसागर के पारगामी, मतिप्रगल्भ, तप और सयम से सम्पन्न, 
लोक में प्रसिद्ध थे । श्रुतसागर पारगामी पद से उन माघनन्दि का उल्लेख ज्ञात होता है जो सिद्धान्तवेदी थे । इनके 
सम्बन्ध मे एक कथानक भी प्रचलित है । कहा जाता है कि माघनन्दि मुनि एक बार चर्या के लिये नगर में गए थे । 
वहाँ एक कुम्हार की कन्या ने इनसे प्रेम प्रगट किया और वे उसी के साथ रहने लगे । कालान्तर में एक बार संघ में 
किसी सैद्धान्तिक विषय पर मतभेद उपस्थित हुआ और जब किसी से उसका समाधान नही हो सका, तब सघनायक 
ने भ्राश्ा दी कि इसका समाधान माघनन्दि के पास जाकर किया जाय । प्रतएव साधु माधनन्दि के पास पहुँचे झौर 
उनसे ज्ञान की व्यवस्था मागी। तब माघनन्दि ने पूछा 'क्या संघ मुझे भ्रव भी यह सत्कार देता है ? मुनियों ने 
उत्तर दिया--आपके श्रुतज्ञान का सर्देव श्रादर होगा ।' यह सुनकर माधनन्दि को पुन' वेराग्य हो गया झौर वे भ्पने 
सुरक्षित रखे हुए पीछी कमडलु लेकर संघ में भ्रा मिले और प्रायद्िचित किया । 

माघनन्दि ने अपने कुम्हार जीवन के समय कच्चे घड़ों पर थाप देते समय गाते हुए एक ऐतिहासिक 
स्तुति बनाई थी, जो अनेकान्त में प्रकाशित हो चुकी है। पर वह इन्ही माधनन्दि की कृति है, इसके जानने का 
कोई प्रामाणिक साधन देखने में नही श्रायय । शिला लेख न० १२६ में बिना किसी गुरु शिष्य सम्बन्ध के माघनन्दि 
को प्रसिद्ध सिद्धान्तवेदी कहा है। यथा-- 

नमो समस्रजनानन्दस्यन्दिनि साधनन्दिने । 
जगस्प्रसिद्ध सिद्धान्तवे दिने चित्प्रभेदिने ।। 

माघनन्दि नाम के भ्रौर भी सैद्धान्तिक विद्वान हुए है। पर वे इनसे पश्चाद्र्ती है, जिनका परिचय प्रागे 
दिया जायेगा। प्रस्तुत माघनन्दि के शिष्य 'जिनचन्द्र' बतलाए गए हैं। पर उनका कोई परिचय उपलब्ध नहीं 
होता । 

पुष्पदस्त शोर मृतबली--ये दोनों श्रहंदूबली के शिष्य थे |? दक्षिण भारत के श्रान्ध्र दैश के वेणातट नगर 
में युग प्रतिक्रमण के समय एक बडा मुनि सम्मेलन हुआ था। उस समय सौराष्ट्र देश के गिरिनगर (वर्तमान जूनागढ़) 
में स्थित चन्द्रभुह्टा निवासी श्राचायं घरसेन ने जो अ्रग्रायणी पूर्व के पंचम वस्तु गत चतुर्थ महाकर्म प्रकृति प्राभृत के 


व्क्नल्ननित- च़िओओण०७3ओ ओओ-ओओी अजजत >जत++ ल्््जिज+5 +5 


१. पुणों तहिवसे चेब पेसिदा संतो “गुरु-वयण मलंधरिणज्ज' इदिचितिऊणागदेहि अकुलेसर बरिसाकालो कश्रो । जोग 
समाणीय जिणवालिय दट्ठूण पुष्फयंताइरियो बणवास-विस्य गदो । भूदवलि-भडारझो वि दमिलदेसं गदो । 
२. 'जोणि पाहुडे भणिद-मंत-तत्त सत्तीओ पोग्गलाणुभागो त्ति धेतव्यो' 
--अनेकास्त वर्ष २ जुलाई 
३. म्र' पुष्पदन्तेन चे भूतचल्यास्येनापि शिष्यद्वितीयेन रेजे । 


फल प्रदाताय जण्ज्जननां प्राप्तोष्डकुराभ्यासिव कल्पभूज: ।। 
“-जेन शिलालेख सं० भा० १ लेख १०४ 


छ२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रे 
ज्ञाता थे। वे उस समय के साघुप्ों में बहुश्रुत विद्वान तथा श्रष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता ये। उन्होने प्रवचन वात्सल 
एवं श्रुतविच्छेद के भय से एक लेखपत्र वेण्यातट नगर के मुनि सम्मेलन में दक्षिणा पथ के आाचायों के पास भेजा 
जिसमें देश, कुल, जाति से विशुद्ध, शब्द शर्थ के ग्रहण-घारण में समर्थ, विनयी दो विद्वान साधुभो को भेजने की प्रेरण 
की गयी । सघ ने पत्र पढ़कर दो योग्य साधुझों को उनके पास भेजा ।* इस सम्मेलन में हीं सर्वप्रथम निग्रन॑न्‍्य दिगम्बः 
सध में नम्दि, सेन, सिह, भद्ठ, गुणधर, पचस्तूय भादि उपसध उत्पन्न हुए थे। श्लौर उनके कर्ता भरहेंदुबली थे। या 
सम्मेलन संभवत. सन्‌ ६६ ई० पू० में हुआ था । उन विद्वानों के झाने पर झ्ाचायें धरसेन ने उनकी परीक्षा कर 'मह 
कर्म प्रकृति प्राभृत' नाम के ग्रल्थ को शुभ तिथि शुभ नक्षत्र और शुभ वार में पढ़ाना प्रारम्भ किया भर उसे क्रम र 
व्याख्यान करते हुए श्राषाढ महीने के शक्ल पक्ष की एकादशी के पूर्वाण्ह काल मे समाप्त किया। विनयपूर्वक ग्रन 
समाप्त होने से सन्तुष्ट हुए भूत जाति के व्यतर देवों ने उन दोनो मे से एक की पुष्पावली तथा शख और तूर्य जारि 
के बाह्य विशेष के नाद से व्याप्त बड़ी पूजा की । उसे देखकर श्राचार्य घरमेन ने उनका भूतवलि नाम रकखा | झौ 
दूसरे की भ्रस्त-व्यस्त दनत पक्षित को दूर किया, झ्तएव उनका नाम पुप्पदन्त रकवा । 

मरे दोनों ही विद्वान गुरुकी झझा से चलकर उन्होंने प्रकलेश्वर (गुजरात) में वर्षा काल बित्ताया | वष 
योग को समाप्त कर झौर जिनपालित को लेकर पृष्पदन्त तो उसके साथ वनवास देश को गये। और भूतर्बार 
भट्टारक द्रमिल देश को चले गए। पद्चात्‌ पुष्पदन्ताचार्य ने जिनपालित को दीक्षा देकर बस प्ररूपणा गभिः 
सत्प्ररूुषणा के सूत्र बनाकर श्रौर जिमपालित को पढाकर, परचात्‌ उन्हे भुतबलि आचाय॑ के पास भेजा। उन्हो' 
जिनपालित के पास वीसप्ररूपणान्तर्गत सत्प्ररूषणा के सूत्र देखे शौर पुष्पदन्त को प्रत्पायु जानकर महाकर्म प्रर्काः 
प्राभृत के विच्छेद होने के भय से द्रव्य प्रमाणानुगम से लेकर जीवस्थान, क्षुद्रक बन्ध, बन्ध स्वामित्वविचय, वेदना 
बर्गेशा श्रौर महावन्ध रूप घट ख़ण्डागम की रचना की ।* ये दोनों ही आचाये राग-हेष-मोह से रहित हो जिन 
वाणी के प्रचार में लगे रहे । इन्द्रनन्दि और ब्रह्म हेमचन्द्र के श्र्तावसार से ज्ञात होता है कि जब पट्खण्डागम बं 
रचना पूर्ण हुई, तब चतु विध सघ सहित पुष्पदन्त भूतबलि झाचाय॑ ने ज्येष्ठ शुवला पचमी को ग्र थराज की बढ 
भक्तिपूर्वंक पूजा की ।* उसी समय से श्र्‌ तपचमी पर्व लोक में प्रचलित हुआ । 

घट खण्शागम की सहुत्ता इसलिये भी है कि उसका सीधा सम्बन्ध द्वादशांग वाणी से है। क्योकि भ्रग्रायणं 
पूर्व के पाँचवे भ्रधिकार के चतुर्थ वस्तु श्राभूत का नाम महाकर्मप्रकृति प्राभृत है, उससे षपट्खण्डागम की रचना हु 
है। जैसा कि धवला पुस्तक € पृष्ठ १३४ के निम्न वाकयों से प्रकट है “--अ्रग्गेणियस्स पुथ्वस्स पचमस्स वत्थुरू 
चउत्थों पाहुडो कम्म पयड़ीणाम | अतएव' द्वादशाग वाणी से उसका सम्बन्ध स्पष्ट ही है । 


घट सण्डामस परिचय 
१ जीवस्थाम--में गुणस्थान श्र मार्गणा स्थानों का ग्राश्नय लेकर सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, श्रन्तर 





नील नललण ना + 5 

















१. सो'ठ विसथगिरिणमर, पट्टरण-चदगुहा-ट्विए्ण महारिगमित्तपारएण गध-बोच्छेदो टोशदित्ति जात भएणु पवयण वच्तद 
लेण दक्खिणावहाइरियाण महिमाए मिलियाण लेहो पेसिदों। लेहष्टिय-धरसंण वयशभव्धारिय तेहि वि जा! 
रिएहि वे साहू गहणा-धारण समत्या धवलामल-बहुविहविशय विहृसियगा सीलमालाहरा गुरुपेसशासणततिर 
देस कुल जाई सुद्धा सतलकला पारया तिक्‍्खुलावुच्छयाइरिया अन्धविसयवेणायडादो पेसिदा । 

-+बेव० पु० १ प० ६ 

२. भूदबलि भयव वा जिसवालिद पासे दिद्दुबीसदि सुत्तेशा अप्पाठओो कि अवगय जिण वालिदेश महाकम्मपयड़ि पा 
डस्स बोच्छेदों होहृदिति समुष्पण्ण-खुद्धि शा पु्ो दब्यपभाणाणुगमादि काऊए गथरचरा कदा । है 


का “धवला० पुस्तक १ पृ० ७ 
३. ज्येष्ठ सितपक्ष पञ्चम्या चतुर्वष्यंसघसमवेत । तत्पुस्तकोपकररोब्यंधात्‌ क्रिया पूवंक पूजाम । 


श्रुतपंचमीति तेन प्रस्याति तिथिरिय परामाप । अजश्ापिं मेन तस्या श्रुत्रपूजा कुव॑ते जैनां ॥ 
इंद्र० अु० १४३, १४४ । ब्रह्महेमचर्द्र शुतस्कन्ध गा० ८६, ५७ 


बुष्पवन्त और भूततलि छशे 


भाव और भल्प चलुत्व इन ब्राठ प्रनुयोगद्वारों में से तथा प्रकृति सभुत्कीतेन, स्थान समुत्कीतेन, तोन महादण्डक, 
जधन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, सम्यक्‍त्वोत्पत्ति श्लौर गति झ्ागति इन नौ चूलिकाओो द्वारा संसारी जीव की विविध 
अ्रवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 

लुद्वन्ध--इस द्वितीयखण्ड में बन्धक जोवों की प्ररूपणा स्वामित्वादि ग्यारह अ्नुयोगों द्वारा गति आदि 
मार्गणा स्थानों में को गई है श्रौर अन्त में ग्यारह श्रनुयोग द्वारा चूलिका रूप 'महादण्डक' दिया गया है। 

वन्ध स्वासित्व-नामक तृतीय खण्ड में बन्ध के स्वामियों का विचार होने से इस का नाम बन्ध स्वामित्व 
दिया गया है। इसमें गुणस्थानों धौर मार्गणा स्थानों के द्वारा सभी कर्म प्रकृतियों के बन्धक स्वामियों का विस्तार से 
विचार किया गया है। किस जीव के कितनी प्रकृतियों का बंध कहाँ तक होता है, किसके नहीं होता है, कितनी प्रक्न- 
तियाँ किस-किस गुणस्थान मे व्युच्छिनन होती है, स्वोदय बन्ध रूप प्रकृतियाँ कितनी हैं भौर परोदय बन्ध रूप कितनी 
हैं। इत्यादि कर्म सम्बन्धी विषयों का बन्धक जीव की प्रपेक्षा से कथन किया गया है। 

बेदना--महाकर्म भ्रक्ृृति प्राभृत के २४ भ्रनुयोगद्वारो में से जिन छह प्रनुयोगद्वारो का कथन भूतबलि प्राचार्य 
ने किया है उसमें पहले का नाम कृति झौर दूसरे का नाम वेदना है। वेदना का हस खण्ड में विस्तार से विवेखन 
किया गया है । 

बर्गणा - इस वर्गणा खण्ड में स्पर्श कर्म झौर प्रकृति अनुयोग द्वारों के साथ छठे बन्धन प्रनुयोग द्वार के 
प्रन्तग्गंत बन्धनीय का अवलम्बन लेकर पुदूगल घर्गणाओ्रों का कथन किया गया है, इस कारण इसका नाम वर्गणा 
दिया है ! 

इन पाँच खड़ों के प्रतिरिक्त भूतबलि आचाये ने महाबन्ध नाम के छठवे खण्ड में प्रकृति बन्ध, स्थितिबंध 
अनुभाग बंध और प्रदेशबंध रूप चार प्रकार के बध के विधान का विस्तार के साथ कथन किया है जिसका 
प्रमाण ब्रह्म हेमचन्द ने चालीस हज़ार इलोक प्रमाण बतलाया है। श्रौर पांच खण्डों का प्रमाण छह हजार दलोक 
प्रमाण सूत्र ग्रन्थ है । पट खण्ठागम महत्वपूर्ण प्रागम ग्र्थ है। उसका उत्तरवर्ती ग्रन्थकारों और ग्रन्थों पर प्रभाव 
प्रकित है । सर्वार्थसिद्धि भौर तत्त्वार्थवा्तिकादि ग्रन्थों में उसका भनुकरण देखा जाता है। 

पृष्पदस्त भूतबैलि कोन थे ? 

जैन प्रनुश्रुति में नहबाण, नह॒पान भ्ौर मरवाहन आदि नाम मिलते है। नहपान वमिदेश में स्थित 
बसुन्धरा नगरी का क्षह्रात वश का प्रसिद्ध शासक था। इसकी रानो का नाम सरूपा था। नह॒पान अ्रपने समय 
का एक वीर और पराक्रमी शासक था और वहू धर्मेनिष्ठ तथा प्रजा का सपालक था। नहपान के अपने तथा 
जामाता उषभदत्त या ऋषभदत्त प्रौर मंत्रो श्रयम के भ्रनेक शिलालेख मिलते हैं, जो वर्ष ४१ से ४६ तक के हैं । 
नहपान के राज्य पर ईस्वी सन्‌ ६१ के लगभग गौतमी पुत्र शातकर्णी ने भूगुकच्छ पर प्राक्रमण किया था। 
घोर युद्ध के बाद नह॒पान पराजित हो गया धर युद्ध में उसका सर्वस्व बिनष्ट हो गया। उसने सधि कर ली । 


७....>०......_>्े जन्‍नन चलन मं» ०» -“+«»>+->>लनलनननन-+.2रन्‍मलनरीनामनन-+आ9स्‍बनकनम 





बज कील भी कल अनाज ननिननाला। अं लत जल क+ $ “>ड>--+++ 


१--जुनार के अभिलेख मे नहपान की अन्तिम तिथि ४६ का उल्लेख हूँ । यह शक्त सवत्‌ की तिथि है। इससे स्पष्ट हैं 

कि बहू शक स० ४६--७८८-१२४ ईस्बी मे राज्य करता था । इसके बाद उसके राज्य पर गौतम पुत्र शातकर्णी ने घोर युद्ध के वाद 

अधिकार कर लिया था। शातकर्णी का एक लेख उसके राज्य के १८वें बर्य का मिला है। यह १०६ ईस्वी के लगभग सिंहासन 
पर बैठा होगा । दूसरा लेख नासिक से २४वें वर्य का मिला है । ' 

--दैखों, प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सास्कृतिक इतिहास १० ५२६ 

मासिक के दो अभिलेखों से स्पष्ट है कि उसने (गौतमी पुत्र श्रातकर्णी ने) छहरातवंश को पराजित कर अपने बश का 

राज्य स्थापित किया था। जो गलवस्मी-मुद्राभाण्ड-से भी इस कथन की पुष्टि होती है । इस भाण्ड से तेरह हआर मुरुद्गाए हैं जिन 

पर तहपान और गौतमी पुञ् दोनो के लाम अंकित हैं। इससे स्पष्ट है कि नहपान को पराजित करने के पदचात्‌ उसने उसकी 


मुद्राओ पर अपना नाम अकित करने के बाद फिर से उन्हें प्रसारित किया । 
“-देखों प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सोस्कृतिक इतिहास पृ० ५२७ 


छोड जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भोग २ 


सातवाहन ने इस विजय के उपलक्ष्य में नहपान के सिक्कों को प्राप्त कर और उन पर श्रपने नाम की मुहर श्रंकित 
कर राज्य में चालू किया। वह उस समय वहाँ आया हुआ था। उसमे नहपान ने अपने मित्र मगध नरेश को मुनि 
रूप मे देखकर भ्रौर उनके उपदेश से प्रेरित हो अपने जमाता ऋषभदत्त को राज्यभार सौप कर शपने राज्य श्रेष्ठ 
सुबुद्धि के साथ मुनि दीक्षा ले ली। इन दोनों साधुम्रो नें संघ में रहकर तपश्चरण तथा आवश्यकादि क्रियाओं के 
पतिरिक्त ध्यान ग्रध्ययन द्वारा ज्ञान का अच्छा अजन किया, यह प्रत्यन्त विनयी विद्वान और ग्रहण धारण में 
समर्थ थे। इन दोनों साधुओं को झाचाय॑ घरसेन के पास गिरि नगर भेजा गया था। झाचार्य धरसेन ने इनकी 
परीक्षा कर महाकमंप्रकृति प्राभृति पढ़ाया था। इनमें एक का नाम भ्रूतबलि श्रौर दूसरे का नाम पुष्पदन्त रक्‍्खा 
गया था। उनका दीक्षा नाम क्‍या था, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । 


नरवाहन या नहपान राजा भूतिबलि हुआ। और राजश्रेष्ठि सुबद्धि पुष्पदन्‍्त के नाम से रुयात हुए । 
बिबुध श्रीधर के श्रुतावतार में इसका उल्लेख है। श्लौर नरवाहन को भूतवलि और सुबुद्धि सेठ को पुष्पदन्‍्त बतलाया 
गया है । 


कुन्दकुन्दाचारय 

भारतीय जैन श्रमण परम्परा में मुनिपृगव कुन्दकुन्दाचाय का नाम खासतौर से उल्नेखनीय है। वे उस 
परम्परा के प्रवर्तक श्राचार्य नही थे। किन्तु उन्होंने श्राध्यात्मिक योग शक्ति का विकास कर श्रध्यात्मविद्या की उस 
प्रवच्छिन्त धारा को जन्म दिया था। जिसकी निष्ठा एवं अनुभूति आत्मानन्द की जनक थी श्लौर जिसके कारण 
भारतीय श्रमणपरम्परा का यद्या लोक में विश्रुत हुआ था । 


श्रमण-कुल-कमल-दिवाकर श्र।चार्य कुन्दकुन्द जेन संघ परम्परा के प्रधान विद्वान एवं महृषि थे। 
वे बडे भारी तपस्वी थे। क्षमाशील श्रौर जैनागम के रहस्य के विशिष्ट ज्ञाता थे। वे मुनि-पुगव रत्नत्रय से विशिष्ट 
झोौर संयम निष्ठ थे। उनकी श्रात्म-साधना कठोर होते हुए भी दु.ख निवृत्ति रूप सुखमार्ग की निदर्शक थी। वे श्रह- 
कार ममकार रूप कल्मष-भावना से रहित तो थे ही । साथ हो, उनका व्यक्तित्व असाधारण था। उनकी प्रशान्त 
एवं यथाजात मुद्रा तथा सोम्य झ्राकृति देखने से परम शान्ति का अ्रनुभव होता था। वे आझ्ात्म-साधना में कभी 
प्रमादी नहीं होते थे। किन्तु मोक्षमार्ग की वे साक्षात प्रतिमृति थे। वास्तव में कुन्दकुन्द श्रमण-ऋषियो मे अग्रणी थे । 
यही कारण है कि--मगल भगवान वीरो' इत्यादि पद्य में निहित 'मगल कुन्दकुन्दायों' वाक्य के द्वारा मंगल कार्यों 
में आपका प्रतिदिन स्मरण किया जाता है । 

कुन्दकुन्द का दीक्षा नाम पद्मनन्दी था ! । वे कौण्डकुण्डपुर के निवासी थे १। गुण्टकल रेलवे स्टेशन से 
दक्षिण की श्रोर लगभग चार मील पर कौण्ड कुण्डल नाम का स्थान है, जो अनन्तपुर जिले के गुटी तालुके मे स्थित 
है । शिलालेख में उसका प्राचीन नाम 'कौण्डकुन्दे' मिलता है। यहाँ के निवासी इसे आज भी कौण्डकुन्दि कहते है ?। 
सभव है कुन्दकुन्द का यही जन्म स्थान रहा हो । श्रतः उस स्थान के कारण उनको प्रसिद्धि कौण्डकुन्दाचार्य के नाम 
से हुई थी | जो बाद में कुन्दकुन्द इस श्र्‌ति मधुर नाम में परिणत हो गया था। भौर उनका सघ मूलसघ शौर 
कुन्दकुन्दाचार्य' के नाम से लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ । और श्राज भी वह उसी नाम से प्रचार में झा रहा है । 








१ तस्यात्वये भूविदिते बभूव ये पद्चनन्दिप्रथमाभिधान. । 
श्रीकौण्डकुन्दादि मुनीष्वराख्यस्सयमादुदगत चारणद्धि ॥। 
“जैन लेख स० भा० १ पृ० २४ 
(क) श्री पद्मतन्दीत्यनवद्च नामा ह्याचार्य शब्दोत्तरकोण्डकुन्द ॥। 
--जैत लेख स० भा० १ पृ० १४ 
२. देखो इद्वनन्दि श्रुतावतार हु 
३. जैनिज्म इन साउथ इंडिया 


फुल्दबुल्दा भाव जे 


वे मूलसंघ के श्रद्वितीय नेता थे। यद्यपि उन्होंने श्रपनो रचनाग्रों में प्रपते सघ का कोई उल्लेख नहीं किया । किन्तु 
उत्तरवर्ती आाचार्यों ने श्रपनी गुरु परम्परा के रूप में या भ्रन्य प्रकार से उनकी पवित्र कृतियों की मौलिकता के कारण 
या अपने सध को मूलसप्र धौर झपनी परम्परा को 'कुन्दकुन्दास्वथ' सूचित किया है। वे ऐसा करने में प्रपना गौरव 
सम"'कते थे । क्योंकि आ्ाचाय॑ कुन्दकुन्द नें भगवान जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट समीचीन मार्ग का प्रनुपम उपदेश दिया था। 
साथ ही, उसे अपने जीवन में उतारक्वर भरत क्षेत्र में श्रूत की प्रतिष्ठा की थी! । उन्होंने श्रात्मानुभूति के द्वारा श्र्‌त 
केव्लियों द्वारा प्रदर्शित भ्रात्ममार्ग का उद्धभाबल किया था, जिसे जनता भूल रही थी । ग्रही कारण है कि क्राचार्य 
कुन्दकुन्द दिगम्बर जैन श्रमणों में प्रधान थे । झ्रापकी श्राध्यात्मिक कृतिया भ्रपनो सानी नहीं रखतीं, भोर वे दिगम्बर 
इवेताम्बर दोनों ही सम्प्र दायो मे समान रूप से आदरणीय मानी जाती है। उनकी आत्मा कितनी विमल थी, झौर 
उन्होंने कल्मष परिणति पर किस प्रकार विजय पाई थी, यह उनके तपस्वी जीवन से सहज ही ज्ञात हो जाता है। 


झटल नियम पालक 


मुनि-पु गव कुन्दकुन्द जेन थ्रमण परम्परा के लिये आवश्यकीय मूलगुण प्लौर उत्तर गुणों का पालन करते 
थे श्लौर श्रनशनादि बारह प्रकार के श्रन्तर्बाह्म तपो का भ्रनुष्ठान करते हुए तपस्वियो में प्रधान महर्षि थे। उन्होने 
प्रवचनसार में जैन श्रमणो के मूलगुण* इस प्रकार बतन्नाये हैं-- 
वद समिदिदियरोधों लोचावस्सय मचेलमसण्हाणं। 
खिदिसयणमदंतवर्ण ठिदिभोषण-मेगभ॑त्त॑ ज।। 
एदं खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेंहि पष्णस। 
तेसु. पमत्तों. समणों छेदोबट्टाभगो होदि॥ (३-७-८) 


पांचमहान्नत, पाच हिल पाचइन्द्रियों का निरोध, केशलोच, षद्‌ झआावश्यकक्रियाए, श्रचेलक्य (नग्नता) 
प्रस्‍्नान, क्षितिशयन, भ्रदन्त-धावत, स्थिति भोजन भ्रौर एक भुक्ति (एकासन) ये जैन श्रमणो में अ्रट्ठाईस मूलगुण 
जिनेन्द्र भगवान ने कहे है। जो साधु उनके ब्राचरण मे प्रमादो होता है वह छेदोपस्थापक कहलाता है ।” 


ग्रामों तगरों में ससंघ भ्रमण 


हि वे यथाजात रूपधारी महाश्रमण ग्ननेक ग्रामो, नगरो में समघ भ्रमण करते थे, और श्रनेक राजाओं, महा- 
राजाओं, महात्मात्रों, राजश्र ष्ठियो, श्रावक-श्राविकाप्नों और मुनियों के समूह से सदा भ्रभिवन्द्रित थे, परन्तु उनका 
किसी पर अनुराग और किसी पर विद्वेष नथा। विकारी कारणों के रहने पर भी उनका चित्त कभी विकत नही 
होता था, वे समदर्शी अम्ण जब गुष्ति रूप प्रवृत्ति में प्रसमये हो जाते थे, तब समिति में सावधानी से प्रवृत्त होते थे। 
क्योंकि उस समय भी वे अपते उपयोग की स्थिरता के कारण शुद्ध 


हे न द्वोपयोग रूप संयम के संरक्षक थे, इसलिये समिति 
रूप प्रवृत्ति में सावधान साधु के बाह्य गे कदाचित्‌ किसी दूसरे जीव का घात हो जाने पर भी वह्‌ प्रम॑लयोग के 


प्रभाव में हिंसक नहीं कहलाता, क्योकि शुभोपयोग प्रवृत्ति सयम का घात करने वाली अन्तरंग 
४. न्य १ हिसिा हेसा रे उससे 
ही बन्ध होता है, कोरी द्रव्यहिसा हिसा नही कहलाती, किन्तु अ्रयत्नाचार रूप प्रवृत्ति करने वाला साधु गोद भाव 


के कारण षटकाय के जीयबों का विराधक होता है। परन्तु जो अपनी प्रवृत्ति में सावधान हैं--रागादिभाव से उनकी 


प्रयृत्ति भ्रनुर॑जित नहीं है, तव उसकी हलन-चलनादि क्रियाप्रों से जीव की विराधनां होने पर भी वह हिसक नही 
कहलाता--वह जल में कमल की तरह उस कर्मबन्धन से निलेप रहता है--शुद्धोपयोग रूप अहिसक भावना के बल 
१ वन्धोवियुनुवित करिहू कौण्डकुल्द, कुन्दप्रभाप्रशिय-कौति-विभूषिताश: । 
पदचार-चा रण-कराम्युज चज्चरीकश्चक्रे श्रुतस्य भरते अयतः प्रतिष्ठाम्‌ ॥। 


“जन लेख सं० भा० ह पृ० १०२ 
२. यही यूलगुरा मूल/बार मे भी बतलाएं गए है। जो लोक में आचारग रूप में प्रसिद्ध है । 





७६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


से उसका अन्त.करण विमल एवं सर्वथा अक्षुण्ण बना रहता है । 

इस तरह महामुनि कुन्दकुन्द नगर से बाह्य उद्यानों, दुर्गंम अटवियों, सघन वनो, तरु कोटरो, नदी पुलिनो 
गिरि शिखरों, पारवंतीय कन्दराझ्रों मे तथा दमशान भूमियों (मरघटों) मे निवास करते थे।' जहा अ्रनेक हिंसक 
जाति-विरोधी जीवो का निवास रहता था। शीत उष्ण डास, मच्छर श्रादि की श्रनेक असझ्य वेदनाशो को सहते हुए 
भी वे ध्पने चिदानन्द स्वरूप से जरा भी विचलित नही होते थे । आवश्यक क्रियाओं मे प्रवृत्त होते हुए भी वे महामुनि 
प्रपने ज्ञान दर्शन चारित्र रूप आत्म-गुणों मे स्थिर रहने के लिये एकान्त प्राशुक स्थानों में श्रात्म समाधि के द्वारा उस 
निजानन्द रूप परमपीयूष का पान करते हुए आ्रात्म-विभोर हो उठते थे | परन्तु जब समाधि को छोडकर ससारस्थ 
जीवो के दु खो और उनकी उच्च नीच प्रवृत्तियो का विचार करते, उसी समय उनके हृदय मे एक प्रकार की टीस एब 
वेदना उत्पन्न होती थी, श्रथवा दया का स्रोत बाहर निकलता था | 


चारण ऋदि शोर विदेह गमन 

इस तरह सम्यक्‌ तप के भनुष्ठान से आचार्य कुन्दकुन्द को चारण ऋद्धि की प्राप्ति हो गई थी जिसके फल- 
स्वरूप वे पृथ्वी से चार ध्र गुल ऊपर अन्तरिक्ष मे चला करते थे ।* 

श्राचार्य देवसेन के 'दर्शनसार' से मालूम होता है कि आचार्य कुन्दकुन्द विदेह क्षेत्र मे सीमधर स्वामी के 
समवशरण में गए थे और वहाँ जाकर उन्होने दिव्य ध्वनि द्वारा आ्रात्मतत्व रूपी युधारस का साक्षात्‌ पान किया था । 
प्रौर वहा से लौटकर उन्होने मुनिजनों के हित का मार्ग बतलाया था। : 2 

श्रवण बेलगोला के शिलालेखो से तो यह भी ज्ञात होता है कि उन्होने चरणऋद्धि की प्राप्ति के साथ, भरत 
क्षेत्र में श्र्‌ूतकी प्रतिष्ठा की थी--उन्होने उसे समुन्तत बनाया था ।* इसमे कोई सन्देह नही कि जब तपरचरण की 
महत्ता से ग्रात्मा से निगड कर्म का बन्धन भी नष्ट हो जाता है तब उसके प्रभाव से यदि उन्हे चारणऋद्धि प्राप्त हो 
गई तो इसमें प्राइचर्य की कोई बात नही है; क्योकि कुन्द्रकुन्द महामुनिराज थे, अत उन जैसे झ्साधारण 
व्यक्ति के सम्बन्ध में जिस घटना का उल्लेख किया गया है उसमें सन्‍्देह का कोई कारण नही है। भर देवसेनाचार्य 
के उल्लेख से इतना तो स्पष्ट ही है कि विक्रम स० ६६० में उनके सम्बन्ध मे उक्त घटना प्रचलित थी | 


ध्रध्यात्मथाद और झात्मा का त्रेविध्य 


प्रध्यात्मवाद वह निविकल्प रसायन है। जिसके सेवन ग्रथवा पान से आत्मा प्रपने स्वानुभवरूप आत्मरज 
में लीन हो जाता है, झ्ौर जो आत्म सुधारस की निर्मेल धारा का जनक है। जिसकी प्राप्ति से आ्रात्मा उस आत्मा 
नन्‍्द में निमग्न हो जाता है, जिसके लिग्रे वह चिरकाल से उत्कठित हो रहा था। श्राचायं कुन्दकुन्द ने प्रात्मानु भव 
की उस विमल सरिता में निमग्न होकर भी, ससारी जीवों की उस ग्रात्मरस शृन्य श्रनात्मरूप सिथ्या परिणति का 











१ सुण्णाहरे सर हिंहु उज्जारों तह मसाण वासे वा । 

गिरि-गुह गिरिसिहरे वा भीमवरी अहव वसिते वा ।। --बोध प्राभृत 
२ रजोभिररपप्टतमत्वमन्तर्बाह्यो 5पि सब्यजयितु यतीश । 

रज पद भूमितल विहाय चचार मन्ये चअतुरगुलस ॥ 








“शवरा बेलगोल लेख न० १०५ 
३ जह पउमणदिगाही सीमधरसामि-दिव्यणाणेण । 
णावि बोहड तो समझा कह सुमग्ग पंयाणति ॥ 
बंका थु 
-“देशनसार 
४ वद्यो विवुभुवि न कैरिह कौण्डकुन्द. कुन्दप्रभा प्रर्ायकीम्ि विभूषिताश । 
यरचारुच्चा रण-कराम्थुजचंचरीकश्चक्रे शतस्य भरते प्रयत प्रतिष्ठाम ॥ 
--भवरा० लेख नं० ५४ 


कुम्दकुल्दाचार्य ७७ 


परिज्ञान किया। साथ ही, चाह-दाहरूप-दुःख-दावानल से कुलसित आत्मा का अवलोकन कर उतका चिस परम 
करुणा से झाद् हो गया. श्रोर उनके समुद्धार की कल्याणकारी पावन भावना ने जो र पकड़ा । श्रत, उन्होंने रव-पर के 
भेद विज्ञानरूप भ्रात्मानुभव के बल से उस आत्मतत्व का रहस्य समझाने एवं आत्म-स्वरूप का बोध कराने के लिये 
सारबय' जैसी महत्वपूर्ण कृतियों का निर्माण किया । और उनमें जीव श्रौर झ्रजीव के सयोग सम्बन्ध से होने बाली 
विविध परिण तियों का-- कर्मोदय से प्राप्त विचित्र श्रवस्थाओ का-- उल्नेख किया और बतलाया कि.-- 


हे भ्रात्मन्‌ ! पर द्रव्य के सयोग से होने वाली पररिणतिया तेरी नही हैं। भौर न तू उनका कर्ता हर्ता है। 
ये सब राग-द्वष-मोह रूप विभाव परिणति का फल है। तेरा स्वभाव ज्ञाता द्रष्टा है, पर मे आत्म कल्पना करना 
तैरा स्वभाव नही है। तू सच्चिदानन्द है, तू अपने उस निजानन्द स्वरूप का भोक्ता बन, उस आत्म स्वरूप का भोक्ता 
बनने के लिये तुझे झ्पने स्वरूप का परिज्ञान होना झावध्यक है। तभी तेरा अनादि कालीन मिथ्या वासना से 
छुटकार। हो सकता है | 

इस आत्मा की तीन अवस्थाए श्रथवा परिणतिया हैं बहिरात्मा, प्रन्तरात्मा भ्लौर परमात्मा । इनमें से यह 
प्रात्मा प्रथम श्रवस्था से इतना रोगी हो गया है कि यह श्रनादिसे श्रपनी ज्ञान दशेनादिरूप आत्मनिधि को भूल रहा 
है भ्लौर अचेतन (जड़) शरीरादि पर वस्तुओो में प्रपने श्रात्मस्वरूप की कल्पना करता हुझा चतुर्गतिरूप ससार में 
परिभ्रमणकर असह्य एवं घोर वेदना का अनु भव कर रहा है, वह दुःख नही सहा जाता, किन्तु अपने द्वारा उपाजि- 
त कर्म क। फल भोगे बिना नहीं छुट सकता, इसीसे उसे बिलाप करता हुआ सहूता है । जीव की यह्‌ प्रथम अ्रवस्था 
ही ससार दुख की जनक है, यही वह अज्ञान धारा है जिससे छुटकारा मिलते ही श्ात्मा प्रपने स्वरूप का अनुभव 
करने मे समर्थ हो जाता है। आत्मा की यह दूसरी अ्रवस्था है जिसे श्रन्तरात्मा कहते है, वह आत्मज्ञानी होता है -- 
उसे स्व स्वरूप भौर पररूप का अनुभव होता है। वह स्व-पर के भेद-विज्ञान द्वारा भूली हुई उस भ्रात्म-निधि का 
दर्शन पाकर निर्मल प्रात्म-समाधि के रस में तन्मय हो जाता है और सद्दृष्टि के विमल प्रकाश द्वारा मोक्षमार्ग का 
पथ्िक बन जाता है, और प्रन्तिम परमात्म अ्रवस्था की साधना में तन्‍्मय हुआ प्रवसर पाकर उस कर्म-शखला को 
नष्ट कर देता है- प्रात्म-समाि रूप चित्त की एकाग्र परिणति स्वरूप ध्यानाग्नि से उसे भस्मकर अपनी अनन्त 
चतुप्टयरूप आत्मनिधि को पा लेता है । 


झाचाय कुन्दकुन्द की देन 


प्राचार्य कुन्दकुन्द ने जिस आत्मा के जैविध्य की कल्पना की है श्रौर उसके स्वरूप का निदर्शन करते हुए 
उसकी महत्ता एवं उसके अन्तिम लक्ष्य प्राप्ति की जो सूचना की है उसके श्रनुसार प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति अपने 
चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। आचाय॑ कुन्दकुन्द की उस देन को उनके बाद के आचार्यों ने 
झपने-अपने ग्रन्थों में आत्मा के त्रेविध्य को चर्चा की है श्रोर बहिरात्स अवस्था को छोड़कर तथा श्रन्तरात्मा बनकर 
परमात्म अवस्था के साधन का उल्लेख किया है । 


इस तरह भारतीय श्रमण परम्परा ने भारत को उस भ्रध्यात्म विद्या का अनुपम आदेश दिया है। इसीसे 
श्रमण परम्परा की अनेक महत्वपूर्ण बातें वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में पाई जाती है। भौर वेदिक परम्परा की अ्रतेक 
रूढ़ि सम्मत बाते श्रमण परम्परा के आवार-विचार में समाई हुई दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि दोनो सस्क्ृतियों के 
समसामायिक होने के नाते एक दूसरी परम्परा के झाचार-विचारों का परस्पर मे प्रादान-प्रदान हुआ है । यही 
कारण है कि भाचार्य कुन्दकुन्द के प्रायः समास भ्रथवा उससे मिलते जुलते रूप में श्रात्मा के तविध्य की कल्पना 


का वह रूप कठोपनिषद के निम्न पद्च में पाया जाता है जिसमें प्रात्मा के ज्ञानात्मा भमहदात्मा श्रौर शांतात्मा ये, 
तीन भेद किये गये है । 


यच्छेड्टा:इ- सनसी प्राशस्तथच्छेज्ञानमात्मति-। 
शानसात्मनि महति मियच्छे सश्नल्छेर्छान्त झ्रात्मनि ॥। 


0 जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


छानन्‍्दयोग उपनिषद्‌ में जो प्रात्म-मेदों का उल्लेख किया गया है | उसके आधार पर डायसन ने भी 
प्रात्मा के तीन भेद किये है। दरीरात्मा, जीवात्मा श्लौर परमात्मा । इस तरह यह आत्म त्रेविध्य की चर्चा ग्रपनी 
महत्ता को लिये हुए है । 


रखनाएंँ 


श्राचार्य कुन्दकुन्द की निम्न क्ृतिय उपलब्ध है। पचास्तिकाय प्राभृत, समयसार ग्राभूत, अवचनसार 
प्राभूत, नियमसार, अष्टपाहुड-- (दसणपाहुड, चरित्त पाहुड, सुत्त पाहुड, ब"ध पाहुड, भाव पाहुड, मोक्ख पाहुड, 
सील पाहुंड, लिज्भू पाहुड )-- वारस अणु वेबखा और भत्तिसगही । 

इन रचनाश्नों को दो भागो में बाठा जा सकता है। प्रथम भाग में पचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, 
झौर समयसार शाते हैं । झौर दूसरे भाग मे भ्रन्य भ्रष्ट प्राभृत श्रादि । 

इनमें प्रथम भाग वुन्दकुन्दाचार्य के जैनतत्त्वज्ञान-विषयक प्रौढ पाण्डित्य को लिये हुए टे। और दूसरा 
भाग सरल एवं उपदेक्ष प्रधान, आचार मूलक तत्त्व चिन्तन की धारा को लिये हुए है । कुद्दवुन्दाचार्य की गैली 
गम्भीर और सरस है, किन्तु विषय का प्रतिपादन सरलता से किया है। व्यवहार आर निश्चय म.क्षमार्ग का कथन 
करते हुए दोनों का सामजस्य बेठाया है। स्व समय पर समय का वर्णन करते हुए बतजाया है कि जिमके हृदय में 
प्रहत झ्रादि विषयक अणुमात्र भी अनुराग विद्यमान है वह समस्त झआागम का धारी होकर भी स्व-समय को नहीं 
जानता है । 

पंचासस्तकाय-- इस ग्रन्थ का नाम पचास्तिकाय प्राभृत है, क्योकि इसमे मुल्यतया जीव, पुदुगल, धर्म, 
अधर्म और झाकाश रूप पाच श्रस्तिकाय द्रव्यो का वर्णन है। क्योंकि यह अणु श्रर्थात्‌ प्रदेशों की अपेक्षा महान्‌ है-- 
बहुप्रदेशी है, इसी से इन्हे श्रस्तिकाय कहा है। ये समस्त द्रव्य लोक मे प्रविष्ट होकर स्थित है, फिर भी अपने-अपने 
स्वभाव को नहीं छोडते है । 

इस ग्रन्थ मे भ्राचाय कुन्दवुन्द ने ग्रन्थ के आदि में समय कहने की प्रतिज्ञा की है, और जीव, पुद्गल, 
धर्म-अधर्म पश्राकाश के समवाय को समय कहा है। इन पाचो द्रव्यों को पचास्तिकाय कहा है । इन्ही का इस ग्रन्थ में 
विशेष कथन किया गया है । सत्ता का स्वरूप बतला कर द्रव्य का लक्षण दिया है, और द्रव्य पर्याय और गुण का 
धारस्परिक सम्बन्ध बतलाते हुए सप्त भज्भ के नामो का निर्देश किया है। काल द्रव्य के साथ पाच ग्रस्तिकाय मिला 
कर द्रव्य छह होती है। पट द्रव्य कथन के पठ्चात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चर्त्रि को मोक्ष मार्ग बतलाते 
हुए सम्यग्दर्शन के प्रसंग से सप्त तत्वों का कथन किया है। ग्रन्थ के अन्त मे निरचय मोक्षमार्म का बड़ी सुन्दरता से 
स्वरूप बतलाया है । 

इस ग्रन्थ पर दो सरक्ृत टीकाए उपलब्ध है। ज़िनमे एक के कर्त्ता आचाय॑ अमृतचन्द्र ह। और दूपरी के 
कर्ता जयसेन । अमृतचन्द्र की टीकानुसार गाथाप्रो की सख्या १७३१ है । और जयसेन की टीका के अनुसार १८१ है । 

प्रबचनसा र-यह ग्रन्थ महाराप्ट्रीय प्राकृत भापा का मौलिक ग्रन्थ है। इसमें ०७५ गाथाएं हैे। और वे 
तीन श्रुतस्कन्धों में विभाजित है। प्रथम श्रुतस्कन्ध मे ज्ञान की चर्चा ६२ गाथाओ मे भ्रकित हे । दूसरे श्रुतस्कन्ध में 
मेय तत्व की चर्चा १०८ गाथाओ में पूर्ण हुई है। और तीसरे श्रुतस्कन्ध में ८५ गाथाओं द्वारा चारित्र तत्व का 
कथन किया गया है । 

श्राचायें कुन्दकुन्द की यह इति बड़ी ही महत्ववूर्ण है। यह कृति उनकी तत्वज्ञता, दाशनिकता और 
झाचार की प्रवणता से ग्रोत-प्रोत है। इसके अध्ययन से उनकी विद्गकत्ता, ताकिकता और आचार निष्ठा का यथार्थ 
रूप दृष्टिगोचर होता है। इसमें जैन तत्व ज्ञान का यथार्थ रूप बहुत ही सुन्दरता से प्रतिपादित है । 

ग्रन्थ के प्रथम श्रृतस्कन्ध में इन्द्रिजन्य शान और इन्द्रिय जन्य सुख को हेय वतलाते हुए प्रतीन्द्रियज्ञान 
भौर भ्रतीन्द्रिय मुख को उपादेय बतलाया है। और अतीन्द्रिय ज्ञान तथा झतीन्द्रिय सुख की सिद्धि करते हुए हृदयग्राही 
युक्तियो से झात्मा की सर्वज्ञता को सिद्ध किया गया है। दूसरे श्रुतस्कन्ध में द्रव्यो की चर्चा की है, वह पंचास्तिकाय 


कुन्दकुन्दा चार पै ५६ 


की चर्चा से मौलिक झभौर विज्षिष्ट है। इसमें द्रव्य के सत्‌ उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक और गुण पर्यायात्मक रूप लक्षणों 
का प्रतिपादन तथा समन्वय, आत्मा के कतृ त्वाकत्‌ त्व का विचार तथा कालाण्‌ पश्रप्रदेशित्व का महत्वपूर्ण कथन 
किया गया है। तृतीय श्रुतस्कन्ध में चारित्र का वर्णन किया है। झ्ात्मा की मोहादिजन्य विकारों से रहित 
परिणति चारित्र है, वही चारित्र धर्म है। चारित्र रूप धर्म से परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त है तो बह 
निर्वाण सुख को पा लैता है । निर्वाण मुख अतीन्द्रिय है। वह कर्मक्षय के प्रभाव से मिलता है| प्रात्मोत्थ है, विषर्थों 
से रहित है, अनुपम है, भोौर अनन्त है, उसका कभी विनाश नही होता । किन्तु इन्द्रिय जन्य सासारिक सुख पराधोन 
है, बाधा सहित है--उसमें क्षुधा-तृथादि की वाधाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। वह विषम है और बन्ध का कारण हैं। 

ग्रन्थ मे श्रमणों के श्राचार को महत्वपूर्ण बतलाया गया है। श्रमण का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है 
कि--जिसके श्र और मित्र एक समान हैं । सुख और दु ख में समान है, प्रशसा और विकारों में समान है, लोह भौर 
कंचन में समान है । जो जीवन और मरण में समता - समान भाव वाला है, वही श्रमण है। मोह से रहित ग्रात्मा 
के सम्यक्‌ स्वरूप को प्राप्त हुआ जीव यदि राग और द्वेष का परित्याग करता है तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त करता 
है। आज तक जितने अरहंत हुए है वे भी इसी विधि से कर्मों को नष्ट कर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं । 


समय प्राभुत-- 

इस ग्रन्थ पर झाचाय॑ प्रमृतचन्द्र की 'तत्वप्रदीपषिका' टीका श्रौर जयसेन की तात्पर्यवृत्ति, और बालचन्द्र 
अध्यात्मीकी टीकाएं उपलब्ध है, जिनमे ग्रन्थ के दिव्य सन्दर्भ का सुन्दर विवेचन किया गया है। 

इस ग्रन्थ का नाम समय प्राभृत है। इसमें शुद्ध श्रात्मतत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। इसके विषय का 
प्रतिपादक ग्रन्थ श्रखिल वाडः मय में दूसरा नही है। इसमें सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया गया है, जो पदार्थों 
को एक साथ जाने अथवा युण पर्याय रूप परिणमन करे वह समय है। समय के दो भेद है--स्वसमय और परसमय । 
जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वमाव में स्थित हो वह स्व समय है। प्लौर जो पुद्गल कर्मों की दशा को 
अपनी दशा माने हुए है वह परसमय है। तीसरी गाथा में बतलाया है कि एकत्व विभक्त वस्तु ही लोक में सुन्दर 
होती है । श्रतः जीव के बन्ध की कथा से विसंवाद उत्पन्न होता है। काम भोग सम्बन्धी बन्ध की कथा तो सब लोगों 
की सुनी हुई है, परिचय में भ्राई है अ्रतएवं अनुभूत है किन्तु बन्ध से भिन्‍न झात्मा का एकत्व न कभी सुना, न कभी 
परिचय मे भ्राया है भर न भअ्रनुभूत ही है । भ्रतः वह सुलभ नही है। उसी एकत्व विभक्त ग्रात्मा का कथन निश्चय 
नय और व्यवहारनय से किया गया है। किन्तु निश्चयनय भूतार्थ, झौर व्यवहारनय अभूतार्थ है। इस बात को 
प्राचार्य महोदय ने उदाहरण देकर समभाया है। 

अ्न्थ दश अधिका रो में विभाजित है--१. पूर्व रग, २. जीवाजीवाधिकार, ३. करत कर्माधिकार, ४ पुण्य 
पापाधिकार, ५. श्राख्वाधिकार, ६. सवाराधिकार, ७ निर्जेराधिकार, ८ बन्धाधिकार, €. मोक्षाधिकार, १०. 
झौर सर्वविशुद्ध श्ञानाधिकार । 

समय प्रामत की १३ वी गाथा में बतलाया है कि भूतार्थनय से जाने गये भणीव, श्रजीव, भ्राश्नर, सब्र, 
निर्जरा, बन्ध और मोक्ष सम्यक्त्व है। भ्रतएवं भूतार्थनय से ही इनका विवेचन ग्रन्थ मे किया गया है। 


जीवा जीवाधिकार में जीव-प्रजीव के भेद को दिखलाते हुए दोनों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन किया है। 
झौर बतलाया है कि जीव के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श नही हैं भ्रौर न वह शब्द रूप ही है। उसका लक्षण चेतना है, 
उसका झाकार भी नियत नही है। झ्ौर इन्द्रियादिक से उसका ग्रहण नही होता । किन्तु झ्रात्मा को ने जानने वाले 
श्रात्मा से भिन्‍त परभावों को भी संयोग सम्बन्ध के कारण भ्रात्मा सम लेते हैं। कोई राग-हैष को, कोई कर्म को, 
कोई कर्म फर्ल को, शरीर को शौर कोई प्रध्यवसानांदि रूप भावों को जीब कहते हैं। पर ये सब जीव नहीं हैं । 
क्योंकि ये सब कर्म रूप पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव है। श्रतः वे पुद्गल द्रव्य रूप है। जीव स्थानों 
झौर गुण स्थानों श्रादि को जीव कहा गया है वह व्यवहार से कहा गया है। क्योंकि व्यवहार का प्राश्रय लिये बिना 
प्रमार्थ का कथन करना शक्‍्य नही है। अतएवं इन सब ध्रागस्तुक साथों से ममत्क कुद्धि का परित्याग कर 


० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास---मागर 


ज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं एक उपयोग मात्र ज्ञान दर्शन रूप हु। इनके अतिरिक्त ग्रन्य परमाणु मात्र भी मेरा 
नहीं है। ४ 
दूसरे कतृ कर्माधिकार मे बतलाया है कि यद्यपि जीव और भग्रजीव दोनों द्रव्य स्वतन्त्र है। तो भी जीब के 
परिणामों का निरमित्त पाकर पुद्गल कर्म वर्गणाएँ स्वय कर्म रूप परिणत हो जाती है। और पुदूगल कर्म के उदय 
का निर्मित्त पाकर जीब भी परिणमन करता है। तो भी जीव और पुद्गल का परस्पर मे कर्त्ता कर्मपना नही है। 
कारण कि जीव पुद्गल कर्म के किसी गुण का उत्पादक नहीं है, और न पुदूगल जीव के किसी गुण का उत्पादक है । 
केवल भ्रम्योन्य निमित्त से दोनों का परिणमन होता है। अश्रतएव जीव सदा स्वकीय भावों का कर्ता है। वह कमेकृत 
भावों का कर्ता नही है। किन्तु निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध के कारण ठ:वबहारनय से जीव का पुदूगल कर्मो का, और 
पुदूगल को जीब के भावो का कर्त्ता कहा जाता है। परन्तु निश्चयनय से जीव न पुद्गल कर्मों का कर्ता है श्लौर न 
भोक्ता है। श्रब रह जाते है मिध्यात्व, श्रज्ञान, श्रविरति, योग, मोह झोर फक्रोधादि उपाधि भाव, सो इन्हें 
कुन्दकुन्दाचार्य ने जीव-भ्रजीव रूप दो प्रकार का बतल।या है। 


श्रात्मा जब ग्नज्ञानादि रूप परिणमन करता है, तब राग-द्वेप रूप भावों को करता है और उन भावों का 
स्वय कर्ता होता है। पर प्रज्ञानादि रूप भाव पुद्ूगल कर्मो के निमित्त के बिना नहीं होते। किन्तु श्रज्ञानी जीव 
परके और आत्मा के भेद को न जानता हुआ क्राध को अपना मानता है, इसी से वह भ्रज्ञानी अपने चैतन्य विकार 
रूप परिणाम का कर्ता होता है। और क्रोधादि उसके कर्म होते हैं। किन्तु जो जीव इस भेद को न जान कर 
क्रोधादि में आत्मभाव नही करता, वह पर द्रव्य का कर्ता भी नही होता । 


तीसरे पुण्य-पापाधिकार में पाप की तरह पुण्य को भी हेय बतलाते हुए लिखा है कि--सोने की वेडी भी 
बाधती है प्ौर लोहे की बेडी भी बाधती है | भ्रत. शुभ-ग्रशुभ रूप दोनो ही कर्म वन्‍्धक है। इसलिये उनका परि- 
त्याग करना ही श्रेयस्कर है। जिस तरह कोई पुरुष खोटी ग्रादत वाले मनुष्य को जानकर उसके साथ ससर्ग और 
राग करना छोड देता है। उसी तरह अपने स्वभाव में लीन पुरुष कर्म प्रकृतियों के शील' स्वभाव को कुत्सित 
जानकर उनका ससर्ग छोड देता है उनसे दूर रहने लगता है। रागी जीव कर्म बांधता है और बिरागी कर्मों से 
छूट जाता है! । श्रत शुभ-अशुभ कर्म मे राग मत करो--राग का परित्याग करना आवश्यक है। 

चनुर्थ अधिकार में बतलाया है कि जीव के राग-हेष और मोहरूप भाव, ग्रास्॒व भाव है। उनका निरमित्त 
पाकर पौद्गलिक कर्माण वर्गणाओों का जीव मे आखव होता है। रागादि भ्रज्ञानमय परिणाम है। ग्रज्ञानमय परिणाम 
ग्रज्ञानी के होते है। गौर ज्ञानी के ज्ञानमय परिणाम होते है। ज्ञानमय परिणाम होने से अज्ञानमय परिणाम रुक 
जाते है। इसलिये ज्ञानी जीव के कर्मो का ब्रास्रव नही होता । श्रतणव बध भी नही होता । 

पाचवे अधिकार में सवर तत्व का प्रतिपादन है। रागादि भावों के निरोध का नाम सवर है । रागादि 
भावों का निरोध हो जाने पर कर्मों का श्राना रुक जाता है। सबर का मूल कारण भेद विज्ञान है। उपयोग ज्ञान 
स्वरूप है, और फ्रोधादि भाव जड है। इस कारण उपयोग में क्रोधादिभाव और कर्म नोकर्म नही है। और न 
क्रोधादि भावों में तथा कर्म नोकमे से उपयोग है। इस तर6 इनमे परमार्थ से श्रत्यन्त भेद है । इस भेद तथा र 
को समभना ही भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान से ही छुद्ध झ्रात्मा की उपलब्धि होती है । श्रौर शुद्धात्मा की प्राप्ति पे ही 
मिथ्यात्वादि प्रध्यवसानों का प्रभाव होता है। श्रौर प्रध्यवसानो का अभाव होने से आद्नव का निरोध होता है । 
प्राखव के निरोध से कर्मों का निरोध होता है। और कर्म के प्रभाव मे नो कर्मों का निरोध होता है और नो कर्मों 
के निरोध से ससार का निरोध हो जाता है । 

छठे निजेरा श्रधिकार में बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीव, इंद्रियों के द्वारा चेतन झौर भ्रचेतन द्रव्यो का 
उपभोग करता है वह निर्जरा का कारण है। क्योकि सम्यर्दृष्टि जीव के ज्षप्न और वैराग्य की भ्रदुभुत सामथ्यं होती 

कल 4म न मल कनन नरम यहा 
१ रत्तो बधादि कम्म मुचदि जीवों विरागसपण्णों। 
ऐसो जिशोवदेसो, तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥१५० 


कृम्दकुस्दाच:ये है 


है। जिल तरह वैद्य विष लाकर भो नहीं मरता, उसी तरह शानी भी पुद्गल कर्मों के उदय को भोगता है। किन्तु 
कर्मों से नहीं बधता क्‍योंकि बह जानता है कि यह राम पुद्गल कर्म का है। मेरे अनुभव में जो रागरूप भास्वाद 
होता है वह उसके विपाक का परिणाम एवं फल है। वह मेरा निजभाव नही है। मैं तो शुद्ध शायक भाव रूप हूँ । 
प्रतएन सम्यरदृष्टि जीव ज्ञायक स्वभाव रूप आत्मा को जानता हुप्ना कम के उदय को कर्म के उदय का विपाक 
जानकर उसका परित्याग कर देता है। 

७थे बन्धाधिकार में बन्ध का कथन करते हुए बतलाया है कि श्रात्मा और पौद्गलिक कर्म दोनो ही स्वतस्त्र 
द्रव्य है । दोनो में चेतन श्रचेतन की श्रपेक्षा पूर्व झ्लौर पश्चिम जैसा भझन्तर है। फिर भी इनका झ्रवादिकाल से सयोग 
बन रहा है । जिस तरह चुम्बक मे लोहा खीचने और लोहे में खिचने की योग्यता है । उसी प्रकार भ्ात्मा में कर्मरूप 
पुद्गलों को खीचने की श्रौर कर्मरूप पुदूगल मे खिचने की योग्यता है। श्रपत्ती-ग्रपनी योग्यतानुसार दोनों का एक 
क्षेत्रावगाह हो रहा है। इसी एक क्षेत्रावगाह को बन्ध कहते है। झ्राचायं महोदय ने एक दुष्टास्त द्वारा बन्ध का कारण 
स्पष्ट किया है | जैसे कोई मलल शरीर में तेल लगा कर घूल भरी भूमि में खड़ा होकर शस्त्रों से व्यायाम करता है। 
केले श्रादि के पेड़ो को काटता है तो उसका शरीर धूलि से लिप्त हो जाता है । यहाँ उसके शरीर में जो तेल लगा है-- 
सचिक्कणता है उसी के कारण उसका शरीर घूल से लिप्त हुआ है। इसी प्रकार श्रज्ञानी जीव इद्रिय विषयों में 
रागादि करता हुआ कर्मों से बधता है, सो उसके उपयोग में जो रागभाव है वह कर्मंबन्ध का कारण है। परन्तु जो 
ज्ञानी ज्ञानस्वरूप मे मग्त रहता है, कह कर्मों से नही बधता । 

ग्राठवे मोक्षाधिकार में बतलाया है कि जैसे कोई पुरुष चिरकाल से बन्धन मे पड़ा हुमा है श्लौर वह इस 
बात को जानता है कि मैं इतने समय से बधा हुआ पडा हूं । किन्तु उस बन्धन को काटने का प्रयत्न नहीं करता, तो 
वह कभी बन्धन से मुक्त नही हो सकता । उसी तरह कर्म बन्धत के स्वरूप को जानने मात्र से कर्म से छुटकारा नहीं 
होता । परन्तु जो पुरुष रागादि को दूर कर घुद्ध होता है बही मोक्ष प्राप्त करता है । जो कर्मंबन्धन के स्वभाव 
श्रौर झ्रात्म स्वभाव को जानकर बन्ध से बिरक्‍्त होता है वही कर्मो से मुक्त होता है। झात्मा भौर बन्ध के स्वभाव 
को भिन्‍न भिन्‍न जानकर बन्ध को छोड़ता झौर श्रात्मा को ग्रहण करना ही मोक्ष का उपाय है। यहाँ यह प्रदन होता 
है कि प्रात्मा को कैसे ग्रहण करे, इसका उत्तर देते हुए श्राचार्य ने कहा है कि प्रज्ञा (भेद विज्ञान) द्वारा जो अंतन्यात्मा 
है वही मै हु । दोष श्रन्य सब भाव मुझसे पर है--बे मेरे नही है। इत्यादि कथन किया गया है। 

सर्व विशुद्धि प्रधिकार में एक तरह से उन्हीं पूर्वोक्त बातों का कथन किया गया है। सम्यर्दर्शन, 
सम्यग्शञान झौर सम्यक चारित्र का विषय शुद्ध श्रात्म तत्त्व है । वह शुद्ध आत्मतत्त्व सर्वविशुद्धज्ञान का स्वरूप है। न 
वह किसी का का है, श्रौर न किसी का कारण है, उसका पर द्रव्य के साथ कोई सम्बन्ध नही है। इसो विचार से 
भ्रात्मा और परद्रव्य में कर्ता कर्ममाव भी नही है। प्रतएवं झ्रात्मा पर द्रव्य का भोक्‍ता भी नही है। प्रज्ञानो जीव 
ग्रज्ञानवश ही प्रात्मा को परद्रव्य का कर्ता भोक्‍ता मानता है। 

इस ग्रन्थ पर ध्राचार्य प्रमृतचन्द्र की आत्मख्याति, जयसेन की तात्पर्यवृत्ति श्रौर वालचन्द्र अ्रध्यात्मी की 
टौकाएं उपलब्ध हैं। 

निम्रससा र- प्रस्तुत ग्रन्थ में १८७ गाथाए हैं। जिन्हे टीकाकार मलधारि पह्चप्रभदेव ने १२ श्रधिकारो 
में विभकत किया है । किन्तु यह विभाग ग्रन्थ के श्रनुरूप नही है। ग्रन्थकार ने इसमें उन सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान झौर 
सम्यक्‌ बारित्र रूप श्रद्धान को सम्गग्द्शन बतलाया है और प्राप्त झागम का स्वरूप बत्तलाकर तत्त्वों का कथन 
किया है, पश्चात छह द्रव्यों प्लोर पचास्तिकाय का कथन है। व्यवहारनय से पाच महात्रत, पांच समिति, और तीन 
गुप्ति यह व्यवहार चारित्र है। भागे निश्चयनय के दृष्टिकोण से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रालोचना, कायोत्सर्ग, 
सामायिक झौर परम भक्तित इन छह प्रावश्यकों का वर्शन किया है भौर बतलाया है कि मिश्वयनय से सवज्ञ केवल 
प्रात्मा को जानता है, भौर व्यवहारनय से सबको जानता है । इसी प्रसंग में दर्शन भौर ज्ञान की महत्वपूर्ण चर्चा दी 
है। रचना महत्वपूर्ण भौर उपयोगी है । 


प्र जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


बंसण पाहुड--इसमें सम्यग्द्शन का स्वरूप भौर महत्व ३६ गाथाओ द्वारा बतलाया गया है। दूसरी गाथा 
में बताया है कि धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है। झतः सम्यग्दशंन से हीन पुरुष वन्दना करने के योग्य नही है । तीसरी 
गाथा में कहा है कि जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट है, वह भ्रष्ट हो है, उसे मुक्ति की प्राप्ति नही होती । सम्यन्दर्शत से 
रहित प्राणी लाखो करोडो वर्षों तक घोर तप करे तो भी उन्हे बोधि लाभ नही होता ! इत्यादि श्रनेक तरह से 
सम्यग्दर्शन का स्वरूप श्रौर उसकी महत्ता बतलाई गई है । 

अरित्ति पाहुड-- इसमें ४४ गाथाओो द्वारा चारित्र का प्रतिपादन किया गया है। चारित्र के दो भेद है--सम्य- 
क्त्वाचरण और संयमाच रण । नि:शकित आ्रादि झ्राठ गुणों से विशिष्ट निर्दोष सम्यक्त्व के पालन करने को सम्यकत्वा 
चरण चारित्र कहते है। सयमाचरण दो प्रकार का है--सागार भौर श्रनगार | सागाराचरण के भेद से ग्यारह 
प्रतिमाश्रों के नाम गिनाये है। तथा पांच श्रणुत्रत, तीन गुणब्रत श्रौर चार शिक्षात्रतों को सागार सयमाचरण बत- 
साया है। पांच श्रणुत्रत प्रसिद्ध ही है, दिशा विदिशा का प्रमाण, अनर्थ दण्ड त्याग ओर भोगोपमोग परिमाण ये तोन 
गुणब्रत, सामायिक, प्रोषध, प्रतिथि पूजा और सल्लेखना ये चार शिक्षाक्षत बतलाये हैं। किन्तु तत्त्वार्थ सूत्र मे भोगो- 
पभोग परिमाण को शिक्षान्रतों मे गिनाया है श्लौर सलल्‍लेखना को भ्रलग रक्‍्खा है। तथा देश विरति नाम का एक 
गुणब्रत बतलाया है । 

प्रनगार धर्म का कथन करते हुए पांच इद्रियो का वश करना, पत्र महात्रत धारण करना, पाच समिति 
श्र तीन ग्ुप्तियो का पालन करना भ्नगाराचरण है। श्रहिसादि ब्रतो की पाच पाच भावनाए बतलाई है। 

घुत्त पाहुड--इसमें २६ गाथाए है जिसमे सूत्र की परिभाषा बताते हुए कहा है कि जो ग्ररहत के द्वारा प्र्थरूप 
से भाषित और गणधर द्वारा कथित हो, उसे सूत्र कहते है। सूत्र में जो कुछ कहा गया है उसे प्राचार्य परम्परा द्वारा 
प्रवतित मार्ग से जानना चाहिए । जैसे सूत्र (धागे) से रहित सुईं खो जाती है, वैसे ही यूत्र को (झागम को ) न जानने 
वाला मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने वाला भी मुनि यदि स्वच्छन्द विचरण करने 
लगता है तो वह मिथ्यात्व मे गिर जाता है। गाथा १० में बतलाया गया है कि नग्न रहना और करपुट भे भोजन 
करना यही एक मोक्षमार्ग है । शेष सब भ्रमार्ग है। श्रागे बतलाया है कि जिस साधु के बाल के श्रग्रभाग के बराबर 
भी परियग्रह नही है, और पाणिपात्र में भोजन करता है, वही साधु है। इस पाहुड में स्त्री प्रश्नज्या शौर साधुप्रो के 
वस्त्र धारण करने का निर्षध किया गया है । 


.  , बोध पाहुड मे ६२ गाथाओ द्वारा आ्रायतन, चैत्यग्रह, जिनप्रतिमा, दर्शन, जिनबिम्ब, जिनमुद्रा, ज्ञान, देव, 
तीर्थ, अहंन्त और प्रवज्या का स्वरूप बतलाया है। अतिम गाथाओं मे कुन्दकुन्द ने अपने को भद्वबाहु का शिष्य 


प्रकट किया है । 

भाव पाहुड मे १६३ गाथाशों द्वारा भाव की महत्ता बतलाते हुए भाव को ही ग्रेण दोषो का कारण 
बतलाया है और लिखा है कि भाव की विशुद्धि के लिये ही बाह्य परिग्रह का त्याग किया जाता है। जिसका अतः- 
करण शुद्ध नही है उसका बाह्य त्याग व्यर्थ है। करोड़ों वर्ष पर्यन्त तपस्या करने पर भी भाव रहित को मुक्ति 
प्राप्त नही होती । भाव से ही लिगी होता है द्रव्य से नही। झत: भाव को घारण करना आवश्यक है। भब्यसेन 
ग्यारह प्रग खौदह पूर्वों को पढ़कर भी भाव से मुनि न हो सका ! किन्तु शिवभूति ने भाव विशुद्धि के कारण 'तुष 
मास' शब्द का उच्चारण करते करते केवलज्ञान प्राप्त किया । जो शरीरादि बाह्य परिग्रहों को और माया कषाय- 
आदि अन्तरंग परियग्रहो को छोड़कर प्रात्मा में लीन होता है वह लिगी साघु है। यह पूरा पाहुड ग्रन्थ सदुपदेश्यों से 
भरा हुप्ा है । 

मोक्ख पाहुड की गाथा संख्या १०६ है। जिसमें आत्म द्रव्य का महत्व बतलाते हुए प्रात्मा के तीन भेदों 
कोौ--परमात्मा, भ्रतरात्मा और बहिरात्मा की--चर्चा करते हुए बहिरात्मा को छोड़कर अन्तरात्मा के उपाय से पर- 
मात्मा के ध्यान की बात कही गई है। पर द्रव्य में रत जीव कर्मों से बधता है और परद्रब्यसे विरत जीव कर्मों से छुटता 
है। सक्षेप में बन्ध धोर मोक्ष का यह जिनोपदेश है। इस तरह इस प्राभृत मे मोक्ष के कारण रूप से परमात्मा के 


कुम्दकुन्दाचाय डे 


ध्यान की झ्रावश्यकता झोौर महत्ता बतलाई है। इन छह प्राभृतों पर बह्म श्ुतसागर की संस्कृत टीका है, जो प्रकाशित 
हो चुकी है। 

सौल पाहुड--इसमें ४० गाथाएं है जिसके द्वारा शील का महत्व बतलाया गया है और लिखा है कि शील 
का ज्ञान के साथ कोई विरोध नही है। परन्तु शील के बिना विषय-वासना से ज्ञान नष्ट हो जाता है। जो ज्ञान को 
प्राकर भी विषयो में रत रहते है वे चतुर्गततियों में भटकते हैं और जो ज्ञान को पाकर विषयों से घिरक्त रहते है, वे 
भव-अ्रमण को काट डालते है। 

बारसाणुपेबला (द्वादशानुप्र क्षा)--इसमें &१ गाथाओ द्वारा वैराग्योत्पादक द्वादश्ष भनुप्रेक्षाओ का बहुत 
ही सुन्दर वर्णन हुआ है । वस्तु स्वरूप के बार-बार चिन्तन का नाम शजनुप्र क्षा है। उनके नामो का क्रम इस प्रकार 

प्रदुभ बसमस रणमेगसमण्णससारलोगससु चिरं । 
झासवसंब र णिज्ज रधम्सं॑ वोहि व चितेज्जो ॥ 

प्रध्र॒ व, प्रशरण, एकत्व, श्रन्यत्व, ससार, लोक, अझशुचित्व, झ्ाख॒व, सवर, निर्ज रा, धर्म श्रौर बोधि ! 

तत्वार्थ सूत्नकार ने बनुप्र क्षाझ्रो के क्रम में कुछ परिवर्तत किया है। 

प्रनित्याशरणसंसारकत्वान्यत्वाशुच्यासवसव रनिर्ज रालोकबो धिदुल भधर्मस्वाख्यातत्त्वानु विन्तनमनुप्र क्षा:' । 

शआ्राचार्य कुन्दकुन्द ने इन बारह भावनाशरों के चिन्तन द्वारा श्रमणो के बेराग्य भाव को सुदुढ किया है । 
देवनन्दी (पूज्यपाद) की सर्वार्थसिद्धि के दूसरे श्रध्याय के 'संसारिणों मुक्ताइच' की टीका में वारस अनुप्र क्षा की 
पाच गाथाए उद्धत की है| 

रयणसार भी कुन्दकुन्दाचार्य की कृति कही जाती है, परन्तु उस रचना में एकरूपता नहीं है--गाथाओ्रो की 
ऋम सख्या भी बढी हुई है, श्ननेक गाथाएं प्रक्षिप्त हैं। ऐसी स्थिति में जब तक उसकी जाच द्वारा मूलगाथाश्नो की 
सख्या निदिचत नही हो जाती श्रौर गण गच्छादि की सूचक प्रक्षिप्त गाथाप्रो का निर्णय नही हो जाता, तब सक 
उसे कुन्दकुन्दाचाये की क्रति नहीं माना जा सकता । 

झ्ब रही मूलाचार ग्लौर थिरुकुरल के रचयिता की बात, सो मूलाचार को कुन्दकुन्दाचार्य की कृति कहना 
या मानना अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। यद्यपि मुलाचार मे कुन्दकुन्द के भ्रन्य ग्रन्थों की झनेक गाथाएं भी 
पाई जाती है और उसका पाचवी शताब्दी के 'तिलोय पण्णत्ति' ग्रन्थ मे उत्लेख होने से वह रचना पुरातन है। परल्तु 
उसका कर्ता वसुनन्दि ने 'बट्ठकेर सूचित किया है | यद्यपि वट्ट केराचार्य का कोई अन्य उल्लेख प्राप्त नही है, और न 
उनको गुरु परम्परादि का कोई उल्लेख उपलब्ध ही है । भ्रन्थ में सघवदु प्रो' जेसे शब्दो का उल्लेख है, जिसका श्रर्थ 
संघ का उपकार करने वाला टीकाकार ने किया है। उसे कुन्दकुन्दाचार्य की कृति मानने के लिए कुछ ठोस प्रमाणो 
की श्रावश्यकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह मूलसंघ की परम्परा का ग्रन्थ है । 

थिरुकुरल--जेन रचना है, यह निश्चित है। परन्तु वह कुन्दकुन्दाचार्य की क्ृति है, झौर कुन्दकुन्दाचार्य का 
दूसरा नाम 'एलाचार्य' था, इसे प्रमाणित करने के लिये श्रन्य प्राचीन प्रमाणो की श्रावश्यकता है। उसके प्रमाणित 
होने पर थिरुकुरल को कुन्दकुन्द की रचना मानने में कोई सकोच नहीं हो सकता। स्व प्रो० चक्रवर्ती ने इस 
दिलश्ला में जो शोध-खोज की है, बह श्रनुकरणीय है। भ्रन्य विद्वानो को इस पर विचार कर प्रन्तिम निर्णय करना 
श्रावश्यक है। बहुत सम्भव है कि वह कुन्दकुन्दाचायं की ही रचना हो । 


अति संग्रह 
प्राकृत भाषा की कुछ भक्तियाँ भी कुन्दकुन्दाचार्य की कृति मानी जाती हैं। भक्तियों के टीकाकार प्रभाचरद्रा- 
चाय ने लिखा है कि--'संस्कृता सर्वा भक्तय: पादपूज्य स्वामिक्कताः प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यक्रता:।' श्र्थात्‌ संस्कृत 


स्ड जैन घर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


को सब भक्तियाँ पूज्यपाद की बनाई हुई है झोर प्राकृत की सब भक्तियों कुन्दकुन्दाचायं कृत है । दोनो भक्तियो पर 
प्रभाचन्द्राचार्य की टीकाए है। कुन्दकुन्दाचार्य की आठ भक्तियाँ है जिनके नाम इस प्रकार है। 

१ सिद्धभक्ति २ श्रत भक्ति, ३ चारित्रभक्ति, ४ योगि (अनगार) भक्ति, ५ झ्राचायं भक्ति, ६ निर्वाण 
भक्ति, ७ पचगुरु (परमेष्ठि) भक्ति, ८ थोस्मामि थुदि (तीर्थकर भक्ति) । 

सिद्ध भक्ति--इसमे १२ गाथाझ्रों द्वारा सिद्धों के गुणो, भेदों, सुख, स्थान, आकृति, सिद्धि के मार्ग तथा 
क्रम का उल्लेख करते हुए अभ्रति भक्तिभाव से उनकी वन्दना को गई हे । 

अ्ुतभक्ति - एकादश गाथात्मक इस भक्ति में जैन श्र्‌ त के श्राचारागादि द्वादश अगो का भद-प्रभेद-सहित 
उल्लेख करके उन्हे नमस्कार किया गया है। साथ ही, १४ पूर्वों मे से प्रत्येक कीवस्तु सख्या और प्रत्येक वस्तु के 
पाहुडो (प्राभृतों) की संख्या भी दी है । 

चारित्र भक्ति--दश श्रनुष्ट्प्‌ पद्मों मे श्री वर्धमान प्रणीत सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहार विशुद्धि, 
सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात नाम के पाच चारित्रो, प्रहिसादि २८ मूलगुणो, दशधर्मो, त्रिगुप्तिपों, सकल शीलो, 
परिषहजयो झौर उत्तर गुणों का उल्लेख करके उनकी सिद्धि और सिद्धि फल (मुक्ति सुख) का कामना को है। 

योगी ( प्रनगार ) भक्ति--यह भक्ति पाठ २३ गाथात्मक है। इसमे जैन साधुओो के श्रादर्श जीवन और 
उनकी चर्या का सुन्दर श्र कम किया गया है । उन योगियों की अनेक अवस्थाओ, ऋडियो, सिद्धियो तथा गुणों का 
उल्लेख करते हुए उन्हें भक्तिभाव से नमस्कार किया गया है। और उनके विशेषण रूप, गुणो का-दो दोसविप्प- 
मुक्क लिदडविरत, तिसल्लपरिसुद्ध, चउदसगथपरिसुद्ध, चउदसपुव्वपंगब्भ और चउदसमलविवज्जिद--वाक्यो द्वारा 
उल्लेख किया है, जिससे इस भक्तिपाठ की महत्ता का पता चलता है। 

आचाय भक्ति--हसमे दस गाथाओ द्वारा आचाये परमेष्ठी के खास गुणो का उल्लेख करते हुए उन्हे 
नमस्कार किया गया है । 

लिर्वाण भक्ति---२७ गाथात्मक इस भक्ति मे निर्वाण को प्राप्त हुए तीर्थकरो तथा दूसरे पृतात्म पुरुषों के 
नामो का उन स्थानों के नाम सहित स्मरण तथा बवन्‍्दना की गई है जहाँ से उन्होने निर्वाण पद की प्राप्ति को है । 
इस भक्त पाठ में / 225 ऐतिहासिक और , पौराणिक बातो एव श्रनुभूतियों की जानकारी मिलती है। 

पच्चगुर ( परमेहठ ) भक्ति-इसमे सृग्विणी छन्द के छह पद्यों में अरहंत्‌, सिद्ध, झराचार्य, उपाध्याय और साध 


ऐसे पाँच पुरुषों का--परमेष्ठियों का--स्तोत्र और उसका फल दिया है श्लौर पच परमेष्ठियों के नाम देकर उन्हें 
नमरकार करके उनसे भव-भव मे सुख की प्रार्थना की गई है । 


थोस्सासि थुदि (तीभंकर भक्ति)- यह “थोस्सामि' 
जिसे 'तित्ययरभत्ति' कहते है। इसमे वृषभादि-बद्ध मान पर्यन्त 
वन्दना की गई है । 
प्राचाय कुन्दकुन्द ने श्रपनी कोई गुरु परम्परा नहीं दी और न श्रपने ग्रन्थों मे उनके नामादि का तथा 
राजादि का उल्लेख ही किया है । किन्तु बोध पाहुड को ६१ न० की गाथा में अपने को भद्गबाहु का शिष्य सूचित 
किया है" । और ६२ हे ० की गाथा मे भद्रबाहु श्रृत केवली का परिचय देते हुए उन्हे भ्रपता गमक गुरु बतलाया है 
झौर लिखा है कि-- जिनेन्द्र भगवान महावीर ने श्रर्थ रूप से जो कथन किया है वह भाषा सूत्रों से शब्द विकार को 
री हा हज ही से हो गया है। भद्गबाहु के मुझ शिष्य ने उसको उसी रूप से जाता है श्लोर कथन 
कया है। दूसरी गाथा में बताया है कि--बारह श्गो भर चौदह पूर्चों के विपुल विस्तार 
श्र्‌ तज्ञानी श्र्‌ तकेवली भद्रबाहु जयवन्त हो । ५ डक 


पद से प्रारम्भ होते वाली अष्ट गाथात्मक स्तुति है 
चतुविद्यति तीर्थकरों की उनके नामोल्लेख पूर्वक 


डा चन नल नमन 755०० ०२++२००+ ८-3 हनन नेक नस «००३५ नमे ५ +- नेक 8४०«+ नमन न सनक «५ रन न न» «नम “व नव 
१ सहवियारों हुओ भासासुत्तेसु ज कम कहिय । 

सो वह कर रणाय॑ सीसेराय ।६१ र 

वारसअ ग चउदसपरुव्वग बिउल वित्यथरणा | 


सुवरशाणी भद्दबाहु गमयगुरु भयवओं जयओ ॥६२ 


कुल्बहुन्धचर्य प्‌ 


थे दोनों गाथाए परस्पर सम्बद्ध है। पहली गाया में झुन्दकुन्द ने झ्पने को जिस भद्रबाहु का दिष्य कहा 
है, दूसरी गाथा में उन्ही का जयकार किया है झौर वे भद्रबाहु श्रुत केवली ही है। इसका समर्थन समय प्राभृत 
की प्रथम भाथा' से भी होता है। उन्होंने उस गाथा के उत्तराधे मे कहा है कि -श्न्‌ त केवली के द्वारा प्रतिपादित 
समय प्राभृत को कहूंमा | यह श्रृतकेवली भद्रबाहु के सिवाय दूसरे नहीं हो सकते। श्रवणबेलमोल के प्रनेक शिला- 
लेखो में यह बात अ कित है कि- अपने शिष्य चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ भद्गबाहु वहाँ पधारे थे, प्लरौर वही उनका स्वगग- 
बास हुआ था।* इस घटना को अनेक ऐतिहासिक विद्वान तथ्यरूप में मानते है। पझत्तः कुम्दकुन्द के द्वारा उनका 
अपने गूरु रूप में स्मरण किया जाना उक्त घटना की सत्यता को प्रमाणित करता है। किस्तु कुन्दकुन्द भद्रबाहु के 
समकालीन नही जान पड़ते, क्योकि अगज्ञानियो की परम्परा मे उतका नाम नहीं है। किन्तु वे उनको परम्परा में 
हुए प्रवद्य हैं । पर इतना स्पष्ट है कि भद्बबाहु श्रुतकेवली दक्षिण भारत में गए थे, श्लौर वहां उनके शिष्य-अ्रश्षिष्यों 
द्वारा जन धर्म का प्रसार हुआ था। अत: कुन्दकुन्द ने उन्हे ममक गुरु के रूप मे स्मरण किया है। वे उनके साक्षात 
क्षिष्य नही थे। परम्परा दिष्य अवदय थे । उनका समय छह सौ तिरासी वर्ष की कालगणना के भीतर द्वी झाता है । 


मूलसंघ प्लोर कुन्दकुन्दान्वय 

भगवान महावीर के सभय में जेन साधु सम्प्रदाय निम्न न्थ' सम्प्रदाग्र के नाम से प्रसिद्ध था। इसो कारण 
बौद्ध त्रिपिटकों मे महावीर को “निगंठ नाट्पुत्त लिखा मिलता है। श्शोक के शिलालेखो मे भो 'निगठ' झब्द से उस 
का निर्देश किया गया है । 

कुन्दकुन्दाचार्य मूलसघ के आदि प्रवर्तक माने जाते है। कुन्दकुन्दान्वय का सम्बन्ध भी इन्हीं से कहा गया 

है। वस्तुतः कौण्डकुण्डपुर से निकले मुनिवंश को कुन्दकुन्दान्बय कहा गया है । कुन्दकुन्दान्वय का उल्लेख शक स ० 
३८८ के मर्करा के ताम्रपत्र में पाया जाता है। मर्करा का ताम्र पत्र शिलालेख न॑ं० ९४ से बिल्कुल मिलता है। 
शिलालेख न० ६४ वे में कोगणि वर्मा ने जिस मूलसंघ के प्रमुख घन्द्रनन्द प्राचार्य को भूमिदान दिया है उसी को 
दाने देने का उल्लेख मर्करा के दान पत्र में भी है। किन्तु इसमे चन्द्रनन्दि की गुरु परम्परा भी दी है झ्नौर उन्हे देशी- 
गण कुन्दकुन्दान्वय का बतलाया है। लेख न० ६४ का प्रनुमानित समय ईसा की ५ वी शताब्दी का प्रथम चरण है 
श्ौर मर्करा के ताम्रपत्र में प्र कत समय के झनुसार उसका समय ई० सन्‌ ४६६ होता है। कोगणि वर्मा के पुत्र 
दुविनीत का समय ४८० ई० से ५२० ई० के मध्य बैठता है। झत: ताम्रपत्र के अ कित समय में कोगणि वर्मा वर्त॑- 
मान था, जिसने चन्द्रनन्दि को दान दिया। चन्द्रनन्दि की गुरु परम्परा में गुणचन्द्र, प्रभयनन्दि, शीलभद्र, जयनन्दि 
गुण नन्दि, चन्द्रनन्दि झादि का नामोल्लेख है। इसमे नन्‍्द्यन्त नाम श्रधिक पाय जाते है। 

मूलसघ की परम्परा भी प्राचीन है। मूलाचार का नाम निर्देश झ्राचार्य घतिवृषभ की तिलोयपण्णत्ति में 
है । तिलोयपण्णत्ति ईसा की ५ वी शताब्दी के श्रन्तिम चरण में निष्पन्न हो चुकी थी। अत. मूलाचार चतुर्थ शताब्दी 
से पूर्व रचा गया होगा । मूलाचार मूलसघ से सम्बद्ध है। श्राचार्य कुन्दकुन्द का कर्नाटक प्रान्त के साधुश्रो पर बहुत 
बड़ा प्रभाव था । 


कुन्दकुन्द का समय 


सन्दिसध की पट्टावली मे लिखा है कि कुन्दकुन्द वि० स० ४६ मे आचाये पद पर प्रतिष्ठित हुए । ४४ बर्ष 
की अ्रवस्था में उन्हे प्राचार्य पद मिला । ५१ वर्ष १० महीने तक वे उस पद प्र प्रतिष्ठित रहे । उत्तकी कुल अपयु 
६५ वर्ष १० महीने भौर १४ दिन की थी । 


१. वंदित्त सब्बसिद्धे घुवमचलमंणोवर्य गइ पत्ते । >) 
बोच्छामि सम्यपाहुड मिर्मो सुयकेबली भणिय ॥॥३ 
२. शिलालेख सं० भा० ( लेख नं० १, १७, १८, ४०, ५४, १०५ । 


च्६् जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


प्रो० हार्मले द्वारा सम्पादित नन्दिसध की पट्टावलियों के झाधार से प्रो० चक्रवर्ती ने पचास्तिकाय की 
प्रस्तावना में कुन्दकुन्द को पहली शताब्दी का विद्वान माना है ! 

कुन्दकुन्दाचार्य के समय के सम्बन्ध में श्रनेक विद्वानों ने विचार किया है। उन सबके विचारों पर प्रवचन- 
सार की विस्तृत प्रस्तावना में विचार किया गया है। ग्रन्त मे डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय ने जी निष्कर्ष 
निकाला है, उसे नीचे दिया जाता है -- 

वे लिखते है - 'कुन्दकुन्द के समय के सम्बन्ध में की गई इस लम्बी चर्चा के प्रकाश में जिसमें हमने उपलब्ध 
परम्पराओ की पूरी तरह से छानबीन करने तथा बिभिन्‍न दृष्टिकोणों से समस्या का मूल्य ग्राकने के पश्चात्‌ केवल 
सभावनाझों को समभमे का प्रयत्न किया है-हमने देखा कि परम्परा उनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का 
उत्तराध॑ धौर ईस्वी सन्‌ की प्रथम शताब्दी का पूर्वार्ध बतलाती है । कुन्दकुन्द से पूर्व पट्‌ खण्डागम की समाप्ति की 
सम्भावना उन्हें ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्य के पश्चात्‌ रखती है। मकरा के ताम्पत्र में उनकी श्रन्तिम काला- 
वधि तीसरी शताब्दी का मध्य होना चाहिए। चर्चित मर्यादाओं के प्रकाश में ये सम्भावनाए-कि कुन्दकुन्द पलल्‍लव 
वंशी राजा शिवस्कन्द के समकालीन थे श्रोर यदि कुछ और निश्चित ग्राधारों पर यह प्रमाणित हो जाय कि वही 
एलाचार्य थे तो उन्होने कुरल को रचा था, सूचित करती है कि ऊपर बतलाये गए विस्तृत प्रमाणो के प्रकाश में कुन्द- 
कुन्द के समय की सर्यादा ईसा की प्रथम दो शताब्दियाँ होती चाहिए। उपलब्ध सामग्री के इस विस्तृत पर्यवेक्षण 
के पश्चात्‌ मैं विश्वास करता हूँ कि कुन्दकुन्द का समय ईस्वी सन्‌ का प्रारम्भ है ॥ (प्रवचन० प्र० १० २२) 

इससे स्पष्ट है कि आचाये कुन्दकुन्द ईसा की प्रथम शताब्दी के श्रारम्भ के विद्वान है । 
गुणवीर पडित-- 

यह कलन्दैके वाचानन्द मुनि के शिष्य थे। इन्होंने मलयपुर के नेमिनाथ मन्दिर में बेठकर 'निमिनाथम' 
नामक विशाल तमिल व्याकरण ग्रन्थ की रचना की थी । ग्रन्थ के प्रारम्भ के पद्यों मे बतलाया है कि जल-प्रवाह के 
द्वारा मलयपुर जैन मन्दिर के विनाश होने के पूर्व यह ग्रन्थ रचा गया था । यह ग्रन्थ प्रसिद्ध वेणवा छद में है। मदुरा 
के तमिल सगम के पश्रधिकारियों ने इसे शेन तमिल नाम के पन्न में पुरातन टीका के साथ छपाया था। ग्रुणवीर 
पण्डित का समय ईसा की प्रथम शताब्दी है । इसी से इनकी यह रचना ईस्वी सन्‌ क॑ प्रारम्भ काल की कही जाती है । 


तोलकप्पिय 


यह तमिल भाषा के व्याकरण का वेत्ता श्रौर रचयिता था। यह प्रसिद्ध वेयाकरण था। इसके रचे हुए 
व्याकरण का नाम तोल कप्पिय है । यह जैनधर्म का अनुयायी था । 

इन्द के सस्कृत व्याकरण मे' तोलकप्पिय का निर्देश है। इन्द्र का समय ३५० ई० पूर्व है। श्रत' प्राचीन 
व्याकरण तोलकप्पिय के समय की उत्तरावधि ३५० ई० पूर्व निश्चित होती है। मदुरा तमिल की पत्रिका को 'सेसन- 
तमिल (जि० १८, १६१६-२० पृ० ३३६) में श्री एस वेयापुरिपिल्ले का एक लेख प्रकाशित हुआ था, उसमे 
उन्होने लिखा था कि--'तोलकंप्पिय ज॑नधर्मानुयायी था झौर इस सम्बन्ध मे उनकी मुख्य दलील (यूक्ति ) यह थी 
कि तोलकप्पिय के समकालीन पनयारनार ने तोलकप्पिय को महान्‌ प्रौर प्रख्यात्‌ 'पडिमइ” लिखा है। पडिमइ प्राकृत 
भाषा के 'पडिमा' शब्द से बताया गया है। पडिमा (प्रतिमा) एक जैन शब्द है, जो जेनाचार के नियमों का सूचक 
है । श्री पिलले ने तोल कप्पियम्‌ के सूत्रो का उद्धरण देकर लिखा है कि मरवियल विभाग मे घास झौर वक्ष के 


कलन-++++ 





१. मेकडोनल---हिस्द्री ऑफ सस्क्ृत लिटरेचर पृ० ११ 
२. स्टेडीज सा० इ० जैनिज्म पृ० ३६ 


उमास्काति (पृद्धपिच्छातार्य फ्र् 


समान जीवों को एकेन्द्रिय, घोंषे के समान जीवो को दो इन्द्रिय, चीटी के समान जीवों को तीन इन्द्रिय, केकड़े के 
समान जीवों को चौहन्द्रिय और बड़े प्राणियों के समान जीबों को पंचेन्द्रिय बताया है तथा मनुष्य के समान अन्य जीवों 
का यह विभाग प्रन्य दर्शनों में नहीं पाया जाता। ब्नतः यह तमिल व्याकरण ग्रन्थ एक प्रामाणिक जेन विद्वान की 
कृति है। 


उमास्वाति (गृद्धपिच्छाचार्य) 


मूलसघ की पट्टावली मे कुन्दकुन्दाचार्य के बाद उमास्वामि (ति) चालीस बर्ष ८ दिन तक नन्दिसच के पढ़ 
पर रहे । श्रवणवेलगोल के ६५वें शिलालेख मे लिखा है-- 

तस्थान्वये भूविविते बभूव यः पद्मनन्दि प्रथमालिधानः । 

श्री कुन्दकुन्दा दिमुनीइव राख्य: सत्संगमावुद्गतचा र णद्धि: ।।५ 

झ्रभुवुमास्वाति मुनोइव रो 5सावाचायं शब्दोस रगृद्ध पिच्छ: । 

तदन्‍्वये तत्सवुशो5स्ति नान्यस्तारका लिकाशेषपदार्थ वेदी ३६ 

प्र्थात्‌ जिनचन्द्रस्वामी के जगत्‌ ;प्रसिद्ध श्वन्वय में 'पद्मनन्दी' प्रथम इस ताम को धारण करने वाले श्री 
कुन्दकुन्द नाम के मुनिराज हुए। जिन्हे सत्संयम के प्रभाव से चारणऋद्धि प्राप्त हुई थी। उन्ही कुन्दकुन्द के प्रन्वय 
में उमास्वाति मुनिराज हुए, जो गृद्धपिच्छाचायं नाम से प्रसिद्ध थे उस समय गृद्धपिच्छाचार्य के समान समस्त 
पदार्थों को जानने वाला कोई दूसरा विद्वान नहीं था । 

श्रवणबेलगोल के २५४८ वे शिलालेख मे भी यही बात कही गई है। उनके वशरूपी प्रसिद्ध खान से 
प्रनेक मुनिरूप र॒त्नो की माला प्रकट हुई। उसी मुनिरत्नमाला के बीच मे मणि के समान कुन्दकुन्द के नाम से प्रसिद्ध 
झ्ोजस्वी भ्राचाये हुए। उन्ही के पवित्र वश में समस्त पदार्थों के ज्ञाता उमास्वामि मुनि हुए, जिन्होने जिनागम को 
सूत्र रूप में ग्रथित किया । यह प्राणियों की रक्षा मे अत्यन्त सावधान थे। अतएव उन्होंने मयूरपिच्छ के गिर जाने 
पर गुद्धपिच्छो को धारण किया था। उसी समय से विद्वान लोग उन्हे गृद्धपिच्छाचार्य कहने लगे। और गृद्धपिच्छाचार्य 
उनका उपनाम रूढ हो गया । वीरसेनाचार्य ने अपनी घवला टीका मे तत्त्वाथंसूत्र के कर्ता को गृद्धपिच्छाचार्य लिखा 
है। । आचार्य विद्यानन्द ने भी श्रपने श्लोक वारतिक में उनका उल्लेख किया है? । 

श्राचायं पृज्यपाद ने सवर्थिसिद्धि के प्रारम्भ में जो वर्णन किया है वह अत्यन्त माभिक है :-- 

“मुन्पिरिषण्सध्ये सस्तिषष्णं मृ्ते सिब्र सोक्षमार्गसवार्विसर्ग बपुषा मिरूपयन्त युकत्यागस कुशलं परहित 
प्रतिपाद्ककार्स भार्य निषेष्यं निग्नेश्थाचायंबर्यण । 


(के न 5+पनययनन-+ मनन» +-+नननान>ऊ-+प ७५. "नमक 





१. तदीयबंशा करत. प्रसिद्धादभूददोषा यति र॒त्नमाला । 
बभौ यदस्तमंरिवन्मुनोन्द्र: स कुन्दकुन्दोदितचण्डदण्ड ॥॥१० 
अभूदुमास्वाति मुनि पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी। 
सृत्रीकृत्त मेन जिसप्रणीत शास्त्रा्थंजात मुनिपुजुवेन ॥११ 
स॒ प्राणिसंरक्षरोअअघानो बभार योगी किल गृद्धपिच्छान्‌ । 
तदा प्रभुव्येव बुधा यमाहुराचार्यशब्दोसरयृद्ध पिच्छम्‌ ॥१२ 

२. तह गृद्धपिच्छाइरियप्पयासिद तच्च॒त्थसुत्त बि---'वरतेना परिणामक्रियापरत्वापरल्थे स कालस्य ।” (धवला० पु० ४ 

१० ३१६) 
३. “एतेन गृद्धपिच्खाचाय पर्यन्त मुनिसूत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता प्रकृत मूत्रे। तस्वार्थ दलो० बा० पु० ६ 





रत जैनघमं का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


वे मुनिराज सभा के मध्य में विराजमान थे जो बिना बचन बोले अपने शरीर से ही मानो मूर्तिधारी मोक्ष 
मार्ग का निरूपण कर रहे थे। युक्ति भौर प्रागम में कुशल थे, परहित का निरूपण करना ही जिनका एक कार्य था, 
तथा उत्तमोत्तम प्लार्य पुरुष जिनकी सेवा करते थे, ऐसे दिगम्बराचार्य गृद्धपिच्छाचार्य थे । 
मेसूर प्रान्त के नगरताल्लुक के ४६ वे शिलालेख में लिखा है 
तत्वाथंसश्रकर्ता रमुमास्वाति मुनीदव रम्‌ । 
श्रुतकेवलिदेशीय वन्देष्ह गुणमन्दिरम्‌ । 
मैं तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता, गुणो के मन्दिर एवं श्रुतकेवली के तुत्य श्री उमास्वाति मुनिराज को नमस्कार 
करता हूँ । 
तत्त्वार्थंसृत्र की मूल प्रतियो के श्रस्त मे प्राप्त होने वाले निम्न पद्य में तत्त्वार्थ सूत्र के कर्ता, गुद्धपिच्छोप- 
लक्षित उमास्वाभि या उमास्वाति मुनिराज की वन्दना की गई है । 
“स्वार्थसूत्रकर्तार गृद्धपिच्छोपलक्षितम्‌ । 
न्दे गणोन्द्र संजात मुमास्वामि (ति) मुमीश्वरस्‌ | 
इस तरह उमास्वाति श्राचायं, उमास्वामी धर गृद्धपिच्छाचार्य नाम से भी लोक मे प्रसिद्ध रहे है। महा 
कवि पम्प (६४१) ई० ने प्पने प्रादि पुराण में उमास्वाति को “प्राय॑नुत गृध्द्रपिच्छाचायं” लिखा है। इसी तरह 
चामुण्डराय (वि० स० १०३५) ने अपने त्रिषष्ठिलक्षण पुराण में तत्चवार्थसूत्रकर्ता को गृद्धपिच्छाचार्य लिखा है? । 
आचार्य वादिराज (शक स० ६४७-वि० स० १०८२) ने श्रपने पाश्वंनाथचरित मे श्राचाय गृद्धपिच्छ का निम्न 
छब्दों में उल्लेख किया है -: 
धतुच्छ गुणसंपात गृद्धपिच्छ नतो5स्मि तम्‌ । 
पक्षी कुर्वन्ति य॑ भव्या निर्वाणायोत्पतिष्णव- ।। 
मैं उन गृद्धपच्छ को नमस्कार करता हूं, जो महान्‌ गुणों के आकर है, जो निर्वाण को उडकर पहुँचने की 
इच्छा रखने वाले भव्यों के लिए पखो का काम देते है। प्रन्य अ्रनेक उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता 
का गृद्धपिच्छाचार्य रूप से उल्लेख किया है । 
श्रवणबेल गोल के १०५ वे शिलालेख मे लिखा है कि--आचाय॑े उमास्वाति ख्याति प्राप्त विद्वान थे। 
यतियों के भ्रधिपति उमास्वाति ने तत्त्वार्थ सूत्र को प्रकट किया है, जो मोक्षमार्ग मे उद्यत हुए प्रजाजनों के लिए 
उत्कृष्ट पाथेय का काम देता है। जिनका दूसरा नाम गृद्धण्च्छि है। उनके एक शिष्य बलाकपिच्छ थे, जिनके 
सूक्ति-रत्न मुक्त्यगना के मोहन करने के लिए श्राभूषणों का काम देते हैं३ । 
इत सब उल्लेखों से स्पष्ट है कि उनका गृद्धपिच्छायं नाम बहुत प्रसिद्ध था। वे जिनागम के पारगामी 
विद्वान थे। इसी से तस्वार्थसूत्र के टीकाकार समन्तभद्र, पृज्यपाद, अ्कलक झ्लौर विद्यानन्द आदि मुनियों ने बड़े ही 
श्रद्धापूर्ण शब्दों मे इनका उल्लेख क्रिया है । 














१. वसुमतिंगे नेगले तलच्चार्थसूत्रमवेटदगद्धपिच्छाचार्या । 
जसदि-दिगन्तम मुद्रिसि जिमशासनदमतिमेय प्रक्टमिदर ॥३ 
२ विक्रम की १३वीं शताब्दी के विद्वान बालचन्द मुनि ने तत्त्वाथसूत्र की कनडी टीका मे उमारब/ति नाम के साथ गद्ध- 
पिच्छाचार्य का भी नाम दिया है । ० 
३ श्रीमानुमास्वातिरय यततीशस्तत्त्वाय सूत्र प्रकटीचकार । 
यन्मुक्तिमागचिरणोद्यतानां पाथेयमध्य॑ भवति प्रजानाम्‌ ।॥१५ 
तस्थेव शिष्यी5जनि गृद्धपिच्छ द्वितीय सज्ञम्य बलाकपिच्छ ! 
यत्सृक्तिरस्ताति भवन्ति लोके मुक्त्यंगसामोहनमण्डनानि १६ 





उमास्थाति (गृंडपिच्याकार्य ) दर 


रचना 


गृद्ध पिच्छाचार्य की इस रचना का नाम तत्त्वार्थसृत्र' है। प्रस्तुत प्रन्थ दश प्रध्यायों में विभाजित है। 
इसमें जीवादि सप्ततत्वों का विवेचन किया गया है। जैन साहित्य में यह सस्कृतभाषा का एक मौलिक पश्राश्व सूत्र 
ग्रन्थ है। इसके पहले ससकृतभाषा में जेन साहित्य की रचना हुई है, इसका कोई भाधार नहीं मिलता । यह एक 
लघुकाय सृत्र ग्रस्थ होते हुए भी उसमे प्रमेयो का बडी सुन्दरता से कथन किया गया है। रचना प्रौढ़ श्रौर गम्भीर 
है । इसमें जैनवाइमय का रहस्य श्रन्तनिहित है। इस कारण यह ग्रन्थ जैन परम्परा मे समानरूप से मान्य है। 
दार्शनिक जगत में तो यह प्रसिद्ध हुआ ही है; किन्तु झ्राध्यात्मिक जगत में इसका समादर कम नही है। हिन्दुभो में 
जिस तरह गीता का, मुसलमानों में कुरान का, और ईसाइयों मे बाइबिल का जो महत्त्व है वही महत्व जन परम्परा 
में तत्त्वार्थ सूत्र को प्राप्त है । 
ग्रन्थ के दश श्रध्यायों में से प्रथम के चार ग्रध्यायों में जीव तत्त्व का, पाचवे श्रध्याय में श्रज्णीव तत्त्व का, 
छठवे झौर सातवें श्रध्याय में श्रास़वतत्त्व का, झाठवे श्रध्याय में बन्धतत्त्व का, नवमे प्रध्याय मे सवर भौर निर्जरा का 
ओर दशवे प्रध्याय मे मोक्षतत्व का वर्णन किया गया है। 
तत्त्वार्थ सूत्र का निम्न मंगल पद्म सूत्रकार की कृति है। इसका निर्देश शझ्राचायं विद्यानन्द ने किया है। 
मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कमंभ्भुताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां बन्दे तबगुण लब्धये ।। 
अन्य कुछ विद्वान इसे सूत्रकार की कृति नही मानते । उसमें यह हेतु देते है कि पूज्यपाद ने उसकी टीका 
नही की, अ्रतएवं वह पद्म सूत्रकार की कृति नही है, किन्तु यह कोई नियामक नहीं है कि टीकाकार मगल पद्य की 
भी टीका करे ही करे । टीकाकार की मर्जी है कि वह मंगल पद्य की टीका करे या न करे, इसके लिए टीकाकार की 
कोई जिम्मेदारी नही है। फिर इस मंगल पद्म में वही विषय वर्णित है जो तत्त्वार्थ सूत्र के दश श्रध्यायों में चर्चित 
है। मोक्षमार्ग का नेतृत्व, विश्वतत््व का ज्ञान, और कर्म के विनाश का उल्लेख है। इससे मगल पद्च सूत्रकार की 
कृति जान पडता है। 
भ्राचार्य विद्यानन्द ने स्पष्ट रूप से 'स्वामिमीमासितम्‌, वाक्य द्वारा समन्तभद्र को प्राप्तमी मासा का उल्लेख 
किया है। अतएव विद्यानन्द की दुष्टि में उक्त पद्म सूत्रकार का ही है। 
तत्त्वा्थ सूत्र की महिमा प्रसिद्ध है :-- 
दह्ाध्याये परिच्छन्ने तत्याथें पठते सति। 
फल स्थादुपवासस्य भाषितं सुनिपुंगवे: ।। 
दशाध्याय प्रमाण तत्वाथंसूत्र का पाठ भ्रौर अनुगम न करने पर भुनि पुगवों ने एक उपवास का फल 
बतलाया है। एक उपवास करने पर कर्म की जितनो निजजरा होती है, उतनी निजेरा अर्थ समभते हुए तत्वाथे सूत्र 
के पाठ करने से होती है। इसी कारण से दिगम्बर सम्प्रदाय में तो प्रत्येक अष्टमी प्लौर चतुर्दशी को स्त्रियों श्रौर 
पुरुष उसका पाठ करते झौर सुनते है। दश लक्षण पर्व के दिनों मे इसके एक एक भ्रध्याय पर प्रतिदिन प्रवचन होते 
है झौर जनता इन्हे बडी श्रद्धा के साथ श्रवण करती है। इसकी महत्ता इससे भी ज्ञात होती है कि दोनो सम्प्रदायों 
में इस सूत्र ग्रन्थ पर महत्वपूर्ण टीका-टिप्पणी लिखे गए हैं । दिगम्बर सम्प्रदाय में इस पर गन्धहस्ति महाभाष्य, 
तत्वाथंबृत्ति, सर्वार्थसिद्धि, तत्वार्थराजवातिक, तत्वार्थडलोकवातिक तत्वार्थवृत्ति (श्रुवसागरी) श्रौर भास्करनन्दि 
की सुलबोधवृत्ति प्रादि श्रनेक टीका ग्रन्थ लिखे गए है। दशवी शताददी के प्राचाय अ्रमृतचन्द्र ने उक्त तस्‍्वार्थ सूत्र का 


संस्कृत पद्यानुवाद किया है। श्रवण बेलगोल के शिलालेख से ज्ञात होता है कि शिवकोटि ने भी तत्वा्थंसूत्र की कोई 
टीका लिखी है, जंसा कि शिलालेख के निम्न पद्म से स्पष्ट है । 


“दिव्यो तदोयो शिवकोटिसूरिस्तपोलतालम्बन देहयष्टि: । 
'संसारधाराकर पोतमेतत्तत्वारथस त्रं तदलंचका र ।॥।” 


न्‍ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


यद्यपि यह टीका अनुपलब्ध है इस कारण इसके सम्बन्ध में कुछ लिखना सम्भव नही है, परन्तु यह पथ्च उस 
टीका पर से लिया गया जान पडता है। 

वर्तेमान से तस्तवार्थ सूत्र के दो पाठ प्रचलित है--एक सर्वार्थसिद्धिमास्य दिगम्बर सूत्रपाठ, और दूसरा भाष्य- 
सान्‍्य दवेताम्बर सूत्रपाठ । स्वेताम्बर सम्प्रदाय तत्त्वार्थधिगम भाष्य को स्वोपज्ञ मानती है, पर उस पर विचार करने 
से उसकी स्वोपज्ञता नही बनती । क्योकि मूलसूज ओर भाष्य एक कर्ता ही को कृति नहीं मालूम होते । तत्त्वार्थ सूत्र 
प्राचीन है और भाष्य श्र्वाचीन है, भाष्य लिखते समय सर्वार्थसिद्धिमास्य सूत्रपाठ था । इसके लिए प्रथम अध्याय के 
२०वे सूत्र की टीका दृष्टव्य है। कहा जाता है कि मूलसूत्र और उसका भाष्य ये दोनो विल्कुल इवेताम्बरीय श्रुत के 
ध्नुकूल है, श्रतएव सूत्रकार उमास्वाति इवेताम्बर परम्परा के विद्वान है। पर ऐसा नही है, भाष्यकार शण्वेताम्बर 
विद्वान हैं, किन्तु सूत्रकार दिगम्बर विद्वान है। यह तत्त्वार्थ सूत्र के कतिपय मलसूत्रों पर से स्पष्ट है, वे दिगम्बर 
परम्परा सम्मत है, श्वेताम्बर परम्परा सम्मत नही है। उदाहरण स्वरूप सोलहकारण भावनाओं वाला सूत्र, और 
२९ परीषहो का कथन करने बाले सूत्र भें 'नाग्न्य' दाब्द । 

यदि भाष्यकार श्रौर सूत्रकार एक होते तो भाष्य का मूल सूत्रों के साथ विरोध, मतभेद, ग्रथभेद, तथा अर्थ की 
असगति न होती, और न भाष्य का झ्ागम से विरोध ही होता किन्तु भाष्य में अर्थ की श्रसगति ओर आगम से विरोध 
देखा जाता है' । ऐसी स्थिति में वह मूल सूत्रकार की कृति कंसे हो सकता है ? सूत्र श्रौर भाष्य का आगम से भी 
विरोध उपलब्ध होता है | श्वेताम्वरीय उत्तराध्ययन के २८वे अध्ययन मे मोक्षमाग का वर्णन करते हुए उसके चार 
कारण बतलाये है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र शौर तप । जब कि तत्त्वाथ्थसूत्र के प्रथम अध्याय के पहले सूत्र में तीन कारण 
दर्शन, ज्ञान और चारित्र बतलाये है। श्वेताम्बरीय आ्रगम मे सत्‌ आदि अनुयोग द्वारो की सख्या € मानी है'। जब कि 
भाष्य मे श्राठ भ्रनुयोग द्वारो का उल्लेख है: । 

श्वेताम्बरीय सूत्र पाठ के दूसरे भ्रध्याय मे “निवृत्त्युपकरणे द्वव्येन्द्रियम' नाम का जो १७वा सूत्र है, उसके 
भाष्य मे उपकरण बाह्याभ्यान्तरं इस वाक्य के द्वारा उपकरण के वाहय और अभ्यन्तर ऐसे दो भेद बाह्य किये गये 
है । परन्तु इवे ० आगम में उपकरण के ये दो भेदनही माने गये है । इसी से सिद्धसेन गणी अपनी टीका में लिखते हे-- 
झागमे तु नास्ति कश्चिवन्तबं हिंद उपकरणरयेत्याचार्यस्येब कुतोंःपि सम्प्रदाय इति।” झ्रागम मे उपकरण का कोई 
प्रन्तर्याह्य भेद नही है। श्राचार्य का ही कही से कोई सम्प्रदाय है। भाष्यकार ने किसी मान्यता पर से उसे 
अ्रगीकृत किया है। उपकरण के इन दोनो भंदो का उल्लेख पृज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि २-१७ की वृत्ति मे किया है। 
इससे भाष्यकार ने उक्त दोनों भेद सर्वार्थसिद्धि से लिये है। इससे भी भाष्यकार पुज्यपाद के बाद के विद्वान है । 

जब मूलसूत्रकार झ्यौर भाष्यकार जुदे जुदे विद्वान है तब उनका समय एक कैसे हो सकता है ” साथ ही 
सूत्रकार प्राचीन झर भाष्यकार भ्रर्वाचीन ठहरते है | श्रत भाष्य की स्वोपज्ञता सभव नही है । 
समय--- 

तत्त्वार्थ सूत्र के कर्ता उमास्वाति ( गृद्धपिच्छाचार्य ) चूंकि कुन्दकुन्दान्वय में हुए है, इनके तत्त्वार्थ- 
सूत्र के मगल पद्म को लेकर विद्यानन्द के श्रनुसार स्वामी समन्‍्तभद्र ने आप्त की मीमांसा की है। समन्तभद्राचार्य 
का समय विक्रम की द्वितीय शताब्दी माना जाय तो उमास्वाति उनसे पूर्व दूसरी शताब्दी के विद्वान होने चाहिये । 
शिलालेखानुसार इनके शिष्य का नाम बलाकपिच्छ था। 

श्वेताम्बरीय मान्य विद्वान प० सुखलाल जी ने उमास्वाति का समय तत्त्वाथेसूत्र की प्रस्तावना में विक्रम 
की तीसरी-चौथी शताब्दी बतलाया है। यह समय भाष्य की स्वोपज्ञता को दृष्टि में रखकर बतलाया गया है। 


१. से कि त अशागमे ? नव विहे पण्णत्ते । अनुयोग द्वार सूत्र ६० 

२. सत्‌ सख्या क्षेत्र स्पशंन काल अन्तरभाव. अल्पबहुत्व मित्येतंश्च सद्भू _तपद प्रर्पणादिभिरष्टाभिरनुयोगद्वारे सबं- 
“भावाना (तस्वानां) विकल्पशों विस्तराधिगमों भवति ।” 

३. ध्वेताम्बर तत्त्वार्थसूत्र और उसके भाष्य की जाच नाम का लेख । अनेकान्त वर्ष ५ कि० ३-४ पृ. १०७, कि० ५ पृ. १७३ 





बलाकपिच्छ 


बलाकपिच्छ कौण्ड कुन्दान्वयी गृद्धांपिच्छाचायें (उमास्वाति) के शिष्य थे' । ये बड़े विद्वान तफस्बी थे। 
उनकी कीर्ति भुवनत्रय में व्याप्त थी । उनके गुणनन्दी नाम के शिष्य थे, जो चारित्र चक्रेश्वर शौर तर्क व्याकरणादि 
शास्त्रों में निपुण थे । इनका समय संभवत. दूसरी-तीसरी शताब्दी है। 


क3भम>+-न ज>«»3, जमा 3-- अमनन»»नाक, 


दूसरी सदी के झाचार्य 


ल्‍लंगोवाडिगल 


यह चेर राजकुमार शेंगोट्ूवल का भाई था झौर जैनघर्म का अनुयायी था पर इसका भाई शेंगोट्रबन 
शैवधर्म प्रनुयायी था । इसकी रचना तमिल भाषा का प्रसिद्ध ग्रन्थ शिलप्पदि कारम' है। उस समय वहाँ धामिक 
सहन शीलता थी और राजघरानों तक में जैनधर्म का प्रवेश हो चुका था। इस ग्रन्थ का रचना काल ईसा की 
दूसरी शताब्दी है। इस ग्रन्थ में तथा मणिमेखले में तत्कालीन द्रविड सस्कृति का स्पष्ट चित्र देखा जा सकता है। 

इस काव्य में जैन आचार विचारों के तथा जैन विद्या केन्द्रों के उल्लेख से पाठकों के मन पर निस्सन्देह 
प्रभाव पड़े विना नही रहता, कि द्रविड़ो का बहुभाग उस समय जैन धर्म को अपनाये हुए था। शिलप्पादि कारभ्‌ की 
कथा बड़ी रोचक मामिक श्र ऐतिहासिक है। शिलप्पदिकारम की प्रमुख पात्रा कौन्ती एक जैन साध्वी है, श्रौर जैन 
धर्म की सपानिका है, जिन देव झौर उनके सिद्धान्तो पर उसकी बड़ी भास्था है, वह एक स्थान पर कहती है :-- 

जिसने राग, हेष और मोह को जीत लिया है, मेरे कर्ण उसके ग्रतिरिक्त प्नन्य किसी का भी उपदेश 
नही सुनना चाहते, मेरी जिह्ना काम जेता भगवान के १ हजार झ्राठ १००८ नामो के सिवाय प्रन्य कुछ भी कहना नहीं 
चाहती । मेरी आखे उस स्वयम्भू के चरण युगल के सिवा भ्रन्य कुछ नही देखना चाहती । मेरे दोनो हाथ अहेन्‍्त के 
सिवा किसी भ्रन्य के श्रभिवादन में कभी नही जुड़ सकते । मेरा मस्तक फूलों के ऊपर चलने वाले श्रहेन्‍त के सिवाय 
प्रन्य कोई फूल धारण नही कर सकता । मेरा मन भ्रहेन्त भगवान के वचनों के सिवा ग्रन्य किसी में भी नहीं रमता । 

कर्ता ने ग्न्‍न्य धर्मों के सम्बन्ध मे भी भ्रच्छा कहा है। यद्यपि भ्रन्थ मे विविध संस्कृतियों और धर्मों का 
चित्रण है, किन्तु उसका पक्षपात जेनधर्म की झ्रोर है । ग्रन्थ में श्रहिसादि सिद्धान्तो की अ्रच्छी विवेचना की है । 
कर्ता का दृष्टिकोण उदार झौर शैली सुन्दर है । इस कारण यह ग्रन्थ सभी को रुचिकर है। 


अशनमन अनीता ४ एच पा 


ब्ाऊ++#/.२७+६७३४०---७--४७-----४७००--०३००००--...००० ८४ 
१. श्री गृद्धपिच्छमुनिपस्थ बलाकपिच्छ: शिष्योप्जनिष्ट भुवनत्रयवर्तिकीति । 
चारित्रजश्यु रखिलावलिपाल मौलि-मालाशिलीमुखविराजितपादपद्च: ॥। 


-+जैनलेख स०भाग १ 7० ७२ 
५ 


व्राचाय समन्‍तभद्र 


जीवन-परिच्चय -- 

ग्राचार्य समन्तभद्द विक्रम की दूसरी-तीसरी शताब्दी के प्रसिद्ध ताकिक विद्वान थे। वे श्रसाधारण विद्या 
के धनी थे, और उनमें कवित्व एव वाग्मित्वादि शक्तियाँ विकास की चरमावस्था को प्राप्त हो गई थी । समन्तभद्र 
का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था । वे एक क्षत्रिय राजपुत्र थे। उनके पिता फणिमण्डलान्तगंत उरगपुर के राजा 
थे | उनका जन्म नाम शान्तिवर्मा था। उन्होंने कहा ओर किसके द्वारा शिक्षा पाई, इसका कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । उनकी कृतियो का अध्ययन करते से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनकी जैनधर्म मे बडी श्रद्धा थी, और 
उनका उसके प्रति भारी अनुराग था। वे उसका प्रचार करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राज्य बभव के मोह का 
परित्याग कर गुरु से जैन दीक्षा ले ली, भौर तपश्चरण द्वारा आत्मशक्ति को बढाया। समन्तभद्र का मुनि जीवन महान्‌ 
तपस्बी का जीवन था । वे ग्रहिसादि पंच महाब्रतों का पालन करते थे और ईर्या-भाषा-एधणादि पाच समितियों 
द्वारा उन्हे पुष्ट करते थे। पच्र-इन्द्रियों के निग्रह मे सदा तत्पर, मन-वचन-कायरूप गुप्तित्रय के पालन में धोर, और 
सामायिकादि षडावश्यक क्रियाओं के अनुष्ठान में सदा सावधान रहते थे और इस बातका सदा ध्यान रखते थे कि 
मेरी दैनिकचर्या या कषायभाव के उदय से कभी किसी जीव को कष्ट न पहुँच जाय । प्रथवा प्रमादवश कोई बाधा न 
उत्पन्त हो जाय । इस कारण वे दिन में पदमदित मार्ग रो चलते थे । चलते समय वे अपनी दृष्टि को इधर उधर नही 
घुमाते थे, किन्तु उनकी दृष्टि सदा मार्गशोधन मे श्रग्नसर रहती थी । वे राजि में गमन नहीं करते थे और निद्वा- 
में भो वे इतनी सावधानो रखते थे कि जब कभी कर्वेट बदलना ही श्रावश्यक होता तो पीछी से परिमाजित करके ही 
बदलते थे। तथा पीछी, कमडलु झौर पुस्तकादि वस्तुओं को देख-भालकर उठाते रखते थे, एव मल-यृत्रादि भी प्राशक 
भूमि में ही क्षेपण करते थे। वे उपसर्ग परिषहों को साम्यभाव से सहते हुए भी कभी चित्त में दिलगीर या खेदित 
नही होते थे । उनका भाषण हित्त-मित श्रौर प्रिय होता था । वे भ्रामरी वृत्ति से ऊनोदर आहार लेते थे। पर उसे 
जीवन-यात्रा का मात्र प्रवलम्बन (सहारा) समभते थे ओर ज्ञान-घ्यान एव सयम की वृद्धि और शारीरिक स्थिति का 
सहायक मानते थे । स्वाद के लिए उन्होंने कमी आहार नही लिया। इस तरह वे मूलाचार (भ्राचाराग ) में प्रति- 
पादित चर्या के अनुसार ब्रतो का प्रनुष्ठान करते थे । श्रट्ठाईस मूलगुणो और उत्तरगुणो का पालन करते हुए उन- 
की विराघना न हो, इसका सदा ध्यान रखते थे । 


भस्मकव्याधि झौर उसका शसन-- 

मुनिचर्या का निर्दोष पालन करते हुए भी कर्मोदयवश उन्हे भस्मक व्याधि हो गई। उसके होने पर भी 
वे कभी श्रपनी चर्या से चलायमान नही हुए | जब जठराग्नि की तीब्रता भोजन का तिरस्कार करती हुई उसे क्षण- 
मात्र मे भस्म करने लगी, क्योकि वह भोजन सीमित झौर नीरस होता था, उससे जठराग्नि की तृप्ति होना सभव 
नही था । उसके लिये तो गुरु, स्निग्घ, शीतल और मधुर ग्न्नपान जबतक यथेष्ट परिमाण मे न मिले, तो वह जठरा- 
ग्नि शरीर के रक्त-मासादि धातुओ को भस्म कर देती है। शरीर मे दौबंन्य हो जाता है, तृपा, दाह भोर मूर्छादिक 
प्न्‍्य अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। बढती हुई क्षुषा के कारण उन्हें असह्य बेदना होने लगी, कहा भी है-- 
क्षुधा समा नास्ति शरीर वेदना भूख को बडी बेदना होती है। समन्तभद्र ने जब यह अनुभव किया कि रोग इस 
तरह शान्‍्त नहीं होता, किन्तु दुबंलता निरन्तर बढती जा रही है, अतः मुनि पद को स्थिर रखते हुए इस रोग 
का प्रतीकार होना सभव नही है, दुबंलता के कारण जब प्रावश्यक क्रियाप्रो में भी बाधा पडने लगी, तब उन्होने गुरु 
जी से भस्मक व्याधि का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि--भगवन्‌ ! इस रोग के रहते हुए निर्दोष चर्या का पालन 
करना प्रब प्रशक्य हो गया है। श्रत मुझे समाधिमरण की भाज्ञा दीजिए । परम्तु ग्रुरु बडे विद्वान, तपस्वी, धीर-वीर 


हर 


आचाये सघन्त भद्द है पे 


एत्रं साहसी थे । वे समन्तभद्र की जीवनचर्या से अच्छी तरह परिचित थे, निमित्त ज्ञानी थे, और यह भी जानते थे 
कि समन्तभद्र प्रल्पायु नही हैं ! और भविष्य में इनसे जैनधर्म का विशेष प्रचार एवं प्रभाव होने की सभावना है।. 
ऐसा सोचकर उन्होने समन्तभद्र को आदेक्ष दिया कि समन्तभद्र ! तुम समाधिमरण के सर्वथा अभ्रयोग्य हो | इस वेष 
को छोड़कर पहले भस्मक व्याधि को शान्त करो 4 जब व्याधि श्ान्त हो जाय, तब प्रायश्चित्त लेकर मुनि पद ले 
लेना । समन्तभद्र ! तुम्हारे द्वारा जैनधर्म का अच्छ। प्रचार होगा। गुरु भ्राज्ञा से समन्तभद्र ने मुनि जीवन तो छोड़ 
दिया, किन्तु उसका परित्याग करने मे उन्हे जो कष्ट झौर खेद हुआ वह वचन अगोचर है क्योकि उन्हे मुनि जोवन 
से अनुराग हो गया था। वे उसे छोड़ना नही चाहते थे श्रतः उसे छोडने मे दुःख होना स्वाभाविक है, पर गुरु की आज्ञा 
का उलघन करना समुचित नही है ऐसा सोचकर मुनिवेष का परित्याग कर दिया। 

मुनिपद छोड़ने के बाद वे शरीर को भस्म से आच्छादित कर, और सध को अभिवादन कर एक वीर 
योद्धा की तरह 'मणुवकह॒ल्लो' से चले गये श्रौर काझुची (काजी वरम्‌ ) पहुंचे । उन्होने वहां के राजा को आाशञीर्बाद 
दिया । राजा उनकी इस भद्वाकृति को देख कर विस्मित हुए, झौर उसने उन्हे शिव समभकर प्रणाम किया। राज- 
कीय शिवमन्दिर मे जो भोग लगता था, उससे उनकी भस्मक व्याधि शान्त हो गई। राजा ने समनन्‍्तभद्र से शिवपिण्डी 
को प्रणाम करने का श्राग्रह किया । तब समन्तभद्र ने स्वयभुस्तोत्र की रचना की, और झ्याठवे तीर्थंकर की स्तुति करते 
हुए चन्द्रप्रभ भगवान की बदना को । उसी समय पिण्डी फटकर उसमें से चन्द्रप्रभ भगवान की मूर्ति प्रकट हुई! ।' और 
उससे राजा और प्रजा मे जेनधर्म का प्रभाव अकित हुआ । 

भस्मक व्याधि के शान्‍्त होने पर समन्तभद्र प्रायश्चित लेकर पुन: मुनि पद में स्थित हो गए । उन्होने बीर 
शासन का उद्योत करने के लिए विविध देशो में विहार किया । 


वबाद-विजय 


स्वामी समन्तभद्र के ग्रसाधारण गुणों का प्रभाव तथा लोकहित की भावना से धर्मप्रचार के लिए देशाटन 
का कितना ही इतिवृत्त ज्ञात होता है। उसस यह भी जान पडता है कि वे जहाँ जाते थे, वहाँ के विद्वान उनकी बाद 
घोषणाओ और उनके तात्विक भाषणों को चुपचाप सुन लेते थे। पर उनका विरोध नही करते थे | इससे उनके 
महान्‌ व्यक्तित्व का कितना ही दिग्दर्शन हो जाता है। जिन स्थानों पर उन्होंने वाद किया, उनका उल्लेख श्रवण 
बेल्गोल के शिलालेख के निम्न पद्म में पाया जाता है .-- 
“पूर्ध पाटलिपुत्र मध्य नगरे मेरी मया ताडिता, 
पदचान्मालव-सिन्धु-ठक्‍्क-विषये काड्चीपुरे बेदिशे । 
प्राप्तो5हूं करहाटक बहुभट बविद्योत्कट संकट 
वादार्थो विचराम्यह नरपते शादू ल विक्रो डितम्‌ ॥ 
भ्राचार्य समन्‍्तभद्द ने करहाटक पहुँचने से पहले जिन देशो तथा नगरो में वाद के लिए विहार किया था 
उनमें पाटलिपुत्र, मालवा, सिन्धु, ठकक (पंजाब) देश, काचीपुर (कांजीवरम्‌) भ्रौर विदिशा (भिलसा) ये प्रधान देश 
तथा जनपद थे, जहाँ उन्होंने वाद-भेरी वजाई थी। 
“कांच्यां नग्माटको हूं मलमलिनतनु लस्बुशे पाण्डुपिण्ड:, 
पुण्डोड़े शाक्यभिक्ष: दशपुर मगरे सिष्टभोजी परिवाद । 
वाराणस्यासभ्व॑ शह्धरधवल: पाण्डुरागस्तपस्थी, 
राजन्‌ गस्याह्ति शक्ति: स बदतु पुरतो जेन निग्न न्थवादी ॥” 





१. णामें समतभदुदु वि मुर्शिदु, अददरिशम्मलु रथ पुण्णमहिचदु । 
जिउरजिउ रागारुह कोडि, जिराधुत्ति-मित्तिसिब पिडिफोड़ि ॥ 
--चदप्पहधरिउ प्रदस्ति 


डर जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रे 


समन्तभद्र जहां जिस भेष में पहुंचे उसका उल्लेख इस पद्य में किया गया है। साथ में यह भी ध्यक्त कर दिया 
है कि मैं जैन निग्नेन्य वादी हूँ । हे राजन्‌ ! जिसकी शक्ति हो सामने प्राकर वाद करे । मा 

भ्राचार्य समन्‍्तभद्र के बचनों की यह खास विशेषता थी कि उनके वचन स्याद्वाद स्याय की तुला में नपे- 
तुले होते थे। चूकि समन्तभद्र स्वयं परीक्षा प्रधानी थे, भ्राचार्य विद्यानन्द ने उन्हें 'परिवेक्षण' परीक्षा नेत्र से सबको 
देखने वाला लिखा है। वे दूसरो को भी परीक्षा प्रधानी बनने का उपदेश देते थे । उनकी वाणी का यह जबर्दस्त 
प्रभाव था कि कठोर भाषण करने वाले भी उनके समक्ष मुदुभाषी बन जाते थे । 


भहान व्यस्तिस्व 
क्राचायें समन्तभद्र के भ्रसाधारण व्यक्तित्व के विषय में पचायती मन्दिर दिल्‍ली के एक जीर्ण-शीर्ण गुच्छक 
में स्वयम्भू स्तोत्र के प्रन्त में पाये जाने वाले पद्म मे दश विशेषणों का उल्लेख किया गया है :-- 
ध्राखार्यो-ह कथिरहमहूं वादिराट पण्डितोहह । 
देवशो5हूं भिषगहमह सांज्िकस्तांत्रिकोहह । 
राजस्तस्यां जलधिवलया मेखलाया मिलायाम्‌ । 
प्राज्ासिद्धि: किसिति बहुना सिद्ध सारस्वतोःहम्‌ ।। 
इस पद्य के सभी विशेषण महत्वपूर्ण हैं। किन्तु इनमें प्राज्ञासिद्ध भौर सिद्ध सारस्वत ये दो विशेषण 
समन्तभद्र के श्रसाधारण व्यक्तित्व के द्योतक है। वे स्व्य राजा को सम्बोधित करते हुए कहते है कि--हे राजन ! 
मैं इस समुद्र वलया पृथ्वी पर श्राज्ञा सिद्ध हँ--जो आदेश देता हूँ वही होता है। श्रौर भ्रधिक क्या कहूं मै सिद्ध 
सारस्वत हूँ--सरस्वनी मुझे सिद्ध है। सरस्वती की सिद्धि मे ही वादशक्ति का रहस्य सन्निहित है । 


ग्रुण-गो रव 


स्वामी समस्तभद्र को झआाद्य स्तुतिकार होने का गौरव भी प्राप्त है। इ्वेताम्बरीय आचार्य मलयगिरि ने 
प्रावश्यक सूत्र' की टीका में 'भ्राद्यस्तुतिकारोउ्प्याह--वाक्य के साथ स्वयभुस्तोत्रका 'नयास्तव' स्यात्पदमत्यलाञऊछन 
(ज्छिता) इमे' नाभ्त का श्लोक उद्धत किया है । 

आचार्य समन्‍्तभद्र के सम्बन्ध में उत्तरवर्ती भ्राचार्यों, कवियों, विद्वानों ने और शिलानेखों मे उनके यश का 
खुला गान किया गया है । 

श्राचार्य जिनसेन ने उन्हे कवियों को उत्पन्न करने वाला विधाता ( ब्रह्म / बतलाया है, और लिखा है कि 
उनके कज्ञपातरूपी वचन से कुमतिरूपी पर्वत खण्ड-खण्ड हो गये थे ।* 

कवि वादीभसिह सूरि ने समन्तभद्र मुनीध्यर का जयघोष करते हुए उन्हें सरस्वती की स्वच्छन्द विहार 
भूमि बतलाया है। श्रौर लिखा है क--उनके वचनरूपी वज्ननिपात से प्रतिपक्षी सिद्धान्तरूप पर्वतों की चोटियाँ 
खण्ड-खण्ड हो गई थी ।* समन्तभद्र के भागे प्रतिपक्षी सिद्धान्तों का कोई गौरव नही रह गया था । क्राचार्य जिनसेन 
ने समन्तभद्र के वचनो को वीर भगवान के बचनो के समान बतलाया है।? 


जल नत.......... गम ++-+सक ३०3८ तप 5 
१. नमः समन्‍्तभद्राय महते कवि वेधसे । 


यद्वचो वज्मपातेन निभिन्‍ना कुमतादय ॥। 
२ सरस्वती-स्वेर-विहारभूमय' समन्‍्तमद्र प्रमुखा मुनीए्वरा । 
जयन्ति बाग्वज्ञ-निषात-पारित-प्रतीप राद्धान्त महीघध्रकोटय ॥ 


-गद्यचिन्तामणि 
है बच” समन्तभद्वस्य वीरस्थेव विजू भते ॥ 


--हँरिवद् पुराण 





आकार्म समन्‍्तभद्. * 2 ९्ञ 


शक संवत्‌ १०५६ के एक झिलालेख में तो यहाँ तक लिखा है कि स्वानो' समत्त भक्त व्द्धमान स्वामी के- 
तीर्थ की सहुखयुणी वृद्धि करते-हुए उदय को प्राप्त हुए ।* । 
बीरततन्दि आचार्य ने “चन्द्रप्रभ चरित्र' में लिखा है कि-गृणों से--सूत के धामों से गूथी गई निर्मल. 
मोल मोतियों से युक्त श्लौर उत्तम पुरुषों के कण्ठ का विभूषण बनो हुई हारमष्टि को--श्रेष्ठ मोतियों को माला 
फो--प्राप्त कर लेना उत्तता कठिन नहीं है जितना कठिन समनन्‍्तभद्र को भारतो (वाणी) को पा लेना कठिन है, 
क्योंकि बह वाणी निर्मेलवृत्त (चारित्र) रूपो मुक्ताफलो से युक्त है झौर बड़े बड़े मुनि पूँगवॉ--आवचार्यों ने अपने 
कण्ठ का भ्राभूषण बनाया है, जेसा कि उसके निम्न पद्च से स्पष्ट हैः-- 
गुणाविन्ता निेलवृत्त मोक्तिका नरोत्तम: कण्ठ विभूषणी कृता । 
न हारयप्टिः परमेव दुलेभा समनन्‍्तभद्रादि भवा च भारतो॥ 
इस तरह समन्‍्तभद्र की वाणी को जिन्होने हृदयंगम किया है वे उसको गभोरता ओर गृरुता से वाकिफ हैं । 
आजार्य समन्‍्तभद्र की भारती (वाणी ) कितनी महत्वपूर्ण है इसे बतलाने की आवश्यकता नही है। स्वामी 
समन्तभद्र ने अपनी लोकोपकारिणी वाणी से जैनमार्ग को सब झोर से कल्याणकारी बनाने का प्रयत्न किया है* । 
जिन्होंने उनकी भारती का अध्ययन और मनन किया है वे उसके महत्व से परिचित हैं। उनकी वाणो में उपेय और 
उपाय दोनो तत्त्वों का कथन ग्रकित है जो पूर्व पक्ष का निराकरण करने में समर्थ है,जिसमे सप्तभंगों झौर सप्तनयो 
द्वारा जीवादि तस्वो का परिज्ञान कराया गया है और जिसमे भ्रागम द्वारा वस्तु धर्मो को सिद्ध किया गया है, जिध- 
के प्रभाव से पात्रकेशरी जैसे ब्राह्मण विद्वान जैनधर्म की शरण में श्राकर प्रभावशाली भ्राचायें बने, जो अश्रकलक 
और विद्यानन्द जैसे मुनि पुगवों के भाष्य भर टीकाग्रन्थ से श्रलंकृत है वह समन्तभद्र वाणी सभी के द्वारा अभिनन्दन 


नीय, वन्दनीय और स्मरणीय है। 


कृतियाँ-- 

इस समय ग्राचायं समन्‍्तभद्र की ५ कृतियाँ उपलब्ध है। देवागम (ग्राप्तमीमासा) स्वयभृस्तोत्र, युक्‍्त्यनु- 
शासन, जिन शतक (स्तुतिविद्या )श्नौर र॒त्नकरण्डआ्रावकाचार । इनके अतिरिक्त जीवसिद्धि नाम की कृति का उल्लेख 
तो मिलता है पर वह भश्रभी तक कही से उपलब्ध नही हुई । यहां उपलल्ध कृतियो का परिचय दिया जाता है । 

देवागस--जिस तरह आदिनाथ स्तोत्र और पारवनाथ स्तात्र 'भक्तमर भौर कल्याणमन्दिर' जैसे छब्दों 
से प्रारम्भ होने के कारण भक्तामर और कल्याण मन्दिर नाम से उल्लेखित 'मक्तामर' श्रौर कल्याण” मन्दिर' कहा 
जाता है। उसी तरह यह ग्रन्थ भी 'देवागम' शब्दों से प्रारम्भ होने के कारण देवागम कहा जाने लगा ।* इसका 
दूसरा नाम आप्तभीमांसा है । ग्रन्थ में दश परिच्छेद भ्ौर ११४ कारिकाएं हैं । ग्रन्थकार ने वीर जिन की परीक्षा कर 
उन्हे सर्वज्ञ और आप्त बतलाया है, तथा युक्तिशास्त्र विरोधी वाकहेतु के द्वारा प्राप्त की परीक्षा की गई है--अर्थात्‌ 
जिनके वचन युक्‍ति भोर शास्त्र से अविरोधि पाये गये उन्हें ही भ्राप्त बतलाया है। और जिनके क्चत युक्ति भौर 
शास्त्र के विरोधी पाये गये और जिनके बचन बाधित है, उन्हे झ्राप्त नही बतलाया | साथ में यह भी बतलाया 
कि हे भगवन्‌ ! प्रापके क्ञासनामृत से बाह्य जो सबंधा एकान्तवादी हैं, वे प्राप्त नही हैं, किन्तु आप्त के अभिमान से 


१. देखो बेलूरताल्लुके का शिलालेख न०,१७, जो सौम्यताथ के मन्दिर की छत के एक पत्थर पर उत्कीर है। 
--स्वामी समन्‍्तभद्र पू७ ४६ 
२. जैनवस्मे समन्‍्तभद्रमभवद्भद्ध समन्‍्तात्मुहु. । 
--मल्लिषेश प्रशस्ति 


३. जीवसिद्धि विधायोह कृतयुकतयनु शासनम्‌ । 
बल: समन्‍्तभव्रस्य घोरस्पेद जिजुस्भते ॥। 


-हरिवंदा पुराण १-३० 


१६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास---भाग र 


दग्ध हैं । क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित इष्ट तत्त्व प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है'। इस कारण भगवान झाप 
ही निर्दोष हैं। पश्चात्‌ उन एकान्तवादों की--भावैकान्त, अभावैकान्त, उभयेकान्त, पब्वाच्यतैकान्त, द्वेतैकास्त, 
प्रदेवैकान्त, पृथक्त्वेकान्त, नित्यकान्त, श्रनित्यैकान्त, क्षणिककान्त, देवेकान्त, पौरुषैकान्त, आदि कौ--समीक्षा की 
गई है। गौर बतलाया है कि इन एकान्तों के कारण लोक परलोक, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, धर्म ग्रधर्म, देव पुरुषार्थ 
शझादि की व्यवस्था नही बन सकती। आचार्य महोदय ने एकान्त वादियों को--जो सर्वथा एक रूप मान्यता के 
श्ाग्रह में प्रनुरक्त है" । उन्हे स्व-पर-बैरी बतलाया है। वे एकान्त पक्षपाती होने के कारण स्व-पर बरी है। 
क्योकि उनके मत में शुभ ग्रशुभ कर्मों, लोक परलोक भ्रादि की व्यवस्था नहीं बन सकतोी। कारण वस्तु श्रनन्त 
धर्मात्मक है। उसमें भ्रनन्त धर्म गुण स्वभाव मौजूद है | वह उनमें से एक ही धर्म को मानता है। श्रतएवं झ्ननेकान्त 
दृष्टि ही सम्य्दुष्टि है। और एकान्तदृष्टि मिथ्यादृष्टि है। इनकी सिद्धि स्याद्वाद से होती है। स्याद्वाद का कथन 
करते हुए बतलाया है कि स्याद्वाद के विता उपादेय तत्त्वों की व्यवस्था भी नही बनती | क्योकि स्याद्वाद सप्तभंग 
झौर नयों की भ्रपेक्षा लिये रहता है। सापेक्ष और निरपेक्ष नयो का सम्बन्ध बतलाते हुए कहा है कि निरपेक्ष नय 
मिथ्या झ्लौर सापेक्ष नय सम्यक है श्रौर वस्तुतत्व की सिद्धि मे सहायक होते है। इस सबके विवेचन से ग्रन्थ की महत्ता 
का-सहज ही बोध हो जाता है। ग्रन्थकार ने लिखा है कि यह ग्रन्थ हिताभिलापी भव्य जीवों के लिये सम्यक और 
भिथ्या उपदेश के श्रर्थ विशेष की प्रतिपत्ति के लिये रचा गया है? । 

इस ग्रन्थ पर भद्वाकलक देव ने 'भ्रप्टशती' नाम का भाष्य लिखा है जो आठ सौ श्लोक प्रमाण है। भर 
विद्यानदाचाय ने झप्ट सहस्नी' नाम की एक बड़ी टीका लिखी है, जो श्राज भी गूढ है जिसके रहस्य को थोडे ही 
व्यक्ति जानते है, जिसे देवागमालकृति तथा झ्लाप्त मीमासालकृति भी कहा जाता है | देवागमालकृति में आ० विद्या- 
ननद ने भ्रष्टशती को पूरा आत्मसात्‌ कर लिया है। अष्टसहस्ली पर एक सस्क्ृत टोका यशोविजय नामक दवेताम्बरीय 
विद्वान वी है श्रौर एक सरदृत टिप्पणी भी अभिनव समन्तभद्र कृत है चौथी टीका देवागमवृत्ति है, जिसके कर्ता 
प्राचार्य वसुनन्दि है । प० जयचन्द जी छावडा जयपुर ने भी इसकी हिन्दी टीका लिखी हे, जो अनन्तकीति ग्रन्थमाला 
बम्बई से प्रकाशित हो चुकी है । प० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने भी देवागम की टीका लिखी है, जो वीर सेवा मन्दिर 
टुस्ट से प्रकाशित है । 

स्वयंभूस्तोन्न- प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम स्वयभृस्तोत्र' या 'चतुविशत जिन स्तुति' है जिस तरह कल्याण मन्दिर 
एकीभाव, भक्तामर और सिद्धिप्रिय स्तोत्रों के समान प्रारभिक शब्द की दृष्टि से स्वयभृस्तोत्र भी सुधघठित है । इसमे 
वृषभादि चतुविद्यति तीर्थकरों की स्तुति की गई है। दूसरो के उपदेश के बिना ही जिन्होंने स्वय मोक्षमार्ग को जान- 
कर श्र उसका भ्रनुषप्ठान कर श्रनन्तचतुप्टय स्वरूप-अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, प्रनन्तसुख और प्रनन्त वीयेरूप 
प्रात्म विकास को प्राप्त किया है उन्हे स्वयभू/ कहते है। वृषभादि वीर पर्यन्त चतुविद्ञति तीर्थंकर श्रनन्‍्त चतुष्ट- 
यादि रूप आ्रात्म-विकास को प्राप्त हुए है, भ्रत स्वयभ पद के स्वामी है। भ्रतएवं यह स्वयंभू स्तोत्र सार्थक सज्ञा को 
प्राप्त है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ समन्‍्तभद्र भारती का एक प्रमुख भ्रग है। रचना अपूर्व झौर हृदयहारिणी है। यद्यपि यह 

ग्रन्थ स्तोत्र की पद्धति को लिये हुए है इस कारण वह भक्तियोंग की प्रधानता से प्रोत-प्रोत है। गुणानुराग को 


...0ह.ह.... -.... जज लतज-जल-।णभ-ज भ-++++--++++ ७५++-+त_२4+4३7_+>त+_+>+_न_ंनतं _ न्‍>__न्‍>_>त_ त  _+_+++_+न++____+_______+न.......ह..0ै0ह0...0ह0तएहत0॥॥्॥े कक 


१. स स्वभेबा5सि निर्दोधो युक्षितशास्त्रा विरोधियाक । 

झविरोधो यदविष्ट ते प्रसिद्धेन न बध्यते ।। 

त्थन्मतामृतबाहयानां सर्वथेकान्तवादिनाम्‌ । 

शाप्ताभिसान दग्धानां स्वेष्ट दृष्टेन बाध्यते ।। --आ्राप्तमीमांता ६-७ 
२. 'एकान्तग्रह स्तेप्‌ नाथ | स्व-पर-वैरिषु, देवागम का० ८ 
३. इलीयामाप्तमीमाँसा विहिताहितमिच्छता । 

सम्यग्मिथ्योपदेशार्थ-विशेष-प्रतिप त्तेये । --देंवागम का० ११४ 





आवॉर्थ समन्तेभद्र 8७ 


भक्त कहते हैं। जब तक मानव का अहंकार नहीं मरता तब तक उसकी विकास भूमि तैयार नहीं होती । पहले से 
यदि कुछ विकास होता भी हैं तो वह अहकार अशाते हो विनष्ट हो जाता है, कहा भी है --/किया कराया सब गया 
जब' प्राया हुकार' । इस लोकोक्ति के अनुसार वह दृषित ही जाता है। भक्तियोग से जहां अहकार मरता है वहां 
विमय का बिकास हीता है। इसी कारण विकास मार्ग में सबसे प्रथम भक्तियोंग को अपनाया गया है। झआाचाये सम- 
न्तभव्द विकास को प्राप्त शुद्धात्माओं के प्रति कितने विनम्न झ्लौर उनके गुणों में कितने अनुरकूत थे, यह उनके स्तुति 
ग्रन्थों से स्पष्ट है। उन्होंने स्वय स्तुति विद्या में अपने विकास का प्रधान श्रेय मक्तियोंग को दिया है। और 
भगषान शिनेन्द्र के स्‍्तवतन को भव-वन को भस्म करने वाली अश्रग्नि बतलाया है। श्रौर उनके स्मरण को दुख 
समुद्र से पार करते वाली नौका लिखा है। उनके भजन को लोह से पारस मणि के स्पर्श समान कहा है। 
विद्यमान गुणों की श्रल्पता का उल्लघन करके उन्हें बढा चढा कर कहना लोक में स्तुति कही जाती है। किन्तु 
समन्तभद्राचार्य की स्तुति लोक स्तुति जैसी नहीं है। उसका रूप जिनेद्र के अनन्त गुणों मे से कुछ गुणों का श्रपनी 
श कक्‍त झनुसार भ्रांशिक कीत॑न करना है * | जिनेद्र के पुण्य गुणी का स्मरण एवं कीतंन प्रात्मा की पाप-परिणति को 
छडाकर उसे पवित्र करता है श्र श्रात्म विकास में सहायक होता है फिर भी यह कोरा स्तुति ग्रन्थ नही है। इसमें 
स्तुति के बहाने जेनागम का सार एवं तत्वज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ्ना है। टीकाकार प्रभाचन्द्र ने--“निः शेष 
जिनोक्त धर्म विषय: और स्तवोयमसम ' विशेषणो द्वारा इस स्तवन को श्रद्वितीय बललाया है। समन्तभद्र स्वामी का 
यह स्तोत्र ग्रन्थ श्रपूर्व है। उसमें निहित वस्तु तत्त्व स्व-पर के विवेक कराने में सक्षम है । 
यद्यपि पूजा स्तुति से जिनदेव' का कोई प्रयोजन नही है, क्योकि वे वीतराग है--राग हेषादि से रहित 
है । अत किसी की भक्त पूजा से वे प्रसन्‍न नही होते, किन्तु सबच्चिदानन्दमय होने से वे सदा प्रसन्न स्वरूप हैं। 
निन्‍्दा से भी उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है , क्योकि वे बेर रहित है। तो भी उनके पुण्य गुणो के स्मरण से पाप दूर 
भाग जाते हैं और पूजक या स्तुति कर्ता की आत्मा में पक्त्रता का सचार होता है !। आचार्य महोदय ने इसे भोर 
भी स्पष्ट किया है '-- 
स्तुति के समय उस स्थान पर स्तुत्य चाहे मौजूद हो या न हो फल की प्राप्ति भी चाहे सीधी होती हो 
या न हो परन्तु आत्म-साधन में तत्पर साधु ख्रोता की विवेक के साथ भक्ति भाव पूर्वक की गई स्तुति कुशल परि- 
णाम की- पुण्य प्रसाधक पवित्र शुभभावों की--कारण जरूर होती है प्लौर वह कुशल' परिणाम श्रेय फल का दाता 
है । जब जगत में स्वाधीनता से श्रेयोमार्ग इतना सुलभ है, तब सर्वंदा श्रभिपूज्य हे नम-जिन ! ऐसा कोन विद्वान 
अथवा विव्रेकी जन है, जो आपकी स्तुति न करे ? श्रर्थात्‌ अवश्य ही करेगा। 
स्तुति: स्तोतु: साधोः कुशलपरिणामाय स॒ तवा, 
भव्रेन्सा था स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्थ थे सतः। 
किमेंद स्वाधीन्याज्जमति सुलभे भायस-पश्रे, 
स्तुया न्‍न त्वा विद्वानसततसभिषपृज्य नभिजिनम्‌ ११६ 
इन चतुविशति तीर्थकरों के स्तवनों में गुणकीर्तवादि के साथ कुछ ऐसी बातों का अथवा घटनाश्रो का भी 
उल्लेख मिलता है जो इतिहास तथा पुराण से सम्बन्ध रखती है। और स्वामी समन्‍्तभद्र को लेखनी से प्रसृत होने के 





१ “स्वय परोयदेशमन्तरेर मोक्षमागंमव बुध्य अनुष्ठाय बाउनल्त चतुष्टपतया अवतीति स्वयंभू: ।/” स्वयभुस्तोत्रटीका 
२ यायात्म्यमुल्लघगुणखोदया5ख्य।, लोके संतुति म॑ रिगुरमोदधेस्ते । 
अर्िष्ठमप्यधामशक्नुबन्तो वक्‍त जिन ! त्वाँ किमिव स्तुयाम ।॥ 
--युकत्यनु झ्ासन २ 
३. न पूजयार्थस्त्वपि वीतरागे न निल्दया नाथ ! विवान्त वरे। 
तथापि ते पृष्पगुशस्मृत्िन पुनातु चित्त दुरिताबजनेस्यः ॥ 
--स्वर्यर्णू स्तोत्र ५७ 


हद जैन धर्म का प्राचीन इतिहास---भाग रे 


कारण उनका अपना खास महत्त्व है। जब भगवान पार्व॑नाथ पर केवल ज्ञान होने से पूर्व कमंठ के जोव' सम्बर 
नामक देव ने उपसग किया था झौर धरणेन्द्र पद्मावती ने उन की सरक्षा का प्रयत्त किया था, तब उन्हें केकलशञान 
प्राप्त हुआ । भौर वह सवर देव भी काल लब्धि पाकर शान्त हो गया और उसने सम्यकत्व को विशुद्धता प्राप्त कर 
ली | श्ाचायं महोदय ने भगवान पार्वनाथ के कंवल्य जीवन को उस महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख किया है--जब 
भगवान पाश्वंनाथ को विधूत कल्मष और दामोपदेश ईश्वर के रूप में देखकर वे वनवासी तत्स्वी भी शरण मे प्राप्त 
हुए थे, जो श्रपने श्रमकी ->पचार्नि साधनादि रूप प्रयास को--विफल समझ गए थे, और भगवान जैसे विधूत 
कल्मप घातिकर्म चतुष्टयरूप पाप से रहित ईश्वर होने की इच्छा रखते थे, उन तपस्वियो को सख्या सात सौ बतलाई 
गई है १ । यथा :-- 

यमीश्यर वीक्ष्यविधृत-कल्मष तपाधनास्तेडपि तथा बुभूषबः । 

वनोकस: स्वश्लस-वन्ध्य-बुद्धयघः शमोपदेश शरण प्रपेदिरे ३४ 


इस तरह यह स्तोन्न ग्रन्थ भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण कृति है, इसमे स्तवन के साथ दाशनिकता का पुट भी 
झकित है। 


स्तुतिविधा--- 


इस ग्रन्थ का मूल नाम स्तुतिविद्या' है, जेंसा कि प्रथम मगल पद्च में प्रयुकत हुए 'स्तुति विद्या प्रसाधये' 
प्रतिज्ञा वाक्य से ज्ञात होता है। यह शब्दालकार प्रधान काव्य ग्रन्थ है। इसमे चित्रालकार के अनेक रूपो को दिया 
गया है, उन्हे देखकर श्राचार्य महोदय के झ्रगाघध काव्यकौशल का सहज ही भान हो जाता है। इस ग्रन्थ के कवि 
नाम गर्भवक्रवाले गत्वैक स्तुतमेव' ११६ वे पद्य के सातवे वलय में शान्तिवर्मक्ृत' झौर चौथे वलय में 'जिनस्तुतिशत, 
निकलता है। ग्रन्थ में कई तरह के चक्रवृत्त दिये है। आचार्य ने अपने इस ग्रन्थ को 'समस्त गुणगणोपेता' और 
सर्वालकार भूषिता' बतलाया है। यह ग्रन्थ इतना गृढ है कि बिना सस्कृत टीका के लगाना प्रायः श्रशक्य है। इसी 
से टीकाकार ने 'योगिनामपि दुष्करा' विशेषण दिया है श्रौर उसे योगियों के लिए भी दुप्कर बतलाया है। आचार्य 
महोदय ने ग्रन्थ रचना का उद्देश्य प्रथम पद्म में 'प्रागसा जये' वाक्य द्वारा पापों को जीतना बतलाया है। इससे इस 
ग्रन्थ की महत्ता का सहज ही पता चल जाता है । 

वास्तव में पापों को कैसे जीता जाता है, यह बडा ही रहरयपूर्ण विषय है। इस विषय में यहा इतना 
लिखना ही पर्याप्त होगा कि जिन तीर्थकरों को स्तुति की गई है--वे सब पापविजेता हुए है । उन्होंने काम-क्रोधादि 
पाप प्रकृतियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की है, उनके चिस्तन, वन्दन और अराधन से अथवा परव्वित्रहददय-मन्दिर मे विराज- 
मान होमे से पाप खडे नहीं रह सकते । पापो के बन्धन उसी प्रकार ढीले पड जाते है जिस प्रकार चन्दन के वृक्ष पर 
मोर के आने से उससे लिपटे हुए भुजगो (सर्पों) के बन्धन ढीले पड जाते है२ । वे अपने विजेता से घबराकर अ्रन्यत्र 
भाग जाने की बात सोचने लगते है। अ्रथवा उन पुण्य पुरुषी के ध्यानादिक से श्रात्मा का वह निष्पाप वीतराग शुद्ध 
स्वरूप सामने श्रा जाता है। उस शुद्धस्वरूप के सामने श्राते ही श्रात्मा में श्रपनी उस भूली हुई निजनिधि का स्मरण 
हो जाता है भौर उसकी प्राप्ति के लिए अनुराग जाग्रत हो जाता है, तब पाप परिणति सहज ही छूट जाती है । अत 














१. प्रापत्सम्पक्स्व शुद्धि च दुष्ट्वा तद्नवासिन । 

तापसास्त्यक्तमिथ्यात्वा शताना सप्त सयमम्‌ ॥। 

-“उत्तर पुराण ७३--१४६ 

२. हुृदबर्तिनि त्वयि विभो ' शिथलीभवन्ति, 

जन्तो क्षणोश निविडा अपि कमंचन्धाः । 

सद्यो भुजगममया इंच मध्यभाग 

मभ्यायते वत शिखण्डिनि चन्दनस्थ ।॥। 

“-कल्याणा मन्दिर स्तोत्र 


आज्रार्य समन्तभद्र ६६ 


जिल पवित्रात्माओं में वह शुद्ध स्वरूप पूर्णतः विकसित हुआ है, उसकी उपासना करता हुझा भव्य जीव अपने में उस 
शुद्ध स्वरूप को विकसित्र करमेके लिए उसो तरह समर्थ होता है, जिस तरह तैलादिविभूषित वत्ती दीपक की उपासना 
करती हुई हा तन्‍्मय हो जाती है-- वह स्वयं दीपक बनकर जगमगा उठती है। यह सब उस मक्तितयोग का ही 
माहात्म्य है। 

भक्त के दो रूप हैं सकामाभक्ति और निष्कामाभक्ति। सकामा भक्ति संसार के ऐहिक फलों की वाछा को 
लिए हुए होती है । बह संसार तक ही सीमित रखती है । यद्यपि वर्तमान में उसमें कितना ही विकार झ्ागया है । 
लोग उस व्यक्ति के मौलिक रहस्य को भूलगए है, भौर जिनेन्द्र मुद्रा के समक्ष लौकिक एवं सासारिक कार्यों की 
याचना करने लगे है। वहा भ्रज्ञजत भक्ति के गुणानुराग से च्युत होकर ससार के लौकिक कार्यों की प्राप्ति के लिये 
भक्ति करते देखे जाते हैं। किन्तु निष्कामाभकति में किसी प्रकार की चाह या प्रभिलाषा नही होती, वह ग्रत्यन्त 
विशुद्ध परिणामों की जनक है। उससे कर्म निर्जेरा होतो है, और झ्ात्मा उससे झपनी स्वात्मस्थिति को प्राप्त करने 
में समर्थ हो जाता है। भ्रत' निष्कामा भक्ति भव-समुद्र से पार उतारने में निभित्त होती है । 

शुभाशुभ भावों की तरतमता झ्लौर कषायादि परिणामों की तीज्नता मन्दतादि के कारण कम प्रकृतियों में 
बराबर संक्रमण होता रहता है। जिस समय कर्म प्रकृतियों के उदय की प्रबलता होती है उस समय प्रायः उनके 
अनुरूप ही कार्य सम्पन्न होता है। फिर भी वीतरागदेव की उपासना के समय उनके पुण्यग्रुणों का प्रेम पूर्वक स्मरण 
प्रौर चिन्तन उनमे अनुराग बढ़ाने से शुभपरिणामों की उत्पत्ति होती है जिससे पाप परिणति छूटती है और पुण्य 
परिणति उसका स्थान ले लेती है, इससे पाप प्रकृतियों का रस सूख जाता है भर पुण्य प्रकृतियों का रस बढ जाता 
है । पुण्य प्रकृतियों के रस मे श्रभिवद्धि होने से श्रन्तरायकर्म जो मूल पाप प्रकृति है श्र हमारे दान, लाभ, भोग, 
उपभोग और वीय॑े में विध्न करती है--उन्हे नही होने देती- वह भग्नरस होकर निर्बल हो जाती है, फिर वह हमारे 
दृष्ट कार्यों में बाधा पहुचाने में समर्थ नहीं होती । तब हमारे लौकिक कार्य भ्रनायास ही सिद्ध हो जाते है। जेसा कि 

तत्वार्थडलोकवा तिक मे उद्धत निम्न पद्म से स्पष्ट है :-- 
“ज्रेष्ट विहन्तुं शुभभाव-भरत-रस प्रकर्ष: प्रभुरन्तराय: । 
तत्कामचारेण गुणानु रागन्नुत्या दिरिष्टार्थ कदापहुवावेः ॥।/ 

अ्रतएव बीतरागदेव की निर्दोष भक्ति अमित फल को देने वालो है इसमे कोई बाधा नही आतो । 

यह ग्रन्थ भी समन्तभद्र भारती का श्र गरूप है। इसमे बृषभादि चतुविशति तीर्थंकरों की--भ्रलक्ृत भाषा 
में कलात्मक स्तुति की गई है। इसका शब्द विन्यास भ्र॒लंकार की विशेषता को लिये हुए है। कही श्लोक के एक 
चरण को उलटकर रख देने से दूसरा चरण बन जाता है। और पूर्वार्ध को उलटकर रखदेने से उत्तराधं, और 
समूचे इलोक को उलट कर रखने से दूसरा इलोक बन जाता है। ऐसा होने पर भी उनका भ्रर्थ भिन्न-भिन्न है, इस 
ग्रन्थ के अनेक पद्म ऐसे है, जो एक से अधिक अलंकारो को लिये हुए है। झौर कुछ ऐसे भी पद्म हे, जो दो-दो अक्षरों 
से बने है--दो व्यजनाक्षरों से ही जिनके दरीर की सृष्टि हुई है! । स्तुतिविद्या का १४वा पद्च ऐसा है ज़िसका प्रत्येक 
पाद निम्न प्रकार के एक एक अक्षर से बसा है । 

येया स्शया यये याथ नानानूना नवासन । 
मसा समा समा सामिता तती तिततोतितः ॥॥ 

यह ग्रन्थ कितना महत्वपूर्ण है यह टीकाकार के--'घन-कठिन-धाति कर्मेन्चन दहन समर्था', वाक्य से जाना 

जाता है जिसमे घने कठोर घातिया कमेरूपी ईन्धन को भस्म करने बाली समर्थ झ्ग्नि बतलाया है। 


युक्त्पनुझासन-- 
अस्तुत प्रन्‍्थ का नाम युक्‍त्यनुशासन है। यह ६४ पद्मों की एक महत्वपूर्ण दार्शनिक कृति है। यद्यपि 
झाचार्य समन्तभद्र ने ग्रन्थ के आदि श्र अन्त के पद्मों में युकत्यनुशासन का कोई सनामोल्लेख नहीं किया, किन्तु 





जज ीि जि -+न--> जन न नम + |. +++००---+>>« 





१. देखो, ५१, ५२ ओर ५५्वाँ पद्च । 


१०० जन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


उनमे स्पष्ट रूप से वीर जिन स्तवन की प्रतिज्ञा और उसी की परिसमाप्ति का उल्लेख है! । इस कारण ग्रन्थ का 


प्रथम नाम बीर जिन स्तोत्र है। ेु ह 
आचार समन्‍्तभद्र ने स्वय ४5वें पद में 'युकत्यनुशासन' पद का प्रयोग कर उसकी सार्थकता प्रदर्शित कर 


दी है और बतलाया है कि युकत्यनुशासन शास्त्र प्रत्यक्ष और झागम से अ्रविरुद्ध श्र्थ का प्रतिपादक है। “दृष्टाउधग- 
माभ्यामविश्द्धमर्थ प्रहूपण युक्‍त्यनुशासन ते ।” प्रथवा जो युक्त प्रत्यक्ष भौर आ्रागम के विरुद्ध नही है, उस वस्तु की 
व्यवस्था करने वाले शासन का नाम युक्तत्यनुशासन है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतत््व का जा कथन 
प्रत्यक्ष और श्रागम से विरुद्ध है वह युवत्यनुशासन नही हो सकता । साध्याविनाभावी साधन से होनें वाले साध्यार्थ 
का कथन युक्‍त्यनुशासन है ।” 

इस परिभाषा को वे उदाहरण द्वारा पुष्ठ करते हुए कहते है कि वारतव में वस्तुस्वरूप स्थिति, उत्पत्ति 
प्रौर विनाश इन तीनो को प्रति समय लिए हुए ही व्यवस्थित होता है। इस उदाहरण में जिस तरह वस्नुतत्त्व उत्पा- 
दादि त्रयात्मक युक्‍ति द्वारा सिद्ध किया गया है, उसी तरह वीरशासन मे सम्पूर्ण प्र्य सम्ह्‌ प्रत्यक्ष और झ्रागम 
प्रविरोधी युक्तितयों से प्रसिद्ध है।? 

पुन्ताट सघी जिनसेन ने 'हरिवश पुराण' में बतलाया है कि आचाये समन्‍्तभद्र ने 'जीवसिद्धि' नामक ग्रन्थ 
बनाकर युक्‍त्यनुशासन की रचना की है “। चुनाचे टीकाकार श्राचाय विद्यानन्द ने भी ग्रग्थ का नाम युक्त्यनुशासन 
बसलाया है '। 

ग्रन्थ में दार्शनिक दृष्टि से जो वस्तु तत्व चचित हुआ है वह बडा ही गम्भीर भ्ोर तातक््विक है। इसमे 
स्तबन प्रणाली से ६४ पद्मों द्वारा स्वमत-परमत के गुण दोषों का सूत्र रूप से बडा मारमिक वर्णन दिया है । और 
प्रत्येक विषय का निरूपण प्रबल युक्तियों द्वारा किया गया है। 

प्राचार्य समन्तभद्र ने 'युक्तिशास्त्राईविरोधि वाक्‍्त्व' हेतु से देवागम में आपकी परीक्षा की है, ओर जिनके 
वचन युक्ति और शास्त्र से अविरोध रूप है उन्हे ही श्राप्त बतलाया है और शेष का आप्त होना बाधित ठहराया है। 
और बतलाया है कि आपके शासनामृत से बाह्य जो स्वंथा एकान्तवादी है वे भ्राप्त नही है किन्तु भ्राप्तभिमान से 
दग्ध है, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित इष्टतत्त्व प्रत्यक्ष प्रमाण से वाधित है । 

ग्रन्थ मे भगवान महावीर की महानता को प्रदर्शित करते हुए बतलाया है कि--वे अतुलित शान्ति के साथ 





लत आज-नज-निधज-++चज+त “७ _७"त_++त++ 


१ 'स्तुति ग्रोचरत््व निनीषव स्मो वयमद्यवीर ।। 
“स्तुति, शक्त्याश्रेय. पदमधिगतरत्व जिन  मया, महावीरो वीरो दुर्तिपरसेनाउमि विजये ॥६४॥ 
२. “अन्यथानुप्पन्तत्व नियमनिश्चयलक्षणात्‌ साधनात्साध्याथ प्ररूपरण युकत्यनुशासनमिति' 
“युकत्यनुशासन टीका पृ० १२२ 


ज2 


/ युक्त्यनुणासन प्रस्तावना पृ० २ 
४ जीवसिद्धि विधायीह कृतयुक्त्यनुशासनम्‌ । 
>हेरिवश्ष पुराण 

४. जीयात्‌ रमन्‍्तभद्रस्थ स्तोत्र युक्तयनुशासनम्‌ ।' (१) 
'स्तोजे युवत्यनुशासने जिनपते बींरस्य नि शेषत ' । (२) 
“श्रीमद्ठी रजिनेश्वरामलगुणस्तोत्र परीक्षेक्षण । 
साक्षात्स्वा मिसमन्तभद्रगुरुभिस्तत्त्व समीक्ष्याउखिलम्‌ । 
प्रोकत युक्‍तथनु शासन विजयभि स्थाद्वादमार्गानुग ॥” (४) 
त्वनमता:मृतथाद्याना सर्वर्थकान्त-वादिनाम्‌ । 
झाप्ताभिमानन्दग्धाना स्वेष्ट दुप्टेन बाभ्यते ।। 

+देंवागम का० ७ 


जब 


आनचार्स समन्तभद्र १०१ 


शुद्धि भ्रोर शक्ति की पराकाष्ठा को--चरमसीमा को -प्राप्त हुए है। और शान्ति सुखस्वरूप हैं--आप में ज्ञानावश्ण 
दर्शनावरण रूप कर्ममल के क्षय से झनुपम ज्ञान दर्शन का तथा अन्तराय कमें के अभाव से प्ननन्त वीरय का झआावि- 
मवि हुआ है | भ्रौर मोहनीय कर्म के विनाश से अनुपम सुख को प्राप्त है। आप ब्रह्म पथ के- मोक्षमार्ग के--नेता 
है" । और महान्‌ है। श्राप का मत-अनेकात्मक शासन-- दमा-दम-त्याग और समाधि की निष्ठा को लिये हुए है - 
ओत-प्रोत है। नयो शौर प्रमाणों द्वारा सम्यक वस्तु तत्त्व को सुनिश्वत करने वाला है, और सभी एकान्त वादियो 
हारा अबाध्य है।इस कारण वह श्रद्वितीय हैं? । इतना ही नहीं किन्तु बीर के इस शासन को 'सर्वोदिय तीर्थ 
बतलाया है - जो सबके उदय-उत्कर्ष एवं आत्मा के पूर्ण विकास में सहायक है, जिसे पाकर जं।व' ससार समुद्र से 
पार हो जाते है। वही सर्वोदिय तीथं? है, जो सामान्य-विशेष, द्रव्य पर्याय विधि-निषेध और एकत्व झनेकत्वादि 
सम्पूर्ण धर्मों को भ्रपनाए हुए है, मुख्य गौड की व्यवस्था से सुव्यवस्थित है, सब दुखो का श्रन्त करने वाला है, और 
अबिनाशी है, वही सर्वोदिय तीर्थ कहे जाने के योग्य है, क्योंकि उससे सप्रस्त जीबी को भवसागर से तरने का समी- 
चीन मार्ग मिलता है। 

वीर के इस शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस शासन से यथेष्ट द्वेंघ रखने बाला मानव भी 
यदि समदुष्टि हुआ उपपत्ति चक्षु से - मात्सय के त्याग पूर्वक समाधान की दृष्टि से--वी रक्षासन का अवलोकन ओर 
परीक्षण करता है तो अभ्रवश्य ही उसका मान श्र ग खडित हो जाता है--सर्वथा एकान्त रूप मिथ्या पश्राग्रह छूट 
जाता है, वह अभद्र (मिथ्यादृष्टि) होता हुआ भी सब ओर से भद्गरूप एवं सम्यर्दृप्टि बन जाता है। जसा कि ग्रन्थ 
के निम्न पद्म से प्रकट है:-- 

काम हिषन्नप्युपपत्ति चक्ष: समीक्ष्यतां ते समदृष्टि रिध्टम्‌ । 

त्वयि ध्रुव खण्डित-मान-श्यू ड्ो भवत्यभद्रोडपि समन्तभव्र' ।|६२ 

ग्रन्थ सभी एकान्त वादियों के मत की युव्ति पूर्ण समीक्षा की गई है, किन्तु समीक्षा करते हुए भी उनके 
प्रति विद्वेष की रचमात्र भी भावना नहीं रही है। भौर न वीर भगवान के प्रति उनकी रागात्मिका प्रवृत्ति ही 


रही है । 

ग्रन्थ में संवेदनाद्व॑त, अरद्वेतवाद, शून्यवाद झ्रादि वादों भ्ौर चार्वाक के एकान्‍्त सिद्धान्त का खडन करते हुए 
विधि, निषंध और श्रवक्‍तव्यता रूप सप्तभगों का विवेचन किया है, तथा मानस श्रहिसा की परिपूर्णता के लिये 
विचारो का वस्तुस्थिति के आधार से यथार्थ सामजस्य करने वाले अनेकान्तद्शन का मौलिक विचार किया 

गया है। साथ ही वीर शासन की महत्ता पर प्रकाश डाला है । 
ग्रन्थ निर्माण के उद्देश्य को श्रभिव्यक्त करते हुए ब्राचार्य कहते है कि हे भगवान्‌ ! यह स्तोत्र आपके प्रति 
रागभाव से नही रचा गया है। क्योकि श्राप ने भव-पाश का छंदन कर दिया है। झौर दूसरो के प्रति द्वष भाव से 
भी नही रचा गया है , क्योकि हम तो दुर्ग णो की कथा के भ्रस्यास को खलता समभते है। उस्तप्रकार का श्रभ्यास 
न होने से वह खलता भी हम में नही है । तव फिर इस रचना का उद्देश्य क्या है ” उद्देश्य यही है कि लोग न्याय- 
अ्रन्याय को पहचानना चाहते हैं और प्रद्टत पदार्थ के गुण दोषो के जानने की इच्छा है उनके लिये यह स्तोन्न हिता- 





७ “स्व शुद्धिशकत्मों रुदयस्काष्ठा तुला-5्पतीतां जिन शान्तिरूपाम्‌ । 
अवापिथ ब्रह्मपथस्य नेता, महानितीयत्यतिवक्तुमीशा.'' ।। ४ 
८. दवा-दम-त्यास-समाधि-निप्ठ तय-प्रमाण प्रकृता&झज सार्थम्‌। 
प्रधष्य मन्य रखिल-प्रवाद जिन ! त्वदीय मत मद्वितीयम | ६ 
--युक्त्यनुशासन 
६. सर्वान्तवत्तर शमुख्यकल्प सर्बान्तशुन्य व मिथोन पेक्षम्‌ । 
सर्वापदामन्तकर निरन्त सर्वोदिय तीर्थमिदं तबेब ॥ ६२ 
--युवत्मनुक्ष।सन 


१०२ जन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


न्वेषण के उपाय स्वरूप आपकी गुण कथा के साथ कहा गया है जैसा कि उसके निम्न पद्म से स्पष्ट है :-- 
ते रागान्न' स्तोत्र भवति भव-पासच्छिदिमुनों, 
न घान्येषु द्ेषादपगुणकथाउन्यास-खलता । 
किमु न्यायाउन्याय-प्रकृत-गुणदोषज्ञ-सनसां, 
हितान्वेषोपायस्तवगुण-कथा-संग-ग दितः ६३ 
इस तरह इस ग्रन्थ की महत्ता और गभीरता का कुछ आभास मिल जाता है। किन्तु ग्रन्थ का पूर्ण अध्य- 
यन किये बिना उसका मर्म समझ में नही भ्रा सकता । 
रत्मकरण्ड श्रायकाचा र- इस ग्रन्थ में श्रावकी को लक्ष्य करके समीचीन धर्म का उपदेश दिया गया है । 
जो कर्मो का विनाशक झौर ससारी जीवों को ससार के दु'खो से निकाल कर उत्तम युख में स्थापित करने वाला 
है, वह धर्म रत्नत्रय स्वरूप है-सम्यग्दर्शन सग्यग्शान ओर सम्पक्‌ चारित्र रूप है। ओर दर्शनादिक को जो 
प्रतिकूल या विपरीत स्थिति है वह सम्यक न होकर मिथ्या है अतएव वह श्रधर्म हे, और संसार परिभ्रमण का 
कारण है। 
आचाये समन्‍्तभद्र ने इस उपासकाध्ययन ग्रथ में श्रावका के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य धर्म का व्यवस्थित 
एवं हृदयग्राही वर्णन किया है । जो ग्रात्मा को समुन्नत तथा स्वाधीन बनाने में समर्थ है। ग्रन्थ की भाषा प्राऊुजल 
मधुर प्रौढ़ और अर्थ गौरव को लिये हुए है। यह ग्रन्थ धर्मरत्न का छोटा सा पिटारा हो है। इस कारण इसका 
रत्नकरण्ड नाम सार्थक है और समीचीन धर्म की देशना को लिये हुए होने के कारण समीचीन धमगास्त्र है। उसका 
प्रत्येक रत्री पुरुष को अध्ययन या मदन करना आ्रावश्यक है ग्लौर तदनुकूल आचरण तो कल्याण का कर्ता है हा । 
समन्तभद्र से पहले श्रावक धर्म का इतना सुन्दर ओर व्यवस्थिल बर्णन करने वाला दूसरा काई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
है | भौर पदचात्वर्ती ग्रन्थकारों में भी इस तरह का श्रावकाचार दृष्टि योचर नहीं होता वे प्राय उनके अनुकरण 
रूप है। यद्यपि परवर्ती विद्वानों के द्वारा रच हुए श्रावकाचार-विषयक ग्रन्थ अवश्य है, पर इसके समकक्ष का अन्य 
कोई ग्रन्थ देखने में नही श्राया । प्रस्तुत ग्रन्थ सात अध्यायों में विभकक्‍त है, जिसकी इलाक सख्या १५० डेढसौ है । 
प्रत्येक भ्रध्याय में दिये हुए वर्णन का सक्षिप्तसार इस प्रकार है -- 
प्रथम अ्रध्याय मे सच्चे आाप्त आगम और तपोभूत का जिमूढता रहित, अष्ट मदहीन और आठ श्रग सहित 
श्रद्धान को सम्यर्दशन बतलाया है। इन सबके स्वरूप का कथन करन हुए बतलाया है कि अ्रगहीन सम्यर्दर्शन जन्म 
सन्‍्तति का विनाश करने में समर्थ नही होता । शुद्ध सम्यर्दुप्टि जीव भय, आशा और लोभ से कुलिगियों का प्रणाम 
झौर विनय भी नही करता । ज्ञान और चारित्र की श्रपेक्षा सम्यग्द्शन मुख्यतया उपासनीय है। सम्यर्दर्शन मोक्ष- 
मार्ग में खेवटिया के समान है उसके, बिना ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि श्लोर फलोदय उसी तरह 
नहीं हो पाते, जिस तरह बीज के अभाव मे वृक्ष की उत्पत्ति आदि नही होती | समन्‍्तभद्राचार्य ने गम्यर्दअन की 
महत्ता का जो उल्लेख किया है, वह उसके गोरव का द्योतक है । 
दूसरे ग्रधिकार में सम्यग्ज्ञान का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए उसके विषयभूत चारों अ्रनुयोगो का सामान्य 
कथन दिया है । 
तीसरे भ्रधिकार में सम्यक्‌ चारित्र धारण करने की पात्रता का वर्णन करते हुए हिसादि पाप प्रणालिका- 
थ्रो से विरति को चारित्र बतलाया है। और वह चारित्र सकल और विकल के भेद से दो प्रकार का है, सकल चारित्र 
मुनियों के भर विकल चारित्र गृहस्थो के होता है, जो अणुत्रत, गूणब्रत आर शिक्षात्रत रूप है। 
चतुर्थ भ्रधिकार में दिग्ब्रत, भ्रनर्थदण्डब्रत और भोगोपभोग परिमाण ब्रत इन तीन गुण ब्रतों का, झ्रनथेदण्ड 
ब्रत के पाच भेदों का और उनके पाच-पाच अतिचारों का वर्णन किया है। 
पाचवे भ्रधिकार मे ४ शिक्षात्रतो का और उनके श्रतिचारो का वर्णन किया गया है। साम।यिक के समय 
गृहस्थ को चेलोपसृष्ट मुनि की उपमा दी है । 
छठे अधिकार में सल्लेखना का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए उसके पाच शअतिचारों का बर्णन दिया है । 


आचार्य समनन्‍्तभद्र १०३ 


सातवें अधिकार में श्रावक के उन ग्यारह पदो का--प्रतिमाधो का स्वरूप दिया है और बतलाया है कि 
उत्तरोत्तर प्रतिमाओं के गृणपूर्वकपूर्व की प्रतिभाओ के सम्पूर्ण गुणो लिये हुए हैं । 

इस तरह इस ग्रन्थ में श्रावक के अनुष्ठान करने योग्य समीचीन धर्म का विधिवत कथन दिया हुआ है । 
यह ग्रन्थ भी समन्तभद्र भारती के अन्य ग्रस्थों के समान ही भामाणिक है और मनन करने के योग्य है। झाचाये 
समन्त भद्र की उपलब्ध सभो कृतिया महत्वपूर्ण और अपने अपने वेशिष्ठय को लिये हुए हैं। 
टन झ्ाचार्य समन्‍्तभद्र के समय के सम्बन्ध में स्व० प० जुगलकिशोर मुख्तार ने अनेक प्रमाणों के साथ विचार 
किया है और उनका समय विक्रम की दूसरी शताब्दी का पूर्वार्ध बतलाया है" । वे तत्त्वार्थंसत्र के कर्ता उमास्वाति 
(गृद्धपिच्छाचार्य ) के बाद किसी समय हुए है। गृद्धपिच्छाचार्य विक्रम की दूसरी शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं । 
समन्तभद्र उन्ही के बाद भ्ौर देवनन्दी (पूज्यवाद ) से बहुत पू्ववर्ती है। वे सम्भवत. विक्रम को दूसरी शताब्दी के बिद्वान 
होने च।हिये। कोगणि वश्ञ के प्रथम राजा, जो गग वश के संस्थापक सिहनन्द्याचार्य से भी पूर्ववर्तों है। कोगणिवर्मा 
का एक प्राचीन शिलालेख शक स० २५ का उपलब्ध है।* उससे ज्ञात होता है कि कोंगणि वर्मा वि० स० १६० 
(ई० सन्‌ १०३) में राज्याशासन पर आआारूढ हुए थे। अ्रत प्राय: वही समय आाचाये सिहनन्दी का है। समन्तभद्र उससे 
पहले हुए हैं। क्योकि मल्लिषेण प्रशस्ति में सिहनन्दि से पूर्व समन्तभद्र का स्मरण किया गया है। झ्त. उनका समय 
विक्रम की दूसरी शताब्दी का पूर्वाधे ही है जो मुख्तार साहब ने निश्चित किया है। वह प्रायः ठीक है । 
हल मूलसघ कुन्दकुन्दाचार्य काणूरगण श्रौर मेष पाषाण गच्छ के विद्वान थे। वे दक्षिण देश के निवासी थे। 
सिद्धंश्वर मन्दिर के शिलालेख मे उन्हे दक्षिण देशवाशी और गंगमही मण्डल का समुद्धारक बतलाया है। जैसा कि 
उसके निम्न पद्च से प्रकट है-- 

दक्षिण-वेश-निवासी गंगमही-सण्डलिक-कुल-समुद्ध रण: । 
क्रीम्ससंघनाथी.. नाम्नः श्रीसिहनन्बिमुनि: ।॥ 

मुनि सिहनन्दि गगवश के सस्थापक के रूप में स्मृत किये जाते है । सिहनन्दि ने गंगराजा को जो सहायता 
दी उसके परिणामस्वरूप गगराजाशो ने जैनधर्म को बराबर सरक्षण दिया। गंग राजवश दक्षिण भारत का प्रमुख 
राज्य रहा है । चौथी शताब्दी से ११वीं शताव्दी तक के शिलालेखो से प्रमाणित है कि गगवंश के शासकों ने जैन 
मन्दिरो का निर्माण कराया, जैन मूर्तिया प्रतिष्ठित कराई । जैन साधुश्रो के निवास के लिए गुफाएं निर्माण करायी 
झ्रौर जैनाचार्यों को दान दिया । 

कल्लू रगुडु के शिलालेख में बतलाया है कि पद्चनाभ राजा के ऊपर उज्जैन के राजा महीपाल ने श्राक्रमण 
किया। तब उसने दडिग और माधव नाम के दो पुत्रो को दक्षिण की श्रोर भेज दिया | वे यात्रा करते हुए 'पेरूर' 
नाम के सुन्दर स्थान में पहुँचे । उन्होंने वही भ्रपना पडाव' डाल दिया श्रौर तालाब के निकट चैत्यालय को देखकर 
उसकी तीन प्रदक्षिणा दी। वहीं उन्होंने आचाय॑ सिहनन्दि को देखा, श्लौर उनकी वन्दना कर पश्रपने भ्राने का कारण 
बतलाया । उसे सुनकर सिहनन्दि ने उन्हें हस्तावलम्ब दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्‍न होकर देवी पद्मावती प्रकट 
हुई भौर उसने उन्हे तलवार श्र राज्य प्रदान किया । 

जब उन्होने सम्पूर्ण राज्य पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया तब प्राचायं सिहनन्दि ने उन्हे इस प्रकार शिक्षा 

दी--“यदि तुम अपने वचन को पूरा न करोगे, या जिन शासन को सहाय्य न दोगे, दूसरो की स्त्रियो का यदि प्रप- 

कलम दन न 5 मनमानी 


१. देखो, जैनासाहित्य और इतिहास पर विद्वद प्रकाश पृ०६९७ 
२ शिलालेख का आद्य अश इस प्रकार है :--- 
“स्वस्ति श्रीमत्कीगण्तिवर्म धरभेमहाधिराज प्रथम गगस्थ देत शक वर्ष गतेषु पंचविशञति २५नेय शुभ क्रितुसवत्सरसु 
फाल्पुग शुद्ध पंचमी शनि रोहिशि''''**।” 
--दैलों, नजम गूढ़ तास्लुके (मेसूर) के शिलालेख नं० ११०, सन्‌ १६६४ (8. 0. गा) 





१०५४ जैन धममं का प्राचीन इतिहास- भाग २ 


हरण करोगे, मद्य-मास मधु का सेवन करोगे या नीचों की सगति में रहोगे, आवश्यकता होने पर भी दूसरो को 
अपना धन नही दोगे, और यदि युद्ध के मंदान मे पीठ दिखाओ्ीगे तो तुम्हारा वश नष्ट हो जायगा। उक्त शिलालेख में 
सिह नन्दि के द्वारा दिये गए राज्य का विस्तार भी लिखा है। उच्च नन्दिगिरि उनका किला था, कुबवलाल राजघानी 
थी, ६६ हजार देशों पर प्राधिपत्य था । निर्दोष जिनदेव उनके देवता थे। युद्ध मे विजय ही उनका साथो था । जैन 
मत उनका धर्म था । और दडिग तथा माधव बडी शान के साथ प्थ्वी का शासन करते थे । 

ईस्वी सन ११२६ के शिलालेख में लिखा है कि सिहनन्दि मुनि ने अपने शिष्यों को अहंल्त भगवान को 
ध्यानरूपी वह तीक्ष्ण तलवार भी कृपा करके प्रदान की थी, जो घाति कर्मरूपी शत्रुसंन्य की परवंतमाला को काट 
डालती है। यदि ऐसा न होता तो देवी के प्रवेश मार्ग को रोकने वाले पत्थर के स्तम्भ को माघव अपनी तलवार के 
एक ही वार से कंसे काट डालता 

११७६ ई० के एक शिलालिख में भी सिहनन्दि के द्वारा गणराज्य की स्थापना का निर्देश है। सिहनन्दि का 
समय ईसा को द्वितीय शताब्दी है। 


आचार्य शिवकोटि (डिवार्य) 


श्राचार्य शिवकोटि या शिवाय श्रपने समय के विशिष्ट विद्वान थे। इन्होंने अपनी करत आराधना की 
भ्रन्तिम प्रशस्ति में अपनी गुरु परम्परा का उल्लेख किया है। वे दोनो गाथाएँ इस प्रकार है-- 
झ्रण्जजिणणदि गणि सब्वगुत्तगणि प्रज्जमित्तणंदीण । 
अवगमसियपादमूले सम्म सुत्त चर प्रत्यथं च॥२१६५॥ 
पुषव्वायरियणिबद्धा उद जीबित्ता इमा स सत्तीए । 
झ्राराधणा सिवज्जेण पाणिदलभोइणा रहदा २१६ ६॥ 
इन दोनों गाथाओ्रो मे बतलाया है कि--झाय जिननन्दिगणी, झ्ाय॑ मित्रन दिगणी के चरणो के निकट भले 
प्रकार सूत्र और श्रर्थ को समझ करके तथा पूर्वाचार्यो द्वारा निबद्ध हुई आराधनाओों के कथन का उपयोग करके 
बा करतल पर लेकर भोजन करने वाले-छिवार्य ने यह झाराधना ग्रन्थ झपनी शक्ति के प्रनुसार 
रचा है। 
इस प्रशस्ति मे झाय॑ जिननन्दिगणी श्रादि जिन तीन गुरुओ का नामोल्लेख किया है वे कौन है श्रौर कब 
हुए है । उनकी गुरुपरम्परा और गण-गच्छादि क्‍या है ? इत्यादि बातो के जानने का कोई साधन उपलब्ध नही है । 
हाँ, द्वितीय गाथा मे प्रयुक्त हुए ग्रन्थकार के पाणिदलभोंइणा' इस विशेषण पद से इतनी बात स्पष्ट हो जाती है कि 
श्राचाये शिवकोटि ने इस ग्रन्थ की रचना उस समय की जब ज॑नसघ दिगम्बर श्वेताम्बर दो विभागों मे विभक्त ही 
चुका था। उसी भेद को प्रदर्शित करने के लिए ग्रन्थकर्त्ता ने उक्त विशेषण पद का लगाना उचित समभा है। फलतः 
बे उक्त भेद से सम्भवत सौ-डेहसौ वर्ष बाद हुए हो। क्योकि झाराधना ग्रन्थ मे झ्राचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों की ; 
गाथाए ज्यों के त्यो रूप मे पाई जाती है उसके एक दो उदाहरण नीचे दिये जाते है-- स्‍्छ 
दंसणभट्टाभट्टा दसणभट्टस्स णत्थि णिव्वाणं। 
सिज्कृति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिज्म॑ति ॥। 
प्राराधना की नं० ७३८ पर पाई जाने वाली यह गाथा कुन्दकुन्द के दर्शनप्राभृत की तीसरी गाथा है। 
इसी तरह कुन्दकुन्द के नियमसार की दो गाथाएँ ६६, ७० श्राराधना में ११८७, ११८८ नम्बरों पर तथा चरित्र 
पाहुड की ३६वीं गाथा झाराधना में १२११ पर पाई जाती है। झौर वारस प्रणवेक्‍्ला की दूंसरी गाथा श्राराधना 
में १७१४ पर ज्यो के त्यों रूप में उपलब्ध होती है। इनके प्रति(रिक्त कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं जो थोड़े से पाठभेद 
परिवतेनादि के साथ उपलब्ध होती है। ऐसी गाथाश्नों का एक नमूना इस प्रकार है--- ह हे 


आचायें शिवकोटि (शिक्षार्य) १०५ 


अं अध्णाणी कम्मं .लवेदि भवसयसह॒स्स कोडोहि। 
त॑ जाणी तिहिगुलती खबेदि उस्साससेत्तेण ॥ 
- भ्रवननसार ३।३८ 
ज॑ं श्रण्णाणी कम्म खबेदि भवसयसहस्सकोर्डिह्‌। 
ते णजाणी तिहिगुत्तों खबेदि झन्‍्तो मुहसेण॥। 
 'आरा० १०८ 
इसी तरह चारित्र प्राभुत की गाथा न० ३१, ३२, ३३, ३५, आराधना में कुछ परिवर्तत तथा पाठ भेद के 
साथ गाथा न० ११८४, १२०६, १२०७, १२१०, १५२४ उक्त स्थिति में उपलब्ध होती है । इससे स्पष्ट है कि 
आराधना के कर्ता शिवार्य कुन्दकुन्दाचार्य के बहुत बाद हुए हैं । 
इतना ही नही किन्तु शिवकोटि के सामने समन्तभद्र के ग्रन्थ भी रहे है। क्योकि इस ग्रन्थ में बृहत्‌ स्वयंभू 
स्तोत्र के कुछ पद्यों के भाव को अनुवादित किया गया है। सस्क्ृत टीकाकार ने भी उसके समर्थन मे स्वयभू स्तोत्र के 
बाक्यो को उद्धत करके बतलाया है -- 
जह जह भू जइ भोगे तह तह भोगेसु बड्ढदे तप्हा । 
भ्र्० झ्ञा० गा० १२६२ 
तृष्णाथिब: परिवहन्ति न शान्तिरासामिष्टेन्द्रियार्थ विभवे: परिवद्धिरेव |।!! 
है --बहतस्वयंभस्तोन्न, ८२ 
बाहिरकरणबिसुद्धो भ्रव्भंतर करणसोधणत्थाएं। 
भ० श्रा० गा० १३४८ 
बाह्य तप: परमदुद्चरमाचरस्त्वभाध्यात्सिकस्य तपस: परिब्‌ हणाथ्थंम्‌ ।, 
- बृहत्स्थयंभ्स्तोत्र, ८३ 
इसमे भी स्पष्ट है कि शिवार्य समन्तभद्र के बाद किसी समय हुए हैं। और पूज्यपाद-देवनन्दी से पूर्व- 
वर्ती है, क्योकि पूज्यपाद ने सर्वाथसिद्धि में तत्त्वार्थमूत्र के €वे अध्याय के २२वें सूत्न की टीका करते हुए भ्राराधना 
की ५६२ न० की निम्न गाथा उद्धृत की है .-- 
श्राकंपिय श्रणुमाणि य ज॑ विट्ठ बादरं च सुहुमं च । 
छण्णं सहा उलय बहुजणश्रव्वत्त तस्सेवी | 
(८१४-८१५) का।॥। 
इसके अतिरिक्त निम्न दो गाथाश्रो का भाव भी श्रध्याय ६ सूत्र € की टीका में लिया है-- 
सहसाणाभो गियदुप्पस ज्जिद श्रपच्चवेक्ख णिक्खेवे । 
देहो व दृुष्पएत्तो तहोबकरण च णिथ्वित्ति ॥। 
संजोयण मूं वकरणाणं तर तहा पाणभोगणाण थ | 
दुदठ णिसिटठा मणबच्चकाया भेदा णिसग्गस्स ।। 


“निक्षेपश्चतुविध:. श्रप्रत्यनिक्षेपाधिकरणं, वृष्प्रमुष्टनिक्षेपाघिकरणं सहसानिक्षेपा धिकरणसताभोग- 
निक्ष पाधिकरण चेति । सयोगो द्विविध:--भक्तपानसयोगाधिरणमुपकरणसंयोगाधिकरण चेति । निसर्गस्त्रि- 
बिध काय निप्र्गाध्तिकरणं, वाद्िनिसर्गाधिकरण सनोनिसर्भाधिकरणं चेति । 

सर्वा० सिं० श्र० ६ सूत्र #की टीका 
इस सब तुलना पर से शिवाय या शिवकोटि के रचना काल पर अच्छा प्रकाश पडता है झौर वे समन्तभद्र 
भौर पूज्यपाद के मध्यवर्ती किसी समय हुए हैं। इनका समय देवनन्दी (पृज्यपाद) से पूर्ववर्ती है । 
झाराधना 
प्रस्तुत अ्न्‍न्थ मे २१७० के लगभग गाथाएं है जिनमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र और सम्यक्‌ 


हर जैन घर्म का प्राचीन इतिहास--आाग २ 


तप रूप चार प्ाराधनाओं का कथन किया गया है। आराधना के कधन के साथ झनेक दृष्टास्तों द्वारा उस विषय को 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। मरण के भेद-प्रभेदों का श्रच्छा वर्णन किया है भौर समाधि मरण करनेवाले 
क्षपक की परिचर्या से लगनेवाले साधुझो की सख्या ४४ बतलाई गई है। १६२१ नम्बर की गाथा से १८६१ नं० को 
२७० गायाप्रो द्वारा प्लार्ते, रौद्, धर्म और शुक्ल इन चार ध्यानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ग्रन्थ में कुछ ऐसी 
प्राचीन गाथाए मिलती है, जिनका उल्लेख इवेताम्बरीय प्रावश्यक नियुक्ति भ्रादि ग्रन्थों में पाया जाता है। परन्तु यह 
अवश्य विचारणीय है कि आवश्यक नियुक्ति श्रादि ग्रन्थ छठवी शताब्दी में लिखे गए है। ग्रावश्यक नियु क्ति को मुनि- 
पुण्यविजयजी छठवी द्ाताब्दी का मानते हैं। परन्तु भगवती ग्राराधना उसके कई शताब्दी पूर्व की रचना है। 
यद्यपि इस ग्रन्थ में स्त्री मुक्ति और कवलाहार आ्रादि की मान्यता का उल्लेख नही है, तो भी दशस्थिति कल्पवाली 
गाथा के कारण प्रेमीजी ने श्राराधना के कर्त्ता को यापनीय सम्प्रदाय का बतलाया है। लगता है, कल्पवाली गाथाएं 
दोनो सम्प्रदायों में पूर्व परम्परा से आई हैं । वे र्वेताम्बरीय ग्रन्थों से ली गई यह कल्पना समुचित नही है। यह 
प्रन्थ बड़ा लोकप्रिय रहा है | इस पर झ्नेक टीका-टिप्पण लिखे गये हैं । इस ग्रन्थ पर विजयोदया झौर मूलाराधना 
टीका के भ्रतिरिक्त एक प्राकृत टीका श्र छोटे-छोटे टिप्पण भी रहे है, जिनसे उसकी महत्ता का स्पष्ट भान होता 
है । श्रपराजित सूरि या श्रीविजय द्वारा रचित सस्कृत टीका प्रकाशित हो चुकी है। जिसमें गाथाओं के झर्थ का 
स्पष्टीकरण करते हुए प्लन्य प्रनेक उपयोगी वस्तुओं पर विचार किया गया है। आचार्य शिवकोटि ने इस ग्रथ की 
रचना पूर्जाचार्यों के सूत्रानुसार की है। श्रीचन्द्र और जयनन्दी ने भी इस पर टिप्पण लिखे है। आराधना पश्जिका 
कौर भावार्थ-दीपिका टीका, १५० शिवाजी लाल की भी उपलब्ध है, जो सवत १८१५८ की जेठ सुदी १३ गुरुवार को 
समाप्त हुई है । सस्कृत झाराधना भझ्ाचाय॑ श्रमितगति द्वितीय ने लिखी है, जो सस्क्ृत के पद्यो में श्नुवाद रूप मे है । 

ग्रन्थ के श्रन्त में बालपण्डित मरण का कथन करते हुए, देशब्रतो श्रावक के ब्रतो का भी कुछ विधान 
२०७६ से २०८३ तक की ५ गाथाश्रों में पाया जाता है । 


समन्‍तभद्र का शिष्यत्व 
श्रवण बेलगोल के शिलालेख नं० १०४ में जो शक स० १०५० (वि० स० ११८५) का लिखा हुआ है, शिव- 
कोटि को समन्‍्तभद्र का शिष्य भर तत्त्वार्थ सूत्र की टीका का कर्ता घोषित किया है। यथा- - 
तस्थेत्र शिष्यः शिवको टिसू रिस्तपोलतालम्बनदेहुयष्टि: । 
संसारवाराकरपोतमेतत्तत्वाथंस्‌त्र तदलंचकार ।। 
प्रभाचन्द्र के आराधना कथाकोश भर देवचन्द्र कृत 'राजावलोकथे' में शिवकोटि को समस्तभद्र का 
दिष्य कहा गया है। विक्रान्त कौरव नाटक के कर्ता आचाय हस्तिमल्‍ल ने भी, जो विक्रम की १४वीं शताब्दी में हुए 
है अपने निम्न इलोक में समन्तभद्र के दो शिष्यो का उल्लेख किया है। एक शिवकोटि, दूसरे शिवायन :-- 
शिष्यो तवीयो शिवकोटिनामा शिवायन:ः शास्त्रविदां धरेण्यो । 
कृत्स्नभ्रुत श्रोगुरुपादमूले ह्यधीतवस्ती भवत: कृताथो ।। 


उक्त आराधना प्रथ के कर्ता ने समन्तभद्र का कोई उल्लेख नही किया | चूकि समन्तभद्र का दीक्षा नाम 
अज्ञात है, इस कारण इस सम्बन्ध मे कुछ श्रधिक नही कहा जा सकता । समन्तभद्र शिवकोटि के गुरु है इस विषय 
का कोई स्पष्ट प्रमाण मिल जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। ग्रंथकार द्वारा उल्लिखित गुरुझो के नामो 
में जिननन्दि का नाम झाया है। यदि जिननन्दि समन्‍्तभद्र का दीक्षा नाम हो तो उस हालत सें शिवकोटि समन्तभद्र 
के शिष्य हो सकते है। पर इसमें सन्देह नहीं कि शिवकोटि समन्तभद्ठ के शिष्य जरूर थे और वे सम्भवत काझूची 
के राजा थे--बना रस के नही । वे यहो है या भ्रन्य कोई, यह विचारणीय झौर नन्‍्तेषणीय है । 


सिड्धसेन ३४४ 


सिद्धसेन 
सिद्धसेन की गणना दर्शन प्रभावक आचार्यों में कौ जाती है। वे अपने समय के विशिष्ट विद्वान, वादी 
और कवि थे झोर तक शास्त्र में अत्यन्त निपुण थे। दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायो में इनकी मान्यता है | 
उपलब्ध साहित्य में सिद्धसेन का सबसे प्रथम उल्लेख झाचारय अकलंक देव के तस्वाथंवालिक में पाया जाता है। 
झकलंक देव ने उसमें इति शब्द के अनेक श्रथों का प्रतिपावन करते हुए इति शब्द का एक प्रर्थ शब्द श्नादुर्भाव भी. 
किया है । उसके उदाहरण में श्रीदत्त"' क्रौर सिद्धसेन का नामोल्लेख किया है। क्वचिच्छब्द प्रादुर्भावे वर्तते इलि 
श्रीवत्तमिति सिद्धतेवमिति ।'* इनमें श्रीदत्त को आचार्य विद्यानन्द ने त्रेठ बादियों का बिजेता और जल्पनिणेय ' 
नामक ग्रन्थ का कर्ता बतलाया है । प्रस्तुत सिद्धसेत वही प्रसिद्ध सिद्धसेन जान पड़ते हैं, जिनका उल्लेख पूज्यपाव 
(देवनन्दी) ने जैनेन्द्र व्याकरण में किया है भ्नौर जिनका प्रभाव अकलक देव की कृतियों पर परिनक्षित होता है । 
दिभ्म्बर परम्परा के घबला-जयघवला जैसे टीका ग्रन्धो में सनन्‍्मति सूत्र' के अनेक पद्च उद्धृत हैं। सिद्धसेन 
विलक्षण प्रतिभा के धनी थे । इसी से उत्त रवर्ती ग्रन्थकारों द्वारा उनका स्मरण किया गया है। हरिवशपुराण के कर्ता 
पुन्नाटसंघीय जिनसेन ने अपने पू॑वर्ती विद्वानों का स्मरण करते हुए पहले समन्तभद्र का झऔर उसके बाद सिद्धसेन 
का स्मरण किया है । जान पड़ता है कि उन्होंने ऐतिहासिक क्रमानुसार भ्राचार्यों का स्मरण किया है। सिद्धसेन के 
सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि 
जग्रप्रसिदयोधल्य वषभस्थेव॒ निस्‍्तुषाः । 
बोधयन्ति सतां बुढ्धिं सिडध्चैसस्थ सूक्‍तय: ।। 

-- जिनका ज्ञान जगत मे सत्र प्रसिद्ध है उन सिद्धसेड की निर्मल सूक्तियाँ ऋषभदेव' जिनेन्द्र की सूक्तियों के 
समान सज्जनो की बुद्धि को प्रबुद्ध करती है । इससे पहले जिनसैन ने समन्‍्तभद्र के स्मरण मे उनके बचनों को बीर 
भगवान के वचन तुल्य बतलाया है। पदरचात्‌ सिद्धसेन की सूक्तियो को ऋषभदेव के तुल्य बतलाकर उनके प्रति 
समन्तभद्र से भी अधिक झादर प्रगट किया है। किन्तु उनकी किसी रचना विशेष का कोई उल्लेख नहीं किया ॥+ 
परन्तु भगवज्जिनसेन ने अपने महापुराण में उनके 'सन्मति सूत्र” का जरूर सकेत किया है। जैसा कि उनके निम्न 
पद्च से प्रगट हैः-- 

हे प्रयादिकरियूथानां केसरी-तपकेसर: । 
सिद्धसेलक वि्जोबादहिकल्पनखरांकुर: !। 

--बै सिद्धसेन कवि जयवन्त हो, जो प्रवादीरूपी हस्तियों के यूथ (भुण्ड) के लिए सिंह के समान है। नय 
जिसके केसर (गर्देन के बाल) है, श्रौर विकल्प पैने नाखून हैं । 

सिद्धसेन का सन्‍्मति सूत्र तके प्रधान ग्रन्थ है। इसमें तीन काण्ड या प्रध्याय हैं। उनमें से प्रथम काण्ड में 
प्रनेकान्तवाद की देन नय भ्ौर सप्त भगी का मुख्य कथन है। दूसरे काण्ड में दर्शन झ्लौर ज्ञान की चर्चा है, इसी में 
कैवलज्ञान॑ प्रौर केवलदर्शन का अभेद स्थापित किया गया है भौर तीसरे काण्ड में पर्याय भ्रौर गुण में प्रभेद की नई 
स्थापना की गई है । इस तरह यह ग्रन्थ एक महत्वपूर्ण दाशनिक कृति है| झ्ागम का झवलम्बन होते हुए भी तक॑ 
को प्रश्रय दिया गया है। क्योकि तकंवाद में विकल्प जाल की ही प्रमुखता होती है, जिसमे प्रतिवादी को परास्त 
किया जाता है। सन्मति सूत्र का प्रथम काण्ड जहां सिद्धसेन रूपी सिंह के नयकेसरल्व का बोधक है, वहाँ दूसरा 
काण्ड उनका विकल्प रूपी पैने नखों का अ्रवभासक है | केवली के दर्शन ध्ौर ज्ञान में भ्रभेद सिद्ध करने के लिए उन्होने 
जो तक॑ प्रस्तुत किए हैं, प्रतिपक्षी भी उनका लोहा माने बिना नहीं रह सकता। ऊपर के इस विवेचन से स्पष्ट है कि 


क्त 





हा 


| १, द्विप्रकारं जगो जस्पं तत्व प्रातिभगोचरभ्‌ । 
जियण्ठेवादिनां जेता श्रीदतों जल्पनिर्णये ॥ (तत्त्वा० इलो० पु० २५०) 
२. देखों, तत्वार्थ वातिक १--१३ पु० ५७ । 


श्ण्ष जन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग 


भगवज्जिनसेन ने सन्मति सूत्र का भ्रध्ययन करके ही सिद्धसेनरूपी सिह के स्वरूप का साक्षात्‌ परिचय प्राप्त किया था 
जिसका चित्रण उनके स्मरण पद्च में पाया जाता है। 


वीरसेन जिनसेन ने धवला-जयधवला टीका मे नयो का निरूपण करते हुए सस्मतिसूत्र की गाथाओं को 
प्रमाण रूप में उद्धत किया है श्लौर आगम प्रमाण के रूप में मान्य किया है। सन्मति सूत्र के दूसरे काण्ड मे 
जीव के प्रधान लक्षण ज्ञान झौर दर्शन का विस्तृत विवेचन किया है, भर ज्ञान दर्शन के यौगपय और क्रमश दोनो 
पक्षो को अनुचित बतलाकर लिखा है कि केवल ज्ञानी के दर्शन भौर ज्ञान मे कोई भेद नही है। श्रत उनके एक साय 
या क्रमश होने का प्रइन ही नहीं उठता । दिगम्वर परम्परा में कंवल ज्ञानी के ज्ञान और दर्शन प्रतिक्षण युगपद्‌ 
माने गये है। और इवेताम्बर परम्परा मे उनका उपयोग क्रमश माना है। रिद्धरोन ने दोनों पक्षो को न भानकर श्रभेद- 
बाद को स्थापित किया है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अ्भेदवाद की स्थापना की गई है, इसी से 
जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण ने विशेषावश्यक भाष्य में उसकी कडी आलोचना को है। उसी तरह अभेदवाद की 
मान्यता युगपदवादी दिगम्बर परम्परा के भी प्रतिकूल है। इसीलिए आचारय॑ वीरसेन ने भी उसे मान्य नही 
किया है। 


झ्रकलकदेय के प्रन्थों पर प्रभाव 
सिद्धसेन ने सन्‍्मति तर्क में गुण और पर्याय मे श्रभेद की स्थापना की है। उन्होंने पर्याय से गुण को 

भिन्‍न नही माना है। श्रकलकदेव ने तत्वार्थवातिक के पाँचवे अध्याय के 'गुणपर्ययवद्द्व्यम्‌' (५-३७ प्‌ ५१) सूत्र के 
भाष्य में उक्त चर्चा का समाधान तीन प्रकार से किया है। पहले तो आगम प्रमाण को देकर गुण का सत्ता सिद्ध को है। 
फिर गुण एवं पर्याया, इंति वा निर्देश ' समास करके गुण को पर्याय से श्रभिन्‍्न बतलाया है । सिद्धसेनाचा् की यह 
मान्यता है। इस पर यह शका की गई कि यदि गुण ही पर्याय है तो केवल गुणवद्‌ द्रव्य या पर्यायवत्‌ द्रव्य कहना 
चाहिए था। गुण पर्ययवत्‌ द्रव्य का लक्षण क्यो कहा ? इसके उत्तर मे यह समाधान दिया है कि ज॑नतर मत मे गणो 
को द्रव्य से भिन्‍न माना गया है। झ्ल: उसकी निवृत्ति के लिए दोनो का ग्रहण करके द्रव्य के परिवर्तन को पर्याय कहा 
गया है, उसी के भेद गुण है। गुण भिन्‍न जातीय नहीं है। इस विवेचन मे श्रकलकदेब ने सिद्धसेन के मत को भान्य 
किया है। इससे सिद्धसन का अकेलक पर प्रभाव स्पष्ट है। अकलकदेव ने लघीयस्त्रय की ६७ वी कारिका मे सन्‍्मति 
सून्न की १-३ गाथा का सस्कृतीकरण किया है .-- 

तित्थयरबयण संगह विसेस पत्थार मूल बागरणी। 

दव्बट्टियों य पज्जवणशो य सेसा वियप्पास।॥ १-३ 


ततः तीरथंकर बचन संग्रह विशेष मूल व्याकरणों द्रव्य पर्यायाथिको नि३चेतव्यौ। (लघीयस्त्रय स्व व 
एलोक ६७) तथा तत्त्वार्थ वार्तिक पृ.८७ में सन्‍्मति की) 'पण्णवणिज्जाभावा' नाम की गाथा उद्धत की है भौर इसी 
में सिद्धसेन के अनेक मन्तव्यो का भी उल्लेख किया गया है। 


समय 


प्रस्तुत सिद्धसेन सन्मतिसूत्र भ्ौर कुछ द्वात्रिशतिकाशओं के कर्ता थे। वे पूज्यपाद (देवनन्दी) हरिभद्र 
७५०-५०० ई० जिनदासगणी महत्तर और जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण से भी पूव॑वर्ती है। पृज्यपाद ने जैनेद्र व्याकरण 
में वेत्ते: सिद्धसेनस्य', वाक्य में सिद्धसेन के मत विशेष का उल्नेख किया है। उनके मतानुसार 'विद' धात' के 'र' को 
प्रागम होता है भले ही वह सकर्मक हो । उनकी नौमी द्वात्रिशतिका के २२वे पद्च फे 'विद्ते.' वाक्य में '₹' आग | 
वाला प्रयोग पाया जाता है। ग्रन्य वैयाकरण 'सम' उपसर्गपूर्वक श्रकर्मक “विद ' धातु के 'र' का श्रागम स्वीकार ते 
है। परन्तु सिद्धसेन से सकमंक “विद धातु का प्रयोग बतलाया है। देवनन्दी ने 'तत्त्वा्थ॑वत्ति में सातवे बम 
१३वें सूत्र की टीका मे--वियोजयति चासुभिन चर बधेन सयुज्यते' पद्याश को जो तीसरी द्ात्रिशतिका के १६वे पद 


सिड्सेस १०६ 


का प्रथम चरण है'। उद्धृत किया है इससे स्पष्ट है कि सिद्धसेन पूज्यपाद से भी पूबेवर्ती हैं। पृज्यपाद का समय ईसा 
की ५यीं शताब्दी है। अतः सिं्धसेन ईसा की ५वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बिद्वान्‌ जान पडते हैं । 

डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय ने सिद्धसेन के न्‍्यायावतार का सम्पादन किया है। उन्होंने उसके 
प्रावककथन पर >फ। में लिखा है कि--यह बहुत सभव है कि यह सिद्धसेन गुप्त काल के विद्वान हो। चद्धगुप्त 
द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, और जिसका समय ३७६ से ४१४ ई० है, यही समय सिद्धसेन 
दिवाकर का होना सभव है। डा० सा० ने इन्हे यापनीय सम्प्रदाय का विद्वान्‌ बतलाया है। न्‍्यायावतार के कर्ता 
सिद्धसेन इनसे भिन्‍न झौर बाद के विद्वान्‌ है, भौर वे श्वेताम्बर सम्प्रदाय के विद्वान्‌ है। इनका समय सातवीं 
शताब्दी है । 


करने ०3 >० न नजण 3 न्‍औज- ७ बन आज ++ अब »+----+० ८ न्‍ल-+ अन्‍िभग>2जिनननलन+ जअन्‍नजितजन--+हल नल नल 434 न >3+33ल_-#नी न न न्‍नननऊ जन ख कल न न दे पक ब 


१ वियोजयति चासुभिन च वधेन सयुज्यते 
शिवं न न परोपमर्दपुरुष स्मृतेबिद्यते । 
बधाय नसमश्युपेति चर परास्त निध्तल्तपि । 
त्ववाय मति दुर्गम प्रथम हेतुरुद्योतित. ॥ १६ 


पाँचवीं दाताब्दी से आठवीं शताब्दी तक के आचार्य 


गुहनस्दि 

तुम्भुलु राचार्य 
थीरदेव 

जन्द्रम स्व 

श्रीवत, भ्ीदतत 
यशोभदर 

देवनस्वि ( पृज्यपाद ) 
झायमंक्षु ओर नागहस्ति 
मुनि सर्बनन्दि 
यतिवषभ 
सिद्धर्नाग्द 
चितफाचाय 
वज्यनस्वि 

नागसेन गुर 

स्वामि कुमार 
जोइन्दु ( योगो/ब्रेब ) 
पाश्रकेदश री 
झनन्‍्तवोय ष॒दध 
मानलुंगाचारय 
जटासिहन निद 
शुभनम्वी--र विनन्वि 
महाकवि धनंजय 
सुमलिदेव (सन्‍्सलि ) 
सुमतिदेव (द्वितीय) 


कुसा रसेत 
कविपरमेदवर (कर्तिपरमेव्ठी ) 
काणमिक्षु 
चउमुह (चतुम ल) 
झकलंक देव 


प्रकलंक नाम के अन्य विद्वान 
रविधेणाजाय 


शामकुण्डाचार्य 
वायसनत्दि मुनि 


गूणकी 
तेलभो लिदेवर (तोलामोलिस्तेरव ) 
चन्जनन्दि 
जयदेव पंडित 
विजयकोति 
विसलचसाचारय 
कीसिनन्शि 
विदेषयादि 
चग्द्रसेन 
झारयनत्वि 
एलाचार्य 

कुमा रमम्दि 
उबयबेद 
सिद्धान्त कीति 
एलबाचार्य 


चत्प्रनन्वि 
रविकीति 


गुहनन्दि 


ये पचरस्तूपान्वय के प्रसिद्ध विद्वान थे । पचस्तृपान्वय की स्थापना गअ्रहंदूबली ने की थी जो पुण्ड्वर्धन के 
निवासी थे । पुण्ड्रवर्धन जेन परम्परा का केन्द्र रहा है। श्रत गुहनन्दि का समय गुप्तकालीन ताम्रशासन से पूर्व वर्ती 
है। उक्त ताम्रशासन के प्रनुसार गुप्त वर्ष १५६ (सन्‌ ४७८५-७६) में एक ब्राह्मण ताथशर्मा और उसकी भार्या 
राम्नी द्वारा बटगोहाली ग्राम में पचस्तूपान्वय निकाय के निर्ग्रेन्य (श्रमण) आचार्य गुहनन्दी के शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा 
झ्रधिप्ठित विहार में भगवान अहंन्तो (जैन तीर्थकरो) की पूजा सामग्री (गन्ध-धूप) भ्रादि के निर्वाहार्थ तथा निग्न॑न्थाचार्य 
गुहनन्दि के विहार में एक विश्राम स्थान निर्माण करने के लिए यह भूमि सदा के लिए इस विहार के अ्रधिष्ठाता 
बनारस के पचस्तूप निकाय सघ के श्राचार्य गुहनन्दि के शिष्य-प्रत्षिष्यो को प्रदान की गई थी। इससे गुहनन्दि का 
समय सभवत: ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी होना चाहिये । 


तुम्बुलू राचार्य 


यह तुम्बुलूर नामक सुन्दर ग्राम के निवासी थे। ये तुम्बुलूर भ्राम के वासी होने के कारण तुम्बुलू राचार्य 
कहलाये । जैसे कुन्दकुन्दपुर मे रहने के कारण प्चनन्दि आचार्य कुन्दकुन्द नाम से प्रसिद्ध हुए । इन्होंने पट्खण्डागम 
के प्रथम पांच खण्डो पर 'चूड़ामणि' नाम की एक टीका लिखी थी, जिसका प्रमाण चौरासी हजार इलोक प्रमाण 
बतलाया गया है । छठवे खण्ड को छोडकर दोनो सिद्धान्त ग्रन्थो पर एक महतो व्याख्या कनडी भाषा में बनाई थी। 
इनके अतिरिक्त छठवे खण्ड पर सात हजार प्रमाण 'पज्जिका' लिखी । इन दोनो रचनाझ्रो का प्रमाण ६१ हजार इलोक 
प्रमाण हो जाता है। महाधवल का जो परिचय धवलादि सिद्धान्त ग्रन्थों के 'प्रशस्ति सग्रह में दिया गया है, उसमे 
पंजिका रूप विवरण का उल्लेख पाया जाता है यथा--- 

वोच्छामि संतकस्से पश्चियरूवेण विवरण सुमहस्यं |।'' * पुणो तेंहितो सेसट्ठारसणियोगद्राराणि संतकस्मे 
सव्वाणि परकिदाणि । तो थि तस्सहगंभोरसादो, भ्रत्थ विसम पदाणमत्ये थोसद्धसेण पत्चिय--रूवेण भणिस्सामों । 

तुम्बुलूराचाययं के समय के सम्बन्ध मे कोई प्रामाणिक इतिवृत्त नही मिलता, जिससे उनका निश्चित समय 
बताया जा सके । डा० हीरालाल जी ने धवला के प्रथम भाग की प्रस्तावना में इनका समय चौथी शताब्दी 
बतलाया है। जब तक उनके समय के सम्बन्ध में कोई प्राचीन प्रमाण उपलब्ध नही होता, तब तक डा० हीरालाल 
जी द्वारा मान्य समय ही मानना उचित है। 


वीरदेव 


बीरदेव मलसंघ के विद्वान झ्राचाय॑ थे जो सिद्धान्त शास्त्र मे प्रवीण थे। इनके उपदेश से गग वंश के राजा 
माधव वर्मा ने अपने राज्य के १३वें वर्ष में फाल्गुण सुदि पचमी को मूलसघ द्वारा प्रतिष्ठापित जिनालय को 'कुमा रपुर' 
नाम का एक गाँव दान में दिया था यह ताज्न लेख गुप्त काल से पूर्व संभवत: ई० सन्‌ ३७० का है। प्रस्तुत वीरदेव 
के राजगृह की सोनभण्डार गुफा के लेख में उत्कीणं वेरदेव के साथ एकत्व की संभावना हो सकती है ।* 


११२ 


जम धर्म का प्राचीत इतिहास-+-भाग २ ११३ 


चन्द्र नन्वि 


ये मूलसघ के विद्वान थे। इन्हें परमाहेत उपाध्याय विजयकीति की सम्भति से चन्द्रतन्दि भ्रादि द्वारा प्रतिष्ठा- 
पित उरनूर के जैन मन्दिर के लिये माधववर्म के पुत्र कोंगुणि बर्म धर्म महाराजाधिराज (अ्विनीत) ने, जो जैनधर्म का 
झनुयायी था भौर कलियुगोी युधिष्ठिर कहलाता था । अपने कल्याण के लिये अपने बढ़ते हुए राज्य के प्रथम वर्ष की 
फाह्युन सुदी पच्मी को-कोरिवुन्द देश में 'वेन्नेलकरनि” नाम का गाव प्रदान किया था। झौर पेरूर एवा 
निम्न डिगल--जिनालय को बाह्य चु गी का चौथाई कार्षापण दिया था। यह लेख गुप्त काल से पूर्ववर्ती है--प्रौर नोण- 
मगल (लक्क्र परगना) मे ध्वस्त जैन वस्ति के ताम्न पत्नो पर भ्रकित है, जो जमीन मे मिले हैं। लेख समय रहित 
है । राईस सा० इसे ४२५ ईस्वी का मानते है ।* है 


श्रीदस 


श्रीदत्त ताम के दो विद्वान भ्राचार्यों का नामोल्लेख मिलता है । एक श्रीदस बे हैं जिनका नाम चार आरा- 
तीय श्राचार्या में से एक है। वे बडे भारी विद्वान्‌ और तपस्थी थे। आचार्य देवनन्दि की तत्त्वाथ वृत्ति के भ्रनुसार 
भगवान महावीर के साक्षात्शिष्य गणधर श्र श्रुतकेवलियों के वाद भ्रग-पूर्वादि के पाठी जो प्राचार्य हुए हैं, भौर 
जिन्‍्होने दशवेकालिकादि सूत्र उपनिबद्ध किये वे ध्लारातीय कहलाते हैं ।१ विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त भ्रौर भ्रहंदस 
ये चार झारातीय श्राचार्य हुए है। इपहे इन्द्रनन्दि ने श्रग-पूर्वेंधारी बतलाया है।* इन चारों में से श्रीदत्त को छोड 
कर प्रन्य तीन का भी यही परिचय जानना चाहिये | वे सब श्रग-पू॑ंधारी थे । न्‍ 


दूसरे श्रीदस 
दूसरे श्रीदत्त वे हैं जो दार्शनिक विद्वान के रूप में लोक प्रसिद्ध रहे है। वे दीप्तिमान तपस्बी झौर त्रेसठ 
बांदियों के विजेता थे । 
देवनन्दि ने जेनेन्द्र व्याकरण के “श्रीदत्तस्य स्वियाम' (१।४॥३४) सूत्र में श्रीदत्त का स्मरण किया है। 
इस सूत्र में श्रीदत्त के मत का उल्लेख किया है, भौर बतलाया है कि श्रीदत्त प्राचार्य के मत से गुणहेतुक पठ्चसी 
बिभवित होती है। परन्तु यह कार्य स्त्रीलिफु में नही होता। श्रस्तु, 
१ देखो, जेम मेखसग्रह भा० २ लेख नं० ६० पृ० ५५ 
२. देखो मकरा का ताम्न पत्र, जन लेख संग्रह भाग २ पू० ६०१ 
३. आरातीय: पुनराचार्ये' कालदोषास्संक्षिप्तायुवेलशिण्यानुग्रहार्थ दशवेकालिकादुपतिबद्ध तत्पममाणाजर्थतस्यदैषेदमिति 
क्षीराशंव जल घट गृहीतमिव । (तस्वा० बु० भ्र०१ सूत्र २०) 


४. विनयधरः श्रीदत्तः शिवदत्तों ज््योहेदस नामंते। 
आरासीयाः यतय: ततोष्भवन्नज़ूपूर्वेधरा, ॥ है४ड,_ ““इस्द्र्ताम्दि शुताबतार रे४ड 


११४ जैत धर्म का प्रचीत इंतिहास--भाग २ 


आचार्य अकलकदेव ने भ्रपने तत्त्वाथ वातिक पृ० ५७ मे शब्द प्रादुर्भाव प्र्थ में इति छाब्द के प्रयोग की 
चर्चा के प्रसद्भ मे 'इति श्रीदत्तम' का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि ये कोई दब्द शास्त्र निष्णात झाचाये 
थे, श्रौर उनका समय पृज्यपाद (देवनन्दि) से पूव॑वर्ती है । 

जिनसेनाचार्य ने आ्रादि पुराण में उनका स्मरण करते हुए उन्हें तप श्रीदीप्त मूति और वादिरूपी गजो का 
प्रभेदक सिह बतलाया है। इससे वे बडे दाशनिक भौर किसी दाशंनिक ग्रन्थ के कर्त्ता रहे है ।' 

आचार्य विद्यानन्द ने तत्त्वार्थ श्लोक वातिक मे उन्हें त्रेतठवादियो का विजेता कहा है भौर उनके “जल्प 
निर्णय' नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है। जैसा कि उनके निम्न पद्च से प्रकट है । 


द्विप्रकारं जगो जलप॑ तत्त्वप्रातिभगोचरम्‌ || 
श्रिषष्ठेबादिनां जेता श्रोदतो जरुपनिर्णये ।॥४५ 
--तत्त्वा० इलो० बा० पृ० रद० 
जल्प निर्णय ग्रन्थ जय-पराजय की व्यवस्था का निर्णायक जान पड़ता है। भ्कलक देव के सिद्धि विनिश्चय 
के जल्पसिद्धि प्रकरण आदि में सभवत. उसका उपयोग किया गया हो । 
ग्रक्षपाद गौतम के न्याय सूत्र' मे जिन सोलह पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष माना गया है, उनमें वाद, जल्प 
झौर वितण्डा भी है । वादी को प्रतिवादी के मध्य होने वाल शास्त्रार्थ को वाद कहते है । जल्प और वितडा भी उसी के 
प्रकार हैं। श्राचार्य श्रीवत्त ने उसमे से जल्प का निर्णय करने के लिए जल्प निर्णय ग्रन्थ रचा होगा। चूँकि श्रीदत्त ने 
त्रेसठ वादियों को जीता था, इस कारण वे वाद छ्वाखा के निष्णात पडित थे । वे बड़े भारी तपस्वी और दर्शन 
शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे । 
प्रभयनन्दि की महावृत्ति से सूचित होता है कि श्रीदत्त भअत्यन्त प्रसिद्ध वेयाकरण थे जो लोक में 
प्रमाण माना जाता है। 'इति श्रीदत्तम्‌' यह प्रयोग “इति पाणिनि' के सदृश लोकप्रसिद्ध था। इसी प्रकार-तच्छी 
दत्तम्‌' अहो श्रीदत्त' आदि प्रयोग भी श्रीदत्त की लोकप्रियता श्रौर प्रामाणिकता को भ्रभिव्यक्त करते है सूत्र ।३।२। ७६ 
पर 'तेन योक्तम्‌ के उदाहरण मे ग्रभयनन्दी ने श्रीदत्त विरचित सूत्र ग्रन्थ को श्रीदत्तीयम्‌' कहा है। इसमे स्पष्ट है कि 
श्रीदत्त का बनाया कोई ग्रन्थ श्रवर्य था ? । बहुत सभव है कि ग्राचार्य जिनसेन झौर देवनन्दी द्वारा उल्लिखित 
श्रीदतत एक ही हो और यह भी हो सकता है कि भिन्‍न हो। आदि पुराणकार ने चुँकि श्रीदत्त को तप: श्रीदीप्त 
मूर्ति श्रौर वादिरूपगज गणों का प्रभेदक सिह बतलाया है इससे श्रीदत्त दार्शनिक विद्वान जान पड़ते है । 


यशोभद्र 


ये प्रवर ताकिक विद्वान थे। उनके सभा में पहुंचते ही वादियों का ग॑ खर्व हो जाता था। भआचायें 
देवनन्दी ने भी अपने जैनेन्द्र व्याकरण में 'क्ववृषिमृर्जा यशोभद्ररय १।४॥ ३४ सूत्र मे यशोभद्र का उल्लेख किया है। 
इनकी किसी भी कृति का उल्लेख हमारे देखने में नहीं भ्राया । देवनम्दी द्वारा जैनेन्द्र व्याकरण में उल्लेखित और 


जिनसेन द्वारा स्मृत यशोभद्व दोनो एक ही है, तो इनका समय ईसा की ५वी, तथा वि० की छठी शताब्दी या उससे 
कुछ पूव॑वर्ती जान पड़ता है ।' 





न बन 2 जन जा भ -++ जूक +-+ अआन+ » अऔ कं 


हबन्‍न्पन्‍क, 


१ श्रीदत्ताय नमस्तस्में तप श्रीदीप्तमूर्तये । 
कण्ठीरवायित येत प्रवादीभप्रभेदने ।। ४५ 
२. विदृष्विशीषय्‌ संसत्सु यस्य नामापि कीतितम्‌ । 
निखर्वयति तद्गब यशोभद्र' स पातु न ॥ आदि पु० १,४६ 


पांचवीं दताब्दी से आठवीं शताब्दी तक के आचार्य ११४ 


देवनंदि (पूज्यपाद) 


भारतीय जैन परम्परा मे जो लब्धप्रतिष्ठ ग्रन्थकार हुए हैं, उनमें आचाये पूज्यपाद (देवनन्दि) का चाम 
लासतोर से उल्लेखनीय है। इन्हे विद्वत्ता श्लौर प्रतिभा का समान रूप से वरदान प्राप्त था। जैन परम्परा मे स्वामी 
सभन्‍्तभद्र भौर सन्मति के कर्ता सिद्धसेन के बाद पूज्यपाद या देवनन्द को ही महत्ता प्राप्त है। क्रापकी अ्रमर कृतियो 
का प्रभाव दिगम्बर-व्वेताम्बर दोनों ही परम्पराप्रो में समान रूप से दिखाई देता है। इस कारण उत्तरवर्ती विद्वान 
इतिहासन्नों प्रौर साहित्यकारों ने इनको महत्ता क्लौर विद्वत्ता को स्वीकार किया है और उनके चरणो में श्रद्धा-सुमन 
समर्पित किये हैं । 
प्राचार्य देवनन्दि भ्रपने समय के प्रसिद्ध तपस्वी मुनिपुगव थे। थे साहित्य जगत के प्रकाशमान सूय थे 
जिनके आलोक से समस्त वाहमय पग्रालोकित रहेगा। इनका दीक्षा नाम देवनन्दि था। बुद्धि की प्रखरता के कारण 
वे जिनेन्द्र बुद्धि कहलाये, और देवों द्वारा उनके चरण युगल पूजे गए थे, इस कारण वे लोक में पूज्यपाद नाम से 
ख्यात थे । जैसा कि श्रवणबेलगोल के शिलालेख (नं० ४०) के निम्न पद्च से स्पष्ट है : - 
यो देवनन्वि प्रथिभा भिधानो बुद्धघा महत्या स जिनेत्र बुद्धि: । 
श्री पृज्यपादोज्जनि देवताभियंत्यूजितं पादश्षैगं यदीयम्‌ ।। 
नन्दि सघ की पद्टावली में भी देवनन्दि का दूसरा नाम पूज्यपाद बतलाया हैं। ये व्याकरण, काव्य सिद्धान्त 
वैद्यक, भ्ौर छन्द ग्रादि विविध विषयो के मर्मशञ विद्वान थे। जैनेन्द्र व्याकरण के कर्ता के नाम से ही इनकी प्रसिद्धि 
है। ये मूलसघान्तगंत नन्दिसंघ के प्रधान ग्राचार्य थे । वादिराज ने भी उनका स्मरण किया है" 
झ्रादि पुराण के कर्ता जिनसैन इनकी स्तुति करले हुए कहते हैं :-- 
/कबोनां तीर्थकृहेबः कि तरां तत्र वर्षते । 
विदु्षा वाइसलध्वं सि तीर्थ यस्थ बचोसयम्‌ |!” 


--जो कवियों मे तीर्थंकर के समान थे श्लोर जिनका वचन रूपी तीर्थ विद्वानो के वचन मल को धोने बाला 
है। उन देवनन्दि आचार्य की स्तुति करने में कौन समर्थ है ? 
देवनन्दि ने जिस तरह प्रपनी कुतियों द्वारा मोक्षमार्ग का प्रकाश किया है, उसी प्रकार उन्होने शब्द 
शास्त्र पर भी अ्रपती रचनाए लोक में भेट की है, भ्ौर शरीर शास्त्र जैसे लौकिक विषय पर भी प्रपनी रचना प्रदान 
की हैं। इसी से झाचाय शुभचन्द्र भी ज्ञानाणंव में उनके भुणों का उदभावन करते हुए कहते है :-- 
प्रपाकुजन्ति यहाच: कायवाक्चिससम्भवम्‌ । 
कलडूस पिनां सोज्य देशनस्दी नसस्यले १-१४ | 
--जिनकी शास्त्र पद्धति प्राणियों के शरीर, वचन झौर चित्त के सभी प्रकार के मैल को दूर करने में समर्थ 
है, उन देवनन्दी को मैं प्रणाम करता हूं । 
झाचायं गुणनन्दि ने जैनेन्द्र व्याकरण के सूत्रों का भ्राश्नय लेकर जैनेन्द्र श्रक्तिया की रचना की है वे उनका 
गृणगान करते हुए कहते हैं-- 


अज++--+्् कल जल 





१. अखिन्ध्य महिमा देव' सोउभिवन्दों हितेघिणा । 
शब्दाइच येन सिद्धयस्ति साधुत्व प्रतिलम्मितः ॥| पाए्वंनाथ घरित 


११६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रै 


नसः ओपूज्यपादाय लक्षण यवुप्रमस्‌। 
यदेयात्र तदन्यत्र यन्‍्नात्नास्ति न तत्कवचित्‌ ।| 


जिन्होंने लक्षण शास्त्र की रचना की, मैं उन पूज्यपाद प्राचाये को प्रणाम करता हैं। इसीमे उनके लक्षण 
शास्त्र की महत्ता स्पष्ट है ।क जो इसमें है वही अन्यत्र है भोर जो इसमें नही है वह भ्रन्यत्र भो नही है। इनके सिवाय 
उत्तरवर्ती घनजय, वादिराज, श्रौर प्मप्रभ झ्ादि अनेक विद्वानों ने उनका स्तवन कर उनकी गुण परम्परा को जीवित 
रक्‍्खा है । इससे पूज्यपाद की महत्ता का सहज ही भान हो जाता है । 
इनके पूज्यपाद और जिनेन्द्र बुद्धि इन नामो की सार्थकता व्यक्त करने वाले शिला वाक्यों को देखिये-- 
श्रीपूज्यपादोद्धूत धममराज्यस्ततः सुराधीश्वर पृज्यपादः । 
यदवीयबेदृष्य गुणानिदानों बदन्ति शास्त्राणि तदुद्धृतानि।॥ 
घृत विश्व बुद्धिरयमत्रयोगिभिः हृत्कृत्यभावमनुविश्ववृच्चकः । 
जिनवद्‌ बभूव पदमदूगचापहुत्स जिनेन्द्रवुद्धेरिति साधुर्वाणत:॥। 


ये दोनो इलोक शक सं० १३५४५ मे उत्कीर्ण शिलालेख के है जिनमे बतलाया गया है कि आचार्य पृज्यपाद 
ने धर्मराज का उद्धार किया था। इससे आपके चरण इन्द्रो द्वारा पूजे गए थे। इसी कारण आप पुज्यपाद ताम से 
सम्बोधित किये जाने लगे। आपके विद्या विशिष्ट गुणों को झ्राज भी आपके द्वारा उद्धार पाये हुए--रचे हुए-- 
शास्त्र बतला रहे है । आप जिनेनद्र के समान विश्व बुद्धि के धारक--समस्त शास्त्र-विषयों में पारगत थे, कृतकृत्य 
थे और कामदेव को जीतने वाले थे । इसी लिये योगी जन उन्हें 'जिनेन्ध बुद्धि नाम से सम्बोधित करते थे । 


प्राप नन्दि सघ के प्रधान झाचाय थे । महान दाशंनिक, श्रद्वधितीय वेयाकरण अपूब वैद्य, धुरधर कवि 
बहुत बड़े तपस्वी, सातिशय योगी श्लौर पूज्य महात्मा ये । 


जीवन-परिचय--झप कर्नाटक देश के निवासी भौर ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न हुए थे। प्‌ज्यपाद चरित झोर 
राजावली कथे नामक ग्र थ में प्रापके पिता का नाम माधव भट्ट श्लौर माता का नाम श्रीदेवी दिया है। श्रापका जन्म 
कोले नाम के प्राम में हुआ था । 


जोवन-घटना--झापके जीवन की अनेक घटनाएँ है--( १) विदेहगमन (२) घोर तपश्चरणादि के कारण 
झ्रांखो की ज्योति का नष्ट हो जाना तथा शान्ताष्टक के निर्माण श्र एकाग्रता पूर्वक उसका पाठ करने से उसकी 
पुनः सम्प्राप्ति । (३) देवताश्नो द्वारा चरणो का पूजा जाना, (४) प्रौपधि ऋद्धि की उपलब्धि (५) पाद स्पृष्ट जल के 
प्रभाव से लोहे का सुवर्ण मे परिणत हो जाना' | इस सबके विचार का यहाँ भ्रवसर नही है । यह विशेष झनुसन्धान 
के साथ योग की शांक्त की विशेषता भ्रौर महत्ता से सम्बन्धित है। साथ में अडोल श्रद्धा भी उसमे कारण है। 

श्रापकी निम्न रचनाएं है--तत्त्वार्थ वृत्ति (सर्वार्थ सिद्धि) समाधितत्र, इष्टोपदेश, दश भक्ति, जैनेन्द्र 
व्याकरण, वैद्यक शास्त्र, छन्द ग्रथ, शान्त्यष्टक, सारसग्रह और जैनाभिषेक । 

तस्वार् वृत्ति--उपलब्ध जैन साहित्य मे गृद्ध पिच्छाचायं के तत्त्वाथ सूत्र पर लिखी गई यह प्रथम टीका 
है । पृज्यपाद ने प्रत्येक भप्रध्याय के प्रन्त में समाप्ति सूचक जो पुष्पिका दी है? उसमे इसका नाम सर्वार्थ सिद्धि बत- 
लाते हुए इसे वृत्ति ग्रन्थ रूप से स्वीकार किया है। जँसा कि टीका प्रशस्ति के निम्न पद् से प्रकट है -- 


304 --०->ननर-कन कमनक-न-म-+नमिननानन- के ८>++न+॥-ननकनन-+-मकन नमन 











ब++कज तन +४5५ अ+कालजन+ल >+-+>+5 ० >+>53 “० +- 





७-न्‍ ०७० नमन 2 »-+3०8+>म-- 


१. छाक संवत्‌ १३५५ के निम्न शिला वाक्य मे औषधऋष्धि, और विदेह के जिन दर्शन से दारीर की परचिच्नता तथा 
उनके पादधौत जल के स्पर्श के प्रभाव से लोहे के सुबर्ण होते का उल्लेख किया गया है '-- 
श्री पृज्यपादमुनिरप्रतिमौषधाद्ध जीयाद्विदेहजिनदशेनपूतगात्र । 
यत्पादधौतजलसस्पर्ण प्रभावात्कालायर्श किल तदा कनकोचकार ॥ १७ 
२ इति सर्वार्थ सिद्धि सज्ञकाया तत्त्वाथंवत्तो प्रथमोष्ष्यायः समाप्त । 


पांचों शताब्दी से झाठवी शताब्दी सक के आचाय (७ 


स्वर्गापवर्गलुल भ्रनोभिरायें: चेनेश शासवबरामुतसारभुता। 
संबनसिडि रिति सड्धरपाल मामा तस्ता्थ वृज्तिरनिशं सतसःर प्रभाया ।। 
जो स्वर्ग कौर भोक्ष-सुख के इच्छूक हैं, वे जिनेद्र शासन रूपी उत्कृष्ट ध्रमृत में सारभूत और सज्जन पुरुषों 
द्वारा रसे गये सर्वार्थ सिद्धि इस नाम से प्रद्यात इस तत्त्वार्थ वृत्ति को निरन्तर मन पूर्वक कारण करें। 
वे उसको महत्ता बतलाते हुए कहते हैं '-- 
तस्वार्यबुसिमुदिता विविता्थतस्वा : अरण्बन्ति ये परिपठन्ति चल धर्मभक्‍त्या । 
हस्ते कृतं) परमसिद्धिसुखामुर्त तैर्मत्पामरेशबरसुखेष्‌ किमस्ति यास्यम्‌ || 
सब पदार्थों के जानकार जो इस तत्त्वार्थ बृत्ति को धर्म भक्ति से सुनते हैं, श्रौर पढ़ते है मानो* उन्होने 
परम सिद्ध सुख रूपी भ्रमृत को अपने हाथ में ही कर लिया है। फिर उन्हें चक्रवर्तों भ्रौर इन्द्र के सुख के विषय में 
तो कहना ही क्या है ? इस कारण इस वृत्ति का नाम सर्वार्थसिद्धि सार्थक है। 


रचना शेली-- 


चूंकि सूत्र का विषय तत्त्वाय है, ग्रतः वृत्तिकार ने जोब, प्रजीव, प्रा्नव, बध संवर निर्ज रा और मोक्ष रूप 
सात तत्त्वों का महस्त्वपूर्ण विवेचन किया है। टीकाकार ने इसे वृत्ति कहा है। जिसमें सूत्रों के पदों का श्राश्रय 
लेकर प्रत्येक पद की विवेचना की जाती है उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्ति का यह लक्षण सर्वार्थसिद्धि में सघदित है । 
इसपे सूत्र के प्राय. सभी पदों का व्याल्यान किया गया है। उदाहरण के लिये प्रथम श्रध्याय के दूसरे सूत्र में 
तत्त्वार्थ' पद रखा है। इसका विशद विवेचन दर्शनान्तरो का निर्देश करते हुए किया है। इससे पृज्यपाद की रचना 
शैली का सहज ही झ्राभास हो जाता है। उन्होंने सूत्रगत प्रत्येक पद का विचार किया है और सूृत्रपाठ में जहा 
प्रागम से विरोध दिखाई देता है, वहां सूत्र पाठ की रक्षा करते हुए उन्होंने उसकी सद्भति बिठलाने का प्रयत्न 
किया है। टोका में उनकी कुशलता का सव्वेत्र दर्शन होता है। पृज्यपाद एक प्रामाणिक टीकाकार हैं। उनकी 
शेली गतिशील एवं प्रवाहयुक्त है। वृत्तिकार ने बृत्ति लिखते समय भाषा सौष्ठव का बराबर ध्यान रखा है, और 
प्रागम परम्परा का भी पूरा निर्वाह किया है। प्रथम प्रध्याय के सातवें श्राठवें सूत्र की वृत्ति लिखते हुए उन्होंने 
षट्खण्डागम के सूत्रों का सस्क्ृत अनुवाद दे दिया है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य देवनंदि पट्खण्डागम के श्रभ्यासीं 
थे, उसके रहस्य से परिचित थे। इस कारण उसमें विशिष्ट कथन किया गया है। वे बहुश्रुत विद्वान थे । उन्होंने 
वस्तुतत््व का दुढ़ता से प्रतिपादन करने का साहस किया है। उनको शंली विशद्‌ और विषय स्पर्शी है। वृत्ति 
लिखते समय जो छोटे-बड़े पाठ भेद मिले। उनकी उन्होंने यथास्थान चर्चा की है, भौर उनका उल्नेख किया है। 
उससे स्पष्ट है कि पूज्यपाद के सामने कुछ टीका ग्रन्थ भ्रवश्य थे। इसी से उन्होंने अ्रपरेषा क्षिप्रनिःसृत इति 
पाठ:” का उल्लेख करते हुए बतलाया है कि पन्य श्रवार्यों के मत से क्षिप्र के बाद झनि.सुत के स्थान पर निःसृत 
पाठ है । ' 

देवनस्दि ने तस्‍्वार्थेसृत्र की बहुमूल्य टीका बनाकर पाठकों को श्ञान की विपुल सामग्री प्रस्तुत की है । 

समा घितन्ञ्-- दूसरी कृति समाधि तंत्र है। इसकी इलोक सख्या १०५ है, श्रवण वेलगोल के ४०वें शिला- 
लेख मे इसका नाम समाधि शतक दिया है। यह एक झाध्यात्मिक ग्रन्थ है। इसमें भ्रध्यात्म विषय का बड़ी ही सुन्द- 
रता से अतिपादन किया गया है। भ्रध्यात्म जेसे गढ़ विषय का इतना सरल श्लौर, सरस कथन सूत्ररूप में करना 
अपनी खास, विशेषता रखता है। विषय के भ्रतिपादव की शेली सुन्दर भौर हृदयग्राहिणी है। भाषा सौष्ठक देखते 
ही बनता है। पंथ रचना प्रसादादि गुणों से विश्विष्ट है। आम पड़ता है, देवन॑न्दी ने प्रध्यात्म शास्त्र समुद्र का 
दोहन करके जो पभ्रमृत निकाला, वह इसमें मरा हुआ है। इसके अ्रध्ययत से चित्त प्रसन्‍न हो जाता है श्लौर उससे 
प्रपनी भूल का बोध होता चला जाता है। ग्रल्थकार में स्वयं लिखा है कि मैंने इसका निर्माण आशम, युक्त श्रौर 
प्रस्तः:करण की एकाग्रता द्वारा सम्पन्न स्वानुभव के द्वारा किया है जैसा कि उसके निम्न पद्च से प्रकट है :>- 


११८ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


श्रुतेन लिगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ । 
ससीक्ष्य कैवल्य सुखस्पहणां विविक्तसात्मानमथा भिधास्ये !। 

ग्रन्थ का तुलनात्मक भ्रध्ययन करने से स्पष्ट जान पढ़ता है कि कुन्दकुन्दाचार्य के ग्रन्थो को आत्मसात्‌ 
करके इसकी रचना की है । 

यहा नमूने के तौर पर दो पद्मो की तुलना नीचे दी जा रही है “: 

तिपयारो सो पश्रप्पा परमंतर बाहिरो हु वेहीणं। 

तत्थ परो भाइज्जइ भ्रतोवाएण चयवि बहिरप्पा ॥ मोक्ष प्रा० 
बहिरन्त: परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु। 

उपेयात्तत्र परम सध्योपायाद्‌ बहिस्त्यजेत्‌ ॥ समाधितत्र 
णियभाज॑ं ण वि मुंचइ परभाव णेव गिण्हप्रे केइ। 

जाणदि पस्सदि सव्बं सोहूं इदि चितए णाणी || ८७ नियमसार 
यदग्राह्म न गृह्लाति गृहीत नापि मुझ्चति । 

जानाति सर्वथा सर्व तत्स्व संवेद्यमस्म्यहम्‌ । १३० समाधितंत्र 

प्रन्थ के पढने से ऐसा लगता है कि उन्हेंने इस ग्रन्थ को रचना उस समय को, जब उनको दृष्टि बाह्य से 
हटकर प्रन्तमुं खी हो गई थी। 

तीसरी रचना इष्टोपदेश है । यह ५१ पद्मा का छोटा सा लघु काय ग्रन्थ है, जो प्राध्यात्मिक रस से सरा- 
बोर है। इस ग्रन्थ पर प० प्रवर आशाघर जी की एक सस्कृत टीका है, जो प्रकाशित हो चुकी है। यह भी श्रध्या- 
त्म की अनुपम कृति है, और कठ करने के योग्य है। इन ग्रन्थों के निर्माण करते समय प्रन्थकर्ता की एक मात्र 
यही दृष्टि रही है कि ससारी आत्मा अपने स्वरूप को कैसे पहचाने, तथा देहादि पर पदार्थों से अपनत्व का परि- 
त्याग कर आात्म-कार्यों में सावधान रहे । 

वशभवित-प्रभाचन्द्र ने क्रियाकलाप की टीका मे--संस्क्रता. सर्वाभक्तय. पूज्यपाद स्वामी कृताः प्राकृता- 
स्तु कुन्वकुन्दाचार्य कृता ' सस्क्ृत की सभो भक्तियों को पूज्यपाद कौ बतलाया है। इनमे सिद्ध भक्ति € पद्मों की बड़ी 
ही महत्त्वपूर्ण कृति है। उसमे सिद्धि, सिद्धि का मार्ग भौर सिद्धि को प्राप्त होने वाले श्रात्मा का रोचक कथन दिया 
हुआ है । इसी तरह श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, योगि भक्ति, आचार्य भक्ति और निर्वाण भक्ति तथा नन्दीइवर 
भक्ति का सस्कृत पद्यों में स्वरूप दिया हुआ है। इन सभी भक्तियों की रचना प्रौढ है । 

जनेन्द्र व्याकरण- आचार्य पूज्यपाद की यह मौलिक कृति है। यह पाच अध्यायों में विभक्‍त है। इसकी 
सूत्र सख्या तीन हजार के लगभग है। इसका सबसे पहला सूत्र 'सिद्धिरने कान्‍्तात्‌' है। इसमे बतलाया है कि शब्दो 
की सिद्धि और ज्ञप्ति अनेकान्त के आश्रय से होतो है। क्योकि शब्द अस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-श्रनित्यत्व, भौर 
विशेषण-विशेष धर्म को लिये हुए होते है । । 

इसमे भूतबलि श्रीदत्त, यह्योभद्र, प्रभाचन्द्र, समन्तभद्र और सिद्धसेन नाम के छह आचार्यों के मतों का 
उल्लेख किया गया है । 

"राद्भूतबले' ३, ४, ८३ | झ्राचाय॑ श्रीदत्त मत का प्रतिपादन करने वाला सूत्र--“गुणे श्रीदत्तस्यास्त्रि 
याम्‌, १, ४, ३४। क्राचार्य यशोभद्र के प्रतिपादक सूत्र है-कृवषिमृ । यशोभद्रस्य ।” है, २, १, ६२ । झौर 
प्रभाचन्द्र के प्रतिपादक सूत्र है- 'रात्रे' कृति प्रभाचन्द्रस्य, ४, ३, १८० । आचार्य समनन्‍्तभद्र के मत को | अभिव्यक्ति 
करने वाला सूत्र--“चतुष्टय समन्तभद्रस्य, ५, ४, १४० । सिद्धसेन के मत का प्रतिपादक सूत्र--बेत्रे: सिद्धसेनस्थ । 
५, १, ७, इन डल्लेखो से स्पष्ट है कि ये सब ग्रन्थ भर ग्रन्थकार झाचायं पूज्यपाद से पूर्ववर्ती हैं।" जैनेन्द्र व्याकरण 
की अपनी कुछ विशेषताएं है जिनके कारण उसका स्वतन्त्र स्थान है। जैनेन्द्र व्याकरण का झ्सली सूत्र पाठ 


प्राचाय प्रभमनन्दि कृत महावृत्ति मे उपलब्ध होता है । जैन साहित्य और इतिहास में इसकी विशेषताश्रों 
* रे इसकी विशेषताश्नों का उल्लेख 
किया गया है। की 


पाँचवी दातहदी से भ्राटवी क्ताबदी तक के आचार्य रे 


जैनेख झोर शब्दावतार न्‍्थास--शिमीगा जिले के नगर तहसील के ४६ में शिलालेख मे इस बात का 
उल्लेख है कि आाचाय॑ पृज्यपाद ने श्रपने उक्त व्याकरण पर जैनेन्द्र' नामक न्यास लिखा था झौर दूसरा पाणिनि 
व्याकरण पर 'शब्दावतार' ताम का न्यास लिखा था। यथा--- 
स्यासं जेनेरद सल॑ सकल ब्रुधनुतं पाणिनीयस्थ भूयों। 
न्यासं शब्दावतारं सतुजतिहित वंच्नक्षास्त्र व कृत्वा ॥ 
यस्तस्वार्थस्य टीका व्यरचदिहतां भात्यसो पृज्यपाव-- 
स्वामी भूषाल बन्द्यः स्वपर्राहृतवच पूर्णद्ग्योध वृत्तः | 
ये दोनों ग्रथ श्रभी उपलब्ध नही हुए है। ग्रन्थ भडारों में इनके श्रन्वेषण करने की जरूरत है । 
झान्त्यष्टक--क्रिया कलाप ग्रन्थ में सग्रहीत है। इस पर प० प्रभाचन्द्र की संस्कृत टीका भी है। कहां 
जाता है कि पृज्यपाद की दृष्टि तिमिराच्छन्त हो गई थी, उसे दूर करने के लिये उन्होने 'शान्त्यष्टक' की रचना की 
हो। क्योंकि उसके एक पद्च में ,दृष्टि प्रसन्‍ना कुरु' वाक्य ग्राता है । 
सार संग्रह-भाचारय पूज्यपाद ने 'सार सम्रह' नाम के ग्रन्थ की रचना की है। जैसा कि घवला टीका के 
निम्न वाक्य से स्पष्ट है -- 
“सार सम्रहेष्प्युक्त पूज्यपाद' शअ्रनन्त पर्यात्मकस्यवस्तुनोहन्यतम पर्यायाधिगमे कर्तंव्ये जात्यहेत्वपेक्षो 
निरवद्य प्रयोगो नय इति ।” 
सर्वार्थ सिद्धि में पूज्ययाद ने जो नय का लक्षण दिया है उससे इसमें बहुत कुछ समानता है । 
चिकित्सा शास्त्र--की रचना पूृज्यपाद ने की हो, इसके उत्लेख तो मिलते है, पर वह मूल ग्रन्थ श्रभी तक 
उपलब्ध नही हुप्ला । उद्रदित्याचाय ने भ्रपने कल्याण कारक वैद्यक ग्रन्थ में उसका उल्लेख निम्न शब्दों मे किया 
है पूज्यपादेन भाषित , शालाक्य पूज्यपाद प्रकटितमधिकम्‌ ।' 
श्राचायं शुभचन्द्र ने श्पने 'ज्ञानार्णव' में उसका उल्लेख किया है और बतलाया है फि- जिनके वचन 
प्राणियों के काय, वाक्य श्लौर मन सम्बन्धी दोषों को दूर कर देते हैं उन देवनन्दी को नमस्कार है। इसमें पूज्यपाद के 
तीन ग्रन्थों का उल्लेख सनिहित है “--वाग्दोषो को दूर करने वाला जैनेन्द्र व्याकरण, शोर चित्त दोषों को दूर करने 
वाला श्रापका मुख्य ग्रन्थ 'समाधितत्र' है। तथा काय दोषों को दूर करने वाला किसी वेद्यक भ्रन्थ का उल्लेख किया 
है, जो इस समय श्रनुपलब्ध है। “्रपाकुर्वन्ति यद्वाच. कायवाक्‌ चित्त सभवम्‌। कलक मगिना सोध्य देवनन्दी 
नमस्यते ।॥। यह वंद्यक ग्रन्थ श्रभी अनुपलब्ध है। शिमोगा नगर ताललुका के ४६वें शिलालेख में भी उन्हे मनुष्य 
समाज का हितेषी झौर वंद्यक शास्त्र का रचयिता बतलाया है। 
जैना भिषेक-- श्रवण वेलगोल के शक सं० १०५८५ के ४० नवम्बर के एक पद्च में श्रन्य ग्रन्थों के उल्लेख के 
साथ अभिषेक पाठ का उल्लेख किया है । 
छल्द प्रंथ--आाचार्य पूज्यपाद ने छन्द ग्रन्थ की रचना भी की थी। छन्दो5नुशासन के कर्त्ता जयकीति ने 
पूज्यपाद के छन्द ग्रन्थ का उल्लेख किया ।* 


समय 

प्राचार्य पूज्यपाद के समय के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है; क्योंकि पृज्यपाद के उत्तरवर्ती श्राचार्य जिन 
भव्रगणि क्षमाश्रमण |वि० स० ६६६) ने विशेषावश्यक मे स्वर्थिसिद्धि के वाक्यों को अपनाया है, जैसा कि उसकी 
तुलना पर से स्पष्ट है ।* इससे स्पष्ट है कि पूज्यपाद स० ६६६ से पूव हैं। प्रकलकदेव ने भी सर्वार्थ सिद्धि को 
वातिकादि के रूप में 'तत्त्वार्थ वातिक में झपनाया है। 


हुलनों 





चलन 








१. देखो छुन्दोतुशासन, जयकीर्ति 
२. सर्वार्थ सिद्धि अ० १ पृ० १४ मे घारणा मति ज्ञान का लक्षण निम्न रूप में दिया है :--- 


१२० जन धमं का प्राचीस इतिहास--भाग २ 


पज्यपाद के ग्रन्थों पर समस्तभद्ग का प्रभाव स्पष्ट है।' झौर जैनेन्द्र व्याकरण में पूज्यपाद ने “चतुष्टय॑ 
समन्तभद्गस्य' सूत्र द्वारा उनका उल्लेख भी किया है। पृज्यपाद ने तत्त्वार्थवृत्ति में सिद्धसेन की द्वा्रिशिका के 
निम्न पद्मांश को उद्धत किया है--“वियोजयति चासुभि्न च वधेन सयुज्यते” 


सम्मति में सूत्र और कुछ द्वात्रिशतिकाशो के कर्ता सिद्धसेत का समय चौथी-पाचवी शताब्दी है प्रतएवं पूज्य- 
पाद भी इसी समय के विद्वान्‌ है। 


पूज्यपाद गगवजणीय राजा भ्रविनीति (वि० स० ५२३) के पुत्र दुविनीति (वि० स० ५३८) के शिक्षा गुरु 
थे। श्रवनीत के पुत्र दुविनीत ने शब्दावतार नामक ग्रन्थ की रचना की थी। प्रेमीजी ने लिखा है--शिमोगा जिले 
की नगर तहसील के शिलालेख में देवनन्दी को पाणिनीय व्याकरण पर छाब्दावतार न्यास का कर्ता लिखा है। इससे 
प्रनुमान होता है कि दुविनीत के गुरु पूज्यपाद ने वह ग्रथ रचकर अपने शिप्य के नाम से प्रचारित किया था।* 
दुविनीत का राज्य काल सन्‌ ४८५० ई० से ५२० ई० के मध्य का माना जाता है। इससे पृज्यपाद श्वी के उत्त- 
राड्ध प्रोर छठी के पूर्वाद्ध के विद्वान्‌ ठहरते है । 


पूज्यपाद के एक विद्वान्‌ शिष्य वज्ञनन्दि ने वि० स० ५२६ (४६६ ई०) में द्रविड सध की स्थापना की 
थी ।? इससे भी पृज्यपाद का उक्त समय निश्चित होता है । 

व्याकरण मे ग्रन्थकार प्राचीन उदाहरणो के साथ स्व-समयकालिक घटनाझो का भी निर्देश करते हैं । 
जैसे 'प्रदहदमोघवर्षो5रातीन्‌ शाकटायन (४/३/२०५) भरुणत्‌ सिद्धराजो3वन्तीम्‌ हैम (५/२/८) इसी तरह जेैनेन्द्र 
व्याकरण का 'अरुणन्मेहेन्द्रो मथुराम्‌' (२/२/६२) इसका श्रर्थ है महेन्द्र द्वारा मथुरा का विजय । यह महेन्द्र गुप्त- 
बश्ञी कुमार गुप्त है। इनका पूरा नाम महेन्द्र कुमार है। जेनेन्द्र के 'विनापि निमित्त पूर्वोत्तर पदयो र वा त्व वक्त 
व्यम' (४/१/१३६९) अथवा पदेषु पर्दक देशान' नियम के झ्ननुसार उसी को महेन्द्र श्रथवा कुमार कहते है। उसके 











कि-+++++ 





ललशनकक्तज 


'अवेस्तस्य कालास्तरेडविस्मरणकारणम्‌ ।' 
विशेषावश्यक भाष्य में इन्हीं शब्दों को दुहराते हुए कहा है-- 
कालतर च॒ ज पुणरणसररण धारणासाउ ॥ गा० २६१ 
चाक्षु इन्द्रिय को अश्राप्यकारी बतनाते हुए सर्वा्थ सिद्धि अ० ६ सूत्र १६ में कहा है--'मनोवद प्राप्यकारीति' 
विशेषावश्यक भाष्य में उसे निम्न शब्दों मे व्यक्त किया है। 
'लोयणमपत्तविषय मणोव्व ॥” गाथा २०६ 
सर्वार्थ सिद्धि अ० १ सूत्र २० मे यह शाका की गई है कि प्रथम सम्यकत्व की उत्पत्ति के समय दोनो ज्ञानो की उत्पत्ति 
एक साथ होती है अनएव श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है । यह नहीं कहा जा सकता । 
अहु-प्रथम सम्पक्त्वोत्पत्तौ युगपज्ज्ञान परिणामान्मति पूर्बकत्व श्रुतस्यनोत्पद्यत इति ।' इसके प्रकाश से विशेषावइ्यक 
की निम्न गाथा को देखिये--- 
णाणाण्णाणिय सम कालाइ जश्नों मइसुआइ । 
तोन सुय मह्ट पु्ब मइणाणं वा सुबच्नाण ॥ गा० १०७ 
१ देखो, सर्वाय॑सिद्धि समन्तभद्र पर प्रभाव शीर्षक लेख भ्रनेकास्त वर्ष--५ पृ० ३४५ 
२. श्रीमत्तोकण महाराजाधिराजस्याविनीत नाम्न पुत्रेण क्ब्दावतारकारेश देवभारती 
निबद्ध बहत्कभेत किराताजु नीय पचदश सर्ग टीकाकारेण दुविनीतिनासधेयेन--- 
है सिरि पूज्यपाद सीसो दाविड सघरस कारगो दुट्ठों। 
णा।मेण वज्जरादी पाहुडवेदी महासत्तों ॥ 
पचसये छब्वोसे विक्कमरायस्स मरशापत्तस्स । 
दम्खिण महुराजादो दविडसधा महामोहों ॥ --दश्षनप्तार 


पांषवीं प्रत्ाब्दी से आठवों शताब्दों तक के आचार्य १२३६ 


सिक्‍कों पर महेन्द्र, महेस्द्रसिह, महेन्द्र वर्भा, महेन्द्र कुमार झ्ादि नाम उपलब्ध होते हैं ।* 

तिब्बतीय ग्रन्थ चन्द्र गर्भ सूत्र में लिखा है--“मवनों पल्डिकों शकुनों (कुदनों) ने मिलकर तीन लाख 
सेला से महेन्द्र के राज्य पर झाक्रमण किया। गंगा के उत्तर के प्रदेश जीत लिये। महेन्द्रसेन के युवा कुमार ने दो 
लाख सेना लेकर उस पर आक्रमण किया झौर विजय प्राप्त की । लौटने पर पिता ने उसका अभिषेक कर दिया।* 
इससे मालूम होता है कि पूज्यपाद ते इसी घटना का उल्लेख किया है। उसने गया के झ्रास-पास का प्रदेश जीतकर 
सथुरा को श्पना केन्द्र बताया था। कुमार गुप्त का राज्य काल वि० स० ४७० से ५१२ (सन्‌ ४१३ से ४४४ ई० 
है। श्रत यही समय पृज्यपाद का होना चाहिए । 

प० युधिष्ठिर जी का यहू मत ठोक नही है, क्योकि 'श्रुणतू महेन्द्रो मथु राम्‌' यह वाक्य पृज्यपाद का नहीं 
है किन्तु महाव॒त्तिकार अभयनन्दि का है । इसलिये यह तर्क प्रमाणित नही हो सकता । 


आयमंक्ष और नागहस्लि 


ग्राय्रक्षु ओर नागहुस्ति--इन दोनो प्राचार्यों की गुरु परम्परा झौर गणनाच्छादि का कोई उल्लेख नही मिलता । ये 
दोनो भ्राचार्य यति वृषभ के गुरु थे ।* आचाये वीरसेत जिनपतेन ने धवला जयधवला टीका मे दोनों गुरुओं का एक' 
साथ उल्लेख किया है। इस कारण दोनो का अ्रस्तित्व काल एक समय होना चाहिये, भले ही उनमें ज्येष्ठत्व कनि- 
ए्ठत्व हो | इन दोनों आ्राचायों के सिद्धान्त-विषयक उपदेशों में कुछ सूक्ष्म मत भेद भी रहा है। जो वीरसेनाचार्य को 
उनके ग्रथो अथवा गुरु परम्परा से ज्ञात था जिनका उल्लेख धवला जयधवला टीका में पाया जाता है श्रौर जिसे 
पवाइज्जमाण अ्पवाइज्जमाण या दक्षिण प्रतिपत्ति श्नौर उत्तर प्रतियत्ति के नाम से उल्लेखित किया है।* घवला 
जयधबला में उन्हे 'क्षमाश्नमण' और 'महावावक'” भी लिखा है,” जो उनकी महत्ता के द्योतक है । 
इवेताम्बरीय पट्टावलियों में भ्ज्जमगु श्ौर अज़्ज नाग हत्थी का उल्लेख मिलता है। नन्दि सूत्र की पट्टा- 
बली में अज्जमगु को नमस्कार करते हुए लिखा है :-- 
भणगं करे ररण पभावगं णाणदंसणगुणाणं। 
बंदासि झज्जसंगु सुयसायरपारगं धीरं ।|२८ 
सूत्रों का कथन करने बाले, उनमे कहे गए झ्ाचार के सपालक, ज्ञान भोर दरशन गुणों के प्रभावक, तथाश्रुत- 
समुद्र के पारगामी धीर झाचाय॑ं मगु को नमस्कार करता हूं । 
इसी प्रकार नागहस्ति का स्मरण करते हुए लिखा है -- 


-न+ननल 3 अा>ण-+ + व कब ०१० ५००५० बज 3» हिननमनननिनीयननयानमकननन+»नम 4. ८ टी 3. 3++-म++-+-+- 
७ अनगनगरनिनोगिण-. कनन जन के पननिररिननरनन्‍रन्‍गन्‍ऋगतन क ल्‍क के. अन+ +»४५ नह 


१, भूमि का जैनेन्द्र महावृत्ति पृ० ८ 

२ पं० भगवदृत्त का भारतवर्ष का इतिहास स० २००३ पृ० ३५४ 

३, जो अज्जमखु सीसो प्र तेबासी वि शागहत्थिस्स ।._ -“जयधवला सा? १ पृ०४ 

४: सव्वाइरिय-सम्मदोी चिरकालभवोच्छिष्शसपदायकरमेणागच्छभाणों जो शिष्यपरम्पराएं पवाःज्जदेसों पवाइज्जंतो 
वएसोतति भण्णदे । अथवा अज्जमखुभयवताणमुवएसो एस्थाध्यवाइज्जमाणो णाम। णागइत्थि खशाणमुवण्सो परवाइज्जतवोत्ति 
पेतव्यी । --(जयधवला प्रस्तावना टि० पृ० ४३ 

५, “कम्मटिठदिति अणियोगद्वारेहि भण्णमाणे वे उबएसा होति जह॒ण्शमुक्कस्स ट्ठिदीरं प्माण परूवणा कम्मद्ठिदि परूष- 
णत्ति णागह तेय खमात्रमणा भणति । अज्ज मखु खमासमंणा पुरण कम्मद्ठिदि परूवेणेन्ति भरतति । एवं दोहि उबह्से हि कम्मदिठदि 
वरूपणा क्ायबंपा ।---एट्थ दुबे उपएसा'''“''महाबाच्याणमज्जमंखु खबणारणमुृवए्तेण लोगपूरिदे आउय समाण णामा गोद- 
बेदजणीयाण ट्ठिदि संतकम्म ठवेदि । महावात्रयाणं झागहत्यि खलवणाण भुव्रएसेण लोगे पूरिदे णामा-गोद वेदणीयाण टिउठांद सत कम्म 
अंतो मुहुत्त पार हीदि । “--ध्वला टीका 


द्रर जैन धर्म का प्राचीत इतिहास भाग --२ 


बड़ुउ वायगवंसो जस बंसो अ्रज्जणागहत्थीणं । 
वागरण करण भंगिय कम्म पयडी पहाणाणं ।३० 

इसमें बताया है कि व्याकरण, करण चतुर्भगी श्रादि के निरूपक शास्त्र तथा कर्म प्रकृति में प्रधान प्रार्य 
नागहस्ती का यशस्वी वाचक वंश वृद्धि को प्राप्त हो । 

नन्दि सूत्र में आये मगु के पद्चात्‌ श्रार्य नन्दिल का स्मरण किया है और उसके पश्चात्‌ नागहस्ति का । 
नन्दियूत्र चर्णी और हारिभद्रीय वुत्ति मे भी यही क्रम पाया जाता है। दोनों में आये मगु का शिष्य आये नन्दिल 
और झार्य नन्दिल का शिष्य नागहस्ती बतलाया है । 

“झा मंगु शिष्य श्रार्य नन्दिल क्षपणं शिरसा वदे । 
““- शा नन्दिल क्षपण शिष्याणां ध्राये नागहस्तिण ।॥। 

इससे प्राय मंगु के प्रशिष्य श्रार्य नागहस्ति थे, ऐसा प्रमाणित होता है । नागहस्ति को कर्म प्रकृति में प्रधान 
बताया है श्रौर वाचकवश की वृद्धि की कामना की गई है। 

इवेताम्बरीय ग्रन्थो में आये मगु की एक कथा मिलतो है। उसमें लिखा है कि वे सथुरा में जाकर अष्ट 
हो गये थे । नागहस्ती को वाचक वश वा प्रस्थापक भी बतलाया है । इसमे स्पप्ट है कि वे वाचक थे, इस कारण 
उनके शिष्य वाचक कहलाये । इन सब बातो पर विचार करने से यह सभाव्य लगता हे कि इवेताम्बर परम्परा के 
आये मगु और महावाचक नागहस्ती और धवला जय घवला के महावात्रक श्रायं मक्षु ओर महावाचक नागहस्ति 
एक हों। झायें मगरु का समय तपागच्छपट्टावली पृ० ४७ में वीरनिर्वाण से ४६७ वर्ष और सिर दुसमाकलसमणसघथय 
की अवचूरि पृ० १६ मे वीर नि० ६२०- ६८६ बतलाया है। किन्तु दोनों का एक समय किसी भी इ्वेताम्बर 
पट्टावली में उपलब्ध नही होता । किन्तु दिगम्वर परम्परा में दोनो को यतिवृषभ का गुरु बतलाया है। 

मथुरा के लेख न० ५४ झौर ५५ के आर्य घस्तु हस्त तथा हस्ति हस्ति तो काल की दृष्टि से पट्टावली के 
१६ वें पट्ठथर नागहस्ती जान पडते है। लेखों के ज्ञात समय से पट्टाबली मे दिये गये समय के साथ कोई विरोध 
नही झ्राता। लेखों के कृषाण सव॒त्‌ ५४ और ५५ (वीर नि० स० ६५७ श्रौर ६५६) पट्टावली मे दिये गए 
नागहस्ती के समय वीर नि० स० ६२०--६८ ० के श्रन्तर्गत झ्रा जाते है। श्रर्थात्‌ नाग हस्ती ६४९, ४७०-- १६९ 
बि०स० में विद्यमान थे। उसी समय के लगभग षट्खण्डागम की रचना हुई है। उस समय कर्म प्रकृति प्राभूत मौजूद 
था। उसी के लोप के भय से धरसेनाचायय ने पुष्पदन्त भूतवलि को पढाया था। अत लेखगत यह समकालीनता 
आराध्चर्यजनक है । 

यह बात खास तौर से उल्लेखनीय है कि लेख नं० ५४ मे श्रार्य नागहस्ति धस्तु हस्ति और मगुहस्ति का 
तथा लेख न० ५५ में नागहस्ति (हस्त हेस्ति) ओर माघ हस्ति का एक साथ उल्लेख है। माघहस्ति सभवत* मगु 
मख्तर या मक्षु का नामान्तर हो, और शिल्पी की असावधानी से ऐसा उत्कीर्ण हो गया हो । दोनो लेखों मे दोनो का 
एक साथ उल्लेख होना अपना खास महत्व रखता है । 

पर इससे यतिवुषभ को और पहले का विद्वान मानना होगा । तब इस समय के साथ उनकी सगति ठीक 


बैठ सकेगी। यतिवृषभ का वर्तमान समय ५वी घताब्दी तो तिलोयपण्णत्ती के कारण है। प्राचीन तिलोयपण्णत्ती 
के मिल जाने पर उस पर विचार किया जा सकता है । 


मुनि स्वनन्दी (प्राकृतलोक विभाग के कर्त्ता) 


मुनि सर्वनन्दी विक्रम की छठवी झताब्दी के पूर्वार्ध के विद्वान थे। और प्राकृत भाषा के अच्छे विद्वान थे । 
उनकी एक मात्र कृति 'लोकविभाग का उल्लेख तिलोयपण्णत्ती में पाया जाता है। परन्तु निश्चय पूर्वक यह कहना 
कठिन है कि जिस लोक विभाग का उल्लेख तिलोयपण्णत्ती कार' ने किया है वह इन्ही सवनन्‍दी का रचना है । सिह- 


सूरि ने इसका सम्कृत में श्रनुवाद किया है। उसकी प्रशस्ति के निम्न पद्च से ज्ञात होता है कि सर्वंनन्दी ने उसे शक 


पाचवी शताब्दी से आठवीं शताबदी तक के आचार्य १२३ 


सं० २८० [वि० सं० ५१५) में कांची नरेश सिंहवर्मा के २२वे संवत्सर में, जब उत्तराषाढ़ नक्षत्र में शनेश्चर 
बुषभ में बृहस्पति, झौर उत्तरा फाल्गुनि में चन्द्रमा भ्रवस्थित था, तथा शुक्ल पक्ष था। पाणराष्ट्र के पाटलिक ग्राम 
में पुराकाल में सर्वेनन्दि ने लोक विभाग की रचना की थी। सिंह वर्मा पल्‍लव वद के राजा थे । श्लौर कॉची उनकी 
राजधानी थी । संस्कृत लोक विभाग के वे प्रशस्ति पद्य इस प्रकार है :-- 

बहने स्थिते रथिसुते वृषभे चर जीवे। 

राजोशरेषु सितपक्ष  मुपेत्य चन्‍्द्रे । 

ग्रामे ले पाटलिक मामनि पाणराष्ट्र, 

शास्त्र पुरालिखितवान्मुनि सर्वेनन्‍्दी ॥॥ 

संबत्सरे तु द्वाविशे काझुचीदा-सिह वर्मणः 

भ्रद्ीत्यप्रे शाकावदानां सिद्धमेतछत त्रये (॥४॥॥ 

तिलोयपण्णत्ती में 'लोक विभागाइरिया' वाक्य के साथ सर्वनन्दी के अभिमत का उल्लेख किया गया है। 


आचार्य यतिवृषभ 


यह श्रार्य मक्षु के शिष्य श्रोर नागहस्ति क्षमाश्रमण के अन्तेवासी थे ।" उक्त दोनों झ्ाचायों को कसाय पाहुड 
की गाथा आचाय॑ परम्परा से आती हुई प्राप्त हुई थी ।* झौर जिनका उन्हें अच्छा परिज्ञान था। यतिवृषभ ने उक्त 
दोनों गुरुओ के समीप गुणधराचार्य के कसाय पाहुड सुत्त को उन गाथाओं का अध्ययन किया, श्रौर वह उनके रहस्य 
से परिचित हो गया था। अतएव उसने उन सूत्र गाथाओ का सम्यक्‌ श्र्थ अवधारण करके उन पर सर्वप्रथम छह 
हजार चूणि-सूत्रों की रचना को ।* झाचार्य वीरसेन ने उन्हें बृत्तिसूत्र' का कर्ता बतलाया है।” और उन से वर 
भी चाहा है। जिनकी रचना सक्षिप्त हो ग्रौर जिनमें सूत्र के समस्त श्र्थों का सग्रह किया गया हो, सूत्रों के ऐसे 
विवरण को वृत्ति सूत्र कहते हैं।* 

चूणि-सूत्रो के प्रध्ययन करने से जहा आचार्य यति वृषभ के अ्रगाध पाण्डित्य श्रौर विशाल आगम ज्ञान का 
का पता चलता है। वहा उनकी स्पष्टवादिता का भी बोध होता है। चारित्र मोह क्षपणा अ्रधिकार में क्षपक की 
प्ररूपणा करते हुए यव मण्य की प्ररूपणा करना प्रावश्यक था । पर वहा यव मध्य प्ररूपणा करने का उन्हें ध्यान 
नही रहा, किन्तु प्रकरण की समाप्ति पर चूणिकार लिखते है--“जब मज्क कायव्ब, विस्तरिद लिहिदू (सू> ६७६, 
पृ० ८४०) । यहा पर यव मध्य की प्ररूपणा करना चाहिए थी। किन्तु पहले क्षपण-प्रायोग्य प्ररूपणा के श्रवसतर मे 
हम लिखना भूल गए । यह भ्राचाय यति वृषभ की स्पष्टवादिता और वीतराग वृत्ति का निर्देशन है । 





१ जो अज्ज मख् सीसो अलेवासी वि णसागहत्थिस्स । जय ध० पु० १ पृ० ४ 
२ पुणो ताभ्रो चेव सुत्त ग/।हुओ आइरिय परपराए आगच्छूमागीओ अज्जमख्‌ शागह॒त्थीण पत्ताओ। पुणो तेसि दोण्हू 
पि पाद भूले असीदिसद गाहाण गुणहरमुहकमलविशिग्गयाणमत्थ सम्म सोऊप जयिवसहभडारएण पवयणवच्छलेरश चुण्णि 
सुत्तं कय ॥-(जय० पु० १ पृ० । 
३ “पाएबें तयोहयोरप्पधीत्यसुत्रारि ताति यतिवुषभः। 
यतिवुषभनामधेयो बभूवशास्त्रार्थनिपुशमति' ॥ 
तेन _ ततो यतिपतिना तद ग्राथा वृत्ति सूत्ररूपेण । 
रखितानि घटू सहूख्रग्रत्थान्यथचूरिसुत्राणि ।” “इन्द्रनन्दि श्रुतावतार--१५५, १५६ 
४ सो वित्ति सुत्त कत्ता जहबसहों मे बर वेऊ।॥ -[जेय० ध० पु० १ पुृ० ४) 
४. सुत्तस्मेव विवरणाए सखित्त सदरयणा!ए संगहिय सुत्तासे सत्थाए वित्ति सुत्तववएसादो ।| जयधवला अ० प० ५२ 











१२४ जैन धर्म का प्रान्ीन इतिहास भाग-- ९ 


जय घवलाकार आचार्य यतिवषभ के वचनों को राग-द्रेष-मोह का अभाव होते से प्रमाण मानते है। यत्ति 
बंध की वीतरागता भर उनके वचनो के मगवान महावीर की दिव्यध्वनि के साथ एकरसता" बतलाने से यह 
स्पष्ट है कि झाचाये परम्परा मे यतिवृषभ के व्यक्तित्व के प्रति कितना समादर और महान प्रतिष्ठा का बोध 
होता है । 
झ्राचायं यति वृषभ विशेषावश्यक के कर्ता जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण और पृज्यपाद मे पूर्ववर्ती हैं । क्‍यों कि 
उन्होने यतिवुषभ के प्रादेसकसाय विषयक मत का उल्लेख किय। है। चूणि सूत्रकार ने लिखा है कि--आदेस कसाएण 
जहा चित्त कम्मे लिहिदो कोहो रूसिदों तिवलिद णिडालो भि्डाड काऊण ।' यह कसाय पाहुड के पेज्जदोस विहृत्ती 
तामक प्रथम अधिकार का ५६वां सूत्र है। इसमें बताया है कि क्रोध के कारण जिसकी भृकुटि चढी हुई है भ्रौर ललाट 
पर तीन बली पडी हुई है, ऐसे क्रोधी मनुष्य का चित्र में लिखित आकार श्रादेशकपाय है। किस्तु विशेषावश्यक 
भाष्यकार कहते है कि अन्तरग मे. कषाय का उदय न होने पर भी नाटक आदि में केवल अभिनय के लिये जो 
कृत्रिम क्रोध प्रकट करते हुए क्रोधी पुरुष का स्वाग धारण किया जाता है, वह भझ्रादेश कषाय है। इस तरह से 
प्रादेश कषाय का स्वरूप बतलाते हुए भाष्यकार कसाय पाहुडर्चाण में निर्दिष्ट स्वरूप का 'केई' शब्द द्वारा उल्लेख 
करते हैं /--- 
झाएसप्रो कसाप्रो कश्यव कय भिउड़ि भंगुराकारों । 
केई चित्ता गइझ्नो ठवणा णत्थतरों सो5यं २६८९१ 


इसमें बताया है कि--कितने ही श्राचाये क्रोधी के चित्रादि गत आकार को आदेशकपाय कहते है, परर 
यह स्थापना कषाय से भिन्‍मे नहीं है, इसलिये नाटकादि नकली क्रोधी के स्वाग को ही झादेशकपषाय मानना 
चाहिये ! 
प्राचार्य यतिवृधभ का प््‌ज्यपाद (देवनन्दी) से पूर्ववर्तित्व होने का कारण यह है कि पज्यपाद ने सर्वार्थ- 
सिद्धि में एक मत विशेष का उल्लेख किया है “-- 
'झथवा एप मते सासादन एकेन्द्रियेष नोत्पद्मयते तन्मतापेक्षया द्वादवशभागा न दत्ता । 
(सर्वा० सि० १ पृ० ३७, पाद टिप्पण ) 
जिन प्राचार्यों के मत से सासादन गुण स्थानवर्ती जीव एकेन्द्रियों में उत्पन्न नहीं होता है, उनके मत की 
अपेक्षा वारह वेद चौदह भाग स्पशेन क्षेत्र नही कहा गया है । 
सासादन गुण स्थानवर्ती जीव यदि मरण करता है तो वह एकेन्द्रियो में उत्पन्न नहीं होता, किन्तु नियम 
से देव होता है जैसा कि यतिवृषभ के निम्न चूथ्िसृत्र से स्पष्ट है -- 
पध्ासाण पुण गदो जदि मरदि, ण सक्‍को णिरयगदि तिरिक्‍्खर्गादि मणुसगदि था गंतु। णियमसा देव 
गयि गछछवि । (कसा० ग्रधि० १४ सूत्र १४४ प्‌ृ० ७२७) 
प्राचायं यतिवृषभ के इस मत का उल्नेख नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तो ने अपने लब्धिसार-क्षपणासार की 
निम्न गाथा में किया है :-- 
जबि मरदि सासणो सो णिरय-तिरिक्ख णर ण गरछेदि । 
णियमा देव गच्छदि जदबसह मसुणिदवयणणं ।। 
इस कथन से स्पष्ट है कि यतिवृषभ पूज्यपाद के पूर्वकर्तो है। पूज्यपाद के शिष्य वज्जनन्दिने वि० सं० 
५२६ में द्रविड संघ की स्थापना की थी। श्रत: यतिवृषभ का समय ५२६ से प्व॑वर्ती है | ध्र्थात्‌ वे (वी शताब्दी के 
विद्वान है । है 
१ एदम्हादों विउलगिरिमत्थयत्य वड्ढमाणदिवाय्रादों विखिग्गमिय गोदमलोहज्जजम्बुसामियादिआइरियपरपराए 
प्रागतूरा गुणहराइरिय पाविथ गाहासरुवेण परिणमिय अज्जमखू णागहत्वीहितों जत्वसह मुह णिमिय चुण्णिसुस्तायारेण परिणद- 
दिव्वश्कुणिकिरणादो ज॑व्वदे । “जय धव० भा० १ प्रस्ता० टि० पृ० ४६ 





पांचवी शक्ाकदी से आठवीं संताब्दी तक के आचार्य १३५ 


यतिवषभ की दूसरी रचता 'तिलोयपण्णत्तो' हें। इसके भ्रन्त में दो गाथाए निम्न प्रकार पाई जाती हूँ। 
जिनवर-बृष भ को, शुणों में श्रेष्ठ पणधर-बुषभ को, तथा परिषहों को सहन करने वाले पश्लौर धमंसूत्रों के पाठकों 
में श्रेष्ठ ऐसे यतिवृषभ को तमस्कार करो। चूणिस्वहप और परटकरणस्व रूप का जितना प्रमाण है जिलोकप्रश्नप्ति 
का उतना ही, श्राठ हजार इलोक प्रमाण है । 
पणसह क्षिणवर बच्नहुं ग्णहर बसह॒लसहेव गुणहर बसह । 
दट्ठण परिसवसहूं जदिवसहु॒ धस्मसुत्त पाढर बसह ॥ 
चुण्णि सहयत्य ऋरण सरूच पसाण होइ कि जतत। 
अटटूस पम्ाण लिलोयपण्णतसिणामाएं ॥८१ 
इससे स्पष्ट है कि तिलोयपण्णत्ति के कर्ता भौर चूणि सूत्रों के कर्ता प्रस्तुत यतिवृषभ ही है। जिनका उल्लेख 
इन्द्रनन्दि ने किया है । 
तिलोयपण्णत्ति एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, उसमें महावीर के बाद के इतिहास की बहुत सो सामग्री दी हुई है 
जो काल गणना (श्रुत परम्परा-राजवद्ञ गणना) दी है वह प्रामाणिक है। उसे यहा सक्षेप में दिया जाता है, 
पद्चादर्ती प्रन्थका रो ने उसका अनुसरण किया है । 
जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाण (मोक्ष) हुआ, उस्ो दिव गौतम गणधर को केवलज्ञान हुआ, भौर 
उनके सिद्ध होने पर सुधर्मस्वामी केवलो हुए । उनके मुक्त होने पर जंबूस्वामी केवलो हुए। जंबूस्वामो के मोक्ष 
जाने के बाद कोई प्रनुबद्ध केवली नहीं हुआ्ना | इनका धर्मप्रवर्तन काल ६२ वर्ष है । 
केबलज्ञानियों में भ्रतिम श्रधर हुए, जो कुण्डलगिरि से मुक्त हुए। प्लीर चारण ऋषियों में श्रन्तिम 
सुपाश्वंचन्द्र हुए। प्रज्ञाअमणों मे अन्तिम वइरजस या वज्भरयश, झौर भ्रवधिज्ञानियों मे अन्तिम श्री नामक ऋषि 
प्रौर मुकुटधर राजाओ मे भ्रन्तिम चन्द्रगुप्त ने जिन दीक्षा ली। इसके बाद कोई मुकुटधर राजा ने दीक्षा ग्रहण 
नहीं की । 
नन्दि (विष्णु मन्दि) नन्दिमित्र, प्रपराजित, गोवद्धंत श्लौर भद्रबाहु ये पाच चौदह पूर्वों और बारह श्र॑गों 
के घारण करने वाले हुए । इनका समय सौ वर्ष है। इनके वाद भौर कोई श्रुत केवली नही हुआझ्ना । 
विज्ञाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, घृतिसेन, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव श्लौर सुधर्म (धर्सेन) ये 
ग्यारह भ्र ग भर दश पूर्व के धारी हुए। परम्परा से प्राप्त इन सबका काल १८३ वर्ष है। 
नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्र्‌ वसेन, श्रोर कस ये पाच झ्राचारय ग्यारह झ ग के धारी हुए, इनका काल २२० 
बे होता है । इनके बाद भरत क्षेत्र में कोई श्र गो का धारक नही हुआ । 
सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहायं ये भ्राचारांग के धारक हुए। इनके प्रतिरिकत शेष ग्यारह श्ग 
चौदह पूर्व के एक देश धारक थे । इनके पश्चात्‌ भरत क्षेत्र में कोई आचारागधारी नही हुझा । 
राज्यकाल गणना का भी उल्लेख किया है। यद्यपि वर्तमान तिलोयपण्णती में कुछ प्र॒श प्रक्षिप्त है । 
जिसके लिये उसकी प्राचीन प्रतियो का भ्रन्वेषण आवश्यक है । फिर भी उपलब्ध सस्करण को दृष्टि से उसका रचना 
काल ५वी शताब्दी का मानने में कोई हानि वही है । विषय वर्णन को दृष्टि से ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी हे । यति- 
बुषभ के सामने कितना हो प्राचीन साहित्य रहा है, जो भ्रव प्रनुपलब्ध है। 


सिद्धनन्दी 


यह मूलसंघ कनकोपल सभूत वृक्ष मूलंगुणान्वय के विद्वान थे। जैसा कि शिलालेख के निम्न पद्य से 
प्रकट है :-- 
कमकोपलसम्भूत वक्षमुलपुणान्वधे । 
भूतस्स सलग्र राष्धास्त: सिद्धिनल्दि मुनोदबर: ।। 


१२६ जैत धर्म का प्राबीन हतिहास--भाग २ 
इनके प्रथम शिष्य का नाम चिकारय था। जिनके नागदेव झ्ौर जिननन्दि आदि पांच सौ ४०० शिष्य थे । 
पुलकेशी (प्रथम) चालुक्य के सामन्‍त सामियार थे, जो कुहण्डी जिले का शासक था, उसने अलक्तक नगर मे, जो 
उस जिले के ७०० सात सौ गावा के समूहों में एक प्रधान नगर था, एक जिन मन्दिर बनवाया, और राजा को 
आज्ञा लेकर विभव सवत्सर में जबकि झ़क वर्ष ४११ (वि० स० ५४६) व्यतीत हो चुका था वैज्याल महीने की 
पृणिमा के दिन चन्द्र ग्रहण के अवसर पर कुछ जमीन और गाव प्रदान किये । 
है सिद्धिनन्दि का उल्लेख शाकटायन व्याकरण के सूत्र पाठ में मिलता हैं। इससे यह यापनीय सम्प्रदाय 
के विद्वान जान पडते है । 
पुलकेशी प्रथम के शक स० ४११ के दानपात्र में सिद्धिनन्दि का उल्लेख हैं ।” अतएवं इनका समय शक 
स० ४११ सन्‌ ४८८ तथा विक्रम स० ५४६ हैं । 


चितकाचार्य 


यह मूल सध कनकोपलाम्नाय के विद्वान श्राचायं सिद्धनन्दि मुनीश्वर के प्रथम शिष्य थे। यह उक्त 
आस्नाय में बहुत प्रसिद्ध थे। और नागदेव चितकाचार्य द्वारा दीक्षित थे। भ्र्थात्‌ चितकाचार्य उनके दीक्षा गुरु थे। 
तागदेव के गुरु जिननन्दि थे । जैसा कि अल्तेम शिलानेस के निम्न पद्यों से जाना जाता है. - 
तस्पासीत्‌ प्रथम शिष्यो वेवताविनुतक्रमः। 
शिष्ये: पञुचशर्ते युक्तश्चितकाचार्यदीक्षितः ।। 
नागदेव गुरोश्दिष्पः प्रभूतगुणवारिधि:। 
समस्तश्ञास्त्र सम्बोधो जिननन्दि प्रकीतितः ॥ 
+ (जन लेख सं० भा० २१० ७७) 
सिद्धिनन्दि मुनिराज का समय ईसा की ५वी सदी ४छ८ ई० हैं। भ्रत चितकाचार्य का समय भी ईसा 
की पाचवी और विक्रम की छठी शताब्दी का पूर्वार्ध होना चाहिए । 


वजूनन्दि 


बज्ानन्दि - देवनन्दि (पृज्यपाद) के शिष्य थे । बड़े विद्वान थे। इन्होने दर्शनसार के अनुसार स० ५ २६ मे 
द्रविड सघ की स्थापना की थी। देवगन ने दगेनसार में उन्हे जैनाभास बतलाया है और लिखा है कि---“उसने 
कछार, लत, वसति (जेन मन्दिर) और वाणिज्य से जीविका निर्वाह करते हुए श्रौर शीतल जल से सता करते हो 
प्रचुर पाप का सग्रह किया ।* हु 
मल्लिषेण प्रशस्त में बद्धनन्दि के 'नवस्तात्र' नामक ग्रन्त्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें सारे ब्रहूं 
त्प्रवचन को श्रन्तभु क्त किया गया है और जिसकी रचना शैली बहुत सुन्दर है -- हु 


किक शक 
१ देखो, इ० ए० जि० ७ पृष्ठ० २०५ १७ तथा ज॑न लेख सम्रह भाग २ अल्तेम का लेख न० १०६ पृ० ६५ 
२ सिरिपुश्जपाद सीसों टाविडसघस्स कारगो दुट्ठो । 

णामेण बज्जणदी पाहुडवेदी महासत्तो |! 

पचसये छव्वीस विकक्रमरायरस मरण पत्तस्स | 

दक्खिण महुरा-जादों द।बिड सधो महामोहो ॥ दर्शनसार 

अर्थात्‌ विक्रम राजा के ५२६ वर्ष बीतने पर द्वाविड सघ की स्थापना की । 


पाचिवों शताब्दी से आठंवीं शताब्दी तक के आचार्य ' १२७ 


नवह्तोश्रं तत्र प्रसरति कवीसा: कथमपि 
प्रमाण बहञ्मादों रतयत परन्निविति मुनौ 
सवस्तोत्र येन व्यरलि सकलाहुँतप्रवचन 
प्रपंचान्तर्भाव प्रवणवर सन्दर्भ सुभगम्‌ ॥११॥ 
पुन्नाट संघी जिनसेन ने हरिवश पुराण में वद्यसूरि की स्तुति करते हुए लिखा है-- 
बस्सरे विचारण्य: सहेत्वोबन्धमोक्षयो: । 
प्रमाण धमंश्ञास्त्राणं प्रवकक्‍तुणामिवोक्तय: ।।३२।। 
पर्थात्‌ वश्नसूरि को सहेतुक बन्ध-मोक्ष की विचारणा में धर्मशास्त्रों के प्रवकताओं की--गणध रदेवो की 
उक्तियों के समान प्रमाणभूत है । इससे स्पष्ट है कि उतके किसी ऐसे ग्रन्थ की श्रोर सकेत है जिसमे बन्ध, मोक्ष, 
उनके कारण राग-द्वेष तथा सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रादि की चर्चा है। महाकवि धवल ने भी अपने हरिवंश पुराण 
में लिखा है कि-- 
यज्जसूरि सुपसिद्धउ मुणिवरु, जेण पसाणगथु किउ चथठ । 
वज््रसूरि नाम के सुप्रसिद्ध मुनिवर हुए जिन्होंने सुन्दर प्रमाण ग्रन्थ बनाया। वज्जनन्दी श्रीर बज्ञसूरि 
दोनों विद्वान यदि एक है तो नवस्तोत्र के श्रतिरिक्त उनका कोई प्रमाण ग्रन्थ भी होगा । जिनसेन तो उन्हे गण- 
घर देवो के समान प्रामाणिक मानते है। और देवसेन ने उन्हें जनाभास बतलाया है ।* 


नागसेन गुरु 


नागसेन गुरु--ऋषभसेन के शिष्य थे। जिन्होने सन्‍्यास विधि से श्रवण बेलगोल के चन्द्रगिरि पर्वत पर 
देह त्याग किया था। जिसका श्रवण बेलगोल के शिलालेख न० २४ (३४) में उल्लेख है। झ्ौर उसमें महत्व के 
सात विशेषणों के साथ उनकी स्तुति को लिये हुए निम्न इलोक दिया हुआ है :-- 
सागसेससनध गुणाधिक नाग नामकजितारि मंडलं। 
राज्यपृज्यममलश्रियास्पद कासद हतसदं नमयाम्यहूं । 


इस शिलालेख का समय शक सं० ६२२ (वि० स० ७५७) सन्‌ ७०० के लगभग प्रनुमान किया गया है, 
परन्तु उसका कोई श्राधार नही दिया । 


* स्वामी कुमार 


स्वामी कुमार--नें अपना कोई परिचय प्रस्तुत नही किया। किन्तु कातिकेयानुप्रेक्षा की भ्रन्तिम ४८६ 
न० की गाथा में वधु पूज्यसुत-वासु पूज्य, मल्लि और भ्रन्त के तीन नेमि, पाए्य और वर्द्धआन ऐसे पाँच कुमार 
श्रमण तीर्थंकरो की वन्दना की गई है। जिन्होने कुमारावस्था में ही जिन दीक्षा लेकर तपश्चरण किया है भ्रोर जो 
तीन लोक के प्रधान स्वामी है । इससे यह बात निश्चित होती है कि प्रस्तुत प्रन्थाक्षार कुमार श्रमण थे, बाल 
ब्रह्मचारी थे। झौर उन्होने बाल्यावस्था में ही जिन दीक्षा लेकर तपदचरण किया है4 इसी से उन्होंने अपने को 
विशेष रूप में इष्ट पांच कुमार तीर्थंकरों की स्तुति की है । ह 

स्वामि--शब्द का व्यवहार दक्षिण देश मे अ्रधिक प्रचलित है और वह व्यक्ति विश्वेषघों के साथ उनकी 
प्रतिष्ठा का द्योतक होता है। कुमारसेन कुमार नन्‍्दी और कुमार स्वामी जैसे नामधारो आचार दक्षिण देश में हुए 














लक जलन नननननलनन+ >न्‍न्‍न्‍न्‍_बाकि, 


१ देखो, दशतसार गाथा २७ 


श्र्द हे जैन धर्म का प्र चीन इतिहास--भाग 


हैं। दक्षिण देश में प्राचीन समय से क्षेत्रभाल की पूजा का प्रचार रहा है। कारतिकेयानुप्रेक्षा को गाथा नं० २४ में 
झ्षेत्रपाल' का स्पष्ट नामोल्लेख है और उप्तके विषय में फैली हुई रक्षा सम्बन्धों सिथ्या घारणा का प्रतिषेध किया 
है । इससे लगता है कि ग्रन्थकार कुमार स्वामी दक्षिण देश के विद्वान थे । डा० ए० एन० उपाध्ये का यह झनुमान 
सही प्रतीत होता है । रे 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे ४५६ गाथाओं में द्वादश भावनाओं का सुन्दर विवेचन किया गया है। भावनाओं का 
क्रम गृद्धपिच्छाचारय के तत्त्वार्थ सूत्रानुसार ही है। जैसा कि दोनो के उद्धरण से स्पष्ट है ' ८ 
अदुवमसरणमेगत्रमण्ण-संसार-लोगभसुचित्त.। 
धासव-सवर-णिज्जर-धम्मं वोहि च चितेज्जो ॥ 
- वारस अणुवेब्था 
प्रनित्याईशरण - ससारेकत्वाउन्यत्वा5शुच्या5स्रव-सब्र - निर्ज रा-लोक-बो घिदुल भ-धर्मस्वाख्यातत्त्वानु चिन्तन 
मनुप्रेक्षा: । - तत्त्वार्थ सूत्र ६-७ 
झद्॒व श्रसरण भणिया संसारामेगण्ण भसुइत्त । 
झासव--सब्रणामा णिज्जर लोयाणु पेहाशो ॥। 
भावनाओं का यह क्षम-- भूलाचार, भगवती आराधना और वारस अणुवेबखा में एक ही क्रम पाया जाता 
है । जब कि तत्त्वार्थ सूत्ष और कातिकेयानु प्रेज्ञा का क्रम उनसे भिन्‍न एक रूप है। दूसरे भावनाओं के वर्णन 


के साथ श्रावकाचार का भी सुन्दर वर्णन किया है। इससे स्वामी कुमार उमास्वाति (ग्रध्द्रपिच्छचाये) के बाद के 
विद्वान होने चाहिये । 


इय जाणिकण भावह दुल्लह-धम्माणु भावणा | 
णिच्चं मण-वयण काय-सुद्धी एदा दस दोय भणिया हु।। 


जोइन्दु 


जोइरदु (योगीगद्र देव)--यह प्रध्यात्मवादी कवि थे। उनकी कृतियों में श्रात्मानुभूति का रस है। यह 
धपश्रश भाषा के विद्वान थे। जोइन्दु का सस्क्ृत रूपान्तर गलत रूप में योगीन्द्र प्रचलित है। किन्तु योगसार में 
'जोगिचन्द्र' नाम का उल्लेख है :-- 
ससारह भय--भीयएण, जोगिश्वन्द मुणिएण । 
भ्रप्पा संबोहणकया दोहा इकक-- मणेण ॥॥१०४८।। 
डा० ए० एन० उपाध्ये के अनुसार योगेन्दु' पाठ है, जो योगिचन्द्र का समानार्थक है | यह प्रध्यात्म रस के 
रसज्ञ थे। प्राकृत-सस्कृत के विद्वान न होते हुए भी उनकी रचना सरल अपश्रश मे है। जोइन्दु की निम्न 
रचनाये उपलब्ध है। परमात्मप्रकाश, योगसार, निजात्माष्टक और श्रमृताशीति । ये सभी रचनाये प्रध्यात्मवाद 
के मृढ रहस्य से युक्त है । 
परमात्म प्रकाश-- इस ग्रन्थ मे टीकाकार ब्रह्मदेव के अनुसार ३४५ पद्म हैं। दो अधिकार है, उनमे पाच 
प्राकृत गाथाएँ, एक स्नग्धरा, एक मालिनो, श्रौर एक चतुष्पदिका है। यद्यपि परमात्मप्रकाश भे दोहे का कोई 
उल्लेख नही है। किन्तु योगसार मे दोहा शब्द का उल्लेख मिलता है। दोहे मे दोनों पं क्तियाँ समान होती हैं और 
प्रत्येक पक्ति में दो चरण होते है ।' प्रथम चरण में १३ भौर दूसरे में ११ मात्राये होती है। विरहाक झौर हेमचन्द्र 
के झनुसार दोहे में १४ श्ौर १२ मात्राए होती है, किन्तु परमात्म प्रकाश के दोहो में दोर्घ उच्चारण करने पर भी 
प्रथम चरण मे १३ मात्राए पाई जाती है भौर दूसरे में ग्यारह | 
ग्रन्थ के प्रथम अ्रधिकार में पच परमेष्ठियो को तमस्कार करने के बाद धात्मा के तीन भेदों का #बेहि- 











१. दो पाया भण्णद दुनिहुड, विर्हाँक 


पांचची शताब्दी से आठवीं शताब्दी के आचार्य १२९' 


रात्मा, श्रन्तरात्मा श्लौर परमात्मा का--स्वरूप बतलाया गया है। आ्रात्मा के त्रेविद्य की यह चर्चा आझाचाय॑ कुन्द- 
कुन्द के भ्रन्थों, और पूज्यपाद देवनन्दी के ग्रन्थों से ली गई है। भौर उनका विस्तृत स्वरूप भी बिया है। 
बहिरात्मा अ्रवस्था को छोड़ कर भ्रन्तरात्मा होकर परमात्मा होने की प्रेरणा की है। परमात्मा के सकल-विकल 
भेदों का स्वरूप ३४ दोहों में दिया गया है। जीव के स्वशरीर प्रमाण होने की चर्चा, द्रव्य-गुण, पर्याय, कर्म, 
निश्चय नय सम्यकत्व और मिथ्यात्वादि का वर्णन किया गया है। 
दूसरे अधिकार में मोक्ष का स्वरूप मोक्ष का फल, मोक्ष मार्ग, अभेद रत्नत्रय, समभाव पृण्य-पाप 
की समानता श्र परम समाधि का कथन दिया हुआ है। परमात्म प्रकाश के दोहा प्रत्यन्त सुन्दर, रम-णीय 
झ्ौर शुद्ध स्वरूप के निरूपक है, उनके पढने में मन रम जाता है, क्योकि वे सरस झौर भावपूर्ण हैं। 
रहस्यवाद-- मुनि जोगचन्द ने भ्राध्यात्मिक गूढ़ वाद और नैतिक उपदेशों को सहज ढंग से व्यक्त किया 
है । उन्होने अपने पद्यों में योगियों को श्रनेक बार सम्बोधित किया है, भ्लोर गृह निवास को पाप निवास भी 
बतलाया है । परमात्म प्रकाश के दोहो मे गढ़ बादियों क॑ सदुश कहीं अस्पष्टता का श्राभास नहीं होता। उन्होंने 
पच्ेन्द्रियों को जीतने झौर विषयों से पराज्भ मुख रहने, अथवा उनका त्याग कर झात्म-साधना करने का स्पष्ट सकेत 
किया है । मानव देह पाकर जिन्होंने जीवन को विषय-कधघायों मे लगाया, श्रौर काम-कोधादि विभाव भावों का 
परित्याग न कर, वीतराग परम झानन्द रूप श्रमृत पाकर भी पनदानादि तप का अनुष्ठान नहीं किया, वे 
प्रात्मघाती है, क्योकि ध्यान की गति महा विषम है। चित्तरूपी बन्दर के चचल होने से शुद्धात्मा मे स्थिरता प्राप्त 
नही हो सकती, और ध्यान की स्थिरता के अभाव में तो कर्म कलक का विनाश नही होता। तब शुद्धात्मा की प्राप्ति 
कंग हो सकती है ? 
योगीन्द्र देव जैन गूढवादी है, उनकी विशाल दृष्टि ने ग्रन्थ में विशालता ला दी है, अतएवं उनका कथन 
साम्प्रदायिक व्यामोह से अलिप्त है। उनमें बौद्धिक सहन-शीलता कम नही है। वेदान्त में आत्मा को सर्वंगत 
माना है, और मीमासक मुक्तावस्था में ज्ञान नही मानते । बौद्धो का कहना है कि वहा शून्य के अतिरिक्त श्रौर कुछ 
नही है | योगीनद्र देव इन मतभेदो से श्राकुलित नही होते । क्योकि उन्होंने श्रध्यात्म के प्रकाश मे नयो की सहायता 
से शाकिक जाल का भेदन किया है भ्रौर परमात्मस्वरूप की निश्चित रूप-रेखा स्वीकृत की है, वह मौलिक है। वे 
परमात्मा को जिन, ब्रह्म, शान्त, शिव और बुद्ध श्रादि सज्ञाये देते है । उन्होने परमात्मस्वरूप के प्रकाशित करने का 
यथेष्ट उद्यम किया है। और अन्त में मोक्ष और मोक्ष का फल बतलाया है। वस्तु के स्वरूप वर्णन में उनकी दृष्टि 
विमल रही है। 
उनके दो चार दोहों का भी आस्वाद कीजिये, वे सुन्दर भावपूर्ण भ्रौर सरस है । 
जो समभाव-परिद्टिठ्यहूं जो इहूं कोई पुरेइ । 
प्रमाणदु जणंतु फुड सो परमसप्पु हुवेई ।।१--३५ 
जो योगी समभाव में--जीवन-मरण-लाभ-प्रलाभ सुख-दूख, शत्र श्रौर मित्रादि में समरूप परिणत है, ग्रौर 
परम श्रानन्द को प्रकट करता है वही परमात्मा है । 
मवतणु-भोय-विरत्त-मणु जो श्ृप्पा काएह। 
तासु गुढक्को बेल्लड़ी संसारिणी तुट् इ ।१--३२ 
जो जीव ससार, शरीर, भोगों से विरक्त मन हुप्ना शुद्धात्मा का चिन्तवन करता है उसको ससार रूपी 
मोटी बेल नाश को प्राप्त हो जाती है। 
कम्म-णिबद्ध वि जोइया वेह्‌ वसंतु वि जोजि | 
होश ण समसु कया वि फुडु सुणि परमप्पठ सो जि ॥१--३६।। 
हे योगी ! यद्यपि श्रात्मा कर्मो से सम्बद्ध है, भौर देह में रहता भी है परन्तु फिर भी वह कभी देह रूप 
नहीं होता, उसी को तू परमात्मा जान । 


१३० हु जैन धर्म का प्राचीन हतिहास--भाग २ 


देह--विभिष्णउ जएणमउ जो परभ्यु णिएड । 
परम समाधि--परिट्टिए्ठ पडिउ सो जि हुबेह ॥१--१४॥ 
जो पुरुष परमात्मा को देह से मिन्‍त ज्ञानमय जानता है, वही समाधि में स्थित हुआ पडित है--पन्तरात्मा 
विवेकी है ! 
जित्यु ण॒ इृदिय-सुह-दुहई जित्यु ण मश-वाबार । 
सो झ्रष्पा सुणि जोब तुहुँ ध्रण्ण परि अ्वहार ( १--२६॥ 
जिस शुद्ध आत्म-स्वभाव में इन्द्रिय जनित मुख-दुख नही है, भौर जिसमें सकल्प-बिकल्प रूप मन का 
व्यापार नही है, ह जीव ! उसे तू भ्रात्मा मान, और अन्य विभावो का परित्याग कर । 
४४४ इस तरह परमात्म प्रकाश के सभी दोहा श्रात्म स्वरूप के सम्बोधक तथा परमात्मा स्वरूप के निर्देशक हैं। 
इनके मनन झौर चिन्तन से श्ात्मा भ्रानन्द को प्राप्त होता है | 
योगसतार-में १०८ दोहा है जिनमे ग्रध्यात्म दृष्टि से आत्मस्वरूप का सुन्दर विवेचन किया गया है। 
दोहा सरस और सरल है। झौर वस्तु स्वरूप के निर्देशक है। यथा-- 
झाउ गलइ णवि सण गलह णवि श्रासाहु गलेइ । 
मोह फ्रइ णवि अ्रप्पहिउ इम संसार भसेइ ४६ 
श्रायु गल जाती है, पर मन नहीं गलता और न श्राशा ही गलती, मोह स्फूरित होता है, पर प्रात्महित का 
स्फुरण नही होता--इस तरह जीव ससार में भ्रमण किया करता है। 
धधह पड़ियउ ससलु जगि णवि श्रप्पा हु मुणणति । 
तह कारणि ए जीव फूड णहु णिव्वाण लह॒ति ॥५ 
ससार के सभी जीव धधे मे फसे हुए है, इस कारण बे भ्पनी भात्मा को नही पहिचानते। श्रतएव वे 
निर्बाण को नही पा सकते । इस तरह योगसार ग्रन्थ भी आत्म सम्बोधक है । इसका श्रध्ययन करने से आत्मा अपने 
स्वरूप की झोर सन्मुख हो जाता है । 
प्रमृताशीति--यह एक उपदेश प्रद रचना है। इसमे विभिन्‍त छन्दों के ८२ पद्य है। उनमें जैत धर्म के 
पध्रनेक विषयो की चर्चा की गई है। यथापि पद्मप्रभमलधारि देव ने नियमसार की टीका में योगीद्धदेव के नाम से 
जो पद्य उद्धृत किया है, वह भ्रमृताशीति में नही मिलता | श्रतएवं प० नाथूराम जी प्रेमी का भ्रनुमान है कि वह 
पद्च उनके प्रध्यात्मसन्दोह ग्रन्थ का होगा । 
निजात्माष्टक--यह श्राठ पद्मात्मक एक स्तोत्र है। इसकी भाषा प्राकृत है जिनमें सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप 
बतलाया गया है। पर किसी भी पद्य में रचयिता का नाम नही है। ऐसी स्थिति में इसे योगीन्द्र देव की रचना 
कंसे माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में अन्य प्रमाणों की श्रावश्यकता है। इसका कही श्रन्यत्र उल्लेख भी भेरे 
झवलोकन मे नही श्राया । सम्भव है वह इन्ही की रचना हो, अ्रथवा भ्रन्य किसी की | 


मोगेन्चु का समय 


योगेन्दु के परमात्म प्रकाश पर ब्रह्मदेव श्र बालचन्द की टीकाये उपलब्ध है । बालचन्द्र की टीका पर ब्रह्म- 
देव का प्रभाव है, इस कारण बालचन्द्र ब्रह्मदेव के बाद के विद्वान है। ब्रह्मदेव का समय विक्रम की ११वीं शताब्दी 
का उपान्त्य है। जयसेन भी उनसे बाद के विद्वान है, क्योंकि जयसेन ने उनकी वह द्रव्य सग्रह की टीका का उल्लेख 
किया है। प० कलाशचन्द जी सिद्धान्तशास्त्री राजा भोज के समय द्रव्यसग्रह की टीका का वर्तमान होना मानते 
है, जो १२ शताब्दी का प्रारम्भ है । 

थोगेन्डु ने परमात्म प्रकाश में आाचाये कुन्द-कुन्द और पूज्यपाद- (ईसा की ५वी सदी) के विचारों 
को निबद्ध किया है। ध्रतएव उनका समय ईसा की छठी शताब्दी हो सकता है। डा० ए० एन० उपाध्ये ने श्रपनरी 
परमात्म प्रकाश की अस्तावना में जोइन्दु का समय ईसा की छठी शताब्दी माना है; क्‍योंकि गुणे ते चण्ड के 


पांचमीं शताब्दी से आंठवीं शताब्दी के आचार्य है $ 84 


व्याकरण के व्यत्रस्थित रूप का समय ईसा की छठी शताब्दी के बाद, ईसा की सातवीं शताब्दी के लगभग रखा जा 
सकता है ऐसा लिखा है। चण्ड के प्राकृत लक्षण में ग्रोगेन्दु का एक दोहा उद्धत है-- 
काल जहेविु जोइया जिम जिम सोह गलेइ। 
तिम तिम्र दंसणु लह॒इ जो णिय में अ्रष्पु मुणेह ।। 
इस कारण योगेन्दु का समय छठी शताब्दी मानना उपयुक्त है। सम्भव है वे छठी के उपान्त्य समय और 
सातवीं के प्रारम्भ समय के विद्वान हों । 


पात्रकसरी 


पात्रकेसरी--एक ब्ाह्यण विद्वान थे, जो भ्रहिच्छन्न' के निवासी थे। यह वेद वेदाग श्रादि में प्रत्यन्त 
निपुण थे। उनके पाच सौ विद्वान शिष्य थे, जो भ्रवनिपाल राजा के राज्य कार्य में सहायता करते थे। उन्हें 
झपने कुल का (ब्राह्मणत्व का) बड़ा अभिमान था । पात्र केसरी प्रातः और सायकाल सन्ध्या वन्दनादि नित्य कर्म 
करते थे भ्रौर राज्य कार्य को जाते समय कौतृहल वश वहाँ के पाई्वनाथ दि० मन्दिर मे उनकी प्रद्यान्त मुद्रा का दर्शन 


करके जाया करते थे ।* 


७० “० दल बजतानाका के बराक कान राजा की. न्‍ननन ४2००-५७ ५५५ज7-»५ का १" आायातायपताफ 


१. अहिच्छत्र किसी समथ एक प्राचीन ऐतिहासिक सगर था। इस पर अनेक वंशी के राजाओं मे शासन किया है। 
इसके प्राचीन इतिबुत्त पर इृष्टि डालने से इसकी महूत्ता' का सहज ही भान हो जाता है। यह उत्तर पांचाल की राजधानी रहा 
है । इसका प्राचीन ताम सखाबती' था, और वह कुरु जागल देश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। जब भगवान पादर्धनाथ यहाँ 
आये ग्रौर किसी उच्च शिला पर ध्यानस्थ थे । उस समय कमठ का जीव संवर देवविमान में कही जा रहा था। उसका विमान इकाइक 
रुक गया, उसने नीचे उतर कर देखा तो पाइबेताथ दिखाई पड़े । कहे देखते ही उसका पूर्व भव का बेर स्मृत हो उठा । पूर्व वैर स्मृत 
होते ही उसने क्षमाशील पाइ्बनाण पर घोर उपसर्ग किया, इतनी क्धिक वर्षा की कि पानी पाह्वेनाथ की ग्रीवा तक पहुंच गया, किन्तु 
फिर भी पार््वनाथ अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। तभी घरखैन्द्र का आसन कम्पायमान हुआ और उसने अवधिजश्ञान से पाएवँ- 
ताथ पर भवानक उपसर्ग होता जानकर तत्काल धरणोन्द्र पद्मावती सहित आकर और उन्हे ऊपर उठाकर उनके सिर पर फशा का 
छत्र तान दिया | उम्सर्ग दूर होते ही उन्हें केवलश।न प्राप्स हो गया। पश्चात्‌ उस सम्बरदेव ने भी उनकी दारण मे सम्यकत्व प्राप्त 
किय। । और कन्य सात सौ तपस्वियों ने भी जिनदीक्षा लेकर आत्म कल्याण किया। उसी समय से यह स्थान अहिच्छत्न नाम से 
ख्यात हुआ है । बहाँ राजा वसुपाल ने सहस्र कूट चेत्यालय का निर्माण कराया था। और पाश्व॑ंनाथ की एक सुन्दर सातिशय प्रतिमा 
भी निर्माण कराया था। यह दिभम्प्र जैतिय्रो का तीर्थ स्थान है। यहा की खुदाई में पुरातत्व की सामग्री भी उपलब्ध हुयी है। 

--दैखो, उत्तर पांचाल्न की राजधानी अहिच्छत्र जनेकान्त वर्ष २४ किरण ६ 


३. (क) विप्रवंशाग्नणी सूरि' पश्चित्रः पात्रकेंसरी । 
स जीमाज्जिन-पादाब्ज-सेवर्नकमधुव्रत' ॥ 
---सुदर्शन जरित्र 
भूभृत्यदानुवर्ती सन्‌ राजसेवा पराडुमुतः । 
संयतोषप चर मोक्षार्थो भात्यसां पाश्रकेसरी ॥ 
“+नगरतालुका का शिलालेख 
(छल) निवासे सारसम्पत्ते देशे श्री मगधामिषे। 
अहिच्छत्रे जगच्चित्र नागर नगरे बरे ॥१८ 
युण्यादवनिपालाल्यो राजा राज कलान्वित: | 
प्रान्तं राज्यं करोत्युल्वे विप्ने: पल्चदातत्र तः ॥९६ 
विप्नास्ते बेद्र वेदाड़ू पारगा: कुलगणिता: 
कृत्वा सत्ध्या वन्‍्दर्ता हयम्रे सन्‍्ध्या च तिस्न्तरम्‌ २० (आसधना कभाकोष) 





के... +क “कक किगटाए। कध्शगानिरतयहहण अय्का निया अपबनण 88 के रन नेननननान- “न नाननयमा»-]त राफनकाना॥भ०की+क जननन- 3 


१३२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भांग २ 


एक दिन उस मन्दिर में चारित्र भूषण नाम के मुनि भगवान पाशर्वनाथ के सन्‍्मुख दिवागम स्तोत्र का 
पाठ कर रहे थे । पात्र केसरी सन्ध्या वन्दनादि काये सम्पन्न कर जब वे पाइ्व॑ंनाथ मन्दिर में श्राए, तब उर होने 
मुनि से पूछा कि झाप क्रभी जिस स्तवन का पाठ कर रहे थे, क्या श्राप उसका श्रथे भी जानते है ? तब मुनि ने 
कहा मै इसका प्रर्थ नहीं जानता । तब पात्र केसरी ने कहा, श्राप इस स्तोन्न का एक बार पाठ करे। मुनिवर ने 
पाठ पुनः धीरे-धीरे पढ़ कर सुनाया। पात्र केसरी की धारणा श्षक्ति बडी विलक्षण थी। उन्हे एक बार सुन कर 
ही स्तोत्रादि कठस्थ हो जाया करते थे । झ्नत. उन्हें देवागम स्तोत्र कठस्थ हो गया । वे उसका भ्रर्थ विचारने लगे । 
उससे प्रतीत हुआ कि भगवान ने जीवादिक पदार्थों का जो स्वरूप कहा है, वह सत्य है। पर श्रनुमान के सम्बन्ध 
में उन्हे कुछ सन्देह हुआ । वे घर पर सोच ही रहे थे कि पद्मावती देवी का श्रासन कम्पायमान हुआ । वह वहा झाई 
और उसने पात्र केसरी से कहा कि आपको जैन धर्म के सम्बन्ध में कुछ सन्देह है । आप इसकी चिन्ता न करें। कल 
झ्रापको सब ज्ञात हो जावेगा । वहाँ से पद्मावती देवी पाश्वंनाथ के मन्दिर में गई, और पारवंनाथ की मूति के फण 
पर निम्न इलोक अंकित किया । 

“प्रन्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र श्रयेण किस । 
तान्यथानुपपस्नत्थ यत्र तत्र त्रयेण किम । 

प्रातः काल जब पात्र केसरी ने पाइवंनाथ मन्दिर मे प्रवेश किया तब वहाँ उन्हे फण पर श्र कित वह श्लोक 
दिखाई दिया । उन्होने उसे पढ़कर उस पर गहरा बिचार किया, उसी समय उनकी शका निवुत्त हो गई। और 
ससार के पदार्थों से उनकी उदासीनता बढ गई । उन्होंने विचार किया कि श्रात्महित का साधन वीतराग म्॒द्रा से 
ही हो सकता है। ओर वही प्रात्मा का सच्चा स्वरूप है। जेनधर्म मे पात्र केसरी की झास्था अत्यधिक हो गई । 
ग्रौर उन्होंने दिगम्बर मुद्रा धारण कर ली। प्रात्म-साधना करते हुए उन्होंने विभिन्‍न देशो भे' विहार किया और 
जैनधर्म को प्रभावना की । 

पात्रकेसरी दर्शन शास्त्र के प्रौढ़ विद्वान थे। उनकी दो कृतियों का उल्लेख मिलता है। उनमें पहला 
ग्रन्थ 'त्रिलक्षण कदर्थन' है। जिसे उन्होने बौद्धाचार्य दिद्जुनाग द्वारा प्रस्थापित अनुमान--विषयक हेतु के तंरूप्या- 
त्मक लक्षण का खण्डन करने के लिए बनाया था, इससे हेतु के त्रेरूप्य का निरसन हो जाता है। द्वेतु पक्ष मे हो 
या सपक्ष में हो झौर विपक्ष मे न हो, ये तीन लक्षण बौद्धो ने माने थे । इनके स्थान मे 'अन्यथानुपपस्नत्व"---की दसरे 
किसी प्रकार से उपपत्ति न होना-यह एक ही लक्षण श्लाचार्य ने स्थिर किया । इसकी मुख्यकारिका उन्हें पद्मावती 
देवा से प्राप्त हुई थी ऐसी भ्राख्यायिका है । बौद्धाचार्य शान्तरक्षित ने तत्त्व सग्रह (१३६४-७६) में इस कारिका 
के साथ कुछ अन्यका रिकाये भी ,पात्रस्वामी के नाम से उद्धत की है। किन्तु मूलग्रथ “त्रिलक्षणकदर्थन इस समय 
प्रनुपलब्ध है । पर यह भ्रन्थ बौद्ध विद्वान शान्तिरक्षित और कमलशील के समय उपलब्ध था। और भ्रकलक देवादि 
के समय भी रहा था | तत्त्व सग्रहकार शान्तिरक्षित ने पृष्ठ ४०४ में खण्डन करने का प्रयत्न किया है। पात्रकंसरी 

ने उक्त 'त्रिलक्षणकर्थन' में हेतु के त्ररूप्य का युक्ति पुरस्सर खण्डन किया था इस कारण यह ग्रथ एक महत्त्व- 

, पूर्ण कृति था । 

प्रापकी दूसरी कृति ५० शइ्लोको को लिए हुए एक बहुत छोटी सी रचना हे, जिसका नाम “जिनेन्द्र गुण 
सस्तुति' है, और जिसका अपर नाम पात्रकेसरी स्तोत्र प्रसिद्ध है। जो स्तुति ग्रन्थ होते हुए भी एक महत्त्वपूर्ण 
कृति है। इसमे वेद का पुरुष कृत होना, जीव का पुनज्जेन्म, सर्वज्ञ का अ्रस्तित्व, जीव का कत्‌ त्व, क्षणिकवाद 
निरसन, ईश्वर का निरसन, मुक्ति का स्वरूप, तथा मुनि का सम्पूर्ण अपरिग्रह ब्रत इन दशा प्रमुख विषयो का 
ब्रिवेचन दाशनिक दृष्टि से किया गया है। श्नौर भ्रह॑न्त के गुणो को अनेक युक्तियों से पुष्ट किया गया है। इस पर 
एक श्रज्ञात कतृ क सस्कृत टीका भी है । 

इससे स्पष्ट है कि श्राचायं पात्रकेसरी श्रपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। शिलालेखों मे सुमति या 

सनन्‍्मति देव से पहले पात्रस्वामी का नाम प्लाता है। उनका सबसे पुरातन उल्लेख बौद्धाचार्य शान्तिरक्षित का 

समय (ई० ७०५-७६३) है। और कर्णगोमी का समय ७वी शताब्दी का उत्तरार्ध और ८वी का पूर्वाध है। श्रतः 
पात्रस्वामी का समय बौद्धाचार्य दिग्नाग (६० ४२५) के बाद भौर शान्ति रक्षित के मध्य होना चाहिए। भ्र्थात्‌ 


जैन घमें का प्राचीन इतिहास १३३ 


पाजस्थामी ईसा की छठी शताब्दी के उत्तराध और ७वीं शताब्दी के पूर्वार्थ के विद्वान होना चाहिए । 


अनन्तबीय 


पनन्‍्तवीर्य (भतिवृद्ध-इनका उल्लेख भ्रकलक देक ने तत्त्वांदातिक पृष्ठ १५४ में वैक्रियिक श्लौर 
प्राहरक शरीर में भेद बतलाते हुए किया है,--औओर बतलाया है कि--वैक्रियिक शरीर का क्वचित प्रतिघात भो 
देखा जाता है । इसके समर्थन में उन्होने ग्रनन्तवोय यति के द्वारा इन्द्र को शक्ति का प्रतिघात करने की घटना का 
उल्लेख किया है-- 

(अनन्त वीय॑ पतिना चेन्द्र--बीयंस्थ प्रतिघात श्रुतेः स प्रतिघात सामभ्यं बेक्रियिकम्‌ । 

(तत््वा० बा० पृ० १५४४) 

सम्भवत. इनका समय छठवी-सातवी शताब्दी हो, क्योंकि प्रस्तुत प्रनन्तवोर्य श्रकलक देव से तो पूर्बृवर्ती 
है ही । प्रकलक देव का समय प० महेन्द्र कुमार जी न्‍्यायाचार्य ने सिद्धि-विनिश्चय की प्रस्तावना में ई० ७२० से 
७५० वि० स० 5३७ सिद्ध किया है। (देखो, उक्त प्रस्तावना) 


मानतुंगाचार्य 


मानतु गाचार्य--अपने समय के सुयोग्य विद्वान थे। प्रभावक चरित में इनके सम्बन्ध मे लिखा है कि--यह 
काशी देंग के निवासो ओर धनदेव के पुत्र थे। पहले इन्होंने दिगम्बर मुनि से दीक्षा लो थी, और इनका नाम 
चारुकोति महाकीति रखा गया। अनन्तर एक इवेताम्बर सम्प्रदाय को प्रनुयायिन्री श्राविका ने उनके कमण्डलु 
के जल में त्रस जीव बतलाये, जिससे उन्हे दिगम्बर चर्या से विरक्ति हो गया और जितसिह नामक दवेताम्बराचार्य 
के निकट दीक्षित होकर इ्वेताम्बर साधु हो गए । और उसी झवस्था में भक्तामर की रचना की । 

आ्राचार्य प्रभाचन्द्र ने क्रियाकलाप की टीका के प्रन्तर्गत भकतामर स्तोत्र टीका की उत्थातिका में लिखा है-- 

मानतु ग ताथा सिताम्ब रो सहाकविः निर्गन्‍्थाचायंवरयेरपनोतमहाब्माधि प्रतिपन्‍न निप्नंस्थ सा्ों भगवन्‌ 
कि क्रियतासितिब्रुवाणो भगवता प्रसात्मनो गुणगण स्तोत्र विधोयतासित्याविष्ट: भकतामरेत्यावि ।* 

इसमे कहा गया है कि--मानतु ग इवेताम्बर महाकवि थे। एक दिगम्बराचार्य ने उनको व्याधि से मुक्त 
कर दिया, इससे उन्होत॑ दिगम्बर मार्ग ग्रहण कर लिया शौर पूछा--भगवन्‌ ! झव क्या करू ? श्राचाय ने झाज्ञा 
दी कि परमात्मा के गुणों का स्तोन्न बनाओ्रो, फलत प्रादेशानुसार भकतामर स्तांत्र का प्रणयन किया गया । 

इस तरह परस्पर में विरोधी आख्यान उपलब्ध होते हैं। यह विरोध सम्प्रदाय व्यामोह का ही परिणाम 
है, वस्तुतः मानतूग दोनों ही सम्प्रदायों द्वारा मान्य है। इनके समय-सम्बन्ध में भी दो विचार धाराएं 
प्रचलित हैं-भोजकलोन ओर हृषकालोत । किलन्‍्तु ऐतिहासिक विद्वान मानतुंग को स्थिति हर्ष- 
वर्धंन के समय की मानते है । डा० ए० बी० कीथ ने मानतु ग को वाण कवि' के समकालोन श्रनतुमान किया है।३ 
प्रसिद्ध इतिहासज्न विद्वान प० नाथ्राम प्रेमो ने भा मानतुंग को हर्षकालीन माना है ।* इस सब कथन पर से भक्ता- 
मर' स्तोत्र छवीं शताब्दी की रचना है।* 


१. प्रभावक चरित, सिवी जैन प्न्थमाला, अहमदाबाद तथा कलकत्ता सन्‌ १६४० मानतु गसूरि चरितम्‌ १० ११२-११७। 
२. क्रिया कलाप स० पत्नालाल सोती दि० जन सरस्वती भवन ऋालरापाटन, 


बवि० स० १६९६३ भक्‍तामर-स्तोत्र की उत्वानिका । 
३, ए हिस्द्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, लन्दने १६४१ पृ० २१४-१५ | 


४. भक्तामर स्तोत्र, जैन प्रस्थ रत्वाकर कार्यालय, बम्बई, सन्‌ १६१६ पृ० १२। 
५. देखो, स्मारिका, भारतीय जन साहित्य ससद १६६५ ई०, मानतु ग॒ शीर्षक डा ० नैमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य का निबन्ध । 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


मानतुंग सूरि की दो रचताएं उपलब्ध है। भकक्‍तामरस्तोत्र ग्लरौर भयहर स्तोत्र। इनमें से प्रथम रचना 
संस्कृत के वसन्‍्त तिलका छन्द में रची गई है। इस स्तोत्र में उसका श्रांदि पद “भकक्‍तामर' होने से इसका यह नाम 
रूह हो गया है। इसी तरह कल्याण मन्दिर श्रौर विषापहार स्तोत्र भी अपने उक्त आदि पद के कारण कल्याण 
मन्दिर और विषापहार नामों से वू्यात है। भक्ताभर स्तोत्र में ४८ पद्म है। प्रत्येक पद्म में काव्यत्व रहने के कारण 
ये ४८ पद काव्य कहलाते है । किन्तु इवेताम्बर सम्प्रदाय में ४४ पथ्य ही माने जाते है। इसका कारण यह है कि 
ग्रशोक बक्ष, सिहासन, छत्रत्रय क्रौर चमर इन चार प्रातिहायों के बोधक पद्यों को तो ग्रहण कर लिया है। किन्तु 
पुष्पवृष्टि, भामण्डल, दुन्दुमि झौर दिव्यध्वनि इन चार प्रतिहायों के ज्ञापक पद्मयों को निकाल दिया है। किन्तु 
दिगम्बर सम्प्रदाय की कुछ पाण्डुलिपियो में श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा निष्कासित और प्रतिहायं सम्बोधक चार नये 
प्रद्य और जोड दिये हैं। इस कारण पद्यों की कुल सख्या ५२ हो गई है। जो ठीक नहीं है। वास्तव में इस स्तोत्र 
मे ४८ ही पद्म है, जो मुद्रित और हस्तलिखित पाण्डुलिपियो में मिलते है। दिगम्बर सम्प्रदाय में भकतामर स्तोजन्न 
के पठन-पाठन का खूब प्रचार है। इस स्तवन में झादि ब्रह्मा श्रादिनाथ कं स्तुति को गई है। इसीलिए इसका 
नाम भ्रादिनाथ स्तोत्र प्रचलित है । 
कवि श्रपनी नम्रता दिखाते हुये कहता है कि--हे प्रभो | अल्पज्ञ और बहुश्नतज्ञ विद्वानों द्वारा हंसी का 
पात्र होने पर ही तुम्हारी भक्ति ही मुझे मुखर बनाती है। वसन्‍्त मे कोकिल स्वय नहीं बोलना चाहती, प्रत्युत 
श्राप्नमजरी ही उसे बलात्‌ कूजने का निमन्त्रण देती है यथा-- 
प्रल्प श्रुत श्रुतवतां परिहासघाम, त्वज्ूकितिरेव मुखरीकुशते बलान्माम्‌ | 
यरफो किलः किल सधो सधुरं विरोति तच्चारचतकलिकानिकरेक हेतु: ।। ६ 
श्रागे मानतु गाचाये कहते है--कि हे जगत के भूषण ! हे जीवों के नाथ | आपके यथार्थ गुणों से श्रापका 
स्तवन करते हुये भक्त यदि भ्रापके समान हो जाय तो इसमें कोई प्राश्चर्य नहीं है ऐसा होना ही चाहिये। क्योकि 
स्वामी का यह कर्तव्य है कि वह अपने सेवक को समान बना ले। नहीं तो उस स्वामी से क्‍या लाभ है जो अपने' 
झाशथ्ितो को अपने वैभव से अपने समान नही बना लेता ।' 
कवि अपने झाराध्य देव की जितेन्द्रियता का चित्रण करते हुए कहता है कि--प्रलयकाल की वायु से बडे- 
बड़े पर्वत चलाय मान हो जाते है पर सुमेरु पर्वेत जरा भी चलायमान नही होता । इसी प्रकार देवॉगनाओं के सुन्दर 
रूप लावण्यकों देखकर ऋषि-मुनि देव-दानव आदि के चित्त चलायमान हो जाते है, पर आपका चित्त रचमात्र भी 
विकार युक्‍त नहीं होता । भ्रत: झ्राप इन्द्रियविजयी होने से महान्‌ बोर हैं। 
खिन्न किसन्र यदि ते त्रिदरशांगनाभिनोतं सनागपि सनो ने विकारमार्गम। 
कल्पान्सकालमरुता चलिता चलेन कि सन्दराद्िशिखरं चलित कदाचित्‌ है] १५ 
कवि भ्राराध्य देव का महत्व रुघापित करते हुए कहता है कि--जो आपके इस स्तोत्र का पाठ करता है 
उसके मत्त हाथी, सिह, वनारिन, सॉप, युद्ध, समुद्र, जलोदर और बधन भ्रादि से उत्पन्न हुआ भय नष्ट हो जाता 
है--आपके भकक्‍त को वध बन्धन जन्य कष्ट नही सहन करना पडता। बडी से बडी बेड़िया और बिपत्तिया भी तष्ट 
हो जाती हैं। 
मत्तट्ठि पेनद्रभुग राज दवानलाहि सप्रास वारिधि महोदर बन्धनोत्यम । 
तस्याशुनाशमुप्याति भयं भियेव यस्तावक स्तवसिस सतिसानधीते ।। ४७ 
इस स्तोत्र की रचना इतनी लोकप्रिय रही है कि उसके प्रत्येक पद्म के श्ाद्य या प्रन्तिम चरण को लेकर 
समस्या पूर्त्यत्मक स्त्रोत रचे जाते रहे है। इस स्तोत्र की महत्ता के सम्बन्ध मे श्रनेक कथाएं प्रचलित है। भर अनेक 


१. नात्यद्धुत भूवत भूषण | भूतताथ ! भूत॑गुणं भूविभवन्तममिष्टवस्त | 
तुल्या भवर्ति भवतोननु तेस कि वा, भूत्याश्षित यहह नात्मसम करोति ॥ £ 


पांचजं शताल्दी से जाहथीं शताब्दी के आचाये ह्३५ 


पद्चानुवाद हिन्दी में रते गये हैं। संस्कृत में भी पद्यानुबाद तथा अ्रनेक टीकाएं रची गई हैं। यह प्राचीन महत्त्वपूर्ण 
स्तोत्र हैं । 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र और भकक्‍्तामर स्तोन्न इन दोनों स्तोत्रों का तुलनात्मक भ्रध्ययन करने से कल्याण 
मन्दिर की अपेक्षा सक्तमर स्तोच् मे कल्पनाओं का नवीनीकरण झौर चमत्का रात्मक शैली पाई जाती है। भकता- 
मर स्तोत्र में बतलाया है कि-सूर्य तो दूर रहा, जब उसकी प्रभा ही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है 
उसी प्रकार है प्रभो ! आपका यह स्तवन तो दूर ही रहे, पर आपके नाम का कथन ही समस्त पापों को दूर कर 
देता है। जैसा कि उसके निम्न पद्य से स्पष्ट है :-- 
झास्तां तबस्तवनमस्तसमस्तदोष, स्वत्संकथापि जगतां दुरतानि हन्ति 
दूरे सहस्नकिरणः कुशते, प्रभेव पश्माकरेषु जलजानि विकासभाश्जि ।॥। 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र में बीजरूप उक्त कल्पना का विस्तार पाया जाता है। कवि कहता है कि--जब 
निदाघ (ग्रीष्मकाल) में कमल से युकतत तालाब की सरसवायु ही तीज़ झआताप से सतप्त पथिकों की गर्मी से रक्षा 
करती है, तब जलाशय की वात ही क्या ” इसी तरह जब आपका नाम ही ससार के ताप को दूर कर सकता है 
तब शआपके स्तवन की सामर्थ्य का क्या कहना ? 
झारताम चिन्त्यम हिमा जिनसंस्तवस्ते नामापि पाति भवतों भवतों जगन्ति । 
तीवब्ातपोपहतपान्थजना र्निवाध्े. प्रीणाति पद्यसरसः सरसोउ5निलो5पि ॥ ७ 
सभव है कवि ने इसे सामने रखकर कल्याण मन्दिर को रचना की हो। यदि यह कल्पना ठोक है तो 
कल्याण मन्दिर इसके बाद की रचना होगी । 


मानतु ग की दूसरी रचना “भयहर' स्तोन्न है। जो प्राकृत भाषा के २१ पद्यों में रचा गया है शभ्ौर जिसमे 
भगवान पारवबंनाथ का सतवन किया गया है। डा० विण्टरनित्स ने इसका समय ईसा की तीसरी शताब्दी माना 
है।'* परन्तु मुनि चतुर विजय ने इनका समय विक्रम की सातवी सदी बतलाया है।* 

ब्रह्मचारी रायमल्ल कृत 'भकतामरवृत्ति' में लिखा है--कि मानतुग ने ४८ साकलो को तो तोड़कर 
जैन धर्म की प्रभावना की । तथा राजा भोज को जेन धर्म का श्रद्धालु बनाया |? दूसरी कथा भट्टारक विश्वभूषण 
के भक्तामर चरित में है। इसमें मोज, भत्‌ हरि, शुभ्रचन्द्र, कालिदास, धनंजय, वररुचि और मानतुग को सम- 
कालीन लिखा है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से चिन्तनीय है ।* 

मानतु ग॒ को श्वेताम्बर भाख्यानों मे पहले दिगम्बर झौर बाद में श्वेताम्बर बतलाया है। इसी परम्परा 
के श्राधार पर दिगम्बर लेखको ने पहले उन्हे ब्वेताम्बर श्रौर बाद में दिगम्बर लिखा है। चरित भी १४वीं झताब्दो 
से पूर्व का मेरे देखने में नही झाया । ऐसी स्थिति में इस विषय पर विद्येष प्रनुसन्धान की भझ्रावश्यकता है। जिससे 
उसका सही निर्णय किया जा सके | क्‍योंकि स्तोत्र पुराना और गम्भीर झर्थ का द्योतक है, पर सातवी शताब्दी का 
समय “भयहर स्तोत्र! के कारण बतलाया गया जान पड़ता है | 


पम्रांइइअणज ण पाउंधक एआशिबाप्राल १0! 4 70, 549 
, जैन स्तोत्र सन्दीह, द्वितीय भाग की प्रस्तावना पु० १३ 
« इसका झनुवाद प॑. उदमलाल काशलीलाल द्वारा प्रकाष्षित हो चुका है ! 
, वह कथा प॑, लाथूराम जी प्रेमी द्वारा बस्बई से १६१६ में प्रकाशित भक्तामर स्तोत्र की भूमिका में लिखी है। 


क्ू. ना अं ्य 


१३६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग ६ 
जटासिंह ननन्‍दी 


सिंह नन्‍दी नाम के प्रनेक विद्वान हो गये है। उनमे वे सिहनन्दा सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध है। जिनका उल्लेख 
बाद के शिलालेखो मे मिलता है श्रोर जिनका कर्नाटक की इतिहास परम्परा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध पाया जाता 
है । जिन्‍्होने ईसा की दूसरी शताब्दी मे गगवश की नीव डालने मे दो श्रनाथ राजकुमारों की सहायता की थी । 

एक सिहर्नान्द की समाधि का उल्लेख श्रवण वेलगोल के शिलालेख में उत्कीर्ण है, जो छक स० ६२८ 
ई० सन्‌ ७०० के लगभग हुए हैं। पर इन दो सिहनन्दियों और अन्य पश्चाद्र्ती सिह नन्दियों से प्रस्तुत सिहनन्द 
भिन्‍न विद्वान ही जान पडते हैं । क्योकि उनके साथ 'जटा' विशेषण लगा होने के कारण वे इनसे बिल्कुल जुदे है । यह 
कर्नाटक के आदिवासी थे। पर वे कर्नाटक मे किस प्रान्त के अधिवासी थे। यह कुछ ज्ञात नही हुआ । प्राचार्य 
जिनसेन ने उनका स्मरण करते हुए लिखा है कि--जिनकी जटारूप प्रबल युक्तिपूर्ण वृत्तिया-टीकार्यें काव्यों के अनु 
चिन्तन में ऐसी शोभायमान होती थी, मानो हमे उन काव्यो का अर्थ ही बतला रही हों । ऐसे वे जटासिह नन्‍दी 
झाचार्य हम लोगों की रक्षा करे ।!' आविपुराणकार ने उनका केवल स्मरण ही नही किया किन्तु उनके वरागचरित 
से भी कुछ सामग्री ली है । 

जिस प्रकार उत्तम स्त्री अपने हस्त-मुख पाद श्रादि भ्रगी के द्वारा अपने श्रापके विषय में अनुसरण उत्पन्न 
करती रहती है उसी प्रकार वरागचरित की अ्रथंपूर्ण वाणी भी अपने समस्त छन्द, अलकार रीति आदि श्रगो से 
झपने श्रापके विषय मे किस मनुष्य के गाढ श्रनुराग को उत्पन्न नही करती ।* 

कवि की एकमात्र कृति वरागचरित उपलब्ध है,, कर्ता ने उसे चतुवंग समन्वित सरल शब्द औौर प्रर्थ 
गुम्फित धर्म कथा कहा है ।* 

यह एक सुन्दर काव्य-ग्रन्थ है, ग्रन्थ मे ३१ सर्ग है श्रौर इलोको की सख्या १८०४ हे । (रचना प्रसाद गुण से 
युक्त है इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ तथा कृष्ण के समकालिक “वराग' नामक पुण्य पुरुष की कथा का अकन 
किया गया है। काव्य में नगर, ऋतु, उत्सव, क्रीडा, रति, विप्रलम्भ, विवाह, जन्म, राज्याभिषेक युद्ध, विजय आदि 
का वर्णन महाकाव्य के समान किया है । कथा का नायक धीरोदत्त है। तत्त्व निछपण और जैन सिद्धान्त के विभिन्‍न 
विषयो का प्रतिपादन इतना अ्रधिक किया गया हैं कि उससे पाठक का मन ऊब जाता है। कवि ने काव्य को सर्वाग 
सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया हैं । रस श्र श्रलकारो की पुट ने उसे अत्यन्त सरस बना दिया है। कवि ने तेरहव 
सर्ग मे बीभत्स रस का श्र च!दहवे सर्ग मे वीर रस का सुन्दर एवं सागोपाग वर्णन किया है। २३वे सर्ग मे जिन 
मन्दिर झौर जिन बिम्ब निर्माण, पूजा और प्रतिमा स्थापना, पूजा का फल और दानादि का वर्णन किया है। २५वें 
२६वे सर्ग का मुख्य कथा से कोई सम्बन्ध नही है । कवि पर अद्वधोष की रचनाओं का प्रभाव-सा दृष्टिगोचर 
होता है। वरागत्तरित में दक्षिण भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का अच्छा चित्रण किया गया है। 
झौर जनेतर देवी-देवताओं, वेदो के याज्ञिक धर्म की और पुरोहितो के विधि विधान की खूब खबर ली है। राजाग्रो 
पर उनका क्रोध कुछ प्रभाव अ्रकित नही करता | जैन मदिरों, मूतियो और जैन महोत्सवो का भी श्रच्छा चित्रण 
किया है। 

इस काव्य में वसन्ततिलका, पुष्पित,ग्रा, प्रहषिणी, मालिनी, भुजगप्रयात, वशस्थ, श्रनुष्टुप, माल- 


१ काव्यानुच्िन्तने यस्य जटा प्रबलवृत्तय, । 
अर्थात्‌ रसानुवदन्तीय जटाचाये. स नो&बदात्‌ ॥ (आदि पु० १-५०) 
२ वरागेणोव सर्वाज्जु बेराज्भ चरितार्थवाक्‌ । 
कस्यनोत्पादयेद गाढमनुराग स्वगोचरम्‌ ॥ 
हरिविशपुराशण १-३५ 
३. काब्यके प्रत्येक सगे की पुष्पिका--इति धर्म कथोदंशे चतुर्वग समन्विते, स्फुट शब्दार्थ सदर्भ वराग घरिताश्रिते। 


पाँचवीं शताब्दी से आठवीं धाताबदी के आचार्य १३७ 


भारिणी, भौर व्‌ तविलम्बित आदि छन्दों का प्रयोग किया है। कवि को उपजाति छन्द श्रधिक प्रिय रहा है। इस 
काव्य के प्रारम्भिक तीन सर्ग बहुत ही सरस हैं । 


रखंना स्थल भौर रचना काल 


निजाम स्टेट का कोप्पल ग्राम जिसे कोपण भो कहा जाता है, जैन संस्कृति का केन्द्र था। मध्यकालीन 
भारत के जनो में इसकी श्रच्छी र्याति थी। भौर प्राज भी यह स्थान पुरातत्त्वविदो का स्मेहभाजन बना हुआ्ना है । 
इसके निकट पल्लन कौ गुण्डु नाम को पहाड़ो पर अ्रद्योक के शिलालेख के समीप में दो पद चिन्ह श्रकित है। उसके 
नोचे पुरानी कनडी भाषा मे दो लाइन का एक शिललेख है। जिसमें लिखा है कि चावस्य नें जटापिंह नच्याचार्य 
के पदचचिन्हों को तैयार कराया था ।* किसी महान व्यक्ति की स्मृति में उस स्थान पर जहां किसो साधु बररह ने 
समाधिमरण किया हो । पद चिन्ह स्थापित करने का रिवाज जैनियो में प्रचलित है । है 


कुवलय माला के कर्ता उद्योतन सूरि (७७८ ई०) ने और पुन्नाट संधी जिनसेम (शक सं० ७०४) ने वि० 
स० ८४० के जटिल कवि का और उनके ग्रन्थ का उल्लेख किया है। ६७८ ई० में चामुण्डराय ने भी उल्लेख किया 
है। और ईसा की ११वीं शताब्दी के कवि धबिल ने जटिल मुनि और बरागचरित का उल्लेख किया है। इनके 
श्रतिरिकत पम्प (६४१ ई०) ने, नयसेन (१११२ ई०) पादवे पंडित (१२०५ ई०) जनाचाये (१२०६ ई०), गुणवर्म 
(१२३० ई०) पुष्पदन्त पुराण के कर्ता कमलभव' (१२३५ ई०) झ्लौर महावल (१२४५) ई० आदि ग्रन्थकारो ने 
अपने अ्रपने ग्रन्थों मे जटिल कवि और वरागचरित का उल्लेख किया है. इससे कवि की महत्ता का सहज हो पता 
चल जाता है। साथ ही इन सव उल्लेखो से उनके समय पर भी प्रकाश पड़ता है। 


डा० ए० एन० उपाध्याय ने वरांगचरित की प्रस्तावमा में जटासिंह नन्दि का समय ईसा की सातवी 
दताब्दी का अ्रन्त निर्धारित किया है, क्योंकि शक्स० ७०४ में हरिवश पुराणकार ने उसका उल्लेख किया है। 


झुभननदी-रविनन्दी 


शुभननन्‍्दी-रबिनन्दी नामक दोनों मुनि अत्यन्त तोक्षण बुद्धि मुनि श्रौर सिद्धात शास्त्र के परिज्ञानों थे। बप्पदेष 
गुरु ने समस्त सिद्धान्त का विशेष रूप से अध्ययव किया था। यह व्याख्यान भीमरथि और कृष्ण मेख नदियों के 
बीच प्रदेश उत्कलिका ग्राम के समीप मगणवल्ली ग्राम में हुआ था। भीसरधि कृष्णानदों को शाखा है श्रौर इनके 
बीच का प्रदेश प्रव बेलगांव व धारवाड कहलाता है। वहीं बप्पदेव गुरु का सिद्धान्त श्रध्ययन हुआ होगा । इस 
प्रध्ययन के पश्चात्‌ उन्होंने महाबध को छोड कर शेष पाच खंण्डो पर व्यास्याप्रश्नप्ति नाम की टीका लिखी। 
पश्चात्‌ उन्होने छठे खण्ड को सक्षिप्त व्याख्या भी लिखी ।* वीरसेनाचाय ने बप्पदेव की ध्याल्या प्रश्नप्ति को देखकर 


जे न बल अं तथा... लक न ऑन जन अमममननननी लत अनगिनत + ७" 





५ 








-+-ल नन्‍ननन+ न. रियनननलनल+»मकथ, 


१ जटासिह नन्दि आचार्य रदव 
चावप्यं साडिसिटो । 
हैदराबाद आरक्योलाजिकल सीरीज स० १२ (सन्‌ १६३५) में सी. आर कृष्णन्‌ चारलू लिखित कोपवल्ल के कन्नड 
शिलालेख । ' 


२ एवं व्याख्यान क्रममवाप्तवान्‌ परमगुरु परम्परया । 
आगच्छन्‌ सिद्धान्तों द्विविधोष्प्पति निश्चितबुद्धिम्याम्‌ । १७१ 
शुभ-रवि-तत्दि सुनिभ्यां भीमरभि-कृष्णमेखयो. सरितो: । 
मध्यमविषयेरमणीयो त्कलिकाग्राम सामीप्यश १७२ 


१३८ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


ही धवलार्टका का लिखना प्रारम्भ किया था। जयधवला कार ने एक स्थान पर बप्पदेव का नाम लेकर अपने और 
उनके मध्य के मतभेद को बतलाया है -- 

घुण्णि सुसम्मि अप्पदेवा हरिय लिहिदुच्चारणाए प्ंतोमुहुत्त सिदि भणिदो । 
प्रम्हेहि लिहिदुश्चा रणाए पुण जहण्ण एगसमयो, उ० संखेज्जा समयात्ति परूषिदों (जयध० १८५) 

धवला मे व्याख्या प्रज्गञप्ति के दो उल्लेख निम्न प्रकार से उपलब्ध होते है। “लोगोवाद पदिद्ठिदोत्ति 
वियाह पण्णत्ति वयणादो” टीकाकार ने इस अवतरण से अपने झ्भिमत को पुष्ट किया है। धवला १४३ 

एक स्थान पर धवलाकार ने उससे श्रपने मत का विरोध दिखलाया है-- 

एदेण बियाहू पण्णत्ति सुत्तेण सह कधं ण विरोहो ? ण एदम्हादों तसस्‍्स पुधसुदस्स श्रायरियमेएण भेवमा 
बवण्णस्स एय्ताभावादों ॥।* 

(धवला ८०८) 

इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि बप्पदेव और उनकी टीका व्याख्या प्रज्ञप्ति का अस्तित्व स्पष्ट है। टीका की 
भाषा प्राकृत थी। बप्पदेव ने अपने समय का कोई उल्लेख नहीं किया। खेद हे कि ग्रन्थ अ्रनुपलब्ध है। फिर भी 
प्रनुमान से डा० हीरालाल जी ने बप्पदेव का समय विक्रम की छठवी शताब्दी बतलाया है! । धवलाटीका से तो 
बह पूर्ववर्ती है ही । सभव है, वह सातवी शताब्दी की रचना हो । 


महाकववि धनंजय 


महाकथि धनजय-वासुदेव और श्रीदेवी के पुत्र थे। उनके गुरु का नाम दशरथ था ।? ये दह्रूपक के 
लेखक से भिन्‍न है । ये गृहस्थ कवि थे । इनकी कविता में वेशिष्ट्य है। ट्विसन्‍्धान काव्य बनाने के कारण ये द्विस- 
न्थान कवि कहलाते है । इस द्विसन्धान काव्य को राघव पाण्डवीय काव्य भी कहा जाता है क्योकि इसमे रामायण और 
महाभारत की दो कथाओ्रों का कथन निहित है। 
भोज (११वीं शती ईसवी के मध्य) के अनुसार द्विस्धान उभयालकार के कारण होता है। यह तीन 
प्रकार का है--वाक्य प्रकरण तथा प्रबन्ध । प्रथम वाक्यगत इलेष है, द्वितीय श्रनेकार्थ स्थिति है, तीसरा राघव 
पाण्डवीय की तरह पूरा काव्य दो कथाश्रों का कहने वाला है । 
विख्यात मगशदकल्ली प्लामेडथ विशेष रूपेण । 
श्रुत्वा तयोश्च पाश्वे तमशेष बष्पदेवगुर । १७३ 
अपनीय महाबन्ध पट्खण्डाच्छेष पत्र खडे तु। 
व्याख्या प्रज्ञति च षष्ठ खंड च त्तत संक्षिप्प ॥ १७४ 
पष्णा खडानामिति निष्पन्नाता तथा कषायास्य-- 
प्राभुतकस्य च॒ पष्ठि सहख्ग्रन्थप्रमाणयुताम्‌ ॥१७५ 
व्यालिख त्पराकृतभाषार्या सम्यक्त्वपुरातन व्याख्याम | 
अष्टसहख प्र था व्याख्या पज्चाधिकां महावस्धे ॥१७६ 











२. देखो, पटखंडागम घवला० पु० १ प्रस्तावना पृ० ५३ 

३. नीस्वा यो गुरुणशादिशों दशरथे नोपात्तवान्तन्दन । 
श्रीदेव्या वसुदेवत' प्रतिजगन्यायस्य मार्गें स्थित । 
तस्य स्थायि धनजयस्य कृतित प्रादुष्य दुच्चेयेशो, 
गाम्भीर्यादि गुणापनोदबिधिनेवामस्भों निधील्लडघते ॥१४६॥ 


दांचदी दताब्दी से आठवीं दाताव्दी के अचाय १३६ 


घनंजम कविका द्विसन्धान काव्य संस्कृत साहित्य में उपलब्ध द्विसन्धान काव्यों में प्राचीन झौर महत्वपूर्ण 
काव्य है। इसके प्रत्येक पद्म दो ब्रर्थों को प्रस्तुत करते है । पहला प्रर्थ रामायण से सम्बद्ध है भर दूसरा श्र्थ महाभा- 
रत से । इसी कारण इसे राधव पाण्डबीय भी कहा जाता है। ग्रस्थ में १८ सर्ग और श्राठ सौ इलोक है। यह इन्द्र- 
बच्चा, उपजाति, दर तविलम्बित, पुष्पिताग्रा, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, रथोद्धता, वसन्‍्ततिलका श्लौर शिखरिणी झादि 
विविध छन्दों में रचा गया है। ग्रन्थगत कथानक सक्षिप्त और सुरुचिपूर्ण है। इस ग्रन्थ पर दो टीकाएँ उपलब्ध है 
जिनमें एक का नाम 'पदकौमुदी' है जिसके कर्ता नेमिचन्द्र है, जो पद्मनन्दि के प्रदिष्य और विनयचन्द्र के शिष्य थे। 
दूसरी टीका राघव पाण्डवीय प्रकाशिका है, जिसके कर्ता परवादि घरदू रामभट्ट के पुत्र कबि देवर है। दोनों टीकाएं' 
झारा जैन सिद्धान्त भवन मे मौजूद हैं। 

काव्य मीमांसा के कर्ता राजशेखर ने धनजय कवि की बडी प्रशसा की है।* राजशेखर प्रतिहार राजा 
महेन्द्रपाल के उपाध्याय थे । 

वादिराज ने १०२५ ई० मे लिखे गये भ्रपने पाश्वंनाथ चरित्र में धनजय तथा एक से अधिक समन्धान में 
उनकी प्रवीणता का उल्लेख किया है :-- 

नेक भेदसंघाना खनन्‍तो हूदये मुहुः । 
बाणा धनंजयोन्मुक्ताः कर्णस्येब प्रिया: कथम्‌ ॥ 

कवि की दूसरी कृति 'धनजय' नाममाला नाम का छोटा-सा दो सौ पद्यो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
शब्द कोष है " इसके साथ मे ४६ पद्यों की एक अनेकार्थ नाममाला भी जुडी हुई है। कोष मे १७०० शब्दो के श्रर्थ 
दिये गये हैं। इस छोटे से कोष में सस्क्रृत भाषा की प्रावश्यक पदावली का चयन किया गया है। कोष की सबसे 
बड़ी विशेषता शब्द से शब्दान्तर बनाने की प्रक्रिया है जो भ्रन्यत्र देखने में नही भ्राई। जैसे प्रथ्वी के आगे 'धर' 
शब्द जोड़ देने से पर्वत के नाम हो जाते है। और राजा के तामो के आगे 'रह' शब्द जोड़ने से वृक्ष के नाम हो 
जाते है। इस पर अमरकीति त्रविद्य का नाम माला भाध्य है, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुका है। 

इनकी तीसरी कृति “विषापहार स्तोत्र' है जो ३६ इन्द्रवजा वृत्तों का स्तुति ग्रन्थ है । इसमे आदि ब्रह्मा 
ऋषभदेव का स्तवन किया गया है। यह स्तवन प्रपनी प्रौढता, गम्भीरता और अनूठी उक्तियों के लिये प्रसिद्ध है। 
इस पर अनेक सस्कृत टीकाए मिलती है, जिनमें सोलहवो शताब्दी के विद्वान पाइ्वनाथ के पुत्र नागचन्द्र की है, 
दूसरी टीका चन्द्रकीति की है। 

झ्रगाधताब्धे: स यतः पयोधिमेरोद्च तुड्भाः प्रकृति: स यत्र । 
खावा पृथिव्यो: पृथुता तथव, ध्यापत्थदीया भुवनान्तराणि ।। 

इस पद्च में कवि ने ऋषभ देव की गम्भी रता समुद्र के समान, उन्नत प्रकृति मेरु के समान झौर विशालता 
प्राकाश-पृथ्वी के समान बतलाकर उनकी लोकोत्तर महिमा का चित्रण किया है । 

१६वें पथ्य में कवि ने भगवान की तु प्रकृति का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है । और अ्राराध्य देव के श्रौदायं 
गुण का विश्लेषण करते हुए कवि कहता है कि हे प्रभो ! आप भक्तों को सभी पदार्थ प्रदान करते है। उदार चित्त- 
वाले दरिद्व मनुष्य से भी जो फल प्राप्त होता है, वह सम्पत्ति शाली कृपण धनाढ्यों से नही | क्योंकि पानी से शून्य 


० 





जन 


१. हिसस्धाने निषुणतां सता चक्रे घनजयः । 
यया जात॑ फल तस्य सतां चक्र धनंजयः ॥ 
'“--राजणेखर 
२, कवेर्घधन जयस्थेयं सतकबोनां शिरोमरो! । 
प्रमाण नाममाजेति श्लोकानामहि दतद्वयम्‌ ॥२०२॥ 





१४० जैन धर्म का प्राचोत इतिहास--भाग २ 
रहने पर भी पर्वत से नदियाँ प्रवाहित होती है। परन्तु जल से लंबालब भरे हुए समुद्र से एक भो नदो नही निकलतो 
तुंगातु फल यक्तदकिचनाच्च, प्राप्य समुद्धान्न धनेदबरादे: । 
निरम्भसोःप्युश्वतसा दिवादे नेंकाउपि निर्यात धुनी पयोधे ॥१९॥ 
इस तरह स्तुति कर कवि दीनता से वर की याचना नहीं करता। क्योकि भगवान उपेक्षक है, राग द्वेष 
से रहित है। वृक्ष का भ्राश्नय करने वालों को स्वय छाया प्राप्त होती है। छाया की याचना करने से क्या लाभ। 
यदि देने की श्राप की इच्छा ही हो तो मै झापसे यही चाहता हूँ कि श्राप मे मेरो भक्ति बनी रहे । मुझे विश्वास है 
कि श्राप इतनी कृपा भ्रवदय करेगे, क्योकि विद्वान पुरुष अपने झाश्चितों की इच्छाओ्रो को पूर्ण करते ही हैं। 
इति स्तुति देव विधाय वेन्याद्वर न याचे त्वमुपेक्षकोईसि । 
कछायातरु संश्रयतः स्वतः स्थात्ककछायया याचितयात्मलाभ:ः ।१३८।। 
भ्रथास्ति दित्सा थदि बोपरोधस्त्वय्येब सकता विश भक्ितिबुद्धिम । 
फरिष्यते देव तथा कृपा में को बात्मपोष्ये सुभुखो न सुरिः ॥३६)। 
समय-- 
नाममाला के अन्त मे एक पद्य मिलता है जिसमें श्रकलक देव का प्रमाण शारत्र, पूज्यपाद या देवनन्दि 


का लक्षण ज्ञास्त्र (व्याकरण) श्रौर धनंजय कवि का काव्य ट्विसन्धान, ये तीन भ्रपश्चिम रत्न है। यह इलोक धनजय 
द्वारा रचा नही जान पड़ता । 


उससे इसकी महत्ता का भान होता है। चूंकि राजशेखर प्रतीहार राजा महेख्रपाल देव के उपाध्याय थे । 
महेन्द्रभमाल का समय वि० स० ६६० के लगभग है। श्रत' धनजय ६६० से पूर्ववर्ती है। वीरसेनाचार्य ने अभ्रपनी 
धवला टीका शक सं ० ७३६ में समाप्त की है। उसकी जिल्द, ६ पृ० १४ में इति शब्द की व्याख्या में धनजय को 
झ्रनेकार्थ नाममाला का ३&वा पद्म उद्धृत किया है :-- 
हेता वेबस्प्रकारादी व्यवच्छेदे ब्रिपर्यये । 
प्रादुर्भावे समाप्ते ज इति हाब्द विदुशुंधा: || 


इससे धनजय कवि का समय ८०० ईसवी निर्धारित किया जा सकता है । 


सुमति (सन्‍्मति) 
सुमतिदेव (सम्मति) अपने समय के प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य थे। भ्राठवी छताब्दी के बौद्ध विद्वान शान्तर- 
क्षित ने 'तत्त्वसग्रह में स्पाद्रादपरीक्षा (कारिका १२६२ श्रादि) और वहिरथथ परीक्षा (कारिका १६४० आदि) में 
सुमति नामक दिगम्बर।चार्य के मत्त की समालोचना की है १। इनके दो ग्रन्था का उल्लेख मिलता है। वादिराज 
सूरि ने पाश्वनाथ चरित के प्रारम्भ में कवियों का स्मरण करते हुए लिखा है कि-- 
नमः सनन्‍्मतये तस्से भवक्पनिपातिनाम्‌ । 
सम्सति विवता येस सुखधाम प्रवेशिनी ॥२२।। 
उन सन्मति (झ्ाचार्य और भगवान महावीर) को नमस्कार हो जिन्होने भवकूप में पड़े हुए लोगों के लिये 
सुखधाम में पहुंचाने वाली सन्‍्मात को विवृत किया-सन्‍्मति की वृत्ति या टीका लिखी | 
दूसरा उल्लेख श्रवण वेल्गोल की मल्लिषेण प्रशस्ति में 'सुमति देव” नामक विद्वात का उल्लेख है जिन्होंने 
'सुमति सप्तक' नाम का ग्रन्थ बनाया था-- 
“सुमति देव मसु स्तुतयेन अस्सुमतिसप्तकमाप्तनयाकृत । 
परिहृता पथतत्त्वपथाथिनां सुमति कोदिविधरतिभवातिहुत्‌ ॥।” 


पायी शताब्दी ते आठी शताब्दी तक के जाचाये १४ 


ये सुमति भौर सन्‍्मति एक ही हैं। वादिराज ने 'सन्मति' की टीका के कर्ता का साम 'सुमति' के स्थान 
में सन्‍्मति इस कारण दिया होगा क्योंकि यह नाम उन्हें झ्राकर्षक लगा होगा, । 
तत्त्व संग्रह के टीकाकार कमलशील ने पृ० ३४२ में निम्न पंक्तियां दी हैं :-- 

“तन्र सुमतिः कुमारिलाइमिमतालोचनामात्र प्रत्यक्ष विचारणा्ंमाह--सु्मात देव ने कुमारिल के 
झालोचना मात्र प्रत्यक्ष का निराकरण किया है। इससे सुमति देव का समय कुमारिल के बाद होना चाहिये। 
डा० भट्ठाचार्य ने सुमति का समय सन्‌ ७२० के झ्रास-पास का निर्धारित किया है । 

कर्कराज सुवर्ण के दान पत्र (तामपतन्र) में मललवादी के शिष्य सुमत्ति श्रौर सुमति के शिष्य भ्रपराजित 
का उल्लेख है, जो मूलसघ के सेनान्वय के थे । शक स० ७४३ (वि० स० ८७८) में अपराजित को नवसारी की 
एक जैन ससस्‍्था के लिये यह दान दिया गया था। सभव है यही सुमति सन्मति-टीका के कर्ता हो ऐसा प्र॑मी जीने 
जैन साहित्य प्रौर इहिसस के पृष्ठ ४१६ में लिखा है। पर मेरी राय में श्रपराजित के गुरू सुमति देव से शान्तरक्षित 
द्वारा श्रालोचित सुमति देव भिन्‍न ही है। क्‍योंकि द्ान्त रक्षित का समय सन्‌ ७०५ से ७६२ तक माना जाता है। 
इन्होने सन्‌ ७४३ में तिव्वत की यात्रा की थी। इसके पूर्व ही वे श्रपना तत्त्व संग्रह बना चुके होगे। यदि यह विचार 
सही है तो दोनो सुमति देव एक नहीं हो सकते । तत्त्व सग्रह में उल्लिखित सुमति पूर्ववर्ती हैं श्रौर श्रपराजित के 
गुरु सुमति देव का समय सन्‌ 5५३ के लगभग होता है । 


सुमति देव 


सूमति देव-यह मूल सघ सेनान्वय के विद्वान मललवादि के शिष्य थे। सुमति देव के शिष्य भ्रपराजित 
थे। जिन्हे शक स० ७४३ (बि० स० ८5५७) में नवसारी जि० सूरत के जन मन्दिर के लिये एक जमीन दान की 
गई थी । भ्रतएवं सुमति देव का समय अपराजित के समय से २५ वर्ष कम, वि० स० ८५३ होना चाहिये। प्रर्थात्‌ 
प्रस्तुत सुमति देव €वी शताब्दी के विद्वान जान पड़ते है। 


कुमारसेन 


इनका स्मरण पुन्ताटसंघीय जिनसेन ने (शक स० ७०५ ई० ७८३) हरिवंशपुराण में निम्न छाब्दों में 
किया है । 
झाकपार यज्ञो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्यलम्‌ ! 
गुरोः कुमारसेनस्प विचरत्यजितात्मकम्‌ ॥। 
चन्द्रोदय के रचयिता प्रभाचन्द्र के श्राप गुरूथे। आपका निर्मल सुयक्ष समुद्रान्त विचरण करता था । 
धामुण्डराय पुराण के १४वें पद्य में भी इनका स्मरण किया गया है। डा० ए० एन उपाध्याय ने लिखा है कि ये' 
मूल गुण्ड नामक स्थान पर ग्रात्म त्याग को स्वीकार करके कोपषणादि पर ध्यानस्थ हों गये तथा समाधि पूर्वक 
मरण किया । 
झाचार्य विद्यानन्द ने अपनी भ्रष्ट सहस्त्री की भ्रन्तिम प्रशस्ति के दूसरे पद्य में अ्रष्टसहस्त्री को कष्ट 
सहस्त्री बतलाते हुए कुमार सेन की यक्तियों से अष्ट सहस्त्री को प्रवर्धभान बतलाया है' । इससे स्पष्ट है कि कुमार 


जज >> कल +>-+०., 








१. कष्ट सहस्त्री सिद्धा साष्ट सहल्लीयमत्र में पुष्यात्‌ । 
दरवदभीष्ट सहस्ती कुमारसेनोक्सि धर्घमामार्था ॥२॥ 


हक जैन धर्म का प्राचीन इतिहास---भांग २ 


सेन विद्यानन्द से भी पू्ववर्ती है । सभवतः उनका कोई दाशंनिक प्रथ रहा है जिसकी उक्तियों से उन्होंने उक्त ग्रथ 
को वर्धभान बतलाया है । 


मल्लिपेण प्रशस्ति में अ्कलक से पहले और सुमति देव के बाद कुमार सेन का उल्लेख किया गया है-- 


उदेत्य सम्यग्दिशि दक्षिणस्थां कुमारसेनों मनिरस्तमापत्‌ । 
तत्नेव चित्र' जगदेंकनामोंस्तिष्वत्यसौ तस्य तथा प्रकाश: ॥ १४।॥ 
डा० महेन्द्र कुमार जी ने कुमार सेन का समय ई० ७२०--से ८०० तक बतलाया है। चूकि कुमारसेन 
का स्मरण पुन्नाट सघीय जिनसेन ते किया है जिनका समय शक स० ७०५६० सन्‌ ७५३ है। इससे कुमारसेन 
सन्‌ ७८३ से पूर्ववर्ती है। 


कवि परमेदवर (कवि परमेष्ठी ) 


आ्राचार्य जिन सेन ने इन्हे (कवि परमेश्वर को) कवियों द्वारा पूज्य तथा कवि परमेश्वर प्रकट करते हुए 
उन्हे शब्द झौर अर्थ के सग्रह रूप (वागर्थसग्रह) पुराण का कर्ता बतलाया हे! । आर जिनसेन के शिष्य गुणभद्र 
ने उक्त वागर्थसग्रह पुराण को गद्यकथामात्र, सभी छनन्‍्द और अ्लकार का लक्ष्य, सूक्ष्म अर्थ ओर गूढ पद रचना 
वाला बतलाया है*। चामुण्डराय ने अपने पुराण में कवि परमेश्वर के श्रनेक पद्य उद्धृत किये है जिसमें डा० ए० 
एन० उपाध्ये एम० ए० डीलिद कोल्हापुर ने उसे गद्य-पद्ममय चम्पू होने का अनुमान किया है' ) यह अनुमान 
प्राय ठीक जान पडता है। जिनसेन शीर गुणभद्र ने उसका आश्रय जरूर लिया होगा । कवि परमेश्वर का झ्ादि 
पप, अभिनव पष, नयमेन, अग्गल देव और कमलभव आदि अनेक विद्वानों ने आदर क॑ साथ स्मरण किया है, जिससे 
वे बडे विद्वान जान पडते है। परन्तु उनकी गुरु परम्परा और गण-गच्छादि का कोई उल्लेख प्राप्त नही हुआ । इस 
कारण उनका निश्चित समय वतलाना शक्य नही है, किन्तु इतना ग्रवश्य है कि वे आदि पुराणकार जिनसेन से 
पूर्ववर्ती हे । समवल उनका समय बि० की ८वी शताब्दी जान पड़ता है। 


काणमिक्षु 
काणभिक्षु--कथालकारात्मक ग्रत्थ के रचयिता थे। आ्राचार्य जिनसेन ने इनके ग्रन्थ का उल्लेख करते 
हुए लिखा है कि--धर्मरूप सूत्र मे पिरोये हुए जिनके मनोहर वचन रूप निर्मल मणि कथा शास्त्र के प्रलकार बन 
गये । उन काणभिक्षु की जय हो । 
“घमंसूत्रानुगा हुथा यस्य वाड सणयो5सला: । 
कथालंकारतां भेजु: काणभिक्ष्‌ जंयत्यसौ ।।” (झ्ादि पुराण १-५-५१) 
१ स पूज्य कविभिलौके कवीना परमेश्वर' | 
वाग्थसग्रह कृत्स्स पुराण ये समग्नहीत्‌ ॥आदि पु० १,६० 
२ कबिपरमेदवर निगदित गद्यकथामातुक पुरोइ्चरितम्‌ । 
सकलच्छन्दोलक्षति लक्ष्य सुक््मांगूढ पद रचनम्‌ ॥ 
-उत्तर पुराण प्रश० १७] 
३ देखो, ज॑नसिद्धान्त भास्कर भा. १३ किरण २ 


सम ६ कऔ>+>-++ अल, 


पांचवीं शताब्दी से आठवीं शताध्दी तक के आचार्य १४३ 


इससे स्पष्ट जाना जाता है कि काणभिक्षु ने किसी कथा ग्रन्थ अथवा पुराण की रचना की थी । खेद है 
फि यह प्रपर्व ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध है। मर के 

इनकी गुरु परम्परा भी अज्ञात है। इनका समय जिनसेनाचार्य से पूर्ववर्तों है, क्योकि उन्होंने इनका स्मरण 
किया है। गगराज के महामात्य चामंडराय ने भी अपने पुराण में इनका स्मरण किया है। काणभिक्षु कथा ग्रन्थ 
के कर्ता है। इनका समय बि० की ८वी द्वताब्दी होना चाहिये । 


चउमुह (चतुसु ख) 
ये अपभ्र द भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी तीन कृतिया थी, पठमचरिउ, रिटवृ्रणेमिचरिंड और पचभी 
चरिउ । परन्तु खेद है कि उनमें से एक भी कृति उपलब्ध नही है। अपभ्रश भाषा के कवि धवल ने अपने हरिवंध्ष 
पुराण मे, जो श्रभी अप्रकाशित है, चउमुह की 'हरि पाण्डवाना कथा' का उल्लेख किया है :-- 
हरिपंड्वांण कहा चउमुह-वासेहि भासिय जम्हा। 
तह॒बिरंयसि लोयपिया जेण ण णासेइ दंसणं पउरं ॥। 
इस पद्म में 'चउमुह वासेहि' (चतुर्मुखव्या) पद एहिलिस्ट है। पउमचरिउ के प्रारम्भ के चौथे पद्च में 
कहा है कि स्वयंभू की जलक़ीड़ा वर्णन में, और चतु मुख देव को गोग्रह कथा वर्णन में आज भी कोई कवि नही पा 
सकता हरिवंश में गो ग्रह कथा का वर्णन है ।* स्वयंभू छनन्‍्द में चउमुह के पद्म उदाहरण स्वरूप उद्ध त है। उत्तमे रे 
४, २, ६, ५३, १६२ पदयो से ज्ञात होता है, कि उनका पठमचरिउ भी उनके सामने रहा होगा। क्योकि उससे 
रामकथा के वर्णन का प्रसंग है। इसके श्रतिरिक्त हरिवश और पचमीचरिउ वे दोनो कृतिया भी चउमुह की थी । 
किन्तु वे ग्ब उपलब्ध नहीं है। कवि का समय विक्रम की झ्राठवी शताब्दी है। यह स्वयभूदेव से पहले हुए 
है | क्योंकि स्ववभू और त्रिभुवन स्वयभू ने उनकी रचना का उल्लेख किया है। हरिषेण (बि० स॒० १०४४) ने 
अपनी धर्म परीक्षा में, और वीर कवि ने (१०७६) जम्बूस्वामी चरित में चउमुह का स्मरण किया है। अतः बे 


स्वयभू, त्रिभुवन स्वयंभू झादि से पूर्ववर्ती है। उनका समय वही झ्राठवी शताब्दी है, जिसका ऊपर निर्देश किया 
गया है । 


अकलड्दंब 
इत्यं समस्त मतवादि करीव्वदर्पसुस्मूल वल्नमलमानव॒ढ्प्रहारे: । 
स्थाह्रादकेस रसटाह्तती ब्रमूति: बज्चाननों जयत्यकलडूदेव: ।। 
>|+*40 कु 0 
मेनाशेषकुतर्क विध्रमतमों निमर लमुन्मीलितम्‌, कट कई 
स्फारागाध कुनीति सार्थ सरितो नि:शेषत: शोषिता: । 
स्थाह्ादा प्र तिमप्रभूतकिरणे: व्याप्त जगत्‌ स्वत , 
स्‌ श्रीमानकलडू-भानु रसमो जोया ज्जिनेन्द्र: प्रभु: ।। 
दे धर “नया० कु० प० ४७२ 
तकंभूवल्टभों देवः स जयत्यकलझु घी: । 
जगद्‌ द्रव्यमुषो येन दण्डिता: शाक्यवस्यव: ।। 
-वादिराज पा० च० 


/00+-.०+-०++७------०-०-..... 


१. चउमुह एवं भर गोग्गह कहाए । १उमचरिउ, स्वयस्भूदेव । हम 





१४४ जैन धर्म का प्राजी१न इतिहास«-भाग २ 


झकलंकदेव प्रतिभा सम्पन्न महान वादी, ग्रन्थकार और युगश्रवर्तक विद्वान्‌ आराचाय॑ थे। शिलालेखों में 
उनका गुणगान उनके निर्मल व्यक्तित्व का सद्योतक है। शिलावाक्यों में उन्हे तकंभूवल्लभ, महथधिक, समस्तवादि- 
करीरद्र दर्पोन्‍्मूलक, अकलझूुघी, बोद्ध बुद्धि वेधव्यदीक्षागुरु, स्थाह्वादफेसरसटा शततीब्रमूर्तिपज्चानन, प्रशेष कुत्क 
बिश्रमतयों निम लोन्मूलक, प्रकलड्ू भानु, झचिन्त्य महिमा, और सकल ताकिकचक्र चूडामणि मरीचि मेचकित नख- 
किरण ब्ादि महान्‌ विशेषणों से विभूषित किया है । यह जैन न्याय या दर्शन के उन प्रतिष्ठापक विद्वानों में से हैं। 
जिन्होंने दार्शनिक क्रान्ति के समय समन्‍्तभद्र और सिद्धमेन के वाइमय से प्राप्त भूमिका या झागम की 
परिभाषाओं को दार्शनिक रूप देकर अकलक न्याय का प्रतिप्ठापन किया है। ये जन दर्शन के तलदुष्टा शौर 
भारतीय दर्शनो के प्रकाण्ड पडित थे। बौद्ध साहित्य में धर्मकोति का जो महत्त्व है, दाशंनिक क्षेत्र 
में अकलंकदेव का उससे कम महत्व नहीं है। दा्शनिक युग में विभिन्न धर्म सस्थापकों ने अपने अपने धर्मे 
का समुद्योत किया है। बौद्ध विद्वान धर्मकीति, भट्ट कुमारिल्ल, प्रभाकर मिश्र, उद्योततर और व्योमशिव 
झादि दाशनिक विद्वानों का लोक मे जो विशिष्ट स्थान था, वही स्थान जैन सम्प्रदाय में अकलक 
देव का था। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। इसी से अनेक कवियो ने अपने ग्रन्थों में उनका जयघोष किया है। 
झ्कलंकदेव का कोई पुरातन एवं प्रामाणिक जीवन-परिचय उपलब्ध नहीं है श्रौर त उनके समकालीन तथा अति- 
निकट उत्तरवर्ती लेखको के ग्रन्थों में श्रकित मिलता है । 


जीवन परिचय 


मान्यखेट नगर के राजा शुभतु ग के पुरुषोत्तम नाम का मंत्री था। उसके दो पुत्र थे--एक अ्रकलक भ्रौर 
दूसरा निकलक । एक बार अ्रष्टान्हिका प्ब में माता-पिता के साथ वे दोनो भाई जैन गुरु रविगुप्त के पास गए। 
माता-पिता ने उक्त पर्व में ब्रह्मचयं व्रत लिया और झपने बालको को भी दिलाया। जब वे युवा हुए तब अपने 
पुराने ब्रह्मचर्य ब्रत को यावज्जीवन ब्रत मानकर उन्होने विवाह नहीं करवाया । पिता ने समझाया कि वह प्रतिज्ञा 
तो पर्व के लिए थी। पर वे कुमार अपनी बात पर दृढ रहे झौर उन्होने झाजन्म ब्रह्मबदारी रह कर अपना समय 
शास्त्राभ्यास मे लगाया | ध्रकलंक एक सन्धि झौर निकलक द्वि सन्धि थे उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि अ्रकलक 
को एक बार सुनने मात्र से स्मरण हो जाता था श्रौर उसो पाठ को दो बार सुनने से निकलक को स्मरण हो जाता था । 
उस समय जैन धर्म पर होने ताले बौद्धो के श्राक्षेपो से उनका चित्त विचलित हो रहा था और वे इसके प्रतीका राथथे 
बौद्ध शास्त्रो का श्रध्ययन करने के लिये बाहर निकल पड़े । वे भ्रपना धर्म छिपा कर एक वौद्धमठ मे विद्याध्ययन 
करने लगे । एक दिन गुरु जी को दिगूनाग के अनेकान्त खण्डन के पूर्वपक्ष का कुछ पाठ अशुद्ध होने के कारण नहीं 
लग रहा था। उस दिन पाठ बन्द कर दिया गया। रात्रि को अ्रकलक ने वह पाठ शुद्ध कर दिया । 
दूसरे दिन जब गुरु ने शुद्ध पाठ देखा तो उन्हे सनन्‍्देह हो गया कि कोई ज॑न यहा छिप कर पढ़ रहा है। 
इसी की खोज के सिलसिले मे एक दिन गुरु ने जैनमूति को लॉघने की सब शिष्यो को श्राज्ञा दी। 
अ्रकलक देव मूति पर एक धागा डाल कर उसे लाघ गये श्रीर इस सकट से बच गये । एक रात्रि में गुरु ने अचा- 
नक कासे के वरतंनों से भरे बोरे को छत से गिराया । सभी शिष्य उस भीषण आवाज से जाग गये और अपने इृष्ठ- 
देव का स्मरण करने लगे । इस समय श्रकलक के मुख से 'णमों अ्ररहताण' झ्रादि पच नमस्कार मत्र निकल पड़ा। 
बस फिर कया था, दोनो भाई पकड लिये गये | दोनो भाई मठ की ऊपरी मजिल में कैद कर दिये गये। तत्र दोनों 
भाई एक छाते की सहायता से कूद कर भाग निकले ज्ञात होने पर राजाज्ञा से उन्हे पकडने दो श्रश्वरोही सैनिक भेजे 
गये । सैनिकों को भाते देखकर छोटे भाई निकलक ने बडे भाई से प्रार्थना की कि आप एक सन्धि और महान विद्वान 
है । आपसे जिन शासन की महती प्रभावना होगी । श्रतः श्राप निकटवर्ती तालाब में छिप कर श्रपने प्राण बचाइये, 
शीघ्रता कीजिए, समय नही है। वे हत्यारे हमें पकड़ने के लिए शीघ्र ही पीछे भ्रा रहे है। श्राखिर दुःखी चित्त से 


........००--+-++ *्जिजी++-+ ८८ “५ ८ “+++ ना अत 


नल या अौ जौ त-ज>+3+ अं अिि लआलन तल अनिल. >>न++-++तर 


१. यह परिचय ब्न० नेमिदतत के कथाकोश से लिया गया है। 


पांचवी जतकेदी से भाक़डी प्ताब्दी तक के आचार १४ञु 


झदलक से तालांब में क्षिषकर भ्पने प्राणों की रक्षा की । निकलक आगे भागे। वहीं एक धोबी ने निकलंक को 
भागते देखा । वह भी पीछे प्राते हुए चुड़सवारों को देख किसी अज्ञात भय की श्राशका से निरकेलंक के सांथ' ही 
भागने लगा। घुड़सवारों ने श्राकर दोनों को तलबार के घाट उतार कर अपनी रक्‍त पिपासा छान्‍्त की । 

“झकलक वहां से चल कर कलिग देश के रत्न सचयपुर में पहुंचे । वहाँ के राजा हिमशीतल की रानी 
मदन सुन्दरी ने प्रष्टान्हिका पर्व के दिनो में जेन रथ यात्रा निकलवाने का विचार किया। किन्तु बौद्धगुरु सघ श्री 
के बहुकाने में प्राकर राजा ने रथ यात्रा निकालने की यह हा रखी कि यदि कोई जैनगुरु बौद्ध गुर को शास्त्रार्थ 
मे हरादे तब ही जैन रथ यात्रा निकल सकती है । इससे रानी बड़ी चिन्तित हुई झौर धर्म में विशेष रूप से सलग्न 
हुई । अकलक देव बहा आये झौर राजा हिमशीतल की सभा में बौद्ध विद्वान से शास्थार्थ हुआ। संघश्री बीच में 
परदा डालकर उसके पीछे बँंठकर श्ास्त्रा्थ करता था। शास्त्रार्थ करते हुए छह महीने बीत ग्रये, पर 
किसी की हारजीत नही हो पाई। एक दिन रात्रि के समय चक्रेप्वरी देवी ने श्रकलक को इसका रहस्य बताया 
कि परदे के पीछे घट में स्थापित तारादेवी शास्त्रार्थ करती है! तुम उससे प्रात'काल कहे गये वाक्‍्यों को दुबारा 
पूछना, इतने से ही उसकी पराजय हो जायेगी । प्रगले दिन झकलंक ने चक्रेश्वरी देवी की सम्मति के अनुसार प्रात: 
कहे गये वाक्यो को फिर दुहराने को कहा तो उत्तर नहीं मिला । उन्होंने तुरन्त परदा खीच कर घड़े को पैर की 
ठोकर से फोड डाला ।" इससे जैनधर्म की विजय हुई और रानी के द्वारा सकल्पित रथयात्रा घूमधाम से निकाली गयी ।” 

उस समय जैन धर्म की महती प्रभावना हुई | जनता के हृदय में जैनधर्म के प्रति' आस्था बढ़ी। श्लौर रानो 
का दृढ सकल्‍्प पूरा हुआ । 

कथा कोश्ष में राजा शुभतु ग की राजधामी मान्यखेट झौर प्रकलक देव को उसके मन्त्री पुरुषोत्तम का पुत्र 
बतलाया है तथा राजा हिमशीतल की सभा मे बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित करने का भी उल्लेख किया है। 
राष्ट्रकूट राजा क्ृष्णराज प्रथम की उपाधि शुभतु ग' थी। उसका समर्थन शिलालेखो में उत्कीर्ण प्रशस्तियों से भी 
होता है ।* शुभतु ग दन्तिदुर्ग के चाचा थे। युवावस्था में दन्तिदुर्ग की मृत्यु हो जाने के बाद बे राज्याधिरूढ़ हुए थे । 
दन्तिदुर्ग का ही नाम साहसतुग था। इसने काची, केरल, चोल और पाष्छय देश के राजाओं को तथा राजा हर्ष 
श्रौर वद्अट को जीतने वाली कर्णाटक की सेना को हराया था ।? कर्णाटक की सेना का श्रर्थ चालुक्यों की सेना से 
है । क्योकि चालुक्य राज पुलकेशी द्वितीय मे वेष वश्ली राजा हर्ष को जीता था ।४ 

'भारत के प्राचीन राजवदा “ ग्रन्थ मे दन्तिदुग की उपाधियों में 'साहसतुग' उपाधि का भी उल्लेख 
किया है। 

डा० ए० वी० सालेतोर ने रामेश्वर मन्दिर के स्तम्भ लेख से सिद्ध किया है कि साहसतु ग॒ दन्तिदुर्ग का 





जनक जन++++ + + जलन न लनन तक तन" न नकम गन ९०34० -»०+++म 
हक ई अर मटक सनक अल अफीओीओ++ अणज-+>कना>- कर 


१. मल्लिषेण प्रशस्ति के निम्न पद्म से भी राजा हिमशीतल की सभा मे शास्त्रार्थ के समय घड़े फोडने की बात का सम- 
थन होता है *--सल्लिषेण प्रशस्लिका का संभय हक स० १०५० (सन्‌ ११२८) है। 
“नाहष्छूरबणीकुतेन मनसा न द्वेषिणा केबलं, 
नरात्म्य प्रतिपत्य नश्यति जमे कारुण्य बुद्धथा मया । 
राज' श्री हिमशीतलस्य सदर्सि प्रायो विदग्घात्मनी, 
बीडौघान सकलास्विजित्य घुमत: (सघट:) पादेस विस्फोंटित: ॥२३॥ 
२ ........ "श्रीकृष्ण राजस्य शुभतुर्ड तुगतुरग प्रधुद्ध रेज्चघेंदद्धरबिकिरणम्‌--ए० है ० हे पृ० १०६ 
३, ऋजीद केरसयराधिप्योलपाण्देंय- भो हर्थवत्यद घिसेद विधासद्षसत। 

कर्णाटक बलसनन्तमजेयरप्ये-मृ त्येः कियशिमरपि यः सहसा जिगाय ।। 

-“शामन गढ (कोल्हापुर) का शक स० ६७५ का दानपत्र, इ० ए० भा० ६१ पृष्ठ १११ 

४. देखो एहोज़ का शिलालेख । 
%. भाग 3 पूृ० 2६ । 


श्डद्‌ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भ/ग २ 


नाम था ।* उसने चालुक्य रूपी समुद्र का मथन कर उसकी लक्ष्मी को चिरकाल तक झपने कुल की कान्ता बनाया 
था, जैसा कि लेख के निम्न वाक्यो से प्रकट है “८ 

तत्रान्वयेःप्यभवरदेकपतिः | प्‌ | थिव्यास्‌ । 

श्री दन्ति दुर्ग इतिवुर्धर बाहुबीयों । 

चालुक्य सिन्धुमथनोद्भव राजलक्ष्मीम्‌, 

यः साब॒भार चिरमसात्मकुलोफकान्ताम्‌ ।।५।। 

तस्मिन साहसतुग नाम्नि नुपतो स्वः सुन्दरी प्राथिते।। 

मल्लिषेण प्रशस्ति से भी साहसतु ग और हिमशोीतल की सभा में हुए झास्त्रार्थ का समर्थन होता है । इस 

कथन से कथाकोश झौर मल्लिषेणप्रशस्ति की भी प्रामाणिकता सिद्ध होती है । 


झ्रकलडू: देव का व्यक्तित्व 


इसमें सन्देह नहीं कि श्रकल कदेव का व्यक्तित्व महान था | शिला वाक्यों भर ग्रन्थोल्लेखों के श्रनुसार 
समकालीन झ्ौर परवर्ती श्राचार्यों पर उनका प्रभाव अ्र कित है। वे अपने समय के युगनिर्माता महापुरुष थे। वे श्रनेक 
शास्त्राथों के विजेता कवि और वाग्मी थे । और थे धटवाद के विस्फोटक सभा चतुर पडित। बौद्धों के साथ 
होने वाले प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में, जो घटावतीर्ण तारादेवी के साथ छह महीने तक किया गया था। उसकी विजय इतनी 
महान थी कि प्रकलंक जैसे वाचयमी के मुख से निरवद्य विद्या के विभव को उद्घोषित करा सकी । प्रशस्ति के वे 
पद्म इस प्रकार है :-- 
चूणि--यस्येदमात्मनोउनन्यसाधान्य निरवद्य विद्या विभदोपवर्णनसाकण्यंते । 

राजन साहसतु ग सन्ति बहयः इवेतातपत्ना नृपा:, 

किन्तु त्वत्सदुशारणे बिजयिन: त्यागोन्‍नता दु्ल भा:। 

तहत्सन्ति भ्रुधा न सन्ति कवयो वादोइबरा बाग्मिनो । 

नाना ज्ञास्त्रविच्चार चातुरधियः फाले कलो सद्दिया:।।२१॥ 

( पूर्वंमुल)-- 

राजन्‌ सर्थारिदर्ष प्रविदलन पटुस्त्व यथात्र प्रसिद्ध-- 

स्तद्ृत्ख्यातोःहमस्यां भुवि निश्चिल-मदोत्पाटनः पण्डितानास्‌ । 

नोचेदेषो हमेते तब सदसि सदासन्ति सन्‍्तो महानतो । 

वक्‍तु यस्यास्ति शक्ति स बदतु बिदिताशेष-शास्त्रो यदि स्थात्‌ ॥२२॥ 

नाहंकार-वशीकृतेन सनसा न देषिणा केवल, 

नैरात्म्य प्रतिषद्य नश्यतिजने कारुण्यबुद्धणा मया। 

राज्ञः श्री हिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनों, 

बोडौधान्सकलान्विजित्य स्‌ गतः (स घट:) पादेन विस्फोटित: ॥२३॥ 

इन पद्यों में म्कलक देव' की निरबद्य विद्या का विभव प्रकट करते हुए बतलाया है कि--हे साहसतु ग 

राजन्‌ ! दवेत आतपत्र (छत्र) वाले राजा बहुत है, परन्तु तुम्हारे सदृश रण विजयी श्रौर त्यायोन्नत राजा दुर्लभ 
हैं। उसी तरह प्नेक विद्वान हैं; पर कलिकाल में मेरे समान नाना शास्त्रों के विचारो में चतुर बुद्धि वाले कवि 
वादीशइवर और वाग्मी विद्वान्‌ नहीं हैं । 


जलती ज>जज+-++० 








७ ४०८7 ४४+++४++++>-+- न... 
१. देखो; जनेल आफ बम्बई हि० सो० भाग ६ पृ० 29--'दी एज आफ गुरु अकलड्ु' तथा सिद्धि विनिश्चय की 
प्रस्तावना पू० ४६ । 


पांचवीं शताब्दी ते आठूबी शताब्दी तक के आचाये १४७ 

जिस तरह सर्व शत्रुओं के मान मर्दत मे श्राप प्रसिद्ध हैं, उसी तरह इस पृथ्वी मंडल में, मैं पंडितों के 
समस्त मद को नष्ट करने में प्रसिद्ध हूं । यदि ऐसा न हो तो, यह मैं हूं प्रौर श्रापको सभा में सदा रहने वाले पंडित 
हैं। इनमें जिसकी शक्ति हो वह निखिल शास्त्रवेत्ता मेरे सामने बोले । 

मैंने भ्रहेकार के वद् भ्रथवा मन के ढ ष से ऐसा नहीं कहा। किन्तु नैरात्म्यवाद के कारण मनुष्यों के 
विनाश को जानकर लोगो पर करुणा बुद्धि से मैंने कहा है । 

राजा हिमशीतल की सभा में मैंने विदग्धात्मा बौद्धों को जीत कर पादसे घड़े का विस्फौ्टन किया है । 

यह वह समय था, जब बौद्धविद्वातल धर्मकीति के शिष्यों का समुदाय भारतीय दर्शन के रंग मंच पर छाया 
हुआ था । उसके नैरात्म्य वाद के नारो से झात्मदर्शन हिल उठा था। उस समय से प्रकलंकदेव ने भारतीय दर्शन 
की हिलती हुई दीवालो को थामा श्ौर इसी प्रयत्न में श्रकलद्भू न्याय का जन्म हुझा । 

प्रकलछ्कू देव के टीका ग्रन्थ प्लौर उनकी मौलिक कृतिया उतके गहनततत्त्व विचा र, उनकी सूक्ष्म तके प्रवणता 
और स्वतत्त्व निष्ठा का पग पग पर दर्शन करातो है। कृतियाँ गूढ़ और गभीर श्रर्थ की द्योतक हैं। पश्रकलकने धर्म 
कीति की परिहास और प्रइलील कट्क्तियो का उत्तर भी बड़े मजे से दिया है । 

ध्रकलक देव बाल ब्रह्मचारी और निर्ग्न्थ तपस्वी थे। उनके मन में झपने प्यारे भाई के बलिदान की आग 
बराबर जल रही थी । इससे भी झ्रधिक उनके मानस में बौद्धों के क्रान्तिकारी सिद्धान्तो के प्रचार से शौर श्रात्मवाद 
के लुप्त हो जाने से उबल-पुथल मची हुई थी | शिलालेख में उन्हे महधिक लिखा है।” इस तरह उनका व्यक्तित्व 
महान और चरित्र सम्पन्त था। उनकी झ्रकलक प्रभा से जैत शासन श्रालोकित हुमा है, और होता रहेगा । तत्त्वार्थ 
राज वातिक के 'लघुहव्यनृपतिवरतनय: पद्म के 'वरतनयः' से प्रकलंक के लघु अता,होने की सूचना मिलती है । 


झकलांक देव का समय 
ग्रकलंक देव यतिवृषभ, श्रीदत्त, सिद्धसेन, देवनन्दी, पात्र केसरी श्रौर सुमति देब के बाद हुए हैं । उन्होंने 
यतिवृषभ की तिलोयपण्णत्ति ” के प्रथम भ्रधिकार को दो गाथाओ्रो का सस्कृतिकरण कर उन्हें लघीयस्त्रय में शामिल 
कर लिया है। यतिवृषभ का समय ईसा की ५वीं सदी है। श्रीदत्त का उल्लेख देवनन्दी ने किया है। प्रकलक देव ने 
प्रवचन प्रवेश के पृष्ठ २३ में सिद्धसेन के 'सन्मतिसूत्र की निम्नगाथा का सस्क्ृत रूपान्तर किया है :-- 
तित्ययर वयणसंगहविसेसपत्थारमूलयागरणी । 
दण्यदिशों य पज्जवणश्ो य सेसा वियप्पास १-३ 
“ततः तीर्थंकर घचन संग्रह विशेष प्रस्तार मूलव्याकारिणोद्रव्यपर्यायाथिको निशचेतव्यों ॥। 
लघीयस्त्रयस्वो ० बु० इलोक ६७ 
प्रापमे देवनन्दी की तत्त्वार्थवृत्ति ( सर्वार्थंसिद्धि ) की पंक्तियों को दातिक बनाकर तत्त्वार्थवातिक की 
रचना की है। देवनन्दी का समय ईसा की ५वी शताब्दी है। प्रकलक ने पात्र केसरी के 'शत्रिलक्षणकर्दर्थन' की 'अ्रन्य 
थानुपपन्‍्नत्व” कारिका को न्यायविनिदचय के मूल में शामिल कर लिया है। इनका समय ईसा की सातवी 
दताब्दी है। 
सुमति देव का उल्लेख शान्ति रक्षित के तस्‍वसग्रह की पंजिका में पाया जाता है। पंजिका के 
कर्ता कमलशील है, जो नालन्दा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। झ्ान्तिरक्षित का समय सन्‌ ७०५ से ७६२ माना 
जाता है। सन्‌ ७४३ मे शान्तिरक्षित ने तिब्बत की यात्रा की थी। उससे पहले ही उन्होने तत्त्व संग्रह की रचना की 
है। कमलशील शान्तिरक्षित के समकालीन जान पड़ते हैं। इन उल्लेखों से 'प्रंकलंक का समय ईसा की ७वी 


शताब्दी से बाद का जान पड़ता है। 


बिल नल “की »+ >रने पल. करण मकर, 


१ जीयातू समन्‍्तभद्वस्थ देवागमन' सज्िनः । 
स्सोजस्प भाष्य कृतवानकलछो महिक. 
जैन लेख सग्रह भा० ३ ले नं० ६६७ पू० ५१८ 


१४६ जैन धर्म का आचीन इतिहास--भाग २ 


डा० महेन्द्र कुमार जी ने भ्रकलंक का समय ईसाकी ८वी शताब्दी का उत्तराध सिद्ध करते हुए जो साधक 
प्रमाण दिये हैं। उन्हें यहां दिया जाता है -- के 

१--दन्तिदुर्ग द्वितीय, उपनाम साहस तु गकी सभा में अकलंक का झपने मुख से हिमशीतल की सभा में 
हुए शास्त्रार्थ की बात कहना ।* दन्तिदुर्गंका राज्य काल ई० ७४५ से ७५५ है, और उसो का नाम साहस तुग था। 
यह रामेश्वर मन्दिर के स्तम्भलेख से सिद्ध हो गया है* । 

२--प्रभाचन्द के कथाकोश में श्रकलक को कृष्णज के मंत्री पुरुषोत्तम का पुत्र बताता ।'* कृष्ण का राज्य 
काल ई० ७५६ से ७७४ तक है | 

३- भ्कलंक चरित में भ्रकलक के शक सं० ७०० (ई० ७७५) में बौद्धों के साथ हुए महान वाद का 
उल्लेख होना ।४ 

४--अ्रकलंक के ग्रन्थों मे निम्नलिखित प्राचार्यों के ग्रन्थों का उल्लेख या प्रभाव होना ।* भर्तूं हरि (ई०४ 
थी ५वीं सदी) कुमारिल (ई० ७वाीं का पूर्वार्ध), धर्मकीति (६० ६२० से ६६९०), जयराशि भट्ट (ई०७वी 
सदी), प्रशाकर गुप्त (ई० ६६० से ७४२०), धर्माकरदत्त (अरचंट) (ई० ६८० से ७२०), शान्तभद्र (६० ७००) 
धर्मोत्तर (ई० ७००) कर्णयोमि (ई० ८वी सदी ), शान रक्षित ((० ७०५ से ७६२) । 

५--कविवर धनजय के द्वारा नाममाला में प्रमणमकलकस्य' लिखकर अकलक का स्मरण किया जाना । 
धनंजय की नाम माला का भ्रवतरण धवला टीका में है। श्रत. धनजय का समय ई० ८१० है । 

६--जिनसेन के ग्रुरु वीरसेन की धवलाटीका (ई० ८१६) में तत्त्वार्थ वातिक के उद्धारण होना * । 
७--आदि पुराण में जिनसेत द्वारा उनका स्मरण किया जानाः। जिनसेन का समय ई० ७६० से 
घर३ है । 

८-हेरिवश पुराण के कर्ता पुल्नाट सधीय जिनसेन के द्वारा वौरसेन की कोति को 'प्रकलक' कहा 
जाना । 


६--विद्यानन्द आचार्य द्वारा प्रकलक की अष्टशती पर अ्रष्ट सहस्नी टीका का लिखा जाना? । विद्यानन्द 
का समय ई० ७७५४५--८४० है । 

१०-शिलालेखों में अकअलक का स्मरण सुमति के बाद ध्राना' ' गुजरात के कर्क सुवर्णदा मल्लवादि के 
प्रशिष्य श्रोर सुमति के शिष्य झ्रपराजित को दिये गए दान का एक ताज्रपत्र शक, स० ७४३६० ८ श्श्का 
मिला है! * | 

तत्त्वसग्रह" ? मे सुमतिदेव दिगम्बर के मत का उल्लेख आता है। तत्त्वसंग्रह पजिका* * में बताया है कि सुमति 
कुमारिल के प्रालोचना मात्र प्रत्यक्ष का निराकरण करते है। भ्रत सुमति का समय कुमारिल के बाद होना चाहिये। 
डा» भट्टाचाय ने सुमति का समय ई० ७२० के झ्ास पास निर्धारित किया है। * | यदि ताम्रपत्र में उल्लिखित सुमति 
ही तस्वसग्रहकार द्वारा उल्लिखित सुमति है तो इनके समय की सगति बैठानी होगी, क्योकि ताम्रपन्र के अनुसार 
सुमति के शिप्य अपराजित ई० ८२१ में हुए है भ्लौर इस तरह गुरु झ्िष्य के समय मे' १०० वर्ष का अन्तर होता है । 
प्रो० दलसुख सालवणिया ने इसका समाधान इस प्रकार किया है'* कि--सुमति की ग्रन्थ रचना का समय ई० 


.......५.+--ननन +धनननज नाना. अञनगनाओीीओििि िलिजतण शक नि तल ल्‍ तन ++--+ 





७3 0-+++७झ-->++ ++ज-लर++-+-+ -+++ «--... ५ 


१. सिद्धि विनदचय प्र० पृष्ठ ४६ । २. वही प ४६ । ३. बही प्‌ ११। 
४. वही पृष्ठ ४१--३६ । ५ बही पू० ४॥। ६ जन सा इ० पृष्ठ १११ । 
७. वही पृ०३७। ८ प्रस्तावना पूृ० ३८। ६ हरिवण पुराण १-३६ । 


१०. वही प्‌. ३६ । ११ बही प्र० १० ३८ । १२ घर्मोत्तर प्रस्तावना पृ० ५५ | 
१३ तत्व स० पू० ३७६, ३८२, ३८३, ३८९, ४६६। भ 


१४. “तत्र सुमति कछ्ुमारिलाशाधशिमता लोचनामात्रप्रत्यक्ष विचारण्णर्थमाह'' तत्त्व स० प७ पष्ठ ३७६ । 
१४५. तत्त्व स० प्रस्ता पृ० €२। रा 


१६, धर्मोत्तर प्रस्ताव पृ० ५४ । 


पाँचवीं दाताब्दी से प्राठथी शसाब्दी तक के आचार्य १४६ 


५५० के भ्रास-पास माना जाय तो पूर्वोक्त असंगति नहीं हौगी। शान्ति रक्षित ने तिब्बत जाने से पूर्व ही तत्त्व सं ग्रह 
की रचना की है। प्रतएव वह ई० ७४४ के पूर्व रचा गया होगा, क्योंकि शान्त रक्षित ने तिव्वत जाकर ई० ७४६ 
में बिहार की स्थापना की थी। सुम्तति को यदि शान्ति रक्षित का समवयस्क मान लिया जाय तो उनको भी उतरा- 
बधि ई० ७६२ के भ्रास-पास होगी । ऐसी स्थिति में सुमति के शिष्य श्रपराजित की सत्ता ई० ८२१ में होना श्रस- 
स्मव नहीं है ।” यह समाधान सयुक्तिक है। ऐसी दद्या में सुमति से २३ भ्राचार्यों के बाद होने वाले श्रकलक का 
समय ई० ८ वीं का उत्तराध ही सिद्ध होता है। 

इस तरह विप्रतिपत्तियों के निराकरण तथा सुनिदिचत साधक प्रमाणो के आधार से प्रकलक देव का समय 
ई० ७२० से ७८० सिद्ध होता है। 


झ्कलऊझू के ग्रन्थ 


झकलक देव को उपाधि 'भट्ट' थी । इसी से वे भट्ट कहलाते थे। उनको निम्न कृतिया उपलब्ध हैं--१ 
तत््वाथवातिक सभाष्य, २ श्रष्टशती, ३ लघीयस्त्रय सविवृत्ति, ४ न्यायविदचय सवृत्ति, ५ सिद्धिविनिश्चय, ६ प्रमाण 
सग्रह स्वोप॑ज्ञ । 

१-तस्‍््याथंबातिक सभाष्य--भ्रस्तुत ग्रन्थ गृध्द्रपिच्छाचार्य के तत्त्वार्थ सूत्र के ३५६४ सूत्रों में सरलतम २७ 
सूत्रो को छोड कर शेष ३२८ सूत्रों पर गद्यवातिकों को रचना की गई है, जिनको सख्या दो हेजार छह सौ सत्तर 
है । इन वातिको द्वारा सूत्रकार के सूत्रों पर सभावित विश्रतिपत्तियो का निराकरण कर ग्रन्थकार के सूत्रों के मर्म का 
उद्घाटन किया है। यह वातिक शैली पर लिखा गया प्रथम भाष्य ग्रन्थ है । इसमें जीव, भ्रजीव, 34 , बन्ध, सथ्र 
निर्जंरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों का साम्ोंपंग विवेचत ऊहापोह पूर्वक किया गया है। इसमे वाहक जुदे है प्रौर 
उनकी व्याख्या भी जुदी है। इस व्याख्या का भाष्य रूप से उल्लेख किया गया है' । ग्रन्थ की पुष्पिकीओं में इसका 
नाम तत्त्वाथंवातिक व्याख्यानालकार दिया गया हैं। देवन्दी (पृज्यपाद) को तत्त्वार्थवृत्ति (स्वार्थ सिद्धि) का बहुमाग 
इसमें मूलवातिक रूप में समाविष्ट हो गया है । 

प्रकलक देव के इस भाष्य ग्रन्थ को भाषा अत्यन्त सरल है। जब कि प्रन्य भ्रष्ट शतो, न्यायविनिश्चय, 
प्रमाण सम्रहादि प्रन्थो की सस्कृृत भाषा भ्रत्यन्त क्लिप्ट है। यदि श्रष्टशतो पर भ्रष्ट सहस्री टोका न होतो तो उसका 
श्रथे समभना अत्यन्त कठिन होता । प्रस्तुत भाष्य में द्वादशाग के निरूपण में क्रियाव,दी भ्रक्रियावादी ओर आज्ञानिक 
झादि में जिन साकल्य, वाष्कल, कुंथुसि, कठ माध्यन्दिन, मोद, पैप्पलाद, गार्ग्य मौद्गल्यायन, झारवलायन, आदि 
ऋषियो के नाम दिये हैं। वे सब ऋग्वेदादि के शाखाऋषि हैं। इस वातिक भाष्य के अनेक स्थलो मे षट्खण्डागम 
के सूत्र श्रोर महाबन्ध के वाक्य उद्धृत किये गये हैं भौर उनसे सगति बैठाई गई है । यह एक ऐसा आकरपग्रन्थ है 
जिसमें सैद्धान्तिक, भौगोलिक श्लौर दार्शनिक सभी चर्चाएं यथास्थान मिलती है। ग्रन्थ में सर्वत्र श्रवेकान्त दृष्टि का 
प्रयोग होने से ऐसा जान पडता है, जंसे सैद्धान्तिक तत्त्व प्ररोहो की रक्षा के लिये अ्रनेकान्त को वाड़ ही लगाई गई 
हो, सर्वत्र भेदाभेद, नित्यानित्यत्व श्रौर एकानेकत्व के समर्थन का क्रम झनेकान्त प्रक्रिया से युक्त दृष्टिगोचर होता . 
है । स्वरूप चतुष्टय के ग्थारह बारह प्रकार, सकलादेश विकलादेश का विस्तृत प्रयोग तथ। सप्त भगौका विशद झौर 
विविध विवेचन इसी भ्रन्थ में प्रपनी विशिष्ट शैली से मिलता है । ; 

योतिप्राभृत, व्यास्याप्रश्नप्ति, व्याख्याप्रश्षप्ति दण्डक प्रादि का उसमे उल्लेख किया गया है । जिससे 
स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि श्रकलक देव विद्याके क्षेत्र में भ्रघिक से प्रधिक संग्राहेक भी थे। तत्त्वार्थाधि गम नामक 
भाष्य भी भ्रकलंक देव के सामने रहा है। भ्रोर भी कई टीका ग्रन्थ सामने रहे हैं । 

ग्रन्थ में दिग्नाग के प्रत्यक्ष लक्षण--कल्पनापोढ़ का खण्डन है पर पघर्मकीतिकृत “प्रश्रान्त” पद 
विज्विष्ट प्रत्यक्ष का लक्षण नही + मद्यपि धर्मकीति की 'सन्‍्तानान्तर सिद्धि' का आशद्वश्लोक बुद्धिपूर्वा क्रिया' उद्धुतत 


बन 9>+नप, 











१. घवलाटीका, न्याय क्ुमुद पू० ६४६ 


१५० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 
है फिर भी ऐसा जान पड़ता है जैसे तर्तवार्थ वातिक की रचना के समय धर्मकीर्ति के भ्रन्य प्रकरण प्रकलक देव के 
ग्रध्ययन में उस समय तक न आये हो । इसी कारण यह ग्रन्थ उनका प्रथम ग्रन्थ जान पडता है । यह अच्छे बैय्या- 
करण भी थे | सूत्रों मे शब्दों की साथंकता तथा व्युत्पत्ति करने में उनके इस रूप के खूब दर्शन होते है । यद्यपि वे 
सर्वत्र पृज्यपाद के जैनेन्द्र व्याकरण का उद्धरण देते है । परन्तु पाणिनि और पतजलि के भाष्य को भी भूले नहीं है । 
भूगोल झौर खगोल के विवेचन में तिलोय पण्णत्ती उनके सामने रही है। दोनो में कितना ही कथन समान मिलता 
है | वास्तव में यह भाष्य तत्त्वार्थसृत्र की उपलब्ध टीकाओं में मूर्धन्य और आकर ग्रन्थ है। भ्रकलक देव की प्रज्ञा 
के इसमें विशिष्ट दर्शन होते है। इस भाष्य में जनेतर ग्रन्थों के ग्रनेंक उद्धरण मिलते है। इससे उसकी महत्ता का 
सहज ही अनुभव हो जाता है । तत्त्वार्थत्र पर ऐसा अन्य कोई दूसरा भाष्य उपलब्ध नही है 


झष्टशतो 

यह अचाये समन्तभद्र कृत आप्त मीमासा' भ्रपरनाम' 'देवागम स्तोतन्र' की सक्षिप्त वृत्ति है। जैन दर्शन 
में श्राप्तमीमासा का विशिष्ट गौरवपूर्ण स्थान है। इसमे अ्रनेकान्त श्रौर सप्तभगी का श्रच्छा विवेचन है। इसका 
प्रमाण ८०० इलोक जितना है इसी से इसे अष्टशती कहा जाता है। इस अध्टशती पर आचार्य विद्यानन्द की 
अ्रष्ट सहस्नी' नाम की टीका है । जो सुबर्ण मे मणिव॒त्‌ आगे-पीछे के व्याख्या वाक्या मे अष्टशतों को जडती चली 
जाती है। विद्यानन्द ने स्कक्‍य भ्रपनी उस अ्रष्टशता गित म्रष्ट सहस्त्र। मे लिब। है कि यह अ्रप्ट-सहख्री कष्ट सहस्री 
से बनपाई है। जैसा कि उनके वाक्य से स्पष्ट है '-- 

'श्रोतव्या भ्रष्ट सहस्री श्रुते. किमनन्‍ये: सहस्लसख्यान । 

इसमें मूल आप्तमीमासा में श्राये हुए सदेकान्त अ्सदेकान्त, भेदेकान्त, ग्रभेदकान्त, नित्येकान्त, क्षणिककान्त 
झ्रादि एकान्तों की झालोचना करते हुए पुण्य-पाप बन्ध को चर्चा की है । इन सब एकान्तो की आलोचना मे अप्टशती 
में उन-उन एकान्तवादियों के मन्तब्य पूर्वपक्ष में साधार दिये है। और ग्राज्ञा प्रधानियों के देवागम श्रौर आकाश- 
गमन प्रादि के द्वारा श्राप्त के महत्व ख्यापन की प्रणाली की आलोचना कर श्राप्तमीमासा के प्राधार से वीतराग 
सर्वज्ञ को ग्राप्त सिद्ध किया है, श्रौर युक्ति से आगम अविरोधी वचन वाला बतलाया है। इसी कथन में श्रन्य आप्तो 
के एकान्तवाद की चर्चा भी निहित है। और ग्रन्त मे' प्रमाण और नय की चर्चा की है ॥ 


लघीयस्त्रप सविवृत्ति 

यह छोटे-छोटे तीन प्रकरणों का संग्रह है । इस ग्रन्थ में तीन प्रवेश है। प्रमाण प्रवेश, नय प्रवेश और प्रव- 
चन प्रवेश । इसमे कुल ७८ मूल कारिकाए है। पभ्रकलक देव ने लघीस्त्रय पर एक विवृत्ति लिखी है। यह विवृत्ति 
कारिकाशों की व्याख्या रूप न होकर उसमे सूचित विषया की पूरक है। उन्होंने यह विवृत्ति कारिकाओं के साथ ही 
लिखी है क्योकि वे जो पदार्थ कहना चाहते है उसके श्रमुक अ्रश को इलोक मे कहकर शेष को विवत्ति में कहते है। 
परत. उसका न'म वृत्ति नहोकर विवत्ति विनेष विवरण ही उपयुक्त है। विपय की दष्टि से पद्म और गद्य मिल 
कर ही ग्रन्थ की अखण्डता बनाते है। हि 

लघीस्त्रय में छह परिच्छेद है, जिनमे चर्चित मुख्य विपय निम्न प्रकार है । 

प्रथम परिच्छेद में सम्यग्ज्ञान की प्रमाणता, प्रत्यक्ष परोक्ष के लक्षण, प्रत्यक्ष के साव्यवहारिक और मुख्य 
दो भेद, साव्यवहारिक के इन्द्रिय प्रत्यक्ष और श्निन्द्रिय प्रत्यक्ष भेद, और मुख्य के भ्रवग्रहादि भेद, पूर्व पूर्वज्ञानी 
की प्रमाणता श्रादि का विवेचन है । 

द्वितीय परिच्छेद मे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु की प्रमेयरूपता, नित्येकान्त भौर क्षणिकंकान्त मे ग्रथंक्रिया 
का प्रभाव भ्रादि प्रमेय सम्बन्धी चर्चा है । 

ततीय परिच्छेद में मति स्मृति संज्ञा चिन्ता झ्ौर अभिनिबोध आदि का शब्द योजना से पूर्व श्रवस्था में 
तथा छब्द योजना के बाद श्रुतव्यपदेश, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तक श्रौर अनुमान का परोक्षत्व, प्रत्यभिज्ञान में उपमान 


पाँचयी दातलाज्दी से अआठवी शताब्दी तक के आचायें १५१ 


का ध्न्तर्भाव, कारण पूर्वचर झौर उत्तरचर हेतुओं का समर्थन, प्रदृश्यानुपलब्धि से भी श्रभाव को सिद्धि और 
विकल्प बुद्धि की वास्तविकता क्रादि परोक्ष प्रमाण सम्बन्धी विषयों की चर्चा है। 

चौथे परिषच्छेद में ज्ञान की ऐकान्तिक प्रमाणता या प्रप्रमाणता का निषेष करके प्रमाणाभास का स्वरूप, 
श्रुत की प्रमाणता, ध्लौर प्रागम प्रमाण आदि विषयो का विचार किया गया है। 

पाचवे परिच्छेद में नय दुनंय के लक्षण, नयो के द्रग्याथिक पर्यायाथिक झादि भेद, और नैगमादि नयो में 
भ्र्थनय शब्दनय श्रांदि के विभाग का विवेचन है । 

छठे परिष्छेद में प्रमाण और नय का विचार करते हुए भ्र्थ और आलोक की ज्ञान कारणता का खंडन 
तथा सकलादेश विकलादेश का विचार शौर प्रमाण नयादि का निरूपण किया गया है। 

इस तरह यह ग्रन्थ अकलक देव की पहली मौलिक दाह्ेनिक कृति है । 


न्यायविनिद्रणय सब॒त्ति-- 


प्रस्तुत भ्रन्थ में ४८५० श्लोक है | श्रौर तीन परिच्छेद है- प्रत्यक्ष, प्रनुमान, और प्रवचन । सम्भव है, 
प्रकलक देव ने इस पर भी कोई चूणि या त्रति लिखी होगी । डा० महेन्द्र कुमार जी ने उसके प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया था, किन्तु खेद है कि वह उपलब्ध नही हुई । 

प्रथम परिच्छेद में प्रत्यक्ष का लक्षण लिख कर प्रत्यक्ष के दो भेद इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अतीन्‍न्द्रिय प्रत्यक्ष के 
लक्षणादि का विवेचन किया गया है। धर्मकीति सम्मत प्रत्यक्ष लक्षण की समालोचना, तथा बौद्धकल्पित स्वसवेदन- 
योगि मानस प्रत्यक्ष का निराकरण करते हुए साख्य और नैयायिक सम्मत प्रत्यक्ष लक्षण का निराकरण किया गया है। 

दूसरे परिच्छेद में प्रनुमान का लक्षण, साध्य-साध्याभास श्रौर साधन साधनाभास के लक्षण, हेतु के त्रेरूप्य 
का खडन करते हुए भश्रन्यथानुपपत्ति का समर्थन, धसिद्ध, विरुद्ध, भ्रनेकान्तिक झौर अऑकिड्चितकर हेत्वाभासो पश्रादि 
का विवेचन किया गया है। श्रौर अनुमान से सम्बन्धित विषयो का कथन किया गया है । 

तीसरे प्रवचन प्रस्ताव में प्रवचन का स्वरूप, सुगत के आाप्तत्व का निराकरण, सुगत के करुणावत्व' तथा चतु- 
रार्थ प्रतिपादकत्व का परिहास, श्रागम के श्रपौरुषेयत्व का खण्डन, सर्वज्ञत्व समर्थन, मोक्ष और सतभगी का निरूपण, 
स्थाद्गाद में दिये जाने वाले सशयादि दोषों का परिहार, स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि का प्रामाण्य शौर प्रमाण के फलादि 
विषयो का कथन किया गया है । 

इस ग्रन्थ पर आचार्य बादिराज का विस्तृत विवरण उपलब्ध है, जो न्याय विनिश्चय विवरण के नाम से 
प्रसिद्ध है, और जो भारतीय शानपीठ काशी से दो भागों में प्रकाशित हो चुका है। वादिराज ने उसके रचना काल 
का उल्लेख नहीं किया। वादिराज का परिचय अन्यत्र दिया है। उनका समय शक स० ६४७ (सन्‌ १०२५) है । 

सिद्धिविनिद्चय--अकलकदेव की यह महत्वपूर्ण कृति है। इसमें १२ प्रस्ताव हैं जिनमें प्रमाणनय भ्रौर 
निक्षेप का विवेचन किया गया है। उनके नाम इस प्रकार है--१ प्रत्यक्षसिद्धि (२) सबविकल्पसिद्धि (३) प्रमा- 
णान्तर सिद्धि (४) जीवसिद्धि (५) जल्पसिद्धि (६) हेतुलक्षण सिद्धि (७) शास्त्रसिद्धि (८५) सर्वज्षसिद्धि (६) शब्द- 
सिद्धि (१०) अर्थशयसिद्धि (११) दब्दनयसिद्धि (१२) झौर निक्षेपसिद्धि । इन प्रस्तावों के नामों से उनके विषयों 
का परिज्ञान हो जाता है | डा० महेन्द्र कुमार जी ने क्रमिक विकास की दुष्टि से इन्हे चार विभागों में बाटा है-- 
(१) प्रमाण मीमासा, (२) प्रमेय मीमासा, (३) नय मीमांसा शौर (४) निक्षेप मीमासा । 

प्रमाण भीमांसा--इसमे प्रमाण और उसके भेद-प्रभेदो का तथा प्रत्यक्ष सिद्धि, सविकल्प सिद्धि, सर्वक्षसिद्धि 
प्रमाणान्तर सिद्धि, और हेतु लक्षण सिद्धि, इनमें प्रतिपादित प्रमाण सम्बन्धी विषयों का सार दिया गया है। झौर 
दशेनान्तरीय ग्रन्थों में माने जाने वाले प्रमाण की मीमांसा की गई है। 

प्रभेथ मीभांसा--इसमें जीवसिद्धि श्ौर दब्द सिद्धि में प्रतिपादित प्रमेय सम्बन्धी सामान्य स्वरूप का कथन 
किया गया है| जेन परम्परा में प्रमेय-द्रव्यों के दो भेद है--चेतनद्रव्य झौर अ्रचेतन द्रव्य । चेतनद्रव्य श्रात्मा या जीव है 
उसका लक्षण ज्ञाता दृष्टा है। भौर श्रतेतन द्रव्य पुदूगल, धर्म, अघर्म, आका३/ श्रौर काल के भेद से पांचप्रकार के हैं । 


५99 जैत धर्म का प्राचीन इतिहास--भ्ग २ 


पुद्गल द्रद्य-- रूप-रस, गन्ध और स्पर्श वाले परमाणु पुद्गल द्रव्य है। वे अनन्त है । पुदूगल परमाणु जब 
स्कन्ध बनते हैं तब उनका रासायनिक बन्ध हो जाता है। उस स्कन्ध मे जितने पुदूगल परमाण्‌ सम्बद्ध है उन सबका 
एक जैसा परिणमन हो जाता है। और उसी परिणमन के अनुसार स्कन्ध में रूप विशेष श्लौर रस विशेष का व्यव- 
हार होता है। समस्त जगत इन्ही पुद्गल परमाणुप्रो से निर्मित हुआ्रा | प्रति समय कोई न कोई परिणमन करने का 
उनका स्वभाव है। पुद्गल छाब्द का श्र्थ ही पूरण और गलन है । 

धर्म द्रब्य--यह एक लोकव्यापी अमृत द्रव्य है जो गमनशील जीव और पुदूगलो की गति में सहायक होता 
है। यह प्र रक निमित्त नही किन्तु उदासीन निमित्त है। 

भ्रधर्म द्रव्य--यह एक लोक त्यापी अमूृर्त द्रव्य है जो स्थितिशील जीव और पुद्गलो की स्थिति में सहायक 
होता है। यह भी उदासीन निमित्त है। 

झाकाश द्रध्य--यह एक अनन्त अमूर्त द्रव्य है, जिसमे समस्त द्रव्यो का अवगाह होता है। द्वव्यो के अब- 
स्थान की अपेक्षा इसके दो भेद है । जहाँ तक जीवादिक पाये जाये वह लोकाकाश है और जहा केवल आकाद ही 
झाकाश है वह झालोकाकाश है । 

काल व्रद्य --लोकाकाश व्यापी असख्य कालाण द्रव्य है, जो स्वय तो परिणमन करते ही है किन्तु अन्य 
द्रव्यो के परिणमन में भी निर्मित्त होते है। घडी, घण्टा दिन श्रादि काल व्यवहार इन्ही के निमित्त से होता है । 

जीव ब्रव्य--उपयोग रूप है, अमूर्त है, कर्ता है, और भोक्‍ता है, स्वदेह परिमाण है ससारी और सिद्धि हो 
जाता है। स्वभाव से ऊर्ध्वगमनशील है । जीव का स्वभाव चेतन्य है, वही चेतन्य ज्ञान ग्रोर दर्शन अवस्थाओं में 
परिणत होता है । जीव को सभी जीवबादी झमूर्त मानते है । जीव के दो भेद है ससारी ओर मुक्त | किन्तु ज॑न 
परम्परा में संसारी शवस्था में सदा कर्म पुदूगला से बधे रहने के कारण उसे व्यवहार दुष्टि से मूर्त माना जाता है। 
संसारी अवस्था में जब उसकी वैभाविक शक्ति का विकार परिणमन होता है तब आत्मा को कथचित्‌ मूर्त भी 
माना गया है। उसे स्वय कर्ता और भाक्‍षता भी माना है । जीव प्रनादि काल से कर्म पुदूगलों से बद्ध चला झा रहा 
है । इसी कारण वह कथ चित्‌ मूल है। भोर कर्मानुसार प्राप्त छोटे-बड़े शरीर के अ्रनुसार सकोच श्लौर विकास करके 
उस शरीर के प्रमाण श्राकार वाला होता है । बह स्वभावत श्रमूर्त द्रव्य है और पुदूगल से भिन्‍न है। श्रौर वासनाग्रो 
के कारण ससार अवस्था मे विकृत हो रहा है। श्रत, सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यकचारित्र आ्रादि प्रयत्नो से धीरे- 
धीरे शुद्ध होकर कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है। उस समय उसका श्राकार अन्तिम द्वरीर जैसा हो रह जाता है 
क्योंकि जं.व के प्रदेशों मे सकोच और विकास दोनो ही कर्म के सम्बन्ध से होते थे। जब कर्मबन्धन छट गया तव जीव 
के प्रदेशों के फैलने का कोई कारण नही रहता । ब्रत वह अन्तिम शरीर से कुछ न्यून झ्राकारवाला रह जाता है। 

नय मीमासा--गें नथ के स्वरूप का कथन करते हुए, उसके भेद-प्रभेदो की चर्चा की गई है । अनेकान्तात्मक 
वस्तु के एक-एक अभ्रश को विषम करते वाले अ्रभिप्राय विशेष प्रमाण की सन्‍्तान है, उनमे यदि परस्पर प्रीति और 
श्रपेक्षा है तो वे सुनय है | भ्रन्यथा दुर्नय । अनेकात्मक वस्तु के अमुक अश को मुख्य भाव से ग्रहण करके भो प्रन्य 
श्रशों का निराकरण नही करता किन्तु उसके प्रति तटस्थभाव रखता है। जेसे पिता की सम्पत्ति में उसके सभी 
पुन्नो का समान हक होता है । सपूत वही कहा जाता है, जो अपने भाइयों के हक को ईमानदारी से स्वीकार करता 
है । उनके हड़पने की चेष्टा नही करता । किन्तु उनके साथ सद्भाव रखता है। उसी तरह अनन्त धर्मात्मक वस्तु में 
सभी नयो का समान श्रधिकार है, उनमें सुनय वही कहा जायेगा, जो अपने अश को मुख्य रूप से ग्रहण करके भी 
अन्य के श्र शो का गौण करे, पर उनका निराकरण न करे, उनको भ्रपेक्षा को और उनके भ्रस्तित्व को स्वीकार 
करता है। किन्तु जो दूसरे का निराकरण करता है, श्र अपना ही अधिकार जमाता है बह कुपूत की तरह दुर्नेय 
कहलाता है । इसी से आचाये समन्‍्तभद्र ने निरपेक्ष नय को मिथ्या और सापेक्ष नय को सम्यक्‌ बतलायाया है ।” 


लननननीनननननन न लय ओ+ "प्रा: 5 


१, निरमेज, तयामिध्या सापेक्षा वरतुतेष्थक्ृत्‌ । 
आप्तमीर्मासा इनोक १८ 














फंचभी सकाब्दी से आठवीडाताब्दी सक के आचाय॑ है५३ 


'सिस तरह १ट के ताना और बाना दोनों ही श्षलभ-झलग निरपेक्ष रह कर शीत निवारण नहीं कर सकते । 
उकिल्तु जब ताना बाना सापेक्ष होकर फट का रूप धारण कर लेते है, तब वे शीत के मिवारण में समर्थ ह्दो 
जाते है उसी तरह नियतवादों का आग्रह रखते वात परस्पर निरपेक्ष नय सम्यक्तत्व को नहीं पा सकते। किन्तु 
बहुमूल्य मणिया यदि एक सूत्र में न पिरोई यई हो, प्रौरन परस्पर घटक हों, तो वे रत्नाबली सही कहला सकती । 
जिस तरह एक सुत्र में पिरोई गई मणिया रत्नावली हार बन जाती हैं। उसी तरह सभी मय सापेक्ष होकर सम्यकपने 
को प्राप्त हो जाते हैं । 

निक्ष प्‌ मीसांसा--में निक्ष प का स्वरूप और उसके भेदों का विचार किया गया है। निक्षेप के चार भेद 
हैं, भाम॑ स्थापना, द्रव्य और भाव । उनका प्रयोजन भ्रप्रकृत का निराकरण, प्रकृत का निरूषण, सशय का विनाश 
झौर तत्तवार्थ के निश्चय करने में निक्षेप्र की सार्थंकता है ।' अनन्त धर्मात्मक वस्तु को व्यवहार में लाने के लिये 
निक्षेप का प्रयोजन भ्रावश्यक है। गृण रहित वस्तु में व्यवहार के लिए अपनी इच्छा से की गई सज्ञा नाम है। काष्ट 
कर्म, पुस्तकर्म, चित्र कर्म और भ्रक्षनिक्षेप में यह वही है इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। जो गुणों 
द्वारा प्राप्त किया जायेगा या प्राप्त होगा वह द्रव्य है जैसे राजपुत्र को राजा कहना । भविष्यत्‌ पर्याय की योग्यता 
या अतीत-पर्याय के निमित्त से होने वाले व्यवहार का प्राधार द्रव्य निक्षेप है । जैसे जिसका राज्य चला गया, उसे 
वर्तमान में राजा कहना अथवा युवराज को श्वमी राजा कहना । वर्तमान पर्याय विशिष्ट द्रव्य में तत्पर्याय भूलक 
का व्यवहार का आधार भाव निक्षेप है । 

इस सब संक्षिप्त कथन से ग्रन्थ की महत्ता का ग्राभास मिल जाता है। इस तरह झकलक देव की कृतियां 
जैन शासन की महत्वपूर्ण भौर मृल्यवान कृतिया है । 

प्रमाण संग्रह--इस ग्रन्थ का जैसा नाम है तदनुसार उसमें प्रमाणों, युक्तियों का संग्रह है। इस ग्रन्थ की 
भाषा और विषय दोनो ही जटिल और दुरूह हैं। यह लधीस्त्रथ और न्यायविनिश्चय से कठिन है। ग्रन्थ प्रभेय 
बहुल है । लगता है इसकी रचना न्याय विनिस्वय के बाद की गई है, क्योंकि इसके कई प्रस्तावों के श्रन्त में न्याय 
विनिश्चय की अनेक कारिकाएँ विना किसी उपक्रम वाक्य के पाई जाती है। इस प्रम्थ की नोमि कारिका में प्रयुक्त-- 
अझकलक महीयसाम्‌' वाक्य तो ्रकलंक देव का सूचक है ही, किन्तु इसकी प्रौढ़ शेली भी इसे प्रकलक देव की 
भ्रॉन्‍्तिम कृति बतलाती है, कारण कि इसकी विचारधारा गहन ही गई है। जान पडता है इसमें उन्होंने अपने अब- 
शिष्ट बिचारों को रखने का प्रयास किया है। इसमें हेतुओं को उपलब्धि श्रनुपलब्धि श्रादि अनेक भेदों का विस्तृत 
विवेचन किया गया है। जान पड़ता है इस पर प्राचाये अनन्तवीर्य कृत प्रमाण सग्रहालंकार नाम की कोई टीका 
रही है जिसका उल्लेख झनन्तवीर्य ने स्वयं किया है।* 

प्रमाण संग्रह में & प्रस्ताव ग्रौर साढ़े सतासी ८७१ कारिकाएं हैं। इस पर अकलक देब ने कारिकाओ्रों के 
झतिरिकत पूरक वृत्ति भी लिखी है। इस तरह गद्य-पद्यमय इस ग्रथ का प्रमाण लगभग अष्टशतो के बराबर हो 
हो जाता है। प्रध॑म प्रस्ताव में £ कारिकाये हैं। जिनमे प्रत्यक्ष का लक्षण श्रुत का प्रत्यक्ष अतुमान भौर आगमभ- 
पूर्षक, भौर प्रमाण का फल आदि का निरूपण है। दूसरे प्रस्ताव में भी & कारिकाये हैं, जिनमें परोक्ष के भेब-- 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञान ध्ौर तक श्रादि का निरूपण है । 

तीसरे प्रस्ताव में १० कॉरिकाप्ों द्वारा अनुमान के झ्वयव, साध्य साधन साध्याभास का लक्षण, सदस- 
दैकारत में सांध्य प्रयोग की झ्सभ्भवता, सामान्य विशेषात्मक वस्तु की साध्यता भौर उसमें दिये जाने वाले सच्चयादि 
'बरा्ठ दोषीं के निराकरण श्ांदिं का कथन है। 





१. अवगयरि वारणट्ठ पयदस्यथ परूयणशा शिमिस ञ॑। 
संशयनिरसशाट्र' तच्चस्थकधारण द्ु थ।। 
--भंबला० पु० ६ पृ० ३२१ । 
२. सिंद्धि वितिश्वय टीका पृ० ८, १०, १३० आदि 





७ज-त+5-+२२०७ ०-० ७०००-कन-+-नननन--ान +]3नकानकनयानानकम ०-७५ ५०५०जजन»»»» 


श्भ््ड जैन धर्म का प्राचीन इतिहास भाग--२ 


चौथे प्रस्ताव में साडे ग्यारहकाशों द्वारा त्रिरूप का निराकरण, ध्न्यथा नुपपत्तिरूप हेतु का समर्थन, भौर 
हेतु के उपलब्धि प्रवृपलब्धि झ्रादि भेदों का विवेचन तथा कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, और सहचर हेतुश्रो समर्थन 
है । 

पांचये प्रस्ताव में साडे दशकारिकाग्रों में विरुद्धांदि हेत्वाभासों का निरूपण किया गया है। 

छठे प्रस्ताव में १२९ कारिकाओं द्वारा वाद का लक्षण, जय-पराजय व्यवस्था का स्वरूप, जाति का 
लक्षण प्रादि वाद सम्बन्धि कथन दिया है । भौर झन्त में धर्मकीति आदि द्वारा प्रतिवादियों के प्रति जाइयादि अप- 
शब्दों के प्रयोग का सबल उत्तर दिया है । 

सातवे प्रस्ताव में १० कारिकाओं में प्रवचन का लक्षण, सर्वज्ता का समर्थन, श्रपौरुषेयत्व का खडन, 
तत्त्वज्ञान चारित्र की मोक्ष हेतुता श्रादि प्रवचन सम्बन्धी विषयों का विवेचन किया है । 

श्राठव प्रस्ताव में १३ कारिकाओ में सप्तभगी का निरूपण झ्लौर नेगमादिनयो का कथन है । 

नौथे प्रस्ताव में २ कारिकाप्रो द्वारा प्रमाण नय श्रीर निक्षेप का उपसहार किया गया है । इस तरह यह भ्रथ 
झपनी खास विशेषता रखता है। स्व० न्‍्यायाचार्य प० महेन्द्र कुमार जी ने अकलक देव की इस महत्त्वपूर्ण कृतिका 
सम्पादन कर जेन सस्क्ृति का वडा उपकार किया है। यह ग्रथ अकलक ग्न्थत्रय में प्रकाशित है। इस तरह प्रकलक 
देव की सभी कृतियाँ महत्वपूर्ण है। और भ्रकलक की यह जैन न्याय को श्रपूर्व देन है । 


अकलड् नाम के अन्य विद्वान 


झग्रकलक नाम के अनेक विद्वान हो गए हैं। जेन साहित्य में प्रकलक नाम के श्रनेक विद्वानों का उल्लेख 
मिलता है। उनका यहां सक्षिप्त परिचय दिया जाता है -- 

झ्रकलकचन्त्र नन्दि सघ-सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण, झौर कुन्दकुन्दान्वय की पट्टावली के ७३वे गुरु, 
बद्धमान की कीति के पष्चात्‌ श्रोर ललित कौ्तिके पूर्व उल्लिखित उक्त पट्टावली के अनुसार इनका समय ११६९६--.. 
१२५०० ईस्वी है । --ग्वालियर पट्टान्तगेंत ) 

प्रकलडू प्रविश--मूलसंघ देशीयगण पुस्तक गच्छ कोण्ड ढुन्दान्वय के कोल्हापुरीय माधनन्दि के प्रशिष्य, 
देवकीति, (जिनका स्गंवास ११६३ ई० में हुआ) के छिप्य, शुभचन्द्र त्रविद्येव और गण्डविभुक्तवादि चतु मुख 
रामचन्द्र त्रेविद्य के सधर्मा, माणिक्य भडारि मरियाने, महाप्रधात दण्डलायक भरत और श्रीकरण हैग्गडे बूचिमय्य के 
गुरुवादि बज्ञाकुश भ्रकलक त्रेविद्य थे ।' इनका समय विक्रम की १२वी शताब्दी है। 

प्ककल पण्डित--इनका उल्नेख श्रवण बेलगोलस्थ चन्द्रगरि शिलालेख न० १६६ मे, जो ईस्वी सन्‌ 
१०६८ में उत्कीर्ण हुआ है पाया जाता है।* 

प्रकलंफदेव-- इन्होने द्वविड संघ नन्ध्यान्वय के वादिराज मुनि के शिष्य महामण्डलाचार्य राजगुरु पुष्पसेन 
मुनि के साथ शक स० ११७८ (सन्‌ १२५६) में हुम्मच मे समाधि मरण किया था ।* यह सम्भवत मुनि पुष्पसैन 
के सधर्मा थे। झौर इनवे, शिष्य गुणसेन सैद्धान्तिक थे । 

प्रकलंकमुनिप-- नन्दिसघ-बलात्का रगण के जयकीति के शिष्य, चन्द्रप्रभ के सघर्मा, विजयकीति, पाल्य- 
कीति, बिमलकीति, श्रीपालकीति और झाथिका चन्द्रमती के गुरु थे। सगीतपुर नरेश सालुवदेवराय इनका भक्‍त 
था । बंकापुर में इन्होने नूप मादन एल्लप के मदोन्‍्मत्त प्रधान गजेन्द्र को अपने तपोबल से क्ञान्त किया था। इनका 
स्‍्वर्गवास छक सं० १४१७ (सन्‌ १५३४०) में हुआ था।* 











१. अवरण बेलगोल शि० न० (६४) प्‌ृ० २८, न्याय कुमुदचन्द भा» १ प्रस्ता० पृ० २५। 
२. श्रवणा वेज़गोल शि० न० १६६९ पृ० ३०६। 

३. एपीग्राफिया, कशाटिका, ८, सागर (४४) 

४, प्रशस्ति सग्रह आरा पृू० १२६, १३० । 


पाँचवयों धंताब्दी से आठवीं शताब्दी तक के आचार्य १४४ 


अकलंक देव--मूलसंघ देशी यगण पुस्तकगर्छ कुन्द-कुन्दान्व॑य में श्रवण बेल्गोल मठ के चारुकीति पंडित की 
शिष्य परम्परा में उत्पन्न तथा संगीतपुर (हाडुहल्लि दक्षिणी कनाराजिला) के मठाधीश भट्ठारक थे। यह 
कर्णाटक दब्दानुशासन के कर्ता भट्टाकलंक देव के गुर, और सम्भवतया अ्रकलक मुनिप के प्रशिष्य थे। इनका 
समय सन्‌ १५४५०--७४५ ई० के लगभग है । (देखो श्र ग्रेजी जैन गजद १६२३ ई० पृ० २१७) 
झकलंकदेय (भट्टाकलंक देव )--यह मूलसंघ देशीगण के विद्वान सुधापुर के भट्टारक, विजय नरेश वेकट- 
पतिराय (१४८६--१६१५ ई०) से समाट्टत तथा कर्णाटक शब्दानुआसन नामक प्रसिद्ध कनडी व्यकरण और 
मंजरी मकरन्द शोभकृत संवत्सर शक स० १५२६ सन्‌ १६०४ ई० में समाप्त किया) के रचयिता थे। 
राय बहादुर धार नरसिहाचार्य के कथनानुसार यह विभिन्‍न सम्प्रदायो के न्यायश्ञास्त्र में निष्णात 
थे। एक निपुण टीकाकार तथा सस्कृत और कन्नड़ उभय भाषाओं के व्याकरण के महा पण्डित थे। तत्कालोन भ्रनेक 
राजाधोों की सभाओ्रों में बाद में विजय प्राप्त कर जैनधर्म को महती प्रभावता को थी । राजाबलो कथ के करता देव चन्द्र 
के अनुसार इन्होने सुधापुर में ही विविवज्ञान-विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थो । यह छह भाषाओ्रों में कविता कर 
सकते थे। यह कर्णाटक दाब्दानुशासन की रचना द्वारा लोकप्रिय थे । इनका समय विक्रम की १७श्री शताब्दी का 
प्रन्तिम चरण (१६७२) है । (देखो, प्रार० नरसिहाचायय कर्णाटक शव्दानुशासन की भूमिका, कर्णाटक 
विचरिते, भ्लौर राजावलि कंथे ।) 
झकलंक मुनिप--देशीगण पुस्तकगच्छ के कतकगिरि (काल) के भट्टारक थे। शक्कर स० १७३५ (वि० 
स० १८७०) सन्‌ १८१३ ई० में इन्होंने समाधिम रण किया था । 
(एपि० कर्णाटिका ४ चामराजनगर १४६ भर १५०) 
इप,यक देव--इन्हें म्रकलक प्रतिष्ठा पाठ यथा प्रतिष्ठाकल्प के रचयिता कहा जाता है। इस ग्रन्थ में, €व 
शताब्दी से लेकर सोमसेन के त्रिवर्णाचार (उपलब्ध प्रचचोनतम प्रति) १७०२ ई० क॑ उल्नेख या उद्धरण आदि पाये 
जाते है | श्रत: इनका समय १८वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो सकता है । 
(प्रशस्ति स० आरा पृ० १६५,१६८, १८० ॥) 
धकलंक-- परमागमसार' नामक कन्‍नड़ ग्रग्थ के रचयिता। 
(देखो, जैन सि० भ० आरा की ग्रन्थ सूची पृ० १५) 
अकलंक--चेत्यवन्दनादि प्रतिक्रमण सूत्र, साधु श्राद्ध प्रतिक्रमण और पदपर्याय मजरी प्रादि के कर्ता । 
न्याय कुमुदचन्द प्रस्तावता पृ० ५० 


परवादमल्ल 


यहू अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी गुरु परम्परा ज्ञात नही हुई । पर यह परवाधिमलल्‍ल के रूप में 
प्रसिद्ध थे। मल्लिषेण प्रशास्ति में पत्रवादी विमलचन्द्र श्लौर इन्द्रनन्दि के वर्णन के पश्चात्‌ घटवाद घटा कोटि- 
कोबिंद परवादि मल्‍्लदेव का स्तवन किया गया है। और राजा शुभतु ग॒ की सभा में उन्ही के मुख से झपने नाम की 
सार्थंकता इस प्रकार बसलाई गई है ;-- 
| घट-वाद-घटा-कोटि-को बिद: फोविदां प्रयाक : 
४ प्रवादिमल्‍ल-देवो देव एवं न संध्यः ।२८ 
चूणि- येनेमसास्मनामधेयनिदक्तिरकतानास पृष्ठवस्तं कृष्णराजं प्रति । 
गृहीत पक्षः दिततरः परः स्थात्‌ तद्वादितस्ले पर वादिनः स्पुः । 
तेषां ही सललः परवादिमल्‍लः तस्नाम सनन्‍नाम बदन्ति सन्‍तः ।।२€ 
इस उल्लेख पर से स्पष्ट है कि ईसा की १२वी शताब्दी के प्रारम्भ में परवादिमतल की गणना महान- 
वादी प्रोर प्राचीन प्राचायों में की जाती थी। परन्तु उस समय लोग उनके मूल नाम को भूल' चुके थे। परवादी- 
मलल पझ्कलंक देव की परम्मपरा के विद्वान जान पढ़ते हैं। 


१५६ जत धर्म का प्राचीन इतिहास--- भाग २ 


परवादिमल्ल के समकालीन राजा, जिसकी सभा में उन्होंने अपने नाम की साथ्थकता प्रकट की थी, राष्ट्र- 
कूट राजा कृष्णराज प्रथम शुभतु ग (७५७--७७३) था । सभव है इन्ही परवादिमत्ल ने धर्मोत्तर कृत न्यायविन्दू 
टिप्पण पर टीका लिखी हो। अ्रतएव इन परवादि मल्‍ल प्रथम का समय ७७० से ८०० के लगभग हो 
सकता है। 

यह प्रशस्ति मत्लिषण मुनि के शक स० १०५० (सन्‌ ११२८) में उनके छारीर त्याग करने की स्मृति में 
उत्कीर्ण की गई थी ! उबत प्रशम्ति मे श्रकलक का साहसतू ग की सभा मे वादियों को झपने नाम के अर्थ का करना 
इस बात का साक्षी है |क प्रदस्तिकार इन दो राजाओं को पुथक्‌ समभने थे | इस प्रशस्ति में श्रनेक प्राचीन शझ्राचायों 
के नामों का उल्लेख किया गया है। महावादी समनन्‍्तभद्र, महाध्यानी सिहनन्दि, षण्मासवादी वक्षग्रीव, नव- 
सत्रीतकारी वज्ञनन्दि, त्रिलक्षणकदर्थत के कर्ता पात्रकेसरी गुरु, सुमति सप्तक के रचयिता सुमतिदेव, महाप्रभाव- 
हाली कुमारसेम, मुनि श्रेष्ठ चिन्तामणि, दष्डि कवि द्वारा स्मृत कवि चूडामणि श्री वर्धदेव, शौर सप्ततिवाद विजेता 
महेश्वर मुनि के बाद घटावती्ण तारादेवी के विजेता प्रकलक देव का स्तवन किया गया है। इससे इस प्रशस्ति की 
महत्ता स्पष्ट है । 


रचियेणाचाय 
रविधेणान्ञार्य--ने अपने सघ भौर गण-गच्छादि का कोई उल्लेख नही किया । परन्तु सेनान्त नाम 
होने से वे सेससथ के विद्वान जान पड़ते है। इन्होने अपनों गुरु परम्परा का उल्लेख निम्न प्रकार प्रकट 
किया है : -- 
प्रासोदिन्द्रयु रो दिवाकर यति: दिध्योपस्य चाहंस्मुसि-- 
स्तस्माल्लक्षम शसेन सन्‍्मुनिरदः शिष्यो रविस्तु स्मृतम्‌ ।। 


इन्द्र गुर के दिवाकर यति, दिवाकर यति के प्ह॑न्मुनि, प्रहेन्‍्मुनि के लक्ष्मणसेन, ओर लक्ष्मणसेन के शिष्य 
रुविधेण थे । इसके सिवाय इन्होने अपना क ई परिचय नही दिया । भौर न यही सूचित किया कि वे किस प्रान्त के 
निवासी थे। इनके मातापिता कौम थे, उत्का गृहस्थ जीवन कैसा रहा ? और मुनिजीवन कब धारण किया 
श्र उसमें क्या कुछ कार्य किया । इसका कोई उलेल्ख उपलब्ध नहीं होता । आपकी एक मात्र कृति पद्म चरित या 
बलभद्र चरित्र है। जो सस्कृत भाषा का एक सुन्दर चरित्र ग्रन्थ है। इसमें १२३ पर्व हैं जिनकी शजोक सख्या बीस 
हजार के लगभग है । 
ग्रन्थ मे बोसवे तीर्थंकर मुनिसुव्रत के तीर्थ में होने वाले बलभद्र या राम का चरित वणित है। मर्यादा 
०वरुषोश्तम रामचन्द्र इतने ग्रधिक लोक प्रिय हुए हैं कि उनका वर्णन भारतीय साहित्य में ही नही किन्तु भारत से 
बाहर के साहित्य में भी पाया जाता है। ओर संस्कृत प्राकृत प्रपश्नश्ञ आदि प्राचीन भाषाओं में और प्रान्तीय- 
झाषाओ्रों में भी उनका जीवन-परिचय निबद्ध मिलता है । 
आचार्य रविषेण ने लिखा है कि तोर्थंकर वर्धमानने पद्म मुनि का जो चरित कहा था वही इस्द्रभूतिगण- 
धर ने धारिणी पुत्र सुधर्मको कहा, श्र सुधर्म ने जबू स्वामी से कहा । प्रौर वही आचार्य परम्परा से श्राता हुआ 
उत्तर बाग्मी शोर श्रेष्ठ वक्ता कीतिधर श्राचार्य को प्राप्त हुआ । उनके लिखें हुए चरित्र को पाकर रविषेण ने यहु 
प्रयत्न किया है ।* इतना ही नही किन्तु अन्तिम १२३वे पर्व के १६६वे इलोक में उन्होने इसी प्रकार उल्लेख किया 
हैं. ४5 
१, बद्धमान जिनेस्द्रोक्तः सोध्यम्थों गशेश्वरम । 
इन्द्रभूति परिप्राप्त सुधा धारिणी भवम्‌ ।।४१ 
प्रभव क्रमतः कीति तसीइसुत्त र बाग्मिनम्‌ । 
लिखत तस्य सम्प्राप्य रवेंयेल्नोईयमुदगतः ।॥॥४२॥ 


* है$ 


फंचती शक्ान्दी से आहंवी क्ताब्दी तके के आचार्य बे ' हैक 


सिंदिध्ट ' सकलेमसंसेन सुकमा शोवद्धभानेल' यल्‌ । 
तत्व कासव सूतिता निगदित जम्थो: प्रशिष्यक्य जे । 
किध्येघोलर वाग्सिता प्रकटितं पदस्य अर्त सुने: । 
श्ंमः साध समाधि बुद्धि करण सर्वोत्ततं सज़लस ।।१६६ 
झपअंध भाषा के कवि स्वयंभूने पद्य चरित के झ्राधार से “कित्तिहरेण प्रनुत्तरवाएं” वाक्य के सत्य 
प्रमुलर वाग्सी श्रेष्ठ वक्ता कीतिघर का उल्लेख किया है। परन्तु प्रेमी जी ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया । इससे 
स्प्रेष्ट है कि रवियेण ते पद्ममुनि का चरित कीतिघर नाम के आाचाये के द्वारा लिखित किसी प्रन्थ पर के ले लिया 
हैं श्ौर उसी के प्रसुसार इसकी रचना की गई है । पर कीतिधर आचार्य का भ्र्य कोई उत्लेश इस समय उपलगा। 
नहीं है। और न पन्यत्र से उसका समर्थन होता है। जान पड़ता है उनका यह ग्रस्थ जिमष्ठ हो गया है ॥ इस तरह. 
बहुत सा प्राचीन साहित्य सदा के लिये लुप्त हो गया है । 
यहां यह ब्रवष्य विचारणीय है कि विभल सूरि के 'पठंसक्षरित” के साथ रविषेण की इस रखता का 
बहुत कुछ साम्य क्नेक स्थलों पर दिखाई देता है। इधर पउमचरिय का वह रचना काल भी संदिग्ध है"! वह उच्ी 
काल की रचना नहीं है। प्रशस्लि में जो परम्परा दी गई है उसका भी समर्थन अ्न्यत्र से नहीं हो रहा है। ग्रन्थ की 
भाषा झौर रचना शैली को देखते हुए वह उस काल की रचना नहीं जान पड़ती । उस समय महा राष्ट्रीय प्राकृत का 
इतना प्राजल, रूप साहित्यिक रचन! में /उपलब्ध नहीं होता । पर ग्रन्थ के प्रत्येक उद्देश्य के प्न्त में गाहिणी, 
शरभ भ्रादि छन्‍्दों का, गोति में यमक औौर प्रत्येक सर्गान्‍्त में विमल शब्द का प्रयोग भी इसकी श्रर्वाच्रीनता का ही 
दोतक है' । इस सम्बन्ध में भ्रभी भ्रौर गहरा विचार करने तथा श्रन्य प्रमाणों के श्रन्वेषण करने को अपवश्यकता 
है । पर कुबलय माला? (वि० स॒० ८३५ के लगमग) में दोनों का उल्लेख होने से यह न्सिमनता हैं कि पऊ्मलईरेत 
प्रौर पद्म चरित दोतों हो उसत्ते पूर्व को रचना हैं इससे पूर्व का भप्रन्य कोई उल्लेख मेरे देखने में हो नहीं. अ्श्या:।॥ भ्रक्ष: 
वह महावीर निर्वाण से ५३० (वि० स० ६०) की रचना नही हो सकती । 
पुन्ताठ सघी जिनसेन (शक स० ७०५) ने रविषेण" झ्लौर उनके पद्मचरित: का उल्लेस्ष किय्रा है.।. 
पद्मचरित एक संस्कृत. पद्मबद्ध चरित काह्य है । इसमें महाकाज्य के सभी लक्षण मौजुद हैं। ब्त्क की! 
पर्व संख्या १२३ है। इसमें झ्ाठवें बलभद्र राम, झौर ग्राठवें न्रायण लक्ष्मण, भरत स्रीका, जमक़, भंजर्ा पक- 
नजय, भामडल, हनुमान, शौर राक्षसवशी रावण, विभीषण झौर सुग्रीवाविक का परिचय झ्कित किया गया है 
झौर प्रसंगवश अनेक कथानक सकलित हैं। राम कथा के भवेक रूप हैं । जैन ग्रन्थों में इसके दो रूप मिलते है। ग्रन्थ 
मे सीता के झ्रादर्श की सुन्दर ऊ्राको प्रस्तुत की गई है | ध्लौर राम के जीवत की महत्ता का दिग्दर्शन कराया गया 
१, पंचेवयवाससया दुरुमाएं तीसचरिस संजुसता । 
वीरे सिंद्धमुंबगाए तओ निबद्धं इमं चरिय ॥१०३ 
--प्रउम बरिय प्रशस्ति 
“२. देखो, पउमचरिउ का अन्त. परीक्ष शा, अनेकान्त बर्ष ५ किरण १०-११ पृ० ३३७ 
३. जारखिय विमलको विम॑लंकों तारिस लहुइ अत्थ । 
अमयमइय च॑ सरसे सरस जिय” पाइआं जस्स ॥। 
जेंहि कए रमशिज्जे वरंगपठ्माणचरिमवित्थारे । | 
कहूव रा सलाह रिफज्जें ते कइशों जडिय-रबिसेश ॥ हे ० 
| --झ्रुवलयमाला 
४. कृतप्रद्योदयों थोता प्रत्यहें परिबतिता ! है 
मूतिः काव्यमग्री लोकेरवे रिव रवे: प्रिया ॥।३४ 
“हरिवंश पुराण १--३४ 


श्श्द जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रे 


है। रूप सौन्दर्य के चित्रण में कवि ने कमाल कर दिखाया है । ग्रन्थ में चरित के साथ वन, पर्वत, नदियों और ऋतु 
प्रादि के प्राकृतिक दुश्यो, जन्म विवाहादि सामाजिक उत्सवो, श्ंगारादि रसो, हाव-भावः विलासों तथा सम्पत्ति 
विपत्ति से सुख-दुखो के उतार चढ़ाव का हृदयग्राही चित्रण किया गया है। धामिक उपदेशों का यथास्थान वर्णन 
दिया हुश्ना है। प्रसंगानुसार अनेक रोचक कथाप्नो को जोड़कर ग्रन्थ को श्राकर्षक और रुचि पूर्ण बनाने का प्रयत्न 
किया गया है। ग्रन्थक्र्ता ने प्राणियों के कमंफलो को दिखलाने में अ्रधिक रस लिया है। क्योकि उनके सामने 
नैतिकता का शुष्क झ्ादर्श नही था । 

छन्दों कि दृष्िट से ग्रन्थ में आर्या, वसन्‍्ततिलका, मन्दाकान्ता, दर तविलम्बित, रथोद्धता, शिखरिणी, दोधक 
वंशस्थ, उपजाति, पृथ्वी, उपेन्द्रवत्चा करा, इन्द्रवज्ञा, भुजगप्रयात, वियोगिनी, पुष्पिताग्रा, तोटक, विद्युन्माला 
हरिणी, चतुष्पदिका भौर झार्यगीति श्लादि छन्‍्दों का उपयोग किया गया है। इस सब विवेचन से पश्चचरित की 
महत्ता का सहज प्रनुभव हो जाता है । 

रविषेणाचार्य ने पद्मचरित का निर्माण भगवान महावीर के निर्वाण से १२०३ वर्ष छह महीने व्यतीत 
होने पर वि० सं० ७३४ (सम्‌६७७ई० ) के लग-भग किया है । जैसा कि उसकी प्रशस्ति के निम्न पद्म से स्पष्ट है :-- 

; हिशताम्य घिके समासहरल्न समतीते5धंचतुर्थ वर्यंयुक्ते । 
ललित भास्कर बद्धंमान सिद्धे चरितं पशामुनेरिद निबद्धम्‌ ॥१८५ 


शामक्ण्डाचार्य 


शामक डाचार्य--झपने समय के बड़े विद्वान थे | इन्होने पद्धति रूप टीका का निर्माण किया था । यह टीका 
षंट्खडागम के छठवे खण्ड को छोड़कर आदि के पाच खडों पर तथा दूसरे सिद्धान्तग्रन्थ कषाय-प्राभूत पर थी । यह 
टीका पद्धति रूप थी । वृत्ति सूत्र के विषम पदों के भजन को--विश्लेषणात्मक विवरण को--पद्धति कहते हैं--'वित्ति 
सुत्तविसम--पदभजियाए विवरणाए पजियाववएसादो सुत्त वित्ति विवरणाए पद्धई ववएसादो--” (जय ध० प्रस्ता० 
पृ० १९ टि०) इससे जान पडता है कि शामकुण्डाचार्य के सम्मुख कोई वृत्ति सूत्र रहे है। जिनकी उन्होने पद्धति 
लिखी थी । संभव है कि शामकुण्डाचार्य के समक्ष यतिवृषभाचाय कृत वृत्ति सूत्र ही रहे हों, जिन पर बारह हजार 
इलोक प्रमाण पद्धति रची हो । इन्द्र नन्दि ने श्रुतावतार में उसका उल्लेख किया है :-- 
काले ततः कियत्मपि गते पुनः शामकुण्डसंशेन । 
झाचायेंण ज्ञात्वा द्विभिद मप्यागमः कार्त्स््यात 0 १६२ 
दादश गणित सह ग्रन्थ सिद्धान्तयोरुभयों । 
घष्ठेन विना खण्डेन पृथ महाबन्ध संशेन ॥१६३ 
शामकुण्डाचार्य का समय संभवत सातबी शताब्दी हो, इस विषय मे निश्चयत' कुछ नहीं कहा जा 
सकता । 


बावननन्दि मुनि 

यह तमिल व्याकरणो---तोलकापियम, अगत्तियम्‌ तथा अ्रविनयम्‌ नामक व्याकरण ग्रन्थो--के ज्ञाता ही 

नही थे किन्तु ससक्ृत व्याकरण जैनेन्द्र मे भी प्रवीण थे । इन्होने शिव गग नाम के सामन्त के प्रनुरोध पर 'सन्नू लू 

नाम के व्याकरण की रचना की थी। यह ग्रन्थ सबसे भ्रधिक प्रचलित है, इस ग्रथ पर प्रनेक टीकाए है। उनमे 

मुख्य टीका मल्लिनाथ की है। यह ग्रंथ स्कूल भौर कालेजो मे पाठ्य क्रम के रूप मे निर्धारित है। जैनेन्द्र व्याकरण 

हे से होने के कारण इनका समय पूज्यपाद के बाद होना चाहिये । भ्र्थात्‌ यहु ईसा की सातवी छाताब्दी के 
द्वान है । " 


पाँचवी शताब्दी से आठवीं शताब्दीं तक के आचायें - १४३६ 


" इन्द्र गुरु 
यह दिवाकर यति के शिष्य थे । प्मचरित के कर्ता रविषेण भी इन्हीं की परम्परा में हुए हैं । रविषेण ने 


पशचरित कौ रचना बीर नि० संत्रत १९०३ सन्‌ ६४७ में की है भ्रतः इन्द्र गुरु का समय ईसा की ७वीं सदी का 
पूर्वार्ध होना चाहिये । 


देवसेन 

इस नाम के श्रनेक विद्वात हो गए हैं। उनमें प्रथम देवसेन वे हैं, जिनका उल्लेख शक सं० ६२२ सन्‌ 

७०० ई० (वि० सं० ७५७) के चन्द्रगिरि पर्वत के एक शिलालेख में पाया जाता है। महामुनि देवसेन ब्रतपाल कर 
स्‍्वगंवासी हुए । 

(जैन लेख सं० भा० श्लेख न० ३२ (११३) 


बलदेय गुरु 
यह कित्त्र में वेल्लाद के घर्ममेन गुरु के शिष्य थे। इन्होंने सन्‍्यासब्रत का पालन कर दरीर का परित्याग 
किया था, यह लेख लगभग शक सं० ६२२ सन्‌ ७०० का है। श्रत. इनका समय सातवी ह्षताब्दी का अन्तिम चरण 


है । 
(जैन लेख स० भा० १ लेख नं० ७ (२४) १० ४) 


उप्रसेन गुरु 

यह मलनूर के निगुरु के शिष्य थे। इन्होने एक महीने का सन्यासर व्रत लेकर समताभाव से शरीर का 

परित्याग किया था। लेख का समय शक स० ६२२ सन्‌ ७०० है। भ्रत: इनका समय ईसा की सातवीं शताब्दी का 
श्रन्तिम चरण है । 

(जैन लेख सम्रह भा० १ पृ० ४) 


गुणसेन मुनि 
ये प्रगलि के भांति गुरु के शिष्य गुणसेन ने वृताचरण कर स्वगेंवासी हुए। यह लेख हक सं० ६२२ 

सम्‌ ७०० ईस्वी का है । 
(जैन लेख सग्र० भा० १ पृ० ४) 


नागसेनगुरु 


यह ऋषभसेन गुरु के शिष्य थे। इन्होने सन्‍्यास--विधि से शरीर का परित्याग कर देवलोक प्राप्त किया। 
लेख का समय लगभग शक सं० ६२२ सन्‌ ७०० है। 


(जैन लेख सं० भा. १ प० ६) 
सिहनन्विगुरु 


यह वेट्ट डे गुरु के शिष्य थे। इन्होंने भी सन्‍्यास विधि से क्वरीर का प्रित्याग किया था । यह लेख भी 
सं० ६२२ सन्त ७०० का उत्कीर्ण किया हुआ है। भ्रत: सिहनन्दि गुरु ईसा की सातवीं शताब्दी के विद्वान है। के 


(जैन लेख सं० भव. ११०७) 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाँथि २ 


गुणदेव सूरि 

ये आयस्त्र बेदी थे। बड़े तपस्वो और कष्ट सहिष्णु थे। इन्होने कलवप्प यर्वत के झिखर पर समाधिमरण 

पूर्वक ध्ाराधबाश्ों का झरराधन कर देह त्याग किया था। इनका समय अनुमानतः लगभग झक स० ६२२ सन्‌ 
9०७ है | 


१६० 


(-जैन लेख स० भा० १ ले १६० पृ० ३०८) 


गुण कीति-: 


इन्होंने चस्द्रभिरि पर देहोत्सगं किया था। यह शिलालेख शक सं० ६२२ सन्‌ ७०० ई० का है। 
जन लेख स भा० १ ले० ३० (१०५४) पृ ९३ 


तेल मोलि देवर (तोलांमोलित्तेरब) 


लैल सोलि देवर (तोला मोलि त्तरव)- ये तमिल भाषा के कवि थे। इन्होने 'चूडामणि' नाम का एक तमिल 
जन ग्रन्थ राजा सेकत (६५०ई०) के राज्य काल में उनके पिता राजा मार वम्मंन' भ्रवेतीचलम न की स्मृति 
में बताया था । श 
यह एक लघु काव्य प्रन्थ है, इसकी रचना शैली 'जीवक चिन्‍्ताम्माण' के ढंग की है। तमिलनाड़ में 
पुराततन ससय से शावी बातो की मूचना देने थाले ज्योतिषयों की एक जाति रही है, जिसे 'नादन' कहते हैं । इसमें 
भविष्यवकता का प्रभाव, वधू द्वारा बर का चुनाव । युद्ध में वीरो के श्राचरण, बहुविवाह की प्रथा भ्रादि का वर्णन 
है। इसकी कथा भू-लोक ओर स्वर्ग लोक दोनो से सम्बन्ध रखती है । प्रजापति राजा की दो पत्नियाँ थी, दोनो से 
उसके दो पुत्र हुए । एक का नाम विजयत, जो गौर बर्ण था। दूसरे का नाम तिबिट्टन था, जो कृष्ण वर्ण था । दोनों 
बालक धत्यन्त सुन्दर थे। एक दित भविष्यवक्ता ने झ्राकर कहा कि तिवट्टन का विवाह स्वर्ग लोक की एक भ्रप्सरा 
सै हीगा। उसी समय प्रप्सराध्रो की रानी को भी प्रपनी कन्या के विवाह के सम्बन्ध में ऐसा ही स्वप्न हुआ । भ्रन्त 
में दोनों का विवाह सम्पत्व हो गया। इसमें तिविद्न की कथा धौर श्रप्सरा की कन्या के साथ विवाह भ्रादि का 
विस्तृत वर्णन किया गया है। और कथा के श्रन्त में राजा का राज्य परित्याग कर सन्यासी होने का उल्लेख है। 
साध में जेब धर्म के सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। कवि का समय भी ६५० ईस्वी है । 


चन्द्रतन्द 

अम्प्रनन्दि:--दिष्य कुमारनन्दि का उल्लेख श्री पुरुष के दान-पत्र में पाया जाता है, जो शक स०६७८ 

सन्‌ ७७६ (वि० सं० ८५३३) का उत्कीर्ण किया हुआ है। और जो श्रीपुर के जिनालय को दिया गया था। इससे 

चन्द्रवन्दि का समय ईसा की ८वी शताब्दी का मध्यकाल सुनिध्चित है । 

है जयदेव पंडित 

जयवेव पड़ित--मूलस घश्श्य्ैय देवगण शाखा के रामदेवाचार्य के शिष्य थे। इनके शिष्य विजयदेव पडिता- 

जाणे को शंख वस्ति के धधल जिनाँजह्य के लिए शक स० ६५६ (वि० स० ७६१) मे विजय सवत्सर द्वितीय में माघ 
पूणिमा को कुछ भूमि परिचमी चांजुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने दी थी । 


जैन लेख सं० भा० २ लेख न ० ११५ 


हर विंज पोति--धनि 
काफकीय धन्दिसंध पुनागवृक्ष भूलगण के विद्वानों की परम्परा में कूविलाचार्य के शिष्य थे | इनके शिष्य 


पाँववी शताब्दी से आठवीं शताढदी तक के आचार्य १६१ 


प्रक्रेकीति को हक सं० ७३५ (सन्‌ ८१३) में जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी चन्द्रवार के दिन शिलाग्राम के 
जिनेन्द्र भवन को जाल मंगल ताम का गाव उक्त क्र्ककीति को दाल में दिया गया था। अत: विजयकीति का 
समय ईसा की ८वीं शताब्दी है। 

(जैन लेख सं ० भा०२ पू० १ ३७) 


विमल चंद्राचार्य 
मूलसघ के नन्दिसघान्वय में एरेगित्तू नामक गण में भ्लौर पुलिकल गच्छ में चन्द्रनन्दि गुरु हुए। इनके 
शिष्य मुनि कुमारनन्दि थे, जो विद्वानों मे श्रग्रणी थे। इन कुमारनन्दि के शिष्य जिनवाणी द्वारा प्रपनी कोर्ति को 
अर्जन करने वाले कीतिनन्द्याचायं हुए। कीतिनन्याचार्य के प्रिय शिष्य विमल चन्द्राचार्य हुए। जो शिष्यजनो के 
मिथ्याज्ञानान्धकार के विनाश करने के लिए सूर्य के समान थे। महर्षि विमलचन्द्र के धर्मोपदेश से निगुन्द्र 
युवराज जिनका पहला लाम <दुण्डु' था श्रोर जो बाणकुलके नाशक थे। इनके पुत्र पृथिवी निगु न्द्वराज हुए । इनका 
पहला नाम परभगूल था इनकी पत्नी का नाम कुन्दाच्चि था। जो सगर कूलतिलक मरुवर्मा की पुत्री थी, झौर 
इनकी माता पल्‍लवाधिराज की प्रिय पुत्री थी जो मरुवर्मा की पत्नी थी । कुन्दाच्चि ने श्रीपुर की उत्तर दिशा में लोक- 
तिलक नाम का जिनमन्दिर बनवाया था। उसकी मरमत नई वृद्धि, देवपूजा प्लौर दान धर्म श्रादि की प्रवृत्ति के 
लिये पृथिवी निगु न्द्रराज के कहने से महाराजाधिराज परमेश्वर श्री जसहितदेव ने निगु न्द्व देश में आने वाले पोन्नल्लि 
ग्राम का दान सब करो और बाधाओ्रों से मुक्त करके दिया । लेख में इस गाव की सीमा दी हुई है। चूकि यह लेख 

शक सं ०६६८ सन्‌ ७७६ ई० में उत्कीर्ण किया गया था। झत. विमल चन्द्राचाय का समय ७७६ ईस्वी है । 
(जैन लेख सग्रह भा० २ पृ० १०६) 

इस लेख में विमल चन्द्राचार्य की गुरु परम्परा का उल्लेख दिया हुआ है । जिनके नाम ऊपर दिये हुए हैं । 
कीतिनन्दि--यह विमल चन्द्राचा्य के गुरु थे। इनका समय उक्त लेखानुसार सन्‌ ७५६ होना 

चाहिए | 


विशेषवादि 
यह अपने समय के विशिष्ट विद्वान थे। इसी से जिनसेन और वादिराज ने उनका स्मरण किया है। 
पुन्ताटसघी जिनसेन ने हरिवशपुराण में उनका स्मरण निम्न रूप में किया है .-- 
योज्शेषो कित विधेषेष विशेष: पद्मगग्ययो: । 
विशेषवादिता तस्य विशेषज्नयवादिसः ॥॥३७ 
जो गद्य पद्य सम्बन्धी समस्त विश्विष्ट उक्तियों के विषय में विशेष--तिलकरूप है, तथा जो विशेषत्रय 
(ग्रंथ विशेष) का निरूपण करने वाले हैं। ऐसे विशेषवादी कवि का विशेष वादीपना सर्वत्र प्रसिद्ध है 
शाकटायन ने अपने एक सूत्र में कहा है कि--उप विशेषवादिन कवय" | (१३१०४) सारे कवि विशेष 
बादि से नीचे है। भाचारयवादिराज ने भी पाश्वंनाथचरित मे उनके “विशेषाभ्युदय' काव्य की प्रशंसा की है १ जो गद्य 
पद्म मय महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध होगा । झ्ाकटायन यापनीय संघ के विद्वान थे प्रेमीजी ने विशेषवादी को 
यापनीय लिखा है । इसका समय शक सं० ७०५ (वी० स० ८५४०) सन्‌ ७८३से पूर्वकर्ती है। सभवतः विशेषवादी 
झाठवीं शताब्दी के विद्वान हों । है 


नी धभनन+ >> 5 





१. विशेष बादिगीगु म्फशवणासक्तबुद्धम: । 
अक्लेशादधि मच्छस्ति विज्वेषाभ्युदयं बुधा' ॥ 
--वादिराज पाश्वंनाथ चरित 


१६२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास---भाभ २ 
चंब्रसेन' 
यह पत्र स्तृपान्वय करे विद्वान मुनि थे। यह वीरसेन के दादा गुरु भ्रोर श्रायंनन्दि के गुरु थे । इनका समय 

ईसा की ८वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। 


झायनंदि 
यह पचच स्तूपान्वय के विद्वान थे भौर वीरसेन के दीक्षा गुरु थे | और चन्द्रसेन के शिष्य थे । १ इनका 
समय भी ईसा की ८वी शताब्दी होना चाहिए । 


एलाचार्य 
एलाचार्य किस अन्वय या गण-गच्छ के विद्वान प्राचार्य थे, यह क॒छ ज्ञात नही होता । सिद्धान्त शास्त्रों के 
विशेष ज्ञाता विद्वान थे, श्लौर महान तपस्वी थे। भ्रौर चित्रकूटपुर (चित्तौड) के निवासी थे । इन्ही से वीरसेन ने सकल 
सिद्धान्त प्रन्थों का श्रध्ययन किया था। इसी कारण एलाचार्य वीरसेन के विद्या गुरु थे। वीरसेन ने इनसे षद खण्डा 
गम और कसायपाहुड का परिज्ञान कर धवला और जय धवला टीकाओ्रो का निर्माण किया । वौरसेनाचार्य ने धवला 
टीका प्रशस्ति में एलाचाय का निम्न शब्दों मे उल्लेख किया है -- 
जस्स पसाएण मए सिद्धत सिद हि श्रहिलहुद । 
महुसो एलाइरियो पश्तियउ वर वीरसेणस्स ॥ १॥। 
वीरसेनाचार्य ने प्रपनी घवलाटीका शक स० ७३८ सन्‌ ८११ में बनाकर समाप्त की । श्रत: इन एलाचारये 
का समय सन्‌ ७७५ से ८०० के मध्य होना चाहिए । 


कुमारनन्दी 
ये अपने समय के विश्षिष्ट विद्वान थे। आचार्य विद्यानन्द ने प्रमाण परीक्षा मे इनका उल्लेख किया है। 
तत्त्वार्थ इलोक वातिक पृ० २८० में कुमारनन्दि के वादन्याय का उल्लेख किया है :-- 
कुमा रनन्दिनवचाहुर्वा दिन्याय विच्क्षणा: । 
पत्र परीक्षा के पृष्ठ ३ में--“कुमारनन्दिभट्वा रके रपिस्ववादन्याये निगदितत्त्वात्‌” लिखकर निम्न कारि 
काए उद्धृत की हैं-- 
“प्रतिपाधानुरोधेन प्रयोगेष पुनर्यथा । 
प्रतिज्ञा प्रोच्यते तज्जं : तथोद /हरणादिकम्‌ ॥। १ 
न चेब॑ साधनस्येक लक्षणत्व॑ विरुध्यते । 
हेतुलक्षणतापायादन्यांद्ास्य तथोदितम्‌ ॥२ 
१. अज्जज्जणदि सिस्सेण ज्जुव-कम्मस्स चदसेरारस | 
तह णत्तुवेण पचत्यहण्य भाणणा मुणिणा ॥ 
--धवला प्रशस्ति 
२. काले गते कित्यपि सज पुनश्चिन्रकूटपुरवासी । 
धोमानेलाचार्या बभूब सिद्धान्ततत्वज्ञ । १७७ 
तस्य समीपषे सकल सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरु' । 


उपरशितम निबन्धनादधिकारानष्ट ञ्र लिलेख ।। १७८ 


“इसदनन्दि श्रुतावता 








आज त+++-+ >>... -_..... 


पाँचती इंताबदी से आठवीं शताब्दी तक के आचार्य १६३ 


झ्रन्यथानुपपत्येक लक्षणं लिए मदयते। 
प्रयोग परियाटी तु प्रतिपाथासुरोधतः' ॥३ 
ये कारिकाए' कुमारनन्दि के वादन्याय की है। खेद है कि यह ग्रन्थ भ्रप्राप्य है। इन उल्लेखों से स्पष्ट है 
कि कुमारनन्दि का वादन्याय नाम का कोई महत्वपूर्ण तक ग्रन्थ प्रसिद्ध रहा है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
कुमा रनन्दि भट्टा रक विद्यानन्द से पूब॑वर्ती है। और पात्रकेसरी से बाद के जान पड़ते है क्योंकि वादन्‍्याय के उक्त 
पद्म में हेतु के भ्रन्यथानुपपत्येक लक्षण का उल्लेख है । 
गंगवंश के पृथ्वीकोगणि महाराज के एक दानपत्र में जो शकस० ६६८६० सन्‌ ७७६ में उत्कीण हुमा 
है, उसमें मूलसघ के नन्दिसंधस्थित चन्द्र-मन्दि को दिये गए दान का उल्लेख है। उसमे कुमारनन्दि की गुरु परम्परा 
दी है।* यह प्रकलडू देव के झास-पास के विद्वात है, क्योकि इनके वादन्याय पर सिद्धि विनिश्चय के जल्पसिद्ध 
प्रकरण का प्रभाव है । 
उदयदेव 
यह मुल संधान्वयी देवगणशाखा के विद्वान थे । इन्हे 'निरवच्य पंडित' भी कहते थे । यह भ्राचाय॑ पज्यपादके 
शिष्य थे। इन्हें शक स० ६५१ सन्‌ ७५६ (वि० स० ७८६) के फाल्गुन महीने को पूणिमा के दिन नेहूरगांक से 
प्राप्त ताम्रतत्र के अनुसार महाराजाधिराज विजवादित्य ने अ्रते राज्य के ३४ वे बय में जब कि उतका विजय 
स्कान्धावार रक्तयुर नगर में था पुलिकर नगरकी दक्षिग सोमा पर बप्ते हुए कर्दंम गाव का दान * झ्रथने पिता के 
पुरोहित उदयदेव पंडित को, जा पूज्यतादके शिष्प्र थे, पुलिकुर नगर में स्थित शद्भ॒ जितेन्द्र मन्दिर के हितार्थ 
दिया था । 


सिद्धाग्वकीति 


यह कुन्द कुन्दान्वय नन्दि सघ के विद्वान थे। जो सिद्धान्तवादी थे श्रोर वादिजनो से वन्धनीय थे । तथा 
हुम्मच के राजा जिनदत्तराय के गुरु थे । ' जिनका समय सन्‌ ७३० बतलाया गया है। (जन लेख स० भा०३ पृ० ५१५) 


एलवाचार्य 
कौण्ड कुन्दान्वय के भट्टारक कुमारनन्दि के शिष्य थे। इनके शिष्य वर्धमान गुरु थे जिन्हे सन्‌ ५०७ में 


'बदणे गुप्पे' ग्राम श्रो विजय जिनालय के लिए दिया गया था। झतएवं इनका समय भी वही प्र्यात्‌ सन्‌ ८००से 
८5२० तक हो सकता है। 


0.3० 2->-+_०-+२७०-+७५ “-अ- जे -जनन+नन -ननन-नननन-+ 
नी 








अिनाब+5 ५ >क+लम वैसन चने» > न अमन 





का 


१. विद्यनन्द ने इस पद्म को “तथा चाभ्याधायि कुमारतत्दि भट्टारके: 
२. देखो, जैत लेख स्रह भा० २ लेख न० १२१ पृ० १०६ 
३. “एक पशथ्चाशदुत्तर षटछतेषु शकवर्षेस्वातीतेष्‌ प्रवतेमान विजय---राज्य संवत्सरे चतुस्म्रिशे ब्माने श्री 
--रक्तपुरम घिवसति-विजय---स्कन्धावोर फाल्गुनमासे पौण्णमास्याम्‌” दिया हुआ है। 
(-६. ए ७ प्र० ११ न. ३६ द्वितीयभाग) 


वाक्य के साथ उद्धत किया है । 


४. श्री कुन्द-कुन्दान्वय-तन्दि-सघे योगीद-राज्येन म्ताँ,.. ...। 
जाता महान्तो जित-वादि-पक्षा. चारित्र वेधागुणरत्न भूषा: ।) 
सिद्धान्तकीति जिनदत्त राय प्रणंत पादो जयतीद्ध थोग । 


सिद्धान्तवादी जिन वादी वन! | 
जैनलेख सं० भा ३ पृ. ५१८ 


विजय देव पंडिताचार्य 
सहासेत (सुलोचनाकथा के कर्ता ) 
सर्वनन्वि 

क्‌बिलाचार्य 

बादोभसह 

भ्रकंकीति 

बोरसेन (धबलाटीका के कर्ला ) 
जयसेन 

प्रसितसेन 

कीतिषेण 

श्रीपालदेव 

जिनसेनाचार्य (पुन्नाट सधी ) 
जिनसेनाचार्य 

दह्श रथगुरु 

गणभव्राचार्य 

लोकसेन 

शाकटायन (वाहय कौति ) 
उम्रदित्याथायें 

महादी राजाये 

प्रपराणितगुर 

आीदेव 

स्वयंभुक वि 

प्रभयनन्दि 

श्रनन्तबीर्य 

देवेशसेड्धान्तिक 

कलधोत नन्दि 

सिद्धभूषण 

सर्वनस्वि 


गब्रध्याय रे 


€वीं झौर १०वां शताब्दी के भ्राचाय 


गुरुकीतिमुनीश्वर 

इन्द्रकीति 

प्रपराजितसूरि (श्री विजय ) 
झमितगर्ति प्रथम 

विनयसेम 

अमृतचन्त्र ठक्कुर 

रामसेन 

इन्द्रनन्दि (ज्वालामालिनो प्रन्थ के कर्ता) 
गुरुदास 

बाहुबलि देव 

कनकसेन 


' सर्वनन्दि भट्टारक 


तागबषर्म प्रथम 
नागवर्म द्वितीय 
* शाचाय भहासेन 
झाविषंप 
कि पोन्न 
महाकवि रमन 
गुणसन्दि' 
यशोदेव 
नेभिवेवाचार्य 
महेन्द्र देव! 
सोमदेय, 
श्रेकाल योगीश' 
कवि झसस 
बिमलचनद सुनीन्‍ 
सहामुनि वक़ग्रीव 
हैलाचार्य 


१६५ 


१६६ 


झ्रायाय विद्यानन्द 
धार्यनन्‍्दी 
जयकीति 
बण्पनन्दी 

बन्धषेण 

एलाखार्य 

गुणशन्द्र पडित 
झनंत कीति 
प्रनन्‍्तकीति नामके -झ्रभ्य विद्वान 
मोनिभट्टा रक 
हरिषेण 

भरतसेन 

हरिधेण 

कबि हरिषेण 
प्रमन्‍्तवोय॑ 

वेबसेन (भट्टारक) 
देवसेन 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रे 


के 


तसोरणाचार्य 
धन्द्रदेवाचाय 
आयंसेन 
कुभा रसेन 
कनकसेन 
झणजितसेनाचार्य 
नागनन्दी 
जयसेन 
गोल्लान्षायं 
पनन्‍तवायय 
अ्रनन्तवीर्य 
इन्द्रनन्दी प्रथम 
वासयनन्दी 
रविचनद्र 
रामसिह 
पद्चकीति 


विज़यवेष पंडिताचार्य 
बिजयदेव पण्डिताचार्य मुलसंधान्वय देवगण के विद्वान रामदेवाचार्य के प्रशिष्य प्रौर जयदेव पडित के 
शिष्य थे | इन्हे पश्चिमी चालुक्य विक्रमादित्य द्वितीय ने शक सं० ६४५६ (वि० स०७६१) में द्वितीय विजय राज्य 


सवत्सर में माघ पृणिमा के दित पुलिकनगर के शंखतीर्थवस्ति के तथा धवल जिनालय का जीणेद्धार करने झौर 
जिनपूजा वृद्धि के लिये दान दिया । देखो, जेन लेख सं० भा० २१० १०४ 


समहासेन--- (सुलो चना कथा के बर्ता) 
सुलोचना कथा के कर्ता महासेन का कोई परिचय उपलब्ध नहीं है। और न उनकी पावन कृति सुलोचना 
नाम की कथा ही उपलब्ध है। हरिबश पुराणकार (शक स० ७०५) ने ग्रन्थ की उत्थानिका में महासेन की सुलो- 
चना कथा का उल्लेख किया है, और बतलाया है कि 'शीलरूप झलंकार धारण करने वाली, सूनेत्रा धश्लौर मधुरा 
वसिता के समान महासेन की सुलोचना-कथा की प्रशसा किसने नहीं की । 
सहासेसस्थ सधुरा शीलालंकारधारिणी । 
कथा न बिता केन वनितेत सुलोचना ॥ 
कुवलय माला के कर्ता उद्योतन सूरि (शक सँ० ७००) ने भी सुलोचना कथा का निम्न शब्दों में उल्लेख 


किया है :--- 
सप्णिहिण जिशवरिशः धम्सकहा बंघधवदिक्शय जरिदा। 
कह”िया जेण सु कहिया सुलोधणा समवसरण व ॥३९ | “#. 
जिसने समवसरण जैसी सुकथिता सुलोचना कथा कही । जिस तरह समवसंरण में जिनेन्द्र स्थित रहते हैं 
भझौर धर्म कथा सुनकर राजा लोग दीक्षित होते हैं, उती तरह सुलोचना कथा में भी जिनेन्द्र सन्निहित हैं और उसमे 
राजा ने दीक्षा ले ली है। 
हरिवंश पुराण के कर्ता घबल कवि ने भी सुलोचना कथा का 'मुणि महसेणु-सुलोयणु जेण' वाक्यों के साथ 
उल्लेख किया है। इन सब उल्लेखों से सुलोचना कथा को महत्ता स्पष्ट है। यह किस भाषा में रचो गई, इसका 
कोई उल्लेख नहीं मिलता। यह कथा शक सं० ७०४ (वि० स० ८३५) से पूर्व रची गई है। उस समय उसका 
प्रस्तित्व था, पर बाद में कब विलुप्त हुई, इसका कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त नही है। संभव है, यह किसी ग्रन्थ भण्डार 


में हो। 
- सर्वनन्दि 
सर्वतन्दि भट्टारक शिवतन्दि सैद्धाम्तिक के धिष्य थे। प्रस्तुत स्रेनाम्दि देवकों शक सं० ८०६ 
(८७१ ४ 7) में पश्चिचसी गंगवंक्षीय सत्य वाक्य कोगुनी वर्मन की क्रोर से एक दान दिधा गया । 
' छक. ० ५०णह वाइलांछांजड (89 !94) १४०. 2 


विलियूर का यह शिलालेख (छ॥॥। 540० 778209007) का समय हक सं० ६८०९ (सन्‌ ८८७) ईस्वी का 
है| सत्य वाक्य कॉमुनी बंत (परदिचमी गंग राखमल प्रथम) ने विलियूर के १२ छोटे गांव ७०४८७ शिवनन्दि 


१९७ 


६६5 जैन धर्म का प्राजीन इतिहास--भाग २ 


भट्ठारक के शिष्य सर्वनन्दि को पेन्नें कडंग (?श्ाशा८प्व0णा8५) के सिद्धान्त सत्यवाक्य जिन मन्दिर के लिये 


दिये थे । 
जैन लेख स० भा २ पृ. १५४४ 


कविलाचाय 


महू यापनीय नन्दि सघ पुन्नाग वृक्ष मूलगणशाखा के विद्वान थे | जो ब्रत, समिति, गुप्ति मे दृढ़ थे और मुनि- 

बुन्दो के द्वारा वदित थे । इनके शिष्य विजयकीति थे, और विजयकीति के शिष्य श्रकंकीति थे | हक स० ७२४५ 

सन्‌ ८०३ (वि० स० ८७० ) के राजप्रभूत वर्ण ने (गंबिन्द तृतीय ने) जब वे मयूर खण्डी के श्रपने विजयो विश्राम 

स्थल में ठहरे हुए थे । चाकिराज की प्रार्थना से 'जालमगल' नाम का गाव मुनि अर्ककीति को झिलाग्राम में स्थित 
जिनेन्द्र भवन के लिये दिया था । 

देखो, जेन लेख स० भा २ न० १ प० ०३१ 


बादीमसिह 


वादीभसिंह कवि का मूल नाम नही है किन्तु एक उपाधि है, जो वादियों के विजेता होने के क। रण उन्हें 
प्राप्त हुई थी । उपाधि के कारण ही उन्हे वादीभसह कहा जाने लगा। मूल नाम कुछ श्ौर ही होना चाहिये। 
वादीभसिंह का स्मरण जिनसेनाचाये (ई ८३८) ने भ्रपने आदिपुराण में किया है प्लौर उन्हे उत्कृष्ट कोटि का 
कवि, वाग्मी झ्लौर गमक बतलाया है यथा-- 
कवित्वस्थ परासीसा याग्सितस्यथ परं पवस । 
गमकत्वस्य पयंन्तो बाविसिहोः्यंते न केः ॥ 
पाश्वंनाथ चरित के कर्ता वादिराजसूरि (६० १०२५) ने भी बादिसिंह का उल्लेख किया है शनौर उन्हे 
स्याद्गाद की गर्जना करने वाला तथा दिग्नाग और धर्मकीति के श्रभिमान को चूर-चूर करने वाला बतलाया है। 
स्थाहाद गिरिमाशित्य वादिसिहोस्य ग्जिते । 
विडनागस्य सदध्वंसे कीतिभंगो न दुष्ट: ।॥ 
इन उल्लेखों से वदीभसिंह एक प्रसिद्ध दाशंनिक विद्वान ज्ञात होते है। उनकी स्याद्वाद्सिद्धि उनके दार्श- 
निक होने को पुष्ट करती है । पर आदिपुराणकार ने उन्हे कवि श्लौर वाग्मी भी बतलाया है। इससे उनकी कोई 
काव्य कृति भी होनी चाहिये । 
गद्य चिन्तामणि के प्रशस्ति पद्य मे उन्होंने अपने गुरु का नाम पुष्पसेन बतलाया है, श्रौर लिखा है कि 
उनकी शक्त से ही मेरे ज॑सा स्वभाव से मूढ बुद्धि मनुष्य व।दी भसिह, श्रेष्ठ मुनिपने को प्राप्त हो सका । 
श्री पुष्पसेन मुनि नाथ इति प्रतीतो, 
विव्यों सनुहूं वि सदा सम सबिध्यात । 
यच्छक्तित: प्रकृति मृढमलि्णनो5पि 
वादीभसह मुनि पुजुबतामपेति॥ 
मल्लिषेण प्रशस्ति में मुनि पुष्सतेन को अकलक का सधर्मा गुरुभाई लिखा है,' और उसी में वादीभिह 
उपाधि से युक्त एक आचार अजितसेन का भी उल्लेख किया है? । ह 
१. श्री पृष्पषेण सुनिरेव पद महिम्नो देव स यस्य समभूत स महान सधर्मा । 
श्री विश्रमस्प भवन ननु पदममेव, पृष्येष सिन्रमिह यस्म सहसख्रघामा ॥ . --मल्लिषेस प्रद्मस्ति 
२. सकलभुवनतपालान म्रमूर्धाववद्धस्फुरितमुकुट्चूडालीढपादा रविन्द: । 
यदवदखिलवादीभेर्द्रकुम्भप्रभेदीगरा भूदजि तमेनो भाति वादीभसिह, ॥ “शिलालेख ५४, पद्य ५७ 





नवभी-द्कवी ध्ाताब्दी के आचार्य १६६ 


गण बिन्तामणि के अन्तिम दो पद्मों से स्पष्ट है कि उतका नाम झोडयदेव भा भौर वे वादी रूपी हाथियों 
को जीतने के लिये सिंह के समान थे। उनके ह्वारा रचा गया गद्य चिस्तामणि ग्रन्थ सभा का भूषण स्वरूप था। 
झोडय देव वादी भसिह पद के धारक थे। यद्यपि वादीमसिंह के जन्म स्थान का कोई उल्लेख नहीं मिलता तो भी 
झोडय देव नाम से पं० के० भुजबली शास्त्री ने अनुमान लगाया है कि वे उन्हें तमिल प्रदेश के निवासो थे झौर 
बी शेषगिरिराव एम. ए ने करलिंग के गंजाम जिले के प्रास-पासका निवासी होना सूलित किया है। गंजाम जिला 
मद्रास के एकदम उत्तर में है श्रौर जिसे श्रब उडीसा में जोड़ दिया गया है। वहां राज्य के सरदारों की ओडेय 
झौर गोडेय नाम की दो जातियां हैं, जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध भी है। भ्रतएव उनकी राय में वादीभसिह जन्मत: 


श्रोडेय या उड़िया सरदार होगे" । 


समय 

चूंकि मल्लिषेण प्रशस्ति में मुनि पुष्ससेल को प्कलक का सधर्मा लिखा है, भ्रौर वादीभसिंह ने उन्हें 
झपना गुरु बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि वादीभसह पअ्रकलक के उत्तरबवर्तीविद्वान है। अ्रकलक के न्याय विनि- 
इचयादि ग्रन्थों का भी स्थाद्ाद्सिद्धि पर प्रभाव है। शभ्रतएव' उन्हे अकलक देव के उत्तरवर्ती मानने में कोई हानि 


नही है । 

गद्य चिन्तामणि की प्रस्तावना में पं० पन्‍नालाल जी ने लिखा है कि गद्य चिन्तामणि के कुछ स्थल बाणभट्ट 
के हर्ष चरित के बर्णन के अनुरूप हैं। वादीभसिह की गद्य चिन्तामणि में जीवधर के विद्यागुरु द्वारा जो उपदेश 
दिया गया, वह बाण की कादम्बरी के शुकसासोपेदेश से प्रभावत है--इससे वादीभसिह बाणभद्ट के उत्तर 
बर्ती है । 
स्थाद्गाद सिद्धि के छठे प्रकरण की १९ वीं कारिका में भट्ट और प्रभाकर का उल्लेख है झौर उनके प्रभि 
मत भावना नियोग रूप वेद वाक्‍्यार्थ का निर्देश किया गया है। वादीभसिह ने कुमारिलल के इलोक वातिक से कई 
कारिकाए उद्धत कर उनकी प्रालोचना की है*। उनका समय ईसा की सातवों दताब्दी माना जाता है। इससे 
वादीभसिहू का समय ईसा की ८ वीं शताब्दी का अन्त और € वीं का पूर्वार्ध जान पड़ना है । इस समय के मानने में' 
कोई बाघा नही श्ााती । विशेष के लिये स्थाद्वादर्सिद्धि की प्रस्तावना देखनी चाहिये । 


रखनाएं 

बादी भसिह प्रपते समय के श्रतिभा सम्पन्न विद्वान आचार्य थे। उनके कवित्वि श्लौर गमकत्वादिको प्रशसा 
भागवज्जिन सेन ने की है। वादीभसिंह उनकी उपाधि थी, बे ताकिक विद्वान थे। उनकी तीम रचनाएं प्रसिद्ध हैं-- 
स्याद्रादसिद्धि, क्षत्रचूडामणि भोर गद्य चिन्तामणि | 

स्थाह्ाद सिद्धि--यद्यपि यह ग्रन्थ अ्रपूर्ण है फिर भी ग्रन्थ में १४ ग्रधिकारों द्वारा भ्रनुष्टुप छन्दों में प्रति- 
पाद्य विषय का भ्रच्छा निरूपण किया गया है ।--जीवसिद्धि, फलभोकतृत्वाभावसिद्धि, युगपदनेकान्त सिद्धि 
क्रमानेकान्त सिद्धि, भोक्‍तृत्वाभावसिद्धि, सर्वज्ञाभावसिद्धि, जगत्कतृ त्वाभावसिद्धि, श्रहेत्सर्वज्ञ सिद्धि, श्रर्थापत्ति 
प्रामाण्यसिद्धि, वेद पौरुषेयत्वसिद्धि, परत. प्रामाण्यसिद्धि, अभाव प्रमाणदृषणसिद्धि, तक प्रामाण्य सिद्धि, झौर गुण- 
गुणी अभेदसिद्धि । इनके बाद प्रन्तिम प्रकरण की साड़े छह कारिकाएँ पाई जाती हैं । इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि 
ग्रन्थ भ्रपूर्ण है। इस प्रकरण की अ्रपूर्णता के कारण कोई पुष्पिका वाक्य भी उपलब्ध नहीं होता । जैसा कि श्रन्य 
प्रकरणों में पुष्पिका वाक्य उपलब्ध हैं यथा--“इति श्रीमद्वादीभसिहसूरि विरचिताया स्याद्वाद सिद्ध चार्वाक 


प्रति जीव सिद्धि: ।” 
कात्रचूडामणि--यह उच्च कोटि का नीति काव्य प्रन्थ है । भारतीय काव्य साहित्य में इस प्रकार का महत्व 





१ जैन साहित्य और इतिहास दूसरासं० पृ० ३२४ । 
२: देखो, स्थाद्राद सिद्धिकी प्रस्तावता पू० १९-२० 


१७० जैत धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


पूर्ण नीति काव्य ग्रन्थ ग्रन्मत्र देखने मे नहीं श्राया । इसकी सरस सूक्तिया झौर उपदेश हृदय-स्पर्शी हैं। यह पद्मात्मक 
सुन्दर रचना है । इसमे महाकवि वारोभसिह ने क्षत्रियों के चूडामणि महाराज जीवंधर के पावन चरित्र का श्ृत्यन्त 
रोचक ढग से वर्णन किया है । कुमार जीवधर भगयान महावार के समकालीन थे। उन्होने शत्रु से श्रपने पिता का 
राज्य वापिस ते लिया श्रौर उसका उवित रीति से पाजन कर अन्त में संसार, के देह, भोगों से बिरक्‍्त हो भगवान 
महावीर के सम्मुख दीक्षा लेकर तपश्चरण द्वारा आत्म-शुद्धि कर अविनाझी पद प्राप्त किया । अथ का कथानक 
आकर्षक और भाषा सरल सम्कृत है। ग्रन्थ प्रकाशित है । 

गद्य चिन्तामणि-क्षत्रव्ठामणि और गद्यनिस्तामणि का कथानक एक और कथा नायक पात्र भी वही 
है। सर्ग था लम्ब भी दोनो के ग्यारह ग्यारह है। घटना सादृष्य भी दोनो का मिलता-जुलता है। गद्यचिन्तामणि 
गद्य काव्य है। भाषा प्रौढ़ और कठिन है। इसके काव्य पथ मे पदों की सुन्दरता, श्रवणीय शब्दों की रचना, सरल 
कथासार, चित्ताकर्षक विस्मथकारी कत्पनाए, हृदय में प्रसन्‍्तोत्पादिक धर्मोपदेश, घर्मसे अविरुद्ध नीतियाँ, एवं 
रस श्रौर अलकारों की पुटने उसमे चार चाद लगा दिगे है । प्रकृति वर्णत सरस और सुन्दर है । कथानक में सादुइ्य 
होते हुए भी पाठक को वह नवीन सा लगता है झ्लौर कवि को अदभुत कन्‍्पनाए पाठक के चित्त में विस्मय उत्पन्न 
कर देती है। गद्य काव्यो की शूुखला में गद्यचिन्तामणि का महत्व पूर्ण स्थान है । 


श्रकंकीति 
यह यापनीय नन्दिसधघ पुनाग वृक्ष मूलगण के विद्वान थे । इनके गुरु का नाम विजय कीति और प्रगुरु का 


नाम क्‌ बिलाचाय॑ था जो ब्नत समिति गुप्त गुप्त मुनि वृन्दों से वदित थे, भ्रौर श्री कीर्त्याचाय के अ्न्वय मे हुए थे । 
भ्रमोध वर्ष (प्रथम) के पिता प्रभूत वर्ष या गोविन्द तृतीय का जो दान पत्र कड॒ब (मैसूर) मे मिला है, वह शक 
स० ७३५ सन्‌ ५१२ का है । जिसमे शक सबत ७३४५ व्यतीत हो जाने पर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पुष्य नक्षत्र चन्द्रवार 
के दिन अ्र्ककीति मुनि के लिये जालमगल नाम का एक ग्राम मान्यपुर ग्राम के शिलाग्राम नाम के जिनेन्द्र भवन के 
लिये दान में दिया था। क्योकि मुनि श्रकंकीति ते जिले के शासक विमलादित्य को शनैश्चर की पीड़ा से उन्मुक्त 


किया था। (जैन लेख स० भाग २ पृ० १३७) 
वो रसेन 


बीरसेन--मूल सघ के 'पचस्तृपान्वय' के विद्वान थे । यह पचस्तूपान्वय बाद में सेनान्वय या सेन-सघ के 

नाम से प्रसिद्ध हुआ है । वीरसेन ने अपने वश को 'पचरतृपान्वय' ही लिखा है" । आचार्य वीरसेन चन्द्रसेन के 
प्रशिष्य और झआर्यनन्‍्दी के शिष्य थे * । उनके विद्या गुरु एलाचार्य भ्रोर दीक्षा गुरु आयेनन्दी थे । अचार्यवी रसेन 
१ अज्जज्जगादि सिस्सेणज्जुबव-कम्मस्स चदनेगारय ! 

तह णत्तत्रेणम पचत्यूहष्णय भाणशा मुग्गिणा ॥ ४ --बवला प्रशस्ति 

यर्तपोदीष्स किरण भव्याम्भोजानि बोधयन्‌ । 

गद्योतिष्ठ मुनीनेन परल्चरशुपान्वयाम्बरें | २० 

प्रशिष्यश्चन्द्रसनस्य य शिष्योष्प्यायनन्दिनाम्‌ । 

कुल गण च सन्तात स्वगुणरुदजिज्वलत्‌ ॥ २१ --जय घबला प्रणरित 











२ पचरस्तुपाल्वय की दिगम्बर परम्परा बहुत प्राचीन है । आचार्य हरिपेण कथाकोश मे बैर मुत्ति के कथा के निम्न पद्च मे 
मथुरा में पचस्तृपो के बन।ने जाने का उल्लेख किया है--- 
महाराजन निर्मागान्‌ रवचितान्‌ मरिताम्‌ के । 
पत्चस्तूपान्वियायाग्रे समुच्बजिनवेब्मनाम्‌ ॥ 
आचाय वीरसेन ने धवला टीका मे और उनके प्रधान शिष्प जिनसेन ने जयधवला टीका भ्रशस्ति मे पचस्तृपान्वय के 


नवमी-दश्षवी शताब्दी के आचार्य १७३१ 


ने श्रपने को गणित, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण झौर प्रमाण शास्त्रो में निपण, तथा सिद्धान्त एवं छन्द शास्त्र का 
शाता बतलाया है (| 

प्राचायं ज़िनसेन ने उन्हें वादि मुख्य, लोकवित, वाग्मी, और कवि” के अतिरिक्त श्रुतकेवली के तुल्य 
बतलाया है झौर लिखा है कि -'उनकी सवर्धिगामिनी प्रज्ञा को देख कर बुद्धिमानो को सर्वज्ञ को सत्ता में कोई 
शंका न ही रही थी।* 

सिद्धान्त का उन्हें तलस्पर्शी पाण्डित्य प्राप्त था । सिद्धान्त-समुद्र के जल में धोई हुई प्रपनी शुद्ध बुद्धि से 
वे प्रत्येक बुद्धों के साथ स्पर्धा करते थे ।* पुल्नाट संघीय जिनसेन ने उन्हे कबियों का चक्रवर्ती और निर्दोष कीर्ति 
वाला बतलाया है * । जिनसेन के शिष्य गुणभद्रने तमाम बादियों को त्रस्त करने वाला और उनके द्वारीर को ज्ञान 
आदत चारित्र की सामग्री से बना हुआ कह है।* इससे स्पष्ट है कि वीरसेन अपने समय के महान विद्वान थे | 
उन्होंने चित्रकूट में जाकर एलाचार्य से सिद्धान्त ग्रन्थों का प्रध्ययन किया था। पदचात्‌ वे गुरु की अनुशञा प्राप्त कर 
वाट ग्राम आये, भौर वहां भ्रानतेन्द्र द्वारा बनवाये हुए जिनालय में ठहरे * । बहा उन्‍्हूं बप्पदेवः की व्याख्या प्रज्नप्ति 
नाम की टीका प्राप्त हुई । इस टीका के श्रध्ययल से वोरसेन ने यह अनुभव किया कि इसमें सिद्धान्त के प्रनेक 
विषयो का विवेचन स्खलित है--छट गया है प्लौर भ्रनेक स्थलो पर सेद्धान्तिक विषयो का स्फोटन अपेक्षित है । 
छठे खण्ड पर कोई टीका नही लिखी गई । अ्रतएव एक वृह॑त्टीका के निर्माण की आवश्यकता है। ऐसा विचार कर 
उन्होंने धवला और जय घवला टीका लिखी । 

घबला टीका--यह षट्‌ खण्डागम के आराद्य पाच खण्डो की सबसे महत्वपूर्ण टीका है । टीका प्रमेय बहुल है । 
टीका होने पर भी यह एक स्वतत्र सिद्धान्त ग्रथ है इसमें टोका की शैलोगत विशेषताएं है ही, पर विषय विवेचन 


चन््रसेन और आयंनन्दी ताम के दो आचारयों का तामोल्नेश्न किया है, जो अवाये वीरमेन के ग्रुरु-प्रगुद्ध थे । इस दोनो उल्लेखों से 
स्पष्ट है कि पचस्तृपास्वय की परम्परा उस समय चल रही थी, और बह बहुत प्राचीन काल से प्रसार मे आ रही थी । पचस्तपान्वय 
के सस्थापक अ्हंदब नी थे, जिन्होंने युग प्र तक्रमणों के समय ण्ण सदी के किनारे विविधि संघों की स्थापना की थी। बनते 
शिक्राय के आचार गुहतन्दी का उल्नेख पहाडपुर के तःम्रवञ्न से पाया जाता है। लिसमे गुप्त सवत्‌ १५६ सन्‌ ४७८ में साथ शर्मा 
ब्ञाह्मण के द्वारा गुहनन्दी के विहार में अहँस्तों की पूजा के लिए प्रामो और अशर्फियों के देने का उल्लेख है। (एपिग्राफिया इ डिका 
भा २० पेज ५६) 
१ सिद्धान्त-छुद-जोएसु -वायरण-प्रमाण सत्थरिउएण। 
->धवला प्रशस्ति 
२ लोकवित्त्व कवित्व च स्थित भट्टा रके द्ववथ। वाग्मिता वार्मिनों यस्य वाचा वाचस्पलेरपि ॥ ५६ 
-+भादि पुराण 
३. यत्य नैसगिककी प्रज्ञा दृष्टवा सर्वाथंगामिनी । 
जाता, सर्वशसम्दाबे मनिरारेका मनीषिश ॥। 
--जग धबला प्र० २१ 
४. प्रसिदसिद्धसिद्धास्तवाधिवार्धोतशुद्धधी: । 
सादे प्रत्येक बुद्ध॑ंय स्पर्धते धीद्धबुद्धिमि: ॥| जयध ०» प्र० २३ 
५. जितात्मपरलोकस्य कवीता चक्रव॑र्तिन:। 
थीरसेन गुरु: कीतिरकलका बभासते । ३६ हरिवश् पु० 
६. तत्रविद्रासिता शेव प्रवादि मदबारण, । 
वीरसेनाग्रशी वीरसेन भट्टारकों बभौ ॥ रे 
ज्ञानचारित्र सामग्री मग्रहीदिवविश्रहम ॥ ४ ॥ उत्तर पुराण प्र० 
७. आगत्य चित्रकूटात्तत: सभगवान्गुरोरनुज्ञानात्‌ । 
वाठआमे भाजाझुनतेन्द्र कृत जिनगहे स्थित्वा ॥ १७६ (इन्द्रनन्दि श्रुता ०) 


१७२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास भाग--- 


की दृष्टि से यह टीका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें वस्तुतत्त्व का मम अश्नोत्तरो के साथ उद्घाटित किया गया है 
झौर प्रनेक प्रचीन उद्धरणों द्वारा उसे पुष्ट किया गया है। जिससे पाठक षट्‌ खण्डागम के रहस्य से सहज ही 
परिचित हो जाते है । प्राचायं वीरसेन ने इस टीका में भ्रनेक सास्कृतिक उपकरणों का समावेश किया है । निमित्त, 
ज्योतिष झौर न्याय शास्त्र की अगणित सूक्ष्म बातों का यथा स्थान कथन किया है। टीका में दक्षिण प्रतिपत्ति श्लौर 
उत्तर प्रतिपत्ति रूप दो मान्यताशो का भी उल्लेख किया है । टीका की प्राकृत भाषा प्रौढ़, मुहावरेदार और विषय 
के प्रनुतार सस्कृत की तक शैली से प्रभावित है । प्राकृत गद्य का निखरा हुम्रा स्वच्छ रूप वर्तमान है। सन्धि और 
समास का यथा स्थान प्रयोग हुआ्ला है और दार्शनिक शैली मे गम्भीर विषयो को प्रस्तुत किया गया है। टीका में केवल 
पद्खण्डागम के धुों का ही मर्म उद्धाटित नही किया, किन्तु कर्म सिद्धान्त का भी विस्तुत विवेचन किया गया है । 
परौर प्रसंगवश दश्ेन शास्त्र की मौलिक मान्यताओं का भी समावेश निहित है । 

लोक के स्वरूप विवेचन में नये दृष्टिकोण को स्थापित किया है। अपने समय तक प्रचलित वर्तुलाकार 
लोक की प्रमाण प्ररूपणा करके उस मान्यता का खण्डन किया है , क्यो कि इस प्रक्रिया से सात राजू घन प्रमाण- 
क्षेत्र प्राप्त नही होता | भ्रतएव उसे श्रायतचतुरस्त्राकार होने की स्थापना की है और स्वयभूरमण समुद्र की 
बाह्यवेदिका से परे भी असख्यात योजन विस्तृत पृथ्वी का अस्तित्व सिद्ध किया है । 

सम्यक्त्व के स्वरूप का विशेष विवेचल किया गया है। सम्यक्त्वोन्मुख जीव के परिणामों की बढ़ती हुई 
विशुद्धि और उसके द्वारा शुभ प्रकृतियों का बन्धविच्छेद, सत्वविच्छेद प्रौर उदय विच्छेद का कथन किया है। और 
जीव के सम्यक्त्वोन्मुख होने पर बधयोग्य कर्म प्रकृतियों का निरूषण किया है । 

प्राचार्य वोरसन गणित शास्त्र के विशिष्ट विद्वान थे। इसीलिए उन्होने वृत्त, व्यास, परिधि, सूचीव्यास, 
घन, भ्रद्धेच्छेद घाताक, वलय व्यास प्रौर चाप आदि गणित की श्रनेक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्व विवेश्वन किया है । 
गणित शास्त्र की दृष्टि से यह टीका बड़ो महत्वपूर्ण है । 

उन्होंने ज्योभिष झौर निर्ित्त-सम्बन्धा प्राचीन मान्यताझो का स्पष्ट विवेचन किया है। इसके प्रतिरिक्त 
नक्षत्रों के नाम, गुण, स्वभाव, ऋतु, प्रयत ओर पक्ष श्रादि का विवेचन भो श्रकित है। तय, निपेक्ष, और प्रमाण 
झादि को परिभाषाएं तथा दर्शन के सिद्धान्तो का विभिन्‍न दृष्टियो से कथन किया है। 

टीका में प्रनेक ग्रन्थों भौर प्रल्थकारों का भी उल्लेख किय्ना गया है। और अनेक प्राचीन ग्न्धो के उद्ध रणो 
से टीका को पुष्ट किया गया है। इससे श्राचर्य वीरसेन के बहुश्रुत विद्वान होने के प्रमाण मिलते है। 

सिद्धभूपद्षति-टीका--भाचार्य ग्रुणभद्र ने उत्तर पुराण की प्रशस्ति मे इस टीका का उल्लेख किया है और 
बतलाया है कि सिद्धभूपद्धति ग्रन्थ पद-पद पर विषम था, वह वोरसेन को टीका से भिक्षश्रो के लिये भ्रत्यन्त सुगम 
हो गया ।" यह ग्रन्थ श्रप्राप्य है । 3) 


बीरसेन के जिनसेन के प्रतिरिक्त दशरथ झौर विनयसेन दो शिष्य प्लौर थे। और भी शिष्य होंगे, पर 
उनका परिचय या उल्लेख उपलब्ध नही होता । 
वीरसेन ने जयधवला टीका कषाय प्राभृत के प्रथम स्कन्ध को चार विभक्तियों पर बीस हजार इलोक 


प्रमाण बनाई थी। उसी समय उनका स्वर्गंवास हो गया । झौर उसका अवशिष्ट भाग उनके शिष्य जिनसेन ने 
पूरा किया । 


रचना काल 


प्राचायं वीरसेन ने प्रपती यह धवला टीका विक्रमाक शक ७ 


रा ३८ कारतिक शुक्ला १३ सन्‌ ८ 
के दिन प्रात: काल में समाप्त की थी। उस समय जगतुगदेव' राज्य से धो 


रिक्त हो गये थे, झौर भ्रमोघवर्ष प्रथम राज्य 


१ सिद्धभूपद्धतियंस्प टीकां सवीक्ष्य भिक्षुमि, । 
टीक्यते हेलयास्थेषा विषभाषि पदे-पदे ।। 











--उत्तरपुराण प्रद्म ० 


नवमी दसवीं क्तान्दी के आबाय॑ १७३ 
सिहासन पर प्रारूढ हो राज्य संचालन कर रहे थे | जेसा कि उसकी प्रशस्ति के निम्त पद्यों से प्रकट है-- 

झठतसीस म्हि सतसए क्किस रायंकिए सु-सगणासे । 

बासे सुतेरसीए भाणु बिलरंगे घवल पक्‍्ले।। ६ ।१ 

जगतुंवेब-रज्जे रियम्हि कभम्हि राहुणा कोणे । 

सूरे तुलाए सते गुर्दाम्ट कुल बिललए होते ।। ७ ।॥॥ 

सावस्हि तरणिवृर््स सिधे सुफकस्मि सोणे खंदस्सि । 

कफसिय सासे एसा टीका हु समाभि था धबला !। ८।। 


जयसेन 

जयसेन--बड़े तपस्वी, प्रशान्तमूर्ति, शास्त्रज्ष और पण्डित जनों में अग्रणी थे । हरिवश पुराण के कर्ता 

पुन्नाट संघी जिनसेन ने शत वर्ष जीबी झ्मितसेन के गुरु जयसेन का उल्लेखकिया है ग्लोर उन्हे सद्‌गुह, इन्द्रिय व्यापार 
विजयी, कर्मप्रकृतिरूप श्रागम के धारक, प्रसिद्ध वैयाकरण, प्रभावशालों झौर सम्पूर्ण शास्त्र समुद्र के पारगामी 
बतलाया है २ जिससे वे महान योगी, तपस्वों और प्रभावशाली झाचार्य जान पड़ते हैं। साथ ही कर्म प्रकृतिरूप 
प्रागमके धारक होने के कारण सम्भवतः वे किसी कर्मग्रन्थ के प्रणेता भी रहे हो तो कोई झ्राश्चर्य की बात नही है । 
परन्तु उनके द्वारा किसी ग्रन्थ के रचे जाने का कोई प्रामाणिक उल्लेख हमारे देखने में नहीं श्राया । इन उभय जिन 
सेनो द्वारा स्मृत प्रस्तुत जयसेन एकही व्यक्ति जान पड़ते है। हरिवश पुराण के कर्ता ने जो श्रपनी गुरु परम्परा दी है 
उससे स्पष्ट है कि उनके शतधर्ष जीवी प्रमितसेन ३ श्रौर शिष्य कीतिषेण का समय यदि २५--२५ वर्ष का 
मान लिया जाय जो बहुत ही कम है भौर हरिवंश के रचनाकाल शक सं० ७०५ (वि. सघ४०) से कम किया जाय तो 


शक स. ६५५ वि. स० ७६० के लगभग जयसेन का समय हो सकता है । पर्थात्‌ जयसेन विक्रमी की आठवी शताब्दीके 
विद्वान आचाय॑ थे । 


श्रमितसेन 
प्रमितसेन--पुन्माट संघ के श्रग्रणी श्राचायय थे। यह कर्म प्रकृति श्रुति के धारक इन्द्रिय जयो जयसेनाचार्ये 
के शिष्य थे। प्रसिद्ध वैयाकरण झौर प्रभाव शाली बविद्वान थे। समस्त सिद्धान्तरूपी सागर के पारगामी थे । जैन 
शासन से वात्सल्य रखने वाले, परम तपस्वी थे। उन्होंने शास्त्र दान द्वारा पृथ्वी में बदान्यता-- दानशीलता 
“प्रकट की थी | वे शतवर्ष ज़ीवी थे। इन्होंने जैन शासन की बड़ी सेवा की थी। इस परिचय पर से उनकी 
महत्ता का सहजही बोध हो जाता है। जैसा कि हरिवंश पुराण के निम्न पद्मों से प्रकट है:-- 
“प्रसिद्धधयाक रणप्रभाषवानभेष राद्धान्तसमुम्रपारग: ।३० 
तदीम शिष्यो इसितसेल सद्गुद: पत्रित्र पुस्ताट गणागणी गणी। 
जिनेख सच्छासनवत्सलात्मना तपोभुता वर्षशताधि जी बिना ॥। ३१ 
सुदास्त्र दानेन बदान्यतासुना वबदान्य मूर्येत भुविप्रकाशिता ।” 
ऐसा जान पड़ता है कि संमवतः पुन्ताट देश के कारण इनका सघ भी पुन्नाट नाम से प्रसिद्ध हुआ है । 
यह उस संघ के विशिष्ट विद्वान ये । और थे प्रपने संध के साथ भाये हों। सभवतः जिनसेन उनसे परिचित हों, इसी 


१ जन्ममभूमि स्तपो लक्ष्म्या, श्रुतप्रशमयोनिश्िः । 
जयसेन गुर: पातु बुधवन्दाग्रशी: सनः ॥ आदिपुराण १,५४६ 

२. दघार कर्म प्रकृति त्र श्रुति व यो जिताक्षवृत्तिजबसेन सदगुरू: । 
प्रसिद्रवैयाक रणभप्रभाववानशेषराद्धान्तसमुद्रपा रम. ।! ३० 

३. तदीम शिष्यों अमितसेन सदगुदः पवित्र पुन्ताट गराग्रणी गणी । 
जिनेख्रसच्छासनवत्सलात्मना तथवोभूता वर्ष शवाधिजोबिता ॥ ३१---हरिवशपराण 





१७४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रै 


से वे उनका उक्त परिचय दे सके है । वे जिनसेन से समवत ३०-४० वर्ष ज्येप्ठ रहे हो। इनका समय विक्रम की 
८वी छाताब्दी का उपान्त्यभाग, तथा €वी का पूर्वार्ध होना चाहिए। क्योकि कीतिपेण के शिष्य जिनसेन ने अ्रपना 
हरिवश पुराण शक स०७०४ (वि स८४० में समाप्त किया था। चूंकि अ्मितसेन और कीतिषेण दोनों ही 
जयसेनाचार्य के शिष्य थे । 
कौतिषेण 
कोतिषेण--यह पुन्तनाट सध के आचाये जयसेन के शिष्य थे। और शतव् जीवी अमितसेन गुरु के ज्येष्ठ 
गुरुभाई थे। और महान तपस्वी झ्योर विद्वान थे | शान्त परिणामी थे। उच्च तपश्चरण से सब दिशाओ मे इनकी कीति 
विश्रुत हों गई थी।' इन्ही के शिष्य हरिवश पुराण के कर्ता जिनसेन थे। जिनसेनाचाये ने भ्रपना हरिवश पुराण 
शक स० ७०५ (वि. स ८६४०) में समाप्त किया था। इनके समय की अ्रवधि २०वर्प की मान ले, तो इनका समय 
विक्रम की €वी शताब्दी का पूर्वार्ध होगा 


श्रीपाल देव 

यह पंचस्तृपान्वर्यी बीरसेन के शिप्य थे । बडे भारी सैद्धान्तिक विद्वान थे। जिनसेनाचार्य ने आदि पुराण 

में श्रीपाल का स्मरण किया है साथ में भट्टाकलक और पात्रकेसरी का। जिनसेन ने झ्रपनो जयधवला टीका इन्ही 

श्रीपाल द्वारा संपादित अथवा पापक बतलाया है ।' इनका समय विक्रम की € वी शताब्दी है। पद्ममेन और देवसेन 
भी इन्ही के समय कालीन थे । 


जिनसेनाचार्य (पुन्नासंघी) 


जिनसेना--प्रस्तुत पुन्नाट सध के विद्वान आचार्य थे। इनके दादागुद्ध का नाम, जयसेन था, जो 
प्रखण्ड मर्यादा के धारक, षट्‌ खण्डागमहय सिद्धान्त के ज्ञाता, कम प्रकृति रूप श्रुति के धारक, इन्द्रियों की वत्ति 
को जीतने वाले जयसेन गुरु थे । इनके शिष्य अमितसेन गुरु थे। जा प्रसिद्ध वेबाक रण, प्रभावशाली समस्त सिद्धान्त 
रूपी सागर के पारगामी, पुन्नाटगण के पग्रणा। आचार्य थ। ओर जिनश[सन के स्वेही, परमतपस्वी, तथा शतवर्ष 
जीवी थे । और शास्त्र दान द्वारा जिन्हान प्रृथ्वी में वदान्यता--दानशीलता--प्रकट की थी। इनके श्रग्नज धर्म 
बन्धु कीतिषेण मुनि थे । जो बहुत ही शान्त और बुद्धिमान थे। और जो अपनी तपोमयी कीति को समस्त 
दिश्रो में प्रसारित कर रहे थे । इन्ही कीतिपेण के शिष्य प्रस्तुत जिनसेन थे । जैस। कि प्रश॒स्त के निम्न पद्मों से 


प्रकट है -- । हे का | 
प्रखण्ड घट्खण्ड मलण्डत सयति: समस्तसिद्धान्तम धत्तयो5थ तः ।॥२६ 


दधार कर्म प्रकृति च भूति च यो जिताक्षवृत्तिजयसेनसद्ग्‌ रु: । 
प्रसिद्ध वेयाकरणप्रभाववानशषराद्धान्तसमृद्रपारगः ॥॥३० 
तदीय शिष्यो 5मितसेत सदृग्रु. पवित्र पुस्ताटगणाग्रणी गणी। 
जिनेन्द्र सच्छासन वत्सलात्मना तपोभूता वर्षशताधि जोबिना ३१३१ 
सुशास्त् दानेन वदान्यतामुना वदान्यसुरुयेन भुवि प्रकाशिता। 
यवप्रजो धमंसहोदर दासोी समग्रधीधंस  इवात्तविप्रह:॥ ३२ 
लपोमयों कीतिसशेषदिक्ष यः क्षिपन बभो कीतित कीतिषेणक: । 
तबग्रशिष्येण. शिवाप्रसोख्य भाग रिष्टनेमीव्व रभक्ति भा विना ॥ 
स्वशक्ति भाजा जिनसेनसू रिणा पियाल्पयोक्ता हरिवशपद्धतिः ॥३३॥ 
पुस्नाट कर्नाटक का प्राचोन नाम है। ह/रषेण कथा काश में लिखा है कि--भद्गवाहु स्त्रामी के निर्देशानुसार 
50 77४3 5क२2>33म२2०-5७+०२२२०००-++०५ ००... 


जम लता न्‍++त््त++ता+तत+तत-__ततहतत्.ततनतहतततततप 


१. तपोमगी कीतिमशेष दिक्षु य. क्षिपन्चभो कीतित कीतिषेशक ॥ -हेरिवश० प्र० 


२ टीका श्री जय चिन्हितो ःरुघवला सूत्रार्थ सच्योतिनी । 
स्थेया दारविचन्द्र मुज्ज्लतप' श्रीपालसपालिता ॥ .. --जयधवल । पृ ४३ 


सवमभी-दक्षवी शताउदी के भाभामे १७४६ 


उनका समस्त संघ चन्द्रगुप्त या विशाखाचार्य के नेतुस्व में दक्षिणापथ के पुन्ताट देश में गया ।* झ्तएव दक्षिणापथे 
का यह पुल्ताट कर्णाटंक ही है। कन्नड साहित्य में भी पुन्नाट राज्य के उल्लेख मिलते हैं। भूगोलवेत्ता टालेमी ने 
'पौस्नठ' ताम से इसका उल्लेख किया है । इस देश के मुनि सघ का नाम 'पुस्नाठ' संघ था। संघों के नाम प्रायः 
देशों और भ्रन्य स्थानों के नामों से पडे है । 

श्रवणबेलगोल के शिलालेख नं० १६४ में, जो शक सवत ६२२ के लगभग का है एक 'कित्तुर' नाम के 
सघका उल्लेख है। कित्तूर पुन्ताट की राजधानों थी, जो इस समय मैसूर के 'हैग्गड़े वन्‍्कोटे ताल्लुके में हैं । 

जिनसेनाचायें की एक मात्र$ति 'हरिवश पुराण' है। इसमें हरिवश की एक शाखा यादव कुल और 
उसमें उत्पन्त हुए दो शलाका पुरुषों का चरित्र विशेष रूप से वर्णित है। बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथ और दूसरे नव 
में नारायण श्रीकृष्ण का । ये दोनों परस्पर में चचेरे भाई पे । जिनमें से एक ने श्रपने विवाह के भ्रत्लैसर पर यशुक्नों 
की रक्षा का निमित्त पाकर सनन्‍्यास ले लिया था । श्ौर दूसरे ने कौरव-पाण्डब-युद्ध में अपना बल-कौशल दिखलाया । 
एक ने आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्रादर्श उपस्थित किया तो दूसरे ने भौतिक लीला का दृश्य । एक ने निवृत्ति परायण 
मार्ग को प्रशस्त किया तो दूसरे ने प्रवृत्ति को प्रश्नय दिया। इस तरह हरिवशपुराण में महा भारत का कथानक 
सम्मिलित पाया जाता है । 

ग्रन्थ का कथाभाग प्रत्यन्त रोचक है। भगवान नेमिनाथ के वैराग्य का वर्णन पढ़कर प्रत्येक मानवका 
हृदय सासारिक मोह-ममता से विमुख हो जाता है। और राजुल या राजीमती के परित्याग पर पाठकों के नेत्रों से 
जहा सहानुभूति की भ्रश्ुधारा प्रवाहित होती है वहा उसके आदर्श सतीत्व पर जन मानस में उसके प्रति अगाध 
श्रद्धा उत्पन्न होती है । 

श्राचाय जिनसेन ने ग्रन्थ के छघ्चासठ सर्गो में नेमिताथ श्र कृष्ण के चरित के साथ प्रसगवश धार्मिक 
सिद्धान्तो का सुन्दर वर्णन किया है। लोक का वर्णन और शलाका पुरुषों का चरित श्राचायं यतिवृषभ की तिलोय 
पण्णत्ती से झनुप्राणित है। प्रसगवश कवि ने महाकाव्यों के विषय वर्णनानुसार ग्राम, नगर, देश, पत्तन, खेट, मटब 
पर्वत, नदी अरण्य आदि के कथन के साथ श्वगारादि रसों श्रौर उपमादि ग्रलकारों, ऋतु व्यावर्णनों, और सुन्दर 
सुभाषितों से भूषित किया है। रचना प्रौढ़, भाषा प्राजल और प्रसादादि गुणों से अलकृत है। 

ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के आदि में अ्रपने से पूर्ववर्ती भ्रनेक विद्धानो का स्मरण किया है। कुछ विद्वानों की 
रचनाओं का भी उल्लेख किया है। जिन विद्वानों का स्मरण किया है उनके नाम इस प्रकार है.-- 

(१) समन्‍्तभद्र (२) सिड्सेन (३) देवनन्दी, (४) वद्नसूरि (५) महासेत (६) रविधेण (७) जटासिह 
नन्दि, (८5) शान्तिषेण, (६) विशेषवादि (१०) कुमारसेन (११) वीरसेन, श्रौर १२ जिनसेन इन सब विद्वानों क 
परिचय यथास्थान दिया गया है, पाठक वहां देखे । इसी कारण उसे यहाँ नही लिखा । 


प्रस्थकर्ता की श्रविशिक्वल्न गरुपरस्परा 

हरिवश पुराण के प्रन्तिम छघ्चासठवे सर्य में भगवान महावीर से लेकर लोहाचार्य तक की वही झ्ाचार्य 
परम्परा दी है जो तिलोय पण्णत्ती धवला जयधवला और श्रुताववार आदि ग्रन्थों में मिलती है। ६२ वर्ष में तीन 
केवली गौतम गणधर, सुधर्म स्वामी झौर जम्बू, १०० वर्ष में पांच श्रुत केवली--विष्णु (नर्नदें), नन्दि मिन्र, 
झपराजित, गोवर्धन ध्लोर भद्रबाहु, १८३ वर्ष में ग्यारह अंग दक्ष पूर्व के पाठी--विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयसेन, 
सिद्धार्थ सेन, घृतिसेन, विजग्सेन, बुद्धित्ल गगदेव, धर्मसेन,--२२० वधे में पांच ग्यारह झ गधारी--नक्षत्र, जयपाल, 
पाण्ड, भुवसेन भौर कंस, और फिर ११८ वर्ष मे--सुभद्र जयभद्र, यशोबाहु और 'लोहाचार्य ये चार झ्राचारागधारी 
हुए | वीर निर्वाण से ६०३ वर्ष बाद तक की श्रुताचार्य परम्परा के बाद निम्न परम्परा चली-- 

विनयधर, श्र्‌ तिगुप्त, ऋषिगुप्त, शिवशुप्त, (जिन्होंने श्रपने गुणों से भरहंद्वलि पद प्राप्त किया), मन्दराय॑ 


न जलती कल जल+ +-+++++ व जल न +7त++ पा चप्पल लनत-3 कल भ लक बन +++--+++. 








१. अनेनत सह संघो 5पि समस्‍्तो गुरू वाक्यतः । 
दक्षिशापथ देश्ास्थ पुल्नाट विषय ययौ ॥--हरिषेण कथा कोश 


१७६ जैनधर्म का प्राचीन इतिहास---भाभ २ 


मित्रवीयं, बलदेक्, बलमित्र, सिहवल, वीरबित, पद्मसेन, व्याध्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिषेण, दीपसेन, 
धरसेन, धर्मसेन, सिहसेन, नन्दिषेण, ईश्वरसेसन, नत्दिषेण, प्रभयसेन, सिद्धसेत, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन 
शान्तिषेण, जयसेन, प्रमितसेत, (पुस्नाट गण के श्रगुवा भौर शतवर्ष जीवी) इनके बड़े गुरुभाई कीतिषेण, और 
उनके शिष्य जिनसेस थे । 


ग्रन्थ का रचना स्थल 

हरिबंध पुराण की रचना का प्रारम्भ वरद्ध॑मानपुर में हुआ्ला और समाप्ति दोस्तटिका के शान्तिनाथ 
जिनालय में हुई। यह वद्धंमानपुर सौराष्ट्र का 'वढबाण जान पड़ता है। क्योकि उक्त पुराण ग्रन्थ की प्रशस्ति में 
बतलाई गई भौगोलिक स्थित से उक्त कल्पना को बल मिलता है। 

हरिवश पुराण की प्रशस्ति के ५२ श्रौर ५३ वे इलोक मे बताया है' कि शकसंबत ७०४ में, जब कि उत्तर 
दिश्वा की इन्द्रायुध, दक्षिण दिशा की कृष्ण का पुत्र श्रीवल्लवभ, पूर्व की अवन्तिराज वत्सराज और पश्चिम की सोरो 
के झधिमडल सौराष्ट्र की बीर जयबराह रक्षा करता था। उस समय अनेक कल्याणों से श्रथवा सुबर्ण से बढ़ने 
वाली विपुल लक्ष्मी से सम्पन्न वर्धमानपुर के पा वे जिनालय में, जो नन्‍्तराजवसति के नाम से असिद्ध था, कर्कराज 
के इन्द्र, ध्र्‌ ब, कृष्ण झ्लौर नन्‍तराज चार पुत्र थे। हरिवश को नन्‍नराज वसति इन्ही नन्‍नराज के नामसे होगी । यह 
ग्रन्थ पहले प्रारम्भ किया गया, पश्चात्‌ दोस्तटिका की प्रजा के द्वारा उत्पादित प्रकृष्ट पूजा से युक्त वहा के शान्ति 
जिनेन्द्र शान्ति गृह में रचा गया। 

बढबाण से गिरि नगर को जाते हुए मार्ग में 'दोत्तटि' नाम का स्थान मिलता है। प्राचीन गुर्जर-कान्य 
सग्रह (गायकवाड सीरीज) में अमलुकृत चर्चरिका प्रकाशित हुई है। उसमे एक यात्री की गिरनार यात्रा का वर्णन 
है | वह यात्री सर्वप्रथम बढवाण पहुचता है, फिर क्मसे रंन डुलाई, सहजिगपुर, गगिलपुर पहुचता है श्रौर लखभीधरु 
को छोड़कर फिर विषभ दोत्तडि पहुँचकर बहुतसी नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ करि वदियाल पहुचता 
है। करिवदियाल झौर अनन्तपुर मे जाकर ड़ेरा डालता है, बाद मे भालण में विश्राम करता है, वहा से ऊँचा 
गिरनार पर्वत दिखने लगता है। यह विषम दोत्तडि ही दोस्तटि का है। 

वर्धभानपुर (बढवाण) को जिस प्रकार जिनसेनाचाय ने ध्रनेक कल्याणकों के कारण विपुलश्री से सम्पन्न 
लिखा है उसी प्रकार हरिषेण ने भी "कथा कोश' में उसे कार्तस्वरापूर्ण जिनाधिवास' लिखा है। कार्त्स्वर और 
कल्याण दोनों ही स्वर्ण के दाचक हैं इससे सिद्ध होता है कि वह नगर प्रत्यधिक श्री सम्पन्त था, प्रौर उसकी समृद्धि 
जिनसेन से लेकर हरिषेण तक १४८ वर्ष के लम्बे भ्रन्तराल में भी अक्षुण्ण बनी रही । हरिषेण ने श्रपने कथाकोश 
की रचना भी इसी वरद्धमानपुर (बढवाण) मे शक स०८५३ (वि०्स० ६८८) मे पूर्ण की थी । 

जिनसेन यद्यपि पुन्नाट (कर्नाटक) सघ के थे । तो भी विहार प्रिय होने से उनका सौराष्ट्र की श्लोर प्लाग- 
मन होना युक्त सिद्ध है। सिद्धक्षेत्र गिरनार पर्वत को वन्दना के अ्रभिप्राय से पुन्ताट संघ के मुनियो ने इस श्रोर 
विहार किया हो, यह कोई झ्ावचर्य की बात नही । जिनमेन ने अपनी गुरु परम्परा में क्षमित सेन को पुन्नाटगण के 
अग्रणी श्रौर शतवर्ष जीवी लिखा है। इसमे ऐसा प्रतीत होता है कि यह संघ झभमितसेन के नेतृत्व भें. कर्नाटक से 





१. शाकेण्वब्द शतेथु सप्तमु दिश पज्वोत्तेरष्त्तरा, 
पातीदायुधनाम्नि कृष्णन्टपजे श्री वलयभे दक्षिणाम्‌ । 
पूर्वा श्रीमदवन्तिभुभूति नृपे वत्सादि राजे 5परा, 
सौराशामधिमण्डल जययुते वीरे वाराहे ध्वति ॥४२ 
कल्याण. परिवर्धमानविपुलः श्रीवर्धमाने पुरे, 
श्री पाश्वलिय नन्‍्तराजवसतौ पर्याप्तक्षेष पुरा। 
पश्चादो स्तटिका प्रजाप्रजनित प्राज्याय नावजंन, 
शासते शास्तगृद्दे जितस्थ रचितो वशों हरीणामयम्‌ ॥५३ 


नयमी-ददावी शंतांध्दी के ध्रायार्य : १७७ 


उत्तर भारत की ओर आया होगा | झोर मिरिनार क्षेत्र के नेमिजिन की वन्दना के निश्ित्त सौराष्ट्र (काठियावाड़) 
में गया होगा । जिनसेल ने गितनान को सिह॒वाहिनो या श्रम्बा देंवो का उल्लेख किया है और उसे विध्नों को नाश 
करने वाली बतलाया है? । 


प्रशस्लिगत वर््धमानपुर के चारो दिशाओं के राजाओं का वर्णन निम्न प्रकार :-- 


इंद्रायुध 

स्व० हीराचन्द्र जो श्रोफा ने लिखा है कि इन्द्रायुथ और चन्द्रायुथ किस वश के थे, यह ज्ञात नहीं हुमा । 

परन्तु सभव है वे राठोड हों । स्व० चिन्तामणि विनायक वंद्य के अनुसार इन्द्रायुघ भण्डिकूल का था ओर उक्तवश 

को कम बह भी कहते थे”। इसके पुत्र चक्रायूध को परास्त कर प्रतिहार वज्षी राजा बत्सराज के पुत्र नागभट 

द्वितीय ने जिसका कि राज्य काल विम्सेन्ट स्मिथ के भ्रनुसार वि० स० ८५७-८८२ है' | कन्नौज का साम्राज्य 

उससे छीना था। बढवाण के उत्तर में मारवाड़ का प्रदेश पडता है--इससे स्पष्ट है कि कस्नौज से लेकर मारवाड़ 
तक हन्द्रायूध का राज्य फैला हुझ्ा था । 


श्रीवल्लभ 

दक्षिण के राष्ट्रकूट वश के राजा क्ृष्ण (प्रथम) का पुत्र था | इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द (द्वितीय) था । 

कावी में मिले हुए” ताम्रपट मे इसे गोविन्द न लिखकर वललभ ही लिखा है, प्रतण॒व इस विषय मे सन्देह नही रहा 

कियह गोविन्द (द्वितीय) ही था पश्लौर वर्धमामपुर की दक्षिण दिशा मे उसी का राज्य था। कावी भी बढवाण के 
प्रायः: दक्षण मे है। शक स० ६७२ (वि० स० ८२७) का उसका एक ताम्नपत्र” मिला है। 


झवश्तिभभुत वत्सराज 


यह प्रतिहार वक्ष का राजा था श्लौर उस नागावलोक या नागभट (द्वितीय) का पिता था। जिसने 
चक्रायुध को परास्त किया था। वस्सराज ने गौड़ और बगाल के राजापो को जीता था और उनसे दो श्वेतछत्र छीन 
लिए ,थे । भ्रागे इन्ही छत्रो को राष्ट्रकूट गोविन्द (द्वितीय) या श्रीवल्लभ के भाई ध्रुवराज ने चढाई करके उससे छीन 
लिया था । और उसे मारवाड की श्रगम्य रेतीली भूमि की शोर भागने को विवश किया था । 
झोका जी ने लिखा है कि उक्त वत्सराज ने मालवा के राजा पर चढाई की और मालव राज को बचाने 
के लिए ध्रुवराज उस पर चढ़ दोड़ा। शक स०७०४ में तो मालवा वत्सराज के ही श्रधिकार में था क्यो कि 
ध्रुवराज का राज्यारोहण काल शक स० ७०७ के लगभग अनुमान किया गया है । उसके पहने ७०४ में तो गोविन्द 
(द्वितीय) श्री वल्लम ही राजा था श्र इसलिये उसके बाद ही प्रुवराज की उक्त चढ़ाई हुई होगी । 
उद्योतन सूरि ने भ्रपनी कुबलय माला जावालिपुर (जालोर मारवाड़) में तब समाप्त की थी जब शक 
सं० ७०० के समाप्त होने मे एक दित बाकी था। उस समय वहा वत्सराज का राज्य था' श्रर्थात्‌ हरिवश को रचना 
बे 


१. गृहीत चक्रा प्रतियक्त देवता तथोजयल्ताल य सिंह बाहिनी। 
शिवाय वस्मिन्तिहू सन्तिधीसते क्वातन्त्र विध्ता: प्रभवन्ति शावते ॥ ४४ 

२ देखो, सी. पी वंद्य का 'हिन्दूमारत का उत्कर्ष पृ० १७५ 

३. म०मि० ओझा जी के अनुसार नाग्भट का समय बि० सं० ८७२ से ५९० तक है। 

४ इण्डियन एण्टिक्वेरी: जिल्द ५ पृ० १४६ | 

५ एपिग्राफिग्ना इण्डिका, जिलल्‍द ६, पू० २७६ । 

६. सभ काले वोलीणे वरिसाण सह सर्ताह गर्णाहि । एक दिणेणणेहि रइया अबरण्ह वेलाए ॥। 
परभवृभिउडो मंगो पृणईयण रोहिणी कला बैंद्रो। सिरिथण्छ रायसामों सारहत्यी पह्थियों जइआ ॥ 


श्७८ जैन धरम का प्रा्षीन इतिहास---भाग २ 


के समथ (हक स० ७०४ में) तो (उत्तर दिशा का) मारवाड इन्द्रायथ के श्राधीन था और (पूका) मालवा 
वत्सराज के अधिकार मे था । परन्तु इसके ५ वर्ष पहले (भक्त स० ७००) में वत्सराज मारवाड का अधिकारी था 
इससे अनुमान होता है कि उसने मारवाड से ही आकर मालवा पर अधिकार किया होगा झौर उसके बाद ध्रुवराज 
की चढ़ाई होने पर वह फिर सारबाड़ की ओर भाग गया होगा। शक स० ७०४ में वह अवन्ति या मालव। 
का शासक होगा । भ्रवन्ति बढ़वाण की पूर्व दिशा में है ही । परन्तु यह पता नहीं लगता कि उस समय श्रवन्ति का 
राजा कौन था, जिसकी सहायता के लिए राष्ट्रकूट ध्रुवराज दोडा था। ध्रवराज (श० स० ७०७) के लग-भग 
गद्दी पर झारूढ हुआ था । इन सब ब तो से हरिवश की रचना के समय उत्तर में इन्द्रायूघ, दक्षिण में श्री बल्लभ 
श्र पूर्व में वत्सराज का राज्य होना दीक मालूम होता है । 


बोर जयबराह 


यह पश्चिम में सौरो के श्रधिमण्डल का राजा था। सौरो के श्रधिमण्डल का अर्थ हम सौराष्ट्र ही समभते 
हैं जो काठियावाड के दक्षिण में है। सौर लोगो का सोसौर राष्ट्र या सौराष्ट्र । सौ राष्ट्र से बढवाण प्लोर उस ने 
पश्चिम की ओर का प्रदेश ही ग्रन्थकर्ता को ग्रभीष्ट है 

यह राजा किस वश का था, इसका ठीक पता नहीं चलता । प्रेमीजीका अनुमान है कि यह चालुक्य वश का 
कोई राजा होगा प्रोर उसके नाम के साथ वराह शब्द का प्रयोग उसी तरह होता होगा, जिस तरह कि कीर्ति वर्मा 
(द्वितीय) के साथ 'महावराह' का, राष्ट्रकूटो रे पहले चौजुक्य सार्व भीम-राजा थे । और काठियावाड़ पर भी उनका 
झधिकार था | उनसे यह सार्वभौमत्व शक स० ६७५ के लगभग राष्ट्रकटो ने ही छीन लिया था । इसलिए बहुत 
सभव है कि हरिवश की रचना के समय सौराष्ट्र पर चौलुक्य वश की किसी शाखा का अधिकार हो झ्ौर उसी को 
जयवराह लिखा हो । सभवत पूरा नाम जर्थासह हो ओर वराह विश्लेषण । 

प्रतिहार राजा महीपाल के समय का एक दान पत्र हड्डाला गाव (काठियावाड) से शक स० ८३६ का 
मिला है। उससे मालूम होता है कि उस समय बढवाण में धरणी वराह का अधिकार था, जो चावडा व काथा 
शोर प्रतिहारों का करद राजा था। इससे एक सभावना यह भी हो सकती है कि उक्त धरणी वबराह का ही कोई 
४-६ पीढी पहले का पूर्वज उचत जयवराह हो । 

प्राचार्य जिनसेन ने हरिव्श पुराण की रचना शक स० ७०५ (बि० सं० ८४०) में की है । उसके बाद 
कितने वर्ष तक वे श्रपनें जीवन से इस भूतल को अ्नलकृत करते रहे, यह कछ ज्ञात नही होता । 


जिनसेना चार्स 


पचस्तूपान्वयों वीरदन के प्रमुख शिष्य थे । जिनमेन विशाल बुद्धि के धारक कवि, विद्वान और वाग्मी थे । 
इसी से आचाय॑ गुण भद्र ने लिखा है कि जिस प्रकार हिमाचल से गगा का, सकलज्ञ से (सर्वज्ञ स) दिव्य ध्वनि का 
झौर उदयाचल से भास्कर का उदय होता है उसी प्रकार बोरसेन से जिनसेन उदय को प्राप्त हुए है?! जिनसेन 
वीरसेत के वारतविक उत्तराधिकारी थे। जय धवला प्रशस्त मे उन्हाने अपना परिचय बड़े ही सुन्दैर ढंग से दिया 
है। भ्रौर लिखा है कि-'वे श्रविद्धकर्ण ये- कर्णवेध सस्कार से पहले ही वे दीक्षित हो गए थे। और बाद पलक 
कर्णवेध सस्कार ज्ञान शलाक! से हुआ था * । वे शरीर से दुबले पतले थे, परन्तु तप गुण से वे क़ृश नही ये । शारी- 











*) है रु न शी 2 डिश रे आर तमिल टिटनलक 77+“7०७७-७७-..-.....3--.3-+ ०००० कन्‍न्‍-न-»--न--+»क--- ५-०७... 
१. अभवदिवहिमादे देवसिन्धु प्रवाहो, घ्यनिरिव सकलज्ञात्सवंशारजंकमर्ति । 


उदयगिरि तटाद्वा भास्करो भासमानों, मनिरनुजिनसेना वीरसेनादमप्यात | 
“5त्तर पुराण प्रशस्ति 
२. तस्य दिष्योभवच्छीमान जिनसेन. समिद्धधी । 
अविद्धावपि यत्कर्खों बिद्धो ज्ञानधलाकया ॥२२--जयबव ७ प्र० 


नवमी-दहावीं दातार्दी के आचार्य १७8 


रिक दुर्बलता सच्ची झृदाता नहीं है, जो शुणों से कृश होता है वास्तव में वही क़ृश है, जिन्होंने न तो कापालिका 
(साख्य शास्त्र प्लौर पक्ष में तेरने का घडा) को ग्रहण किया और न भ्रधिक चिन्तन किया, फिर भी अध्यात्म विद्या 
रूप सागर के पार पहुंच गये। । वे बड़े साहसी, गुर भक्त और विनयी थे। और बाल्यावस्था से ही जीवन पर्यन्त 
अखण्ड ब्रह्मचयं ब्रत के धारक थे । बे न तो अधिक सुन्दर थे, झौर न बहुत चतुर, फिर भी श्रनन्य दरण होकर 
सरस्वती ने उनकी सेवा की थी * । स्वाभाविक मृदुता और सिद्धान्त मर्मश्ता गुण उनके जीवन सहचर थे । उनकी 
गभीर और भावपूर्ण सूक्तिया बडी ही सुन्दर झ्लौर रसोली है। कविता सरस झोर प्लकारो के विचित्र झ्राभूषणों 
से अ्रलझृत है। वाल्यावस्था से हो उन्होने ज्ञान की सतत आराधना में जोवन बिताया था। सैद्धान्तिक रहस्यों के 
भर्मज्ञ तो वे थे ही, किन्तु उनका निर्मल यश लोक में सर्वत्र विश्ुत था। वे उच्कोडि के कवि थे, कविता रसोली 
झौर मधुर थी । 

क्रापकी इस समय तीन कृतिया उपलब्ध है । पारदर्वाभ्युदयकाव्य, भ्रादि पुराण और जयधवला टीका, जिसे 
उन्होने श्रपने गुरु वीरसेनाचार्य के स्वगंवास के बाद बना कर पूर्ण की थी । 

पाइवस्थिदय काव्य-यह श्रपने ढग का एक ही श्रद्वितीय समस्या पूर्तिक खण्ड काव्य है | दीक्षा धारण 
करने के पश्चात्‌ भगवान पाश्व॑नाथ प्रतिमायोग में विराजमान है पूर्व भव का वैरी कमठ का जीव शवर तामक 
ज्योतिष्कदेव अवधि ज्ञान से शपने ज्ञत्रु का परिज्ञान कर नाना प्रकार के उपसर्ग करता है । परन्तु पाश्वंनाथ अपने 
ध्यान से रचमात्र भी विच्वलित नही होते । उनके घोर उपसर्ग को दूर करने के लिय्रे घरणेन्द्र और पद्मावती आते हैं । 
शम्बर भय-भीत हो भागने की चेष्टा करता है किन्तु धरणेन्द्र उप्ते रोकते है श्रौर उसके पूर्व कृत्यो को याद दिलाते 
है । उपसर्ग दूर होते ही भगवान पाश्वेनाथ को केवलज्ञान हो जाता है। इन्द्रादिक देव केवलज्ञान की पूजा करते 
है । शवरपाइवनाथ के धेये, सोजन्य, सहिष्णुता, ओर अपार शक्ति से प्रभावित होकर स्वय बेर भाव का परित्माग 
कर उनकी शरण में पहुचता है भ्ौर पश्चाताप करता हुआ श्रपते प्रपराध की क्षमा याचना करता है, वह जिनधमम ग्रहण 
करता है, देव पुष्पवृष्टि करते है, कवि ने काव्य में 'पापापाये प्रथम मुदित कारण भक्तिरेव' जैसी सूक्तियों की 
भी सयोजना को है । इसीसे कथावस्तु की अभिव्यजना पाश्वाभ्युदय में की गई है । श्णार रस से प्रोत-प्रोत मेघदूत 
को श्ान्त रस में परिवर्तित कर दिया है । साहित्यिक दृष्टि से यह काव्य बहुत ही सुन्दर और काव्य गुणो से मंड्ित 
है । इसमे चार सर्ग हे। उनमें से प्रथम सर्ग में ११८ पद्च, दुसरे में भी ११८, तीसरे में ५७, भोर चौथे मे ७१ पद्म 
है । काव्य में कुल मिलाकर ३१६४ भन्दाक्रान्ता पद्म है। काव्य में (कमठ) यक्ष के रूप मे कल्पित है। कविता 
प्रत्यन्त प्रौढ और चमत्कार पूर्ण है। मेघदूत के अन्तिम चरण को लेकर तो भ्रनेंक काव्य लिखे गये । परन्तु सारे 
भेघदूत को वेष्टित करने वाला यह एक ही काव्य ग्रन्थ है। इस काव्य की महत्ता उस समय झौर अधिक बढ़ जातो 
है जब पराश्वेताथ चरित की कथा शौर मेघदूत के विरही यक्ष को कथा मे परस्पर में भारी प्रसमानता है । ऐसी 
कठिनाई होते हुए भी काष्य सरस झौर सुन्दर बन पडा है। इस काव्य की रचना जिनसेन ने प्रयने सघर्मा गुरू 
भाई विनयसेन की प्रेरणा से की थी! । 


१. य. कृशोपिशरीरेण न इशोमृतपोगुर्णः । 
ने कृद्वत्व हि शारीर गुणरेव कृश कृशः ॥२७ 
यो न ग्रुहीस्कापलिकान्लाप्यचिन्तवदजसा । 
तथाप्यध्यात्मविद्याब्ये; पार पारमशिश्चियत्‌ ॥२८ 
--जयधघव० प्रश० 
२ यो ताति सुन्दराकारो न चातिचतुरों मूति' । 
तथाप्यनत्य शरणा य सरस्वत्युपांचरत्‌ ॥२५--जयध० प्० 
8. श्री वीरसेन मुनिपरदपषयोजनभु गे, श्रीमानभूद्विनयसेन मुनिर्गरीयान । 
तज्नोदितेन जिनसेनमुनीरवरेण, काव्य व्यधायि परिवेष्टित मेघदूतम्‌ ॥ 
--पाहर्वाभ्युदय 


न तकतत-+ + «५४ अल +4-ननज-जन-स न लितनकनीऊफीनन-मकऊीनननन नमन न न नन-3मनन मान “नम नन--प०--२००००.००-.... 


१८० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


इस काव्य पर योगिराट पंडिताचार्य नाम के किसी विद्वान को एक सस्क्ृत टीका है। जो सभवत' १५वीं 
शताब्दी; के (अन्तिम चरण का विद्वान था। टीका मे जगह जगह “रत्नमाला' नामक कोष के प्रमाण दिये है । 
रत्नमाला का कर्ता इरुगदण्डनाथ विजय नगर नरेश हरिहरराय के समय शक स १३२१ (विंस १४५६) के 
लगभग हुआ्ना है। प्रतः पण्डिताचार्य उसके बाद के विद्वान होना चाहिये | काव्य के प्रत्येक स्ग के भ्रन्त में जिनसेन 
को अमोघवर्ष का गुरु बतलाया गया है । 

पुन्नाट सधीय जिनसेन ने शक स ७०५, (सन्‌ ७८३) में पार्र्वाभ्युदय काव्य का हरिवशपुराण के निम्न पद्च 
में उल्लेख किया है '-- 

याउप्विताम्युदये पारर्वे जिनेस््रगणसस्तुति: । 
स्वामिनो जिनसेनस्थ कौति संड्डरीतंयत्यसौ ॥। 

झ्त' पाइवभ्युदय काव्य शक स० ७०५ (वि० स० ५४०) से पूर्व रचा गया है। श्रर्थात्‌ शक स० ७०० में 
इसकी रचना हुई है । 

झादिपुराण--झ्राचायं जिनसेन ने त्रेसठशाला का पुरुषो के चरित्र लिखने की इच्छा से 'महापुराण' का 
प्रारम्भ किया था । किन्तु बीच मे हो स्वर्गवास है| जाने के कारण उनकी बह ग्रभिलाष। पूरी नही हो सकी । और 
महापुराण श्रधूरा ही रह गया। जिसे उनके शिष्य गुणभद्र ने पूरा किया । महापुराण के दो भाग है । झ्ादि पुराण 
और उत्तर पुराण । आदि पुराण में जनियो के प्रथम तीर्थंकर प्रादि नाथ या ऋषभ देव का चरित वर्णित है । ओर 
उत्तर पुराण में अ्रवद्धिष्ट २३ तीर्थकरो श्लौर शलाका पुरुषो का । आदि पुराण में ४७ पर्व शोर बारह हजार इलोक 
है । इनमे जिनपेन ४२ पर्व पूरे श्रौर ४३ वे पर्व के ३ इलोक ही बना सके थे कि उनका स्वगंवास हो गया । तब 
शेष चार पर्वों के १६२० श्लोक उनके शिण्य गुणभद्र के बनाये हुए है । 

झ्रादि पुराण उच्च दर्जे का सस्कृत महाकाव्य है। आचाय॑ गुणभद्र ने उसकी प्रणसा करते हुए लिखा 
है कि-- यह सारे छन्‍्दो और अलक, रो को लक्ष्य मे रखकर लिखा गया है। इसको रचना सूक्ष्म अर्थ और गृढ़ पद 
वाली है । उसमें बड बडे विस्तृत 4णंन हैं जिनके अध्ययन से सब शास्त्रों का साक्षात्‌ हो जाता है। इसके सामने 
दूसरे काव्य नहीं ठहर सकते, यह उव्य है, भर व्युत्पन्त बुद्धिवालों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है श्रौर कबियो के 
मिथ्या अभिमान को दलित करने वाला है, भ्रतिशय ललित है* । 

जिनसेन का यह आदि पुराण सुभाषतों का भडार है। जिस तरह समुद्र बहुमूल्य रत्नो का उर्त्पत्ति स्थान 
है, उसी तरह यह पुराण सूक्त रत्नों का भडार है, जो भ्रन्यत्र दुलंभ हे ऐसे सुभाषित इसमे सुलभ है। और स्थान 
स्‍थान से इच्छानुसार सग्रह किये जा सकते है । है 

आचार्य जिनसेन ने ग्रादि पुराण की उत्थानिका में अपने से पूर्ववर्ती प्रनेक प्रसिद्ध कवियो और विद्वानों 
का प्रनेक विशेषणों के साथ स्मरण किया है। १ सिद्धसेन २ समन्तभद्र ३ श्रोदत्त ४ प्रभाचन्द्र ५ शिवकोटि दर 
जटाचार्य ७ काणभिक्षु ८ देव (देवनन्दि) € भट्टाकलक १० श्रीपाल ११ पात्र केशरी १ २ वादिसिह १३ बोर 
सेन १४ जयसेन १५ कवि परमेश्वर । इन सब विद्वानों का परिचय यथा स्थान दिया गया है । 


जयधबलाटीका-- 
कसाय प्राभृत के प्रथम स्कन्ध की चारो विभक्तियों पर 'जयघवला नाम की बीस हजार श्लोक प्रमाण 
टीका लिख कर आचार्य वीरसेन का स्वर्ंवास हो गया। भरत उनके शिष्य जिनसेनाचार्य ने श्रवशिष्ट भाग पर 











न के [340७४ 7 
४२ सकलच्छुदोलंकृति लक्ष्य सृक्ष्मार्थ गृढपदरचनम्‌ ॥१७ 


व्यावश नोस्यार साक्षात्कृतसवंशास्त्रसद्भ रावम्‌ । 
अपहरिततान्य काव्य श्रव्य व्यूत्यन्नमतिभिरादेयम्‌ १५ 
'जिनसेन भगवतोबत मिध्याकॉवि दपंदलनमति ललितम्‌ ॥१६& 
-उत्तर प्राण प्रशस्ति 


नवमी-दक्षवीं शताब्दी के आचार्य श्द्धर 


चालीस हजार इलोक प्रमाण टीका लिखकर उसे शक संक्त्‌ ७५६ में पूरा किया। यह टीका वीरसेन स्वामी की 
शैली मे मणि-प्रवाल (सस्क्ृत मिश्रित प्राकृत) भाषा में लिखी गई है। । टीका को भाषा प्रावाहपूर्ण है। टीकाकार ने 
स्वय ही शकाए उठा कर विविध विषयो का स्पष्टीकरण किया है। 

धाचाय जिनसेन ने कसाय प्राभूत की जयधबला टीका में चूणिसूत्र और उच्चारणा प्रादि के द्वारा वस्तु 
तत्व का यथाथे विवेचन किया है । कषाय के उपशम श्रौर क्षपणा का सुन्दर, सरस एवं हुृदयग्राईी विवेचन किया 
गया है । मोह के दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय रूप दो भेद हैं । उनपे दर्शन माहनीयके भेद राग, देष मोहरूप 
त्रिपुटि का तथा चारित्र मोहनीय के मूलतः कषाय झ्ौर नो कषायो मे विभाजन किया है। ये कषाये राग-द्वेष में 
विभाजित होकर एक मोह कर्म की राग-द्वेष मोहरूप त्रिरूपताका बोध कराती हैं । श्रात्मा इन सबकी शक्ति को 
उपशमाने या क्षीण करने का उपक्रम करता है। उन की शक्ति को निबंल करने के लिये ध्यानादि का प्रनुष्ठान 
करता है| धौर ग्रन्थ में कषायो के रस को सुखाने, निर्जीणं करने आदि का विस्तृत कथन दिया है । जिसका परि- 
णाम धाति कर्म क्षय रूप कैवल्य की प्राप्ति है। उससे प्रात्मा कर्म के मोहजन्य सस्कार के प्रभाव से हलका हो 
जाता है। पढ्चात्‌ वह योग निरोधादि द्वारा भ्रधाति रूप कर्म-कालिमा का भ्रन्त कर स्वात्म लब्धि का पथिक बन 
जाता है। और जन्म मरणादि से रहित श्रनन्‍्तकाल तक आत्म-सुख मे निमग्न रहता है । यह टीका प्रमेय बहुल श्र 
सैद्धान्तिक चर्चा से शोत-प्रोत है । इसका अ्रध्ययन झौर मनन करना श्रेयस्कर है । 

इस सब विवेचन पर से जयघवला टीका की महत्ता का बोध सहज ही हो जाता है, श्ौर उससे जिनसेना- 
चार्य की प्रज्ञा एवं प्रतिभा का अच्छा श्राभास मिल जाता है। आचार्य जिनसेन ने जयधवला टीका में श्रीपाल, 
पद्मसेन और देवमेन नामके तीन विद्वानो का उल्लेख किया है? । सभवतः: ये उनके सधर्मा या गुरु भाई थे। श्रीपाल 
को तो उन्होने जयधव्ला का सपालक कहा है । 


समय 


जिनसेन अपनी श्रविद्धकर्ण बाल्य भ्रवस्था में ही वीर सेन के चरणों में आ गए थे। वीरसेन ही उनके 
विद्या गुरु और दीक्षा गुरु थे । 

उन्ही की शिक्षा द्वारा तपस्वी और विद्वान आचार्य बने । उन्हीं के पादमुल में उनके जीवन का ब्धि- 
काश भाग व्यतीत हुआ है। इसी से उन्होने अ्रपने गुरु का बहुत ही आदरपूर्ण शब्दों में स्मरण किया है । वीर 
सेन ने अपनी धवला टीका शक स० ७३८ सन्‌ ८१६ में समाप्त को है। और जय घवला टीका को समाप्ति उपतसे 
२१ वर्ष बाद शक सवत ७५६ (सन्‌ ८३७) में गुजेरनरेन्द्र श्रमोघवर्ष क॑ राज्य काल मे वाट ग्राम हुई है? । चू कि 











१ प्राय' प्राकृत्त भारत्या क्वचित्संस्कृतमिश्रया ! 

मरि--प्रवालन्यायेन प्रोक्तोथ्यंग्रल्थ विस्तरः ॥३२ 

--(जयघवला प्रशरित) 

२ ते नित्योज्वलपद्मसेनपरम। श्रीदेवसेनाबचिता । 

भासन्ते रविचन्द्रभासि सुतपा श्रीपाल सत्कोतेय, ॥३६ 

--जयब धवला प्रशत्ति । 

३ इतिश्री वीर सेनीया टोका सून्रार्थ-दशिनी । 

याट ग्राम पूरे श्रीमद्‌ गुज रा्यानुपालिते ।। ६ 

फाल्गुणे मासि पूर्वान्हे दशम्या शुक्लपक्षके । 

प्रवर्धधान--पूजोरु-नन्दीश्वर- महोत्सव ॥७ 

अमोधवर्ष राजेन्द्र--राज्य प्राज्य गुणोदया | 

निष्ठिता प्रचय यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥८५--(जयधबला प्रशस्ति) । 











धन ++3--+7++++++>क्न ४++-- 


१८३ जैन धर्म का प्राचीन इसिहाश--भाग २ 


पा््वाभ्युदय काव्य का उल्लेख शकसं ० ७०५ में हरिवश में पुन्नाट सधी जिनमेनने किया है। भौर लिखा है कि भगवान 
पाइ्व॑ नाथ के गुणों की स्तुति उनकी कीतिका सक तंन करती है! । इससे स्पष्ट है कि जिमसेन ने शक सं० ७०५ से 
पूर्व ही भ्रन्थ रचना शुरू कर दी थी । ग्रतः उक्त पार भ्युदय काव्य शक स॑> ७०० के लगभग की रचना है, क्योकि 
शक स० ७०४ में उसका उल्लेख मिलता है । इस रचना के समय जिनसेन की झायु कम से कम १५ और २० वर्ष 
के मध्य रही होगी | पाहरवॉभ्युदय काव्य की रचना से ५६ वर्षबाद उन्होंने जयधवला को शक स० ७५६ सन्‌ ८३७ में 
पूर्ण किया है। यहा यह प्रश्न हो सकता है कि ग्राचार्य जिनसेत ने शक स० ७०० से ७३८ के मध्यवत सिमय में क्या 
कार्य किया | इस सम्बन्ध मे यह विचारणीय है कि जब गुरु वीरसेन ले धवला झौर जयधवला टोका बनाई, तब 
उसमें उन्होंने अपने गुरु को अवश्य सहयोग दिया होगा । भ्ौर यदि उन्होने उस काल में प्रम्य किसी ग्रन्थ की रचना 
की होती तो वे उसका उल्लेख अवश्य करते । 

उसके बाद उन्होंने श्रादि पुराण को रचना को है। ओर वे महापुराण की रचना करते हुए बीच में ही 
स्वर्गवासी हो गए उनके इस श्रधरे पुराण को उनके श्षिष्य गुगभद्राचाय ने पूर्ण किया है | आदि पुराण के दर 
हजार इलोकी रचना करने में ५-६ वर्ष का समय लग जाना श्रधिक नही है । इससे जिनसेना चार्य दीघे जोबी थे । 
श्रौर उनका स्वर्गकास ४० वर्ष की अ्रवस्था में हुआ होगा । 


दशा रथ गुरु 


दशरथ ग्रुरु--पचस्तूपान्बयी वोरसेन के शिष्य थे, झौर ज॑न सेनाचार्य के सधर्मा बन्धु -गुरुभाई थे” । 
जो बडे विद्वान थे--जिस तरह सूर्य श्रपनी निर्मल किरणों से ससार के पदार्था क। प्रकाशित करता है। उसी प्रकार 
वे भी अ्रपने वचन रूपी किरणों से समस्त जगत को प्रकाशमान करते थे। जिनसेनाचार्य का जो समय है, वही 
दश रथ गुरु का है, जिनसेनाचार्य ने अपती जयधवला टीका शक स० ७५६ (सन्‌ ८३७) में पूर्ण की है। झतएब' 
दशरथगुरु का समय भी सन्‌ ८०० से ८३७ होना चाहिये । 


गुणभद्राचार्य 


ग्रुणभद्र--मूलसघ सेनान्वय के विद्वान थे । ओर पचस्तूपान्वय के विद्वान झाचाये जिनसेन के सधर्मा 
(गुरुभाई) दशरथ गुरु के शिप्य थे। सिद्धान्त शास्त्र रूपी समुद्र के परिगामी होने से जिनको बुद्धि श्रतिशय प्रगल्भ 
तथा देदीप्यमान (तीकण) थो, जो श्रतेक नय और प्रमाण के ज्ञान में निपुण, श्र्गाणत गुणों से विभूषित, समत्त 
जगत मे प्रसिद्ध थे! । जो तपोलक्ष्मो से भूषित थे। उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त, पक्षोपव्रासी, तपस्वी तथा भावलिगी 


१. यामियाभ्युदये पारईर्व जिनेन्द्रमुण सस्तुति । 
सवामिनों जिनसेनरय कीत सढ्रीतंयत्वसो ॥। « ० 
“हरिवश्षपराण 


९. दशारथशूरूरासी त्तस्य धीमान्सधर्मा 
दाशिन इब दिनेशों विश्वलोकेकचक्षू । 
निखिलमिद मदीएपरि व्यापितद्वादमयूख: । 
प्रकटितनिजमाव निर्मेलेंधमंसार ॥१२ 
--उत्तर पुराण प्रशस्ति 
३ प्रस्यक्षीकृत लक्ष्य लक्षण विधि विश्वोपविद्या गत । 
सिद्धान्ताअअवसानयान जनित प्रागल्म्भा वृद्धीद्धधी, । 
नानानूननयप्रमाणानिपुणोड्गण्ये गुर्णभृूषित । 
शिष्य: श्रीगुसणभद्वसूरिरनयोरासोज्जगद्दिश्रुतः ॥ 
-उत्त० पु० प्रशस्ति १४ 


मंगती-दशयीं शताब्दी के आचार १४ 


मुन्राज भे। । राष्टकूट राजा अ्रश्रोधवर्ष ने गुश्भद्राचार्य को झपने द्वितीय. पुत्र कृष्ण का शिक्षक नियुक्त किया 
था! । इन्होंने जिमसेनाभाये के दिवगत हो जाने पर उनके श्रपूर्ण श्रादि पुराण को १६२० इलोंको की रचना कर 
उसे पूरा किया था। उप्नके बाद उन्होने श्राठ हजार इलोक प्रमाण उत्तर पुराण' की रचना की । उसकी रचना में 
गुणभद्वाचार्य ने कबि परमेष्छी के 'वाशर्थ सग्रह' पुराण का आश्रय लिया था। 

उत्तर पुराण--में द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ से लेकर २३ तीर्थंकरो, ११ चक्रवर्ती, नव नारायण, तब 
बलभद्र भ्ौर € प्रतिनारायण तथा जीवधर स्वामी झादि विशिष्ट महापुरुषो के कथानक दिये हुए है। इस पुराण 
को कवि में सभक्‍तः बंकापुर में समाप्त किया था। प्रस्तुत बकापुर श्रपने पिता बोर बकेय के नाम से लोकादित्य 
द्वारा स्थापित किया गया। प्रपितामह मुकुल के वश को विकसित करने वाले सूर्य के प्रताप के साथ जिसका प्रताप 
सर्वत्र फेल रहा था, भोर जिसने प्रसिद्ध शत्रुरूपी अधक्तार नष्ट कर दिया था, जो चेलल पताका वाला था जिसकी 
पताका में मयूर क। चिन्ह था! । चेलध्वज का अनुज था शौर चेल्ल केतन बकेय का पुत्र था, जैनधर्म की वृद्धि करमे 
वाला, चन्द्रमा के समान उज्वल यश का घारक लोका दित्य बंकापुर में वनवास देश का शासन करहा था । 

उस समय बकापुर वनचासि प्रान्तकी राजधानी था। और ग्रनेक विशाल जिन मन्दिरों से सुशोभित था । 
यह नृपतु गका सामनन्‍्त था, झौर वीर योद्धा था। इसने गगराज राजमल को युद्ध में पराजित कर बन्दी बनाया था। 
इस विजयोपलद्ष्य मे भरो सभा मे व।र बकेय को नृपतु ग॒ द्वारा श्रभीष्ट ब्र मांगने की आज्ञा हुईं। तब जिनभक्‍त 
बकेय ने गद-गद हो नृथतु ग से यह प्रार्थना की, कि ग्रब मेरो काई लौकिक कामना नहीं है। यदि आप देना ही चाहे 
तो कोलनूर मे मेरे द्वारा निर्भित जिनमदिर के लिये पूजादि कार्य सचालनार्थ एक भूदान प्रदान कर सकते हैं । 
उन्होने वसा ही किया | बकेय का पत्नी विजयादेवी बड़ी विदुषी थी। इसने सस्क्ृत में काव्य रचना की है । इनका 
पुत्र लोकादित्य भी अपने पिताके समान ही वीर और पराक्रमी था। लोकादित्य शत्रु रूपी प्नन्धकार को मिटाने 
वाला एक ख्याति प्राप्त शासक था। लोकादित्य पर ग्रुणभद्राचार्य का पर्याप्त प्रभाव था। लोकादित्य जैन धर्म का 
प्रेमी था, ग्ौर समृचा वनवासि प्रान्त लोकादित्य के बस में था । 

प्राचार्य जिनसेन की इच्छा महापुराण को बिशाल ग्रन्थ बनाने को थी । परन्तु दिवगत हो जाने से वे उसे 
पूर्ण नही कर सके । ग्रन्थ का जो भाग जिनसेन के कथन से अवश्िष्ट रह गया था, उसे निर्मल बुद्धि के धारक गुण 
भद्रसूरि ने हीनकाल के प्रनुरोध से तथा भारी विस्तार के भय से सक्षेप में ही सम्रहीत किया है* । 

उत्तर पुराण को यदि गुणभद्राचार्य आदि पुराण के सदृश विस्तृत बनाते तो महापुराण एक उत्कृष्ट 
कोटि का महाभारत जैसा एक विशाल ग्रन्थ होता । किन्तु भ्रायु काय श्रादि की स्थिति को देखते हुए वे उसे जल्दी 
पूर्ण करना चाहते थे। इसी से उसमे बहुत से कथन मौलिक झौर बिस्तृत नही हो पाये.हं; मौर कितने ही कथानकों 
से मुख मोडना पड़ा है । कुछ कथानको में वह विशदता भी शीक्षता के कारण नही लासके हैं। फिर भी उनका उक्त 
प्रयत्त महान और प्रशसनीय है | 


अं ज+त। 





१. तस्प्य् सिस्सो गुशव गुणभद्दो दिव्वणार परिपुण्णी । 
पक्खोववास मड़ी महातबों भावलिंगों व॥। --दर्शनसार 
२ देखो, डा० अल्तेकर का राष्ट्रकूटज और उनका समय पृ० 
३ चेल्लपताक चेल्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतनूजे । 
जैनेन्दरधर्मव दें विधायिनिविधुवीध पृथु यशसि ॥ 
-5उत्त० पु० प्रशस्ति ३३ 
४. “सरस्वती व कर्शाटी विजयाका जयत्यसौ | 
या चक्ष्मां गिरा वास. कालिदासादनन्तरम्‌ ॥।! 
५. अति विरतर भीरत्वादवर््षिष्ट सझ गृहीत मसमलधिया । 
गुराभद्र सूरिणेद--प्रहीश्कालानुरोधेन ॥ 
“>उत्तर० पु० प्रश्ष० २९ 


१८४ जन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


जिन-मेनाचार्य को यह विश्वास हो गया कि अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है झोर मैं महापुराण 
को पूरा नही कर सक्‌ गा। तब उन्होने श्रपने सबसे योग्य शिष्यो को बुलाया और उनसे कहा कि सामने जो यह 
सूखा वृक्ष खड़ा है, इसका काव्यवाणी में वर्णन करो । गुरु वाक्य सुनकर उनमें से एक शिष्य ने कहा 'शुध्क काष्ठ 
तिष्ठत्यग्रे । फिर दूसरे शिष्य ने कहा-- नी रसतरुरिह क्लिसति पुरत.”। गुरु को द्वितीय वाक्य सरस ज्ञात हुआ । 
प्रतः उन्होंने उसे प्राशा दी कि 'तुम महापुराण को पूरा करो । गुणभद्र ने गुरु श्राज्ञा को स्वीकार कर महापुराण को 
पूरा किया । हु न न है 

ग्राचायं गुणभद्र ने लिखा है कि इस ग्रन्थ का पूर्वार्ध ही रसावह है, उत्तराध॑ मे तो ज्यो-त्यो करके ही 
रस की प्राप्ति होगी” । गन्ने के प्रारम्भ का भाग ही स्वादिष्ट होता है ऊपर का नही । यदि मेरे वचन सरस या 
सुस्वादु हों तो इसे गृर का माहात्म्य ही समभना चाहिये । यह वृक्षोका स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते है” । वचन 
हृदय से निकलते है ओर हृदय मे मेरे गुरु विराजमान है। वे वहा से उनका सस्कार करेगे ही । इसमे मु परिश्रम 
न करना पडेगा । गुरुकृपा से मेरी रचना संस्कार की हुई होगी? । जिनसेन के अनुयायी पुराण मार्ग के आश्रय से 
ससार समुद्र के पार होना चाहते है फिर मेरे लिये पुराण सागर के पार पहुचना क्या कठिन है । 


उत्तर पुराण का रचना काल 


श्राचार्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण में उसका कोई रचना काल नही दिया । उनकी प्रणस्ति २७ वे पद्य तक 
समाप्त हो जाती है। पाच-छह ॒इलोको मे ग्रन्थ का माहात्म्य वर्णन करने के अनन्तर २७ वे पद्म मे बताया है कि 
भव्यजनों को इसे सुनना चाहिये, व्याख्यान करनां चाहिये, चिन्तवन करना चाहिये, पूजना चाहिये, श्लौर भक्तजनों 
को इसकी प्रतिलिपियाँ लिखना लिखाना चाहिये । यही गुणभद्राचाय का वक्‍तव्य समाप्त हो जाता है। जान पड़ता है 
उन्होने उसका रचनाकाल नहीं दिया। उनका समय शक स० ८२० से पू्ववर्ती है। उस समय अकाल वर्ष के 
सामन्‍्त लोकादित्य बकापुर राजधानी से सारे वनवास देशका शासन कर रहे थे | तब शक स० ८२० पिगल' नाम के 
सवत्सर में पचमी (श्रावण वदी ५) बुधवार के दिन भव्य जीवो ने उत्तर पुराण की पूजा को थी * । गुणभद्राचार्य के 
शिष्य मुनि लोकसेन ने उत्तरपुराण की रचना करते समय अपने गुरु को सहायता की । 

प्रात्मानुशासन--मे २६६ इलोक है । जिनमें आत्मा के अनुशासन का सुन्दर विवेचन किया गया है । यह 
गुणभद्राचार्य की स्वतत्र कृति है। इसमे सम्यग्दशंन सम्यगज्ञान, सम्यकचारित्र और सम्यक्‌ तपरूप चार आ राधनाओ 
का स्वरूप सरल रीति से दिया है। ग्रन्थ मे चचित विषय उपयोगो आर स्व-पर-सम्बोधक है । ग्रथ मनन करने योग्य 
है । इस पर पढित प्रभाचन्द्र की एक सस्कृत टीका है जो सक्षिप्त और सरल है। ग्रन्थ हिन्दी और सस्कृत टोका के 
साथ जीवराज ग्रथमाला शोलापुर से प्रकाशित हो चुका है। इसमे अनुष्टुप सहित आर्या, शिखरिणी, हरिणी, 
मालिनी, पृथ्वी, मन्द्राक्रान्ता, बशस्थ, उपेन्द्रा, रथोद्धता, गीति, वसनन्‍्ततिलका, स्त्रग्धरा, शादुल विक्रीडित और 


ज--+++ लक लत तल न त__्तलल......त तर... _ 





सा लड़ नरम ललनप ८२ न्‍रल्‍न्‍पम न प+म ५37 
१ इक्षों रिवास्थ पूर्वाद्ध मेवाभावि रसावहम्‌ । 
यथानथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यत्ते मया ॥१४ 
२ गुरुणामव माहात्त्य यदपि स्वादु मठ्रव । 
तरूणा हि स्वभावोध्सों यत्फल स्वाद जायते ॥ १७ 
निर्यान्ति हृदयाद्वांयों हुदि मे गुरव स्थिता । 
ते तन्न सस्‍्क्रारिष्यस्ते तन्‍्ल मेउत्र परिश्रम ॥१८ 
४ पुराण मार्गमासाद्य जिनसनानुगा ध्रवम्‌ । 
भवाब्धे पारमिच्छन्ति पुरागास्य किमुच्णते ॥१& 
५. शकन्‌प काल/ध्यन्तर विश्वत्यधिकाष्ट झतमिताब्दान्ते । 
मंगलमहाशथंका रिशि पिगल तामिनि समस्त जन सुखदे ३५ 


न्प्ण 


नवभी और दशवी शताब्दी के आचाये श्ष्भू 


वैताली झादि छन्‍्दो का उपयोग किया गया है। कविता प्रभावशालिती और सरस तथा अलका र सहित है, उसमें 
सुभाषितों की कमी नहीं है | और काव्य के गुणों से युक्त है ! 

जिनदत्तचरित--भी इनकी कृति बतलाया जाता है। बह ससकृत का एक कात्य ग्रन्थ है । जिसमें जिनदत्त 
का जीवन-परिचय अंकित है। और जो माणिक चन्द्र ग्रन्थमाला से मूल रूप में प्रकाशित हो चुका है । 


शाकटायन 
शाकटायन (पाल्यकीति )--यापनीय सघ के आचार थे। यापतोीय सघ का बाह्य ग्राचार बहत कुछ दिग- 
म्ब॒रों से मिलता था। वे नग्न रहते थे पर स्वेताम्बर आगम को आदर की दप्टि से देखते के । शाफटापन[पत्ययीति) 
ने तो स्त्रीमुकिति श्रौर केवलभक्ति नाम के दो प्रकरण भी लिखें है। जो प्रकाशित हो चुके ७ । इनक! वास्तविक 
नाम पाल्यकीति था | परन्तु शाकटायत व्याकरण के कर्ता होने के कारण शाकटायन नाम से प्रसिद्ध हो गए थे । 
वादिराजसूरिने अपने पादवनाथ चरित मे' उनका निम्न शब्दों मे स्मरण किय। हे-- 
कुतस्त्या तस्य सा शक्ति: पाल्यकीतेंमहोजस: । 
श्रीपद श्रवण यस्य शाब्दिकान्कुरुते जनान ।। 
इसमे बताया है कि उस महातेजस्वी पाल्यकीति का शक्ति का कया वर्णन किया जाय, जिराका 'थो' पद 
श्रवण ही लोगों को शाब्दिक या व्याकरणज्ञ कर देता है । 
शाकटायन को श्रतकेवलिदेशीय झ्राचार्य लिखा है । जिसका ग्रर्थ श्रुत केवजी के वृल्य होता 2 । पाणिनि 
५-३-६७ के अनुसार देशीय शब्द तुल्यता का वाचक है। चिन्तामणिटीका के कर्ता यक्षवर्मा ने तो उन्‍्ह 'सबलज्ञान 
साम्राज्य पदमाप्तवान्‌' कहा है । 
शाकटायन की '“भ्रमोघवृत्ति नाम की एक स्वोपज्ञटीका है। उसका प्रारम्भ 'श्रीममृत ज्योति ' श्रादि मगला- 
चरण से होता है । वादिराज सूरि ने इसी मगलाचरण | के ्री' पद को लक्ष्य करके यह बात कही है कि पाल्यकीति 
(शाकटायन ) के व्याकरण का श्रारम्भ करने पर लोग वेयाकरण हो जाते है । 
इसका नाम शब्दानुशासन है । शाकटायन नाम बाद को प्रचलित हुआ है । 
शाकटायन की अमोघदबृत्ति मे, आवश्यक, छेद सूत्र, नियु क्ति कालिक सूत्र आदि ग्रन्थों का उल्लेख किया 
है । उससे जान पडता है कि यापर्ताय सघमे ब्वेताम्बर ग्रस्थोके पठन-पराठन का प्रचार था। अपराजित सूरि ने तो 
दशवेकालिक पर टीका भी लिखी थी। 
भ्रमोधवृत्ति में 'उपसवंगृप्त व्याख्यातार ” कहकर शाकटायन ने सर्व युप्त श्राचार्य को सबसे बडा व्यास्याता 
बत्तलाया है। सभव है थे सर्वंगृप्त मुनि वही हो जिनके चरणों में बेंठकर आराधना के कर्ता शिवार्य ने सूत्र और अर्थ 
को अच्छी तरह समझा था । 
शाकटायन या पाल्यकीति की तीन रचनाएं उपलब्ध है । शब्दानुशासन का मूल पाठ, उसकी अ्रमोधवात्त 
ओ्ौर स्त्रीमुक्ति केवलिभुक्ति प्रकरण। राजशेखर ने अपनी काव्यमीमासा में पात्यक्रीति के मतका उल्लख 
करते हुए लिखा है कि--यथा तथा वास्तु वस्तुनो रूप वक्‍त प्रकृतिविशेषायत्तातु रसव्ता | तथा व यमर्थरक्त 
स्तीति त विरक्तों विनिन्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते इति पाल्यकीति ।” इससे ज्ञात होता ६ कि पाल्यकीति की और 
भी कोई रचना रही है ) 
शाकटायन के शब्दानुशासन पर सात टीकाएँ लिखी गई है-- 
१ अ्रमोधवृत्ति, स्वय पाल्यकीति द्वारा 
२ शाकटायन न्‍्यास--प्रभाचन्द्र कृत न्यास 
३ चिन्तामणिटीका यक्ष व्मक्रित' 





१ तस्थाति महती वृत्ति सहस्येय लधीयसी। 
सम्पूर्ण लक्षणावतिवंक्ष्यते यक्षवर्मणा || 


श्ष६ जेन धमं का प्राचीन इतिहाल--माग रे 


४ मणि प्रकाशिका--चिस्तामणि को प्रकाशित करने वाली टीका, जिसके कर्ता भ्रजितसेन है । 

भ प्रक्रिया सम्रह “इसके कर्ता अभयचनद्र है । 

६ शाकटायन टीका- वादिपर्वतवञ्य भावसेन त्रविद्यदेवकृत। इतकी एक क्रति विश्व तत्त्व प्रकाश 
नाम की है य ग्रथ प्रवाशित हो चुका है । | 

७ रूपसिद्धि दयापान मुनि कृत । यह द्रविड सघ के विद्वान थ । इनके गुरु का नाम मतिसागर था। 

ख्याते दश्ये' सूज़ की जा अमोधवृत्ति दी है, उसमे निम्न उदाहरण दिया हे-- “प्रदहदमोधवर्षा5 रातीन--- 
अ्रमोधवर्ष ने शत्रआ को जला दिया । इस उदाहरण मे ग्रन्थ कर्ता ने अमोघवर्ष (प्रथम) की अपने शत्रुओं पर विजय 
पाने की जिस घटना का उल्लेख किया है । ठीक उसी का जिक्र शक स० ८३२ (वि० स० ६६७) के एक राष्ट्रकूट 
शिलालेख” में निम्न गब्दो में किया है--भपालान्‌ कष्टकाभान वेष्टयित्वा ददाह ।' इसका अर्थ भी वही है--अमोघ 
वर्ष ने उन काट जमे राजाशों को घेरा और जला दिया जो उसग एछकाएक बिस्द्ध हो गये थे। यद्यपि उक्त शिला- 
लेख श्रमोघदर्ष के बहुत पीछे लिखा गया था, इस कारण इसमे पराक्षार्थ वाली 'ददाह' क्रिया दी है । यह उसके 
समक्ष की घटना है। 

बाग्गुरा ने, दानपत्र ' मे जो शक स० ७८६ (वि० स० ६२४) का लिखा हुआ है इस घटनाका उल्लेख 
है--उसका माराश यह है कि गुजरात के मालिक राजा एकाएक बिगडकर खडे हुए और उन्होने भ्रमोघवर्ष के 
विरुद्ध हथियार उठाये, तब उसे उन पर चढाई कर दी और उन्हे तहस-नहस कर डाला । इस युद्ध में ध्रुव घायल 
होकर मारा गया। 

श्रमोघवर्ण शक स० ७३६ (वि० स० ७७१) में सिहासनारूढ हुए थे। और यह दानपत्र ढक स« ८२४) 
का है । अत. सिद्ध है कि अमोघव॒रतति शक स० ७३६ से ७८६ सन्‌ ८१४ से ८६७ तक के मध्य किसी समय रची गई 
है । प्रौर यही समय पाल्यकीति या शाक्टायन का है । 


उग्रदित्याचारय 

उम्रदित्यान्नाये-- श्र नन्‍्दी मुनि के शिष्य थे। उम्रदित्याचाये ने इ नही से ज्ञान प्राप्त करके उन्ही की गआ्राज्ञा 
से कल्याणकारक नामक वेश्यक ग्रन्थ की रचना की है। 

यह श्रीनन्दि मुनि के शिष्य थे। उम्रदित्याचार्य ने श्रीनन्दि से ज्ञान प्राप्त किया था | उम्रदित्याचार्य ने 
नृपतु ज्ञेवल्ल भराज के दरवार में मास भक्षण का समर्थन करने वाले विद्वानों के समक्ष मास की निप्फलता को सिद्ध 
करन के लिए कल्याणकारक नाम क वंद्यक ग्रथ की रचना की है । नृपत्‌ ग (अमाधवर्ष) राष्ट्रकटवरश के राजा थे । 
उन्ही के राज्यकाल के रामगिरि पर्वत के (जनालय मे बैठकर ग्रन्थ बनाया था । ग्रथ मे दशरथ गुरु का भी उल्लेख है 
जो वास्सेनाचार्) ते: शिष्य थे। इससे भी उयदित्याचार्य का समय € वी शताब्दी का अन्तिम चरण जान पडता हे । 
प्रशस्ति से उस्लिखित विष्णुराज परमेइवर का कोई पता नहीं चलता। कि वे किस वश्ञ के कौर कहा के 
राजा थे । 

ग्रन्थ मे २४ अधिकार है--औझर इलोक सख्या पाच हजार बतलाई जाती है। स्वास्थ्य-स रक्षक, गर्भात्पत्ति 
(चार, स्वा*्य्य रक्षाघकार-सूत्रवर्णन, पन्‍्यादि, गुण, गुणविचार, अन्नपान विधि वर्णन, रसायन विधि, व्याधि 
समुहृश, वाल व्याधि चिकित्सा, पित्तव्याधि-चकित्सा, इलेप्म व्याधि चिकित्सा, महाव्याधि चिकित्सा, क्षुद्ररोग 
विकित्स।, बालग्रह भ्रूतमन्त्राधिकार, सर्पविष चिकित्सा, शास्त्रसग्रह-तजयुक्ति कर्म चिकित्सा, भेषज्य कम!पद्व 
चिकित्सा, सव।परधकर्म व्याप-चिकत्सा, रसायन सिद्धयधिकार, नानाविध कल्पाधिकार। ग्रन्थ झायुवेद का है। 
जा साला पुरस प्रकाशित हो चुका है, पर वह इस समय मर सामने नहीं हूँ चिकित्सा शास्त्र का अच्छा ग्रन्थ हैँ । 


२ एपि ग्राफिआ इ डिका जिलल्‍द १ पूृ० ५४ 
३ इण्डियन एण्टिक्वेरी जि० १२ पृ० श््१ 


नवमी और दशवी शताब्दी के आचार्य १८७ 


महावीराचार्य (गणितसार के कर्ता) 
सहावीराचायं--राष्ट्रकूट वशी राजा अमोधवर्ष (प्रथम) के समकालीन थे। उन्होंने श्रपने गणितसार के 
प्रारम्भ में श्रमोघवर्ष के दीक्षा लेकर तपस्वी बन जाने पर उनके तपर्वी जीवन का उल्लेख किया है । प्रथम पद्च 
में श्रमोघवर्ष को प्राणी रूपी सस्थ समूह का सन्लुष्ट, निरीति व निरबग्रह करने व।ला और स्तेष्ट डितैषी बतलाया 
है । यहा राजा के ईति निवारण और अ्रनाशप्टिरूप विपत्ति के निवारण के साथ-साथ सब प्राणिय के प्रति प्रभय 
प्रौर राग-द्वेंघ रहित उपेक्षा वृुत्ति का उल्नेख है | स्वेष्ट हितेतिणा वाक्य से स्पप्ट है कि वे श्रात्म कल्याण वरायण 
हो गए थे। दूसरे पद्च में उनके पापरूपी शत्रुओं का उनकी चित्तवृनि रूप तपोज्वाला में भस्म होने का उल्लेख 
है । राजा अपने शत्रुओं को क्रोधाग्नि में भस्म करता है, उन्होंने काम-क्रोधादि अन्तरग झत्रुओ को कबाय रहित 
बित्तवृत्ति से नष्ट कर दिया था। अतएबव वे प्रवन्ध्य कोप हो गए थे | तीसरे पद्म में उनके समस्त जगत को बशी- 
भूत करने, किन्तु स्वयं किसी के वशीमूत न होने से श्रपूर्व मकरध्वज कहा है । चौथे पद्य मे उनको एक'चक्रिका- 
भजन' पदवी की सार्थकता सिद्ध की है। राजमडल को बच्च करते के श्रतिरिक्त यहा स्पप्टत वपस्था वद्धिद्वारा 
सगार चक्र परिभ्रमण का क्षय करने का उल्लेख है। पाचवे पद्य में उनकी विद्या प्राप्ति शोर मर्यादाओं की क्णञ- 
बेदिका द्वारा उनकी ज्ञानवुद्धि और महात्रतो के प्रतिपालन का उल्लेख अकित किया गया है रत्न गध' विशेषण 
से उनके दर्शन, ज्ञान प्रोर चारित्र रूप रत्नत्रय का भाव प्रकट किया है। उनके यवारुयात चारित्र बे जनधि' 
विशेषण द्वारा उनके पूर्ण मुनि और उत्कृष्ट ध्यानी होने का स्पष्ट सक्रेत है। क्योंकि यथाख्यात चारित्र जेन 
सिद्धान्त को विशिष्ट सज्ञा है, जो मुनि सकल चारित्र द्वारा भावविशुद्धि से कपाया का उपशकित या क्षोभ कर देता 
है वह यथाख्यात चारित्र का धारी हीता है। अ्रन्तिम पद्य मे उनके एकान्त को छाडकर स्पाद्वादन्‍्याय का अ्रवलम्बन 
लेने का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसे नृपत॒ग के शासन की बुद्धि की आशा की गई है । 
प्रीणित: प्राणिसस्पौधो निरोति नियग्रहः । 
श्रीमतामोघवर्षण येन स्वेष्टहिलेघिणा ।।१ 
पापरूुपा परा यस्य चित्ततलसिह॒विभे जि। 
भस्मसाउ्धावमोयुस्ते-बन्ध्यकफोपोउभवत्ततः: ॥२ 
बशीकुर्यबन जगत्सर्थ स्वय सानु वह: परे :। 
नाभिभूतः प्रभुस्तस्मादपुर्वंमकरध्यजः ॥३ 
यो. विक्रमक्रमाक्रांसवक्तिचऋकृत फ्रियः । 
घचक्रिकाभपझजनो नाम्ना चक्रिका ४जनो:5स्जसा ॥४ 
यो विद्यानद्यधिष्ठानो सययदिवज्ञनेदिक:। 
रत्नगर्भों यथासपातचारित्रजलधिमहान्‌ ॥।५ 
विध्वस्तंकान्तपक्षस्थ स्थाद्वादन्यायवादिन । 
देवस्प नुपत्‌ गस्य वधतां तस्प शासनम्‌ ।६ 
महावी राचाय ने ग्रन्थ क प्रारम्भ में गणित की प्रशसा करते हुए लिखा ह€ कि लाकिक, बेदिक, श्र।र 
सामायिक जो जो व्यापार है उन सब में गणित सख्यान का उपयोग है । काम शास्त्र, ग्रथ्ृंगासत्र, गाप्धव शास्त्र, 
नाटय शास्त्र, पाकशारत्र, श्रायुर्वदिक और बस्तु विद्या एवं छन्‍्द अ्लकार, काव्य तक व्याकरण झआद कलाओं के 
समस्त गणों में गणित प्रत्यन्त उपयोगी है । सूर्य श्रादि ग्रहों की गति को ज्ञाव करन, ग्रहण में ग्रहों युति, प्रहन 
अर्थात्‌ दिक देश काल को जानने तथा चन्द्रमा के परिलेख में, द्वीपों समुद्रो, और पवती को सरुप्रा, व्यास और 
परिधि पाताल लोक, मध्यलोक ज्योतिलोक, स्वर्ग नरक, श्रेणिवद्ध भवनों, समाभवनों श्रीर गुम्दाकार मन्दिरों के 
प्रमाण गणित की सहायता से हो जाने जा सकते है। प्राणियों के सस्थान, उनकी आयु, यात्रा और सहिता आदि 
से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषय गणित से ही ज्ञात होते है । 
ग्रन्थकार ने लिखा है कि तीर्थंकर प्रौर उनकी शिष्य प्रशिष्यादि की प्रसिद्ध गुरु परम्परा से आये हुए 


श्ष्८ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास --भाग २ 


सख्यान रूपी समुद्र में से रत्न की तरह, पापाण से काचन की भाति श्रथवा शुक्तियों से मुक्ता फल की तरह सार 
निकाल कर अपनी शक्ति अनुसार गणित रार सग्रह को कटता हू । जो लघु होते हुए अ्ननल्पाथक हैं 

गणित झार सग्रह भ चॉबीस म्रक तक की सख्या का उल्लेख करते हुए उनके नाम इस प्रकार दिये है, 
एक, दश, शत, सहस्न, दशसहलर, तक्ष, दशलक्ष, काटि, दशकोटि, शतकोटि, श्रर्बद, खव, पद्म महापद्म, क्ष!णी,महा- 
क्षोणी, गख, महाशख क्षिति, महा।/क्षति, क्षाम, महाक्षोम | ग्रको के लिये शब्दों का भी प्रयाग किया है, जैसे तोन 
के लिये रत्न, छह के लिये द्रव्य, सात के लिगे तत्त्व, पन्‍नग और भय, आठ के लिये कम, तनु ओर मद, ना के लिय 
गो पदार्थ झादि । 

लघत्तम समापवर्त+ के विषय में प्रनुसन्धाव करने वालों में महावीराचार्य विद्वानों में प्रथम गणितज्ञ थे 
जिन्होंने लाधवार्थ निमद्ध, लघत्तम समापवर्तक की कल्पना की । महावीराचार्य ने निरुद्ध की परिभाषा इस प्रकार 
की है-- छिंदो के महलम समापर्वक और उससे भाग देने पर प्राप्त लब्धियों का गुणनफल निरुद्ध कहलाता है। 
इस तरह यह प्रथ गणित का अवेक विशेषताओं को लिये हुए है। भारतीय गणितज्ञ बिद्वानों ने उसकी प्रशसा 
करते हुए लिखा ८ -डा० ब्रवधेशनारायण सिंह ने धवला टीका को भूमिका से लिखा है कि महावीराचार्य 
का गणितसार सम्नह ग्रथ सामान्‍्वरूप से ब्रह्म गुप्त श्रीधराचार्य, भारकर तथा अन्य हिन्दू गणितज्ञो के ग्रयो के समान 
हति हुए भी बहुत सं। बातो भर उनसे पूर्णत आगे है । 

गणितसार ) अभिन्न गुणक, भागहार, वर्ग, व्गंमूल, धन, घन-मूल, छिन्न, समच्छेद, भागजाति, प्रभाग- 
जाति, भागानुबन्ध, भागमात्‌ जाति, त्रेराशिक, सप्त राशिक, नव राशिक, भाण्ड, प्रतिभाण्ड, व्यवहार, मिश्रक व्यवहार 
भाव्यकव्यवहार, एक पत्रीकरण, श्रणीव्यव॒हार, खानव्यवहार, चितिव्यवहार, छाया व्यवहार आदि गणितों का 
विवेचन किया है। रेखागणित, बीजगणित, श्रौर पाटी गणित की दृष्टि से यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। इस पर एक 
सस्कृत टीका भी उपलब्ध है। 

हनकी दो कृतिया और हे ज्योतिज्ञाननिधि, श्लौर जातक तिलक । 

गोविन्दराज को उत्त रभारत की विजय का काल- सन्‌ ८०६ से ८०८ तक सिद्ध होता है। जब वे सन्‌ 
८१४-८१५ भें सिहासनारूढ हुए, तब उनकी अवस्था छह वर्ष की थी! । श्रौर जब ८७७ के लग-भग राज्य कार्य का 
परित्याग किया, तब उनकी आयु ७० वर्ष से कुछ कम ही जान पड़ती है। उस समय तक जिनसेनाचार्य श्लौर 
गणभद्व का स्वर्गवास हो चका होगा, इसी कारण उनकी प्रशस्तियों में अमोधघवर्ष के मुनि जीवन का उल्नेख 
नहीं हो सका !। इससे लगता / कि महावीरानार्य ने अपना गणितसार सम्रह दीक्षा लेते के उपरान्त मनि जीवन 
के भीतर बिल्सी ससय रचा हांगा। अ्रत महांदीराचार्य का समय ईसवी सन की €वीं सदी 


। ग्रन्थ का नया 
एडीसन जीवराज ग्रन्थमाला शोलापुर से प्रकाशित हो चुका है। 


अ्रपराजित गुरु 

मुलसघरथ *त सध के मग्लवादि गृरु के प्रशिप्य और सुमति पृज्यपाद के शिष्य थे। इन्हे नवसारी 

जि० सूरत के नागसारिव। जनालय के जिये 'हिरण्य योगा नाम का खेत दान मे। दिया था। इनका समय शक 
स० ७४३ सम ८०१ ग्रार बि० स७ दछप८ है । क्योंकि इन्हे वह दान उक्त सकते मे' प्राप्त हआ था। 

(एपिग्राफिया इडिका जि० २१ पृ० १३३) (इण्डियन एण्टिक्वेरी बा० २१ पु०१३३) 


लोकसेन (गुणभद्राचाय के प्रमुख शिष्य ) 

लोकगेन गुणभद्राचार्य के शिप्यो में प्रमुख शिष्य थे । लोक सेन की प्रशस्ति २८ वे पद्म से प्रारम्भ हो जानी 

है। उन्होंने गुरु का! विनय रूप सहायता दे कर सजननो द्वारा बहुत मान्यता प्राप्त की थी* । उस समय राष्टकट नरेण 
अ्रकाल वर्ष पृथ्वी का पालन कर रहे थे । उनके पास हाथियों की बहुत बडी सेना थी, जिन्होंने अपने मद से गगा के 








] शाला, [९ वेण्तीए दिए तवधत वीएा धााट | 7]-72 
२, विदित सकल झा।स्त्रों तोकसेनों मुनीश कत्रिरविकलवृत्तस्तस्थ शिष्येप मुख्य । 
सततमिह्‌ पुरारे प्राध्य साहारय सुच्चे--गु रविनय मर्नपीन्मान्यता स्वस्थ सद्धि ॥२८, उ० १० प्र० 


नवमी-दशर्वी शताब्दी के आचार्य १५६ 


पानी को भी कड़आा कर दिया था" । उसका राज्य उत्तर में गया के तट तक पहुच गया था। लोकसेन की प्रश्स्ति के 
ग्रनुसार उस समय वही सम्राट था*। उस समय बकापुर जन-धन से सम्पन्न नगर था, उसे वनवास देश की राजबानी 
बनने का भी गौरव प्राप्त है लोकसेन बकापुर के निवासी थे। यह धारवाड जिले मे स्थित है । लोकसेन ने उत्तर पुराण 
की अ्रपनी प्रशस्ति के १५ वे पद्च में गुणभद्राचायं की स्तुति करते हुए लिखा है कि--वे गुणभद्राचार्य जयबत रहे, 
जो समस्त योगियों के द्वारा वन्दनीय है, सब श्रेष्ठ कवियों मे श्रग्नगामी है, आच,र्यों के द्वारा वन्दना करने योग्य 
है, जिन्होने मदन के विलास को जीत लिया है, जिनकी कीति रूपा पताका समस्त दिश्वाओं मे फहरा रही है । जो 
पापरूपी वुक्ष को काटने के लिये कुठार के समान है, और समस्त राजा के द्वारा वन्दनीय है। | 

लोकसेन ने यह प्रशस्ति महामगलकारी पिगल नामक शक सवत श्रावण वदि पंचमी गुरुवार के दिल, 
पूर्वा फाल्गुणी स्थित सिहलर्न में, जबकि बुध आरद्द्रानिक्षत्र का, शनि मिथुन राशि का, मगल धनु राशि का, राहु तुला 
राशि का, सूर्य कक॑ राशि का और बृहस्पति वृपराशि पर था तब यह उत्तरपुराण पूरा हुआ्रा *--यह ग्रन्थ समाप्ति 
की तिथि नही किन्तु उसका पूजा महोत्सव मनाया गया था। पर इस पद्चय पर से यह ज्ञात नहीं हाता कि गुणभद्रा- 
चार्य उस समय जीवित थ । सभमवत उस समय उनका देव लोक हो चुका था। उस समय बकापुर में अकाल वर्ष 
का सामन्‍्त लोकादित्य वनवास देश पर शासन कर रहा था, जिसकी राजधानी बकापुर थी। इनक पिता का नाम 
बकेय या बकराज था । उसी के नाम पर उक्त नगर बसाया गया था । इसकी ध्वजा पर चोल का चिन्ह था। इनके 
पिता और भाई भी चेलध्वज थे। लोकसेत ने उन्हें जैनधरं की वृद्धि करने वाला महान यशस्वी बतया है' । चूकि 
लोक सेन ने श्रपनी प्रशस्ति शक स॒० ८२० (सन्‌ ८६८) में तिखी है, श्रत उनका समय ईसा की नवमी शताब्दी अन्तिम 
चरण है। 


श्रीदेव 
श्री देव कमलभद्र के शिष्य थे। इन्होंने स० ६१६ ग्राश्वित शुक्ला १४ वृहस्पतिवार के दिन लच्छमिरी 

(देवगढ) मे स्तम्भ स्थापित किया । देवगढ़ का पुराना नाम लच्छगिरि है। ; 
जन शिलालेख स० भा० २ पृ० १५४० 


स्वयम्भ्‌ कवि 
स्वयम्भू- का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, परन्तु जैन धर्म पर आस्था हो जाने के कारण, उनकी उस 
पर पूरी निष्ठा एवं भक्ति थी। कवि के पिता का नाम मारुत दव अर माता का नाम पद्निनी था। । कवि ने स्वय 











१, यस्थोतु ग मतगजा निजमद स्त्रोतस्बिती सगमाद । 
गाज वारि कलकि त कट मुहु. पीत्या-यगच्छतुष ॥२६ उ० पु० प्र० 
२. अकालवर्षभूपाले पालयत्यखिलासिलाम्‌ । 
३. सजयति गुणमभद्र. सर्ववोगीन्द्र वरय साक कविवनाणामप्रिम सरिवन्य । 
जिन मंदनविलासों दिक्‍्चलत्कीति केतु-- द ग्तितस्कुठार सर्वभूषालक्दय ४२ 
४. शक्ल्टप कालाभ्पन्‍्तर्रविशत्यधिकाष्टशतमिताब्दान्त । 
मगलमहा्थंकारिणि पिगल नामनि समस्त जनसुखदे ॥३५ 
श्री पञ्चम्या बुधाएयुजि दिवस मन्त्रिवारे बुधाशे. 
पूर्वाया सिंहलग्ने धनुधि धररियजे सेहिके ये तुलायाम्‌ । 
सूर्य शुक्ले कुलीरे गविच सुरगुरी निप्ठित भव्यवर्य । 
प्राप्तेज़्य स्बंसार जगति विजयमे पुष्यमेतत्पु राणम्‌ ॥३६ 
>> उ9०9 पु० प्र 
५. देखो, उत्तरपुराण प्र० इलो० ४, ५, ६ (३२ से ३४) 
६. पडमिणी गव्म संभूए, मारुय देव अणुराये । पठमच० १ पृ० २ 


१६० जन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भगा८ 


अपने छन्द ग्रन्थ मे मारत देव का उल्लेख किया है । बहुत सभव है कि वे काव के पिता ही हो। पृत्र द्वारा पिता को 
कृतिका उल्लिखित होना कोई झादचये को बात नहीं है । 

कावि की तीन पत्निया थी। आदित्य देवी जिसने अयोध्या काड लिपि किया था! । दूसरी झामिग्रव्वा 
(अमुताम्त्रा) जिसने पठमचरिय के विद्याघर काण्ड की २० सधिया लिखवाई थी। गौर तीसरी सुग्रव्वा, जिसके 
पवित्र गर्भ से त्रिभुवन स्वयभू ज॑सा प्रतिभासम्पस्त पुत्र उत्पन्त हुआ था, जो अपने पिना के समान हो विद्वान और 
कवि था। इसके सिवाय अन्य पुत्रादिक का काई उल्लेख नहा मिलता । किन्तु जान पडता है कि स्वयभू के अन्य पुत्र 
भी थे। क्योंकि स्वयभू ने पउम चरिउ की प्रशास्त के ग्राठव पथ मे ।नहुयण स्वयभ्ू लहुतणउ, वाक्य द्वारा त्रिभुवन 
स्वप्रभू को लघु पुत्र कहा, लघु पुत्र कहते से अन्य पुत्रों के होने छा भो सरेत मिलता है। जिभुवनने अ्रनेक जगह 
अपने पिता के सम्बन्ध में बहुत सा बात कहीं है। उनतये रपय्ट सात होता 2 कि स्वयभू + कई पुत्र और शिष्य थे । 
अन्य पुत्र तो धन के पं।छि दाड़, किन्तु जिभुवन का पिला के! साहि/रयक विरागत मिलो । कविवर स्वयभू शरीर से 
दुबले-पतले भर उन्नत थे, उनका ताक चपटी और दाव विरल 47 । 

काव स्वयभू कोशल देश के निवासी थे। जिन्हू उत्तगय भारत के आगमण के समय राष्ट्रकूट राजा ध्रुव 
का मत्री रयंड! धनजय मास्यलेट ले गया था। राजा शव का राजयकाल बि० स5 ८5३७ से ८५५१ तक रहा है । 

धनजय, घवलइया आर? बदइया ये तानो हूं। पिता पुत्र आदि के रूप में सम्बद्ध जान पड़ते है। उनका कवि 
के ग्रन्थ निर्माण मे सहायक रहना श्रुत भक्ति क। १रिचायक ३ । 


समय 

कवि थे ग्रन्थ भे अपना कोई समय नही दिया है, परन्तु पद्मबरिय के कर्ता रविपेण का स्मरण जरूर किय। 
है। झाचाय रविपण ने पद्मचरित का वीर निर्वाण स० १२०३ वि० स> 3३३ गे बनाकर रामाप्त किया है। अतः 
स्वयभू वि० स० ७३३ के बाद किगी समग्र हुए हैं। श्ेद्धय प० नाथ्राम जा प्रेमोते लिखा है कि -रवयभून रिट्रणेमि 
चरिउ भे हरिवश पुराण के कर्ता पुस्ताट सधी जिनसेन का उल्लेख नहीं किया, हा सकता है कि उक्त उल्मेख किसी 
कारण छुट गया हो, या उन्हें लिखना स्वय याद न रहा हो । रिट्रण/मचारउ का ध्यान रे समाक्षण करने पर या 
प्रम्य सामग्री से अनुसन्धान करन पर यह रपप्ट जरूर हो जायगा कि ग्रन्थकर्ता ने उसकी रचना में उसका उपयोग 
किया या नहीं | भदटारक यश कीतिक उद्धार काल से पूर्व का कोई प्रति १५ वी शताब्दों का लिखी हुई कहो मिल 
जाय ता उस समस्या का हल शीघ्य हो सकता है । 

स्वयमभू के पुत्र तिभुवन रवयम्‌ ने “रिट्रुण!मचरिउ' की १०४ वी संधि में प्राकृत-सस्कृत और अपभ्रश क 
७० के लंग-भग पूववर्ता कविया के नाम गिनाये है। उनभ जित सेनाचाम ओर गुणभद्राचाय का भा नामाल्जख 
किया है। उनका उल्लेख निम्न प्रकार है -- 

देविल, पचाल, गयन्द, इंइंवर, णील, कठामरण, मोहाकलस (मोहकलश) लालुय (लोलुक) बन्धुदत्त, 
हरिदत, दाएज, बाण, पिगल, कलमिसक, कुतचन्द्र, मदनोदर, गोड, श्रीसघात, महाकांव तु ग, चारुदत्त, रुहृड (रुद्रट) 
रज्ज, कयिल अहिमान, गुणानु राग, दुग्गह, सात, इद्रक, वस्त्राइन, णारायण, महूटूट, साहप्प, कातिरण, पल्लव- 
[कत्ति, गुणद्ध, गणश, भासड, पिशुन, गांविन्द, बा (बताल) विसयड, णाग, पण्डणत्त, सुग्रोव, पतजलि, वीरसेन 
मल्लिपण मधुकर चतुरानत (चउमुख। सघन, तकुप, वद्धमान सिद्धसन, जीव या जीवदेव, दयोवरिद, मेघाल, 
बिलालिय, पुण्ड रीक, वसुदेव, भोउस, पा रीक, दृढ़म वि, गहत्थि भावक्ष, यक्ष, द्राण, पणभद्र, श्रीदत्त धर्मसेन, जिनसेन, 


१ सत्नों वि जणोमोहइ शित्ताव पिढत्त छछय सताग । 
निहुबश सथभूरा पुणे! गहिय सुक -क्त--सताग ॥ 
पु -+अन्टिमश्रश ३, ७ ६ और १० 
२, अठतएणं॑ पईहर गते छिव्बरणासे पविरलदते ॥ प० च० १ १० २४ 
३ हिन्दी काव्यधारा पृ० २३ 


मवमी-दश्वी शताब्दी के आचाय॑ १६१ 


दिनकर, णाग, धर्म, गुणभद्र, कुशल, स्वयभूदेव, वी रबदक, सर्वनन्दि, कलिकाभद्र, णागदेव झौर भवनदि' । 

इन कवियों में जेन जनेतर प्राकृत सस्कृत और प्रपश्रशभाषके कवि शामिल है। जैसे गोविंद, मल्लिषेण, 
चघतुरानन, सघसेन वरद्धमान, सिद्धसेन श्रीदत्त, धर्मसेन, जिनसेन, जिनदत्त, गुणभद्र, स्ववभूदेव, सर्बंनन्दि, नाग देव 
झोर भवनन्दि श्रादि जेन कवि प्रतीत होते है। सभव' है, इनमें और भी चार पाच नाम हो । क्योकि उनका ग्रथ 
हो गा के बिना ठीक परिज्ञान नही होता | इससे यह भी स्पष्ट है कि उनसे पूर्व अनेक कवि अपक्रश के भी 

गये है। 

इन में उल्लिखित गुणभद्वाचार्य राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय कं शिक्षक थे । गुणभद्र का समय वित्राम की 
१० वी शताब्दी का पूवर्षि है। हो सकता है कि रवयभू गुणभद्र के समय नहीं रहे हो, किन्तु त्रिभुवत स्वयभू तो 
मौजूद थे । इसी से उन्होंने उनका नामोल्लेख किया है। जिनसेन ने भ्रपना हरिवश पुराण शक सं० ७०५ वि स॒० 
४४० में बनाकर समाप्त किय। है| स्वयभू गे जब अपना ग्रन्थ बनाया, उस समय गुणमद्र नही होगे । किन्तु हरिवश 
पुराण के कर्दा के समय तक वे अवश्य रहे होगे | झ्रत' रिट्रण मिचरिउ के रचियता स्वयभू देव के समय की पूर्वावधि 
वि० से ८०० और उत्तरावधि वि० स० €०० मानने में काई बाधा नही जान पड़तो। प्रतएवं स्वप्रभू विक्रम को 
& वी शताब्दी के विद्वान होने चाहिये । यदि रयडा धनजय की बात स्वीकृत की जाय, तो राष्ट्रकूट भ्र्‌व का राज्य 
काल वि० स 5१३७ स० 5८५१ तक रहा है। इससे भी रवयभू देव का समय विक्रम की € वी शताब्दो का मध्य काल 
सुनिश्चित होता है | इससे स्वयभूदेव पुन्नाट सघीय जिनसेन के प्राय समकार्ल।न जान पडते है । 

कन्नड कवि जयकीति ने छन्दोनुशासन' नाम का ग्रन्थ बनाया है, उसकी हस्तलिखित प्रति स० ११९२ 
की जैसलमेर के शारत्र भडार मे सुरक्षित है। यह ग्रथ एच० डी० बेलकर द्वारा सम्पादित हो चुका है। इस ग्रन्थ मे' 
कविने स्वयभूछन्द के 'नन्दिनी' छन्‍्द का उल्लेख किया है। कवि जय कीतिका समय विक्रम को दशवौ शताब्दी का 
पर्वा्ध या नौवी शताब्दी का उपान्त्य होना चाहिये। क्योंकि दशवी शताब्दी के काॉव असग ने जयकोति का उल्लेख 
किया है। इससे भी स्वयभू का समय € वी शताब्दी आता है। 


रचनाएँ हु 
कवि स्वयभ्रू-त्रिभुवन स्वयभू की तीन रचनाएं उपलब्ध है। पउम चरिउ, रिठ्टणेमिचरिउ और स्वयभ्‌ 


छन्‍्द । इनमें पठमचरिउ या रामकथा बहुत ही सुन्दर कृति है। इसमे ६० सन्धिया है, जो पाचकाण्डो में विभक्‍त 
है । विद्याधर काण्ड मे २०, अ्रयोध्याकाण्ड मे २२, सुन्दर काण्ड मे' १४, भर उत्त रकाण्ड में १३ सन्धिया हैं। जिनमें 
स्वयभू देव रचित ८३ सन्धिया है । शेष उनके पृत्र त्रिभुवत स्वृयभू द्वारा रची गई है। ग्रन्थ मे प्रारम्भिक पीठिका 
के अनन्तर जम्बूद्वीप की स्थिति, कुलकरो की उत्पत्ति, श्रयोध्या में ऋषभदेव को उत्पत्ति तथा जीवन परिचय, लका 
में देवताशो और विद्याधरों के बश का वर्णन, अयोध्याम राजा दशरथ और राम-लक्ष्मण झादि की उत्पत्ति, बाल्या- 
वसस्‍्था, जनक की पुत्री सीता से विवाह, राम-लक्ष्मण-सीता का वनवास, सबूक मरण, सीताहुरण, रावण से राम- 
लक्ष्मण का युद्ध, सुग्रीव भ्रादि से राम का मिलाप, लक्ष्मण के शक्ति का लगना और उपचार पग्रादि। विभीषण का 
राम से मिलना, रावण मरण, लका विजय, विभीषण को राज्य प्राप्ति, राम-सीता-मिलन, प्रयोध्या को प्रस्थान, 
भरत दीक्षा, व तपश्चरण, सीता का लोकापवाद से निर्वासन, लव-कुश उत्पत्ति, सीता की श्रग्नि परीक्षा, दीक्षा 
श्रौर तपश्चरण, लक्ष्मण मरण, राम का शोकाकुल होना, और प्रबुद्ध होने पर दीक्षा लेकर तपश्चरण करके कबल्य 
प्राप्ति और निर्वाण लाभ, झ्रादिका सविस्तर कथन दिया हुझा है । 

इस ग्रन्थ मे राम कथा का वही रूप दिया है, जो विमलसूरि के पउम-चरिउ में श्रौर रविषेण के पद्मचरित 
में पाया जाता है। ग्रन्थ मे रामकथा के उन सभी श्रगों की चर्चा की गई है जिनका कथन एक महाकाव्य में श्रावश्यक 
होता है । इस दृष्टि से पउमच रिउ को महाकाव्य कहा जाय तो कोई पत्युक्ति न होगी । भ्रन्थ में कोई दुरूहता नहीं हैं, 
वह सरल श्रौर काव्य-सौन्दर्य की श्रनुपण छटा को लिये हुए है। समूचावर्णन काव्यात्मक-सौन्दय श्रौर सरसता से 
प्रोत प्रोत है, पढ़ते हुए छोड़ने को जी नही चाहता । 

कविता की शैली जहा कथा-सूत्र को लेकर आगे बढती है श्नौर वहां वह सरलता तथा स्वाभाविकता का 


ऋरक न .....+>>> नजन 3ौ]+3,« 39 बननिनाननना अतीक जनाब फब्नणनजनन+ 








कलिनजी+++ब नी तीन 


१, जैन ग्रथ प्रशस्ति संग्रह भा० २, प्रस्तावना पृ० ४६ । 


१६२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


निर्वाह करती है । किन्तु जहा कवि प्रकृति का चित्रण करने लगता है, वहा एक से एक श्रलक्रत संविधान का आश्रय 
कर ऊँची उडागे भरता है। गोदावरो की उपम। द्रष्टव्य हे--गोदावरी नदो वसुधारूपा नायिका की बकित फैनावली 
के वलय से श्रलकृत दाहिनी बाह ही हा । जिसे उसने वक्षस्यत पर मुक्‍ता हार धारण करने वाने पति के गले में डाल 
रबखा है! । 

कवि की कुछ पक्तिया वसुधा की रोम-राजि सदुश जान पडती है । 

युद्ध मे लक्ष्मण के शक्ति लगने पर अयोध्या के अ्र्द पुर मे स्त्रियों का विलाप कितना करुण है दु खातुर 
होकर सभी रोने लगे, माना सत्र शोक ही भर दिया है । भृत्यजन हाथ उठा-उठा कर रोने लगे, माना कमलवन 
हिमवन से विक्षिप्त हो उठा हो । राम को माता सागान्य नार। के राभान रोन लगी, सुन्दरी उमिला हनतप्र भ हो राने 
लगी, सुमित्रा व्याकुल हो उठा, रोती हुई सुमित्रा ने सभीजनों को कला दिया कवि कहता हे कि का रुण्य पूर्ण काव्य- 
कथा ये किस के आासु नदी आ जाते? । भरत गौर राम का विलाप किसे विशलित नहीं करता । इसो तरह रावण 
की मृत्यु होने पर विभीषण ओर मन्दोदरी के विलापका वर्णन केवज पाठका के नेत्रो को ही सिक्‍्त नही करता, 
प्रत्युत रावण-मन्दोदरी और विभीपण के उदात भावों का स्मरण कराता है” । इसी तरह अ्जना सुन्दरी के वियोग 
में पवनजय का विलाप चित्रण भी ससार को विचलिल किये बिना नहीं रहता । 

ग्रन्थ में ऋतुओं का कथनतों नैसर्गिक ही है, किन्तु प्रकृति के सान्दर्य का विवेचन भी अपूर्व हुआ है । नारी 

चित्रण में राष्ट्र कूट नारी का चित्रण बड़ा ही सुन्दर है । 

कवि ने राम और सीता के रूप में पुरुष और नारी का रमणीय तथा रवाभाविक चित्रण किया है। पुरुष 
श्रौर नारी के सम्बन्धो का जेसा उदात्त और याथा तथ्य चित्रण सीता की अग्नि परोक्षा के समय हुआ्ना है, वह अन्यत्र 
दुलेभ है ग्रन्थ में सीता के अमित घेरे, साहस ओर उद्ात्त गुणों का वर्णन नारी की महत्ता का द्योतक है, उसके 
सतीत्व की आभा ने नारी के कलक को धांदिया है । 

ग्रन्थ का कथा भाग कितना चित्राकर्षक है, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। सहस्नाजु न की जल 
ऋऔआडा का,वर्णन प्रद्वितीय है' । युद्ध के वर्णत मे भी कवि ने अपनी कुशलता का परिचय दिया है जिसे पढते ही सैनिकों 
के प्रयाण की पगध्वनि कानो में गू जने लगती है और द्ाब्द योजना तो उसके उत्साह की सवर्धक है ही” । 


बी सचनमनानाक नाना “>> मनन ननमन+नन-न-न--न-+-4 जज मन-नन-न-म+ ५3 2० ०%५५०>3-.-७७०- वलय पान रन 3० डे ५ 3क बनल्‍्क-ह+-+कन+न-रई १२०० 


१ फेशणावलि बकिय वलयालकिग्र, णा महि वहु अहे तरिया। 
जणरशिहि भत्तार हो मोत्तिय-हार हो, नौह प्सारिय दाहिशिपा ॥/ पउमचरिस 


जप 


« “कत्यवि शागाविह रुक राह, ण महिक्रु। बहु अहि रोम-राई ।॥।” बढ़ी । 
जे 


जप 


“दुकता उछ रोवद सयलु लोठ, ण चण्पिवि चप्पिवि भरिए साउ। 
रोव३ मिच्चयरणा समुहृहत्यु, एा कमल-सद हिम-पवण वत्थ ॥ 

रोबइ अबरा इव राम जणरणि, केक्कय दाउय तरू मुल-खणरि । 
रोबठ सु पह विच्छाय जाय, रोपह सुमित्त सोमित्ति-माय ।। 

हा पृत पत्त | केनहि गओतमि, कि सत्तिए बच्छ बले हओसि । 

हा पुत्तु । मर नुभ जो हओसि, दइवेणा केण विच्छोह ओसि । 
घत्ता--रों वतिए लक्यशा-मापरिए, सयल लोउ रोवा विया । 
बगरुण्ण ३ कव्ब कहाए जिह, कोवश अ सुमुआतिगठ ॥” --पउमचरिउ, सधि ६६--१३ 
४ देखो, पठमचरिउ सधि ६७।३-४ संधि ६६, १०-१२ 

४ देखो, पउमचरिउ ९६,४-११, ७६,२-३। 

६. देखो, स॑पि १४,६ 

७. केवि जसलुद्ध, सण्णद्ध कोह | के वि सुमित्त-पुत्त, सुकलत्त-चत्त-मोह । 


नवमी और दश्षवी शताब्दी के आचार्य १९३ 


दूसरा ग्रन्थ 'रिहुणेमिचरिउ' है जिसमें ११२ सधियां और १६३७ कडवक है । इनमें ६६ सन्धियां स्वयमू 
द्वारा रची गई हैं शेष १३ सन्धियां स्वयभू के पुत्र जिभुवन स्वयभू की बनाई हुई है। किन्तु भ्रन्तिम कुछ सन्धिया 
खण्डित हो जाने के कारण भद्टारक यहा:कीति ने पपने गुरु गुणकीति के सहाय से गोपाचल के समीप स्थित 
कुमार नगर के पणियार चैत्यालय मे उसका समुद्धार किया था और परिणाम स्वरूप उन्होंने उक्त स्थानों में 
अपना नाम भी अंकित कर दिया। ग्रन्थ मे चार काण्ड है, यादव, कुरु, युद्ध और उत्तर काण्ड । 
प्रथम काण्ड में १३ सन्धियाँ है। जिनमे कृष्ण जन्म, बाललोला, विवाहकथा, प्रद्युम्न आदि की कथाएं 
और भगवान नेमिनाथ के जन्म को कथा दी हुई है। ये समुदविजय के पुत्र शौर कृष्ण के चचेरे भाई थे । दूसरे 
काण्ड मे १६ सन्धिया है, जिनमें कौरव-पाण्डवो के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा श्रादि का कथन, परस्पर का वैमनस्य, 
युधिष्ठिर का द्युत क्रीडा में पराजित होना, द्रोपदी का चीर हरण, तथा पाडवो के बारह वर्ष के वनवास आदि का 
विस्तृत वर्णन है । 
तृतीय काण्ड में ६० सन्धियाँ है। कौरब-पाण्डवों के युद्ध वर्णन में पाण्डवों की विजय और कोरबवोकी परा- 
जय आदि का सुन्दर चित्रण किया गया है । और उत्तर काण्ड की २० सन्धियों में कृष्ण की रानियो के भवातर, 
गजकुमार का निर्वाण, द्वीपायनमुनि द्वारा द्वारिकादाहू, कृष्णनिघन, वलभद्रशोक, हलधर दीक्षा, जरत्कुमार का 
र/ज्यलाभ, पाण्डवो का गृहवास, मोह परित्याग, दीक्षा, तपश्चरण झ्लौर उपसर्ग सहन तथा उनके भवातर आ्रादि का 
कथन, भगवान नेमिनाथ के निर्वाण के बाद ७७ वी सधि के पद्चात्‌ दिया हुआ है । रिठ्टगेमिचरिउ की सधि पुष्पि 
काग्रो में स्वयभू को धवलइया का आ्राश्चित, और त्रिभुवन स्वयभू को बन्दइया का आश्रित बतलाया है । 
मत्स्य देश के राजा विराट के साले कोचक ने द्रोपदी का सबक्रे सामने अपमान किया। कवि कल्पना 
द्वारा उसे मूतिमान बना देता है। 
यमदूत की तरह कीचकने द्रोपदी का केश-पाश पकड़ कर खीचा भौर उसे लातमारी। यह देखकर राजा 
युधिष्ठिर मूछित हो गए । भीमराप के मारे वृक्ष की प्लोर देखने लगे कि उसे किस तरह मारे। किन्तु युधिष्ठिर ने 
पैर के अगूठ से उन्हे मना कर दिया। उधर पुर की नारिया व्याकुल हो कहने लगी कि इस दग्ध शरीर को धिक्‍्कार 
है, इसने ऐसा जघन्य कार्य क्यो किया ? कुलीन नारियो का तो श्रब मरण ही हो गया, जहा राजा ही दुराचार 
करता हो, वहां सामान्य जन कया करेगे ? 
सो तेण विलक्खी हुवएण, गझ्रणुलग्गं जिह जम वृथषएण। 
बिहुरे हि धरे विचलणेहि हथ, पेक्लतहूं रायहूं सुच्छ गय। 
मणि रोस पवट्टिय बल्लभहो, किर देह बिट्टू तर पल्‍लब हो । 
मरु सारमि सच्छु स-मेहुणउं, पट्ठवसि कयंत हो पाहुणउ । 
तो तब-सुएण झारट्टएण, विणियारिउ चलण ग्रुट्ठएण। 
झ्रोसारिउ विश्रोयर सण्णियउ, पुरथर जारिउ आदण्णियउ । 
घि-थि दण्ड सरीरें काइं किउ, कुलजायहूं-जायहूं मरणथिउ । 


जाह पउ बुरुचारिउ समायर नहि जण तम्पण्णु काइई क्रइ ॥॥ 
हि प3 दुच्च इ, नहिं फ़्णु्‌ सब शत 5 


ग्रन्थ मे वीर, श्ृगार, करुण धर क्षान्त रसो का मुख्य रूप से कथन है। वीर रस के साथ ख्गार रस की 
झभिव्यक्ति भ्रपञ्न श॒काव्यों मे ही दुष्टिगोचर होती है। प्रलकारो में उपमा झौर इलेष का प्रयोग फिया गया है। 





................._+ननमननी मन नमनननमन नाक कक ण--+- 


केथि णीसरतिवीर, भूघरव्य तु गधीर । 

सायरब्व अप्पमाण, कु जरव्व दिण्णणारा। 

के सरिव्य उद्धकेस, चत्त सव्व-जीवियास । 

केवि सामि-भत्ति-वंत, मच्छिराग्गि-पज्जलंत 

के वि आहवे अभग, कु कुमं पसाहि अग । (पंउमचरिउ ५७-२ 


जे 


१६४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--आागर २ 


इसी सधि के १५वें कडवक में द्रोपदी के अपमान से क्रुद्ध भीम का और कीचक का परस्पर बाहु युद्ध 
न भी सजीव हुमा है -- न र हे 

दि रण मे कम भीम और कीचक दोनो एक दूसरे से भिड गए । दोनों ही हँजारीं युवा हाथियों के पलक 
बलवाले थे । दोनों ही पर्वत के बड़े शिखर के समान लम्बे थे । दोनो ही मेघ के समान गजना वाले हे । दीनीं ने ही 
अपने अपने श्रोठ काट रखे थे, उनके मुख क्रोध से तमतमा रहें ये। नेत्र गुजा ( सा ) 8083 लाल 
हो गए थे । दोनो के वक्षस्थल आकाश के समान विशाल ग्लौर दोनो के भुजदण्ड परिधि के समान प्रचंड थे! । के 

कवि ने शरीर की असारता का दिग्दर्शन करते हुए लिखा है कि मानव का बह शरीर कितना 
घिनावना और शिराश्रो-स्नायुओ से वधा हुआ्ला अस्थियों का एक ढाचाया पोट्टल मात्र है। जो माया श्रौर 
मदरूपी कचरे से सड रहा है, मल प्‌ ज है, कृमि कीठा से भरा हुआ है, पवित्र गंध वाले पदार्थ भी इससे दुर्गन्धित॑ 
हो जाते है, मास झौर रुधिर से पूर्ण चर्म वृक्ष से घिरा हुआ है--चमडे की चादर से ढका हुआ है, दुर्गन्‍्ध कारक 
आतो की यह पोटली और पक्षिया का भोजन है। कलुपता से भरपूर इस शरीर का कोई भी झग चगा नही है। 
चमड़ी उतार देने पर यह दुष्प्रेक्य हो जाता है, जल विन्दु तथा सुरधनु के समान भ्रस्थिर और विनष्वर है। ऐसे 
घृणित शरीर से कौन ज्ञानी राग करेगा ? यह विचार ही ज्ञानी के लिये वैराग्यवर्धक है? । 

तीसरीकृति स्वयंभू छन्द ग्रन्थ है, जो प्रकाशित हो चुका है और जिसका सम्पादन एच डी. वेलकर ने 
किया है। त्रिभुवन स्वयभ्‌ ने उन्हे, 'छन्द चुड़ामणि' कहा है। इससे वे छन्‍्द विशेषज्ञ थे, ईसका सहज ही आभास 
हो जाता है। इस ग्रंथ में प्राकृत भर प्रपश्रश भाषा के छन्‍्दों का स्वरूप मय उदाहरणो के दिया गया है। इसके 
प्रन्तिम अध्याय में गाहा, अडिल्ल, और पड्डिया श्रादि स्वोपज्ञ छन्दो के उदाहरण दिये है। उनमे जिनदेव की 
स्तुति है' । ग्रन्थ के भ्रन्त में कोई परिचयात्मक प्रशस्ति नहीं है। इस ग्रन्थ का सबसे पुरातन उल्लेख जयकीति ने 
प्पने छन्दोनुशासन मे किया है । जिसमे स्वयभू के नन्दिनी छन्‍्द का उल्लेख है' । इससे स्पष्ट है कि स्व्यभ्‌ के छन्द 
ग्रन्थ का १०वीं शताब्दी में प्रचार हो गया था। जयकीति का समय विश्रम की दशमी शताब्दी है। जयकीति कम्नड 
प्रान्‍्त के निवासी और दिगम्बर जैन धर्म के श्रनुयायी थे। स्वयभू छन्द ग्रन्थ मे अपने ग्रन्थों के अ्रतिरिक्‍त गन्य 
ग्रन्थ कर्ताश्रों के भी उदाहरण दिये है। 'बम्मह तिलअ' के उदाहरण में (६--४२ में) पठमचरिठ की ६५वीं 
सन्धि का पहला पद्च दिया है” । “रणावली' के उदाहरण मे (६-७४) में ७७वी सन्धि के १३वें कडवक का अन्तिम 
पद्य है* । इस तरह यह छंद ग्रन्थ महत्वपूर्ण है । 

त्रिभुवनस्वयभू ने, जो स्वयभू का लघ्पुत्न था उसने अपने पिता के पउमचरिड्, हरिवशपुराण और पचभी 
चरित को सम्हाला था, उनका समय १० वो शताब्दी का पूर्वार्ध है । इसका अलग परिचय नही लिखा । 

स्वयभू देव ने 'पचमीचरिउ' ग्रन्थ भी बनाया था। किन्तु वह अनुपलब्ध है । पठमचरिउ में लिखा है कि 








नी... 


१ तो मिंडियि परोधयरण कुसल, विष्रियि रायगाय सहस्स-बल । 
विण्णि वि गिरि त्‌ ग-सिग सिहर, विण्णिवि जल हरख गहिर गिर । 
विण्णि वि दट्टोट्ठ रूह बदण, विण्णि वि ग जाहल सम-णयर । 
विध्णि वि णहाल छिर-वच्छुथल, विण्णि थि परिहोवम-भुज-जुयल । 

- देखो, रिटठाशोंमिचरिउ ५४-- ११ 
तुम्ह पञ कमलमुले अम्ह जिस दुक्ख भावतविश्वाइ । 
ढुरु एल्लियाइ जिशवर ज जाणसु त करेज्जासु (३८ 
7 जिंण णामे छिदेवि मोहजाल, उप्पज्जद देवल्लसामि गालु । 
जिणरामे कम्मइ णिहलेवि, मोक्‍्लम्गे पहुसिअ सुह लहेबि ।।४४ 

४ जयकीति ने अपने छन्‍्द ग्रन्थ में स्वयभू के नन्दिनी छन्द का उल्लेख किया है | 

तो जौ तथा पद्म पद्मनिधिजंतौ जरौ, स्वयभुदेवेश मते तु नन्दिनी ॥२२॥ 


२. हणुवंत रणें परिवेढिज्जई सिसियरेहि । झा गयणयवने बालदिवायरू जलहरेहि ॥ 
६ सुरव॒र डासरु राबणु दटठ जास जगकयड । अण्स कि महु चुक्कइ एव्णाह सिंहि जपइ | 


“ स्ट्ठोमिचरिउ २८--१४ 


न््ण जया 


नबभी दशनी क्षताब्दी के आचाये १६५ 


यदि स्वयभू देव के लुपुत्र जिभुवन ने होते तो उनके पद्धडियाबद्ध पंचमी चरित” को कौन संभारता ? इससे 
स्पष्ट है कि स्वयंभू ने पच्तमी चरित की रचना की थी । 

स्वयंभू व्याकरण--स्वयमूदेव ने स्वयंभू छन्‍्द के समान प्रपञ्नरश का व्याकरण भी बताया था | पउमचरिड 
के एक पद्म में लिखा है कि अभ्रपश्रण रूप मतवाला हाथी तब तक ही स्वच्छन्दता से भ्रमण करता हैं जब तक कि 
उस पर स्वयभू व्याकरण रूप अकुश नही पड़ता । इससे उनके व्याकरण ग्रथ बनाये जाने का स्पष्ट निर्देश है, पर खेद 
है कि बह अ्रनुपलब्ध है । 

झ्रमयनन्दि 

प्रभयनन्दि--व्याकरण शास्त्र के निष्णात विद्वान थे। इनका व्याकरण-विषयक ज्ञान केवल जैनेन्द्र व्याक- 
रण तक ही सीमित नही था, बिन्‍्तु पॉणिनीय ब्याकरण और पतजलि महाभाष्य में भी उनकी भ्रप्रत्याहृत गति थी । 
प्रभयनन्दि की एक मात्र कृति 'महावृत्ति' है, जो ज॑नेन्द्र व्याकरण की सबसे बड़ी टीका है। महाब॒त्ति के स्थल उनके 
व्याकरण विषयक श्रभूत पूर्व पाण्डित्य का निदर्शन कराते हैं। यथा--१।२।६६ सूत्र की व्याख्या मे 'प्रवितप्य प्रयोग 
की सिद्धि के सम्बन्ध मे जो विचार किया है वह भ्रन्यत्र नही मिलता । * 

महा - अभयनन्दि कृत महावृत्ति का परिमाण बारंह हजार इलोक जितना है। यद्यपि महावृत्ति कारने 
काशिका का उपयोग किया है, किस्तु दोनो की तुलना करने से ज्ञात होता है कि अभय नन्द ने जो उदाहरण दिये 
है। वे काशिका मं उपलब्ध नही होते । जैसे--१।४॥१५ के उदाहरण मे अमुशालिभद्रभू झाढुया: | “ ग्रनुसमन्तभद्र 
ताकिका.' ४११६ के उदाहरण से 'उपसिह नन्दिन कवय ' । 'उपसिद्धसेन वेयाकरणा. । सब वेयाकरण सिद्धसेन से 
हीन है। ११३।१० के उदाहरण में प्रा कुमार यश: समन्तभद्रस्य' वाक्‍्यो द्वारा समन्‍्तभद्र, सिहर्नान्दि और सिद्धसेन का 
नामोल्लेख है । 

महावृत्ति के सूत्र ३३२।५५ की टीका में एक स्थल पर श्रकलच्ू देव के तत्त्वार्थवातिक का उल्लेख किया 
है । अ्रत. अब्यनन्दी का समय प्रकलक देव के बहुत बाद का जान पडता है। 

यह्छदद लक्षणमत्रज पारमसन्ये, रव्यक्तमुक्तिसमभिधानविधौद रिद्रे । 
तत्सबंलोकहुबय प्रियचा रवाक्ये वर्यक्ती करोत्यभयनन्दिमुनि: समस्तम्‌ ॥। 

कठिनता से पार पाने योग्य जिस शब्द लक्षण को दरिद्रो ने व्याख्या करने में स्पष्ट नही किया । उस 
सम्पूर्ण शब्द लक्षण को झ्रभयनन्दि मुनि सबके हृदयों को प्रिय लगने वाले सुन्दर वाक्यों से स्पष्ट करता है । 

इस इलोक के पूर्वार्ध से स्पष्ट जान पड़ता है कि अभयनन्दि से पूर्व जैनेन्द्र व्याकरण पर भ्रनेक वृत्तियाँ बन 
चुकी थी । जिनमे सूत्रों की पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या नही थी । इससे महावृत्ति की महत्ता का स्पष्ट बोध होता है । 

अ्भयनन्दी ने झपने समय का कोई उल्लेख नही किया श्लौर किस राजा के राज्यकाल मे ग्रन्थ का निर्माण 
हुआ, इसका भी उल्लेख नहीं किया | अतः ग्रभववन्दी का समय विवादास्पद है। डाक्टर वेल्वेक्कर ने शपने सिस्टम 
आफ सस्कृत ग्रामर' मे भ्रभयनतन्दी का समय सन्‌ ७५० (वि० स० ८०७) माना है | पर महावृत्ति का श्रध्ययन करने 
से महाबृत्ति का रचनाकाल €वी शताब्दी ज्ञात होता है । 

श्रनन्तवीय 

झनस्तवीयं--रविभद्र पादोपजीवी थे । इनकी एक मात्र कृति 'सिद्धि विनिश्चय' टीका है | यह श्रकलडू 
वाडमय के पडित थे। क्रौर उनके विवेचक झोर मसंज्ञ थे। प्रभाचन्द्र ने इनको उक्तियों से श्रकलद्भु देवके दुरवगाह 
ग्रन्थों का प्रच्छा श्रभ्यास श्रौर विवेचन किया था। श्राचार्य झनन्‍्तवीर्य की सिद्धि विनिश्वय टीका बड़ी ही महत्वपूर्ण 
है, उसमें दर्शनान्‍्तरीय मतो की विस्तृत आलोचना की गई है। टीका में धर्मकीति, अचेंट, घ॒र्मोत्तर शोर प्रशाकर 
गृप्त श्रादि प्रसिद्ध विद्वानों के मतों के प्रवतरण उद्धृत किये है। इनके अतिरिक्त प्रनन्तवीर्य टीका में 'ऊहो मति 
निबन्धन.' वाक्य उद्धृत किया है। विद्यानन्द के तत्त्वाथंडलोक वालिक पृष्ट १६६ में यह वाक्य इस रूप में उपलब्ध है:- 

समा रोपश्छि बूहो5शत्र मान मतिनिअन्धमः” (तत्वा० हलो० १-१३-६० 


लीन जता पॉप धणजिजजज+ज 5 तन कल तत>तज-_+_>त+तततन| नमन“ --न-+नननकमननझान+-433५ के. अकनन विनाननीन- 








अिम्ककीक०--७ न ०००+++ ७ 3ल्‍७+फक----क 3५५» कक अथकन-न--पकन-ाकनक++ कान ७-3७)» -५+०-कथ-२न७५३व४न३>343३3.+-.०----0७०५५०० 


७. जद रण हुअ छन्द चडामशिस्स तिहुअरासबंभ लहु तराउ । तो पद्धडिया कब्ज सिरि पच्रप्ति को समारेउ ॥ 


१६६ जैन धम्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


अत. विद्यानन्द (६० ८४०) का अवतरण लेने वाले तथा विद्यानन्द के उत्तरवर्ती अनन्तवीय के स्वतः प्रामाण्य 
भग का उल्लेख करने वाले अ्रनस्तवीय का समय ईसा की €वी का उत्तरार्ध या १०वी का पूर्व भाग होना चाहिये । 
अनन्तवीय ने श्रपनी टीका के पृ० २४६ में कर्मबन्ध के प्रकरण में 'तदुक्त वाक्य के साथ निम्न श्लोक 
उद्धत किया है .-- 
एषो5ह ममकमंशमंहरतेतइन्धनान्याखरब:, 
ते क्रोधादिवशा प्रमादजनिता: क्रोधावयस्तेउब्रतात । 
मिथ्याज्ञान कृतात्तता5स्मि सततं सम्यकत्ववान सुब्नतः, 
दक्ष: क्षोगकषाययोगतपसां कर्सेति भुक्तो यतिः ॥। 
यह इलोक यशस्तिलकचम्पू के उत्तराध पृ० २४६ में पाया जाता हैं इसी भाव का एक इलोक गरुणभद्दा- 
चार्यके ग्रात्मानुशासन में भी उपलब्ध होता है । 
प्रस्त्यात्मास्तिमिता विबस्धनगत:.._तद्बन्धनान्याखब:, 
. ते क्रोधाविक्ृृताः प्रमादजनिताः फ्रोधादयस्ते5त्बतात । 
भिथ्यात्वोपचितात्‌ स एवं समल: कालादिलब्धो फ्वचित्‌, 
सम्यक्त्वश्नतदक्षताकलुषतायोगे. 'क्रमान्मुच्यते २४४१ 
इन दोनो इलोको के बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव ही नही किन्तु शब्द रचना भी मिलती जुलती है । 
इससे श्रनन्तवीयं का समय सोमदेव के बाद शक स० ८८१ सन्‌ ६५६ ई० के आस-पास होना चाहिये । 
हुम्मच के शिलालेख मे श्रनन्तवीय को वादिराज के दादा गुरु श्रीपाल त्रैविद्यदेव का सधर्मा लिखा है' । वादिराज के 
दादा गुरु का समय ५० वर्ष मान लिया जाय तो अनन्तवीर्य क्री स्थिति ६७५ ई० के श्रास-पास आती है२ | 
इस समय का समथंन शान्तिसूरि (६० सन्‌ €६३-१०४७) प्लौर वादिराज (१०१५ ई०) के द्वारा किये 
झनन्तवीय के उल्लेखों से हो जाता है। प्रभाचन्द्र अनन्तवीय की उक्तियो को सुन सकते है । 
डा० झादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ने के० बी० पाठक की आलोचना करते हुए ग्नन्तवीर्य का समय ईसा 
की ८्वी सदी का पूर्वार्ध बतलाया है? । परन्तु वह डा० महेन्द्र कुमार जी को मान्य नही है. उनका कहना है कि 
प्रननन्‍्तवीय की समयावधि सन्‌ ६५० से €६० तक निश्चित होती है*। 


देवेन्द्र सेद्धान्तिक 

देवेन्द्रसद्धान्तिक--मूल संघ, देशी यगण पुस्तक गरुछ और कुन्दकुन्दान्बय के विद्वान त्रेकालथोगी के शिष्य 

थे* । इनके विद्यागुरु गुणनन्दी थे। जिनके तीन सौ छिष्य थे। उनमे ७२ शिष्य उत्प्कूट कोटि के विद्वान श्लौर 

व्याख्यान पटु थे । उनमे प्रसिद्ध मुनि देवेन्द्र थे, जो नय-प्रमाण मे निपुण थे। यह चतुर्म वर देव के नाम से भी प्रसिद्ध 

थे, क्योंकि इन्होने चारो दिशाओं की ओर मुख करके प्राठ-झाठ उपवास किये थे। यह बकापुर के आचार्यों के 
अधिनायक थे । 





१ जैन लेख स> भ० हे पृ० ७२, २ न्याय कुमुद्रचन्द्र पृ० ७६, ३ जैस दर्शन वर्ष ४ अक ९ 
४ सिद्दिवितिश्चय प्रस्तावना प्ृ०८७ 
५ श्री मुलसध--देशोयगण-पुस्तक गच्छूत । 

जातस्त्रेकाल योगीश क्षीराब्धेरिब कौस्तुम ॥३५ 

तच्यारित्र अध्त पुत्र श्री देवेन्द्र मुनीष्यर । 

सिद्धान्तिकाग्रणीरतस्म बकेयो (यामदान्मु) दा ॥३६ . >जैन० ले० स० भा० २ पृ० १४५ 
६ तच्छिष्यास्त्रियवाविवेकनिधय5शास्त्राब्धि पारद्धता - 

स्तेपू-क़प्टतमा द्विसप्ततिमितास्सिद्वान्तज्ञास्त्राथंक--- 

व्याख्याने पटनों विचित्र चरितास्तेपु प्रसिद्धों मुनि , 

नानानूननय प्रमाण निपुरों देवेन्द्र सैद्धान्तक: ।८ --जैन लेख स० भा० १ प० ७२ 
७ बच्दापुर मुरीन्द्रोःभूद देवेखो रुन्द्र सकगुरा | | 

सिद्धान्ताद्यागमार्त्यज्ञी सज्ञानावि गुणान्वित ॥--जन लेख स० भा० २ पृ०११६ 


न प--+-५--नन न नननगरगन्‍रजगरगणगीऊ-ऊ..-.+%+% 4 ननन्‍नन्‍_-न__»++-००- नन्‍नननक 


नवमी-दशवी शताब्दी आचार्य १६७ 


शक सं० ७८२ सन्‌ ८६० के ताम्रपत्र से ज्ञाता है कि श्रमोध वर्ष प्रथम ने झपने राज्य के ५२वें वर्ष में 
मान्य खेट में जैनाचार्य देवेन्द्र को दान दिया था। प्रमोघवर्ष ने यह दान अपने भ्रघोनस्थ राज कर्म चारी बद्छकूय की 
महत्वपू्वे सेवा के उपलक्ष्य में कोलनूर में बक्छेय द्वारा स्थापित जिनमन्दिर के लिये देवेन्द्र मुति को तलेयूर नाम का 
पूरा गांव और दूसरे गावो की कुछ जमीनें प्रदान की थी। यह दान शक स० ७८२ (सन्‌ ८६०- वि० स० ६१७) 


में दिया गया था। इससे देवेन्द्र सेद्धान्तिक का समय ईसा की नवमी झौर विक्रम की दशमी शताब्दी का पूर्वा् है। 
इनके शिष्य कलधोतनन्दी थे । जिनका परिचय नीचे दिया गया है । 


कलधोौतनन्दि 


कलधोतनन्बि--मूलसंघध देशीय गण पुस्तक गच्छ के विद्वान गुणनन्दि के प्रशिष्य झौर देवेन्द्र सैद्धास्तिक 
के शिष्य थे। बड़े भारी सैद्धान्तिक झ्ौर पचाक्षरूप उन्‍नत गज के क्‌ भस्थल को फाड़कर मुक्ताफल प्राप्त करने 
वाले केशरी सिंह थे। विद्वानों के द्वारा स्तुत और वाक्य रूपी कामिनी के वललभ थे । 

च्‌ कि देवेन्द्र सैद्धान्तिक को राष्ट्रकूट राजा श्रमोध वर्ष प्रथम ने बच्छुय द्वारा स्थापित जिनालय के लिये 
'कोलनूर' में 'तलेयूर' नामका ग्राम भौर दूसरे ग्रामों की कुछ जमीने प्रदान की थी। यह लेख शक स० ७८२ सन्‌ 
८६० (वि० स० ६१७) का लिखा हुआ है | श्रतः कलधौतनन्दि का समय भी ईसा को नवमी (वि० की १०) शताब्दी 
हो सकता है। (जैन लेख स० भा० २ पृ० १४१) 


वधमननन्‍्वी 


सिद्धभूषण संद्धान्तिक मुनि--का उल्लेख प्रायश्चित्तके एक सस्क्ृत 'प्रथ जीतसारसमुच्चय, की भ्रशस्ति में 
किया गया है। इन्हे मान्यखेट में मजूषा में कुल्दक्न्दाचाय्य 'नामाकित' जीतोपदेशिका' नाम का ग्रन्थ प्राप्त हुआ था । 
झ्ौर जो संभरी स्थान मे चले गये थे। उन्ही मुनिराज ने उसकी व्याख्या वृषभनन्दी को की थी* तब वृषभनन्‍दी, जो 
नन्दनन्दी के शिष्य, भ्रोर रुक्षाचाय के प्रशिष्य थे। जीतसार समुच्चय ग्रन्थ की रचना सस्कृत पद्यों में की थी | भौर 
हर्षनन्दी ने सुन्दर भ्रक्षरो में लिख। था । वृषभनन्दी का यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण है, इसमे प्रायश्चिन्त का कथन किया गया 
है। इसका प्रकाशन होना चाहिये । यह अजमेर के भट्टारकीय शास्त्र भण्डार में मौजूद है। इससे इनका समय 
नवमी शताब्दी जान पड़ता है । 





तच्छिष्यः कलधौतनन्दिमुनिपस्सेद्धान्तचकेश्वर., 

पारावारपरीतधारिणि कुलब्याप्तोरुकीनींदवर । 

पश्चाक्षोन्मदकुस्भिदलन प्रोन्‍्मुक्त मुक्ता फल -- 

प्राशु प्राइिचित केसरी बुधनुतो वाककामिनी वल्लभ, ॥१० 

-जन लेख सं० भा० १ पृ० ७२ 


जरा 


, मान्याखेंटे मंजूपेक्षी सेद्धा्त. सिद्धभूषणः । 
सुजीर्णा पुस्तिका जैनी प्रार्थ्याप्प संभरी गत ॥३४ 
श्री कोड वुन्दनामाका जीतोपदेशदीपिका । 
व्याख्याता मदहितार्थेन मयाप्युक्ता यथार्थत, ॥३५ 


सद्गुरो' सदुपशेत कृता बृषभनन्दिना । 
जीतादिसार सक्षेपो नथ्याद्या चदुतारक ३६ 


३. देखो, अनेकान्तवर्ष १४ कि० १ १० २७ मे पुराने साहित्य की खोंज लेख । 


रैशेप जन धर्म का प्राचीन इतिहास--भांग २ 


सर्वनन्दि भट्टारक 


स्बनन्दि भट्टारक--कुन्दकुन्दान्वय के एक चट्टू गद भट्टा रक (मिट्टी के पात्र धारी) के शिष्य श्री सर्ववन्दि 
भट्वारक ने इस (कोप्पल) नामक स्थान में निवास कर यहा के नगरवासो लोगों को अनेक उपदेश दिए भ्रौर बहुत 
समय तक कठोर तपश्चरण कर सन्यास विधि से शरीर का परित्याग किया । यह सर्वतन्दि सब पापों की शान्ति 
करे | यह लेख शक स० ८०३ सन्‌ ८८१ (वि० स० €३८) का है। अत. इन सबंनन्दि का समय ईसा की &वी और 
विक्रम की दशमी शताब्दी का पूर्वार्ध है । (उद्याफ्ांशा वा 57 7709 ?० 523) 


ग्राचाय विद्यानन्द 


विधानन्द--अभ्पने समय के प्रसिद्ध ताकिक विद्वान थे। आपका जैन ताकिक विद्वानों में विशिष्ट स्थान 
है। प्रापकी कृतिया श्रापके श्नतुलतलस्पर्शी पाण्डित्य और सर्वतोमुखी प्रतिभा का पद-पद पर अनुभव कराती है | 
प्रापकी श्रष्ट सहली श्रोर तत्त्वार्थ इलोकवातिकादि कृतियों से जहा श्रापके विशाल वदुष्य का पता चलता है वहा 
उनकी महत्ता श्रौर गभीरता का भी परिज्ञान होता है। झ्रापकी कृतियाँ अपना सानी नही रखती । जन दर्शन 
उन कृतियों से गोरवान्वित है। जैन परम्परा में विद्यानन्द नाम के अनेक विद्वान हो गए है। परन्तु प्रस्तुत विद्यानन्द 
उन सब से ज्येष्ठ, प्रसिद्ध ग्रौरप्राचीन बहुश्रुत विद्वान है। यद्यपि उन्होने श्रपनी कृतियों में जीवन घटना श्र समयादि 
का कोई उल्लेख नही किया, फिर भी भ्रन्य सूत्रो से उनके समय का परिज्ञान हो जाता है । 

आचार्य विद्यानन्द का जन्म ब्राह्मण कुल मे हुआ था । वे जन्म से होनहार और प्रतिभाशाली थे। श्रतएव 
उन्होने वैशेषिक, न्याय मीमासा, वेदान्त भ्रादि वेदिक दर्शनों का भ्रच्छा प्रभ्यास किया था, ्रोर बाद्धदर्शन के मन्तव्यो 
में विशेषतया दिग्ताग, धर्मकीति और ग्रज्ञाकर श्रादि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वासों के दाशेनिक ग्रग्था का भा परिचय 
प्राप्त किया । इस तरह वे दर्शन शास्त्र के प्रकाण्ड बिद्वान बने । और जैन सिद्धान्त के ग्रन्थो के भी वे विशिष्ट 
प्रभ्यासी थे । जान पड़ता है विद्यानन्द उस समय के वाद-विवाद में भी सम्मिलित हुए हो तो काई प्राश्चर्य नही । 
हो सकता है उन्हे जैन और बौद्ध विद्वानों के मध्य होने वाले शास्त्रार्थों को देखने या भाग लेने का श्रवसर भी प्राप्त 
हुआ हो । वे श्पने समय के निष्णात ताकिक विद्वान थे। श्र ताकिक विद्वानों मे उनका ऊँचा स्थान था । उन्होने 
जैन धर्म कब धारण किया, इसका कोई उल्लेख नही मिलता । पर वे जैन धर्म के केवल विशिष्ट विद्वान ही नही 
थे; किन्तु जंताचार के सपालक मुनि पुगव भी थे । उनकी क्वृतियाँ उनके अ्रतुल तलस्पर्शी पाडित्य का पद-पद पर 
बोध कराती है। जैन परम्परा मे विद्यानन्द नाम के प्रनेक विद्वान आचार्य और भट्टारक हो गये है' । पर आपका उन 
सब में महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यानन्द प्रसिद्ध वैयाकरण, श्रेष्ठ कवि, भ्रद्वितीयवादि, महान सैद्धान्तिक, महान्‌ ताकिक, 
सूक्ष्म प्रज्ञ और जिन शासन के सच्चे भक्त थे। आपकी रचनाओं पर गृद्धपिच्छाचारय, स्वामी समन्तभद्र, श्रीदत्त, 
सिद्धसेन, पात्रस्वामी भट्टाकलकदेव और कुमारनन्दि भट्टारक आदि पूव॑वर्ती विद्वानों की रचनाओं का प्रभाव दृष्टि- 
गोचर होता है। झ्राप की दो तरह की रचनाएँ प्राप्त होती ह। टीकात्मक और स्वत्त्र । हु 

झ्रापका कोई जीवन परिचय नही मिलता । श्रौर न प्रापके जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का ही कोई उल्लेख 
उपलब्ध होता है। श्रापने अनेक ग्रन्यो की रचना की है। जिनके नाम इस प्रकार है -- ध 

१ तत्त्वार्थ ्लोकवातिक, २ पग्रष्टसहसत्री (देवागमालकार, और युवत्यनुशासनालकार ये तीन टीका ग्रन्थ 
है । और विद्यानन्द महोदय, श्राप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासन परीक्षा, श्रौर श्रीपु र पाशवनाथ 
स्तोत्र, ये सब उनकी स्वतनत्र कृतिया है ! 

तत्त्यार्थ इलोकवातिक--यह गृद्धपिच्छाचार्य के तत्त्वा्थ सूत्र पर विशाल टीका है। जिसके पद्य वातिकों 
पर उन्होने स्वय गद्य में भाष्य अथवा व्याख्यान लिखा है। यह अपने विषय की प्रमेथ बहुल टीका है। आ्राचार्य 
विद्यानन्द ने इस रचना द्वारा कुमारिल झौर धर्मकीति जैसे प्रसिद्ध ताकिक विद्वानों के जैनदर्शन पर किये गए 


१. विद्यातन्द नाम के अन्य विद्वानों का यथा स्थान परिचय दिया गया है, पाठक उन्तका वहा अवलोकन करे । 


नदयी-दशवीं शवासदी के आचाये १६६ 


ध्राक्षेपों का सबल उत्तर दिया है। झौर जैनदर्शन के गौरव को उन्नत किया है->बढाया है। भारतीय छाल 
साहित्य में ऐसा एक भी भ्रथ दिखाई नही देता, जो इसकी समता कर सके । इस ग्रथ में कितनी ही चअर्च्राएं श्रपूर्व 
हैं। धौर वस्तु तत्त्व का विवेचन बडी सुन्दरता से दिया हुआ है। इसके झाघुनिक संम्पादित शुद्ध सस्करण को 
प्रावश्यकता है। क्योकि सन १६१४ में प्रकाशित संस्करण अ्रनुपलब्ध है, फिर वहु झशुद्ध भ्ौर अृटिपूर्ण है । 

भ्रष्टसहुस्ी--(देवागमालंका र)--यह आचार्य समन्तभद्र के देवागम पर लिखी गई विस्तृत झ्लौश महर्व- 
पूर्ण टीका है। देवागम पर लिखी गई ग्रकलक देव की दुरूह झोर दुरवगाह अष्टशती विवरण (देवागमभाष्य) को 

अन्त: प्रविष्ट करते हुए उसकी प्रत्येक कारिका का व्याख्यान किया गया है। विद्यानन्द यदि प्रष्टशती के दुरूह 

भ्रौर जटिल पद-वक्यों के गूढ रहस्य का उद्धावन न करते तो विद्वानों की उसमें गति होना सभव नहीं था। उन्होंने 
अष्टसहस्री में कितने ही नये विचार झौर विस्तृत चर्चाएं दी हुई है, जिनसे पाठक उसके महत्व का सहज ही 
प्रसुमान कर सकते हैं। विद्यानन्द ने स्वयं लिखा है कि हजार छास्त्रों को सुनने से क्या, प्रकेली भ्रष्ट सहस्नी को 
सुन लीजिये उसी से समस्त सिद्धातो का परिशान हो जायगा' । उन्होने कुमारसेन की उक्तियों से भ्रष्ट सहस्नी को 
वर्धधान भी बतलाया है। और कष्टसहस्नी भी सूचित किया है । 

इस पर लघु समनन्‍्तभद्र ने अष्टसहल्ली विषम पद तात्पयं टीका' और दवेताम्बरीय विद्वान बशोविजय ने 
अष्टसहल्ली तात्पयंविवरण' ताम की टीकाए लिखी हैं। चूकि देवागम में दक्ष परिच्छेद हैं। प्रत' भ्रष्टसहस्री में 
दश परिच्छेद दिये हुए हैं । 

पुक्तयनुशआासनालका र--यह आचाय॑ समन्तभद्र का महत्वपूर्ण और गरभीर स्तोत्र ग्रंथ है। उन्होने भ्राप्त- 
मीमासा के बाद इसकी रचना की है। प्राप्तमीमाँसा में अ्रन्तिम तीर्थंकर महावीर की परीक्षा की गई है। और 
परीक्षा के बाद उनकी स्तुति की गई है । इसमें कुल ६४ पद्य है। प्रत्येक पद्म दुरूह झौर गम्भीर पश्रथे को लिये 
हुए है। उस पर विद्यानन्द की युक्त्यनुशासनालंकार टीका है। जो पद्मो के भावों का उद्घाटन करती हुई दार्शनिक 
चर्चा से श्रोत-प्रोत है। इस ग्रन्थ का प० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने बड़े परिश्रम से हिन्दी प्रमुवाद किया है, जिससे 
ग्रन्थ का भ्रध्ययन सबके लिये सुलभ हो गया है। दूसरी हिन्दी टीका पं० मूलचन्द्र जी शास्त्री महावीर जी ने की है, 
जो प्रकाशित हो चुकी है । 

बिद्यानन्द सहोदय--आचार्य विद्याननस्द की यह महत्वपूर्ण प्रथम कृति थी। झाचाये विद्यानन्द' ने स्वयं 
'इलोकवातिका दि ग्रन्थों में उसका उल्लेख प्रनेक स्थलों पर किया है। खेद है कि विद्यानन्द की यह ब' कृति अनु- 
पलब्ध है । श्वेताम्बरीय विद्वान वादिदेव सूरि ने 'स्याद्वादरत्नाकर में उसका उल्लेख निम्न वाक्यों में किया है- 

“महीदये च--'कालान्तराविस्मरणकारण हि धारणामिधान ज्ञानं संस्कार: प्रतीयते इति वदन विद्यानन्द:) 
सस्कार धारणयो रेकार्थ्यमचकथत्‌”। (स्थाह्वादरत्नाकर पृ० ३४६) । उनकी इस मौलिक स्वतत्र रचना का प्रन्वेषण 
होना आवश्यक है । 

धाप्तपरीक्षा-आप्तमीमासा की तरह क्षाचार्य विद्यानन्द ने श्राप्तपरीक्षा में तत्वाथं सूत्र के मंगलाचरण 
गत मोक्षमार्ग नेतृत्व, कमंभूभूद्ध तृब. भौर विश्वतत्त्व ज्ञातृत््व इन तीन गुण विशिष्ट प्राप्त का समर्थन करते हुए 
भ्रन्ययोग व्यवच्छेद से ईश्वर, कपिल, बुद्ध और ब्रह्म की परीक्षा पूर्वक भहेनत जिन को श्राप्त निदिच्त किया है । 
ग्रन्थ मे १२९४ कारिकाए है। शौर उन पर विद्यानन्द स्वामी की ग्राप्तपरीक्षाल कृति” नाम की स्वोपषज्ञटीका है। 
ग्रन्थ की भाषा सरल झौर विशद है । कारिकाए सरल हैं। ओर टीका को माषा सरल सुगम बोधक है। इसमें वस्तु 
तत्त्व का भ्रच्छा श्रतिपादन किया गया है। यह ग्रन्थ प० दरबारी लाल जी न्यायाचायं द्वारा प्रनुवादित सम्पादित 
होकर वीर सेवामन्दिर से प्रकाशित हो चुका है। 

प्रभाणपरीक्षा--यह विद्यानन्द की तीसरी स्वतंत्र कृति है। इसमें प्रमाण का सम्मस्ज्ञानत्व लक्षण करके 
उसके भेद-प्रभेदों का विषय तथा फल भर हेतुझो की सुसम्बद्ध प्रामाणिक झौर विस्तुत चर्चा सरल संस्कृत गद्य में 


अ---++«+०.२५०७४७०क----०७“-+ "कम लकननन>» कक ०५-3७ 


१. कष्ट-सहल्ली सिद्धा साउष्ट सहस्नोयमत्र में पुष्यात्‌ । 
दादवदभीष्ट-सहुसी कुमारसेनोक्ति बर्धंमानार्था ॥ 





जे कथ अीारी ऑजनओ.. >डकनओकपनलत+-+++ ४५>>>---- 





२०० जैन शर्म का प्राचीन इतिहास--भाज २ 


की गई है। ग्न्थ श्राघुनिक सम्पादन की वाट जोह रहा है । 
पच्न-परीक्षा--इसमें दर्शनान्तरीय पत्र लक्षणो की समालोचना पूर्वक ज॑न दृष्टि से पत्र का सुन्दर लक्षण 
किया है। प्रतिज्ञा और हेतु को श्रनुमानाजु प्रतिपादित किया है । 
सत्य-शाप्तन-परीक्षा--इसमे पुरुषाहत आदि १२ शासन की परीक्षा की प्रतिज्ञा की गई है। किन्तु € शासनो 
की परीक्षा पूरी और अभाकर शासन की श्रधरी परीक्षा उपलब्ध होती है। यह ग्रथ डा० गोकुलचन्द जी के सम्पाद- 
क॒त्व में भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित हो चुका है । 
श्री पुरपाइर्यताथ स्तोन्न- यह ३० पद्मात्मक स्तोत्र ग्रन्थ है। जिसमें श्रीपुर' के पारबेनाथ का स्तवन 
किया गया है। इसमे विद्यानन्द ने स्नःए्धरा, शार्दूल विक्रीडित, शिखरिणी और मन्दा क्रान्ता छन्दो का प्रयोग किया 
है। इस स्तोत्र में समन्‍्तभद्राचार्य के देवागमादिक स्तोत्र जंसी ताकिक देली को भ्रपनाया गया है। और कपिलादिक 
में अनाप्तता बतलाकर पार्वेनाथ में प्राप्त पना सिद्ध किया गया है, और उनके वीत रागत्व, सर्वज्ञत्व और मोक्षमार्ग- 
प्रणेतृत्व इन प्रस्राधारण गुणों की स्तुति की गई है। रूपकालकार की योजना करते हुए आराध्य देव को प्रशसा की गई है। 
यथा शरण्यं नाथाहेन भव-भव भवारण्य-विगति-च्युता नामस्मा्क निरवर-वर कारुण्य-निलय: | 
यतो गण्यात्पुण्याल्चिरतरमपेक्ष्यं तव पव, परिध्राप्ता भकत्या बयमचल-लक्ष्मीगहूमिदस्‌ ॥२६ 
हे नाथ ! हे श्रहन्‌ ! श्राप ससाररूपी वन में भटकने वाले हम ससारी प्राणियों के लिये शरण हो, आप हमें 
झपना आश्रय प्रदान कर संसार परिभ्रमण से मुक्त करे, क्योकि प्राप पूर्णतया करुणानिधान है । हम चिरकाल से आप 
के पदों की श्रपेक्षा कर रहे है। झाज बडे पुष्योदय से मोक्ष लक्ष्मी के स्थान भूत झाप के चरणो की भक्ति प्राप्त हुई है । 
स्तोन्न मे भाषा का प्रवाह भौर उदात्त शैली मन को श्रपनी झोर श्राकृष्ट करती है । 
यह स्तोत्र प० दरबारी लाल जी की हिन्दी टीका के साथ वीर सेवा मन्दिर से प्रकाशित हो चुका है ? 
धायाये विद्यालन्द का ससय--- 
ध्राचारय विद्यानन्द ने श्रष्टसहस्री के प्रशस्ति पञ्य में कुमारसेन की उक्तियों से उसे प्रवर्धभान बतलाया 
है। इससे विद्यानन्द कुमारसेन के उत्तरवर्ती है। कुमार सेन का समय ७८३ से पूर्ववर्ती है। क्योकि कुमारसेन का 
स्मरण पुन्नाटसघी जिनसेन (शक स० ७०५-सन्‌ ७८३) ने हरिवश पुराण में किया है? । इससे कुमारसेन वि० 
स० ८४० से पूर्ववर्ती है। उस समय उनका यश वर्धमान होगा। भश्रतः विद्यानन्द का समय सन्‌ ७७५४ से ८६४० 
प्रमाणित होता है । कि 
प्राचार्य विद्यानन्द ने तत्त्वार्थंइलोक वार्तिक की प्रन्तिम प्रशस्ति में निम्न पद्म दिया है -- 
'जीयात्सज्जनता55अ्रय: शिव-सुधा धारावधान-प्रभुः, 
ध्वस्त-ध्वान्त-तति: समुन्नतगतिस्तीब्न-प्रतापान्बित: । 
प्रोजंज्योति रियायगाहुनकृतानन्त स्थितिर्मानत:, 
सन्‍्मार्ग स्त्रितयात्मको5लिलमल:-प्रज्वालन-प्रक्षमः ॥।!३० 
इस पद्य मे विद्यानन्द ने जहा मोक्षमार्ग का जयकार किया है। वहा उन्होने झ्पने समय के गगनरेश 
शिवमार द्वितीय का भी यशोगान किया है। शिवमार द्वितीय पश्चिमी गगवशी श्रीपुरुष नरेश का उत्तराधिकारी 
धोर उसका पुत्र था, जो ई० सन्‌ ८१० के लगभग राज्य का अ्रधिकारी हुआ था । इसने श्रवण बेलगोल की छोटी 





१ प्रस्तुत श्रीपुर धारबाड जिले का शिरूर ग्राम ही श्रीपुर हो । क्योकि शक स० ६६५ (ई० सन्‌ ७७६) में पश्चिमी गग- 
वंशी राजा श्री पुरुष के द्वारा श्रीपुर के जेन मन्दिर के लिये दिये जाने वाले दान का उल्लेख करने वाला एक ताम्रपन्र मिला है । 


दे रे मर “(जन सि० भा० भा० ४ कि०३ पृ १५८) 
बजस अर हण्टर आदि अनेक पाश्चात्य लेखकों ने वेसिंग जिले के सिरपुर' को प्रसिद्ध तीर्थ बतलाया | 

हक प्राचीन 48 ही ने 20288 की है। कक 488 32393 308 की स्तुति वद्यानन्द ने की हो। और अत 

श्रीपुर तगर जहाँ के अन्तरीक्ष पाइवेनाथ का मन्दिर भिन्‍न ही हो । जिसके कए' के 

हुआ था| इस सम्बन्ध में अल्वेषण करने की आवश्यकता है। 32 जज जल महक कु इज 


२. देखो हरिवंश पुराण १-३८ 


भवभी और दह्ावी शताब्दी के आाचाय॑ २५३ 


पहाड़ो पर एक बसदि बनवाई थी, जिसका नाम 'शिवभारनवसदि' था। चन्द्रताथ स्वामी की बसदि के निकट एक 
चट्टान पर कनडी मे 'शिवमारन वसदि' इतना लेख उत्कीर्ण है जिसका समय सन्‌ ८१० माना जाता है। प्रस्तुत 
शिवमार द्वितीय अपने पिता श्रीपुरुष की तरह जैन धर्म का समर्थक था। वह समर्थक ही नही किन्तु उसके एक 
ताञ्नपत्र सप्रमाणित होता है कि वह स्वयं जन था* । 
शिवमार का भतीजा विजयादित्य का पुत्र राचमल्ल सत्यवाक्य? प्रथम शिवमार के राज्य का उत्तराधि- 
कारी हुआ था। और वह सन्‌ ८१६ के लगभग गद्दी पर बैठा था। विद्यानन्द ने भ्रपने ग्रन्थों में सत्यवाक्याधिप का 
उल्लेख किया है + 
स्थेयाज्जात जयध्यजाभ्तिनिधिः प्रोदभूतभ्रिप्रभुः, 
प्रध्वस्ता रिवल-बुर्नय-ध्विषदिभि: सन्‍्तीति-सामथ्येतः । 
सन्‍्मार्ग स्थिविध: कुसाग्गंसथनो5हेनतू वीरताथः श्िये, 
शबयत्संस्तुतिगोच्चरोइनधधियां श्रीसत्यवाक्याधिप: ॥ १ 
>< 7५ ५ न्‍<्‌ 
प्रोक्‍्त युकत्यनुशासन विजयिभिः स्थाद्वादसागतिगं-- 
विद्यानन्द बुधेरलंकृतमिद श्रीसत्यवाक्या धिपेः | २॥। 
-थुक्त्यनुशासनालकार प्रशस्ति। 
जयन्ति निजंताशेष स्वंथेकान्तनीतयः । 
सत्यवाक्याधिपा: शबवहिद्यानन्दा जिनेशवर. ।। 
-प्रमाण परीक्षा मगल पद 
विद्यानन्वे: स्वशकत्या कथमपि कथित सत्यवाक्यार्थ सिद्धये: ॥। 
आप्त परीक्षा १२३ 
इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि आचार्य विद्यानन्द की रचनाये 5१० से ८४० के मध्य रची गई है। इन्ही 
सब ग्राधारों से प० दरबारीलाल जी कोठिया ने भी विद्यानन्द का समय ई० सन्‌ ७७५ से ८४० तक का निश्चित 
किया है । इससे भ्राचार्य विद्यानन्द का समय ईसा की नवमी शताब्दी सुनिश्चित हो जाता है । 


अ्रज्जनन्दि (श्रायंनन्वि ) 


तमिल प्रदेश मे श्रज्जनन्दि नाम के प्रभावशाली भ्राचार्य हो गए है। उनका व्यक्तित्व महान था। सातवी 
ाताब्दी के उत्रार्ध में तमिल प्रदेश में जेन धर्म के श्रनुयायियों के विरुद्ध एके भयानक वातावरण उठा। परिणाम 
स्वरूप वहाँ जैन धर्म का प्रभाव क्षीण हो गया श्लौर उसके सम्मान को ठेस पहुची, ऐसे विषम समय में भ्रार्यनन्दि 
भागे ब्राये । उन्होने समस्त तमिल प्रदेश मे भ्रमण कर जन धर्म के प्रभाव को पुन स्थापित करने के लिये जगह-जगह 
जैन तीथथंकरों की मूतिया प्रकित कराई । इससे झ्ज्जनन्दि के साहस और विक्रम का पता चलता है। उन्हे इस कार्य 
के सम्पन्न कराते में कितने कष्ट उठाने पड़े होगे, यह भुक्तभोगी ही जानता है। परन्तु उनकी आत्मा में जैन धर्म की 
क्षीणता को देखकर जो टीस उस्पन्‍न हुई उसीके परिणामस्वरूप उन्होंने यह कार्य सम्पन्न कराया । उनका यह कार्य 
८वी €वी शताब्दी का है। उनका कार्यक्षेत्र मदुरा, हौर ज्ञावणकोर झादिका स्थान रहा है | 
झायनन्दि ने उत्तर श्ररकाट जिले के वललीमले की शौर म॒दुरा जिले के श्न्‍्नैमले, ऐवरमले, झ्लगरमले, 








१ जैन लेख संग्रह भा० है पृ० ३२७ 

२. दक्षिण भारत में जैन घर्म पृ० ८५१ | 

३. गंग वंश में कुछ राजाओं की उपाधि 'सत्य वाक्य थी। इस उपाधि के धारक ई० सन्‌ ८५१४ के बाद प्रथम सत्य 
थाक्‍्य, दूसरा ८७० से ६०७, तीसरा सत्य वाबय ६२०, और चौथा ६७७, 


२०२ जैन धम्ं का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


करु गाल्लक्कुडी और उत्तम पाल्यम्‌ की चट्टानों पर जैनमूर्तियों का निर्माण करवाया । दक्षिण को ग्लोर तिलेवेल्ली 
जिले के इरुवाड़ी (40९४0॥) स्थान में मृतियों का निर्माण कराया । 

श्रावणकोर राज्य के चित्तराल नामक स्थान के समीप तिरुच्चाणटु (707५४०॥५८॥47५६/४) नामकी पहाड़ो 
पर भी चट्टान काट कर जन मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई है । 

प्रायंनन्दिका यह कार्य महत्वपूर्ण, तथा जैनधर्म की प्रसिद्ध के लिए था। इनका समय ८-९वो शताब्दी है । 


गुणकीति सुनीश्वर 
मुनि गुणकीति मेलाप तीर्थ कारेयगण के विद्वान मूल भट्टारक के शिष्य थे । भ्रौर जो ग्रत्यन्त गुणी थे । 


श्रीमन्मेलापतीर्धस्थ गणे कारेय नामनि । 
बसूवोग्रतपोयुक्तः मूलभट्टवारको गणी।। 
तच्छिष्यो गुणवान्सूरि गुणकीति मुनीहवरः । 
तस्थाप्यासों (सोंडि) द्रकीतिस्वामी काममदापह: ॥। 
“जैन लेख स० भा० २ पृ० १५२ 
सोदत्ती का यह शिलालेख शक स० ७६७ सन्‌ ८७४ ईसेबी का है। भ्रत. गुणकीति का समय ईसा की 
नवमी शताब्दी है। इनके शिष्य इन्द्रकीति थे । 


इन्द्रकोति 
इन्द्रकीति मेलाप तीर्थ कारेयगण के विद्वान गुणकीति के शिष्य थे, जो काम के मद को दूर करने वाले थे । 
पाडली झोर हन्निकेरि के शिलालेखो से स्पष्ट होता है कि कारेययण यापनीयसघ एक गण था। और सौदत्ती 
नवमी शताब्दी में यापनीय सघ का एक प्रमुख केन्द्र था। 
महासामन्त पृथ्वीराय राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तुतीय का महा सामन्‍त था । और इन्द्रकीति क 
उसने एक जिनालय का निर्माण कराकर उसे भूमि प्रदान की थी। इन इन्द्रकीति के पूव॑ज भी कारेय ४2065 द ह 
सौदेत्ती का यह लेख शक स० ७९७ सन्‌ ८५७५ ईस्वी का है, जो वहा के एक छोटे मन्दिर की बायी ओर 


दीवाल मे जडे हुए पाषाण पर से लिया गया है। इससे इनका समय ईसा की नवमी शताब्दी 
व्दी है। इनके गुरु गुणकी 
का समय भी ईसा की नवमी सदी है । है । इनके गुरु गुणकोर्ति 


जित सरि ले प्रपराजितसूरि (भी विजय) 
प्रपराजित सू'र--यह यापतीय संघ के विद्वान थे। चन्द्रनन्दि महाकर्म प्रकृत्याचार्य के 

सूरि के क्षिप्य थे । है धारातीय भ्राचार्यों के चूडामणि थे। जिन शासन का उद्धार करने मे व बलदेव 
थे । इन्हें नागनन्दि गणि के चरणों की सेवा से ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्रौर श्रीननद आल, 


शी गणी की ब्र ट्ट्र 
शिवाय की भगवती आराधना की 'विजयोदया' नाम की टीका लिखी थी । इनका अपर नाम श्री जय का धि हा 
चाय था। पड़ित भ्राशाधर जी ने इनका “श्री विजय' नाम से ही उल्लेख किया है* । भगवती ब्ाराघना को हे 
हा 


तम्बर की गाथा की टीका मे 'दहवेकालिक पर 'घिजयोदया टीका ने 

| | । लिखने का उल्लेख किया है--“दक्षवे 
टीकाया श्री विजयोदयायाँ प्रपचिता उद्रगमादि दोषा, इति नेह प्रतन्‍्यते ।” झ्राराधना को टीका का जाग 
विजयोदया' दिया है। टीका में ्रचेलकत्व का समर्थन किया गया है। झौर द्वेताम्बरीय उत्तराध्ययनादि ग्रन्थों के 


५... पिन तनमन >+वन-नन-कनननन--मननन-न-+-न+-ननन- न -- लका--+> ७.५ 
नल जा 





जनक -७--+-०....त........ 











१. जन लेख स० भा० २ लेख न० १३० पु० १५२ 
२. एतच्च श्री विभयाचायं विश्चित सस्क्ृत मूलाराघना टीकाया सुस्थित सूबे विस्तरत, समर्थित। अनगार धर्मामृत 


दौका पृ० ६७३)। 


तसथी और दसबवो शताब्वी के आश्रा्य २०३ 


अनेक प्रमाण भी दिये हैं। यह यापतीय संघ के श्राचार्य थे। इस संघ के सभी भ्ाचार्य नग्न रहते थे, किन्तु 
इकेताम्बरीय प्रामम प्रन्थो को मानते थे और सवस्त्र मुक्ति और केवल भुक्ति को मानते थे । इस सघ के छाक- 
टायन व्याकरण के कर्ता पाल्यकीति ने स्त्री मुक्ति और केवल भुक्ति नाम के दो प्रकरण लिखे है, जो मुद्रित हो 
चुके हैं । 

के टीका में एक स्थान पर भूत और भविष्यत्‌ काल के सभी जित अ्रब्रेलक हैं। मेरु श्रादि पर्वतों की श्रति- 
माए और तीर्थंकर म।गतियायी गणधर तथा उनके शिष्य भी उसी तरह भ्रचेलक है। इस तरह झचेलता सिद्ध हुई । 
जिमका शरीर वस्त्र से परिवेष्टित है वे व्युत्सृष्ट, प्रलम्ब भुज ओर निए्चल जिनके सदण नही हो सकते ।' दशवबे- 
कालिक पर टीका लिखने के कारण आरातोीय चूडामणि' कहलाते थे । 


समय 
ऊपर जो गुरु परम्परा दी है वे सब ब्राचाय॑ यापनीय सघ के जान पड़ते है। भ्रपराजित सूरि ने लिखा है 
कि--“चन्द्रनन्दि महाकर्मंप्रकृत्याचायंक्षिष्येण प्रारातीयबूरि चुलामणिना नागनन्दिगणि-पाद-पद्मोपसेवाजात- 
मतिबलेन बलदेव सूरिशिष्येण जिनशासनोद्ध रणधीरेण लब्धयश.प्रसरेणापराजितसूरिणा श्रीनन्दिगणिनावचोदितेन 
रचिता ।” 
चन्द्रनन्दी का सबसे पुराना उल्लेख श्रभी तक जो उपलब्ध हुआ है वह श्री पुरुष का दानपत्न है, जो 
गोवपैय' को ई० सन्‌ ७७६ में दिया गया था । इसमे गुरु रूप से विमलचन्द्र, कोतिनन्दी, कुमारनन्दी और चढर्द्- 
ननन्‍दी नाम के चार श्राचार्यों का उल्लेख है (5 उ. ता, 88) | बहुत सम्भव है कि टीकाकार ने इन्ही चन्द्रन॒दि 
का अपने को प्रशिष्य लिखा हो । यदि ऐसा है तो टीका बनने का समय वि० स० 5८३३ प्रर्थात्‌ विक्रम की €वी 
शताव्दी तक पहुच जाता है। चन्द्रनन्दी का नाम क्मंप्रकृति' भी दिया है शऔऔर कर्म और कर्म प्रकृति का 
वेलूर के १७ वे शिलालेख मे भ्रकलक देव भौर अन्द्रकीति के बाद होना बतलाया है। और उनके बाद विमलचन्द्र 
का उल्लेख किया है। इससे भी उक्त समय का समर्थन होता है। बलदेव सूरि का प्राचीन उल्लेख श्रवण बेल्गोल' 
के दो शिलालेखो मे न० ७ और १४५ में पाया जाता है। जिनका समय क्रमश. ६२२ भौर ५७२ शक सवत्‌ के लग- 
भग पश्रनुमान किया गया है। बहुत सम्भव है कि यही बलदेव सूरि टीकाक्ार के गूरु रहे हो। इससे भी उस 
समय की पुष्टि होती है। इनके अतिरिक्त टीकाकांर ने नागनन्दी को श्पना गुरु बतलाया है। वे नागनम्दी वही 
जान पछते हैं, जो प्रसग के गुरु थे।* अत. श्रपराजित सूरि का समय विक्रम को नवमी का उपान्त्य हो सकता है।. 


टीका 

प्राराधता की यह टीका अनेक विशेषताश्रो को लिये हुए है। न० ११६ की टीका करते हुए 'उसकी 
व्याख्या में सयमहीन तप कार्यकारी नहीं । इसकी पुष्टि करते हुए मुनि श्रावक के मूल गुणों तथा उत्तर गुणों 
क्रौर आवश्यकादि कर्मों के श्रनुष्ठान विधानादि का विस्तार के साथ वर्णन दिया है। उसका एक लघु अश इस 
प्रकार है .-- 

'तद्‌ द्विविध मूलगुणप्रत्या्यान उत्तरगुणप्रत्याथ्यान | तत्र सयताना जीक्तिवधिक मूलगृणप्रत्या- 
ख्यान। सयतासयताना श्रणृतब्रतानि मूलगुण व्यपदेशभाँजि भवन्ति | तेषा द्विविध प्रत्याख्यान अल्पकालिक, जीविता- 
बधिक चेति। पक्ष-मास-षण्मासादि रूपेण भविष्यत्काल॑ं सावधिक कृत्वा तत्र स्थल हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहान्न 
चरिष्यामि । इति प्रत्याख्यानमल्पकालकम्‌ । आमरणमवर्धि कृत्वा न करिष्यामि । स्थूल हिसादीनि इति प्रत्याख्यान 





१. 'तीर्वेकराचरित च गुण*--संहनन बल समग्रा मुक्तिभार्ग प्रकल्यापन पराजिना. सर्वे एबाचेलामूताभविष्यंतश्व । यथा 
मेर्बादि पर्वत गता प्रतिमास्तीर्थेंकर मार्गानुधायिनश्च गणाघरा इति तेप्यच्चेलास्तिच्छिष्याश्चतर्थवेति सिद्धमचेलत्वम्‌ | चेल परि- 
वेष्टितागों न जिन सदृश:ः व्युत्सुप्ट प्रलम्बभुजों निश्चलो जिस प्रतिरूपता भत्ते ॥” भ० आ० टी० पृ० ६११ 


२. देखो, अनेकान्त वर्ष २ कि० ८ पृ० ४३७। 


२०४ जत धर्म का आाचीन इतिहास--भाग २ 


जीवितावधिक॑ व्‌ । उत्तर गुण प्रत्या&्यान सपतासयतयो रपि अ्त्पका लिक जीविता बधिक वा । 

प्र्थात्‌ वह प्रत्याख्यान दो प्रकार का है, मूलगुण प्रत्याख्यान और उत्तरगुण प्रत्याख्यात। उनमें से 
सयमी मुनियो के मूलगुण प्रत्याख्यान जीवन पर्यन्त के लिए होता है। सयतासयत पचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के 
अ्रणुम्रतों को मूल गुण कहते है । गृहस्थों के मूलगणो का प्रत्याख्यान झल्पकालिक और सर्वकालिक दोनो प्रकार का 
होता है। पक्ष, महीना, छह महीने इत्यादि रूप से भविष्यत्काल की मर्यादा करके जो स्थूल हिंसा, अ्रसत्य, चोरी, 
मंथुन सेवन और परिग्रह रूप पच पापों को मै नही करूगा, ऐसा सकल्प कर उनका जो त्याग करता है ब्रह् 
जीवितावधिक प्रत्याख्यान है । उत्तर गुण प्रत्याख्यान तो मुनि झौर गृहस्थ दोनो ही जीबन पर्यन्त तथा ,झल्पकाल 
के लिए कर सकते है । 

गाथा न० ५ की टीका मे 'सिद्ध प्राभृत' का उल्लेख किया है ।* ७५३ की गाथा की व्याख्या करते हुए 
'नमस्कारपाहुड' ग्रन्थ का उल्लेख किया है।* 

भ्रपराजित सूरि ने भ्रपनी टीका में देवनन्दी (पूज्य पाद) की सर्वार्थसिद्धि तथा झ्रकलकदेव के तत्त्वार्थ 
वोक्कि का भी उपयोग किया है। और उनकी श्रनेक पंक्तियों को उद्धत किया है।* 


झमितगति प्रथम 
घमितगति-माथुर सध के विद्वान देवसेन के शिष्य थे। जिन्हें विध्वस्त कामदेव, विपुलशमभृत, कान्त- 
कीति और श्रुत समुद्र का पारगामी सुभाषित रत्न सन्दोह की प्रशस्ति में बतलाया गया है।* शौर इनके शिष्य 
प्रथम प्रमितगति योगी को अशेष शास्त्रों का ज्ञाता, महाब्रतो--समितियों के धारकों मे अग्रणी, क्रोध रहित, मुनि- 
मान्य और बाह्याभ्यन्तर परिग्रहों का त्यागी बतलाया है, जैसा कि-- त्यक्तनि शेष सग । वाक्य से प्रकट है .-- 
“विज्ञाताशषश्ञास्त्रो ब्रत सप्रतिभुतामग्रणो रस्तकोप: । 
क्रीमान्मान्यो मुनीनाससितगति मतिस्त्यक्तनिशेषसंगः ।॥” 
इस तरह प्रमित गति द्वितीय ने उनका बहुत गुण गान किया है, उन्हे अलघ्य महिमालय, विमलसत्ववान 
रत्नचघी, गुणमणि पयोनिधि, बतलाया है । साथ ही धर्म परीक्षा” में “भासिताखिल पदार्थ समूह :निर्मल., तथा 
प्राराधना: में शम-यम-निलय', प्रदलितमदनः, पदनतसूरि जैसे विशेषणों के साथ स्मरण किया है। जो 
उनके व्यक्तित्व की महत्ता को प्रकट करते है। इससे वे ज्ञान और चारित्र की एक भ्रसाधारण मूर्ति थे। उनका 
व्यक्तित्व महान्‌ था भौर भ्रनेक श्राचार्यों से पूजित--नमस्कृत एवं महामान्य थे। उन्होंने श्रशेष शास्त्रों का अध्ययन 
किया था, झौर उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया था, उसी का सार रूप ग्रन्थ योगसार प्राभृत' है। उनकी यह 
रचना सक्षिप्त, सरस प्लौर गम्भीर अर्थ की प्रतिपादक है। 'चू कि अमित गति द्वितीय का रचना समय स० १०५० 
से १०७३ है। भमित गति प्रथम इनसे दो पीढी पहले हे । श्रत. उसमे से ५० वर्ष कम कर देने पर उनका समय 
विक्रम की ११ वी शताब्दी का प्रथम चरण जान पडता है । 


न >नननान-+ न नाना -/ 





१. सिद्ध प्राभुतगदित स्वरूप सिद्धज्ञानमागमभावसिद्ध ॥ (गाथा ५) 
२ 'नमस्कार प्राभुत नामास्ति प्रन्थ, यत्र नय प्रमाणादि निक्षेपादि मुखेन नमस्कारों निहूप्यते । (गाध। ७५३) 
३. देखो अनेकान्न वर्ष २ किरण ८ प० ४३७ । 
४ “आश्वीविध्वस्त -कन्‍्तो विपुलशमभृत' श्रीमत क्लान्तकीति । 

सूरेया तस्य पार श्रुतसलिलनिधेदेदसेनस्थ शिप्य ” ॥ 

+सुभा० स० ६१५ 

५. “भासिता विलपदार्थ समूहो विमंलोडमित्तगतिर्गणन।थ । 

वासरो दिनमणे रिब तस्माज्जायतेस्मकमलाकर बोधी ॥३” 
६. “घृर्ताजन समयोज्जनि महनीयोगुएमरिि जलधेस्तदनुमतियं, । 

शमयम निलयोउमितग्ति सूरि प्रदलितमदनों पदनतसूरि ॥!” 


तवमी-दरशवी शताब्दी के आचार्य ! २०४ 


आपकी एकमात्र कृति 'मोगसार' है। जो नौ झधिक।रों में विभकत है--जीवाधिकार, श्रेजीवाधिकार, 
झ्रास्तवाधिकार, बन्धाधिकार, सवराधिकार, निर्जराधिकार, मोक्षाधिकार, चारित्राधिकार भ्ौर चूलिकाधिकार | 
इन झ्रधिकारो में योग क्रोर योग से सम्बन्ध रखने व।ले प्रावर्यक विषयों का सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। 
ग्रल्थ भ्रध्यातम रस से सरावोर है। उसके पढने पर नई अनुभूतिया सामने आती हैं । प्रन्थ प्रात्मा को समझने धौर 
ससुके समुद्धार में कितना उपयोगी है । इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं, ग्रन्थ कय पझ्रध्ययत करने से यह स्वय 
समझ्त में भ्रा जाता है। ग्रंथ को भाषा सरल सस्कृत है। पद्य गम्भीर प्रर्थ को लिए हुए हैं । उक्तियों भ्रौर उपमाधों 
तथा उदाहरणादि द्वारा विषय को स्पष्ट शौर बोधगम्य बना दिया है। ग्रन्थ पर कुन्द कुन्दाचार्य के भ्रध्यात्म-ग्रन्थों 
का पूर्ण प्रभाव है। 

झन्तिम अधिकार में भोग का स्वरूप दिया है श्लौर ससार को आत्मा का महान्‌ रोग बतलाया है, श्रौर 
उससे छूट जाने पर मुक्तात्मा जैसी स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। भोग ससार से सच्चा वैराग्य कब्र बनता है। 
धर निर्वाण प्राप्त करने के लिये क्या कुछ कत्तंव्य है इसका सक्षिप्त निर्देश है। ग्रन्थ का प्रध्ययत श्औौर मनन जीवन 
की सफलता का सद्योतक है। ग्रथ महत्त्वपूर्ण है । 


विनयसेन 
विनयसेन--म्‌ूलसघ सेनान्वय पोगरियगण या होगरिगच्छ के विद्वान थे। जैन शि० स० भा० ४ के लेख 
न० ६१, जो शक स० ५१५ (सन्‌ ४९३) वि० स० ६५० के इस प्रथम लेख मे इन्हें ग्राम दान देने का उल्लेख है । 


आचार अ्सृतचन्द्र ठक्‍्कुर 
सो जयउ प्रसियचंदों णिम्मल-बय-तव-समाहि-संजुत्तो । 
जो सारक्तमनणिउणो विज्जा-पुण-संठियो धीरो॥१ 
जस्स य पसत्थ वषणं णिकलक॑ झमियगुणेण संजुत्त । 
भव्वाणं सुह-कंदं सो सूरि जयड पअ्रमियचंदुत्ति ॥२ 
जेण विणिस्मिय वित्ति सारत्तयस्स सयलगुणभरिया। 
जो भव्वाणं सुहिदा ससमय-पर समय-वियाणया सयला ॥३ 
प्राचार्य अमृत चन्द्रसूरि ने श्रपनी गुरु परम्परा और गण-गच्छादिका कोई उल्लेख नहीं किया । वे निलप 
ब्यक्ति थे । उन्होंने प्पने ग्रथो मे अपने नाम के अतिरिक्त कोई भी वाक्य झात्म प्रशसा-परक नही लिखा । किन्तु 
उन्होने यहाँ तक लिखा है कि वर्णों से पद बन गये, पदों से वाक्य बन गए, श्रौर वाक्यों से यह ग्र थ बन गया। इसमे 
हमारा कुछ भी कतृ त्व नही है! । 
प्राचाये भ्रमृत चन्द्र विक्रम की दशवी शताब्दी के श्रध्यात्म रसज्ञ विशिष्ट विद्वान थे | संस्कृत और प्राकृत 
भाषा पर उनका अ्रसाधारण ध्धिकार था। उन्होंने शताब्दियो से विस्मृत कुन्दकुन्दाचाय की महत्ता एवं प्रभुता 
को पुनरुजीवित किया है। उन्होंने निश्वय नय के प्रधान ग्रन्थो की टोका लिखते हुए भी अनेकान्त दृष्टि को नही 
भुलाया है । समयसारादि टीका अ्नन्थो के प्रारम्भ में लिखा है कि--जो श्रनन्त धर्मो से शुद्ध आत्मा के स्वरूप का 
झवलोकन करती है वह अनेकान्तरूप मूति नित्य ही प्रकाशमान हो । 


झननन्‍त घरंणस्तरवं फयन्ती प्रत्यवात्मस: । 
झनेकान्तमयी मृति नित्यमेव प्रकाशतास ।। 
इसी तरह प्रवचतसार टीका के प्रारंभ में लिखा है कि जिसने मोह रूप अन्धकार के समूह को प्रनायास 
ही लुप्त कर दिया है, जो जगत तत्व को प्रकाशित कर रहा है ऐसा यह अ्रनेकान्तरूप तेज जयवन्त रहे । 





न आज 4 टीवी जब 4८ जब>-त--ननानन-न अनपनम-म मेन ++++नक«ननज-ः 


१" बण* कृतानि चित्र पद. कृतानि वाक्यानि । 
वाक्य: कृत पवित्र शास्त्रमिद न पुतरस्माभिः । --पुरुषां० सि० २२६ 


२०६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग ' 


हेलोल्लुप्तं महामोहतसस्तोम जयत्यव: । 
प्रकाशयउ्जगस स्वसनेकान्तमयं मह ।॥| 

पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में तो उसे परमागम का बीज श्रथवा प्राण बतलाया है, भ्रौर जन्मान्ध मनुष्यों के हरि 
विधान का निषेध कर समस्त सय विलासों के विरोध को नष्ट करने वाले भ्रनेकान्त को नमस्कार किया है। टीकाशों ॥ 
अन्त में भी उन्होंने स्पाद्राद को झौर उसको दृष्टि को स्पष्ट करते हुए तत्व का निरूपण किया है। इससे उनके 
अनेकान्त दृष्टि का महत्व प्रतिभाषित होता है । 

इनकी कन्दकन्दाचार्य के प्राभुतत्रय--समयसार-प्रवचनसार और पंचास्ति काय-इन तीनों ग्रन्थ 
की टीकाएं बडी माभिक और हृदय स्पर्शी और उनको हार्देकों प्रकट करने वाली है। समयासार की टीका मे त॑ 
उसके भ्रन्त. रहस्य का केवल उदघाटस ही नहीं किया गया किन्तु उस पर समयानुसार-कलश की रचता कर 
वस्तुत. उस पर कलशारोहण भी किया है। श्रध्यात्म के जिस बीज की ग्राचायय कुन्दकुन्द ने बोया, श्रौर उसे पलल 
वित, पुष्पित एवं फलित करने का श्रेय श्राचार्य श्रमृत चन्द्र को ही प्राप्त है। टीकाञ्रो का अध्ययन कर ग्रध्यात 
रसिक विद्वान दात तले श्रगुली दबाकर रह जाते है। टीकाग्रो की भाषा प्रौढ, प्रभावशाली ओर गतिशील है 
झौर विषय की स्पष्ट विवेचक है। श्रध्यात्म दृष्टि से लिखी गई ये टीकाएं स्वसमय परसमय को बोधक है , औ 
श्रध्येता के लिए महत्वपूर्ण विषयो की परिचायक है इनमे निश्चय और व्यवहार दोनो दृष्टियों से वस्तु तत्व क 
विचार किया गया है सम्यग्दृष्टि जीव वस्तुतत्व का परिज्ञान करने के लिए दोनो नयी का अवलम्बन लेता है परन्तु श्र 
में वह झरशुद्ध नय के श्रालम्बन को हेय समझता है, यही कारण है कि वस्तु तत्व का यथार्थ परिज्ञान होने पर अग 5 
नय का झालम्बन स्वय छूट जाता है इसी से कुन्दकुन्दाचार्य ने उमय नयो के आलम्बन से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन 
किया है । 

ग्रापकी इन तीनो टीकाप्रो के अ्रतिरिक्त श्रापकी दो कृतियां और भी है। पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ओर तत्त्वार्थ 
सार | इन दोनो मे भी उनके वैशिष्टय की स्पष्ट छाप है। पं 

पुरुषार्थ सिडयुपाय २२६ एलोकों का प्रसादगुणोपेत एक स्वतत्र ग्रन्थ है। इसका-दुसरा नाम जिन वचन 
रहस्य कोश है। ग्रन्थ के नाम से ही उसका विषय स्पष्ट है इसमें श्रावक धर्म के वर्णन के साथ सम्यग्दर्गन सम्य्जञान 
झौर सम्याक्चरित्र का सुन्दर कथन दिया हुआ है । जहा इस ग्र थ के नाम मे वेशिप्ट्य है वहा आ्राद्यन्त मे भी वेशिष्टय 
है । म्रथ के प्रादि में निश्वय नय और व्यवहार नय की चर्चा है तो ग्रन्त में रत्नत्रय को मोक्ष का उपाय बतलाया गया 
है यह कथन श्रावकाचारो मे हैं । पुण्यास्रवकी शुभोपयोग का अपराध बतलाना अ्रमृतनन्द्र की वाणी को विशेषत्रा है। 

विक्रम की १३वी शताब्दी के विद्वान प० आशाधर जी ने झनगार धर्मामृत की टीका मे आचाय अमृतचन्द्र 
का ठककुर विभेषण के साथ उल्लेख किया है--'एतदनुसारेणेव ठक्कुरो3पीदमपाठीत्‌ू--लोके शास्त्राभासे समयाभासे 
च देवताभासे । (१० १६०) एतच्च विस्तरेण ठक्कुरामृतचन्द्रसूरि विरचित समयसारटीकाया द्रष्टव्यम्‌। (प० ५८५ )। 

ठकक्‍्कुर या ठाक्र शब्द का प्रयोग जागीरदारों और ओहदेदारों के लिये तो व्यवहृत होता था। किन्तु 
'ठक्क्र' शब्द गोत्र का भी वाची है। श्राज भी जैसवाल श्रादि जातियो के गोत्रो मे प्रयुक्त देखा जाता है । 

तत्त्वार्थसार-गृद्धपिच्छाचार्य के तत्त्वाथेसूत्र के सार को लिए हुए होने पर भी अपना वैजिष्टय रखता 
है । यह २२६ श्लोको की रचना होते हुए भी, प्रसाद गुणोपित एक स्वतत्र ग्रथ है। जिसमें सम्यदर्शन, सम्यग्शान 
झ्रौर सम्यक चारित्र का सुन्दर कथन किया है। तत्त्वार्थेसार नाम से भी यह ध्वनित होता है कि इसमें तत्त्वार्थ 
सूत्र प्रतिपादित तत्त्वो का ही सार सगृहीत है। तत्त्वार्थ राजवातिकादि में प्रतिपादित कितनी ही विशिष्ट बातो का 
इसमे सकलन किया गया है। प्राचार्य श्रमृतचन्द्र ने इसे मोक्षमार्ग का प्रकाश करने वाला एक प्रमुख दीपक" 
बतलाया है । क्योंकि इसमें युक्ति झ्रागस से सुनिद्दितत सम्यग्दशेत, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप 


....-...-+ज++---तअिजन 5 चाल डाकस बन इॉीी3+_ैे्-जन्‍ न +ल तल 





आज तत+ज-_ * ०*तत++००_---० 





१ प्रथ तत्त्वार्थंसारोष्य मोक्ष मार्गकदीपक । 
--तत्वाधंसार २ 


भयी और दश्यी दाताब्दी के आचार्य २०५ 


प्रतिपादित किया है। तथा सम्यग्दर्शन का स्वरूप बतलाते हुए सप्त तत्त्वो का विश्व वर्णन किया है। तस्तवाये सूत्र 
का पद्म में झनुवाद होते हुए भी एक स्वतत्र ग्रंथ जैसा प्रतीत होता है। कहीं-कहीं तो ऐसा जान पड़ता है कि अमृत- 
चन्द्राचार्य ने गद्य के स्थान में पद्य का रूप दिया है और कितने ही स्थानों पर उन्होने नवीन तत्वों का सयोजन 
भी किया है श्लौर उसके लिए उन्हे ग्रकलक देव के तत्वार्थ वातिक का सर्वाधिक आश्रय लेना पड़ा है। उत्तके 
वातिकों को इलोक रूप में निबद्ध करके तत्त्वाथंसार के महत्व को वृद्धिगत किया है । 


समय 

पट्टावली मे श्रमृतचन्द्र के पट्टारोहण का समय वि० स० ६६२ दिया है। वह प्रायः ठीक है । क्योंकि 
धर्म रत्नाकर के कर्ता जयसेन ने, जो लाडवागड सघ के विद्वान थे। उन्होने अमृतचन्द्रसूरि के पुरुषार्थसिद्धथुपाय 
के ५६ पद्म उद्धृत किये हैं। जयसेन ने अपना यह ग्रथ वि० स० १०५५ में बनाकर समाप्त किया है।'" श्रतः 
ग्राजाय श्रमुतचन्द्र स० १०५५ से पूव॑वर्तो है। मुख्त।र सा० ने बिखा है कि--अमित गति प्रथम के योगसार प्राभूत 
प्र भी अमृतचन्द्र के तत्त्वार्थलार तथा समयस।रादि टीकाओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। जिनका समय भ्रमित 
गति द्वितीय से कोई ४०-५० वर्ष पूर्व का जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रमुतचन्द्रसूरि का समयविक्रम की १० वी 
शताब्दी का तृतीय चरण है। प. नाथूराम प्रेमी और डा० ए एन. उपाध्ये झ्रमृतचन्द्र का समय १२वीं मानते थे, पर 
वह मुझे नही रुचा। फलत' मैंने अ्रपने लेख मे प्रमृतचन्द्र के समय को दह्ववों शताब्दी का बतलाया, तब से सभी 
उनका समय १०वीं शताब्दी मानने लगे है ।* 


रॉमसेन 


रामसेन थाम के अनेक विद्वान हो गये हैं ।? उनमें प्रस्तुत रामसेन सबसे भिन्न हैं। ग्रन्थ प्रशस्ति में राम 
सेन ने श्रपना सक्षिप्त परिचय पाच गुरुओ के नामोल्लेख के साथ दिया है उससे रामसेन के सम्बन्ध में स्पष्ट 
परिचय तो ज्ञात नही होता । ब्रह्मश्रुतसागर ने रामसेन को 'प्रथमाज़ूपूर्व भागज्ञा:' लिखा है जिससे वे श्रगपूर्वों के एक 
देश ज्ञाता जान पड़ते है।* उनका सघ-गण-गच्छ क्या था प्लौर उनके शिष्य-प्रक्षिष्यादि कोन थे। उन्होने तत्त्वानुझासन 
के सिवाय भ्रन्य किन ग्रन्थो की रचना की इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। ग्रन्थ प्रशस्तियों पट्टावलियों श्रौर 
शिलालेखादि में भी ऐसा कोई परिचय उपलब्ध नही होता, जिससे उनके सम्बन्ध में विचार किया जा सके पश्रौर 
यह ज्ञात हो सके कि नागसेन के शिष्य रामसेन की शिष्य परम्परा क्‍या झप्रौर कहा थी। रामसेन ने नागसेन को 
अपना दीक्षा गुरु लिखा है, वे पट्ट गुरु नही थे । उन्होने अपने चार गुरुओ के नामोल्लेख के साथ दीक्षा गुरु में नाग- 


अ+ >> ५.-.-०+> 3 «- जज-पमकमाज+फानमन्‍ऊक भ ५७3५ ०७८3७» +33+3.3>3»+3७3३+3 333७ 3७.+<«+3->3>क ७33 3 केकनरन कह नलसक+ -अनकर-के 





१ बागोन्द्रियव्योम सोम-मिते सवत्सरे छुभे । (१०५५) 
प्रव्थोष्य सिद्धता यातः सबली करहाटके ॥। 
--अर्म रत्नाकर प्रशस्ति 
२. देखो, अनेकान्त बर्ष ८ कि ४-५४ में अमृतचन्द्र सूरि का समय शीर्षक लेख (पृ १७३) 
३. सेनगण के रामसेन पडितदेव को, जिन्हे स० ११३४ की पौष शुक्ला ७ को उत्तरायण सक्रान्ति के दिन चालुक्य 
बश्ीय त्रिभुवनमलल के समय गंग पेमानडि जिनालय के लिए सजभानी बलगावे मे दान दिया गया । 
-"भ० सम्प्रदाय पृ० ७ 
दूसरे रामसेन वे हैं जो नरसह पुरा जाति के प्रबोधक एवं सस्थापक थे । 
तीसरे रामसेन निध्पिच्छ माथुर संघ के संस्थापक । 
इन तीनो रामसेनो में से तत्वानुशासन के कर्ता रामसेन भिन्‍न हैं. । 


४, देखो, सुत्त पाहुडटीका गाथा २ 


२०८ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भागर 


सेन का नामोल्लेख किया है नागसेन नाम के भी कई विद्वान आचाये हो गये है ।” 

उन सब में वे नागगेन चामुण्डराय के साक्षात्‌ गुरु अजितसेन के प्रगुरु थे। श्रर्थात्‌ अजितसेन के गुरु झ्रार्य 
सेन (झायंनन्दी) के गुरु थे । भ्ौर जिनका चामुण्राय पुराण में आचार्य कुमारसेन के बाद उल्लेख है। चामुण्डराय 
ते अपने पुराण का निर्माण शक स० ६०० (वि० स० १०३५) में किया है। अतएव नागसेन का समय वि० सं० 
१००० से कुछ पहले का समभना चाहिए * यह नागसेन रामसेन के दीक्षा गुरु हो सकते है। प्रन्य नागसेन नही। 

प्रस्तुत रामसेन काष्ठा सघ नन्दीतटगच्छ और विद्यागण के आचार थे। क्योकि नन्‍्दीतटगच्छ की गुर्वावली 
में उम्हें 'प्रतिबोधन पण्डित' बतलाया है ।* नरसिह पुरा जाति के सस्थापक भी थे*। अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान 
तपस्वी ब्राचार्य रहे है । 

रामसेन ने प्रशस्ति मे अपने चार विद्या गुरुओं के नामो का उल्लेख किया है “श्री बीरचन्द्र-शुभदेव- 
महेन्द्रवेबा:-शास्त्राय यध्य गुरवों विजयामरइ्च'' वीरचन्द्र, शुभदेव, महेन्द्रदेव और विजयदेव । पर इनका अन्य परिचय 
कही से भी उपलब्ध नही होता । हा, महेन्द्र- देव का परिचय अवश्य प्राप्त होता है। ये महैन्द्रदेव वही ज्ञात होते 
हैं जो नेमिदेव के शिष्य और सोमदेव के बडे गुरुभाई थे । नेमिदेव के बहुत से शिष्य थे, उनमें से एक शतक शिष्यो 
के भ्रवरज (प्रनुज) श्लरौर एक शतक के पूर्वज सोमदेव थे। ऐसा परभनी के ताम्र शासन (दान पत्र) से जान पडता 
है ।* इनमे महेन्द्रदेब प्रमुख विद्वान थे। उन्हे नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति में वादीन्द्रकालानल श्रीमन्महेन्द्र- 








१. नागसेन नाम के ५ विद्वानों का उल्लेख मिलता है--१ वे नागसेन जो दछ्षपूर्व के पाठी थे और जिनका समय घिक्रम 
स० से २५० वर्ष पूर्व हैं। 
२रे वे नागसेन जो ऋषभसेन के गुरु के शिष्य थे, जिन्होंने सन्‍्यास विधि से श्रवण वेत्गोल के शिलालेख न० (१४ ) ३४ 
के अ्रनुसार देवलोक प्राप्त किया था शिलालेख में ७ विशेषणों के साथ उनकी रतुति की गई है। शिलालेख का समय झ्क स० ६२२ 
(वि० स० ७५७) के लगभग अनुमान किया गया है, पर उसका कोई आधार नही बतलाया । 
३रे नागसेन वे है जो चामुण्डराय के साक्षात्‌ गुरु अजितसेत के प्रगुरु अर्थात्‌ अजितसेन के गुठ आयंसेत (आर्य नन्‍दी) के गुरु 
थे | जिनका चामुण्डराय पुराण में आचार्ये कुमारसेन के बाद उल्लेख किया गया है। चामुण्डराय पुराण का निर्माए शक स॒० ६०० 
सन्‌ ६७८ (वि स० १०३४५) में हुआ है। इससे यह नागसेन १० वी छाताब्दी के विद्वान जाव पड़ते हैं । 
उसे नागसेन वे हैँ जिन्हे राणी अक्कादेवी ने गोरपदवेडगि जिनालय के लिए सन्‌ १०४७ (वि० स० ११०४) में भूमिदान 
दिया था। यह मूलमघसेनगण तथा हेगरि (पोगरि) गच्छ के विद्वान आचार्य थे । 
(दिखो, जैनिज्म इन साउथ इडिया पृ० १०६) 
भवे नागसेन वे है, जो नन्‍्दीतट गच्छ की गुर्वावलि के अनुसार गगसेन के उत्तरवर्ती और सिद्धान्तसेन तथा गोपमेन के 
पूर्ववर्ती हुए हैं। जिलका समय १०वीं शताब्दी का मध्य जान पडता है। 
२ देखो, पी. वी देसाई का जेनिज्म इन साउथ इ डिया पृ० १३४-३७ 
३ रामसेनो5तिविद्धित प्रतिबोधत पडित । 
स्थापिता येन सज्जातिर्नारसिहाइभिधा भुवि ॥२४॥ --ग्रुवविली काष्ठासघ नदीतटग्रच्छ अनेकान्त बर्ष १४ किरश ४ 
४. श्री गौड़ सपे समुनिमान्यकीतिन्ताम्ता यशोदेव इति प्रजन्ने । 
बशभूव यम्योग्र तप प्रभावात्समागम:ः दासनदेबनाभि ॥१५ 
शिष्यो5भवत्तस्थ मह॒द्धिभाज. स्याद्वादरत्वाकर पारदुइ्वा । 
श्री नेभिदेवः परवादि दर्षपह॒मावलीच्छेद-कुठारनेमि ॥१६ 
तस्मात्तप श्रियोभत्तु हलोक॑ं।ना हृदयगमा' । 
बभूबुः बहव शिष्या रत्नानीव तदाकरात्‌ ॥१७ 
तेषा शतस्थावरज शतस्य तथा भवत्पूर्वज एवं धीमान्‌ । 
श्री सोमदेवस्तपस श्रुतस्य स्थान यशोधाम गुणोज्जितश्री. ॥१५॥ 


'नवमौं-दरशाथी क्वताब्दी के आचारय॑ २०१ 


देव भट्टा रकानुजेन' वाक्य द्वारा महेन्धदेव का उक्त विश्लेषण दिया है जिससे वे वादियों के विजेता थे। बहुत 
सम्भव है कि प्रस्तुत महेन्द्रदेव उनके विद्यागुरु रहे हो | अन्य तोन गुरुझ। के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नही होता । 
सभव है उस समय के साधु सघ में उक्त नाम के तीन विद्वान भो रामसेन के गुरु रहे हो । 

रखना- प्रस्तुत तत्त्वानुशासन ग्रन्थ २५८ ससस्‍्कृत पद्मों को महत्वपूर्ण रचना है। इसमे अध्यात्म विषय 
का प्रतिपादन सुन्दर है वह भाष। ओर विषय दाना हू। दृष्टिया से महत्वपूर्ण है । ग्रन्थ का भाषा जहा सरल- 
प्राजल एव सहज बोध गम्य है, वहा वह विषय प्रतिपादनकी कुशलता को लिये हुए है। ग्रन्थ कारने श्रध्यात्मज से नीरस 
कठोर ओर दुर्बोध विपय को इतना सरल एवं सुगम बना दिया है कि पाठक का मन कभो ऊक नहीं सकता। 
उसमे भअ्रध्यात्म रस की फुट जो अकित है। ग्रन्थ में स्वानुभूति से अनुप्राणित रामसेन की काव्य शक्ति चमक उठी 
है बह प्रपने विधय की एक सुन्दर व्यस्थित कृति है। जिससे पाठक का हृदय आत्म-विभोर हो उठता है। ग्रन्थ में 
हेय और उपादेय तत्त्व का स्वरूप बतलाते हुए बन्ध श्र बन्ध के द्वेतुओं को हेय तथा मोक्ष झ्रौर मोक्ष के कारणों को 
उपादेय बसतलाया है। कर्म बन्ध के कारण मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्र को हेय ग्रौर दुरगति एवं दुःख 
वा हेतु बतलाया है क्योंकि उनसे मोह-या ममकार तथा अ्हकार की उत्पत्ति श्रादि ससार दुख के कारणों का सचय 
होता है इसीसे ऐसा कहा है। और सम्यकदर्शन, सम्यरज्ञान, सम्यक चारित्र को उपादेय और सुख का कारण बतलाया। 
क्योकि इन तीनों को धर्म बतलाया है।'" आत्मा का मोह क्षोभ से रहित परिणाम धर्म है। श्रौर इन तीनो की एकता 
मोक्ष का मार्ग है। इसी से इन्हे उपादेय कहा है । 

कमे बन्ध की निवृत्ति के लिये ध्यान की श्रावश्यकता बतलाते हुए ध्यान, ध्यान की सामग्री श्रौर उसके 
भेदो आदि का सुन्दर स्वरूप निर्दिष्ट किया है। एकाग्रचित्त से पंच परमेष्ठियो के स्वरूप का चिन्तन स्वाध्याय है 
आचाये कुन्दकुन्द ने कहा है कि जो झरहत को द्रव्यत्व गुणत्व और पयोयत्व के द्वारा जानता है वह श्रात्मा को 
जानता है और उसका मोह क्षीण हा जाता है। स्वाध्याय से ध्यान का अभ्यास करे शोर स्वाध्याय से ध्यान का, 
क्योंकि ध्यान और स्वाध्याय से परमात्मा का प्रकाश होता है (तत्त्वा०( ८५१ )। ध्यान का विशद विवेचन करते हुये 
ध्यान की महत्ता और उसका फल बतलाया है ध्यान को निर्जरा का हेतु शोर सवर का कारण बतलाया है* । 
ध्यान की स्थिरता के लिये मन और इन्द्रियों का दमन भावश्यक है । इन्द्रिय की प्रवृत्ति में मन ही कारण है। मन 
की सामर्थ्य से इन्द्रिया अपना कार्य करती है, अतएवं मन का जोतना जहूरी है! । ज्ञान वेराग्य रूप रज्जू 
(रस्सी) से उन्मागंगामी इन्द्रिय रूप भ्रशवो (घोडों) को वश में किया जाता है, क्ष्योकि इन्द्रियोका भ्रसंयम श्रापत्ति 
का कारण है और उनका जीतना या वश में करता सम्पदा का मार्ग है। श्रतएवं उतका नियमत जरूरो है। मन का 
व्यापार नष्ट होने पर इन्द्रियों की प्रवत्ति नष्ट हो जाती है। जिस तरह वृक्ष की जड़ के विनष्ट होने पर पत्ते भी 
नष्ट हो जाते है" । मन को जीतने के लिये स्वाध्याय में प्रवृत्त होना चाहिए। और अनुत्प्रक्षाओ (भाषनाप्रों) का 
चिन्तवन करना चाहिए । इससे मन को स्थिर करने में सहायता मिलती है। इस तरह यह प्रपने विषय की महत्व- 
पूर्ण कृति है, इसका मनन करने से आत्मज्ञात की वृद्धि होती है। स्वाध्याय प्रेमियों के लिये ग्रत्यन्त उपयोगो है । 





१ सदृष्टि ज्ञान वृत्तानिधर्म धर्मेश्वरा विदु । 
रत्तनकरण्ड श्रावकाचार 

२ तद्‌ ध्यान निर्जरा-हेतु सबरस्प तर कारणम्‌ ( तत्त्वानुधासन ५६ 
३ इन्द्रायणा प्रवुत्ती च निवृत्ती च भन प्रमु । 

मनएव जयेत्तस्माज्जिते तस्मिन्‌ जिलेन्द्रियः ॥७६॥तर्तवानु ० 
४, ज्ञात-वेराग्य-रज्जुभ्या नित्यमुत्पथबतिन ; 

जित बित्तेन शबयन्ते घतु मिन्द्रियवाजिन ॥ तत्वा० ७७ 
५. णशट्ठे मणवाबवारे विसएसुण जति इदिया सब्ये। 

छिण्शो तरुस्स मूले कत्तो पुण पल्‍लवा हु ति॥ ६६आराधनासार 


२१० जन धर्म का प्राचीन इसिहांल--भाव २ 


रखना काल 
रामसेन ने अपने ग्रन्थ से रचना काल नहीं दिया श्रोर ने उसके रचना स्थान आदि का ही उल्लेख 
किया है इससे ग्रन्थ के रचना काल पर प्रकाश डालने के लिये कठिनाई उपस्थित होती है। भ्रन्थोल्लेखो, प्रशस्तियो 
शिलालैखो भ्लौर ताम्रपत्मादि में भी ऐसा कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । जिससे ग्रन्थ के रचना काल पर 
प्रकाश पडता । अतएव प्रन्य साधन सामग्री पर से रचना काल पर विचार किया जाता है। 
'जिमसेसाचार्य के शिष्य गुणभद्राचार्य द्वारा रचित उत्तरपुराण के ६४वें पं मे भगवान कुन्थुनाथ के 
चरित को समाप्त करते हुए निम्न पद्च दिया हैः-- 
बेह ज्योतिधि यस्य हक सहिता: सर्वेपि मग्ता: सुरा । 
ज्ञान ज्योतिषि पत्र तत्व सहित मगन॑ नभन्‍चा खिलम्‌ । 
लक्ष्मी धाम वषद्विधतविततषध्वाघन्त' सधामदह्रय-- 
पंथानं कथयत्वनम्तगुणभृत्‌ कुन्थुभंबाध्तस्थ वः १५५ 
इस पदश्च के साथ तस्वानुशासन के अन्तिम निम्न पद्म का श्रवलोकन कीजिए -- 
देहज्योतिषि यस्य सज्जति जगत्‌ दुग्धास्बुराशाविय 
ज्ञानज्योतिषि ज स्फ्टत्यतितरामों भूभंवः स्वस्त्रयी । 
शब्द-ज्योतिषि यस्य दपंण इध स्थार्थड्यकासन्त्यभी । 
स श्रीमानसराधितो जिनपतिज्योतिस्त्रयायाउस्तु नमः ॥॥२५६ 
इस पद्य में उत्तर पुराण के पद्म से जहा महत्व की विशेषता का दर्शन होता है वहां उसके श्रांशिक प्रनु- 
सरण का भी पता चलता है श्र यह स्पष्ट प्रतील होता है कि तत्त्वानुशासनकारके सामने अथवा उनकी स्मृति में 
उक्त पद्य को रचते समय उत्तर पुराण का उक्त पद्य रहा है। इसी तरह का भ्रनुसरण तत्त्वामुशासन के १४८ पद्च 
में गुणभद्वाचार्य रचित श्रात्मानुशासन के २४३ वे पद्म का भी देखा जाता है। दोनो पद्म इस प्रकार है:-- 
सासन्यमन्यं मां सत्या आन्तो जान्तो भवाणंवे। 
तास्यो5ह महमेबर5ह सन्योउन्योन्मोडह सस्ति न ॥ 
श्रत्सानुशासन 
नाम्योपश्सि नाहमस्त्यन्यों नापस्थास्था 5ह ने से परः । 
प्रन्यस्त्वन्यो५ह सेवाएहु सम्योधन्यस्था।ह सेव सले। १४८ 
तत्त्वानुशासन 
इससे स्पष्ट है कि रामसेन के सामने गुणभद्राचार्य का प्रात्मानुशासन भी रहा है। झाचार्य गुणभद्र का 
समय विक्रम की १०वीं द्वताब्दी का पूवर्धि पाया जाता है, क्योकि उत्तर पुराण की प्रन्तिम प्रशस्ति के र८वे 
पद्य से ३७ वे पद्म तक गुणभद्वाचार्य के प्रमुख शिष्य लोकसेन कृत प्रशस्ति मे उसका समय शक स० ८२०, सन 
८३८ (वि० स० ६५५ ) दिया है, यह उसके रचना काल का समय नही है किन्तु उत्तर पुराण के पूजोत्सव का 
काल है, जेसा कि उसके निम्न वाक्य--“भव्य' वर्ये प्राप्तेज्य सर्वसार जगति विजयते पुण्यमेतत्पु राणम्‌ ---से जाना 
जाता है। पूजोत्सव का यह समय रचना दे काल से भ्रधिक बाद का मालूम नही होता । यदि उसमे से पाच वर्ष का 
समय ग्रन्थ को लिपि श्रादि का निकाल दिया जाय तो शक स० ८5१५ ( वि० स० €५० ) के लगभग उत्तर पुराण 
का रचना काल निद्चितत होता है। इस तरह तत्त्वानुशासन के निर्माण समय की पूर्व सीमा वि० सं० ६५० स्थिर 
हो जाती है। इससे पूर्व की वह रचना नही है । किन्तु दशवी शताब्दी के अन्तिम चरण की जान पड़ती है । 
जयसेन के धमेरत्नाकर के 'सामायिक प्रतिमा-प्रपचन' भामक १५वें अवसर में तत्त्वानुशासन के निम्न पद्य 
को अपने ग्रन्थ का भ्रग बनाया गया है, जो तत्त्वानुशासन का १०७वा पद्च हैः-- 





जलन "3+ज-+. +-+-«> 


१९ शकन्टपकालास्यम्तर विशत्यिप्रिकाष्ट शतभिताब्दान्ते। कार 
मजूल महार्थकारिणि पिज्ञतनामनि समस्तजन सुखदे ॥३५॥ --उत्तर पुराण प्रश० 


नवमीं-बलती शताब्दी के आचार्य २६६ 


अ्रकारादि हका राग्ता संत्रा: बरभशक्तव: । 
स्वमडलगताः ध्येया लोकद्॒यकलघ्रदाः ॥। 
धर्म रत्नाकर का रचना काल स॒० १०५४५ है।' श्रत. तत्त्वानुशासन इससे पूर्ववर्ती रचना है -- 
श्राचाय अमितगति द्वितीय के उपासकाचार में एक पद्य निम्न प्रकार पाया जाता है.-- 
झ्रम्यस्यभानं बहुधास्थिरत्वं॑ य्वेति दुर्वोध मयीह शारत्रम्‌ । 
शन तथा ध्यान मपीतिमत्वा ध्यानं सवाम्यस्तु सोक्तु कारः ।। 
उपासकाचार १०--१११ 
ध्यान बियय की प्रेरणा करने बाला यह पद्म तत्वानुशासन के निम्न पद्य से प्रभावित तथा श्रनुसरण कों 
लिग्रे हुए है:-- 
यथाम्यासेत शास्त्राणि स्थिराणि स्युर्महान्त्यपि । 
तथा ध्यानसपि स्थैर्य लभ्षतेउम्थास वतिनाम्‌ ८८ 
इस अभित्तगति द्वितीय के दादा गुरु अमितगति ( प्रथम ) द्वारा रचित योगसार प्राभृत १६ वे श्रधि- 
कार में एक पद्म निम्न प्रकार से उपलब्ध होता है । 
बेन पेनेब भावेन युज़्यते यंत्रवाहकः । 
तन्मयस्तत्रतत्रापि बिहवरुपो मणिमंथा ।।५१ 
यह पद्च तत्त्वानुशासन के १६१ पद्म के साथ साद्‌ श्य रखता हैः-- 
बेन भावेन यहूपं ध्यायत्यात्मान सात्मजित । 
तेन तस्मयतां याति सोपाधिः स्फटिको यथा ॥ १६ १॥ 
ग्रमितगति प्रथम का समय विक्रम की ११वीं झताब्दी का प्रथम चरण है। द्रव्य संग्रह के टीकाकार ब्रह्मऊ 
देव ने तत्त्वानुशासन से (८३-८४) ये दो वद्य ग्रन्थ के नामोल्लेख के साथ उद्धत किये है। ब्रह्मदेव का सुमय विक्रम 
की ११वीं बताब्दी का अ्रन्तिम चरण झौर १२वीं का पूर्कार्ध है। इससे स्पष्ट है कि रामसेन अ्रमितगति प्रथम 
भ्रौर बझ्देव ११ वी शताब्दी से पूर्॑चर्त्ती है। 
तत््वानुशासन पर आचार्य प्रशृतचन्द्र के ग्रन्थो का साहित्यिक अनुसरण एवं प्रभाव परिलक्षित है। 
तत्त्वार्थेंस्तार के ७ थे <वे पद्मों का तत्त्वानुशासन के ४-५ पद्यों पर स्पष्ट प्रभाव है और साहित्यिक अनुसरण है । 
इससे तत्त्वानुशासन की रचना प्रमृतचन्द्राचायं के बाद हुई है। सप्त तत्तवों में हेयोपादेय का विभाग करने वाले वे पद्य 
इस प्रकार है -- 
उपादेय तया जीवो5 जीबोहेयतयो दितः 
हेयस्या स्मिन्‍्युपादान हेतुस्वेना३ खबः स्मृतः ।॥७ 
संबरो निर्जरा हेय-हान-हैतु-तयोदितो । 
हेय-प्रहाणरूपेण भोक्षो जीवस्य वर्शषित: ॥। तस्वार्थंसार 
खन्धों निवन्धसं चास्य हेयमित्युपदशितम्‌ । 
हेयस्था5 शेष दुःखस्य यस्माद बीजसिरद हयस्‌ ।।४ 
मोक्षस्तत्कारणं चेतवुपादेय मुदाहुतम । 
उपादेय सुर्ल परमादस्सादाधिभ विष्यति ।। तस्वानुशासन । 
निर्णय और थ्यवहार के भेद से मोक्षमार्ग के दो भेदो का प्ररूपक तथा उंनमें साध्य-साध्यनता-विषयक पद्च 
भी साहित्यिक झनुसरण को लिये हुए पाया जाता है। 
१. बाशोन्द्रिय व्योम सोम-मिते सवत्सरे शुभे । ( १०५५ ) 
ग्रन्योष्य सिद्धता यबाति. सबलीक रहाटके ॥। --धर्मरत्नाकर प्रश० 





५१२ जैन धर्म चीन इतिहास--भांगे रे 

आाचाये अमतचन्द्र का समय विक्रम की १० वी दताब्दी का उत्तरार्ध है। पट्टावली में उनके पटुटारोहण 
का समय जा वि० स० ६६२ दिया है, वह ठीक जान पडता है ; क्योकि स० १०५५ में बनकर समाप्त हुए 'धर्म- 
रत्ताकर' में प्रमृतचन्द्राचाय के पुरुषार्थ सिद्धयुपाय से ६० पद्म के लगभग उद्धृत पाये जाते है।' इससे भ्रमृतचन्द्र 
स० १०५५ से पूर्ववर्ती है। प० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने अमृतचन्ध का समय १० वी शताब्दी तृतीय चरण 
बतलाया है झोर रामसेन का १० वी शताब्दी का चतुर्थ चरण है । 


इन्द्रनन्दी (ज्वालामालिनी ग्रन्थ के कर्ता) 


प्रस्तुत इन्द्रनन्दी योगीन्द्र वे है जो मत्र शास्त्र के विशिष्ट विद्वान थे। यह वासवनन्दी के प्रशिष्य और बप्पनन्दी 
के शिष्य थे। इन्होने हेलाचार्य द्वारा उदित हुए अर्थ को लेकर 'ज्वालिनी कल्प नाम के मत्र शास्त्र की रचना की है। 
इस ग्रन्थ मे मन्त्रि, ग्रह, मुद्रा, मण्डल, कटु, तल, वश्यमत्र, तन्‍्त्र, वपनविधि, नीराजनविधि झ्नोर साधन विधि नाम के 
दस प्रधिकारो द्वारा मत्र शास्त्र विषय का महत्व का कथन दिया हुआ है| इस ग्रन्थ की झाद्य प्रशस्ति के २२वे पद्य 
में ग्रन्थ रचना का पूरा इतिवृत्त दिया हुआ है । श्रीर बतलाया है कि देवी के झ्रादेश से 'ज्वालिनीमत, नाम का ग्रन्थ 
हेलाचार्य ने बनाया था । उनके दिष्य गगमुनि, नीलग्रीव' और वीजाब हुए । आयिका क्षातिरसव्बा और विरुवट्ट नाम 
का क्षुल्लक हुश्ना । इस तरह गुरु परिपाटो और अविच्छिन्न सम्प्रदाय से झ्राया हुआ उसे कन्दर्प ने जाना झौर उसने 
गुणनन्दी नामक मुनि के लिये व्याख्यान किया, और उपदेश दिया। उनके समीप उन दोनों ने उस शास्त्र को 
यन्‍्थत और अथंत' इन्द्रनन्दी मुनि के प्रति भले प्रकार कहा | तब इन्दनन्दि ने पहले क्लिष्ट प्राक्तन शास्त्र को हृदय 
मे धारण कर ललित आर्या भौर गीतादिक मे हेलाचार्य के उक्त अर्थ को ग्रन्थ परिवर्तन के साथ सम्पूर्ण जगत को 
विस्मय करने वाला जनहितकर ग्रन्थ रचा । अनएव प्रस्तुत इचद्धनन्दी विक्रम को दशवी दताब्दों के उपान्य समय के 
विद्वान है। क्योकि इन्होने ज्वालामालिनी कल्प की रचता शक सं० ८५६१ सन्‌ €३६ (वि० स० ६६६ मे बनाकर 
समाप्त किया था | 
गोम्मटसार के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने इन्द्रनदि का गुरु रूप से स्मरण किया है। ये इन्द्रनदि 
वही जान पढ़ते हैं। जिनके दीक्षा गुरु बप्पतन्दी और मत्रशास्त्र गुरु गुणनन्दी और सिद्धान्त शाग्त्र गुरु श्रभयनदी हो 





१ अनेकालल बर्ष ८ किरण ४-४५ में प्रकाशित अमृतचद्ध सूसिका समय प० १७३ 
२, यद्‌ वृत्त दुस्तिस्सिन्यहनने चण्ठासि धारामितम 
चित्त यस्थ शरत्मसत्मलिलवत्स्वच्छ संदाशीतलम । 
कीति शारद कौमुदी शजिभूतों ज्योत्म्नेव यरयाउमला 
से श्री बासवनन्दि सन्‍्मु निपति शिप्परतदीयों भवेत ॥।२।॥ 
शिष्यस्तस्य महात्मा चतुरनुयोगेष्‌ चतुरमति विभव । 
श्रीवण्पणदिगुरुरिति ब्ु व्रमध पनिषेवित्यदाब्ज ॥ दे 
लोके यस्य प्रसादादजति मुनिजनरतत्पु गणार्थवेदी । 
यस्थाशास्तभपृूथ न्‍्यति विभमलयथ श्री विताना निव्द्न । 
कालास्तायेन पौराशिक कविवृपभा। द्योतितारतत्पुरण-- 
< व्यव्यानाद्‌ वग्पणदि प्रयितमुण-गणस्तस्य कि वर्ण्य कल ।२ 
३ अष्टगतम्यकपष्ठि प्रमाणाशकवत्सरेप्वतीतेष | 
श्रीमान्यखेंट कटके पर्व ण्यक्षय तुतीयायाम्‌ ॥ 
शनदलसहितचनु झत परिमाशणा ग्रन्थ रचनयायुक्तम्‌ 
श्रीकृष्णगज राज्ये समाप्तमेतस्मत देव्या ।। 


दैखो ज्वालामालिनी कल्प कारजाभडार प्रशस्ति । जैन साहित्य सशोषक खण्ड-र भ्र+ ३, पे 
नर / है; पृ० श्ढ - १ ५६ 


नवमी-दश्वी शताब्दी के आचार्य २१३ 


गे 


जाते हैं। यदि यह्‌ कल्पना ठीक है तो नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के गुरु इन्द्रनदी का ठीक पता चल जाता है। समय 
की दृष्टि से भी नेमिचन्द्र और इन्द्रनंदी का सामजस्य बैठ जाता है । इन्द्रनदी ने इस ग्रन्थ को रचना मान्यलेट 
(मलखेडा) के कटक में राजा श्रीकृष्ण के राज्यकाल में शक सवत ८६१ (सन्‌ ६३६) में की थी। 

गुरुदास 


गुरदास--यह कौण्ड कुन्दान्वयी श्रीनदनदी के छिष्य झौर श्रीनदीगृरु के चरण कमलों के भ्रमर थे, जिन्हे 
जीत शास्त्र (प्रायश्चित्य शास्त्र) मे विदर्ध भ्रौर सिद्धान्तज्ञ बतलाया है। वे गुरुदास के पृव॑वर्ती बड़े गुरु भाई के रूप 
में हुए है। वृषभनंदी गुरुदास से भी उत्तरवर्ती हैं। गुरुदास को तीक्षणमती और सरस्वतीसूनु लिखा है। थे बड़े 
भारी विद्वान धौर ग्रथकर्ता थे । वुषभनदी ने जीतसार समुच्चय में लिखा है कि--- 
श्रीनदनन्दिवत्स: श्रीनं दिगुरुपदाब्ज-घट्च रण: । 
श्रीगुरुदासोनंद्या तोक्षममति: श्री सरस्वती सूनु' ॥ 
इनके द्वारा बनाया हुआ चूलिका सहित प्रायश्चित ग्र थ भ्पूर्व रचना है। गृरुदास ने श्पना कोई समय 
नही दिया | परन्तु जान पड़ता है कि गुरुदास विक्रम की दशवी शताब्दी के उपान्त्य समय और ११वीं शताब्दी के 
पूर्वार्ध के विद्वान है । 
बाहुबलिदेव 
यह व्याकरण शास्त्र के विद्वान प्राचार्य थे। उस समय रविचन्द्र स्वामी, अर्हनदी, शुभचन्द्र भट्टारक देव, 
मौनीदेव, और प्रभाचंद्र नाम के मुनिगण विद्यमान थे। शाका ६०२ (ब० स० १०३७) मे राजा शान्तिवर्मा ने 
प्राचार्य बाहुबलिदेव के चरणों में सुगधवर्ती (सौन्दत्ति) के जन मदिरों के लिये १५० एक सौपचास मत्तर भूमि 
प्रदान की थी* । 
भुवनेक मल्‍ल चालुक्य वशीय सत्याश्रय के राज्य में लट्ट॒लूरपुर के महामण्डलेदवर कार्तिवीर्य द्वि० सेन 
प्रथम के पुत्र थे। उस समय रविचद्र स्वामी और भ्रहनन्दी मौजूद थे । 


कनकसेन 
यह कुमारसेन के प्रशिष्य झौर वीरसेन के शिष्य थे। इन्हे श्रीकृष्ण बल्लभ के सामन्‍्त विनयाम्बुधि के 
प्रदेश धवल मे मूल्लगुत्द नगर के जिन मदिर के लिये, जिसे चदार्य के पुत्र चिकाये ने बतवाया था। अरतसाय ने दान 
दिया था । इस दान का उल्लेख सेनवंश के मूलगुन्द के शक सं० ८5२४ (वि० स० €५६) के लेख' में हुआ है । 
जैसा कि उसके निम्न पद्च से प्रगट है 
शकन्‌पकालेष्टशते चतुरुत्त रविश्वदुत्तरे संप्रगते । 
दुंबुभिनामनि बर्ष प्रबतंमाने जनानुरागोत्कर्ष ॥| 


सर्वेनन्दि भट्टारक 

यह कुन्दकुन्द प्राम्नाय के विद्वान थे। इनके समय का एक शिलालेख मिला है जिसमें कुन्दकुन्दआ्राम्नाय 

के (मिट्टी कपात्र धारी ) भट्टारक के शिष्म सर्वनन्दि भट्टारकने कोप्पल के पहाड़ पर निवासकर वहा के लोगो 

को अनेक उपदेह्य दिये । झ्लौर बहुत समय तक कठोर तपश्चरण कर सन्यासविधि से शरीर का परित्याग किया । 
यह शिलालेख शक स० ८०३ (वि० स० ६३८) का है। इससे ये विक्रम की दशवी शताब्दी के आ्ाचाय॑ थे ।* 


नी या 








आजतक जज 2 ज--+++++->.+«क-+. 





१. (566 [980 6!00०६7प ५. 3५9 9, 279 - 80) 
२. जैन लेख सं० भा० २ पु० १श५८-६ 
३. (866 उद्गातरांडया गा 5070 वणातवा4 9. 424 


२९४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास भाग--३ 


तागवर्म प्रथम 


नागवर्म नाम के दो कवि हो गए है। एक छन्दोम्बुनिधि और कादम्बरी का रचयिता और दूसरा 
काव्यावलोकन, वस्तु कोश और कर्नाटकभाषा भूषणादि ग्रन्थों का कर्ता । 

इनमें प्रथम नागवर्म वेगीदेशके बगीपुर नगर के रहने वाले कौडिय्य गोत्रीय बेन्नामय्य ब्राह्मण का पुत्र था। 
इसकी माता का नाम पोलकव्वे था । इसने अपने गुरु का नाम अजितसेनाचाय बतलाया है । रककसमगराज जिसने 
ईसवी सन्‌ ६८४ से ६९६ तक राज्य किया है श्रौर जो गगवशीय महाराज राचमल्ल' का भाई था, इसका पोषक था । 
चाशु डराय को भी इस पर कृपा रहती थी। कवि होकर भी यह बडा वीर और युद्ध विद्या में चतुर था। कनडी में 
इस समय छन्द शास्त्र के जितने ग्रन्थ प्राप्य है उनमे उसका 'छन्दोम्बनिधि' सबसे प्राचीन माना जाता है। यह ग्रन्थ 
कवि ने श्रपनी स्त्री को उद्देश्य करके लिखा है। इसका दूसरा ग्रन्थ बाणभट्ट के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'कादस्बरी' का सुन्दर 
पद्यमय पझ्रनुवाद है। पर ग्रन्थों के मंगलाचरण में न जाने शिबादि की स्तुति क्यो की हैं ? 

इसका समय ईसा की १०वीं शताब्दी है । 


नागवर्मद्ितीय 


नागबर्स दृूसरा-यह जातिका ब्राह्मण था । इसके पिता का नामदामोदर था। यह चालुक्य नरेश जगदेक 
मल्लका सेनापति झौर जन्न कवि का गुरु था। कनडी साहित्य में इसकी 'कबितागुणोदय' के नाम से ख्यात है । 
अभिनव शर्ववर्म, कविकणंपूर और कविता गुणोदय ये उसकी उपाधियां थी । वाणिवल्लभ, जन्म, साल्व ग्रादि कवियों 
ने इसकी स्तुति की है। इसके बनाये हुए काव्यावलोकन कर्णानाटक भाषा भूषण, और वस्तु कोश ये तीन ग्रन्थ है। 
इसमें पांच प्रध्याय है। पहले भाग में कनडी का व्याकरण है। नृपतुंग (अमोधवर्ष) के अलकार श्ञास्त्र की श्रपेक्षा यह 
विस्तृत है । कर्णादक भाषा भूषण सस्कत में भाषा का उत्कृष्ट व्याकरण है। मूलसूत्र और वृत्ति सस्कत में है । 
श्रौर उदाहण कनडी में । उपलब्ध कनडी व्याकरणों मे--जो कि सस्क्ृत सूत्रों में है--यह सबते पहला और उत्तम 
व्याकरण है। इसी को श्रादर्श मान कर सन्‌ १६०४ में भट्टाकलक (द्वितीय) ने कनडी का शब्दानुशासन नामका 
विशाल व्याकरण सस्कृत मे बनाया है। यह व्याकरण मैसूर सरकार की ओर से छप चुका हे । वस्तु कोश कनडी में 
प्रयुक्त होने वाले सस्क्ृत शब्दों का श्र्थ बतलाने वाला पद्यमय निघण्टु या काम है। वररुचि, हलायुध, शाश्वत, 
प्रमरसिह आदि के ग्रन्थ देखकर इसकी रचना की गई है। इसका समय ११३६ ई० से ११४६ ईस्वी है । 


श्राचारयं महासेच 

यह लाड़ बागड सघ के पूर्णचन्द्र, श्राचाय जयमेन के प्रशिष्य ग्रौर गुणाकर सेनसूरि के शिप्य थे । झ्राचाय॑ 

महासेन सिद्धान्तज्ञ, वादी, वाग्मी झ्लौर कवि थे, तथा शब्दरूपी ब्रह्म के विचित्र धाम थे ।यशस्वियों द्वारा मान्य 
ओर सज्जनो से अग्रणी एवं पाप रहित थे श्र परमार वशी राजा मुज के द्वारा पूजित थे'। ये सम्परदर्शन, 
ज्ञान, चारित्र श्रौर तप की सीमा स्वरूप थे, और भव्यरूपी कमलो को विकसित करने वाले बान्धव थे--सूर्य 
भे। तथा सिन्धुराज के महासात्यपर्षट द्वारा जिनके चरण कमल पूजत थे उन्ही के ग्रनुरोध से कवि ने 
प्रशुम्न चरितत की, रचना की है?। और राजा के अनुचर विवेकबान मधन ने इसे लिखकर कोकिद जनो को 


१, तच्छिष्यो विदिता खिलोरसमयों वादी व बाग्मी कवि 
शब्दबरह्मविचित्रधामयशसा मान्या सतामग्रणी । 
प्रासीतू श्रीमहासेनसूरिरतघ श्रीमु जराजाचित ॥ 
सीमा दर्शनबोधप्रत्ततरसा  भव्याब्जनीबाब्धव ॥॥३ 


२. श्री सिन्ध राजस्य महत्तमेन श्री पर्षटेनाचितपादपदम । 
बकार तेनामि हित प्रजन्धं, स पावन निष्ठित मज्जजस्य ॥ ---प्रश्न मन चरित प्रभरित 


जात + तन तक न तन 


बवमोीं-दशानी कतारदी के भाषारये शे१४ 


दिया! । 

आपकी कृति 'प्रयुस्त चरित' नामक महाकाव्य है। जिसके प्रयेत्क सगे की पुष्पि का में--श्रीसिन्धुशाज 
सतर्क महामहत्तम श्री पर्पट ग्रो: पडित श्रीमहासेनाचार्यस्य कृते। वाक्य उल्लिखित मिलता है जिससे स्पष्ट है कि 
पएर्पट महासेल केशिष्य थे। भ्रौर जैन धर्म के संपालक्‌ थे। यह एक सुन्दर काव्य-ग्रन्थ है। इस में १४ सर्ग है, जिनसे 
श्री कृष्ण के पुत्र प्रदुम्त कुसार का जीवन परिचय प्रकित किया गया है, जो कामदेव थे । जिसे कवि ने ससार- 
विच्छेवक बतलाया है। इसकी कथा वस्तु का श्राधार स्रोत हरिवद्य पुंराण है। हरिवश पुराण में मह चरित ४७वें सय 
के २०बें पद्म से ४८वें सर्य के ३१वें पद्म तक पाया जाता है। काव्य का 'कथा भाग बड़ा ही सूंदर रस भोर धलकारों 
से अ्रलंकृत है। इस ग्रन्थ में उपजाति, वशस्थ शार्दूलविक्रीडित, रथोद्धता, प्रहरषिणी, द्र्‌ तविलम्बित, पृथ्वी, अनुष्ट्म, 
उपेन्द्रवद्मा, हरिणी, स्वागता, मालिनी, ललिता, शालिसी, और वसनन्‍्ततिलका झादि छन्दों का प्रयोग किया गया है। 
कथा का नायक पौराणिक व्यक्ति है परन्तु उसका जीवन प्रत्यन्त पावन रहा है! 

कवि महासेन ने ग्रथ में रचना काल नही दिया,किन्तु शिलालेखो झ्रादि पर से मुज और सिन्धुल का काल 
निश्चित है। राजा मुज के दो दानपत्र बि० स० १०३१ श्रौर १०३६ के मिले हैं। सं० १०५० भ्ौर सं० १०५४ के 
मध्य किसी समय तैलपदेव ने मुज का वध किया था। इन्ही राजा मुज के समय १०५० में श्रमितगति द्वितीय ते अपना 


सुभाषितरत्नसन्दोहू समाप्त किया था। श्रतः यही समय झाजाय महासेन का होना चाहिए। यह ईसा की १०बी 
शताब्दी के श्राचाय हैं । 


भ्रादि पंप 
इनका जन्म सन्‌ ६०२ में ब्राह्मण कुलमे हुआ था। पिता का नाम भ्रभिरामदेवराय था । जो पहले वेदानुगरयी 
था भर बाद को वह जैनधर्म का उपासक हो गया था। यह पुलिगेरी चालुक्य राजा भ्ररिकेशरी का दरबारी कवि 
ओर सेनापति था । और कनड़ी भाषा का श्रेष्ठ कवि समझा जाता था। इसकी दो क्ृतियां उपलब्ध हैं। एक ग्राद्धि 
पुराण और दूसरा भारतचम्पू । आदि पुराण गद्य-पश्चमय चम्पू है, जिसे कवि ने ३६ वर्ष की अवस्था में तीन अहीने में 
बनाकर समाप्त किया था । ग्रन्थ में १६ परिच्छेद या श्रध्याय हैं। इस ग्रन्थ का गश् ललित, हृदयंगम, ग्रभी राशय 
ध्रौर भावपूर्ण है झ्ौर पद्म मोती की लड़ियों के समान है। भाषा एोली सर्वोत्कृष्ट है। इस ग्रन्थ के भ्रादि भें 
समन्‍्तभद्र, कवि परमेष्ठी, पृूज्यपांद, गृद्धपिच्छाचार्य, जटाचार्य, श्रूत् कीति, मलधारि, सिद्धान्त मुनीश्वर, देवेन्द्र 
मुनि, जमनदि मुनि और भ्रकलंक देव का उल्लेख किया है। 
कवि की दूसरी कृति भारतचम्पूं' है जिसे कवि ने छह महीने में बनाकर पूर्ण किया था। इसमें १४ भ्राश्वास 
हैं। जिसमें पाण्डवों के जन्म से लेकर कौरवो के वध तक की घटना श्र कित है। झौर राज्याभिषेक हो चुकने पर ग्रन्थ 
समाप्त किया गया हैं। यह ग्रन्थ कनड़ी साहित्य में वे जोड है इसमे कवि को आश्रय देने बाले राजा जरिकेसरी 
का भ्रजु न के साथ साभ्य दिखलाया गया है। इस ग्रन्थ की रचना से प्रसन्‍न होकर अ्ररिकेसरी ने कवि को बच्चे 
सासिर' प्रान्त का 'धर्मपुर नाम का एक ग्राम भेंटस्वरूप दिया था। कवि' ने यह ग्रन्थ शक स० ८६३ सन्‌ ६४१ भौर 
वि० सं० €६८) में बनाकर समाप्त किया था। भ्रतः कवि दशवी शताब्दी के विद्वान है| 


कवि पौस्त 


पौन्‍न कनड़ी भाषा का प्रसिद्ध कवि हुआ है। कवि चक्रवर्ती, उभयचक्रवर्तों, सर्वदेव कदीन्द्र और सौजन्य 
कुन्दांकुर आदि इसकी उपाधियां थीं । इसके गृद का नाम इन्द्रनंदि था। कन्नड़ साहित्य में पम्प, पोन्‍्त भर रन्‍्न ने 
३. श्ली भुयतेरसुणरे सघतनो विंवेकी श्युगार भावधनसरगररामसार । 
काव्य विधित्र परमादशुतवर्र-सुम्फ सलेस्प फोबिद जनाय ददो खुबुत्त ॥।६ 
वही प्रशस्ति 


2३१६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--“भाग २ 


प्रसाधारण श्याति पाई है । पौन्‍त तो बाण की बराबरी करते है। नयसेन ने झपने धर्मामृत के ३६ वे पद्च के निम्न 
बावय द्वारा 'असगन देसि पोन्‍्नत महोत्तन तिवेस बेडगुं--असग भर पोन्‍न की नामोल्लेख किया है । पौन्न ने 
स्वय शान्तिनाथ पुराण (६५० ई०) में कन्नई कविता में अपने को-- कन्नडकवितेयोल अ्रसगस्‌, वाक्य हरा अ्सग 
के समान होना बतलाया है। राष्ट्रकूट राजा कृप्य तृतीय ने जिसका दूसरा नाम अकालवर्ष था। इनका राज्य 
काल शक स॒० ८६७ से ८६४, [सन्‌ ६४५ से ६६२) तक था। इसे उभयकवि चक्रवर्ता का सम्मान सूचक पद प्रदान 
किया था, ऐसा जन्न के यशोधर चरित्र से जो ईग्वी सन्‌ १२०६ में बता है मालूम होता है दर्गंसह (सन्‌ ११४५) 
के एक पद्म से भी इसका साक्ष्य मिलता है । इसक बनाय हुए शास्तिनाथ पुराण झोर जनाक्षर माला ये दो 
ग्रन्थ उपलब्ध है। शान्तिनाथ पुराण, जिसमे सोलहवे तीर्थंकर का जीवन वत्त अ्रकित है। गद्य-पद्य मय चस्पुकाव्य 
है । इसक बारह ग्राइवास है । इस ग्रन्थ का कवि पुराण चुडामणि भी कहते है। इसकीक विता बहुत 
ही सुन्दर है। 

बैगी देश के कम्मेनाडिका पं गन्‌र नामक गाव के रहने वाले का्डिन्य गोतोझूब नागमरय नामक, जैन ब्राह्मण 
के मल्लय ौर पुन्निमस्य नाम के दो पुत्र थे जो बाद में तैलपदेव क सेनापति हो गये थे। अपने गुरु जिनचन्द्र 
देव के प्रति परोक्ष विनय प्रगट करने के लिए कवि पौन्‍्न से बातिनाथ पुराण बनाने का अनुरोध किया था। उन्हीं 
के अनुरोध से इस ग्रन्थ की रचना हुई है ऐसा ग्रन्थ प्रशस्ति पर पे ज्ञात होता है । 

जिनाक्षर माला छोटी-सी स्तवनात्मक कविता है। जो वर्णानुक्रम से बनाई गई है। शान्तिनाथ पुराण के 
अन्त के एक पद्म से मालूम होता है कि इस कवि के बनाये हुए दो ग्रन्थ ओर है। एक राम कथा या भवनक 
रामाभ्युदय भौर दूसरा गतप्रत्यागतवाद। यह दूसरा ग्रस्थ सस्कृत मे है। कोई-कोई विद्वान इनका बनाया हुआ 
झलकार ग्रन्थ भी बतलाते हैं परन्तु ये तीनो ग्रन्थ भ्रमुपलब्ध है । भ्रजितपुराण के एक पद्च से ज्ञात होता है कि पम्प 
पौस्न भौर रन्‍न तीनो कवि कन्नड साहित्य के रत्त है। पोन्‍न कवि का उत्तरवर्तो जैन-जैनेतर कवियों ने बहुन 
प्रशसा की है। पाए पण्डित (६० सन्‌ १२०६), नयसेन (१११२), नागवर्म (११४५) रुद्रभद्ठ (११८०) अशिराज 
(१२६०) मधुर (१३८०) आदि । इन कवियों के कन्तडी ग्रन्थों का हिन्दी अप्रनुवाद होना आवश्यक है जिससे हिन्दी 
भाषी जनता भी उसठे लाभ उठा सके। चू कि कवि ने अपना झान्तिनाथ पुराण सन्‌ ६५० ई० में बनाया था । ग्रत 
कमि का समथ १०वीं शताब्दी है । 


कवि रत्न 

रनन कवि का जन्म सन्‌ ६४६ ईस्वी में 'मुदुबोल' नाम के ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जिन- 

बललभेन्द्र और माता का नाम अव्वलब्बे था। यह जेनधर्म के सपालक वैद्य (वनिया) थे। आ्थिक स्थिति कमजार 
होने के कारण अपना जीवन निर्वाह चूडी बेच कर करते थे। इस कारण वे अपनी सतान की शिक्षा का उचित 
प्रवन्ध नही कर पाते थे । किन्तु रन्‍त जन्म से ही होनहार, सुभग चारित्रवान श्रौर उत्तम प्रकृतियों का धनी था । 
वह मेधावी प्र भाग्यशाली था। इसको देखते ही अनजान आगन्तुक भी अपनाने लग जाते थे। बह पडोसियों के 
लिये अत्यन्त प्रिय था | उसके माता-पिता का उस पर श्रपार प्रेम था। उसकी ग्रहण-धारण की शक्ति और प्रतिभा 
बाल्यकाल से ही आश्चर्य जनक थी । उसने बाल्यकाल में अपना समय अध्ययन में व्यतीत किया था । कुमार अवस्था 
मे भी उसकी विशेष रुचि अध्ययन की शोर थी। झ्राथिक परिस्थिति ठीक न होने पर भी उसने अपनी हिम्मत नही 
हारी । किन्तु वह दृब्रती रह ब्रपने उद्देश्य की पूति करने के प्रयत्न में संलग्न रहता था । ; हे 

एक दिन वह घर से वकापुर चला गया। उस समय बकापुर विद्या 
ई का केन्द्र बना व्‌ 

विद्यालय थे, जिनमें शिक्षा दी जाती थी। वह अ्जितसेनाचार्य के पास पहुँचा, उनके शेर सर का ले क 
हुआ, उसने उन्हे नमस्कार किया। श्राचाये ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है और यहाँ किस लिये प्राये हो । उसे कहो 
भगवन्‌ ! के 5 रनन्‍न है भर यहा विद्याध्ययन करने की इच्छा से आया हूँ । आचार्य ने उसकी रुचि विद्याध्ययन 
की देख उसकी सब व्यवस्था करा दी। रन्‍त मेघावी और परिश्रमी सो 
छात्र था, उसने बड़ो लगन से वहाँ सिद्धान्त 


नवीं-दसवीं शताब्दी के आचार्य २१७ 


काव्य, छत्द, अलंकार, कोश और महाकाथ्यों का क्‍्स्‍ध्ययन किया | विद्याध्ययन से उसकी बुद्धि शान पर रखे हुए रत्न 
के सम्मान चमक उठी | प्रतिभा सम्पन्न धिद्वान देखकर झाचार्य के हर्ष का ठिकाना न रहा । 

ध्राचाये ने गंगराज के मंत्री चामुण्डराय से उसका परिचय कराया। चामुण्डराय गुणीजनों के श्राश्न य- 
दाता तो थे ही, उन्होंने तीक्षण बुद्धि और प्रतिमा सम्पन्न बुवक को पाकर उसकी सहायता की। वे इसके पोषक ये । 
झरत्र कवि राज्य मान्य था और राजा की और से उसे सुरवेणदण्ड, चवर, छत्र' हाथी इसके साथ चलते थे। इसकी 
कक्रित्न, कविचक्रकर्ती, कथिकजरांकुश और उभयभाषाकवि उपाधियां थी। कवि रन्‍्न ने झपनी काव्यकला, कोमल 
कल्पना, चारू चिस्ता श्रौरप्रस्फुटित प्रतिभा धौर प्रसाद गुण युक्त शैली के कारण उसकी तत्काल्लीन कल्नड विद्वानों पर 
प्रभुता छा गई थी । इससे उसे श्रसाधारण ख्याति मिली । कवि की इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध है। एक का नास 
'ग्रजितपुराण, भौर दूसरी कृति का नाम साहस भीम विजय या गदायुद्ध है । 

झ्रजित पुराण में जैनियों के दूसरे तीर्थंकर ध्नजितनाथ का जीवन परिचय १२ भ्राश्वासों में श्र कित है। यह 
गद्य पद्ममय चम्पू ग्रन्थ है जिसे काव्यरत्न और पुराण तिलक भी कहते हैं। कवि' ने इस ग्रन्थ की रचना शक,स० ६ १५ 
(सन्‌ €६३ ई०) बि० स० १०५० में बनाकर समाप्त की थी। कबि कहता है कि जिस तरह मै इस ग्रन्थ की रचना 
से वेइ्यवशध्वज' कहलाया, उसी तरह आदिपुराण की रचना के कारण पप 'ब्राह्मणवद्ध्वज' कहलाया था । 

तैलपदेव (६७३--६६७) के दो सेनापति थे। मल्लप और पुण्यमय्य इनमे से पुण्यमय्य तो अपने क्त्रु 
गोविन्द के साथ लडकर कावेरी नदी के तट पर मारा गया। श्र मल्लप तैलिपदेव के स्वर्गंवासी होने के बाद 
आहव मल्ल के राजा होने पर (सन्‌ ६६७ से १००८ दस सौ श्रा5) तक मुख्याधिकारी हुझ्ला । इसकी ग्रतिमब्बे 
नाम की एक सुन्दर कन्या थी, जो चालुक्य चक्रवर्तो के महामत्री दल्लिप के पुत्र नागदेव को विवाही थी | नागदेव 
बालकपन से बड़ा साहसी और पराक्रमी हुआ । अतएव' चालुक्य नरेश भ्राहव मल्ल ने प्रसन्‍न होकर इसे प्रपना 
प्रधान सेनापति बनाया । यह अनेक युद्धों मे श्रपना पराक्रम दिखलाकर विजयी हुम्ला और भ्न्‍्त को मारा गया। 
इसकी लघुपत्नी गु डमब्बे तो इसके साथ सती हो गई, किन्तु श्रतिभब्बे श्रपने पुत्र प्रन्तगदेव की रक्षा करती हुई 
व्रत निष्ठ होकर रहने लगी। इसकी जैनधर्म पर गगाध श्रद्धा थी। इसने सुवर्णणय और रत्नजटित एक हजार 
जिन प्रतिमाएं बनवाकर स्थापित की। और लाखों रुपयो का दान किया। इस दानशझ्लीला स्त्रीरत्न के सन्‍्तोष के 
लिए कविरन्न ने उक्त झजितपुराण की रचना की थी। ऐसा उस ग्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है । 

साहस भीमविजय या गया युद्ध-यह दस श्राश्वासों का गद्य-पद्यमय चम्पू भ्रन्य है। इसमें महाभारत 
की कथा का सिहावलोकन करते हुए चालुक्य नरेश आहूव' मल्ल का चरित्र लिखा है। और अपने पोषक आाहव 
मललदेव की भीमसेन के साथ तुलना की है। रचना विलक्षण और प्रासाद युण को लिए हुए है। कर्नाटक कवि 
च्रित के कर्ता ने लिखा है कि रन्‍न कवि की रचना प्रौढ़ श्रौर सरस है, पद्म प्रवाह रूप और हृदयग्राह्दी है। साहस 
भीम विजय को पढ़ना शुरू करके फिर छोड़ने को जी नही चाहता । 

महाभारत युद्ध में कौरव-पाण्डवो की सैन्य शक्ति के क्षय के साथ दुर्योधन के सभी आात्मीयजनों के मारे जाने 
पर, तथा पाण्डवों के श्रभिमन्यु जेसे वीर युवक के स्वर्गवासी हो जाने पर, लोगों को यह धारणा हो गई थी कि 
दुर्योधन प्रकेला पाण्डवो को विजित नहीं कर सकता। यद्यपि वह वीर क्षत्रिय, महापराक्रमी, भुरुभकत, ह॒ठी, प्रति 
काराभिलाषी, युद्ध प्रिय एवं उदार है, तो भी उसने माता-पिता, भीष्म और संजय द्वारा उपस्थित सधि के प्रस्ताव को 
ठुकरा दिया । वह उसी समय सगरव॑ सजय से कहता है कि ये सबल भूजाएँ और मेरी प्रचड गदा मौजूद है । ग्रतएव मुझे 
किसी की सहायता की प्रावश्यकता नही है। प्रधपिता धृतराष्ट्र पाण्डवों को झ्राधा राज्य देकर संधी करने को प्रार्थना 
करता है, माता गांधारी भी दीनता से उसका समर्थन करती है । तो भी उस पर उसका कोई प्रभाव नही पड़ता । 

अन्त में दुर्योधन और भीम का भीषण गदायुद्ध होता है। उसमें भीम की गदा के प्रह्मर से दुर्योधन के उरु 
भग हो गए ' जिससे वह मरणासन्‍्न हो गया । उरुझों की अभ्रस॒ह्य पीडा को सहता हुआ भी दुर्योधन पाडवों से बदला 
लेने के लिए प्रश्वत्यामा से कहता है कि पांडवों को मार कर उनके मस्सक लाकर मुझे दिखलाझो जिससे मेरे प्राण- 
शर्गन्ति से निकल सकें | 


२१० जैन धर्म का प्राचीन इत्तिहास--भाग २ 

इसमें सन्देह नही कि दुर्योधन महा अभिमानी भौर ईर्पालु भौर कौरवो का पक्षपाती था। वह पांडवों को 
निर्दोष मानता हुआ भी उनके प्रतिकार करने की भावना रक्षता था | फिर भी उसमें कुछ मानवोचित गण भी 
थे, उनको सर्वथा भुलाया नही जा सकता । जब वह युद्ध स्थल में मारे गए अपने स्नेही और गुरुजनो झादि को देखता 
है तब वह उनकं प्रति स्वाभाविक गुरु भक्ति प्रकट करता हुआ स्नेहो जनो के वियोग से लिन्ति हता है। ओर उनके 
विनाश में दुर्बय एवं दुष्टता को कारण मानता हुझ्ना पश्चाताप करता है। और भीष्म के चरणा मे पड़ कर उनसे 
क्षमा मागता है। भागे शत्रुकुमारों मे पराक्रमी बालक श्रभिमन्‍्यु को देखता है तब उसके साहस और वोरता का मुक्त 
कठ से प्रशसा करता हुमा दुर्योधन हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि मुझे भी इसी प्रकार वार मरण प्राप्त हो। 

रून कवि का 'गदायुद्ध' बहुत ही मार्मिक और वस्तुतत्व का यथा्थंरूप में चित्रण करता है। महाभारत मे 
सवेत्र भीम क॑ साहस की प्रशसा ।मलेगी। किन्तु रन्‍्त कवि के गदायुद्ध में दुर्याधन के सामने भीम का साहस 
निस्‍्तेज (फीका) हां जाता है अधिकाश प्रन्थ कर्ताशो ने द्रं।पदि के वस्त्रापहरण श्रादि श्रनुचित घटनाओं के 
कारण दुर्योधन को कलकी भादि अपशब्दो से दोषी ठहराया है वह ही होते हुए भी उसमे उदारता भ्रादि गुण 
ग्वदय थे। भीम भी अ्भिमानी प्रतापी श्रौर साहसी था। उसकी गदा प्रहार से जब दुर्योधन के उरु भग हो गए। 
उसकी श्रसह्य पीड़ा से पीडित और रक्‍त भप्राद्रित मरणासस्न दुर्योधन के मुकुट को लात मारना किसी तरह भी उचित 
नही कहा जा सकता, वह भीम का अनुचित कार्य था । रस्‍्त का दुर्योधन अन्ततक क्षात्र धर्म का पालन करता है। 
भीम मे हसी क्रादि कुछ ऐसे दोष भी थे जिनके कारण महा प्रतापी नारायण क्ृष्ण भी पाण्डवों से विरक्‍्त हो गए थे । 
रन्‍न कवि का 'रन्न कन्द' नाम का एक छोटा-सा कविता ग्रन्थ भी है। 


गुणनन्दि 


गुणनन्दि--नन्दि सघ देशीय गण के आ्राचार्य व्लाकपिच्छ के शिष्य थे। जो भव्यरूपी कमलो को विकसित 
करने वाले पद्म बन्ध थे। मुनियो के स्वामी देशीय गण में अग्रणीय, और गुणाकर तथा गणधर के समान थे। 
उनकी विद्गवता श्यौर महत्ता का सहज ही भ्नुमान हो जाता है। जैसाकि कि निम्न पद्य से प्रकट है -- 
बभूब भव्याम्युजपद्सबन्धु: पतिमु नोनां गणभत्समानः। 
सदग्रणी देशगणाप्रगण्यो ग्रणाकर: श्रीगुणनन्दिनामा ॥। 
श्रवण बेल्गोल के ४७ वे शिलालेख में बतलाया गया है कि गुणनन्दि आचार्य के तीन सौ ३०० शिष्य थे। 
उनमे ७२ सिद्धान्त शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे। विधुधगरुणनन्दि भी इन्ही के शिष्य थे । विवुधगणनन्दि के शिष्य झ्रभय 
नन्दि थे उन शिष्यो में देवेन्द्र सेद्धान्तिक सबसे श्रधिक प्रसिद्ध थे।' इन देवेन्द्र संद्धान्तिक के एक शिष्य कलधौतनन्दि 
या कनक नन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तो थे जिन्होने इन्द्रनन्दि गुरु के पास सिद्धान्त शास्त्र का अध्ययन किया था झौर सत्व 
स्थान की रचना की थी। इस लेख के उत्कीर्ण होने का समय शक स० १०२६ सन्‌ ११०७ है। किस्तु प्रस्तुत श्राचार्य 
का समय उक्त शिलालेख से पूर्ववर्ती है। वे दशवी शताब्दी के विद्वान थे। 


यशोदेव 
यशोदेव--गोड सघ के मान्य मुनि थे। उग्र तप के प्रभाव से जिनका शासन देवता से समागम 





१ तक्ि्यों गुणनन्दि पण्डित यतिश्चा रित्रचक्र बवर--- जिओ 
स्तके व्याकरणादि शास्त्रनिपुणारसाहित्य विद्यापति 
मिथ्यावादिसदान्धसिन्धुरघटासघट्टक ण्ठी रवो, 
भव्याम्भोज दिवाकरों विजयता कन्दप्पंदर्प्पपह ।॥७॥ 
तच्छिष्या स्त्रिशताधिवेक निधयश्शास्त्राब्धिपारछुता--- * 
स्तेषुत्कृष्टतमा द्विसप्ततिमिता सिद्धान्तशास्त्रार्थक -- 
व्याख्याने पटवो विवित्रचरितास्तेषु प्रसिद्धों मुनि. । 


नानानूननयप्रमाणनिपुणो देजेन्द्रसेदान्तिक ॥ह जैन लेख स० भा 
डर ० भा० १ प्‌० #प-भ८ 


नवमी दसवी शताब्दी के जाता २१६ 


हुआ था । यह महान ऋड्धि के घारक थे। इन्ही के शिष्य नेमिदेव थे, जो स्याद्वाद समुद्र के उस पार तक देखने वाले 
प्रौर परवादियों के दर्परूपी ब॒क्षों को छेदने के लिये कुठार थे। श्राचार्य सोमदेव ने नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति में 
नेमिदेव को ५५ महावादियो को पराजित करने बाला बतलाया है । और यशस्तिलक की प्रशस्ति में €३ महा- 
बादियों को जीतने वाला लिखा है। इनका समय स० ६७५ होना चाहिये । 


नेमिदेवाचार्य 


नेमिदेवाचायें--यह देव सघ के विद्वान यशादेव के शिष्य थे। बडे भारी विद्वान और वाद विजेता थे । 
इन्ही के शिष्य सोमदेव थे । सोमदेव ने अपने गुरु नेमिदेवाचार्य को नीतिवावाक्यामृत प्रशस्ति में पचपन ( ५५ ) 
वादियों का विजेता बतलाया है। जैसा कि उसके निम्न प्रशस्ति वाक्य से प्रकट है :-- 
'सकलताकिक चक्रचूडामणि चु स्वित-चरणस्य पंच पंचाशन्महावादि विजयोपाजित कीति सन्दाकिनों पवि- 
त्रित ब्रिभुवनस्थ, परम तपशच रण रत्नोदन्‍्वत:ः श्री सन्‍्तेमिदेव भगवत: । -नीतिवाक्यामृत प्रशस्ति 
वे ताकिक चक्रचूड़ामणि, और स्याद्वाद रूप रत्नाकर के पारदर्शी तथा परवादियो के दर्प रूपी द्रुमावली 
को छेदने के लिये 'कुठा रनेमि---कुदाली की-घार थे*। 
सोमदेवाचार्य ने जब यशस्तिलक चम्पू बनाया, उस समय तक उनके गुरु नेमिदेव ने तेरानवे वादियों को 
जीत लिया था । जैसाकि यशस्तिलक चम्पू के निम्न पद्य से प्रकट है -- 
श्रीमानस्ति देवसघतिलकों देवों यशा:पूर्वकः । 
शिष्यस्तस्प बभूध सदगुणनिधि' श्रीने सिदेवा ह्ूय: ।। 
तस्याध्चयं तपः स्थितेस्त्रिनवले जेतुमंहावादिनां । 
शिष्यो भूविह सोमदेव यतिपस्तस्पेव काथ्य क्र: (--यशस्तिलक अम्पृ प्रशस्ति) 
इनके बहुत शिष्य थे। जिनमे से एक शतक शिष्यो के श्रवरज ( भ्रनुज ) और शतक के पूर्वज सोमदेव थे, 
ऐसा परभणी के ताम्र पत्र से ज्ञात होता है? । 
इससे नेमिदेव की विद्वत्ता श्लौर महत्ता का सहज ही भान हो जाता है और यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
नेभिदेव उस समय के ताकिक विद्वानों मे सर्वश्रेष्ठ थे। और नीतिवाक्यामृत भौर यशस्तिलक चम्पू की प्रशस्तियों 
से यह निश्चित होता है कि वे दोनो रचनाओं के समय मौजूद थे। चूकि यशस्तिलक की रचना शक स० ८८१ 
( वि० स० १०१६ ) में हुई है। भ्रत नेमिदेव उस समय जीवित थे। उसके बाद वे श्लौर कितने समय तक जीवित 
रहे, यह कुछ ज्ञात नही होता | प्रतएव इनका समय विक्रम की १० वी शताब्दी का उपान्त्य भाग है । 


महेन्र देव 
महेखदेब-देव संघ के आचाये नेमिदेव के शिष्य थे भर सोमदेवाचायय के ग्रनुज और बड़े गुरु 





लत +5 ८ +«+ हे कण लीं +--.- तल 


१. श्री गोइसथे मुनिमान्यकी तिर्ताम्ता यशोदेव इति प्रजज्े। 


बभूब यस्योग्रतप: प्रभावात्समागम शासनदेवतामि ॥६५ -- परभणी ताम्रपन्न 
२. शिष्योभवत्तस्यमहद्धिभाज. स्याद्व/दरत्ताकरपारदुश्वा । 
श्रीनेमिदेव: परवादिदप्पंद्र मावलीच्छेद कुठारनेमि. ॥१६ --बही ; 


३. तस्मात्तपःपश्चियों भत्तुल्‍लोकाना हृदयंगमा । 
बमूदुवहब.शिष्पा. रत्तानीव_ तदाकरात्‌ ॥१७॥ 
तेषा शतस्यावरजः शतस्यथ तग्राभवस्यूबंज एवं घीमान । 
श्री सोमदेवस्तपसः श्रुतस्य स्थान यशोधाम ग्रुणोज्जितश्री: ॥ (८... --बही 


२२० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भँगि २ 


भाई थे। सोमदेवाचार्य ने नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति में महेन्द्रदेव भट्टारक का अपने को अनुज लिखा है हे 
उन्हें 'वादीन्द्रकलानल बतलाया है। वे उन महेन्द्र देव से भिन्‍न नहीं है, जिनका उल्लख रामसेन कप न बडे के 
कर्ता ) ने अपने शास्त्र गुरुओ में किया है। परभणी के ताजणासन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत के बम 
बहुत से शिष्यो में से एक थे। जितमे एक शतक थिष्यो के अवरज (झनुज ) झौर एक शतक कि है 2000 कक 
थे। चूकि यह ताम्रशासन यशस्तिलक चम्पू की रचना से सात वर्ष बाद शक स० ८८८ के व्यतीत हाल पर वेग ते 
की पूर्णिमा को लिखा गया है श्रतः इन महेन्द्रदेव का समय शक स० ८७० से ८८ तक सुनिश्चित है प्र्थात्‌ महेन्द्रदेव 
सन्‌ €४८ से ६६६ ई० के श्रर्थात्‌ ईसा की १०वी शताब्दी के मध्यवर्ती विद्वान है । 

कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल प्रथम या द्वितीय ने सोमदेव के गुरु नेमिदेव से दीक्षा ग्रहण को थी, भ्रथवा 
सोमदेव महेन्द्रपाल राजा का कौटुम्बिक दृष्टि से छोटा भाई था, यह कोरी कल्पना जान पडती है। क्योंकि महेन्द्र 
पाल का वादीन्द्र कालानल' विशेषण भी उनके राजत्व का द्योतक नही है। प्रत्युत नीतिवाक्यामृत के टीकाकार ने 
उन्हे शिव भक्त के रूप में उल्लेखित किया है। तत्त्वानुशासन के कर्ता रामसेन ने प्पने विद्याशास्त्री गरुरुओ में जिन 
महेन्द्र देव का तामोल्लेख है, वे सोमदेव के बड़ गुरु भाई ही जान पढते है । 


सोमदेव 


देवसघ के आचार्य यशोदेव के प्रश्िष्य और नेमिदेवाचायय के शिष्य थे” | जो तेरानवे बादियों के विजेता 
थे। देवसंघ लोक में प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना श्राचायं अहंदूबली ने की थी | इस सघ में अनेक विद्वान हो गए है । 
यह श्रकलक और देवनन्दि (पृज्यपाद) इसी सघ के मान्य विद्वान थे। यशोदेव, नेमिदेव और महेन्द्रदेव आदि 
देवान्त नाम इसी देव सघ के द्योतक है। नीतिवाक्यामृत प्रणस्ति से ज्ञात होता है कि सामदेंब महेन्द्रदेव के लघु 
अ्राता थे। भौर स्याह्नादावलसिहू, ताकिक चन्नवर्ती, वादीभपञ्चानन, बाक्कल्‍लोलपयोनिधि, तथा कबिकुलराज, 
उनकी उपाधियाँ थी। परभणी ताम्रपत्र में सोमदेव को 'गोडसध' का विद्वान लिखा है। झभा जी के प्रनुसार 
प्राचीम काल में गौडनाम के दो वेश थे | पश्चिमी बगाल और उत्तरी कोशल--ञ्रवधका एक भाग, कन्नौज साम्राज्य, 
का श्रधिकार भी गौडपर रहा है । 
सोमदेव का सस्कृत भाषा पर विशेष अधिकार था। न्याय, व्याकरण, काव्य, छन्द, धर्म, आचार और राज- 
नीति के वे प्रकाण्ड पड़ित थे। महाकवि धर्म शास्त्रज्ञ श्रौर प्रसिद्ध दाशनिक थे। सोमदेय की स्यातति उनके ग्य-पदयात्मक 
काव्य यशस्तिलक और राजनीति की पुस्तक नीतिवाक्यामृत से है । यदि इनमे से नीति वाक्यामृत को छोड भी दिया 
जाय तो भी पकेला यशरितलक ग्रन्थ ही उनके बंदुष्य के परिचय के लिये पर्याप्त है। उसमे उनके वेदृष्य के अपूर्व रूप 
दिखाई देते है । सस्क्ृत की गद्य-पद्मय रचना पर उनका पूर्ण प्रभुत्व है। जन सिद्धान्तो के अधिकारी विद्वान होने हुए 
भी वे इतर दशनों के दक्ष समालोचक है। राजनीति के तो वे गभीर विद्वान है ही, इस तरह उनकी दोनों प्रसिद्ध 
रचनाएँ परस्पर में एक दूसरे की पूरक है। 
नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति का निम्न पद्य इस प्रकार हैः-- 
“सकल समयतर्क नाकलडूगे इसि वादि, न भवसि समयोक्तों हंससिद्धान्तदेव: । 
न वचन विलासे पृज्यपादो 5सि तत्वं। बदसि कथमिदानी सोमदेवेन सार्धम ४ 


१. तस्मासपः श्रियों भर्ता (त्त ) लॉकाना हृदयगमाः । 
बभूवुबंहवःशिष्या.. रत्नानीय तदाकरात्‌ ॥१७ 
तेषा शतस्यावरज: शतस्थ तया भवत्यूवंज एवं धीमान्‌ । 
श्री सोमदेवतपस, श्रुतस्य स्थान यश्ोधाम गुणोम्जितश्रीः १५ 


२ श्री मानस्ति स देवसध निलको देवोयधाः पूर्वेक । शिष्यस्तस्थ बभूव सदगुर/निधि श्रीनेभिदेवाह्ुप । 
तस्याश्चरयंतण, स्थितस्क्रिलवतेजेतुमहावादिना, शिष्योह्मुदिह सोमदेव इति यस्तस्थेष काव्यक्रम ॥ 


अनली दसती शंतातदी के आचार्य १११ 


यह पद्म एक बादी के प्रति कहा गया है कि तुम समस्त दर्शनों के तक॑ में भ्रकलंक देव नहीं हो, भौर न 
झागभिक उक्तियो में हूस सिद्धान्त देव हो, न वचन विलास में पूज्यपाद हो, तब तुम कहो इस समय सोमदेब के साथ 
कौसे वाद कर सकते हो ? 

उसी प्रशस्ति के झ्नन्तिम पद्म में कहा गया है कि सोमदेव की वाणी वादिरूपी मदोन्‍्मत्त गजों के लिये 
सिहनाद के तुल्य है । वाद काल में वृहस्पति भी उनके सम्मुख नहीं ठहर सकता" । 

सोभदेथ ने भ्रपते व्यवहार के सम्बन्ध में लिखा है कि मैं छोटो के साथ पझ्नुग्रह, बराबरी वालो के साथ 
सुजनता झौर बड़ों के साथ महान्‌ श्रादर का वर्ताब करता हू। इस विषय मे मेरा चरित्र बड़ा ही उदार है। परन्तु 
जो मुझे ऐठ दिखाता है, उसके लिये, गर्बरूपी पंत को विध्वस करने वाले मेरे वद्ञ वचन कालस्वरूप हो जाते हैं। 

“प्ल्पेप्नु ग्रह धी: समे सुजनता मान्ये महानादरः, 
सिद्धास्तो 5य मुवात्त चित्त चरिते थ्रो सोमदेवे मयि । 
यः स्पर्धेत तथापि दर्षदुढ़ता प्रोढिप्रगाढ़ाग्रह-- 
स्तसथा सधितगर्वपर्वतपविमंद्राककृतान्तायते ॥।” 

झाचाय सोमदेव ने यशस्तिलक की उत्थानिका में कहा है कि जैसे गाय धास खाकर दृध देती है बसे ही, 
जन्म से शुष्क तर्क का ग्रभ्यास करने वालो मेरी बुद्धि से काव्य धारा निसृत हुई है। इससे स्पष्ट है कि सोमदेव ने 
अपना विद्याभ्यास तक से प्रारम्भ किया था श्लौर तर्क ही उनका वास्तविक व्यवसाय था। इनकी ताकिक चक्रवर्ती 
झौर वादीभ पचामन भझ्रादि उपाधियाँ भी इसका समर्थन करती है। यशस्तिलक चम्पू से ज्ञात होता है कि सोमदेव 
का अध्ययन विशाल था। और उस समय में उपलब्ध न्याय, नीति, काव्य, दर्शन, व्याकरण आदि साहित्य से वे 
परिचित थे । 

यद्यपि सोमदेवाचार्य ने प्रनेक ग्रन्थों की रचना की है, यवशस्तिलक चम्पू, नीतिवाक्यामुत, अ्रध्यात्मतरगिणी 
(ध्यान विधि ) युक्ति चिन्तामणि, त्रिवर्ग महेन्द्रमातलि सजल्प, षण्णवति प्रकरण, स्याद्वादोपनिषत्‌ और सुभाषित 

ग्रन्थ” । इन रचनाओं में से इस समय प्रारम्भ के तीन ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं। शेष ग्रन्थों का केवल नामोल्लेख ही 
मिलता है । नीतिवाक्यामृत की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि सोमदेवाचायं ने 'षण्णवर्ति' प्रकरण, युक्ति चिन्तामणि 
सूत्र, महेन्द्रभातलिसजल्प श्रौर यशोधरचरित की रचना के बाद ही नीतिवाक्यामृत की रचना को गई है। 


पश्स्तिलक सम्पू-यशस्तिलक चम्पू के पा आइवासो में गद्य-पद्य में राजा यशोधर की कथा का चित्रण 
किया गया है। राजा यशोधर की कथा बड़ी हो कहणा जनक है। हिसा के परिणाम का बड़ा हो सुन्दर श्रकन किया गग्या 
हैं। आटे के सुर्गा मुर्गी बनाकर मारने से भ्रनेक जन्मों में जो घोर कष्ट भोगने पड़े, जिनको सुनने से रोंगट खड़े हो जाते 
है। झाचारय सोमदेव ने यश्योधर भौर चन्द्रमति के चरित्र का यथार्थ चित्रण किया है। झौर अवशिष्ट तीन श्राश्वासों 
मैं उमासकाध्ययल का कथन किया गया है--श्रावक धर्म का प्रतिपादन है। इसमे ४६ कल्प है जिनके नाम भिन्‍न 
खिन्‍म है। प्रथम कल्प का नाम 'समस्तसमयशिद्धान्ताबबोधन है। जिसमे सभी दर्शनों की समीक्षा की गई है। 
दूसरे कल्प का नाम 'प्राप्तस्वरूप मीमासल' है, जिसमे श्राप्त की मीमासा करते हुए उनके देवत्व का मिरसन किया 
है। तीसरे का नाम 'प्रागमपदार्थ परीक्षण है--जिसमें पहले देव की परीक्षा करने के बाद उनके बचनों को परीक्षा 
करने का निर्देश किया गया है। चौथे कल्प का नाम “मूढतोन्मथन' है जिसमे मृढताओ्रो का कथन किया गया है। 
इसीतरह भ्रन्य कल्पों का विवेधन किया गया है। इससे स्पथ्ट है कि सोमदेव का उपासकाध्ययन कई दृष्टियों से 
महत्वपूर्ण है । झौर प्रसगवश जेनधर्म के सिद्धान्तो का षिस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। 





१ दर्पान्व बोधविधु सिन्धुरसिहनादे, बादि द्विपोहलनदु्ध रबाग्विवादे । 
श्री सोमदेवसुनिपे बचना रसाले, वागीश्वरो४्षप पुरतोडस्ति से बादकाले 


२. परभणी ताअ्पतन्न मे उन्हें सुभाषितों का कर्ता भी लिखा है। 


का जैन शर्म का प्राचीन इत्हिस--भागभ २ 


यशस्तिलक मे झ्रापकी नैसगिक एवं निखरी हुई काव्य प्रतिभा का पद-पद पर अनुभव होता है| वे महा 
कवि थे और काव्य कला पर पूरा अधिकार रखते थे। यशस्तिलक मे जहा उनकी काव्य-कला का निदर्शन' होता है 
बहा तीसरे प्रध्याय या प्राश्वास मे राजनीति का, प्रौर ग्रथ के ग्रस्त में धर्माचार्य एव दार्शनिक होने का परिचय 
मिलता है । 

इस ग्रन्थ पर ब्रह्म श्ुतसागर की संस्कृत टीका है। पर वह पूर्वार्ध पर ही है, उत्तराध पर नही है । 

आचार्य सोमदेव ने शक सवत ८८१ (६५६६०) मे सिद्धार्थ सवत्सर मे चंत्र मास की मदनत्रयोदशी के 
दिन, जब इष्णराज देव (तृतीय) पाण्ड्थ, सिहल, चोल और चेर झ्रादि राजाओो को जीत कर मेल्पाटी में शासन कर 
रहे थे। बहा मान्य खेट मे यणस्तिलक नही रचा गया , विन्तु कृष्णराज के सामनन्‍्त चालुक्य बणी अ्रिकेसरी के ज्येष्ठ 
पत्र वागराज की राजधानों गगधारा पे रचना की थी! । और उसी सिद्धार्थ सवत्सर में पुप्पदन्त ने महापुराण की 
रखना का प्रारम्भ किया था। पुष्पदस्त ने महापुराण की उत्थानिका से लिखा है कि-- सिद्धार्थ सवत्सर मे, जब 
चोलराज का सिर, जिस पर केशो का जूडा ऊपर की ओर बधा हुआ था, काट कर राजाधिराज तुडिग (क्ृष्णराज 
तृतीय) मेपाडि (मेलपाटी) नगर मे वर्तमान है मैं प्रसिद्ध नामवाले पुराण को कहता हु: । 

नी तिवाक्यामृत-- राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह सस्कृत साहित्य का अनुपम रत्न है। इस का प्रधान 
विषय राजनीति है। राजा और राज्य शासन से सम्बन्ध रखने वाली सभी झ्रावश्यक बातों का ८समें विवेचन किया 
गया है । ग्रन्थ गद्य सूत्रों मे निबद्ध है। ग्रन्थ की प्रतिपादन अंली प्रभावशालिनी झोर गभीर है। आचार्य सोमदेव ने 
डा० राघवन के भअ्रनुसार इस ग्रन्थ की रचना कन्नौज के प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल द्वितीय की प्रेरणा से की थी। 
इनका एक शिलालेख वि० स० १००३ का प्राप्त हुआ है भर दूसरा वि० सू०१००५ का इनके उत्त राधिकारी देवपा- 
लका | यशस्तिलक के 'कान्यकुृब्ज महोदय' श्रोर 'महेन्द्रामर मान्य धी' वाक्य भी इसकी पुष्टि करने ह। नीतिवाय्यामृत 
में उसकी रचना का स्थान और समय नही दिया । इस ग्रन्थ पर कनडी भाषा के कवि नेमिनाथ की टीका है, जो 
किसी राजा के सन्धि विग्नहिक मत्री थे। उन्होने मेघचन्द्र बैविद्ेव ओर वीरनर्दि का स्मरण किया है। नमिनाथ ने 
यह टीका वीरनन्दि की झाज्ञा से लिखी है। भेघचन्द्र का स्वरगंवारा शक स० १०२७ [वि० स० ११७२) मे हुआ था । 
भ्ौर बीरनन्दि ने आाचारसार की कनडी टीका शकसवत्‌ १०७६ (वि० स० १२११) म लिखी थी । अ्रत नेमिनाथ 
१२वीं शताब्दी के अ्रन्त भर तेरहवी के प्रारम्भ मे हुए है। 

तीसरा ग्रन्य ध्यान विधि' या अ्रध्यात्मतरगिणी है, जिसकी उ्लोक संख्या वालीस है। 'समे व्यान और 
उसके भेद आदि का वर्णन दिया है। उस पर अध्यात्मतरगिणी नाम की एक सरक्ृत टीका है। जिसके कर्ता मुनि 
गणधघर कीति हे । जिसे उन्होने यह्‌ टीका बि० रा० ११८ श्मे चंत्र शुकला प्रचमी रविवार के दिन गुजरात कै चालुक्य 
बे 6 पक या सिद्धराज जयसिह के राज्य काल में बनाकर समाप्त की है। जैसा कि उसकी प्रशस्ति के निम्न 
पद्मो से प्रकट हैः-- 


वतन 3 +त++ *++० “०+न-++॒_ -...0ह0...तह.त..त... रद ० 





१. शफनयका लातीतसवत्सरेप्वप्टरवेकाशी त्य धिकेषु गतेप अ्रकत (८८१) सिट्रार्थ सवत्सर्तर्गत चेन मास मदन त्रयादगया 
पाण्डय-सिंहुल-चोर चेरमप्र भुवीन्महीपतीस्यसाध्य मत्याटी पव्धंसान राज्यप्रभावे श्रीकृष्णराज देवे सति तत्पादपद्भोष जोविन समधिगत 
पंश्नमहाशब्दमहासमान्ताधिपतेश्चा लक्यकुलजन्मन सामन्तचुडामणे श्रीमदरिक्सरिण प्रधम पुजरय श्रीमवद्यग राजस्य लथ्ष्मी-प्रवर्ध- 
मानवसूधारावा गगराधाराया विनिर्मापितमिद काव्यमिति | 

“यशस्तिलक प्रशञस्ति 

२ ज॑ कहमि पुराण पसिर्णामु, सिद्धत्थ वरिसि भुवणाहिराम्‌ । 

उत्बद्ध जूड भूभगभीस, तोडेप्पिण चोन्हों तणउसीस । 
भुवणेक्करायु रायाहिराउ, जहि अच्छद तुडिगु महाशभाडझ । 
त दीणा दिव्य धशाकणाय पयरु, महि गरिभिमतु मेपाडि शायर ॥ 
“महापुराण उत्थानिका 


नवभी दसवी शताब्दी के आचार २२३ 


एकाइश . शताकोणें तवाशोौत्युत्तरे परे। 
संबत्सरे शुभे योगे पुष्यनक्षत्रसंश्षके ॥॥ 
सेजसासे सिते पक्ष: पंचस्यां रवो दिने। 
सिद्धा सिद्धप्रदाटीका गणभृत्कोतिविपश्चित: ॥। 
मिस्श्रवरर्ताजता राती विजयशी विराजान। 
जयसिह देव सौराज्ये सज्जनानन्ददायिनों ॥ 
जयसिह्‌ देव का राज्य स० ११५०से ११६६ तक वहा रहा है। ध्रतः गणधर कीति के उक्त समय में कोई 
वाधा नहीं भ्राती । 
हैदरावाद के परभनी नामक स्थान से एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जो यशस्तिलक की रचना से सात 
वर्ष पश्चात्‌ सोमदेव को दिया गया था । उसमें चालुक्य सामन्‍्तो की वशावली दी हुई है, जो इस प्रकार है:-- 
युद्धमलल १ अरिकेशरी, नरसिह (भद्ददेव) युद्धमलल वड्िग १, युद्धमलल अरिकेशरी नरसिह २ 
(भद्रदेव), झरिकेशरी ३, वड्धिग २ (वाद्यग) और भरिकेशरी ४। इसी वड्डिग द्वितीय या बाद्यग के राज्यकाल ६५६ ६० 
में सोमदेव ने भ्रपना काव्य रचा था । 


इसी ताम्रपत्र में वाद्यग के पुत्र प्ररिकेसरी चतुर्थ शक स० ८८८ (६६६ ई०) में शुभधाम नामक जिनालय 
के जीर्णोद्धारार्थ सोमदेव को एक गाव देने का उल्लेख है । यह जिनालय लेबु ल पाटक नाम की राजधानो में वाद्यग ने 
बनवाया था । 

इससे स्पष्ट है कि उस समय (६६६ ई०) में सोमदेव शुभधाम जिनालय के व्यवस्थापक थे । ध्लौर प्रपनी 
साहित्यिक प्रवृत्ति में सलग्न थे, क्योंकि इस ताम्रपत्र में सोमदेव की यशोधर चरित के साथ-साथ 'स्थाद्यादोपनिषत' 
नामक ग्रन्थ का भी रचयिता लिखा है। हे 

शोधाडु, न० २२ में डा० ज्योतिप्रसाद जी ने सोमदेव सम्बन्धी एक शिलालेख का परिचय दिया है। 
प्रस्तगत निजामराज्य के करीम नगर जिले में स्थित 'लैमुलवाड' नामक स्थान से एक पाषाणखण्ड प्राप्त हुआ है । 
जिसमे सस्कृत के दो पद्य है। जिनमें लिखा है कि लेम्बुल पाटक के चालुक्य वशी नरेश वहिगने गौड़ सघ के ्राचार्य 
सोमदेव सूरि के उपदेश से (अ्रथवा उनके हितार्थ ) उक्त नगर में एक जिनालय का निर्माण कराया था। अभिलेख 
में सूचित किया है कि यह राजा वहिंग सपादलक्ष (सवालाख) देश के शासक युद्धमलल की पाचवी पीढ़ी में हुआ था । 
यह वही शुभ धाम जिनालय है जिसके सरक्षण के लिए चालुक्य नरेह् अरिकेसरी ने शक स ८८८ (सन्‌ € ६६ई) 
में ग्पने गुरु सोमदेव को एक ताम्र शासन अपित किया था। यह लेख महत्वपूर्ण है इससे शुभधाम जिनालय के 
स्थल का पता चल जाता है। सभव है वहा खुदाई करने पर और भी अवशेष प्राप्त हो जाय। मूल शिलालेख के 
वे पद्म भी प्रकाशित होना चाहिए । 


श्रकाल योगीश 
मूलसघ, देशीयगण श्रौर पुस्तक गच्छ के विद्वान थे। यह गोल्लाचाय के विद्वान्‌ शिष्य थे। इन्होंने किसी 


ब्रह्म राक्षस को झपना शिष्य बना लिया था। उनके स्मरण मात्र से भूतप्रेत भाग जाते थे। इन्होंने कर»ज के तेल को 
घृत रूप मे परिवर्तित कर दिया था। यह बड़े प्रभावशाली थे । 


इनका समय--१०वी का अन्त श्र ११वीं शताब्दी का प्रारम्भ होना चाहिए । 








१. “(लें) बुल पटकनामधेय निजराजधान्यां निजपितु: श्री मद्बद्मगस्थ शभधाम जिनालयाख्य बस (है) बण्डस्फ्टित 
नवसुधाकर्म बलि निवेद्यार्थ शकाब्देष्वप्टाशीत्यधिकेष्वष्टक्षतेषुगतेष”'' “ते श्रीमदरिकेसरिणा''*“''श्रीसोमदेवस रये'** *** न 


: -+-यशस्तिलक, ह्ण्डि० क्‌० प्‌० 4 
२. “विरचिता गशोधरचरितस्य कर्ता स्याद्ादोप निषद' कवि (वयि) ता ।” 


वनिकट 
ज 


२२४ जेन धम्म का प्राचीन इतिहास---भाग २ 


कवि झसग 


जोबन-परिन्रय--कवि भसग दशवी शताब्दी के विद्वान थे । उनके पिता का नाम 'पटुमति' था, जो 
धर्मात्मा और मुनि चरणो का भक्त था, और शुद्ध सम्यक्त्व से युक्त श्रावक था। और माता का नाम वरित्ति' था, 
जो शुद्ध सम्यकत्व से विभूषित थी । झअसग इन्ही का पुत्र था। इनके गुरु का नाम नागनन्दी था, जो शब्द समयार्णव 
के पारगामो श्रर्थात्‌ व्याकरण काव्य और जन शास्त्रों के ज्ञाता थे । भ्सग के मित्र का नाम जिनाप्य था। यह भी 
जुन धर्म मे अ्रनुरक्त घूरवीर, परलोक भीरु एवं द्विजातिनाथ (ब्राह्मण) होने पर भी पक्षपात्‌ रहित था ” 

कवि असग ने भावकीति मुनि के पादमूल में मौद्गत्य पर्वत पर रहकर और श्रावक के ब्रतो का विधि- 
पूर्वक अनुष्ठान कर ममता रहित होकर विद्याध्ययन करने का उल्लेख किया है। भ्रौर बाद को चोल देश में जनतो- 
पकारी राजा श्रीनाथ के राज्य को पाकर और वहा की वरला नगरी में रहकर जिनोपदिष्ट आठ भ्रन्थो की 
रचना करने का उल्लेख किया गया है । परन्तु उन अ्राठ ग्रन्थों के नामों की कोई सूचना नही की गई। कवि ने वर्ध- 
मान ररित, की रचना वि० स० ६६० (६० सन्‌ ६५३ में की है। पौनन कवि ने अपने शान्तिनाथ के में ६५० ई० 
में क्रपने को असग के समान 'कननड कवितेयोल भ्रसगम्‌, बतलाया है। इससे स्पष्ट हैं कि श्रसग कवि के वर्धमान 
चरित की रचना सन्‌ ६५० ई० से पूर्व में हो चुकी थी, झौर वह प्रचार मे श्रा गया था । अतएवं वीरचरित की 
रखना शक स० ६१० नही हो सकती। वह विक्रम स० €१० की रचना निश्चत है। 

कवि की दो कृतियाँ उपलब्ध है वर्धभान चॉरित और शान्तिनाथ चरित। कवि ने व्धमान चरित्र श्रार्य- 
नन्‍दी की प्रेरणा से बनाया था। भ्रन्तिम तीर्थंकर भगवान वर्धभान (महावीर) का चरित श्रकित किया गया है। चरित्र 
चित्रण में कवि में कुशल है झौर उसे कवि ने सस्क्ृत के प्रसिद्ध विविध छन्दों- उपजाति, बसन्‍्ततिलका, शिखरिणी, 
बशस्थ, शालिनी, अनुष्टुप मन्दाक्रान्ता, शार्दलविक्रीडित, स्वागता, प्रहषिणी, हरिणि, और सख्ग्धरा श्रादि वुत्तों-- 
मे' रखते का प्रयत्न किया है। ग्रन्थ १८ सर्गों में पूर्ण हुआ है । कवि ने चरित को जन प्रिय बनाने के लिये शान्तादि 
रसो भौर उपमा, उत्प्रेक्षादि भ्रलकारो की पुट देकर रमणीय, सरस श्रौर चमत्कार पूर्ण बना दिया है। ग्रन्थ में महा 
काव्यत्व के सभी प्रगो की योजना की गई है । महवीर का जीवन परिचय उनके पूर्व भवों से संयोजित है। उससे उनके 
जीवन विकास का क्रम भी सम्बद्ध है। यद्यपि वर्धभान का जीवन-परिचय ग्रुणभद्राचार्य के उत्तर पुराण के ७४वे पर्व 
से लिया गया है, परन्तु उसे काव्योचित बनाने के लिये उनमें कुछ काट-छांट भी की गई है। किन्तु पूर्व कथानक को 
ज्यों का त्यो रहने दिया है, कवि ने पुरुरवा श्रौर मरीचि के श्राख्यान को छोड दिया है। भौर ब्वेतातपत्त नगरी के 
राजा नन्दिवर्धन के पुत्र जन्मोत्सव से कथानक शुरु किया है। ग्रन्थ मे घटनाग्रों का पूर्वा पर क्रम निर्धारण, उनका 
परस्पर सम्बन्ध, और उपाख्यानों का यथा स्थान सयोजन मौलिक रूप में घटित हुआ है। कवि को उसमें सफलता भी 
मिली है। कंति पर पूर्ववर्ती कवियों के चरित्रो का उस पर प्रभाव होना सहज है । इस महाकाव्य की शैली कवि 


हनन 





१ सवत्सरे दशनवोत्तर वर्षयुक्ते (६१०) भावादिकीतिमुनिनायकपादमूले । 
मौदमल्य पर्वत निवास अ्रतस्थसपत्मच्छुवक प्रजनिते सतिनिमंमत्वे ॥१०५ 
विद्या मया प्रपठितेत्यसग।ह्लकेन श्रीनाथराज्यसण्ति ल-जबतोप क्रि । 
प्रापे च चौडविपये वरलानगर्या प्न्थाप्टक बच समकर्मर जिनोपद्धिष्ठ ॥१०६ 

“जैन ग्रन्थ प्रसस्ति रुग्रहू भा० १, प्र० १०७-८ 

. “मुनिचरणरजोभि सबंदा भृतधाध्याप्रशति समयलग्ने पात्रनीसृतमूर्क । 
उपष्मम इब मूर्त शुद्ध समम्यक्त्वयुक्त पटुमतिरिति नाम्ना विश्वुत श्रावकोष्भूत्‌ ॥।/! 
“बेरेति रिस्यतुपमा भूवि तस्य भार्या सम्यक्त्व छुविरित्र मूर्तिमत्ी परा5भूत्‌ २४४ 
पुत्रस्तपोरसग इत्यबदात्तकीर्त्योरासीस्मनीषिनिबहप्रसुखषस्त शिष्य: । 
चद्राश शुअ्रथशसों भूवि नाग नद्याचायंस्थ शब्द समयाणंव पारगस्य ॥२४५ 
तस्यष्भव दूभव्य जनस्थ सेव्यः सखा जिनाप्यो जिनधमंसक्त. । 
ह्यातो5पि श्षौर्यात्परलोकभीर द्विजातिनाथो5पि विपक्षपात ॥२४६।॥ 


्छ 


नवभी दसती दताब्दी के आचार्य २२५ 


भारत्रि के किराताजु नीय से प्रायः मिलती-जुलती है । रचना सुन्दर तथा पठनीय है। ग्रन्थ का आधुनिक 
सम्पादित सस्करण प्रकाशित होना जरूरी है । 
दूसरी रचना ज्ान्तिनाथ चरित है जिसमें सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ का जीवन-परिचय श्रकित किया 
गया है। यह ग्रन्थ सोलह सर्गों में विभक्त है। यह ग्रन्थ वर्धभान चरित के बाद बनाया गया है। इस ग्रन्थ पर एक 
सस्क्ृत टिप्पणी भी उपलब्ध है । परन्तु मूल और टिप्पण दोनों ही अभी तक अ्रप्रकाशित है। शैष ग्रन्थों का 
अन्वेषण होना चाहिए। 


विमलचरद सुनोस्त्र 
विमलघ्नन्द्र मुनीन्द्र--महापण्डित, गुरुओ के गुरु शऔर वादियो का मद भजन करने वाले थे ।* चूणि मे उनके 
द्वारा राजा शत्र भयकर के सभा द्वार पर लगाये गये वादपत्र चेलेज के इलोक निम्न प्रकार है -- 
हु पत्र॑_शत्रु-भ्यदूरोर-भवन-द्वारे सवासझ्चरन्‌-- 
नाना-राज-करीन्द्र-वन्द-तु रग-ब्राताकुले स्थापितम । 
बैवान्पाशु पतांस्तथागसलेसुतान्का पा लिकान्का पिला-- 
नुदिश्योडत-चेतसता विभलचन्द्राशाम्बरेणादरात्‌ ॥२६ 


इनका समय संभवत: विक्रम की १०वीं का उत्तराध शौर ग्यारहवी का पूर्वार्ध सुनिश्चित है । 


महाभुनि वक्ग्रीव 
यह बड़े भारी विद्च,] थे। यह किसी वाद में छहमास पर्यन्त केवल “्रथ' शब्द की व्याख्या करते 
रहे । इससे उनकी विद्वत्ता ।क् सहज ही अनुभव हो जाता है। जैसा कि मल्लिषेण प्रशस्ति के निम्न पद्य से 
स्पष्ट है -- 5 
बक्रग्रीव-महामुने- हृश-दात-ग्रीवोप्यहीनद्रों यथा-- 
जात॑ं स्तोतुमल वचोबलससो कि भरन-वारिसि-म्रज । 
योउसो शासन-देवता-वहुमतोल्ली-बकत्र-बादि-पग्रह--- 
ग्रीवो5स्मिन्‍नथ-दाब्द-बाच्य मबदद्‌ सासान्समासेन घट ॥॥१० 
च्‌कि मल्लिषेण प्रशस्ति-उत्कीर्ण होने का समय शक स० १०५० सन्‌ ११५२८ ई० है। वक्प्रीव मुनि 
उससे पूर्व हुए है। भ्रतः इनका समय सभवतः ईसा को दसवी-ग्यारहवी सदी हो सकता है । 


हेलाचार्य 

हेलाचार्य--यह द्रविड सघ के भ्रधिपति और द्वविडगण के मुनियों में मुख्य थे। और जिनमार्ग की 

क्रियाओं का विधिएप््वेक पालन करते थे। पच महाव्रत पच समिति भ्रौर तीन गुप्तियों से सरक्षित थे--उनका विश्नि 
पूषेक झाचरण करते थे*। यह मलयदेश में स्थित 'हेम' ग्राम के निवासी थे। एक बार उनकी शिष्या कमलश्री 
को, जो समस्त शास्त्रज्ञ और श्रत देवी के समान विदुषी थी। उसे कर्मबश ब्रह्म राक्षस लग गया? । उसकी पीड़ा 





१ विमलचद्ध-मुनीन्द्र-गुरोग्रु रु प्रशभिताखिल वादिमद पद । 
यदि यथाबदबैष्यत पण्डितेन्न तदान्वयवदिष्यत वाविभो ॥२५ 
२, द्रधिडगंरा समयमुख्यो जिनपति मार्मोपचितक्रियापूर्णे: । 
ब्रत समितिगुप्तिगुप्तो हेलाचार्यों मुनिजेयति ॥ १६९ --ज्वालामालिनी कल्प प्रद्मस्ति) 
३. दक्षिणदेशे मलये हेम ग्रामे मुनि मंहात्मासीतू । 
हेलाचार्योताम्ता दृरधिडगणाधीश्वरों धीमान्‌ ॥ 
तच्छिष्या कमलश्रीः श्रुतदेवी वा समस्त शास्त्रज्ञा । 
सा ब्रह्माराक्षसेन गृहिता रौदे शा कर्मवशात्‌ ॥। --(ज्वालामालिनी कल्प प्रशस्ति ५॥६। 





२२६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


को देखकर हेलाचार्य मीलगिरि' के शिखर पर गए । वहा उन्होंने 'ज्वालामालिनी' देवी की विधि की विधि पूर्बक 
साधना की । सात दिन मे देवी ने उपस्थित होकर पूछा कि क्‍या चाहते हो? तब मुनि ने कहा, मै कुछ नही 
चाहता । सिर्फ कमलश्री को ग्रह मुक्त कर दीजिये। तब देवी ने एक लोहे के पत्र पर एक मत्र लिखकर दिया और 
उसकी विधि बतला दी। इससे उनकी शिप्या ग्रह मुक्त हो गई । फिर देवी के ग्रादेश से उन्होंने 'ज्वालिनीमत' 
तामक ग्रन्थ की रचना की । 

पोन्‍्नूर की कनकगिरि पहाड़ी पर बने श्रादिनाथ के विशाल जिनालय में जैन तीर्थ: और ग्न्‍्य 
देवताओं की मूर्तियों है। उनमे एक मूर्ति ज्वालामालिनी देवी की है। उसके झ्राठ हाथ हैं दाहिनी भार के हाथो में 
मडल श्रभय, गदा और त्रिग्यूल है । तथा बाई ओर के हाथा मे शख, ढाल, कृपाण और पुस्तक है। मूर्ति की श्राकृति 
हिन्दुओं की महाकाली से मिलती जुलती है। पाोम्नूर से लगभग तीन मील दूर नीलग्रिरि' नामक पहाडी है, उस 
पर हेलाचार्य की मूरति अकित है! । 

हेलाचार्य से वह ज्ञान उनके शिष्य प्रश्षिष्य गग मुनि, नीलग्रीक, बीजाव, शान्तिरसब्बा ध्रायिका, और विरुवट्ट 
क्षुललक को प्राप्त हुआ । वह क्रमागत गूरु परिपाटी से कन्दर्प ने जाना और उसने गुणनन्दि मुनि के लिए व्याख्यान 
किया। इन दोनों ने उस शास्त्र का ग्रन्थ श्र अ्र्थत इन्द्रनान्द के प्रति कहा। तब इन्द्रनन्दि ने उस कठिन ग्रन्थ 
को झपने मन में अवधारण करके ललित श्रार्या श्रौर गीतादि छन्दो में ग्रन्थ परिवर्तन (भाषा परिवर्तनादि) के साथ 
रचा। सभवत हेलाचार्य का यह ग्रन्थ प्राकृत भाषा मे रचा गया था, इसी से इन्द्रनन्दी ने उस भाषा परिवतंनादि से 
संस्कृत भाषा मे वनाया । जिसकी इलोक सख्या का प्रमाण साढे चार सौ इलोक बतलाया गया है । 

कवि ने इस ग्रन्थ की रचना राष्टूकूट नरेश कृष्ण ततीय की सरक्षता मे शक स० ८६१ (ई०सन्‌ ६३६) 
में की' । इससे हेलाचार्य का समय यदि उनके शिष्य प्रशिप्यादि क समय ज़््म में से कम से कम एक द्वाताब्दी और 
पच्चीस वर्ष पूर्व माना जाय, जो ग्रधिक नहीं है तो हेलाचाय के ग्रन्थ का रचना काल शक सं० ७३६ (ई० सन्‌ ८५१४) 
हो सकता है। 


कवि हरिषेण 

मेवाड देश में विविध कलाओ में पारंगत हरि नाम के एक महानुभाव थे, जो उजपुर के धकक्‍कडवशज थे 
इनके एक धर्मात्मा पत्र था, जिसका नाम गोवड्ढण (गोवर्धन) था उसकी पत्नी का नाम गुणवती था जो जैनधर्म | मे 
प्रगाढ श्रद्धा रखती थी । इन दोनों के हरिषंण नाम का एक पुत्र हुआ, जो विद्वान कवि के रूप में प्रसिद्ध को के 
हुआ । उसने किसी कार्यवश चित्रकूट (चितोड) छोड दिया, और वह भश्रचलपुर चला गया। उसने व ! छन्द और 
अलकार शास्त्र का अध्ययन किया। दसवे गुरु बुध सिद्धसेन थे । ज॑सा कि ११वीं संधि के २५ व कंडबंक के ने 
'सिद्धसेण पय वर्दाह' वाक्य से सूचित होता है। हरिपेण ने इनकी सहायता से धर्मपरीक्षा नामकी रचन ॥। ज॑ हे 
जयराम की प्राकृत गाथाबद्ध पूव॑वनी धर्मपरीक्षा का पद्धडिया छन्द मे अनवाद मात्र है | कवि ने बे हे ब हे 
१०४४ (सन्‌ ६८७) में बनाकर समाप्त की थी । है रु 

प्रस्तुत ग्रन्थ में ११ सन्धिया श्रौर २३८ कडवक है । सन्धि की प्र 
मोक्षरूप चार पुरुषार्थों का निरूपण करने के लिये हरिषेण ने इस ग्रन्थ की 
वाक्य से प्रकट है-- 

हा जगा चउवग्गहिट्टियाए बुह्‌ हरिसेणकयाए एयारसमो सधि सम्मत्तो | 

कर्ता ने ग्रन्थ रचना का कारण निर्दिष्ट करते हुए बतलाया हे कि ए मेरे ६ 
कोई श्राकर्षक पद्म रचना नही की जाती है तो इस मानवीय बुद्धि का ना बेकार । भोर यह १2०५४ 


१ 506 उ्था॥शा) व 50प7 ॥0॥ 9. 47 ७७८69 
२. विक॑स णिय परिवत्तिय कालए, गएएवरिस सहसचउतालए । 
इय उप्पण्ण भवियजरा सुहयरु डभरहिय धम्मासगसायर ॥ 


येक पुष्पिका में धर्म, श्र्थ, काम और 
रचना की है। जैसा कि निम्न संधि- 








“जन ग्रन्थ प्रशस्ति स० भा० २, २ ३ टि० 


नवमसः शर्वीं शताब्दी के आचार्य २२७ 


इस दिशा में एक मध्यम बुद्धि का झ्रादमी उसी तरह उपहासास्पद होगा, जिस तरह संग्राम भूमि से भागे हुए कायर 
पुरुष का होता है। कवि ने प्रपती छन्‍्द और पअ्रलका र-सम्बन्धो कमजोरी को जानते हुए भी जैनधर्म के भ्रनुराग झौर 


झऔर सिद्धसेन के प्रसाद से रचना कर ही डाली । 
कबि ने अपने से पूर्ववर्ती तीन कवियों का उल्लेख किया है। उन्होने लिखा है कि चतुमु ख का मुख सरस्वती 


का भावास मन्दिर था। और स्वयभू-लोक-भलोक के जानने वाले महान्‌ देवता थे। तथा पुप्पदन्त श्रजोकिक पुरुष थे। 
जिनका साथ सरस्वती कभी नहीं छोडती थी । कवि झपनी लघुता व्यक्त करते हुए कहता है कि मै इनको तुलना में 
ग्रत्यन्त मन्द बद्धि हूं। पुष्पदन्त ने भी चतुमु ख और स्वयभू का उल्लेख किया है । ,पुष्पदन्त ने श्रपत्ता महापुराण 
६६४ ई० में पूर्ण किया है । 

जयकीति 


कवि कन्लड प्रान्त क॑ निवासी थे। इनकी एकमात्र कृति छन्दोनुशासन है, जिसमे वैदिक छन्‍्दो को छोडकर 
आठ पअध्यायो मे विविध छन्दो का वर्णन किया गया है। ग्रन्थ के अन्तिम दो अध्यायों में कन्तड छन्‍्दों का विवेचन 
दिया हुआ है। ग्रन्थ की रचना पद्मात्मक है जिसमे ग्रनुष्टुभ, झार्या और स्कन्ध छन्दों का लक्षण पूरी तरह या श्राशिक 
रूप में उसो छन्द में दिया है। यह ग्रन्थ छन्दों के विकास की दृष्टि से केदारभट्ठ के वृत्तरत्वाकर झ्ौर हेमचनद्र के 
छन्दो5नुशासन के मध्य को रचना कहा जा सकता है। ग्रन्थ के अन्त में माण्डब्य, पिड्ल, जनाश्रय, सेतव, पूज्यपाद 
झर जयदेव को पूर्वाचार्यों के रूप में स्मरण किया है। किन्तु छन्दोनुशासन के अ्रध॑स्तम वृत्ताधिकार मे पाल्यकीर्ति 
भ्रौर स्वय भू देव के मत से सुतन्दिनी और नन्दिनी छन्द के लक्षण भी प्रस्तुत किये है। 
“जतोौ जरो शखनिधिस्तु तो जरो, श्री पाल्यकोर्तोश मते सुनन्दिनी।।२१ 
त्तो ज्लौ तथा पद्म पद्मनिधिजंतो जरो, स्वयस्भुदेबेशमते तु नन्दिनी ।।२२ 
इससे इनका समय ईसाकी १०वी शताब्दी से पूर्व होना चाहिए। क्योकि वि० की दशवी शताब्दी के भ्राचार्य 
ग्रसगने इनका उल्लेख किया है । कवि असगने अपना वर्धमान चरित' स० ६१० में बनाकर समाप्त किया है। 
छन्‍्दोनुशसन की यह प्रति स०११६२की लिखी हुई है। श्रौर जैसलमेर के भण्डार में मोजूद है। जयकीति 
का यह छन्दोनुश्यासन डढा० एच० डी० बेलकर द्वारा सम्पादित होकर जयदामन ग्रन्थ के साथ प्रकाशित हो चुका है । 
देखो मि० गोविन्द पै का वक्ता गा वी0 हयात पराक्ा।शए ॥8000॥4 दिल्लव44९ ४०" 
28 ॥४०, 3 >॥ 7942 ४१०73 (४0॥686 ५४076 30774 ए (ए॥५ए6738४ 70प0व] ।847, 


बप्पनन्दी 
वासवनत्दी के शिष्य थे। और इन्द्रनन्दो प्रथम के प्रशिष्य थे। सभव है ज्वालामालिनी कल्प के कर्ता 
इन्द्रनन्दी इन्ही बप्पनन्दो से दोक्षित हो ॥ क्योकि इन्द्रनन्दी ने अपना उक्त प्रस्थ शक स० ८ ६ सन्‌ & ३६ ( वि० स० 
६९६) में समाप्त किया है। इन्द्रनन्दी ने प्रशस्ति मे बप्पनन्दी को पुराण विषण मे श्रधिक ख्याति प्राप्त करमेबाला 


लिखा है। शोर उन्हें पुराणार्थ वेदी बतलाया है। (देखो, ज्वालामालिनी कल्प प्रश्नस्ति पद्य ४) 
बन्धुषण 

झ्राचार्य बन्धुषेण-- (यापनीय संघ के आचायें) थे, जो निमित्तज्ञान मे पारगत थे। और दामकीति के 

ज्येष्ठ पुत्र जयकीति के गुरु थे । (जन लेख स० भा० २ पु० ७५ 
एलाचाये 


सूरस्त गणके विद्वान, रविचन्द्र के प्रशिष्य और रक्निनदी आचार्य के शिष्य थे | जो तप के अनुष्ठान मे 
तत्पर रहते थे, धर बड़े विद्वान थे। तथा कोगल देश के निवासो थे । उन्हें गगवशीय राजा मारसिह (द्वितीय) ने 


रश्र८ जैन धर्म का प्राबीत इतिहास--भाग २ 


प्रपनी माता कत्नब्बे द्वारा निर्मित जिनमन्दिर के लिए 'कादलूर' नाम का एक गाव शक सवत्‌ ८८४ सन्‌ ६६२ में 
पौषवदी € मगलवार के दिन दान दिया था, जब वे मेल्पाटि के स्कन्धावार में थे । 
(देखो, कादलूर का ताम्रशासन, जैन ले० स० भा० ५ पृ. २०) 


ग्रुणचन्द्र पंडित 


गुणचन्द्र पंडित कुन्दकुन्दान्वय देंशीयगण के महेन्द्र पण्डित के प्रशिष्य और वरनन्दि पडित के शिष्य थे। 

इन्हे राष्ट्रकूट सम्राट्‌ श्रकाल वर्ष कृष्णराजदेव (तृतीय) के सामन्‍्त गग वशंय कुतय्य पेमा्डि राना पद्मव्यरसि द्वारा 

निर्मित दानशाला के लिए नमयर मारसिघय्य ने एक तालाब अधित किया था। यह लेख शक स ० ८७३ सन्‌ ६५० 
पौष शुक्ला १०मी रविवार को दिया गया था । 

(जेन लेख स० भा० ४ पृ० ५३) 


प्रननतकीति 
पननन्‍तकीति अपने समय के यणस्वी ताकिक हो गये है। लघ्‌ सर्वेज्ञसिद्धि के अन्त मे उन्होंने लिखा है 
समस्तभुवन व्यापि यशसानन्‍्तकीतिना। 
कृतेय सुज्ज्वला सिद्धिधंमंज्ञस्थ निर्गला ।। 
इनके बनाये हुए लघु सर्वज्ञसिद्धि और वृहत्सवंज्ञसिद्धि नाम के दो ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है। उनमे कोई 
प्रशस्ति आदि नही हैं जिससे उनकी गुरु परम्परा और समयादि का पता लग सके । 
न्याय विनिश्चय के टीकाकार वादिराजसूरि ने अपने पाश्वेनाथ चरित मे ग्रनन्तकी ति का स्मरण निम्न पद्म 
मे किया है .-- 
प्रात्मनेबाद्वितोयेन जोवर्सिद्धि निबध्नता। 
प्रननन्‍्तकीतिना मुक्ति राजिमार्गेव लक्ष्यते 
इससे स्पष्ट है कि झनन्तकीति ने 'जीवसिद्धि' नाम के ग्रथ का प्रणयन किया था| प्रनस्तवीर्य ने सिद्धि- 
वितिइ्चय टीका के पृ० २३४ के प्रमाण विचार प्रकरण मे आचार्य अनन्तकीति के स्वतः प्रमाणभ्भ' प्रकरण का 
उल्लेख निम्न प्रकार किया है'-- 
“शेष मुक्तवत्‌ झ्ननंतकीतिकृते: स्वतः प्रामाणयभड्भाववसेय मेतत्‌ |” 
अनन्तवीय ने सिद्धिविनिश्वय टीका पृ० ७०८ के सर्वज्ञसिद्धि प्रकरण मे-- अनुपदेशालिज्भा व्यभिचारि- 
नष्टमुष्टसादुपदेशान्यथानुपपत्ते.' हेतु का प्रयोग किया है जो अ्रनन्तकीति की लघु और वृहत्सवंज्नसिद्धि (प० १०५ ) 
का मूल हेतु है। इससे स्पष्ट है कि श्रनन्तकीति अनस्तवीयं से पूर्ववर्ती है। सिद्धि विनिश्चय के टीकाकार अ्रनन्तवीरय 
का समय डा० महेन्द्रकुमार जी ने सन्‌ ६५६ ई० के बाद और ई० १०२५ से पहले किसी समय हुए बताया है। ये 
वही ज्ञात होते है जो वादिराज के दादागुरु श्रीपाल के सधर्मा रूप से उल्लिखित हे । है 
झ्राचार्य शान्तियूरि ने जैन तकंवातिवृरत्ति' 'पृ० ७७ में स्वप्तविज्ञान यत्‌ स्पष्ट मुत्पथते इत्यनन्तकीर््यादिय” 
लिखकर स्वप्न ज्ञान को मानस प्रत्यक्ष मानने वाले अ्रनन्तकीति आचार का मत दिया है। यह मत वहत्सवंज्नसिद्धि 
के कर्ता भ्रनन्‍्तकीति का ही है। उन्होंने लिखा है “तथा स्वपनज्ञाने चानक्षजेडपिवैशद्यमुपलभ्यते” बहत्सवंज्ञसिद्धि 
पृ० १५१। शान्तिसूरि का समय ई० ६६३ से ११४७ के मध्य माना गया है" । इससे भी अनन्तकीति का समय 
ई०६६३ से पूर्व॑वर्ती है । 
प्रमेय कमलमारतंण्ड और न्यायकुमुद के कर्ता आचार्य प्रभाचन्द्र का समय सन्‌ ६८० से १०६५ ई ० है। उन्होने 
स्यायमुक्ुदचन्द्र शोर प्रमेयकमलमातंण्ड के सर्वज्ञसिद्धि प्रकरणों मे अनन्तकीति की वहत्सवेज्ञसिद्धि का रा 
शब्दानुसरण किया है । इससे भी अन्तकीति प्रभाचन्द्र से पूव॑वर्ती है । हु 


१ जन तकंवातिक प्रस्तावना पृ० १४१ जे 


नसवभी दक्षवीं शताब्दी के आचाये' २२६ 


सिद्धिविनिश्वय के टीकाकार प्रनन्तवीय ने ((० २३४) में प्रामाण्यविचार प्रकरण में भ्गचार्य प्रनन्तकीति 
के स्वतः प्रमाण भज्ज ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो इस समय अनुपलब्ध है । 
हवन हैं अतः इन अनसन्‍्तकीर्ति का समय सन्‌ ८५० से ६८० से पू्ववर्ती है। भ्र्थात्‌ वे ईसा की १०वीं शताब्दी के 
वद्वान हैं। 
प्रन्‍न्‍्तकीति (नाम के प्रन्य विद्वान ) 


जैन शिलालेख सग्रह प्रथम भाग मे चन्द्रगिरि पर्वत के महानवमी मंडप के एक शिलालेख मे' मूलसघ देशी- 
गण पुस्तक गच्छीय मेघचन्द्र त्रेविद्य के प्रशिष्य प्रौर वीरनन्दी त्रेविद्य के शिष्य अनन्तकीति का स्याद्वाद रहस्यवाद 
निपुण के रूप में उल्लेख मिलता है। यह शिलालेख शक स० १२३५ सन्‌ १३१३ ई० का है। इसमे इनको परम्परा 
के रामचन्द्र के शिष्य शुभचन्द्र के उक्त तिथि में किए गए देवलोक का वर्णन है। प्रतएवं इन झननन्‍्तकीति का समय 
ईसा की १२वीं शताब्दी जान पड़ता है, क्योंकि इनके दादागुरु (मेघचन्द्र) का स्वंगंवास ई० सन्‌ १११४ में हो गया 
था। मेघचन्द्र के शिष्य प्रभाचन्द्र के दिवगत होने की तिथि शक स० १०६८ (सन्‌ ११४६) श्राश्विन शुक्ला दश्षमी 
दी गई है। उसमें मेघचन्द्र के दो शिष्यो का--प्रभाचन्द्र श्रोर वीर नन्‍्दी का उल्लेख है। भस्‍स्तु, प्रस्तुत भ्रनन्तकीति 
ईसा की १२वीं सदी के विद्वान हैं। 
प्रनन्‍्तकीतिभट्टा रक 
बान्धव नगर की शान्तिनाथ वसद ई० सन्‌ १२०७ में बताई गई थी, जब कपदम्ब वंश के किंग ब्रह्म का 
राज्य था। यह वसदि उस समय क्राण्र गण तन्त्रिणिगच्छ के अ्रनन्तकीति भट्टारक के अ्रधिकार में थी' । अ्रतएव 
इनका समय ईसा की १३वीं सदी है। जैन शिलालेख स० भाग ३ पृ० २३२ में होय्सल वीर बल्‍्लाल देव के २३ वे 
वर्ष (सन्‌ १२१२) के लगभग के लेख में जक्कले के समाधिमरण का वर्णन है। उसमें जक्कले के उपदेष्टा गुरु के 
रूप में श्रनन्‍न्तकीति का उल्लेख है। प्रस्तुत प्रनन्‍्तकीति बान्धव नगर की शान्तिनाथ वसदि के भ्रधिकारी अ्रनन्त 
कीर्ति से प्रभिन्न हैं, क्योकि दोनों का समय लगभग एक है। 
झ्रननन्‍्तकीति 


पननन्‍्तकीति काष्ठासध माथुरान्वय के पूर्णचन्द्र थे। झ्यौर मुनि अश्वसेन के पट्टधर थे। इनके शिष्य एवं 
पट्टधर भट्टा रक क्षेमकीति थे । इनका समय विक्रम की १४वीं शताब्दी है। 


मोौनि मट्टारक 
यह्‌ पुन्ताट सध के पूर्ण चन्द्र थे, और सम्पूर्ण राद्धान्‍्त रूप वचन किरणों से भव्य रूप कुमुदों को विकसित 
करने वाले थे, जेसा कि हरिषेण कथा कोश के प्रशस्ति पद्य से प्रकट है। 
यो बोधको भव्यकुमुद्रतीनां निःशेषराद्धान्तवचोमयु्ल :। 
पुस्नाटसघांवरसन्निधासी श्रीमोनिभट्वारक पूर्णच्नन्ध्रः ॥ 
हरिषेण ने कथा कोश का रचना काल शक स० ८५३ बतलाया, कथा कोश के कर्ता मौनिभट्वारक से चतुर्थ 
पीढ़ी में हुए है । प्रतः हरिषेण के शक स० ८५३ में से ६० वर्ष कम करने पर शक स० ७६३ हुए। उसमें ७८ जोड़ने 
पर समय सन्‌ ८७१ हुए प्रर्थात्‌ विक्रम को €वी शताब्दी इनका समय होता है। इनके शिष्य हरिषेण थे । 


श्रीहरिषरण 
हरिषेण पुन्नाट सध के विद्वान मौनिभट्टारक के शिष्य थे। जो श्रपने समय के बड़े भारी विद्वान 
तपस्वी थे । गुणनिधि झौर जनता द्वारा अभिवन्ध थे?। उक्त कथा कोश के रचना काल में से ४० वर्ष कम करने 
१ मिडियावल जैनिज्म पू८ २०६ जज रा क्र ऋाडउजफ 
२. सारागमाहित मतिविदु्ां प्रपूज्यो नानातपों धिधिविधान करो विनेय. । 
तस्या भवद गुणनिधिजेनिताभिवंद्य. श्री शब्द पूर्व पद को हरिषेण संज्ञः ।।५ 





२३० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 
पर शक सं६१३ सन्‌ ८६१ होता है, यह नवमी शताब्दी के ऑन्तम चरण के विद्वान जान पडते हैं । 


भरतसेन 


भरतसेन पुन्नाट संघ के विद्वान मौनिभट्वारक क॑ प्रशिप्य और हरिपेण के शिष्य थे। भरतसेन के शिष्य 
का नाम भी हरिषेण था। उसने कथा कोश की प्रश्वस्ति में अपने गरु भरतसेन को छन्द, अ्रलकार, काव्य-नाटक 
शास्त्रों का ज्ञाता, काव्य का कर्ता, व्याकरणज्ञ, तक॑ निपृण, तत्त्वार्थ वेदी, नाना शास्त्रों मे विचक्षण, बुधगणों द्वारा 
सेव्य और विशुद्ध, विचार वाला बतलाया है। जैसा कि उसके निम्न पद्म से प्रकट है'-- 
छन्दो लंकृति काव्यनाटकचण काव्यस्य कर्ता सतो, , 
बेता व्याकरणस्थ तकनिपुणस्तत्त्याथंवेदी परं। 
नाता शास्त्र बिचक्षणो बुधगर्ण: सेव्यो विशुद्धाशय' । 
सेनानतोभरतादिरत्रपरम: शिष्य: बभूवक्षितो ॥६।। --हरिषेण कथा कोश प्रशस्ति 
इससे मालूम होता है कि इन्होने किसी काव्य ग्रन्थ की रचना की थी, किन्तु देवयोग से वह श्रप्राप्य है । 
उसके नामादि की सूचना भी नही मिलती | हरिषेण ने अपना कथा कोश घक स ० ८ ५३ सन्‌ ६३१ में समाप्त किया 
है। उसमें से कम से कम बीस वर्ष कम करने पर सन्‌ ६११ भरतसेन का समय हो सकता है भर्थात्‌ वे दशवी 
शताब्दी के प्रारम्भ के विद्वान थे । 


हरिषेण (कथाकोश के कर्त्ता) 

हरिषेण नाम के अनेक विद्वान हो गये है । उनसे प्रस्तुत हरिषेण भिन्‍न है। ये हरिषेण पुन्नाट संघ के 
विद्वान थे। इन्होने हरिवश पुराण की रचना से १४८ वर्ष बाद उसी बढवाण या वद्ध मानपुर मे कथाकोष की 
रचना की थी। ग्रन्थ प्रशस्ति में उन्होंने अपनी गुरु परम्परा इस इस प्रकार दी है--मौनिभट्वारक, हरिपेण, भरत- 
सेन और हरिषेण। हरिपेण ने अपने गुरु भरतसेन को छन्द अलकार, काव्य-नाटक-शास्त्रो का ज्ञाता, काव्य का 
कर्ता, व्याकरणज्ञ, तर्क निपुण, तत्त्वार्थवेदी, और नाना शास्त्र विचक्षण बतलाया है। इससे हरिषेण के गुरु बड़ 
भारी विद्वान जान पढ़ते हैं । ; 

इस कथाकोश में छोटी बडी १५७ कथाए सस्कृत पद्चों में लिखी गई 
शकटाल, भद्गबाहु, वररुचि, स्वामी कातिकेय, श्रेणिक बिम्बसार, झ्रादि की क 
रखती है। परन्तु श्रकलक समन्तभद्र और पात्र केशरी झ्रादि की कथाये इसमे न 
कोश में पाई जाती है। उसका कारण यह है कि हरिपेण के सामने के 
सामने रही है, उसमे जिनका उदाहरण सकेत रूप में गाथाओं में उपलब 

कया गया है, उनकी के प्रेण कुछ कथाये ऐ है ल्नेख उसने नहीं है किर 

किला ने इसने वि दर है न अब गठित मच 

8 है । हू सस्‍वाक में आराधनोद्धत' वाक्य द्वारा 
उसकी स्वयं सूचना कर दी है । तुलना करने से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। ह 

इस ग्रन्थ की रचना वर्धमानपुर में हुई है, कवि ने उसका वर्णन करते. 
है, जिनके पास बहुत सोना था, वह ऐसे लोगो से आवाद था । वहा जन मा 
बने हुए थे, जेसा कि उसके निम्न पद्य से स्पष्ट है ।-- 


जनालयातश्वातविराजतान्ते चन्द्रावदातद्यति सोधजाले । 
कातंस्वरा पूर्ण जनाधिवासे भ्री वर्धभानास्यपुरे उसनन्‍्सः ॥४ 
वर्धभानपुर की नन्‍न राज वसति मे या उसके किसी वशधर के बनवा 
रचा गया था। यह कोई राष्ट्रकूट वश के राजपुरुष जान पड़ते है। 


टे। उनमें कुछ कथाएँ, चाणक्य, 
थाएं एतिहासिक पुरुषों से सम्बन्ध 
ही है। जो प्रभाचरद्र के गद्य कथा- 
थाओ्नो को रचते समय शिवाय की आराधना 
थे है, उनका नामोल्लेख आदि गाथाओं मे 


ते हुए उसे बडा समृद्धनगर बतलाया 
न्दरा का समृह था, और सुन्दर महल 


ए हुए जैन मन्दिर में हरिवशपुराण 


नवमी-ददावी शताब्दी के आचाये २३१ 


प्रस्तुत कथाकोञ् की रचना उक्त वर्धभानपुर में उस समय की गई, जबकि वहां पर विनायकपाल सामका 
राजा राज्य करता था। उसका राज्य इन्द्र के जेसा विशाल था।' यह विनायकपाल प्रतिहारवंश का राजा जान 
पड़ता है जिसके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी । उस समय प्रतिहारों के श्नधिकार में केवल राजपूताने का ही 
प्रधिकांध भाग नहीं था, किन्तु गुजरात, काठियावाड़, मध्य भारत झौर उत्तर मे सतलज से लेकर विहार तक का प्रदेश 
था। यह महाराजाधिराज महेन्द्रपाल.का पुत्र था और अपने भाइयो महीपाल झौर भोज (द्वितीय) के बाद गद्दी पर - 
बेठा था। कथाकोश की रचना से लगभग एक वर्ष पूर्व का वि० सं० ६५५ का इसका दान पत्र" भी मिला है।'* 

काठियावाड़ के हहाला गाव में विनायकपाल के बड़े भाई महीपाल के समय का भी शक स० ८३६ (वि० 
सं० ६७१) का एक दानपतन्र मिला है। जिससे मालूम होता है कि उस समय बढ़वाण में उसके सामन्त चापवशज्ञी 
धरणीवराह का अधिकार था। उसके १७ वर्ष बाद ही बढवाण मे कथाकोश रचा गया है। 


रचनाकाल 


नवाष्ट नवकेण्वेष स्थानेषु त्रिष जायतः । 
विक्रमादित्य कालस्य परिमाणमिदं स्फुटम्‌ ॥।११ 
शतेष्ट सु विस्पष्ट पंचादतश्यधिकेषु व । 

शक कालस्य सत्यस्य परिमाणमिदं भवेत्‌ ॥ १२ 


प्रस्तुत कथाकोश की रचना शक सं० ८५३ (वि० सं० ६५) में की गई है। ग्रत. प्रस्तुत कवि हरिषेण 
ईसा की दशवी शताब्दी के विद्वान हैं । 


देवसेन (मरट्टारक ) 
भट्टारक देवसेन वाणराय (बाणवज्षी किसी नरेश) के गुरु भवणन्दि भट्टारक के शिष्य थे। झौर जिनकी 
समाधि उनके मरण के उपरान्त बल्‍लीमले (जिला श्रर्काट) मे स्थापित की गई थी। प्रतिमा पर काल निर्देश रहित 
उक्त श्राशय का कन्‍नड शिलालेख प्रकित है। मूर्ति लेख का काल ८-६ वी शती के बाद का नहीं जान पड़ता । 
-जैन शि० सं० भाग २ पृ० १३६ 
देवसेन नाम के श्रनेक विद्वान हो गए हैं, जिनकी गुरु परम्परा और समय भिन्‍न है। यहा दो-तीन देवसेनों 
का सक्षिप्त परिचय दिया जाता है, जो अन्वेषकों के लिये उपयोगी है । 


देवसेन 


देवसेन वे, जो पचस्तृपान्चयी वीरसेन स्वामी के शिष्य थे, भ्ौर जिनसेन, प्मसेन, श्रीपाल झादि के सघर्मा 
थे | जिनसेनाचार्य ने जयधवला टीका (प्रशस्ति इलोक ३६) में पशद्मसेन के साथ देवसेन का उल्लेख किया है। जिन 
सेनाचार्य ने अपनी जयधवला टीका शक स० ७५६ (सन्‌ 5३७ ई०) में समाप्त की है। श्रतः लगभग यही समय इन 
देवसेन का होना चाहिये । प्रस्तुत देवसेन ६वी शताब्दी के विद्वान थे । 


देवसेन (दर्शनसारादि के कर्ता) 
प्रस्तुत देवसेन अपने समय के श्रच्छे विद्वान थे । उन्होंने धारा नगरी के पाश्वेनाथ मन्दिर में रहते हुए सबत 


अल तल तजननीन “»निनननन मनन +न--न-न-नननन--»-जजजन, 











१. सबत्सरे चतुर्विशे वर्तमाने खराभिधे। 

विनयादिक पालस्य राज्ये शक्रीपमान के ॥१३, -+कथा० प्रश० 
२. इण्डियन एण्टिकवेरी जि० १५, पृ० १४०-४१ 
३. राजपूताने का इतिहास जि० १ पृ० १६३ 


न ह जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


६९० माघ शुक्ला दशमी के दिन 'दशनसार की रचना की है।' दर्ज नसार में अ्रनेक मतों तथा संघो की उत्पत्ति श्रादि 
को प्रकट करने वाला अपने विषय का एक ही ग्रन्थ है। देवसेन ने पूर्वाचार्यकृंत गाथाश्रो का संकलन कर उसे दर्शन- 
सार का रूप दिया है। जो श्रनेक ऐतिहासिक घटनाओ्रो की सूचनादि को लिए हुए है। इसमे एकान्तादि प्रधान पांच 
मिथ्यामतो और द्रविड, यापनीय, काष्ठा, माथुर और मिलल सघो की उत्पत्ति का कुछ इतिहास उनके सिद्धान्तो के 
उल्लेख पूर्वक दिया है। और द्रविडादि सधो को जैनाभास बतलाया गया है। देवसेन ने अपने गुरु का श्लौर गण- 
गच्छादि की कोई उल्लेख नही किया । जिससे उनके सम्बन्ध मे विशेष प्रकाश डाला जाता। दर्शनसार में दी गई 
तिथियो का समय विन्रम की मृत्यु के अनुसार है। किन्तु वि० स० के साथ उनका कोई सामजस्य ठीक नहीं बैठता । 
प्रत: उन तिथियों का संशोधन करना प्र।वश्यक है। यदि उन तिथिया को शक सवत्‌ की मान लिया जाय तो समय- 
सम्बन्धी वे सभी बाधायें वे दूर हो जाती है। जो उन्हे विक्रम सवत्‌ मानने के कारण उत्पन्न होती है और ऐतिहासिक 
श्रु खलाओ्ो मे क्रम सम्बद्धता बनी रहती है। प० नाथ्राम जी प्र मी ने दर्शतसार की समालोचना को है। दर्शन- 
सार के प्रतिरिक्त देवसेन की निम्न रचनाए भर मानी जाती है। तत्त्वबसार, आराधनासार और नयचक्र । 

तस्वसार--७५ गाथात्मक एक लघु अध्यात्म ग्रन्थ है जिसमें स्वगत श्रीर परगत के भेद से तत्त्व का दो 
प्रकार से निरूपण किया है । और बतलाया है कि जिसके न क्रोध है न मान है, न माया है और न लोभ है, न शल्य 
है, न लेश्या है, जो जन्म-जरा और मरण से रहित है वही निरजन आत्मा है। 

“अस्स ण कोहो माणो माया लोहो ण सल्‍ल लेस्साप्रो । 
जाइ जरा मरण दि य णिरंजणो सो प्रह भणिश्रो ॥४ 

जो कर्मफल को भोगता हुआ भी उसमे राग-द्वंघ नही करता है वह सचित कर्म का विनाश करता है श्ौर 
बह नूतन कर्म से भी नही बधता । अन्त में कवि ग्रन्थ का उपसहार करता हुआ कहता है कि-- 

जो सदृष्टि देवसेन मुनि रचित तत्त्वसार को सुनता तथा उसकी भावना करता है, वह शाश्वत सुख को 
प्राप्त करता है। 

झाराधनासार--यह एक सौ पन्द्रह गाथात्मक ग्रन्थ है, जिसमें सम्यरदर्णन, सम्यग्शान, सम्यक चारित्र भ्ौर 
तपरूप चार आराराधनाभ्रो के कथन का सार निदचय और व्यवहार दोनो रूप से दिया है। विपय विवेचन की शैली 
बड़ी सुन्दर है । मरते समय श्राराधक कौन होता है ” इसका श्रच्छा कथन किया है और बतलाया है कि--जिस 
भव्य ने क्रोधादि कपायो को नष्ट कर दिया है, सम्यर्दुष्टि है और सम्यग्न्ञान से सम्पन्त है अन्तरग, बहिरंग परिग्रह 
का त्यागी है वह मरण समय झआराधक होता है। यथा-- 

णिहय कसाश्नों भव्यों दंसणवन्तो हु णाणसंपण्णों। 
दुविह परिग्गहचत्तो मरणे प्राराहम्रों हृवइ ॥१७ 

जो सांसारिक सुख से विरक्त है। शरीरादि पर इष्ट वस्तुग्रो से प्रीतिरूप राग जिसका नष्ट हो गया है-- 
वैराग्य है, प्रथवा संसार शरीर भोगो से निर्वेद को प्राप्त है, परमोपशम को प्राप्त है जिसने श्रनन्तानुबधिचतुष्टय 
तीन मिथ्यात्व रूप मोहदीय कर्म की इन सात प्रकृतियो का उपशम है, और श्रस्तर बाह्यरूप विविध प्रकार के 
तपो से जिसका शरीर तप्त है, वह मरण समय में श्राराधक होता है, जो आत्म स्वभाव में निरत है, पर द्रव्य जनित 
परिग्रह रूप सुखरस से रहित है, राग-द्वेष का मथन करने वाला है, वह मरण समय में झ्राराधक होता है, जैसा 
कि निम्त गाथाप्रो से स्पष्ट है :-- है है 








१ रददयो दसणासारो हारो भव्वाण णवसए नवई । 
सिरि पासणाह गेहे सुविमुद्धे माह सद्धईसमीए ॥॥५० 


सिरि देवसेश गणिणा धाराए सवसतेश । --दर्शनसार 


नवसी-दर्शवी शतात्दी के आचार्य १३३ 


संसार सुहविरत्तो बेरणं परम उकसमं पत्तो। 
बिविह तव तबिय बेहो मरणें झाराहुओ एसो ।।१८ 
श्रष्प सहावेणिरशो वज्जिय परवव्वसंगसुब्खरसो । 
णिम्महिय रायदोसों हवई आाराहझो मरणे॥॥१६ 
सललेखना करने वाला भव्य यदि केवल बाह्य शरीर को ही कृश करता है किन्तु प्रान्तरिक कषायों का 
विनाश नही करता तो उसकी वह शरीर सल्लेखना निरर्थक है । इस,का रण शरीर सल्नेखना के साथ झ्ान्तरिक कषायो 
का दमन करना--उन्हें रस विहीन बनाना नितान्‍्त श्रावश्यक है--भथवा उनकी शक्षित क्षीण कर भ्रद्कत बनाना जरूरी 
है, जिससे वे श्रपना कार्य करने मे समर्थ त हो सके । क्योकि कषाये बलवान है, वे श्रवसर पाते ही क्षपक के चित्त 
को संक्षुभित कर सकती है, अ्रतएवं उनका जय करना श्रेयस्कर है, उनके संल्लेखित होने पर मुनि का चित्त क्षुभित 
नही हो सकता । झ्तएव साधु उत्तम धर्म को प्राप्त होता है । 
ग्रन्थ में परिषह और उपसग्ग सहिष्णु मुनियों का नामोल्लेख भी किया है। समाधिमरण करने वाला 
क्षपषक यह भावना करता है कि मेरे कोई व्याधि नही है, राग-द्व ष रहित मेरे आत्मा का कभी मरण नही होता, कयों- 
कि व्याधि और मरण तो शरीर में होता है आत्मा का कोई मरण नहीं होता, शरीर जड़ है, श्रात्मा चैतन्य का पिण्ड 
है । भ्रत: भ्रात्मा में कोई दु.ख नही होता । 
सल्लेहणा शरीरे बाहिरजोर्टाह जा कया मुणिणा । 
सयला बि सा णिरत्था जाम कसाए ण सल्लिहदि ॥३५ 
इस तरह जो पुरुष चारो झ्लाराधनाभ्रों का श्राराधना करता है, श्लौर तपश्चरण द्वारा आत्मशुद्धि करता 
है, सर्व परिग्रह का परित्याग कर जिनलिग धारक होता है, तथा झात्मा का ध्यान करता है वह निश्चय से सिद्धि 
को (स्वात्मोपलब्धि को) प्राप्त करता है, इस तरह यह ग्रन्थ बड़ा सुन्दर और मनन करने योग्य है। 
प्रन्त में कवि झपने अहंकार का परिहार करता हुप्ना कहता है कि मेरे में कवित्व नही है, छन्‍्दों का भी 
परिज्ञान नही है फिर भी मैं देवसेन अपनी भावना के निमित्त इस ग्रन्थ की (प्राराधनासार की) रचना कर रहा हूं। 
यदि इसमे प्रज्ञतावश प्रवचन विरुद्ध कहा गया हो, तो मुनीद्धजन उसका संशोधन कर ले । 
इस ग्रन्थ पर एक सस्क्ृत टीका है, जिसके कर्त्ता काष्ठासंघी मुनि क्षेमकीति के शिष्य रत्नकीति हैं। यह 
रत्नकीति पडिताचार्य के नाम से विश्रुत थे। टीका सरल, सुबोध और प्रसाद गुण से युक्‍त है। और ग्रन्थ कर्त्ता के 
रहस्य को उद्धाटित करती हुई वस्तु तत्त्व की विवेचक है। मूल ग्रन्थ श्रौर टीका दोनों ही माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला से 
प्रकाशित है । 
नयखक्त--८७ गाथात्मक है, जिसे लघु नयचक्र भी कहा जाता है। यह नाम करण किसी बडे नयचक्र को 
देखकर बाद में किया गया जान पड़ता है। समाप्ति वाक्य में इसे नयचक्र प्रकट किया है। श्रन्यत्र भी नयचक्र के 
नाम से इसका उल्लेख मिलता है? । 
देवसेन ते नयचक्र मे नयों का मूल रूप से सुन्दर वर्णन किया है। नयों के मूल दो भेद द्रव्याथिक पर्याया- 
थिक किये गए है श्नौर शेष सब सख्यात झ्संख्यात भेदो को इन्ही के भेद-प्रभेद बतलाया गया है * | नयों के कथन 


१. ध्वेताम्बराचाय यशोविजय ने 'द्रव्यगुशपर्यायरासो' मे और भोज सागर ने <द्रव्यानुयोग तकंणा' मे भी देवसेन के 
नामोल्लेख पूर्वक लघु नयचक्र का उल्लेख किया है। 
२. णिचुछ य ववहारणया मूलिमभेयागयाण सब्बाण । 
णिच्छय साहर॒हेउ पज्जयदव्वत्यिय मुणह । 
दो चेबय मूलणया भशियादव्वत्थ पज्जयस्थ गया । 
शे अख संखा ते तब्मेया मुणेयव्या। 





--मय अचक्रसप्रह 


२३४ जैन धर्म का प्राचोत इतिहास-- भाग २ 


का प्रारम्भ करते हुए लिखा है कि--जो नयदृष्टि से विहीन है उन्हे वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नही होती । भ्रौर | हैं 
वस्तु स्वरूप की उपलब्धि नही है--जो वस्तु स्वरूप को नही पहचानते---बवे सम्यग्दृष्टि केसे हो सकते | यथा-- 


जो णयविट्टि बिहीणा ताणण वत्थुसरुवउबलद्धि। 
बत्थुसहाबविहुणा सम्मादिटठी कहें. हुँति॥ 
ग्रन्थकार ने यह बडे मर्म की बात कही है। इसपर से ग्रन्थ के महत्व का स्पष्ट प्राभास मिल जाता है । 
ग्रन्थ के अन्त में कर्ता ने नयचक्र के विज्ञान को सकल शास्त्रों की शुद्धि करने वाला और दुर्णय रूप अन्धकार के लिये 
मातंण्ड बतलाते हुए लिखा है कि यदि भ्रज्ञान महोंदधि को लीलामाज् में निरना चाहते हो तो नयचक्र को जानने के 
लिए ब्रपनी बुद्धि लगाओ--नयो का ज्ञान प्राप्त किए बिना भ्रज्ञान महासागर से पार न हो सकोगे । 
यहा यह बात विचारणीय है कि प्रस्तुत नयचक्र वह नपचक्र नही जिसका उल्लेख अकलक देव ने न्याय- 
विनिदचय में झौर विद्यानन्द ने अपने तत्त्वाथं इलोक वातिक के नय विवरण प्रकरण मे निम्न पद्य द्वारा किया है.-- 
न्याय विनिश्चय के अन्त में लिखा है--इष्टं तत्त्वमपेक्षा तो नयानां नयचक्रतः ।।३-६ १ 


सक्ष पेण नयास्तावद्‌ व्यास्याताः सूत्र सूचिता: । 
तद्िशिषाः प्रप"चेन संचिस्त्या नयचक्तः। 


इस पद्म में जिस नयचक्र के विशेष कथन को देखने की प्रेरणा की गई है वह यह नयचक्र नहीं है। एक 
बड़ा नयचक्र श्वेताम्बराचार्य मल्‍लवादि का प्रसिद्ध है जिसे द्वादशार नयचक्र कहा जाता है। और जिसका समय 
वि० सं० ४१४ माना जाता है। पर मत्लवादि ने रिद्धसेन के सनन्‍्माति पर टीका लिखी है जिसका निर्देश हरिभद्र ने 
किया है। और सिद्धसेन का समय पाँचवी शताब्दी माना जाता है। वे गुप्त काल के विद्वान है। भ्रत मल्लवादी 
का समय भी सिद्धसेन के बाद ही होना चाहिए । क्‍योंकि जिनभद्र गणी क्षमा श्रमण ने अपने विशेषावश्यक भाष्य में 
सिद्धसेन और मल्लवादि के उपयोग के अभेद की चर्चा विस्तार से की है। उक्त विशेषावह्यक बललभी मे वि० स० ६६६ 
में समाप्त हुआ था। इससे मललवादी का समय छठी शताब्दी जान पडता है । 


प्रस्तुत नयचक्र दर्शन सार के कर्त्ता की कृति मालम नहीं होता, वह किसी भ्रन्य देवसेन द्वारा रचा गया 
होगा, उसके निम्न कारण है -- 


देवमेन ने अपने ग्रन्थों (दर्शनसार, श्राराधनासार और तत्त्वसार) मे श्रपना नाम कत्तरूप से उल्लेखित 
किया है, किन्तु प्रस्तुत नयचक्र मे कर्त्ता का नाम नही दिया है। 

२ नयचक्र की गाथा न० ४७ के आगे 'तदुच्यते! वाक्य के साथ दो पद्च भ्रन्‍्य प्रस्थों से उद्धत किये है। 
90% 0 हज 00006 के द्रव्य सग्रह की है। द्रव्य मग्नह का निर्माण दर्णनसार के बाद 
हुआ है, वह ११वीं शताब्दी की रचन। है। ऐसी स्थिति में वह दर्शनसार के कर्ता देवसेन की कृति कैसे हो सकती है ? 

३ दर्शनसार के कर्ता के ग्रन्थों के नाम सारान्त पाये जाते है ज॑से दर्शनसार श्राराधनासार घ्रौर ततत्वसार 
गोम्भटसार के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने भी अपने ग्रन्थों के नाम सारान्त रकक्‍्खे है। जेसे ललब्दितार 
क्षप्पणासा र, जिलोकसा र भ्रादि । , 


नयचक्र नाम के श्रनैक ग्रन्थ है। द्रव्य स्वभाव प्रक/शक नयचक्र, श्रुतभवन दीपक नयचक्र और आालाप 
पद्धति । इनमें द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नयन्तक्र के कर्ता देवसेन के शिष्य माइल्‍ल घवल है। इनका परिचय अलग से 
दिया गया है । है 


देवसेन 


श्रुतभवन दीपक नयचतक्र के कर्ता देवसेन है। इस नय चक्र में दो नयों का संग्रह है। प्रथम नयचक्र के 


मगल पद्च में घातिया कर्मो के जीतने वाले श्री वद्ध मान को नमस्कार करके झागम ज्ञान की सिद्धि के लिये नय के 
विस्तार को कहता हू । यथा-- 


सवभी-बहावी धताब्द के झाचाये २२५ 


श्री वद्धंमानमानम्थ, जितघातिचतुष्टयं । 
वक्ष्येह नयविस्तारसागमज्ञानसिद्धये ॥ 
नय का लक्षण देते हुए लिखा है--नानास्वभावेभ्यों व्यावृत्य एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयतीतिनय: ।' 
जो वस्तु को नाना स्वभावों से हटा कर एक स्वभाव में (विषय में) निश्चय कराता है वह नय है । एक गाथा उक्त 
च्‌ रूप से दी है, जो घवला टीका में भी उद्धुत हैः -- 
णयवित्ति णश्नो भणिदो बहूहि गुणपज्जएहि ज॑ं दव्व । 
परिणामचेत्त कालन्तरेसु श्रविणद् सब्भाव॑ ॥ 
इसके बाद सप्त नयों का गद्य-पद्य मे वर्णन किया गया है। 
द्वितीय नयचक्र के मगल पद्य में मोह रूपी भश्रन्धकार को नप्ट करने वाले अनन्तज्ञानादि रूप श्री से युक्त 
वद्धंमान रूपी सूर्य को नमस्कार करके गाथा के अर्थ से अविरुद्ध-अनुकूल रूप से मेरे द्वारा नयचक्र कहा जाता है .-- 
श्रीव्धमानाकंसानस्य भोहध्वास्तप्रमेदिनं । 
गाथा्थस्यथाविरोधेन नयचक्र. सयोच्यते ॥ 
दूसरे पद्य में जिनपति मत (जैनमत) एक पृथ्वी है, उसमें समयसार नामक रत्नों का पहाड है, उससे रत्न 
लेकर मोह के गाढ़ विश्रम को नष्ट करने वाले श्र्‌तभवन दीपक नयचक्र को कहता हू । 
जिनपति सतमह्यां रत्नशेलादयापाविह हि समयसारादबुद्ध बुद्धया गृहीत्वा । 
प्रहतघना बिमोहूं सुप्र माणादि रत्न, श्रुतभूवन सुदीपं॑ विद्धि तदव्यापनीयं ॥॥२ 
प्रस्तुत नयचक्र “श्र तभवन दीपक नाम से ख्यात है जो देवमेन के गाथा नय॑चक्र से भिन्‍नता का बोधक है। 
कताके साथ भट्टारक विशेषण भी प्रा० नयचक्र के कर्ता से भिन्‍नता का सूचक है। यह तयचक्र सरकृत गद्य-पद्म मे' रचा 
गया है । विषय विवेचन की दृष्टि श्रौर तर्कणा शैली सुन्दर है, जो ब्योम पण्डित के प्रतिबोधन के लिये रचा गया है। 
जैसा! कि उसके निम्न पृष्पिका के 'इति देवसेन भट्टारक विरचिते व्योम पडित प्रतिबोधके वयचक्रे' वाक्य से जाना 
जाता है। इसमें तीन भ्रधिकार है। ग्रन्थ के शुरू में समयसार की तीन गाथाग्रो को उद्धृत करके कर्ता ने संस्कृत गद्य 
में उनकी व्याख्या करते हुए व्यवहार नय की ग्रभूतार्थता और निश्चय नय की भूुतार्थता पर श्रच्छा प्रकाश डाला है । 
ग्रन्थ व्यवस्थित और नयादि के स्वरूप का प्रतिपादक है। इसका सम्पादन क्षुल्लक सिद्धसागर ने किया है। झौर 
वर्धमान पाद्व॑नाथ शास्त्री ने सोलापुर से प्रकाशित किया है। सामग्री के श्रभाव मे रचना का समय निर्णय करना 


कठिन है । 


झालाप पद्धति 

झालाप पद्धति के कर्ता देवसेन बतलाये जाते है। परन्तु ग्रन्थ मे कही भी कतृ त्व विषयवा सकेत नहीं 
मिलता । इस कारण यह भी दर्शनसार के कर्ता देवसेन की कृति नही मालूम होती | यद्यपि प्राकृत नय चक्र और 
आलाप पद्धति का विषय समान है। झ्ालाप पद्धति नयचक्र पर लिखी गई है। जँसा कि उसके निम्न वाक्य से 
प्रकट है * 
आालाप पद्धतिवेचन रचनानुक्रमेण नयचक्रस्योपरि उच्यते ।' फिर प्रइन हुआ कि इसकी रचना कि लिये 
की गई है, तब उत्तर में कहा गया है कि द्रव्य लक्षण सिद्धि के लिये और स्वभाव सिद्धि के लिये झ्ालाप पद्धति 
की रचना की गई है।' श्रव तक इसे दर्शनसार के कर्ता की कृति कहा जाता रहा है, पर इस सम्बन्ध में, अब तक 
कोई भ्रन्वेषण नही किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि यह दर्शनसार के कर्ता की कृति है या भ्रन्य किसी 


देवसेन की । 


>> >न्‍न्‍नन-न>+++++++ न वन डीजे 5ज5े अृनाण 


१. सा च किमर्थम्‌ । द्रव्यलक्षण सिद्धयर्थ स्वभाव सिद्युयर्थ च। आलापपद्धति 


७०3०.-_3०.3९५५७० ५०-५४ नननिननननीन नमन नमी तीन पन्‍तीान---+3 ५4 न+ नानक 43७ क++नन---+3नक बनता निननयणणयणण नियानननलन> न >तिनन नमन नम 4+नल, 








२१३६ जन धर्म का प्राचीन इतिहास--भ।ग २ 


तो रणाचार्य 


यह कुन्द कुन्दान्वय के विद्वान थे। शोर दशाल्मली नामक ग्राम म आकर रहे थे। वहा उन्होने लोगो का 
श्रज्ञान दूर किया था श्लौर जनता को सन्मार्ग में लगाया था। तथा श्रपने तेज से पृथ्वी मण्डल को प्रकाशित किया 
था। तोरणाचार्य के शिष्य पुष्पनन्दि थे। जो उक्त गण में अग्रणी थे। पुष्पनन्दि के शिष्य प्रभाचन्द्र थे, जिनके 
लिये यह वसति बनवाई गयी थी। उस समय राष्ट्रकूट वर्शा राजा गोविन्द तृतीय का राज्य था | उसके राज्य के 
दो ताम्रपत्र मिले हैं।” एक शक स० ७२४ का और दूसरा शक स० ७१६ का । भ्रत: इन प्रभावन्द्र के दादा गुरु 
तोरणाचार्य का समय प्रभाचन्द्र से लगभग ४० वर्ष पूर्व माना जाय तो उनका समय शक सं० ६७६ सन्‌ ७५६ होना 
चाहिए । भ्रर्थात्‌ वे ईसा की झआाठवी शताब्दी के विद्वान थे श्ौर विक्रम की (वी शताब्दी के । 


कुमा रसेन भट्टारक 


भट्टारक कुमारसेन को शक स० ८२२ (सन्‌ ६००) वि० स० ६५७ में सत्यवाक्य कोगणिवर्म धर्म महा- 
राजाधिराज ने, जो कि कुबलाल नगर के स्वामी थे । और श्रीमत्पेम्मनडि ऐरेयप्पेरस ने सफेद चावल, मुक्तश्रम, 
घी सदा के लिये चू गी से मुक्तकर पेम्मंनडिवसदि के लिए भट्टारक कुमारभेन को दिया था। इससे इन कुमारसेन का 

समय ईसा की नवमी और विक्रम की दशवी शताब्दी है ! 
“जन लेख स० झ्रा० २ १० १६० 


कुमा रसेन 


यह कुमारसेन वीरसेन के शिष्य थे, जो चन्द्रिकावाट के विद्वान थे। इन्होंने मूलगुण्ड में अ्रपना स्थायी 
निवास बना लिया था। यह बड़े विद्वान थे। इनका समय १०वीं शताब्दी है । 


रविकीति 


रविकीति अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान और जेनधर्म के सपालक थे। ऐहोल-अभिलेख बीजापुर जिले 
के हुगुण्ड तालुका के ऐहोल के मेगुटि नाम के जैन मन्दिर की ओर पूर्व की दीवाल पर अ कित है। लेख में १६ 


१. कोण्डकोन्दान्वययों दारों गणो5भूदुभुवनस्तुत । 
तदतद्‌ विषय विश्यात शाल्मली ग्राममावसन्‌ । 
प्रासीद (१) तोरणाचार्य स्तप फलपरियग्रह । 
तत्रोपशम समृत भावनापास्तकल्मप ॥। 
पण्डित' पुष्पनन्दीति बभूवभुवि विश्वुत । 
अन्तेवासी मुनेस्तस्य सकलइचन्द्रमा.व |! 
प्रति दिवस भवद्वृद्धि निरस्तदोपों व्यथेत हृदयमल । 
परिभूतचन्द्र बिम्बस्तच्छिष्यो5मूत प्रभाचन्द्र ॥ 
--शक स० ७२८ का ताम्रपत्र 
आसीद तो रणाचाय कोण्डकुन्दान्वयोद्भव, ! 
स चेतद्‌ विषये श्रीमान्‌ शल्मलीग्राम साश्रित. । 
निराकुत तमाराति स्थापयन्‌ सत्यथे जनान्‌। 
स्वतेजो द्योतिता क्षौशिशइलडाचिरिव यो बभौ । 
तस्याभृद्‌ पुष्पनन्दीतु शिष्यो विद्वान गणाग्रणी । 
तच्छिष्यश्चप्रभाचन्द्रस्तस्थेय घसति कृता। . --शक स० ७१६ का ताम्र,त्र 


नवमी-दर्श वीं शताब्दी के आचार्य ब्रछ 


पंक्तियाँ और ३७ इलोक हैं । अन्तिम पंक्ति छोटी है जो बाद में जोडी गई है। यह लेख धर्म, सस्कृोत झौर काब्य 
की दृष्टि से बड़े महत्व का है। श्रौर उपयोगी है। इस प्रशस्ति लेख के लेखक रविकीति हैं, जो सस्कृत भाषा के 
प्रच्छे बिद्वान और कवि थे। वे काव्य योजना में प्रवीण झौर प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कविता के क्षेत्र में कालिदास 
ओर भारधि की कीति प्राप्त की थी।” इस लेख से हमें केवल रवि कीति की प्रतिभा का ही परिचय नहीं मिलता 
किन्तु उक्त दोनो कवियो के काल की अन्तिम सीमा भी सुनिश्चित हो जाती है। यह लेख शक सं० ५५६ (सन्‌ ६३४ 
ई०) सातवी शताब्दी के दक्षिण भारत के राजनैतिक इतिहास पर अच्छा प्रकाश डालता है। रविकोर्ति चालुक्य 
पुलकेशी सत्याश्रय (पश्चिमी चालुक्य पुलकेशो द्वितीय) के राज्य में थे। यह राजा उनका सरक्षक या पोषक 
था। पुलकेशी स्वय घूरवीर, रण कुशल योद्धा था, प्रशस्ति में उसके पराक्रम, युद्ध सचालन, साहस भ्रौर सैनिकों को 
गतिविधियों का इतना सुन्दर और व्यवस्थित वर्णन दिया है जो देखते ही बनता है। मगलेश अपने भाई कं पुत्र 
पुलकेशी से ईर्षा करता था--उसकी कीरति से जलता था--और प्पने पुत्र को राजा बनाना चाहता था। पर नहुप के 
समान प्रतापी पुलकंशी के सामने उसकी शक्ति कु ठित हो गई--वह काम न झ्रा सकी, झौर राज्यलक्ष्मी ने पुलकेशी 
को वरण किया। 
पुलकंशी ने श्राप्याग्रिक, गोविन्द, गग, भ्रलूप, मौयं, लाट, मालव, गुर्जर, कलिग, कोसल, पललव, चोल, 
निन्‍्यानवे हजार गाव वाले महाराष्ट्र, पिष्टपुर का दुर्ग, कुणालद्वीप, वनवासी श्रौर पश्चिम समुद्र की पुरी को जीत 
लिया था । श्लौर राजा हर्ष वद्धंत को रोक कर नमंदा के किनारे अपना सैनिक केन्द्र स्थापित किया था । 
प्रशस्ति मे' पुलकेशी के प्रताप और तेज का बहुत सुन्दर वर्णन दिया है श्रौर बतलाया है कि पुलकंशी ने' 
झ्पनी सेना के कारण पललव राजाओं को इतना श्रातकित श्रौर भयभीत कर दिया था, जिससे वे श्रपनी राजधानी 
की चहार दीवारी के भीतर ही निवास करते थे--बाहुर निकलने का उनका साहस नही होता था । चोल देक्ष पर 
विजय प्राप्त करने के लिये उसने कावेरी नदी पार की तथा दक्षिण भारत के श्रन्य प्रदेशों को अपने आश्रित किया। 
रवि कीति का समय शक स० ५५६ (सन्‌ ६३४) सातवी छाताब्दी है। 
चन्द्रदेवाचाय 
चन्द्रदेव नन्दि राज्य के यशस्वी, प्रभावयुकत, शील-सदाचा र-सम्पन्न झ्राचार्य कल्वप्प नामक ऋषि पर्वत पर 
ब्रतपाल दिवगत हुए थे। यद्यपि यह लेख काल रहित है। इसमें राम्वबत्‌ का उल्लेख नही है फिर भी इसे लगभग शक 
स० ६२२ का माता जाता है । जो सन्‌ ७०० होता है। इनका समय विक्रम की ८वी शताब्दी होना चाहिए । 
“जैन लेख स० भा० १ पृ० १४ ले० ३४ (८४) 
दूसरे चन्द्रदेद को कल्याणी के प्रसिद्ध रावंशध राजामल्लिकाजु न ने शक स० ११२७ रक्‍ताक्षि सवत्सर 
द्वितीय पौष सुदि ब॒धवार मकर संक्रान्ति के दिन उक्त गुरु चन्द्रदेव भट को जलधारा पूर्वक दान दिया गया था। 
इनका समय सन्‌ १२०५ ई० है। 
(जैन लेख स० भा रे पृ० २९४) 
श्रायंसेन 


मूलसंघ वरसेनगण और पोगरि गच्छ के विद्वान श्राचार्य थे। भर ब्रह्मसेन ब्रतिप के शिष्य थे। 
जो प्रनेक राजाशो द्वारा सेवित थे । आ्रायसेन के शिष्य महसेन थे।” शिलालेख में महासेन मुनीन्द्र के छात्र चाकि- 








चल ++-.- 


१. स विजयता रविकीति कविताश्रित कालिद!स भारबि कीति. । --मेगुति लेख 
२ श्रीमूलसधे जिनधमंमूले, गणाभिधाने वरसेन तास्नि । 

गच्छेष तुच्छेषपि पोगर्यभिक्खे संस्तूषमानों मुनिराय्येसेन: ॥ 

तस्थायेसेनस्थ मुनीश्वरस्य शिष्यो महासेत महा सुनीन्‍्द्र: ॥। “जैन लेश् स० भा० २ पृ० २२८ 


२३८ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास---भाग २ 


राज वाणस वंछ के तथा केतलदेवी के झ्ाकिसर थे। उन्होंने शातिनाथ, पाश्वेनाथ तथा सुपाहर्वनाथ की प्रतिमा 
बनवाई थीं, और पौन्‍्नवाड़ वर्तमान होन्वाड में त्रिभुवत तिलक नामक चैत्यालय बनवाया ।' श्रौर उसके लिए कुछ 
जमीन तथा मकानात्‌ शक स० ६७६ सन्‌ १०५४ में दान दिया था। झ्रत. आयंसेन का समय सन्‌ १०२६ के लगभग 
होता चाहिये । “जैन शिलालेख भा० २१० २२८ 


शग्रायेनन्दी 


कवि झसग ने, जो नागनन्दी का शिष्य था। उसने आर्यनन्दी गुरु को प्र रणा से व्धभान पुराण की रचना 
की , थी । कवि ने इसे स० ६१० में बनाकर समाप्त किया था। कवि का मित्र जिनाप्य नाम का एक ब्राह्मण विद्वान 
था। बह प्रक्षपात रहित, जिनधर्म में अनुरक्‍्त, बहादुर श्रौर परलोक भीरू था, उसकी व्याख्यान शीलता और पुण्य 
श्रद्धा को देखकर उक्त पुराण ग्रन्थ की रचना की है। प्रायंनन्दि गुरुका समय विक्रम की १० वी शताब्दी का 
प्रारम्भ है । 


जयसेन 
यह लाड वागडसघ के पूर्णचन्द्र थे । शास्त्र समुद्र के पारगामी ओर तप के निवास थे। तथा स्त्री के कला- 
रूपी वाणों से नहीं भिदे थे-पूर्ण ब्रह्मचर्य से प्रतिप्ठित थे। जैसा कि प्रद्युम्नचरित की प्रशस्ति के निम्न पद्म से 
प्रकट है ः ढः ः 4 
श्रोलाटबर्गट नभस्तल पूर्णचन्द्र: श्ञास्त्रा्णवान्तग सुधी तपसां निवास'। 
कानता कलावपि न यस्य शरंविभिन्‍नं, स्वान्तं बभूब से मुनिर्जयसेन नामा ।! 
इनके शिष्य गुणाकरसेन सूरि थे और प्रशिष्य महासेन, जो मुड्ज नरेश द्वारा पूजित थे । इन जयसेन का 
का समय विक्रम की दशवी शताब्दी है । 


कनकसेन 
कनकसेन सेनान्वय मूलसघ पोगरीगण के सिद्धान्त भट्टारक विनयसेन के शिष्य थे। शक स० ८१५ (सन्‌ 
८६२६०) मे निधियण्ण और चेदियण्ण नाम के दो वणिक पत्रों ने (85005 णी 4 वाटाला47 07 57 पथ?! 
ने नगड्रू (धमंपुरी ) मे एक जिनमदिर वनवाया। इनमे से पहते को राजा से 'मुलपल्लि' नाम का गाव दान मे 
मिला । जिसे उसने कनकसेन भट्टारक् को मन्दिर की सुव्यवस्था के लिये प्रदान किया । 
(जन लेख स० भा० ४ पृ० ३६) 


ग्रजितसेनाचाय 

आचार्य अभ्रजितसेन आर्येसेन के शिष्य थे। बड़े भारी विद्वान ग्रोर तत्त्व चिन्तक थे | मूलगुण्ड के सन्‌ 

१०४५३ ई० के ,एक शिला लेखमे अजितसेन भट्टारक को “चन्द्रिकावाटान्वयवरिप्ठ' बतलाया है। यह राजाओ से 

सम्मानित थे । गगवशी राजा मारसिह और राचमल्ल के गुरु थे। आ्ञर इनके मत्री एवं सेना्पति चामुण्डराय के भी 

गुरु थे। इसी से गोम्मटसार के कर्ता झाचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने उन्हे ऋद्धि प्राप्त गणधर देवादि के समान 
गुणी और भुवन गुरु बतलाया है । जेसाकि उसको निम्न गाथा से प्रकट है 


७ गण जनता -- - >०जीलीदतथत_त--ेत-न न ०-3>०९०००...... 


न्‍ 


१. तन्निर्मित भुवन बुम्भुकमत्युदात्त, लोक-प्रसिद्धविभ-वोन्नतपोन्नवाड़े । 

ररम्थते परमशास्तिजिनेन्द्रगेह, पाइ्बद्वयानुगतपाब्वंसुपाश्वबासम्‌ ॥ 

महासेनमुनेच्छात्र, चाड्टिराजिेन निर्मित । 

दष्टु कामाघसंहारि शान्तिनाथस्य बिस्बबाम्‌ ॥ “जन शि० ले० स० पृ० २२६ 


तंवभी-द्षवीं, शताब्दी के आचार्य २३६ 


झ्रज्जज्जसेण गुणणयण समूह सधारि--झ्रजियसेण गुर । 
भुवणगुरु जस्स गुरु सो राह्नो ग्रोम्मटो जयकऊ ॥७३३॥ 


यह अ्रणितसेन श्रपने समय के प्रसिद्ध झ्राचार्य थे । 

चामुण्डराय का पुत्र जिनदेवन भी इनका शिष्य था। उसने सन्‌ ६६५ ई० में श्रवणबेलगोल में एक जिन 
मन्दिर बनवाया था! । प्रस्तुत अजितसेनाचारये प्रसिद्ध कवि रन्नके भी गुरु थे । 

गगवश्ञी राजा मारसिह बडे वीर झ्ौर जिनधर्म भक्त थे। इन्होने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण ततीय के लिये 
गुजरदेश को विजय किया, विश्ध्यपर्वत की तली में रहने वाले किरातो के समूह का जीता, मान्यब्ेट मे कृष्ण राज 
की सेना की रक्षा की, इन्द्राज चतुर्थ का अभिषेक कराया। और भी पझनेक राजाओं को विजित किया। अनेक 
युद्ध जीते, श्रौर चेर, चोड, पाण्ड्य, पल्‍लब नरेशो को परास्त किया । जैन धर्म का पालन किया । अनेक जिनमभन्दिर 
बनवाये प्लौर मन्दिरों को दान दिया | मारसिह ने ६६१ ई० से ६७४ ई० तक राज्य किया है। इनके धर्म महा राजा- 
घिराज, गंगचूड़ामणि, गंगविद्याधर, गगकन्दर्प भ्योर गगवज्ञ आदि विरुद पाये जाते हैं। भ्ौर पश्रन्त मे राज्य 
का परित्याग कर भ्रजितसेन गुरु के समीप सन्‌ &७४ ई० में बकापुर में समाधि पूर्वक शरीर का परित्याग 
किया । 

मे प्रजित सेनाचायं का समय ई० सन्‌ ६६० (वि० स० १०१७) है । भ्रजितसेन के शिष्य कनकसेन 

द्वितीय थे । 


नागनन्दी 


सूरस्थ गण के मुनि श्रीनन्दि भट्‌टारक के प्रशिष्य और विनयनन्दि सिद्धान्त भट्टारक के दिष्य थे । 
इनके पाद प्रक्षालन पूर्वक कुक्कनूर ३० में स्थित अ्रपनी जागीर से ३०० मन्तर प्रमाण कृष्य भूमि, कोपण में यादव 
वश में समुत्पन्न महा सामनन्‍्त शद्भूर गण्डरस द्वारा निर्मापित जयधीर जिनालय को नित्य प्रति की झ्रावश्यकताओ 
की पूर्ति के लिये दान में दी गई थी। यह लेख भ्रकाल वर्ष कन्नरदेव (राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय) के राज्य में 
रकताक्षि सवत्सर एवं शक सवत्‌ ८८७ सन्‌ ६६४ ईस्वी में लिखा गया था ! इससे नागनन्दी का समय सन्‌ €६४ है । 


“जैनिज्म इन साउथ इडिया पृ० ४२६ 


गोल्लाचार्य 


मूल सघान्तगंत नन्दिगण से प्रसृत देशीयगण के प्रसिद्ध प्राचाययं थे, भौर गोल्लाचाय नाम से ख्यात थे | यह 
गृहस्थ अ्रवस्था में पहले गोल्लदेश के अधिपति (राजा) थे। प्रौर नूलचन्दिल नाम के राजवंज् में' उत्पन्न हुए थे 
उन्होंने किसी कारणवश ससार से भयभीत हो, राज्य का परित्याग कर जिनदीक्षा ले ली थी' | झ्लौर तपश्चरण द्वारा 
ध्रात्म-साधना में तत्पर थे। वे श्रमण अधस्था में श्रच्छे तपस्वी, और शुद्धरत्नत्रय के धारक थे। सिद्धान्तशास्त्ररूपी 
समुद्र की तरगो के समूह से जिन्होने पापों को धो डाला था। इनके शिष्य त्रेकाल्य योगी थे । इनका समय सभवत 


दछ्शवीं शताब्दी है । 





१ इत्यादद्ध मुनीखसन्ततिनिधौं श्रीमुलसडथे ततो। 
जाते नन्दिगण-प्रभेदविलसहेशीगरो विश्वुते । 
गोल्लाचार्य इति प्रसिद्ध-मुनिषोष्मृद्गोल्लदेशाधिपः । 
पूर्व के न थे हेतुना भवभिया दीक्षां गृहीतस्सुधी :॥ 
--जैनलेखस ग्रह भा०१ ले० नं० ४० पृ० २४ 


के जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


प्रनन्‍्तवीय (वृदढ)-- 

सिद्धिविनिश्चय के टीकाकार एक वृद्ध श्रनन्तवीर्य हुए है। सिद्धिविनिश्चय टीका के पृ० २७, ५७, १३५, 

५३८) से ज्ञात होता है कि उनकी यह टीका रविभद्रपादोपजीवी अ्नतवीय को प्राप्त थी, उन्होने भ्रपनी टीका में 

उसकी कुछ बातो का निरसन भी किया है । पर वे उससे प्रभावित नही थे, और संभवत वह उन्हे विशेष रुचिकर भी 

न थी। इसी से उन्होंने अपनी टीका का निर्माण किया। इससे इतना तो निश्चित है कि यह अनन्तवीर्य उनसे पूर्व॑वर्ती 
है। सभवत इनका समय वि० की €वी शताब्दी का मध्यकाल हो सकता है । 


अनन्तवीय 

इनका पेग्गूर के कन्‍नड शिलालेख में वीरसेन सिद्धान्त देव के प्रशिष्य और गोणसेन पण्डित भट्ठारक के 

शिष्य के रूप में उल्लेख है? । ये श्री बेलगोल के निवासी थे। इन्हे बेद्दोरेगरे के राजा श्रीमत्‌ रक्‍्कस ने पेरग्गदूर 

तथा नई खाई का दान किया था । यह दान लेख शक सं० ८९६ (ई० सन्‌ ६७७) का लिखा हुझ्ना है। अतः इनका 
समय ईसा की दसवी शताब्दी है । 


इन्द्रनन्दी प्रथम 


इनका उल्लेख ज्वाला मालिनी कल्प की प्रशस्ति मे इन्द्रनन्दी (द्वितीय) ने किया है। इन्द्रादि देवो के 
द्वारा इनके चरण कमल पूजित थे । जिनमत रूपी जलधि (समुद्र) से पापलेप को धो डाला था। सिद्धान्त शास्त्र के 
ज्ञाता त्रिलोक रूपी कमल वन में विचरन करने वाले यशस्वी राजहस थे। । इनका समय विक्रम की दह्यवी शताब्दी 
का पूर्वार्ध है । 


वासवनन्दी 

यह इन्द्रतन्दी प्रथम के शिष्य थे। बड़े भारी विद्वान थे। जिनका चरित्र पाप रूपी छ्षात्र्‌ सैन्य का हनन करने 

के लिये तेज तलवार के समान था। शक्रौर चित्तशरत्कालीन जल के समान स्वच्छ और शीतल था, जिनकी निर्मल 

कीत शरत्कालीन चन्द्रमाकी चादनी के समान प्रकाशमान थी! | इनका समय भी विक्रम का दशवी शताब्दी का 
मध्य भाग होना चाहिये ! 


१. श्री बेलगोलनिवासिगलप्प श्री बीरसेनसिद्धान्तदेवर वर शिप्ययर श्रीगोशासेनपण्डित॒भटटारकवर शिष्य श्रीमन 


अनन्तवीयंगले'** । 
-जन शिला० स० भा० २ पृ १६९ 

२. आसीदिन्द्रादिदेव स्तुतपदकमलश्नीद्धनदिमु नीस्‍्द्रो । 

नित्योत्सप्पंच्चरित्रों जिनमतजलबिधोतपापोपलेप' । 

प्रज्ञानावामलोयत्मगुणगराभुतोत्कीणु विस्तीस सिद्धा--- 

लाम्भोराशिरित्ित्लोक्याबुजवन विचरतसद्यशों राजहस ।। 
३. यदवत्त दुरितारिसेन्य हनमे चण्डासिधारायितम्‌ । 

चित्त यस्थ हरत्सरसलिलवत्‌ रबच्छे सदा शीतलम्‌ । 

कीनिः शारदकौमुदी शब्विभुतो ज्योत्स्नेव यव्याउमला । 

स श्री वासवनदिसन्मुनिपति छिष्यस्तदीयों भवेत | 


सबसी दसवीं शत्ताब्दी के आचार्म २४१ 


रविचन्द्र... 
प्रस्तुत रविचन्द्र सूरस्थगण के एलाचार्य की गुरु परम्परा में हुए हैं। प्रभाचनद्र योगीश, कल्नेलेदेव, रविचन्द्र 
मुनीश्वर रविनन्दि देव--एलाचार्य 
गग राजा मारसिह (द्वितीय) के समय पौष कृष्ण & मंगलवार शक ८५४ दुन्दुभि सवत्सर, उत्तरायण 
सक्रान्ति के समय मेलपाटि के स्कन्धावार से कोमल देश में स्थित कादलूर' ग्राम एलाचार्य को दिये जाने का उल्लेख 
है । चू कि इस कन्‍्नड दिलालेख का समय सन्‌ ६६२ है।" ग्रतः यह रविचन्द्र दशवी शताब्दी के विद्वान हैं । 


मुनि राससह (बोहापाहुड के कर्ता) 
मुनि रामसिह ने अपना कोई परिचय नही दिया, भ्रौर न प्रपनेगुरु का नामोल्लेख ही किया । भ्रन्थ में रचना- 
काल भी नही दिया और न अपनी गुरु परम्परा का उल्लेख ही किया इनकी एकमात्र कृति दोहा पाहुड' है। जिसमें 
२२२ दोहे है। जिनमें प्रात्म-सम्बोधक वस्तु तत्त्व का वर्णन किया गया है। दोहे भावपूर्ण भौर सरस है। चकि इस 
ग्रन्थ के कर्ता रामसिह योगी है। उन्होने २११ न० के दोहे मे 'रामसीहु मुणि इम भण$” वाक्य द्वारा अपने को उसका 
कर्ता सूचित किया है। डा० ए० एन० उपाध्ये ने लिखा है कि 'एक प्रति की सन्धि मे भी उनका नाम मात्र आया है। 
प्रस्तुत रामसिह योगीन्दु के बहुत ऋणी है । उन्होने उनके परमात्म प्रकाश से बहुत कुछ लिया है ।' रामसिंह रहस्यवाद 
के प्रमी थे । इसी से उन्होने प्राचीन ग्रन्थकारो के पद्यो का उपयोग किया है। वे जोइन्दु श्रौर हेमचन्द के मध्य हुए हैं । 
रामसिह का समय दसवी शताब्दी है। क्योकि ब्रह्मदेव ने परमात्म प्रकाश की टीका में उसके कई दोहे उद्धत किये हैं। 
अह्यदेव का समय वि० की ११वीं शताब्दी है। भ्रतः रामसिह १० वी शताब्दी के विद्वान होने चाहिये। 
ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय अध्यात्म चिन्तन है। प्रात्मानुभूति श्रौर सदाचरण के बिना कमंकाण्ड व्यर्थ 
है। सच्चा सुख, इन्द्रिय निग्रह भ्रौर भ्रात्मध्यान में है । मोक्षमार्ग के लिये विषयो का परित्याग करना श्रावश्यक है । 
बिना उसके देह में स्थित आत्मा को नही जाना जा सकता | ग्रन्थ में रहस्यवाद का भी सकेत मिलता है। कुछ दोहों 
का श्रास्वाद कीजिये । 
ह॒त्य श्रहुद्रह वेवली बालह णाहि पवेसु । 
सतु णिरंजणु तहिहि वसट्ठ णिस्मल होड़ गबेसु (॥४॥ 
साढे तीन हाथ का यह छोटा-सा शरीर रूपी मन्दिर है। मूर्ख लोगो का उसमें प्रवेश नही हो सकता, इसी 
में निरजन (आत्मा) वास करता है, निर्मेल होकर उसे खोज । 
प्रष्पा बुज्किउ णिच्चु जइ केवलणाण सहाउ। 
ता पर किज्जडइ कांइ बढ तणु उरप्परि झनुराउ ॥ २२।। 
जब केवल ज्ञान स्वभाव झात्मा का परिज्ञान हो गया, फिर यह जीव देहानु राग क्यो करता है ? 
धंधइ पडियड सयल जगु, कम्मईं करइ प्रयाणु । 
मोक्खहूं कारण एक्कु खणु ण वि चितइ भ्रप्पाणु ॥ 
सारा ससार धन्धे में पड़ा हुआ है भौर प्रशानवश कर्म करता है, किन्तु मोक्ष के लिए भ्रपनी आत्मा का एक 
क्षण भी चिन्तन नहीं करता । 
सप्पि मुक्की कंचु लिय ज॑ विसु तं ण मुएह । 
भोगहं भाउ ण परिहरइ लिगग्गहणु करेइ ॥१५ 
जिस तरह सप कांचुली तो छोड़ देता है, पर विष नही छोड़ता । उसी तरह द्रव्य लिगी मुनि बेष धारण 
कर लेता है किन्तु भोग-भाव का परिहार नहीं करता । 
प्रष्ष सिल्लि वि जगतिलउ मूढ म भायहि प्रण्णु । 
जि मसरगउऊ परिया णियउ तहु कि कच्छचह्ु गण्ण्‌ ७२ 


१. (एन्युअलरिपोर्ट आफ साउथ इण्डियन एपिग्राफी सत्‌ १९३४--५२३ पु० ७) 


निखिल जल 


२४२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--माण २ 


जगतिलक भ्रात्मा को छोडकर हे मृढ ! अन्य किसी का ध्यान मत कर, जिसने आत्मज्ञान रूप माणिक्य 
पहिचान लिया, वह क्‍या काँच को कुछ गिनता है । 
महा देह म रज्जियह देह ण श्रप्पा होइ। 
देहुई भिषण्णए णाणमउ सो तुहूं श्रप्पा जोइ ॥१०७॥ 
हे मढ | देह में राग मत कर, देह आत्मा नही है । देह से भिन्‍न जो ज्ञानमय है उस प्रात्मा को तू देख । 
हलि सहिकाइ' करइ' सो दप्पण, जहि पडिबिम्बु ण दीसइ अप्पण । 
धंधवालु मो जग पड़िहासइ, घरि भ्रच्छंतु ण घरबइ दीसइ ॥१२२ 
है सखि ! भला उस दर्पण का क्या करे, जिसमे अपना प्रतिबिम्ब नही दिखाई देता। मुभे यह जगतू- 
लज्जावान प्रतिभासित होता है, जिस घर में रहते हुए भी गृहपति का दर्शन नहीं होता । 
तित्यईं तित्थ भमेहि बढ़ धोयठ चम्मु जलेण। 
एहु मण किमधोएसि तुहुँ मइलउ पाव मलेण |।१६३॥ 
हे मूर्ख | तूने तीर्थ से तीथ भ्रमण किया और अ्रपने चमडे को जल से घो लिया, पर तु इस मन को, जो 
पाप रूपी मल से मलिन है, कैसे घोयगा । 
झ्रप्पा परहूं " मेलयउ भ्रावागमण ण भरग्गु। 
तुस कंड तहूं कालु गउ तंवुलु हत्थि ण लग्गु ॥ १८४ 
न आत्मा और पर का मेल हुआ और न भ्रावागमन भग हुआ | तुष कूटते हुए काल बीत गया किन्तु तन्दुल 
(चावल ) हाथ न लगा। 
पुण्णेण होद बिहश्नो विहबेण स्लो मएण मइ मोहों। 
मइ मोहेण य णरयं त॑ पुण्ण भ्रम्ह म होउ ॥| 
पुण्य से विभव होता है, विभव से मद, भौर मद से मतिमोह, शौर मति मोह से नरक मिलता है। ऐसा 
पुण्य मुझे न हो । 
इस तरह यह दोहा पाहुड बहुत सुन्दर कृति है। मनन करने योग्य है । 


पद्चकीति 

यह सेनसघ के विद्वान चन्द्रसेन के शिष्य माधवसेन के प्रक्तिय और जिनसेन के शिष्य थे। 

अपभ्रश भाषा के विद्यान और कवि थे। इन्होने अपनी गुरु परम्परा मे इनका उल्लेख किया है ।' इनकी एकमात्र 

कृति 'पासणाहचारिउ' है। जिसमे १८ सन्धिया और ३१५ कडबक है। जिनमे तेवीसवे तीर्थंकर पाश्व॑ंनाथ का जीवन- 

परिचय भ्रकित किया गया है। कथानक आचार्य गुणभद्र के उत्तर पुराण के अनुसार है। ग्रन्थ में यान्त्रिक छन्दों के 

अतिरिक्त पज्कमोटिका, अलिल्लह, पादाकुलिक, मधुदार, स्नग्विणी, दीपक, सोमराजी, प्रामाणिका समानिका और 
भूजगप्रयात छन्‍्दो का उपयोग किया गया है। ह 

कवि ने पाइ्वनाथ के विवाह की चर्चा करते हुए लिखा है कि पाश्व॑नाथ ने तापसियो द्वारा जलाई हुई 

लकडी से सप॑ युगल के निकलने पर उन्हे नमस्कार मन्र दिया, जिससे वे दोनों घरणेन्द्र श्रौर पद्मावती हुए । इससे 

पादवेनाथ को वेराग्य हो का । तीर्थंकर स्वय बुद्ध होते है उन्हे वेराग्य के लिए किसी के उपदेशादि की आवश्यकता 

नही होती। किन्तु बाह्य निमित्त उनके वराग्योपादन भे निमित्त अवश्य पड़ते है । इवेताम्बरीय विद्वान हेमविजय 


>> कया कऑीजज+- ओअ्निनत-+ +-++>+--.त.. 


१. सुप्रसिद्ध महामइ णियमधरु, थिउसेण सघ इहमहिहि वर । ओ 
तहि चदसेणु शामेण रिसी, वय-सजम-खियमद जासु किसी। 
तहाँ सीसु महाम३ शियमधारि, रायवतु गुणायरु बभयारि। 
सिरि माहउसेण महाणुभाउ, जिणसेणु सीसु पुण तासु जाउ। 
तहों पुष्व सरोहे पउमकित्ति, उप्पण्णु सीसु जिणु जासु चित्ति। 








सथमी*ददावी शताब्दी के आचाय॑ २४३ 


गणी ने तो नेमिनाथ के भित्ति बित्रो को पाइनाथ के वैराग्य का कारण लिखा है । दिगम्बर परम्परा में नाग घटना 
को वैराग्य का कारण लिखा है। इस मान्यता में कोई संद्धान्तिक हानि नही है। बादिराज ने पाइव॑नाथ के वैराग्य को 
स्वाभाविक बतलाया है । पाश्वेनाथ ने विवाह नहीं कराया, उन्हे वेराग्य हो गया। मूल आगम समवायाग श्रौर 
कल्पसूत्र में भी पाइवैनाथ के विवाह का वर्णन नही है। उन्हें बाल ब्रह्मचारी प्रकट किया है। किन्तु बाद के इवेता- 
म्बराचार्य शीलाक, देवभद्र प्रौर हेमचन्द्र ने उन्हे विवाहित बतलाया हूँ' । हेमचद्ध ने १२ बे तीर्थंकर वासुपृज्य को 
बालबरह्मचारी प्रकट करते हुए पाइ्वंताथ को भी अविवाहित (ब्रह्मचारी) बतलाया है ।* आ० शीलाक ने उन्हें 
चउपन्न पुरिसचरिउ' में दार-परिग्रह करने भौर कुछ काल राज्य पालन कर दीक्षित होने का उल्लेख किया है । 
जबकि हेमचन्द्र ने बालब्रह्मचारी लिखा है। एक ही ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ में एक स्थान पर पार्वंनाथ को बाल 
ब्रह्मचारी लिखे भ्ौर दूसरी जगह उन्हें विवाहित लिखे, इसे समुचित नही कहा जा सकता । दिगम्बर परम्परा के सभी 
ग्रन्थकारों ने--यतिवुषभ, गुणभद्र, पुष्पदन्त, वादिराज शौर पार्श्वकीति आदि ने उन्हें ्रविवाहित ही लिखा है। 
पाइवेनाथ के वेराग्य का कारण कुछ भी रहा हो, पर उनके वैराग्य को लौकान्तिक देवों ने पुष्ट किया । 
पाइ्वेनाथ ने दीक्षा लेकर घोर तपरचरण किया। वे एक बार भ्रमण करते हुए उत्तर पचाल देश की राजधानी 
अहिच्छत्रपुर के बाह्य उद्यान में पधघारे। दोष रहित, वे मुनि कायोत्सर्ग में स्थित हो गए, गिरीन्द्र के समान वे 
ध्यान में निश्चल थे। ध्यानानल द्वारा कर्म समृह को दग्ध करने का प्रयत्न करने लगे। उनके दोनो हाथ नीचे लटके 
हुए थे, उनकी दृष्टिनासाग्र थी, वे समभाव के धारक थे, उनका न किसी पर रोष था और न किसो परनेह, वे मणि- 
कचन को धूलि के समान, सुख, दुख, शज्रु, मित्र को भी समानभाव से देखते थे। जैसा कि उसके निम्न पद्म से 
स्पष्ट है +- 
तहि फासू जोउवि सहिसएसु, थिह्र काश्रोसर्गे विगय-दोसु । 
भाणाणल-पुरिउमणिमुणिदु, थिउ श्रविचल णावद्द गिरिवारिदु । 
झोलंबिय कर-यलु भाणु दक्‍लु, णासग्ग-सिहरि मुणिवद्ध चक्‍ल | 
सम-सत्तु-सित्त-सम-रोस-तोसु, कंचण -माणि पेक्खइ ध्‌ लि सरिसु 
सम-सरिसउ पेक्खइ दुक्ख सोक्खु, बंदिउ णरवर पर गणइ मोक्‍्खु | 
--पासणाहचरिउ ३४-३ 
कमठ का जीव जो यक्षेन्द्र हुआ्न था विमान द्वारा कही जा रहा था। वह विमान जब पाश्वनाथ के ऊपर 
झ्राया, तब रुक गया । विमान रुकने का उसे बढा आाश्चरय हुआ, वह नीचे आया, तब उसने पाश्वंनाथ को ध्यानस्थ 
देखा, उन्हें देखते ही पूर्व भव के वेर के कारण उसने उन्हें ध्यान से विचलित करने का उपक्रम किया। परन्तु वे ध्यान 
में श्रविचल थे, उससे वे जरा भी विचलित नही हुए | तब उसने रुष्ट होकर पाश्वेंद्ाथ पर घोर उपसग किया। 
जब वे उससे भी विचलित नहीं हुए, तब उसने श्रत्यन्त रुष्ट होकर भयानक उपसर्ग किये, घन-घोर कर्षा की ।* 


जनज+क जलन +-बनत- 





नल नननननननन सलमान के नके बने बनननल-त ली लत न अं न>कनरननन«- जन न अकनसनन मल 


२ इत्थ पितृबचः पाइ्वोज्प्युल्लघयितु मनीश्वर: । 
भोग्यकर्म क्षपयितु मुदवाह प्रभावतोम ।। -+त्रिषष्टिझलाका पुरुषचरित्र पर्बे € इलो० २१० 


३, त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित पर्ब ४ इलोंक ६०२ पृ०३८ तथा 
मल्लिनेंमिपाइवेइति भाविनोपपि त्रयोजिना, । 
अक्वतोद्ाहोःकतराज्य प्राश्नजिष्यन्ति मुक्तये । --त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित पर्व ४ इलोक १०३ पृ० ३८ 


४. ततों कुमारभावमणुवालिऊश किचिकाल कयदार परिग्गहों रायसिरि मणुबालिऊण ...। 
-चउपन्न पुरिसचरित पृ० १०४ 


५. घोरु भीमु उपसग्गु करत हो, सीयलु सलिल-शियरु वरिसत हो। 
बोलिउ सत्तह रत्तिशिरतर, तो विश असुरहो मणूरिम्मच्छरु । 
जिह जिह सलिलु पड़॒इ घरा-“मुक्कठ तिह तिह खधि जिशिद हो टुक्‍्कउ 
तो वि ण॒ चलइ चित्त तहो धीर हो, बालुबि क१६ णाहि सरीर हो । 
छुडु जलुलधिउ सधि जिरिद हो, आसणा चलिउ ताम घरणिद हो ॥ 


२४४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


उसने सात रात्रि तक निरन्तर वर्षा की । जिससे वर्षा का पानी पाश्वंनाथ के कधो तक पहुच गया। उस्ती समय 
धरणिद्र का झासन कम्पायमान हुआ, उसने भगवान पाश्वंना/थ का उपसगं जानकर उनकी रक्षा को । 

उपसरं दूर होते ही भगवान को केवलज्ञान हां गया ओर इन्द्रादिक देव केबलज्ञान कल्याणक की पूजा 
करने आये। कमठ के जीव उस सवरदेव ने अपने अपराध की क्षमा मागी और वह उनकी शरण में श्राया। 
उस समय जो श्रन्य तपस्वी थे वे भी सब पाइ्व॑नाथ की शरण में आकर सम्यक्त्व का प्राप्त हुए । 

प्रफुलल कुमार मोदी ने 'पासचरिउ' की प्रस्तावना में पद्मकौति के इस ग्रथ का रचना काल शक स॒० 
६६६ बतलाया है। जबकि ग्रन्थकर्ता ने समय के साथ शक या विक्रम शब्द का प्रयोग नहीं किया, तब उसे शक 
सवत्‌ कंसे समझ लिया गया। दूसरे पद्मकी ति ने अपनी जो गुरु परम्परा दी है उसमे चन्द्रसेन, माधवसेन, जिनसेन 
झौर प्मकीति का नामोल्लेख है। ग्रस्थ मे कर्नाटक महाराष्ट्र भाषा के शब्दो का उल्लेख होने से उन्हें दाक्षिणात्य 
मान कर हक सवत्‌ की कल्पना कर डाली हे । 

हिरेआवली के लेख में चन्द्रप्रभ श्लौर माधवसेन का उल्लेख देखकर तथा चन्द्रप्रभ को चन्द्रसेन मान 
कर उतके समय का निश्चय किया है, जबकि उस लेख में माधवसन के शिप्य जिनसेन का कोई उल्लेख नही है। 
ऐसी स्थिति मे पद्मकीरति के गुरु जिनमेन का कोई उल्लख न हान पर भी उक्त चन्द्रप्रभ ही चन्द्रसेव प्रौर जिनसेन 
के प्रगुरु हांगे। यह कल्पना कुछ सगत नहो कहो जा सकती, और न इस पर से यह फलित किया जा सकता है कि 
ग्रन्थकतो प्चकाति शक स० ६६६ के ग्रथकार ह--इसक लिए किन्हा पन्य प्रामाणिक प्रमाणा को खाज आवश्यक हैँ 
नये प्रमाणा क अन्वषण हात पर नथ प्रभाण सामने आयग, उन पर से पद्म काति का समय विक्रम क। दशवा या 
ग्यारहवी शताब्दी निश्चित होगा । 


अ्रनन्तवोर्य 

प्रनन्तवीयं--जिनका मटोल (बोजापुर वम्ब्रई) के शिलालेख में निर्देश है। यह शिलालेख चालुक्प 

जयसिह द्वितीय और जगदेकमल्ल प्रथम (ई० सन्‌ १०२८) के समय का उपलब्ध हुआ है। इसमें कमल देव 

भट्टारक, विमुक्त वतीन्द्र सिद्धान्तदेव, अष्णिय भट््‌टारक, प्रभाचन्र और पनन्‍्तवीर्य का क्रमश उल्लेख है। ये 

प्रनन्तवीर्य समस्त शास्त्रों के विशेषकर जेनदर्गन के पारगामी थे । अ्रनस्तवीर्य के शिष्य गुणकीलति सिद्धान्त भटटारक 
भ्रौर देवकीति पण्डित थे । ये सभवत यापनीय सघ और सूरस्थगण के थे ' । है 


कनकसेन 

चंद्रिकावाट सेनान्वय के विद्वान वीरसेन के शिष्य थे। यट वोससेन कुमारसेनाचार्य के संघ के साधुम्रों के 

गुरु थे। इनका समय पी० बी० देशाई ने ८६० ई० बतलाया है। और कुमारसेन का समय ८६० ई० निर्दिष्ट 
किया है* चिकाये ने मूलगुण्ड मे एक जैन मन्दिर बनवाया था। उसके पृत्र नागाये के छोटे भाई भ्ररसाय ने, जो 
नीति झौर आगम में कुशल था, और दानादि कार्यो में उद्यक्त तथा सम्यक्तवी था । उसने नगर के व्यापारियों को 
सम्मति से एक हजार पान के वृक्षों के खेत को मन्दिरों की सेवा के लिये कवकसेन को शक सवत्‌ ० ८२४ सन्‌ ६०३ ई० 
को अपित किया था अतएवं इन कनकसेन का समय ईसा को नौदी शनाव्दी का उवान्त्य और दशवी शताब्दी का 


पूर्वार्ध है । “जैत लेख सम्रह भा० २ पृ० १५५) 


प्रहेनन्दी 
प्रड्डकलिगच्छ श्र बलह्वारिगण के सिद्धान्त पार दृष्टा सकलचन्द्र सिद्धान्त मुनि के शिष्य अप्पपोटि 





तज53००-+---++--०० २०... 





नर विन नानी न++न-न+ «3+4+मन-..-->०-५०५०+३०५०७०७५००७ ह०भ 


१ जुनिज्म इन साउथ इंडिया पृ० १०५ 
२. जैनिज्म इन साउथ इडिया, पी वी देश्ाई पृ० १३६ 


नवमी दश्शवीं शताउदी के आचार्य न 


मुनीन्र के, शिष्य थे! । इन्हें शक्त स० ५६७ शुक्रवार के दिन (5 ६॥ 70९८श॥5७८/ ६४५ ४ 72) पूर्वीय चालुक्य 
श्म्भा द्वितीय या विजयादित्य षष्ठ का जो चालुक्य भीम द्वितीय वेगी (शझआाह्टठा) के राजा का पुत्र श्रौर 
उत्तराधिकारी था, प्लौर जिसने ई० सन्‌ ६७० (वि० स० १०२७) तक राज्य किया। यह राजा ज॑नियों का 
सरेक्षक था ।. महिला चामकाम्ब की प्रेरणा से, जो पट्टवर्धक घराने की थी। झ्लौर अहंनन्दी की शिष्या थी, उस 
राजा | कलु चुम्बर नामका एक ग्राम सर्व लोकाश्रय जिनभवन के हितार्थ भ्रहनन्दी के पाद भ्रक्षालन पूर्वक 
प्रदान किया । इनका समय ईसा की १०वी शताब्दी है। 


धर्मसेनाचार्य 


धसंसेनाब्रायं--यह्‌ चम्द्रिकावाट वंश के विद्वान थे। इनका आचार तिर्मल था और इनकी बड़ी र्याति 
थी' । श्री ए एफ, श्रार० हार्नले के द्वारा प्रकाश में लाई गई पद्टावलियों में से एक में चन्द्रिकपाट गच्छ का निर्देश 
काण्रगण श्रौर सिहसघ से सम्बन्धित था। जैसे हनसोग प्रन्वय का नाम हनसोग नामक स्थान से निसृत हुआ्ना है। 
उसी तरह चन्द्रिकावाट भी सभव है किसी स्थान विशेष का नाम हो। देसाई महोदय का सुझाव है कि बीजापुर 
जिले के सिन्द की ताल्‍लुके मे जो वर्तमान में चन्द्रकवंट नामका गांव है, यह वही हो सकता है । 

मूलगुण्ड से प्राप्त एक शिलालेख में लिखा है कि वीरसेन के शिष्य कनकसेन सूरि के कर कमलो में एक 
भेट दी गई)। वीरसेन चन्द्रिकावाट के सेनान्वय के कुमारसेन के मुख्य शिष्य थे ।सभव है वे कुमारसेन वही 
हो, जिन्होंने मूलगुण्ड नामक स्थान पर समाधिपूर्वक मरण किया था | इनका समय ईसा की €वी भ्रौर विक्रम की 
१०वी शताब्दी का पूर्वाधे हो सकता है । 


इन्द्रनन्दी (थ््‌ तावतार के कर्ता) 


प्रस्तुत इन्द्रनन्दी ने अपना परिचय श्रौर गुरु परम्परा का कोई उल्लेख नहीं किया | और न समय 
ही दिया । श्रुतावतार के कर्ता रूप से इन्द्रनन्दी का कोई प्राचीन उल्लेख भी मेरे अवलोकन में नही श्राया । ऐसी 
स्थिति में उनके समय-सम्बन्ध में विचार करने में बड़ी कठिनाई हो रही हैं। 

उन्तकी एक मात्र कृति श्रुतावतार' है, जो मूलरूप में माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला से तत्त्वानु शासनादि 
सप्रह में प्रकाशित हो चुका है। जिसमें सस्क्ृत के एक सौ सतासी श्लोक हैं। उनमे वीर रूपी हिमाचल से श्रुतगगा 
का जो निर्मल स्रोत बहा है वह भ्रन्तिम श्रृतकेवली भद्बबाहु तक श्रवच्छिन्न धारा एक रूप में चली झायी। 
पदचात्‌ द्वादश्वर्षीय दुभिक्षादि के कारण मत-भेद रूपी चद्टान से टकराकर वह दो भागों में विभाजित होकर 
दिगम्बर-इवेताम्बर नाम से प्रसिद्ध है। दिगम्बर सम्प्रदाय में जो श्रुतावतार लिखे गये, उनमें इन्द्र नन्दी का श्र्‌ तावतार 
झंधिक प्रसिद्ध है। इसमें दो सिद्धान्तागमों के भ्रवतार की कथा दी गई है । जिनपर अन्त को धवला श्रौर जयधवला 
नामकी विस्तृत टीकाए, जो ७२ हजार श्लौर ६० हजार श्लोक परिमाण में लिखी गई हैं, उनका परिचय दिया गया 
है । उसके बाद की परम्परा का कोई उल्लेख तक नही है । प्रस्तुत इन्द्रनन्‍्दी विक्रम की १० वीं शताब्दी के विद्वान्‌ 
है। ऐसा मेरा प्रनुमान है । विद्वान्‌ विचार करे। 





०५०० जन्‍ममक>मून 


१. भ्रहुकलि-अच्छ-नामा, बलहारिगण प्रतीत विख्यात वशा । 

सिद्धान्त पारदृश्बा प्रकटित गुण सकलचन्द्र सिद्धान्त मुनि: । 

तच्छिष्यो गुणवान्‌ प्रभुरमित यश्ञास्सुमति रप्पपोटि मुनीन्‍्द्र: ॥ 

तब्छिष्पाउहूनस्यद्ितबर मुनये चार्मकाम्या सुभकत्या । 

श्रीमच्छी सब्बंलोकाश्रय जितमवनख्यात सन्त्रार्थमुख्चे ॥ 

ब्वेफिनाथाम्मराजे क्षितिभृतिकलुचुम्वर सुप्राममिष्ट । 

सन्तुष्टा दापयित्वा बुधजन विनुता यत्र जग्नाहू कीति ॥ “जैन लेख स० भा० ३ कलुचुम्बढ लेख पु० १८२ 
२. देखी चामुण्डराय पुराण पद्म १४ 


अध्याय ४ 


११वीं श्रौर १२वीं शताब्दी के विद्वान श्राचार्य 


्रहनन्दि 

धर्मसेनाचाय 

वादिराज 

दिवाकरतन्व सिद्धान्तदेय 

दुर्गदेव (रिप्टसमुच्चय के कर्ता) 

सहाकवि पृष्प दन्‍त 

कविडड॒ढा (सस्कृत पंचस ग्रह के कर्ता) 
पंडित प्रवच्चननसेत 

दान्तिनाथ 

हल्द्र कीति 

गुणसेन पद्चित (नेयायिक ओर बेबाकरण) 
गोपनन्दी 

वृषभनन्दी 

वबासवनन्दी 

घीरनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तो (बन्प्रप्रभचरित्र के कर्ता) 
नेसिचन्द्र सिद्धान्त चक्रकर्तो (गोम्मट सार के कर्ता) 
आ्रायंसेन 

महासेन 

चासुण्ड राय (चामुण्ड राय पुराण के कर्ता) 
महाकवि बीर (जम्ब स्वामीचरित्र के कर्ता) 
पद्चनन्दी (जंब॒द्वीप पण्णत्तों के कर्ता) 

कथि धवल (हुरिवश पुराण कर्ता) 
जयकीति (छन्दोनुशासन के कर्ता) 
ब्रह्मसेन म्रतिप 

मुत्ति श्रीचन्द्र 

फेशिराज 


पश्मसेनाचार्य 

विमलसेल पडित 

सागरसेन संद्धान्तिक 

इन्द्रसेन भट्टा रक 

ग्राच्रायं साणिक्यनन्दी 

नयनन्‍दी 

प्रभाचनद्र (प्रमेयकमलमातंण्डकर्ता) 
वोरसेन (माथुरसंघ) 

देवसेन 

नेमिषेण 

माधवसेत्त 

शान्तिदेव 

ब्रसितगति (द्वितीय) 

ब्रह्म हेमचन्द्र (भ्रतस्कम्ध्र के कर्ता ) 
पद्मनन्दि (तिन्त्रिणी गच्छ) 
कनकमसेन (द्वितीय) 

नरेन्द्रसेन प्रथम 

नरेन्द्र सेन (द्वितीय) 

जिनसेन 

नथसेन 

मल्लिषण 

श्रोकुमार कवि (श्रात्म प्रबोध के कर्ता) 
अड्भूदेव भट्टारक 

गणकीति सिद्धान्तदेव 

देवकीति पंडित (अनन्तवीर्य शिष्य) 
गोवर्धन देव 


खारहतीं और बारदबी शताब्दी के विद्वान, आचार्य 


दामनस्दी (कुसार कीतिदिष्य) 
दाभनन्दि भद्टारक 

वामनन्दा (सुनि पूर्णचन्द शिष्य) 
भूषपाल कवि (चंतुनिद तिका के कर्ता 
दामराज कवि कास्ति (कवियत्री) 
श्राचाय शुभवनन्‍्द्र (ज्ञानाणंव के कर्ता) 
इस्ब्रकीति 

केशवनन्दि (मेघनन्दि शिष्य) 
कुलचन्द्र मुनि (१रमानन्द सि० के शिष्य) 
कीतिवर्मा 

मुनिपश्मसह (णाणसार के कर्ता) 
पद्सनन्दि सलधारि 

श्रुतकीति 

कथि धनपाल (भविष्यदत्त कथा ) 
जयसेन (लाडवागड्सघ) 

बाग्भट (नेमिनिर्वाणकाव्य के कर्ता) 
हरिसिह मुनि 

हंससिद्धान्त देव 

हृषनन्‍्दी 

महा मुनि हेमसेन 

भावसेन (गोपसेन शिष्य) 

जीरसेन 

हरिचन्द्र (धर्मक्षर्माम्युदय के कर्ता) 
ब्रह्मदेतव (ब्रव्यसंग्रह वृत्ति ) 
जिभुवनघन्द्र 

रामसेन (मूलसंघ सेनगण) 
वयापालमुनि (रूपसिद्धि के कर्ता) 
जयसेन (घमंरत्नाकर के कर्ता) 
बाहुबली झाचाये 

माधवचन्द त्रविद्य (श्रिलोकसार के टोकाकार) 


पद्चनन्दि (पंचरविदतिका के कर्ता) 
पह्मप्रभमलधारिदेव ( नियमसार बुत्ति कर्ता) 
दामनन्दि श्रेविद्य 

कुलचन्द्रमुनीरत्र 

कुलचन्द मुनि (द्वितोय) 


२४७ 


झाचण्ण 

ब्रह्म शिय 

बालचर्द अध्यात्मी 

राजादित्य 

की तिबर्मा 

बोप्पण पंडित 

वीरनन्दी (श्राचारसार के कर्ता) 
गणधरकोरति (ध्यानविधि के टीकाकार) 
भट्टवोसरि (झ्रायज्ञान तिलक के कर्ता) 
नागचन्द्र (प्रभिनय पम्प) 

गुणभद्र 

फर्णपार्य 

श्रुतकीति (पंच वस्तु के कर्ता) 
वृत्तिवलास 

छप्न सेन सं० ११६६ 

सागरनन्दी सिद्धान्तदेव 

प्रहंनन्दि (माधनम्दि सि० देव के शिष्य ) 
मसाइल्‍ल धवल (नयचक्र कर्ता) 

कुमुदचन्द्र (कल्याण मंदिर स्तोन्रकर्ता ) 
श्रीचन्द्र (कथाकोश कर्ता) 

चन्द्रकीति (श्रृत विनदु के कर्ता) 
चन्द्रकीति नाम के दूसरे विद्वान 
चन्द्रकोति (त्िभुवन कोति शिष्य) 
चन्द्रकीति (भ० श्रीभूषण शिष्य) 
माशनन्दि सिद्धान्तदेव 

देवकीति 

गण्ड विभुक्त सिद्धान्तदेव (माधनन्दि सि० के शिष्य) 
मणिक्यनन्दी 

साधवचन्द मलधारि (भ्रमुतचन्द्र &4ि० के गुरु) 
गुणभद्राचार्य (धन्यकफुमार चरित के कर्ता) 
साधवचन्दद्ती (देवकीति शिष्य) 
साधवचमन्त्र (शुभचन्द्र सिद्धास्तदेव शिष्य) 
बसुनन्दि सेद्धान्तिक 

नरेन्द्र कीति त्रेविद्य 


तरिभुवन सल्‍ल 


२४८ 


पुनिकतकासर (करकण्ड चरिउ) 

कवि श्रीधर (पाइर्यनाथ चरित्रकर्ता) 
झमृतचन्द द्वितीय 

महिलिषेण सलधारि 

लक्ष्मणवेव 

लघु झनन्‍्त वीये (प्रमेय रत्नमालाकार ) 
बालचन्द सिद्धान्तदेव 

प्रभाचन्द्र (मेघचन्द्र श्र विद्या शिष्य) 
भाधवसेन नाम फे श्रन्य विद्वान 

वीरसेन पंडितदेव 

नरेस्द्रसेन (सिद्धान्तसार के कर्ता) 

कवि सिद्ध व सिह (पज्जुण्णच रिउ के कर्ता) 
पश्चनन्दिश्नती (एकत्व सप्तति के कनडी टीकाकार) 
गिरिकीति (गोस्मटसार पंजिका के कर्ता) 


जैन धर्म का प्राचीन इतिह|स-- भांग २ 


मेघचन्द त्र॑ विधदेव 

शान्तिषेण 

झमरसेन 

श्रीषेण 

नेमिचन्द्र 

श्रोधर (गणित सारकर्ता) 
वासवचन्द्र मुनीन्‍्द्र 

देवेन्द्र सुनि 

नयकोति मुनि 

माणिक्यसेन पंडित 

महासेन पंडितदेव 

प्रभाचनद्र (बालचन्द्र शिष्य ) 
प्रभाचन्द्र (सेघचन्द्र श्रेविश शिष्य ) 
प्रभाचरद्र त्र विद्य रामचन्द्र मुनि शिष्य 


फनकननन्‍दी 


गोम्मठ सार के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धास्तचक्रवर्ती ने अपने एक शुरु का नाम कनकनत्दी लिखा है। भौर 
बतलाया है कि उन्होने इच्द्रतन्दी के पास सकल सिद्धान्त को सुनकर सत्वस्थान' की रचना की है यथा- 
बर इंदणणदी गुरुणो पासे सोऊण समल सिद्धंतं । 
सिरि कणपणंदी गृरुणा ससुट्ठा्ण समुहिट॒ठ।। 
यह सत्वस्थान ग्रन्थ “विस्तर सत्व त्रिभगी' के नाम से झारा जैन सिद्धान्त भवन में मौजूद है। जिसके नोट 
मुख्तार श्री जुगलक्शोर जी ने लिये थे। प्रेमी जी ने कनकनन्दी को भी झ्रभयनन्दी का शिष्य बतलाया है" जो ठीक 
नहीं जान पड़ता, क्योकि नेमिचन्द्र ने स्वय उन्हें इन्द्रनन्दी से सकल सिद्धान्त का ज्ञान करना लिखा है। इस कारण 
थे इन्द्रनन्‍न्दी के शिष्य थे। नेमिच्रन्द्राचार्य नें गोम्मटसार कर्मकाण्ड में उक्त सत्वस्थात की ३५८ से ३६७ वें तक 
४० गाथाए दी है । जबकि झारा भवन की प्रति में ४८या ४६ गाथाएं पाई जाती है । गोम्मटसार मेवे प्राठ 
गाथाए नही दी गई*। इससे कनकनन्दी का समय भी १०वीं शताब्दी का झ्न्तिम भाग और ग्यारहवी का 
प्रारम्भ हो सकता है । प्रन्त की गाथा से कनकनन्दी का भी सिद्धान्त चक्रवर्ती होना पाया जाता है । 


वाविराज 


वादिराज-दद्रमिल या द्रविडसघ के विद्वान थे। द्रविडसंधस्थ नन्दिसंघ की भ्ररुंगल शाखा के प्राचार्य थे । 
अ्ररुंगल किसी स्थान या ग्राम का नाम है उसकी मुनिपरम्परा अ्रुंगलान्वय नाम से प्रसिद्ध हुई | षट्तकंषण्मुख, 
स्याद्वादविद्यापति श्रौर जगदेकमलल' इनकी उपाधिया है । 
वादिराज श्रीपालदेव के प्रशिष्य, मतिसागर के शिष्य प्रौर रूपसिद्धि (शाकटायन व्याकरण की टीका) 
' के कर्त्ता दयापाल३ मुनि के सतीर्थ तथा गुरुभाई थे । वादिराज उनका स्वय नाम नहीं हैं किन्तु एक पदवी है, 
किन्तु उसका प्रचार अ्रधिक होने के कारण वह मूल नाम के रूप में प्रचलित हुई जान पड़ेतो है। मूल नाम 
कुछ और ही रहा होगा । 
चौलुक्य नरेश जयसिह देव की सभा में इनका बड़ा सम्मान था | और प्रस्यात वादियों में इनकी गणना थी" 
मल्लिषेण* प्रशस्ति के भ्रनुसार ये राजा जयसिह द्वारा पूणित थे (सिहसमच्य पीठ बिभव ) श्रौर उन्हें महान्‌ वादी, 


>-+--+-_-+०-न्‍्वन्‍न- 








१. देखो जैन साहित्य श्रौर इतिहास १० २६६ 

२. पुरातन जैन वाक्य सूची की प्रस्ताबना पृ० ७३ 

३ हितेपिणा यस्य नृणामुदत्तवाथा निवद्धा हितरूपसिद्धिः । 
वन्धचों दयापाल मुनि: स वाचा सिद्धस्सताम्मूद्धंनि यः प्रभाव: ॥ 
यस्य श्री सतिसागरों गुरुरसौ चज्न्वद्यशइचन्द्र सर: ? 

श्रीमान्यस्य स वादिराज गशसमृत्स ब्रह्मचारी विभो: । 

ए कोतीब छृती स एबं हिं दयापालब्रती यम्मन-- 
स्पास्तामन्य-परिग्नह-प्रह कथा स्वे बिप्रहे विग्नह. ॥ ->मल्लि० प्र० जैनले० भा० १ पु० १०८ 
श्रीमत्सिह महीपते: परिषदि प्रख्यात वादोननति--- 

स्तर न्‍्यायतमों पहोदयगिरिंः सारस्वत, श्रीनिधि: । 

शिष्य श्रीमतिसागरस्य विदुषा पत्युस्तप श्रीभुतां, 

भल्‌: सिहपुरेदवरों विजयते स्याद्गादबिद्या पति: || ५ न्याय बि० प्र० 

५. मल्लिषेण प्रशस्ति शक स० १०५० (वि० सं० ११८४५) में उत्कीर्ण की गई है । 


० 


र४& 


२५ जैन धर्म का प्राचीत इतिहास--भाग २ 
0 


प्रगट किया है! । 
की 54872 दक्षिण के चौलुक्य या सोलंकी वंश के राजा थे। इनके राज्य काल के ३० से 388 
शिलालेख झौर दान पत्र झ्रादि मिल चुके है । जिनमे पहला लेख शक्‌ स० ६३८ का है भौर दा का ० व अ 
का। श्त' ६३८ से ६६४ तक इनका राज्य काल निद्िचत है। इनके ढक स० ६४५ पौषवदी दोइज न बे 
मे उन्हें भोजरूप कमल के लिये चन्द्र। राजेन्द्र चोल' (परकेसरीवर्मा) रूप हाथी के लिये सिह, मालवे के 
सम्मिलित सेना को पराजित करने वाला और चेर-चोल राजाओ को दण्ड देने वाला लिखा है । न है 
वादिराज ने पाश्वंनाथ चरित की प्रशस्ति में अपने दादा ग्रुह श्रीपालदेव को “सिहपुरेकमुख्य 
लिखा है। भोर न्याय विनिश्चय हु स मे 008 भी 'सिहपुरेश्वर” प्रकट किया है। जिससे स्पष्ट 
स्वामी थे --इन्हे सिहपुर जागीर में मिला हुआ था । हे 
के अप ०४७ में उत्कीर्ण पा बेलगोल के ४६३ नम्बर के शिलालेख में वादिराज की ही शिष्य 
बरस्परा के श्रीपाल त्रैविद्येव को जिन मन्दिरो के जीर्णोद्धार और ऋषियो को आहार दान के हेतु होग्सल राजा 
दिप्णवर्डन पोग्सल देव द्वारा शल्य' नाम का गाव दान स्वरूप देने का वर्णन है | भर ४६५ नम्बर के शिलालेख 
मे--जो शक सं० ११२२ में अ्रंकित हुआ, उसमे षद्दर्शन के अध्येता श्रीपाल देव के स्वर्गवास हो जाने पर उनके 
शिप्य वादिराज* (द्वितीय) ने 'परवदिमलल-जिनालय' बनवाया शौर उनके पूजन तथा मुनियों के झाहारदानार्थ 
कुछ भूमि का दान दिया । इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि वादिराज की शिप्य परम्परा मठाधीशो की परम्परा थी। 
जिसमे दान लेने शोर देने की व्यवस्था थी । वे स्वयं दान लेते थे, जिन मन्दिर निर्माण कराते थे, उनका जीर्णोद्धार 
कराते थे झौर प्रन्य मुनियों के प्राहार दानादि की व्यवस्था भी करते थे। वे राज दरबारो मे जाते थे, और वाद- 
में प्त करते थे | 
की देवसैन ने दर्शनसार में लिखा है कि द्रविड सघ के मूनि, कच्छ, खेत वसति (मन्दिर) और वाणिज्य से भ्राजी- 
विका करते थे | तथा शीतल जल से स्नान करते थे! । इसी कारण उसमे द्राविड सघ को जैनाभास कहा गया है। 
वादिराज नें पाश्वंनाथ चरित सिहचक्रेश्वर या चौलुक्य चक्रवर्ती जयसिह देव की राजधानी मे रहते हुए 
शक स० ६४७ की कातिक मुदी ३ को बनाया था | जयसिह देव उस समय राज्य कर रहे थे। उस समय यह 
राजधानी लक्ष्मी का निवास झौर सरस्वती देवी की जन्म भूमि थी । ॒ 
यशोधर चरित के तृतीय सर्ग के ८५ वे पद्म में और चोथे सर्ग के उपान्त्य पद्म में महाराजा जयसिह्‌ 
का उल्लेख किया है। जिससे यज्ञोधर चरित की रचना भी जयसिह के समय मे हुई है । 
१. अलोक्य दीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह । 
जिनराजल एकस्मादेकस्माद्गवादिरजत ॥५० 
अरुद्धाम्बर मिन्दु-बिम्ब-रचितौत्सुक्या सदा यद्यश--हछन्र वाक चमरी जराजिरुचयोध्स्यणं च यत्कर्णायों , 
सेव्य सिह समच्यं-पीठ-विभवः सर्वप्रवादि प्रजा--दत्तोच्चैजंयकार-सार-महिमा श्रीवादिराजों बिदाम्‌ ॥ 





“7४१ मल्लिपेश भ्रद्स्ति पृ० १०८ 
२ इस साधु परम्परा मे वादिराज और श्रीपाल देव नाम के कई विद्वान हो गए है। ये वादिराज द्वितीय है, जो गग 
नरेश राचमल्ल चतुर्थे या सत्यवाक्य के गुरु थे । 
कच्छ खेत्त वसदि वाणिज्जं कारिऊण जीवतो। 
ण्हतो सीयलणीरे पाव पउरं स सजेदि ॥२६॥ 
४ शाकाब्दे नगवाधिरन्ध्रगणने संवत्सरेक्रोधने, मासे कातिकनाम्निबुद्धिमहिते शुद्ध ततीयादिने । 
सिद्दे याति जयादि के वसुप्रतीजेनीकथेयं मया, निष्पत्ति गमिता सती भवतु व कल्याण निष्पत्तिये । 


न्प्ण 


पर० च० प्र० 
५. व्यातस्वज्जयसिह्ता रणमुखे दीर्घदघो घारिणीम्‌। 


६- 'रणमुख जयसिहयो राज्यलक्ष्मी बभार ॥ 


धरहबीं और बारहवी शताब्दी के विद्वान, आचार्य ५४१ 


वादिराज सूरि की निम्न पांच कृतियाँ उपलध्ध हैं, जिनका संक्षित परिचय निम्न प्रकार है-- 

पराइशषेनाथ जरित--यह १२ सर्यात्मक काव्य है, जो माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला में [प्रकाशित हो चका है । 
इसमें पझ्नेक पूर्ववर्ती कवियो का उल्लेख है । ध 

यशोधर चरित-यह चार सर्गात्मक एक छोटा-सा खण्ड काव्य है। जिसके पद्मों की संख्या २६६ है । 
और जिसे तंजौर के स्व० टी० एस० कुप्पुस्वामी क्षास्त्री ने प्रकाशित किया था। . 

एकीभावस्तो ब--यह पच्चीस एलोको का सुन्दर स्तवन है, भ्लौर जो एकीभाव गत इव मया--से प्रारभ 
हुआ है । स्तोन्न भक्ति के रस से भरा हुआ है श्र नित्य पठनीय है । 

न्याय विनिदहयय विवरण--यह्‌ अकलक देव के न्याय विनिदचय' का भाष्य है। जैन न्याय के प्रसिद्ध 
ग्रन्थों में इसकी गणना है । इसकी श्लोक संख्या बीस हजार है । यह १० महेन्द्र कुमार जी न्यायाचार्य के द्वास 
सम्पादित होकर भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाज्षित हो चुका है। 

प्रमाण निर्णय--यह्‌ प्रमाण शास्त्र का लघुकाय स्वतत्र ग्रन्थ है। इसमे प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष बयौर 
प्रागम नाम के चार भ्रध्याय है। माणिकचन्द्र ग्रन्‍्थमाला से मूल रूप मे प्रकाशित हो चुका है । 

प्रध्यात्माध्टक--यह्‌ श्राठ पद्मों का स्तोत्र है, माणिक चन्द्र ग्रन्थमाला से प्रकाशित है। पर निशच्रयतः यह 
कहना शक्य नही है कि यह रचना इन्ही वादिराज की है था प्रन्य की । 

च्लोक्यदी पिका--नाम का एक स्रन्थ भी वादिराज का होना चाहिये । जिसका उल्लेख मल्लिषेण 
प्रशस्ति के--'त्रेलोक्य-दीपिका वाणी पद से ज्ञात होता है। श्रद्धेय प्रेमी जी ने भ्रपने वादिराज वाले लेख में लिखा है 
कि स्वर्गीय सेठ माणिकचन्द्र जी के सम्रह में “त्रेलोक्य दीपिका” नामका का एक अपूर्ण ग्रन्थ है । जिसके अ्दि के दस 
प्रौर अन्त के ४८ वे पत्न से भ्रागे के पत्र नही | समय है यही बादिराज को रचना हो। 


दविवाक रनन्दी सिद्धान्तेदेव 


यह भट्टारक चन्द्रकीति के प्रधान शिष्य थे। सिद्धान्तशास्त्र के भ्च्छे विद्वान्‌ थे प्लोर वस्तु तत्त्व का 
प्रतिपादन करने मे निपुण थे। इन्होने तत्त्वार्थ सूत्र की कन्नड़ भाषा में ऐसी बृत्ति बनाई थी, जो सूर्जो, बालकों तथा 
विद्वानों के श्रववोध कराने वाली थी। इनके एक गृहस्थ शिष्य पट्टणस्वामो नोकय्यसेट्रि थे इन्होने एक तीथ्थंदु 
वसदि ( मन्दिर ) का निर्माण कराया था झौर वीर सान्‍्तर के ज्येष्ठ पुत्र तैलह देव ने, जो भुजबल-सान्तर नाम से 
ख्यात थे। राजा होकर उन्होंने पट्टणस्वामी की वस्तदि के लिये दान दिया था। 

दिवाकर नन्‍दी को सिद्धान्त रत्नाकर कहा जाता था। इनके शिष्य मुनिसकलचनू थे । इस लेख में काल 
नही दिया । यह लेख हुम्मच में सूले बस्ती के सामने के मानस्तम्भ पर उत्कीर्ण है। इसका समय १०७७ ई० के लग- 
भग बतलाया गया है' । 

हुम्मच के एक दूसरे १६७ न० के लेख मे, जिसमें पट्टण स्वामि नोकय्य सेट्टि के द्वारा निर्मित पट्टण स्वामि 
जिनालय को शक वर्ष ८४ (सन्‌ १०६२) के शुभकृत संवत्सर में कारतिक सुदि पंचमी श्रादित्यवार को स्ववाधा 
रहित दान दिया । वी रसान्तर देव को सोने के सौ गद्याणभेट करते पर समोलकेरे का दान मिला। माहुर में उसने 
प्रतिमा को रत्नो से मड दिया श्र उसके पास सोना, चाँदी, मृगा श्लादि रत्नो की और पंच धातु की प्रतिमाएँ 
विराजमान की । पट्टण स्वामि नोकय्यसेट्टि ने शान्तगेरे, मोलकेरे, पट्टणस्वामिगेरे शोर कुबकुड वल्लि के तले विण्डे 
गेरे ये सब तालाब बनवाये, झौर सौ गद्याण देकर उगुरे नदी का सौलंग के पागिमगल तालाब में प्रवेश कराया | 
यह लेख दिवाकर नन्दि के शिष्य सकलचंद पण्डित देव के गृहस्थ शिष्यू मल्लिनाथ ने लिखा था*। 

आऔैलोब्यमलल बीर सान्‍्तर देव जैन धर्म का श्रद्धालु राजा था। क्योकि इसने पोम्बुर्च मे बहुत से जिन- 
मन्दिर बनवाये थे। इसकी धर्म पत्नी चामल देवी ने नोकियब्बे बसदि के सामने 'मकरतोरण' बनवाया था। प्रौर 


33५->-जज«>+ लक ७०_- *+- 3 बन न--+५+०५++-+-ननन+-+ जन 














१. देखो (जैन लेख लं० भाग, २ पृ० २७५४-२८१) 
३. जैन लेख सं० भा० २१० २३७--२४१॥ 


२५२ जैन धर्म का प्राचीत इतिहास--भाग २ 


बल्लिगावे में चामेश्वर नाम का मन्दिर बनवाया था और ब्राह्मणो का दान दिया था । 
“जन लेख स० भा २ पृ० २४१--२४५) लेख नं ० १६८ 


दुर्गदेय 

बुर्गवेब-यह सयमसेन के शिष्य थे, जिनकी बुद्धि पट्दर्शनों के अ्रभ्यास से तकंमय हो गई थी, जो पच्ांग 
तथा शब्द शास्त्र में कुशल थे, समस्त राजनीति में निपुण थे। वादि गजो के लिये सिंह थे, ओर सिद्धान्त समुद्र के 
पार को पहुँचे हुए थे। उन्ही की आ्राज्ञा से यह ग्रन्थ 'मरण करण्डिका' आदि श्रनेक प्राचीन ग्रन्थो का उपयोग करके 
'रिष्ट सचमुच्चय' ग्रन्थ तीन दिन में रचा गया है । और जो विक्रम सवत्‌ १०८६ की श्रावण शुक्ला एकादशी को 
मूल नक्षत्र के समय श्री निवास राजा के राज्य काल मे कुम्भनगर के शान्तिनाथ मन्दिर में समाप्त हुआ है। 
दुर्गदेव ने श्रपनें को देसजई (देशयति) बतलाया है! । इससे वे भ्रष्ट मूल गुणसहित श्रावक के बारह ब्रतों से भूषित 
प्रथवा क्षुल्लक साधु के रूप में प्रतिष्ठित हुए जान पड़ते है। इन्होंने अपने गुरुओ मे सयमसेन श्रीर माधवचन्द्र का 
नामोल्लेख किया है । पर उनके सम्बन्ध में विशेष प्रकाश नही डाला । 

यह ग्रन्थ मृत्यु विज्ञान से सम्बन्ध रखता है । इसमें २६१ प्राकृत गाथाओं में प्रनेक पिण्डस्थ, पदस्थादि - 
तथा रूपस्थादि चिन्हो-लक्षणो, घटनाओ एवं निमित्तों के द्वारा मृत्यु को पहले जान लेने की कला का निर्देश है । 

इसकी दूसरी रचना प्र्थ काण्ड है, जो १४४ गाथाप्रो में निबद्ध है, भ्रौर जो वस्तुश्रों की भन्दी-तेजी 
जानने के विज्ञान को लिए हुए एक भ्रच्छा महत्व का ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ मेरे पास था, डॉ० नेमिचन्द्र ज्योतिषश्राचार्य 
ने मगाया था। वह उनके पास से कही खो गया । अतः भण्डारों में उसकी खोज करनी चाहिए । 

तीसरी रचना 'मन्त्र महोदधि' का उल्लेख वृहत्‌ टिप्पणि का मे--मन्‍्त्र महोदधि प्रा० दिगबर श्री दुर्गंदेव 
कृत गा० ३६ रूप से मिलता है 


महाकवि पुष्पदन्त 

कवि पुष्पदन्त भपने समय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ कवि थे। उन्होने उत्तरपुराण के श्रन्त मे अपना परिचय 

निम्न प्रकार दिया है,-“सिद्धि विलासिनी के मनोहर दूत, मुग्धादेवी के शरीर से सभूत, निर्धनो और धनियों को 
एक दृष्टि से देखने वाले, सारे जीवो के भ्रकारणमित्र, दब्द सलिल से जिनका काव्य-स्रीत बढा हुआ है, केशव के 
पुत्र, काइ्यप गोत्री, सरस्वती विलासी, सूने पडे हुए घरो और देव कुलिकाओं में रहने वाले, कलि के प्रबल पाप- 
पटलो से रहित, वे घरवार, पुत्र-कलत्रहीन, नदियों वापिकाझों और सरोवरो में स्तान करने वाले, पुराने वस्त्र 
झौर बल्कल पहिनने वाले, घृल-घूसरित श्रग, दुर्जनो के सग से दूर रहने वाले, जमीन पर सोने वाले और अपने ही 
हाथो को श्रोढने वाले, पण्डित-पण्डित मरण को प्रतीक्षा करने वाले मान्यबेट नगरवासी, मनमें अरहतदेव का ध्यान 











१. जो छंद्दस॒ए-तकक्‍्क-तक्किय यम पचग सहागमे । 
जोगी सेसमहीस नीति कुमलो बाइब्भ कठीरवों । 
जो सिद्धत मपारती (णी) रसुणिही तीरे वि पारगओ, 
सो देवो सिरि सजमाइ मुणिवों आसी इह भूतले ॥२५७ 
सजाझो इह तस्स चारु चरियो णारा बुधोय मई, 
सीसो देस जई सवोहण परो वीसेण-बुद्धागमों । 
णामेण सिरि दुगदेव-विइभो वागीसरा यनन्‍्नओं, 
तेशेद रहइय विसुद्ध महणा सत्य महत्थ फुड ॥२५८ 


>< >< >र 

है सबच्छुर इग सहसे बोलीण शावय्र सीइ-सजुत्ते (१०८६) 
स[वण-सुक्के यारसि दियहस्मि मूल रिक्खस्मि ॥२६० 
सिरि कुमशायर रइए लच्छिणिवास-णिवद-रज्जम्मि 
सिरि सतिणशाह भवरों मुशिभवियर्स उभे रम्मे (?) ॥२६१ 


ग्यारहयीं और बारहवी शताब्दी के विद्वान, आचार्य २५१ 


करने बाले, भरतमन्त्री द्वारा सम्मानित, अपने काव्य प्रबन्ध से लोगों को पुलकित करने वाले, धो डाला है पापरूप 
कीचड़ जिसने ऐसे प्रभिमान मेरु पुष्पदन्त ने जिनभक्ित पूर्वक क्रोधन सवत्सर में महापुराण की रचना की" 

पृष्पदन्त के पिता का नाम केशवभट्ट और माता का नाम मुग्धादेवी था। यह काह्यप गोत्री ब्राह्मण थे । 
इनका शरीर पत्यन्त कृश (दुबला-पतला) भ्लौर बर्ण सांवला था । यह पहले शैव मतानुयायी थे। किन्तु बाद में 
किसी दिगंबर विद्वान्‌ के सानिध्य से जैनधर्मं का पालन करने लगे थे। वे जैनधर्म के बड़े श्रद्धालु और भ्रपनी काव्य 
कला से भब्यों के चित्त को अनुरजित करने वाले थे। जैनधर्म के सिद्धान्तो और ब्राह्मण धर्म के सिद्धान्तो के 
विशिष्ट विद्वान थे । प्राकृत, संस्कृत श्रौर श्रपश्रश भाषा के महापण्डित थे। इनका श्रपश्रद्म भाषा पर असाधारण 
झधिकार था। उनकी कृतिया उनके विशिष्ट बिद्वान्‌ होने की स्पष्ट सूचना करती है। कविवर बड़े स्वाभिमानी ग्ौर 
उम्र प्रकृति के धारक थे। इस कारण बे अ्रभिमान मेरु, कहलाते थे। अभिमान मेरु) झभिमान चिन्ह काव्य 
रत्नाकर कवि-कुल-तिलकः भोर सरस्वती निलय तथा कवि पिश्ञाच'” श्रादि उनकी उपाधिया थी। जिनका 
उपयोग उन्होंने अपने ग्रन्थों में स्वय किया है। इससे उनके व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा का सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है। वे सरस्वती के विलासी और स्वाभाविक काव्य-कला के प्रेमी थे। इनकी काव्य-शकित श्रपूर्व श्र 
आ्राइचयेजनक थी। वे निस्सग थे, उनकी निस्सगता का परिचय महामात्य भरत के प्रति कहे गए निम्न वाक्यों से 
स्पष्ट हो जाता है। वे मन्त्री भरत से कहते हैं कि---मै धन को तिनके के समान गिनता हूं । मैं उसे नही लेता । 
मै तो केवल भ्रकारण प्रेम का भूखा हूं । और इसी से तुम्हारे महल में हु” । मेरी कविता तो जिनचरणों की भक्ति 
से ही स्कुरायमान होती है, जीविका निर्वाह के ख्याल से नही । 

पुष्पदन्त बडे भारी साम्राज्य के महामात्य भरत द्वारा सम्मानित थे। भरत राष्ट्रकूट राजाओ्रो के भ्रन्तिम 
सम्राट्‌ कृष्ण तृतीय के महामात्य थे। कवि ने उन्हे 'महयत्त वंसधय वडु गहीरु' लिखा है। भरत मानवता के हामी, 
विद्वानो के प्रेमी और कवि के झ्राश्नय दाता थे। वे उनके पुनीत व्यवहार से उनके महलों में निवास करते थे। यह 
सब उनकी धर्म वत्सलता का प्रभाव है जो उक्त कवि से महापुराण जेसा महान्‌ ग्रन्थ निर्माण कराने मे समर्थ हो 
सके । भरत मन्त्री के दिवंगत हो जाने के बाद भी कवि उनके सुपुत्र नन्‍त के महल में भी रहे और नागकुमार चरित 
यशोधर चरित की रचना की । उत्तर पुराण के सक्षिप्त परिचय पर से ज्ञात होता है कि वे बडे निस्पृष्ठ और झलिप्त 
थे, झौर देह-भोगो से सदा उदासीन रहते थे । कवि के उ च्चतम जीवन-कणो से उनकी निर्मल भद्र प्रकृति, निस्सगता 
झ्ौर श्रलिप्तता का वह चित्रपट हृदय-पटल पर अंकित हुए बिना नही रहता। उनकी इस झ्र किचन वृत्ति का महा 
मात्य भरत पर भी प्रभाव पडा है। देहभोगो की भलिप्तता उनके जीवन को महत्ता का सबसे बड़ा सबूत है । यद्यपि 
वे साधू नही थे, किन्तु उनकी निरीहभावना इस बातकी सद्योतक है कि उनका जीवन एक साधु से कम भी नही था 
वे स्पष्टवादी थे और अहकार की भीषणता से सदा दूर रहते थे, परन्तु स्वाभिमान का परित्याग करना उन्हें किसी 
तरह भी इृष्ट नही था । इतना ही नही किन्तु वे श्रपमान से मृत्यु को अधिक श्रेष्ठ समभते थे। कवि का समय 


कल: आफ दी जे अं पल "न नियत तन लनन न +-+ नल >> डक ज जज +- न २७०५-३००७३-३० बनाके 





१ देखों, उत्तर पुराण प्रशस्ति 
२. कसण सरीरे सुद्धकुरूबे मुद्धाएवि गब्भ सभूवे ॥। उत्तर ५० प्रशस्ति 
३. (क) न सुणेवि भणइ अहिमाणमेर ।' महापु० स० १-३-१२ 

(व) राण्णहो मदिरि णिवसतु सतु, अहिमाण मेरू गुशगण महतु ॥ “नाग कु० च० १, २, २ 
४. वय सजुत्ति उत्त मसत्ति वियलिय संकि अहिमाणकि ॥जसहरच ० ५-३१ 
४० भो भो केसव तणुरुह णवसर रुह मुह कव्व रयंण रयणा य्रर । 
६ त शिसुणोवि भरहे वृत्त ताव, यो कइकूलतिलय विमुक्कगाव | --महा पु० १-८-१ 
७. जिशचरशा कप्रल भत्तिल्लएण, ता जपिड कव्वपिसतल एण | “>महापु० १, ८५, ८ 
८. घणु तरसमृ मज्डन, ण॒ त गहण, रोहु णिकारिसु इच्छुमि । 

देवि सुभ सुदशिह्टि तेश हु, णिलए तुहार ए अच्छुमि ॥२०, उत्तरपु ० 
६ मज्मु कश्त्तणु जिण पय भत्तिद्े, पसरइ शाउ शिम जीविय वित्तिहे--उत्तरपु० 


३५४ जैन धर्म का प्रांचीन इतिहास--माग र 


विक्रम की दद्यवी दाताब्दी का अन्तिम भाग और ११वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। क्योकि उन्होंने श्रपना महापुराण 
सिद्धार्थ सवत्सर शक स ८८१ मे प्रारम्भ किया था। उस समय मेलपाटी या मेलाडि में क्ृष्णराज मौजूद थे। तब 
पुष्यदन्त मेल्पाटी में महामात्य भरत से मिले और उनके श्रतिथि हुए और उन्होने उसी वर्ष में महापुराण शुरु 
कर उसे शक स० ८८७ (सन्‌ ६६५) वि० स० १०२२ में समाप्त किया । 


समय विचार 


महाकवि पुष्पदन्त बरार प्रान्त के निवासी थे। क्यो कि उनकी रचना में महाराष्ट्र भाषा के श्रनेक शब्द 
पाये जाते हैं। जिनका उपयोग उसी देश भे होता है । प० नाथूराम जी प्रेमी ने लिखा है कि ग० बा० तगारे एम ए. 
बी टी नाम के विद्वान ने पृष्पदन्‍्त को मराठी भाषा का महाकवि लिखा है।ओऔर उनकी रचनाश्रो में से ऐसे 
बहुत से शब्द चुनकर बतलाये हैं, जो प्राचीन मराठी भाषा से मिलते जुलते हैं! । मार्कण्डेय ने अपने 'प्राकृत सर्वेस्व' 
मे अ्रपञ्नश भाषा के नागर, उपनागर श्र ब्राचट तीन भेद किये है । इनमे ब्राचट को लाट (गुजरात) और विदर्भ 
(वरार) की भाषा बतलाया है। इसपे पुष्पदत्त के ग्रन्थों की भाषा ब्राचट होनी चाहिये । 
पुष्पदन्त के समकालीन राष्ट्रकूटबंश के राजाक्ृष्ण तृतीय है। कवि पृष्पदन्त ने स्वय अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ 
के समय तीसरे कडवक में कृष्ण राज तृतीय का मेलपाटी में रहने का उल्लेख किया है और उसे चोड देश के राजा 
का शिर तोडने वाला लिखा है-- 
उच्बद्ध जूड भूभंगभीस्‌ , तोडेप्पिण चोडहों तणउसोसु । 
भुवणेक्क रामु रायाहिराउ, जहिभ्रच्छह तुडिगु महाणुभाउ | 
त॑ दोणदिण्णघण कणय पयर, महि परि भमंतु मेपाडिणयर ॥। 
वे महाप्रतापी सा भोम रजा थे। इनके पूर्वजों का साम्राज्य उत्तर में नर्वंदा नदी से लेकर दक्षिण मे 
मैसूर तक फंला हुआ था। जिसमे सारा गुजरात, मराठी म० प्र० और निजाम राज्य शामिल था। मालवा ओर 
बुन्देलखण्ड भी उनके प्रभाव क्षेत्र मे थे। इस विस्तृत साम्राज्य को कृष्ण तृतीय ने श्रौर भी अधिक बढाया और 
दक्षिण का सारा अन्तरीप भी अपने भ्रधिकार में कर लिया था। उन्होंने लगभग ३० वर्ष राज्य किया है| वे शक 
स० ५६१ के झ्रास-पास गद्दी पर बंठे होगे। वे कुमार भ्रवस्था में अपने पिता के जीते जी राज्य कार्य सभालने लगे 
थे । पुष्पदन्त शक स० ८८१ मे इन्ही के राज्य में मेल्पाटी पहुँचे थे और वे राजा कृष्ण की मृत्यु के बाद भी वहा रहे 
हैं । क्योकि धारा नरेश हषदेव ने खोट्रिंग देव की राज्यलक्ष्मी को लूट लिया था। धनपाल ने अ्रपनी 'पायलच्छी 
ताम माला में लिखा है कि वि० स० १०२६ में मालव नरेन्द्र ने मान्य्रेट को लूटा* इसका । समर्थन उदयपुर 
(ग्वालियर ) के शिलालंख में भ्रकित परमार राजाग्रो की प्रशस्ति से भी होता है । मेलपाटी के लूटे जाने पर 
पुष्पदन्‍्त को भी उसका बड़ा खेद हुआ ओर उन्होंने भी उसका उल्लेख निम्न पद्च मे किया है-- 
दोनानाथ धन सदाबहुजन प्रोत्फुल्लवल्लीबन । 
सान्यखेटपुरं पुरदरपुरी लीलाहरं सुन्दरम । 
धारानाथ नरेन्द्र कोप-शिखिना दग्धविदग्ध प्रिय । 
फ्वेदानों वर्सात करिष्यति पुन. श्रो पुष्पदन्त: कवि. | 
शक स० ८६४ में मान्यखेट के लूट लिये जाने के बाद भी पुप्पदन्त वहां रहे है। कवि का जसहचरिउ उस 
समय समाप्त हुआ जब मान्य खेट लूटा जा चुका था । इससे स्पष्ट है कि शक स० ८८१ से ८७४ तक १३ वर्ष 
१, उक्कुरड -- उकिरडा (घूरा), गजोल्लिय--गॉजलेते (दुखी), चिक्खिल्ल-- चिखल (कीचड़), तुप्प-- तूप (घी), फेड 
फेडशी (लीटाना। बोककड--बोकड (बकरा) आदि, देखों सहयाद्रि मासिक पत्र अप्रोल १६४१ का पभंक, पृ० २५३, ५६। 
२. विषक्रमकालस्स गए अउणात्तीसुत्ते सहम्मम्मि | मालवशरिद घाडीए लूडिए मण्णखेडम्मि ॥२७६ 
३. “श्री हृषदेव इति खोट्टिगदेव लक्ष्मी, जग्नाह यो युधिनगादसमप्रताप: ॥" 











ग्यारहव्वी और आारहनी शताब्दी के विद्वान, आचाय॑ २५३ 


कवि मान्यखेट में रहे, उसके बाद वे कितने वर्ष तक जीबित रहे, यह निश्चित नही कहा जा सकता । पर मान्यबलेट 
की लूट से कोई १५ वर्ष के लगभग सं० १०४४ में बुध हरिषेण ने अ्रपनी धर्म परीक्षा बनाई। उसमे पुष्पदन्त का 
उल्लेख किया है । उस समय पुष्पदन्त काफी प्रसिद्ध हो चुके थे । इसी से उन्होने लिखा है कि--पुष्पदन्त जैसे 
मनष्य थोड़े ही हैं उन्हें सरस्वती देवी कभी नहीं छोडती--सदा साथ रहती है" 

कवि ने प्रन्थ में धवल-जयधवल ग्रन्थ का उल्लेख किया है। जिनसेनाचार्य ने अपने ग्रुरुवीरसेन द्वारा 
प्रध्री छोड़ी हुई जयधवला टीका को शक स० ७४६ में राष्ट्र कूट राजा अमोध वर्ष प्रथम के राज्य समय समाप्त की 
थी। प्रतः पुष्पदन्त उक्त संवत्‌ के बाद हुए है। श्रौर हरिषेण ने अपनी धर्म परीक्षा वि० स० १०४४ शक स० ६०६ 
में समाप्त की है कवि ने अपने ग्रन्थों में तुडिगु, शुभतुग, वल्लभ नरेन्द्र भ्ौर कण्हराय नाम से कष्णराज (तृतीय) का 
उल्लेख किया है। मान्यखेट को भ्रमोघ वर्ष प्रथम ने शक सं० ७३७ मे प्रतिष्ठित किया था । पुष्पदन्त ने मान्यखेट 
नगरी को कृष्णराज की हाथ की तलवार रूपी जलवाहनी से दुर्गभभ और जिसके धवल ग्रहों के शिखर मेधावली से 
टकराने वाले लिखा है। इस सब विवेचन परसे पुष्पदन्‍्त का समय शक स० ८५० से ८९४ से बाद तक रहा प्रतीत 
होता है श्र्थात्‌ वे ईसा की दशवी और विक्रम की ११वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के विद्वान्‌ है । 


रचनाएं 
कवि पृष्पदन्त की तीन रचनाए मेरे सामने है--महापरुराण, नागकुमार चरित्र भौर जसहर चरिउ। 
हापुराण--दो खण्डो में विभाजित है-आदिपुराण और उत्तरपुराण। आदिपुराण में ३७ सोधियां हैं 
जिनमे आदि ब्रह्मा ऋषिभदेव का चरित वर्णित है। श्लौर उत्तरपुराण की ६५ सन्धियो में झ्वशिष्ट तेईस ती्थंकरो, 
१२ चक्रवर्तीयों, नवनारायण, नव प्रतिनायण और बलभद्वाद्रि त्रेसठ शलाका पुरुषों का कथानक दिया हुम्ना है। 
जिसमें रामायण और महाभारत की कथाए भी सक्षिप्त में भ्रा जाती हैं । दोनो भागों की कुल सन्धिया एक सो दो 
है, जिनकी आनुमानिक इलोक सख्या बीस हजार से कम नही है। महापुरुषों का कथानक प्रत्यन्त विशाल है और 
झनेक जन्मो की भ्रवान्तर कथाओं के कारण और भी विस्तृत हो गया है । इससे कथा सूत्र को समभने एवं ग्रहण करने 
में कठिनता का अनुभव होता है। कथानक विशाल और विश्वुखल होने पर भी बीच-बीच में दिये हुए काव्यमय 
सरस एवं सुन्दर आख्यानों से वह हृदय ग्राह्म हो गया है। जनपदो, नगरो झौर ग्रामो का वर्णन सुन्दर हुश्रा है। कवि 
ने मानव जीवन के साथ सम्बद्ध उपमाश्रो का प्रयोग कर वर्णनो को पश्रत्यन्त सजीव बना दिया है । रस पह्लोर 
प्रलकार योजना के साथ पद व्यंजना भी सुन्दर बन पडी है साथ ही भ्रनेक सुभाषितों* वार्धाराओ से ग्रन्थ रोचक 
तथा सरस बन गया है । ग्रन्थों में देशी भाषा के ऐसे प्रन्नेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनका प्रयोग क्तंमान हिन्दी में 
भी प्रचलित है? । कवि ने यह ग्रन्थ सिद्धार्थ सवत्‌ में शुरू किया श्लौर क्रोधन सवत्सर की झ्राषाढ़ शुक्ला दशमी के 
दिन शक सबत्‌ ८८5७ (वि० स० १०२२) में समाप्त किया । उक्त ग्रन्थ राष्ट्रकूट वश के प्लनन्तिम सम्राट कृष्ण 
तृतीय के महामात्य भारत के अनुरोध से बना है। ग्रन्थ की संधि पुष्पकाग्रों के स्वतत्र संस्कृतपद्यों में भरत 
प्रशसा शोर मगल कामना की गई है। 
महामात्य भरत सब कलाओं झौर विद्याओ्रो में कुशल थे, प्राकृत कवियों की रचनाओ्रो पर मुग्ध थे । 
उन्होने सरस्वती रूपी सुरभिका दूध जो पिया था। लक्ष्मी उन्हें चाहती थी, वे सत्य प्रतिज्ञ भौर निमेत्सर थे 


१ गा खवबि माणसु बुच्चई, जो सरसइए कथावि खा मुच्चई ॥ --धर्म परीक्षा प्रश्नस्ति 
वि सुत्तउ सीह केण- सोतैहुए सिंह को किसने जगाया। 
माणु भगुवर मरण रात जीविउ--अपमानित होकर जीने से मत्यु भली है । 


को त पूसद शिडालइ लिहियउ--मस्तक पर लिखे को कौन मेट सकता है। ' 
३, कप्पड़->कपड़ा, अवसे -->अवश्य अर हाट (बाजार) तोदे-5थोंद्र (उदर) कर रेखा (लीक), चंग --अच्छा, 
ड्रभय, डाल ->शोखा, लुक्क -- लुकना (छपना अवेक शब्द हैं जिन पर विचार करने से हिन्दीके विकास का पता चलता है । 
४, कोहण सवच्छारि आसाढइ, दहुमइ दियहि चंद रूइ रूढइ । 
“उत्तर पुराण प्रशस्ति । 


२५६ जैन धर्म का प्राबीन इतिहास--भाग रे 


युद्धों का बोक ढोते-ठोते उनके कन्धे घिस गये थे, उन्होंने श्रनेक युद्ध किये थे।' वे कृष्णराज के सेनापति भर 
दान मंत्री भी थे* । 

वे कवियों के लिये कामधेनु, दीन-दुखियो की श्राशा पूरी करने बाज, चारों शोर प्रसिद्ध, परस्त्री पराहुमुख, 
सज्चरित्र उन्‍्ततमति और सुजनों के उद्घधारक थे? । उनका रग सावला था, उनकी भुजाए हाथी की सूड के समान थी, 
अष्डू सुडौल नेत्र सुन्दर और वे सदा प्रसन्‍न मुख रहते थे*। भरत बहुत ही उदार और दानो थे। भरत ने पुष्पदन्त 
से महापुराणकी रचना कराकर श्रपनी कीति को चिरस्थायी बनाया । 

जाय कुमार चरिउ (नाग कुमार चरित)--यह एक छोटा-सा खण्ड काव्य है। इसमे ६ सन्धियाँ है। 
जिनमें पच्रमी ब्रत के उपवास का फल वतलाते वाला नाग कुमार का चरित अकित किया गया है, रचना सुन्दर-प्रोढ़ 
झौर हृदय-द्रावक है और उसे कवि ने चित्रित कर कण्ट का भूषण बना दिया है! ग्रन्थ मे तात्कालिक सामाजिक 
परिस्थिति का भी वर्णन है। ग्रन्थ की रचना भरत मन्‍्त्री के पुत्र नन्‍न की प्रेरणा से हुई है । 

नन्‍न को यशोधर चरित में वल्लभ नरेन्द्र गृह महत्तर--वल्लभ नरेन्द्र का गृह मन्‍्त्री लिखा है। नन्‍न अपने 
पिता के सुयोग्य उत्तराधिकारी ७ और वे कवि का अपने पिता के समान आदर करते थे। वे प्रकृति से सौम्य थे, 
उनकी कीति सारे लोक में फैली हुई थी। उन्होंने जिन मन्दिर बनवाए थे। वे जिन चरणों के भ्रमर थे, और जिन- 
पूजा में निरत रहते थे, जिन शासन के उद्धारक थे, मुनियों को दान देते थे, पापरहित थे, बाहरी और भीतरी शत्रुओ 
को जीतने वाले थे, दयावान्‌ दीनों के शरण राजलक्ष्मी के क्रीडा सरोवर, सरस्वती के निवास, और तमाम विद्वानों 
के साथ विद्या-विनोद में निरत एवं शुद्ध हृदय थे ।* 





है 20% ७४ बट कल 3०३४० ३६६ ** शीसेसकला विण्णाणकुसलु । 
पायपकइ कव्वरसावउद्धु-सपीय सरास३इ सुरहि दुद्धु ॥ 
कमलच्छु अमच्छुछ सच्चसधु, रणभर धर धरराुग्धुट्ठखधु । 
२, सोय श्री भरत” कलक रहित: कान्‍्त सवृत्त शुचि । 
सज्ज्पोतिमंणिराकरो प्लूतहवानध्यों गुराभासते । 
वज्ों येन पवित्रतामिह महामात्याह्वुय. प्राप्तवान्‌ | 
श्रीमद्वल्नभराज शक्तिकटके यह्चाभवन्तायक ॥ प्र० श्लो० ४६ 
हू हो भद्र प्रचण्डावनि पति भवने त्याग सख्यान कर्ता, 
कोय श्याम प्रधान: प्रवरकरिकराकारबाहु प्रसतनः। 
धन्य. प्रालेय पिण्डोपमधवलयशों धौतधात्रीतलान्त. । 
स्यातों बन्धु; कवीता भरत इति कथ पान्य जानासि नो त्वम्‌ ॥ प्र० शनो० १५ 
३. सविलास विलासिणि हियहथेण सुपसिद्ध महाकद कामधेण । 
फाणीणदीणपरिपुरियासु जसपसरपसाहिय दसदिसासु । 
पर रमणि परम्मुहु सुद्धसीलु उप्णयमइ-सुयणद्धरणलीलु ॥। 
४, ध्यामरुचि नयन सुभग लावण्य प्रायमगमादाय । 
भरतच्छनेन सम्प्रति काम कामाकृतिमुपेत* ॥ प्र० इलो० २० 
४. सुहतु गभवशावावार भार रिव्यहण वीरघवलस्स । 
कोंडिल्लगोत्तणाहससहरस्स पयईए सोमस्स ॥|१ 
कु द व्यागब्भ समुब्भवस्स सिरि भरत भट्ठतरायस्स । 
जस पसर भरिय भुवणोयरस्स जिशचरण कमल भसलस्य ॥२ 
अणवरय रइय वरजिणहरस्स जिशभवणपूय शिरयस्स । 
जिए सासणायमुद्धारणस्स मुश्दिष्णदाणरस ॥३ नागकु० प्र० 


ग्यारहवीं और घारहयीं शताब्दी के विद्वान, आसायें २४५७ 


पुष्पदन्त ने एक प्रशस्ति पद्म में नन्‍न को उनके पुत्रों के साथ प्रसन्‍न रहने का झ्लाशीर्वाद दिया है! । पर उनके 

नामों का उल्लेख नहीं किया । 

जसहरचरिउ--यह भी एक खण्ड काव्य है, जिसकी चार सन्धियों में राजा यशोधर झौर उनकी माता 
चन्द्रमती का कथानक दिया हुमा है | जो सुन्दर झ्ौर चित्ताकर्षक है। राजा यशोघर का यह चरित इतना लोकप्रिय 
रहा है कि उस पर श्रनेक विद्वानों ने संस्कृत भ्रपञ्र श झौर हिन्दी भाषा में भ्रनेक ग्रन्थ लिखे हैं । सोमदेव, वादिराज, 
वासवसेन सकलकीति, श्रुतसागर, पद्मनाभ, माणिक्यदेव, पूर्णदेव, कविरइधू, सोमकीति, विश्वभूषण प्लौर क्षमा- 
कल्याण श्रादि श्रनेक दिगम्बर, श्वेताम्बर विद्वानों ने ग्रन्थ लिखे हैं। इस ग्रन्थ में सं० १३६५ में कुछ कथन, राउल 
और कौल का प्रसग, विवाह झौर भवांतर पानीपत के त्रीसल साहु के भ्नुरोध से कन्हूड के पुत्र गन्धवं ने बनाकर 
शामिल किया था । 

यह ग्रन्थ भी भरत के पुत्र श्रौर वल्लभनरेन्द्र के गृहमन्त्री के लिये उन्हीं के महल में रहते हुए लिखा गया 
था। इसी से कवि ने प्रत्येक सधि के भ्रन्त में 'गण्ण कण्णाभरण' विशेषण दिया है। इस ग्रन्थ मे युद्ध और लट के 
समय मान्यस्रेट की जो दुर्दशा हो गई थी--वहाँ दृष्काल पडा था, लोग भूखो मर रहे थे, जगह-जगह नर ककाल 
पड़े हुए थे, यह लूट शक स॒० ८६४ । वि० सं० १०२६ में हुई थी । कवि ने उस समय मान्यखेट की दुर्दशा का चित्रण 
किया है। जान पड़ता है कवि उस समय नन्‍न के ही महल में रहते थे । 


कवि डड॒ढा 


कवि डड्ढा--संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान और कवि थे। यह चित्तोड के निवासी थे। इनके पिता का 
ताम श्रीपाल था। इनकी जाति प्राग्वाट (पोरवाड़) थी | यह पोरवाड़ जाति के वणिक थे।* 

इनकी एक मात्र कृति सस्कृत पचसग्रह है, जो प्राकृत पचसग्रह की गाथाझ्नों का प्नुवाद है। 

माथुर सघ के प्ाचायं भ्रमित गति ने वि० सं० १०७३ में सस्कृत पचसग्रह की रचना की है। दोनो पंच- 
संग्रहों का तुलनात्मक श्रध्ययत करने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि दोनो में प्रत्यधिक समानता है। प्रमितगति ने 
डड्ढा के पंचसग्रह को सामने रखकर झपना पंचसंग्रह बनाया है। भ्रमितगति के पचसग्रह में ऐसे भी पद्य उपलब्ध 
होते है जिसमें थोड़ा-सा शब्द परिवतंन मात्र पाया जाता है। कुछ ऐसे भी पाये जाते है जिनका रूपान्तरित होने पर 
भी भावार्थ वही है। उसमें कोई श्रन्तर नही भ्राता । 

प्रमितगति के पचसग्रह से डड्ढा के पचसग्रह में कुछ वेशिप्ट्य भी पाया जाता है? । डड्ढा के पच सग्रह 
में जहाँ प्राकृत गाथाप्रो का झनुवाद मात्र है वहा अमितगति के पंचसग्रह में अनावश्यक भ्रतिरिक्त कथन भी उप- 
लब्ध होता है । 

कई स्थलों पर भ्रमितगति के पचसग्रह की श्रपेक्षा डड॒ढा के पंचसग्रह की रचना श्रधिक सुन्दर हुई है। 
डड्ढा की रचना प्राकृत मूलगाथाप्नो के प्रधिक समीप है | वह पद्मानुवाद मूलानुगामी है। 





कलि मल कलक परिवज्जियस्स ज़िय दुविह बहरिणियस्स । 

कारुण्णकदणशव जलहूरस्स दीण जण सरणस्स ॥४ 

शिवलच्छी कीला सरवरस्स वाएसरि शिवासस्स । 

रिस्सेसविउस विज्जाविशोय खिरयस्स सुद्ध हिययस्स ॥५--नागकुमार चरित प्रशस्ति 
१. स श्रीमान्निह भूतले सह सुतर्तन्ताभिषों नन्दतात्‌ --यशोधर० २ 
२. श्री चित्रकूट वास्तव्य प्राग्वाटवरणिजा कृते । 

श्रीपाल सुत डडठेण स्फुट: प्रकृति संग्रह: ॥ 
३. वचचनेहेतुभी: रूप: सर्वेन्द्रियभयाव हैः । 

जुगुप्सामिए्य बीमत्से नेव क्षायिकरक चलेत्‌ ॥२२३ 


श्भ८ जैन धर्म का प्राचीन इंतिहास--भागे रे 


समय--झमितगति ने झपना पचसग्रह वि० सं० १०७३ मे बनाकर समाप्त किया है, भ्रत: डंडढा की 
रचना उससे पूर्ववर्ती है। डड्ढा ने अमृतचन्द्र के तत्वार्थसार का उद्धरण दिया है। झ्ाचाये प्रमुतचन्द्र का संभये 
विक्रम की दशवीं शताब्दी है। श्रत डढ्ढा अ्रमृतचन्द्र के बाद के विद्वान्‌ हैं। चू कि डड्ढा के पंचसग्रह का एक पद्म 
जयसेन के धर्म रत्नाकर में उध्दृत पाया जाता है । धर्मरत्नाकर का रचना काल स० १०५५ हैं। श्रतः डडृढा का 
पच्रसग्रह १०५४ से पहले बना है। इससे वह विक्रम की ११ वी शताब्दी के पूर्वार्ष की रचना है। ब्रह्मदेव की प्रध्य 
सग्नह की गाथा ४२ की टीका प० १७७ मे डड्ढा के पचसग्रह के २२६ झभ्लौर २३० नम्बर के पद्य पाये जाते हैं। 
इससे पंचसग्रह मे द्रव्य संग्रह की टीका से पहले बन चुका था। 


पंडित प्रव्नसेन 


पंडित प्रवचनसेन--इनका उल्लेख लाडबागडगण झ्लौर बलात्कारगण के विद्वान्‌ श्रीनन्‍्द्याचार्य सत्कवि के 
शिष्य थे श्रीचन्द्र मुनि ने पडित प्रवचनसेन से पद्मचरित सुनकर उसका टिप्पण धारा नगरी मे स० १०५८७ में बनाया 
था । इससे स्पष्ट है कि पडित प्रवचनसेन उस समय धारा में ही निवास करते थे। इनका समय विक्रम की ११वीं 
शताब्दी है। इन्होने किन ग्रन्थों की रचना की यह कुछ ज्ञात नही हो सका । 


शान्तिनाथ 

शान्तिनाथ--इसके पिता गोविन्दराज, भाईकन्नपार्य और गुरु वर्धमान ब्रती थे। जिनमताम्भो जिनी राजहस, 

सरस्वती मुख मुकर, सहज कवि, चतुर कवि, निस्सहाय कवि श्रादि इनके विरुद हैं। शक स० ६६० के गिरिपुर के 

१३६ वे शिलालख से ज्ञात होता है कि यह भुवनेकमलल (१०६८-१०७६ तक) पराजित लक्ष्म नृपति का मत्री था। 

इसके उपदेश से लक्ष्य नृपति ने बलिग्राम में श्ान्तिताथ भगवान का मन्दिर बनवाया था। इस लेख में कवि के 
सुकुमार चरित' ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है। कवि का समय भी सन्‌ १०६८ से १०७६ तक सुनिश्चित है। 


इन्द्रकीति 

इन्द्रकीति--कौण्डकुन्दान्वय देशी गण के आचार्य थे। इनकी धभ्नेक उपाधियाँ थी। को गलिवंजिवेल्लारी 

के शक स० ६७७ सन्‌ १०५५ (वि० सं० १११२) के लेख मे, जो चालुक्य सम्राट त्रैलोक्य मल्‍्ल के राज्य काल का 

है । दस मन्दिर का निर्माण गगवश् के राजा दुविनीत ने किया था। लेख के समय झाचाय॑ इन्द्रकीति ने मन्दिर को 
कुछ दान दिया था । (--इण्डियन एण्टीक्वेरी ५५ सन्‌ १६२६ प० ७४) 


गुणसेन पंडितदेव 
प्रस्तुत गुणसेन पडित द्रविल गण के नन्दिसघ तथा महाअरुझ्भुलाम्नाय के गुरू पृष्पसेन ब्रतीन्द्र के शिष्य 
थे। झ्रागस रूपी अमृत के गहरे समुद्र थे । व्याकरण झागम और तर्क में निपुण थे। यह मुल्लूर के निवासी थे। झौर 
पोय्सल के गुरु थे । पोय्सलाचारि के पुत्र माणिक-पोय्सलाचारि ने यह वसदि बनवाई । और शक वर्ष ६८४ शुभकृत 
सवत्सर में फाल्गुन कि पचमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र मे भगवान की प्रतिष्ठा की। तथा तिरुनन्दीवर के काल में 
दान देकर गुणसेन पडितदेव को सोप दिया । लेख चू कि शक स० ९८४ सन्‌ १०६२ ई० का है। इन्होने सन्‌ १०५० 
के लगभग धर्म के तौर पर 'नागकूप' नाम का एक कुवा मुल्लूर ग्राम के वास्‍्ते खुदवाया था (एपि ग्रा० इंडिका कुर्ग 
इनकृप्सन्स न० ४२) (लेख न० २०२ पृष्ठ २८४) 
शक स० ६८० (१०४८ ई०) में मुल्लूर का यह शिलानेख लिख। गया । इसमें लिखा है कि राजेन्द्र गाल्व 
ने उस वस्ति के लिये दान दिया जो उसके पिता ने बनवाई थी। राजाधिराज की माता पोच्चरसि ने गुणसेन को 
दान दिया । (कुर्गइन्स्कृपूसन्स १६१४ न० ३५) 
दाक सं० ६८६ (१०६४ ई०) में मुल्लुर का यह शिला लेख उत्कीर्ण हुआ, जिसमें गुणसेन की मृत्यु का 


धयारहवीं और बारहवीं शताकदी के विद्वान, आचार्य ३४३ 
सस्लेक्त है। (कुर्मे इनकृप्सन्स सत्‌ १६९१४ त० ३४ 
गोपनन्दी 


गोपनन्दि--यह मूलसघ, देशिय गण ओर वक्रगच्छ क॑ देवेन्द्र सिद्धान्त देव के समकालीन शिष्य थे। यह 
चतुमु खदेव इसलिये कहलाये, क्योंकि इन्होंने चारों दिल्याओ्रें की प्रोर मुख करके भ्राउ-प्राठ दिन के उपवास किये थे । 
प्रस्तुत गोपनन्दी झ्रद्धितीय कवि प्लौर नैयायिक थे, इनके सम्मुख कोई वादी नहीं ठहर सकता था। इन्होंने धू्जटि जैसे 
बिद्वान्‌ की जिल्ला को भी बन्द कर दिया था । परम तपस्वी, वसुधेव कुटुम्ब, जैन-शासनास्बर के पूर्णचन्द्र, सकलागम- 
बेदी और गुणरत्न विभूषित थे! । देशीय गण के भ्रग्रणी थे झौर ब्रतीन्द्र थे। इनक सधर्मा धाराधिप भोजराज द्वारा 
पूजित प्रभाचन्द्र थे । होयसल नरेश एरेयंग ने शक स० १०१५ सन्‌ १०६९३ (वि० स० ११५०) में उक्त गोपनन्दी 
को जीणोद्धार झादि कार्यो के लिये दो ग्राम दान में दिये थे* ।-- 


(बृषभनन्दी--जोतसार समुच्चय के कर्ता) 


यह नन्दनन्दी के वत्स और श्रीनन्दी के चरण कमलों के अमर थे। गुरुदास भी उन्ही के शिष्य थे। जिन्हें 
तीक्ष्ममति झौर 'सरस्वतीसुनु' प्रकट किया है। जंसा कि ग्रन्थ प्रशस्ति के निम्न पद्य से प्रकट है । 
श्रीनन्दि नत्विवत्स: श्रीमन्दी गुरुपदाब्ज घटचरण:। 
श्रीगुरुवासोी. नसंश्रात्तीकष्ममतिः: श्री सरस्वतोसभु: ॥॥४५॥ 
बृषभनन्दी ने उक्त नद नदी मुनिराज को शास्त्रार्थज्ष, पंक धारी, तपाक सिद्धातज्ञ, सेव्य और गणेश जैसे 
विशेषणो के साथ स्मृत किया है। इनके चार शिष्यों का उल्लेख मिलता है, परन्तु उनके एक प्रमुख शिष्य गुरुदासा- 
चार्य भी थे। नन्‍्दनन्दी के शिष्यों मे श्रपने से पूर्ववर्ती दो गुरुभाइयों श्री कौति और श्री नन्‍दी का नामोल्लेख किया 
है। झौर भपने उत्तरवर्ती एक गुरु भाई हर्षनन्दी का भ्रनुजरूप में उल्लेख किया है। जिससे ग्रन्थ की सुन्दर प्रति- 
लिपि तैयार की थी३ । वृषभनन्दी ने कौण्डकुन्दाचार्य कें जीतसार का सम्यक्‌ प्रकार अवधारण किया था, इसी 
कारण उन्होने श्रपनें को 'जीतसाराम्बुपायी' (जीतसार रूप भ्रमृत का पान करने वाला ) प्रकट किया है। कुन्द कुन्दा- 
लाये का यह प्रन्थ जीर्ण-शीर्ण रूप में मान्यसेट में सिद्धान्तभूषण नाम के सैद्धान्तिक मुनिराज ने एक मजूषा में देखा था । 
और प्रार्थना करके प्राप्त किया था, शौर उसे पाकर वे सभरी स्थान को चले गए थे । उन्होने वृषभनन्दी के हितार्थ 
उसकी व्याख्या की थी, जिसका जीतसार समुच्चय में प्रनुसरण किया गया है । 


धरा अभ्रभयननन्‍्दी 


प्रमयनन्दी विशवधगुणनन्दी के शिष्य थे। यह अपने समय के समस्त मुनियों के द्वारा मान्य विद्वान ये। 
इन्होंने जैसधर्म के विषय में परम्परागत श्रवर्णवादो--मिथ्या प्रवादो--को दूर किया था। इनके द्वारा जैम धर्म की 
बड़ी प्रभावना हुई थी। ये समुद्र की भाति गभीर एव सूर्य की तरह तेजस्वी थे । भ्रत्यन्त गुणी और मेधावी थे । वे 
भव्य जीवो के एक मात्र अन्धु तथा उद्बोधक थे। जैसा कि चरद्धप्रभचरित प्रशस्ति के निम्न पद्य से प्रकट है :-- 
“मुनिजननुतपादः प्रास्‍्तमिथ्याप्रवादः, सकलगुणसमृद्धस्तस्थ शिष्यः प्रसिद्ध: । 
झभवद्‌ भ्रभयननन्‍्दी जेनधर्मासिनस्दी, स्वमहिमजितसिस्थुभंव्यलोककवन्धु:।॥ 
0... ++्प््+++5+555त3सससस उन लााा8६६६२६४/3::.७ 


१. जैन शिला लेख स॑० भाग ६ पृ० ११७ 
२. (एपि ग्राफिया कर्णाटिका जि० ४, 
३. अमुज श्री हे न॑दिता सुलिएय जीत-- 

धार शास्त्रमुअ्वलोदृध्‌ त॑ ध्याजापते (जीत समुक्ययसार अजमेर भंडार भ्रेति) 


२६० जन धर्म का प्रायीन इतिहास--भाग २ 


इनके शिष्य वीर नन्‍्दी थे, जो चन्द्रप्रभचरित के कर्ता हैं। इनके दूसरे शिष्य इन्द्रनन्दी भी थे | गोम्मटसार॑ 
के कर्ता नेभिचचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने भी अभयननन्‍्दी को अ्रपना गुरु माना है ग्यौर उन्हें नमस्कार किया है, णमिऊण 
ध्रभयणंदि' 'अभयणदि वच्छेण' जेसे वाक्यों द्वारा अभयनन्दि का स्पष्ट उल्लेख किया है। इनका समय विक्रम की 
दशवी शताब्दी का उपान्त्य श्नौर ११वीं शताब्दी का प्रथम चरण है। 


बोरनन्दि सिद्धान्त चक्रवतों 


वीरनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती- नन्दिसघ ध्लौर देशीय गण के आचाये थे। यह मुनि विदुध गुणनन्दि के 
प्रशिष्य', भौर प्रभयनन्दि के शिष्य |थे। जो मुनियो के द्वारा बन्दनीय थे। श्र जिन्होने मिथ्याप्रवाद को 
विनष्ट किया था । सम्पूर्ण गुणो मे समृद्ध थे, और भव्य लोगो के अद्वितीय बन्धु थे । इनके शिष्य वी रनन्दी भव्य जन 
रूपी कमलो को विकसित करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, गुणो के धारक थे और जिन्होने सम्पूर्ण वाइमय को 
प्रधीन कर लिया था। वे कुतर्कों को नाश करने वाले प्रख्यात कीति थे । 
भव्याम्भोज विबोधनोद्यसमते भास्वत्समानत्विष:, 
शिष्यस्तस्य गुणाकरस्य सुधियः श्रीवीरनन्दीत्यभूत । 
स्वाधीना खिल वाड.मयस्य भुवनप्रस्यात कोतें: सता, 
ससत्सु व्यजयन्त यस्य जयिनो बाच: कुतर्काडू! श्ञा ।।४ 
एक गाथा मे बतलाया गया है कि जिनके चरण प्रसाद से वीरनन्दी इच्द्रनन्दी शिष्य अनन्त ससार से पार 
हो गए उन अभयननदी गुरु को नमस्कार है' । गोम्मटसार के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चन्द्रवर्ती ने भी इन्द्रतन्दि को 
झभयनन्दि ध्रौर वीरनन्दी को भ्रपना गुरु बतलाया है। भ्रभयनन्दी के चार शिष्य थे। वीरनन्दी, इन्द्रनन्दि, कनकनन्दी 
झौर नेमिचन्द्र । नेमिचन्द्र ने अपने को स्वय श्रभयनन्दि का शिष्य सूचित किया है! । नेमिचन्द्र ने अभयनन्‍्दी के साथ 
इन्द्रनन्दि गुरु को भी नमस्कार किया है और श्रुतसागर का पार करने वाला विद्वान सुचित किया है । 
वीरनन्दी विशिष्ट दार्शनिक और प्रतिभा सम्पन्त कवि थे। आपकी एकमात्र कृति चन्द्रप्रभचरित काव्य 
है। इस ग्रन्थ की कथा वस्तु का भ्राधार उत्तर पुराण है। वीर नन्‍दी ने उत्तर पुराण के अनुसार ही आठवे तीर्थंकर 
घन्द्रप्रभ के चरित्र का चित्रण किया है। यह ग्रन्थ १८ सर्गो मे विभकत है। जिसकी इलोक सख्या १६६१ है। अन्तिम 
प्रशस्ति के ६ श्लोक उससे भिन्‍न है । 
यह काव्य श्गार, वीर, बीभत्स, भयानक और शान्तादि रसो तथा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्र्थान्तर न्यास 
श्रौर श्रतिशयोकित श्रादि श्रलकारो से ग्रनुस्यृत है। रचना सरस और प्रसाद गुण से भरपूर है । 
कृति मे कवि ने उसके रचना काल झादि का कोई उल्लेख नही किया, इस कारण ग्रन्थ के रचना काल का 
निश्चित उल्लेख तो नही किया जा सकता । किन्तु आचार्य वादिराज ने अपने पाश्वंनाथ चरित मे (शक स० ६४७ 
सन्‌ १०२५) मे चन्द्रप्रभचरित और उसके रचयिता वीरनन्दी का स्मरण किया है' । इससे स्पष्ट है कि सन १०२५ 
(बि० स० १०८२) से पूर्व चन्द्रप्रभचरित की रचना हो चुकी थी | भ्रब यह विचारणीय है कि वह कितने पहले हुई 
होगी । वह वि० स० १०२५ के लगभग की रचना जान पड़ती है । भ्रर्थात्‌ वे ११वी शताब्दी के पूर्वाध के विद्वान्‌ है । 





१, से तच्छिष्योज्येष्ठः शिशिर कर सोम्य समभवत्‌ ! 

प्रविस्यातो नाम्ना बिबुधगुण नन्दीति भुवने ॥ --चन्द्र प्रभवरित प्रशस्ति 
२ जस्सय पाय पसाएए खतससार जलहि मुत्तिण्णो । वीरिदणशदि वच्छी णमामि त अ्रभयशादि गुर' ॥ --गौ० क० ४३६ 
३. इदिणेमिचद मुणिणा अप्पसुदेश भयरदि वच्छेण । रहयो तिलोयसारों खमत त॑ बहु सुदायरिया। ।। --त्रिलोकसार 
४ शमिऊण अभयरादि सुदसायर पारगिद णदि गुरु । हु 

वरवीरनदिणाह पयडीण पच्चय बोच्छ ७८५ 
४. चन्द्र प्रभासि सम्बद्धा रस पुष्ट मन: प्रिया । कुमद्वतीव नो बत्ते भारती वीरनन्दिन” ॥ ३० 

-“पाश्वनाथ चरिते वादिराज: 


“४ अऑिललडडविजनन| *+-+- -.. _....0ए........ 
ते जन अनगरफण>ण नमन ० 


ग्यारहवीं औरबारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य २६१ 


नेमिचन्द्र सिद्धान्त सक्षवर्ती 


5 424 नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती मूलसंघ देशीयगण के विद्वात प्रभयनन्दी _के शिष्य थे । इन्होंने स्वयं 
पझपने को भ्रभयनन्दी का क्षिष्य सूचित किया है! भ्रभयनन्दी उस समय के बड़े सँद्धान्तिक विद्वान थे । उनके 
वीरनन्दी, प्रोर इन्द्रनन्दी भी शिष्य थे। ये दोनों नेमिचन्द्र के ज्येष्ड गुरुभाई थे। इस कारण उन्होंने उनको भी 
गुरु तुल्य मानकर नमस्कार किया है श्रौर उनका श्रपने की शिष्य भी बतलाया है” । नेमिचन्द्र ने प्पने एक गुरु 
कनकनदी का उल्लेख किया है । श्रौर लिखा है कि उन्होने इन्द्रनन्दी के पास से सकल सिद्धान्त को सुनकर 
सत्वस्थान' की रचता की है।३ इस सत्वस्थान प्रकरण को उन्होने गोम्मटसार कर्मकाण्ड के तीसरे सत्वस्थान 
झ्रधिकार में प्रायः ज्यों का त्यो अपनाया है। यह ग्रन्थ 'विस्तरसत्वत्रिभगी' नाम से जैन सिद्धान्त भवन आभारा में 
विद्यमान है। मेरे सग्रह की तीन पत्रात्मक प्रति में इसका नाम 'विशेषसत्ता त्रिभगी' दिया है । नेमिचन्द्र गगवंशीय 
राजा राचमल्ल के प्रधान भन्‍त्री और सेनापति चामुण्डराय के समकालीन थे। यह अत्यन्त प्रभावशाली श्रौर सिद्धान्त- 
शास्त्र के ममंश विद्वान्‌ थे। इन्होने गोम्मटसार की ३६७ गाथा में लिखा है कि जिस प्रकार चक्रवर्ती षट्‌ खण्ड पृथ्वी को 
ग्रपने चक्र द्वारा प्राधीन करता है, उसी प्रकार मैंने अपने मत्ति चक्र से घट खण्डागम को सिद्ध कर अपनी इस कृति में 
भर दिया है । समवत: इसी सफलता के कारण उन्हें सिद्धान्त चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त हुई हो । चामुण्डराय प्रजित- 
सेनाचार्य के शिष्य थे । चामुण्डराय ने नेमिन्द्र का भी शिष्यत्व ग्रहण किया था । चामुण्डराय की प्रेरणा से नेमिच्न्द्र 
ने गोम्मटसार की रचना की थी । गोम्मट चामुण्डराय का घरुनाम था। जो मराठी तथा कन्नड़ी भाषा में प्राय: उत्तम, 
सुन्दर, प्राकर्षक, एवं प्रसन्‍न करने वाला जैसे अर्थों में व्यवह्ृत होता है" । श्रौर राय उनकी उपाधि थी । चामुण्ड राय 
के इस गोम्मट' नाम के कारण ही उनके द्वारा बनवाई हुई बाहुबली की मूर्ति 'गोम्मठेश्वर' तथा “गोम्मटदेव' जैसे 
नामो से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है । उन्ही के नाम की प्रधानता को लेकर ग्रन्थ का नाम “गोम्मटसार' दिया गया है 
जिनका प्रर्थ गोम्मट के लिये खीचा गया पूर्व के (षट्‌ खण्डागम तथा धवलादि) ग्रन्थों का सार। इसी श्राशय को 
लेकर ग्रन्थ का 'गोम्मटसग्रह सूत्र' नाम दिया गया है। जैसा कि कर्मकाण्ड की निम्न गाथा से प्रकट है-- 

गोम्मट-संप्रहसूत्तं गोम्मट सिहरूवरि गोम्मट जिणो य । 
गोस्मटरायविणिस्मिय-वक्सिण कुक्‍्कुडजिणो जयउ॥ ६६८ 
इस गाथा में तीन कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्ही का जयघोषण किया गया है। इन्ही तीन कार्यों में 
चाण्मुडराय की ख्याति है झौर वे है--१ गोम्मट सग्रह सूत्र २ गोम्मट जिन और दक्षिण कुक्कुटजिन । गोम्मटसग्रह 
सूत्र का अर्थ गोम्मट के लिये किया गया सार रूप संग्रह प्रथ गोम्मटसार । गोम्मठ जिन पद का श्रश्िप्राय नेमिनाथ 
भगवान की उस एक हाथ प्रमाण इन्द्रनीलमणि की प्रतिमा से है जिसे गोम्मटराय ने बनवाकर गोम्मट-शिखर--- 
चन्द्रगिरि पर स्थित श्रपने मंदिर (वस्ति) भें स्थापित किया था । और जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह 





जलन त-++लनिभि न ना कल न तनननत- 2224 





नि 


१. इदि शोमिच्रद मुणिणाणप्पसु देशभयणदि वच्छेश । 
रइयो तिलोयसारो खमतु बहु स॒दाइरिया ॥ 

२, समिऊएण अभयशणदि सुद-सायथर पारगिदणदिगुर । वरबीरणशदिणाह पयडीण पच्चय वोच्छे ॥॥७८४-गो० क० 
णमह गुणरमणभूसण सिद्धंतामिय महद्धि भवभाव । वर वीरणदिचंदं णिम्मलगुरणा मिदरणंदि गुरु ॥5७६ गो० क० 
वीरिंदरणंदि वच्छेण प्यसुदेशभयण दि सिस्‍्सेण। 
दसणचरित्तलद्धी सु सूयिया शेमिचदेश ६४८ लब्धिसार 

३. बर इृदर्णदि ग्रुरुणो पासे सोझण सयल सिद्धत । 
सिरिकणयशदि गुरुणा सत्तट्ठाद्ध समुहिदूठ ॥३९६ गो० क० 

४. जहू चबकेशय चक्की छुक्खड़ साहिय अविम्घेश । 
तह मइचक्केण मया छव्खड साहिय॑ सम्म ॥३६७ गो० क० 

१. देखो, अनेकान्त बर्ष ४ किरण ३-४ में डा० ए० एन० उपाध्ये का 'गोम्पट' नामक लेख 


२६२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाष २ 


पहले ब्रामुण्डराय -वस्ति में मौजूद थी। परन्तु बाद को मालूम नही कहाँ चली गई । उसके स्थान पर नेमिनाथ की 
एक-दूसरी पांच फुट की उन्नत प्रतिमा अन्यत्र से लाकर विराजमान कर दी गई है, जो अपने लेख पर से एचन के 
बनवाए हुए मन्दिर की मालूम होती है । भ्ोर दक्षिण कुक्कुटजिन' बाहुबली को प्रसिद्ध एव विशाल उस मूर्ति का 
ही नामान्तर है। यह नाम श्रनुश्रुति श्रथवा कथानक को लिये हुए है । उसका तात्पयं इतना ही है कि पोदनपुर में 
भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली की उन्हीं की शरीराकृति जैसी मूति बनवाई थो, जो कुक्कुट सर्पों से व्याप्त हो जाने 
के कारण उसका दर्शन दुलभ हो गया था। उसो के अनुरूप यह मूर्ति दक्षिण में विन्ध्यगिरि पर स्थापित की गई है 
प्रौर उत्तर की उस मूर्ति से भिन्‍नता बतलाने के लिये ही इसे दक्षिण विशेषण दिया गया है । इससे यह बात स्पष्ट 
हो गई कि गोम्मट बाहुबली का नाम न होकर चामुण्डराय का घर नाम था। श्र उनके द्वारा निर्मित होने के कारण 
मूर्ति का नाम भी 'गोम्मटेब्वर या गोम्मट देव' प्रसिद्ध हा गया। श्राचार्य नेमिचन् ने चामुण्डराय द्वारा निर्मापित 
श्रवण वेलगोला मे स्थित गोम्मट स्वामी बाहुबली की अ्रदुभुत विशाल मूर्ति की प्रतिष्ठा चैत्र शुक्ला पंचमी 
रविवार २२ मार्च सन्‌ १०२८ में की थी । यह मूति श्रपनी कलात्मकता श्रौर विशालता में विश्व में 
अतुलनीय है। उसके दर्शन मात्र से श्रात्मा अ्पूर्व श्राननद को पाता है। मूर्ति धत्यन्त दर्शनीय है। 


र्जना 
श्राचायं मेमिचन्द्र सि० चक्रवर्ती की निम्न कृतिया प्रकाशित हैं। गोम्मटपतार, लब्धिसार, क्षपणासार 
भजिलोकसार । 
गोस्मट्सार--एक सैद्धान्तिक ग्रन्थ है, जिसमें जीवस्थान, क्षुद्रबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदनाखण्ड, और 
वर्गणाखण्ड, इन पाँच विषयो का वर्णन है। इस कारण इसका प्रपर नाम पचसग्रह भी है । गोम्मटसार भ्रन्थ दो 
भागो में विभवत है । जीवकाण्ड झौर कर्मकाण्ड । 


जीवकाण्ड--में ७३३ गाथाएँ है जिसमें गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदहमार्गणा और 
उपयोग ' । इन बीस प्ररूपणाओों द्वारा जीव की अनेक भ्रवस्थाओ और भावों का वर्णन किया गया है। अभेदविषक्षा 
से इन बीस प्ररूपणाओ का श्रन्तर्भाव गुणस्थान और मार्गणा इन दो प्ररुपणाओं में हो जाता है क्योकि मार्गणाप्रो में 
ही जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण सज्ञा श्लौर उपयोग इनका श्रन्तर्भाव हो सकता है। इसलिये दो प्ररूपणए कही है। किन्तु 
भेदविवक्षा से २० प्रूपणाए कही गई है। 

कर्सकाण्ड-में ६७२ गाथाए है, जिनमें प्रकृति समुत्कीतंन, बन्धोदय, सत्वाधिकार, सत्वस्थानभग, त्रिचलिका 
स्थान समुत्कीतंन, प्रत्ययाधिकार, भावचूलिका और कमं स्थिति रचना नामक नौ ग्रधिकारों मे कर्म की 
विभिन्‍न प्रवस्थाझ्रों का निरूपण किया गया है। 

दीकाएं--गोम्मटसार ग्रन्थ पर छह टीकाए उपलब्ध है। एक अभयचन्द्राचार्य की सस्क्ृतटीका 'मन्द- 
प्रबोधिका' जो जीवकाण्ड की ३८३ न० की गाथा तक ही पाई जाती है, शेष भाग पर बनी या नहीं, इसका कोई 
निश्चय नहीं । दूसरी, कैशवर्णी की, जो संस्कृत मिश्रित कनडी टीका जीवतत्त्व प्रबोधिका, जो दोनों काण्डो पर 
विस्तार को लिये हुए है। इसमे मन्दप्रबोधिका का पूरा अनुसरण किया गया है। तीसरी, नेमिचन्द्राचायं की सर 
टीका जीवतत्त्व प्रदीषिका है, जो पिछली दोनो टीकाग्रो का गाढ़ प्रनुसरण करती है। चौथी, टीका प्राकृतभाषा को 
है जो अपूर्ण है प्लौर अजमेर के भट्टारकोय भण्डार मे श्रवस्थित है । पांचवी पजिका टीका है जिसका उल्लेख प्रभयचन्द्र 
की मन्द प्रवोधिका में निहित हैं। इस पजिका की एक मात्र उपलब्ध प्रति मेरे सप्रह मे है, जो सं० १५६० को 


जज “जज ५-० ++-+++++>5 








नल ++- «» ०». -. 








डर >> ++>+ब्कन 


१. भूण जीवा पज्जत्ती पाणा सण्णाय मग्गणाओं य | 
उवओगो वि य कमसो वीस॑ तु परूवणशा भशिदा ॥२॥ 
२. अथवा सम्मूछुंत गर्भोपपादानाश्रित जन्म भवनीति गोम्मट 


पंचिका कारादीनामभिप्राय; !! गो 
दोका, गा० छू ) ० जी० मस्द्प्रबोधिका 


स्थारहनी और बारहवीं शताह्दी के विद्वोन, भाचार्य रे 


लिसी हुई है। भ्रौर जिसका प्रमाण पांच हजार दलोक जितना है, जिसकी भाषा प्राकृत भौर पंस्कृत निश्चित है।* 
उसका मंगल और प्रतिज्ञा वाक्य इस प्रकार है-- 
पणमिय जिणिदसंदं मोमम्मट संगह समग्ग सुत्ताणं। 
केसिपि भणिस्सावों विवरणसरंणे समासिज्ज | 
तत्थ तावतेसि सुत्ताणमा दिए संगलट्ठंभणिस्स माणट्ठविसय पदण्णा करणट्ठं थ कभस्स सिद्धि मि-- 
इचाइ गाहां सृत्तस्सत्थो उच्चणेणट्ठ विवरण कहिस्सामो ॥ 
इस पंजिका के रचयिता गिरिकीति हैं । कर्ता ने प्रपनी गुरु परम्परा इस प्रकार दी है श्रुतिकीति, मेघचन्द्र, 
चन्द्रकीति झौर गिरिकोर्ति जैसा कि उसके पद्यों से प्रकट हैः-- 
सो जयउ वासपुज्जों सिधासु पुज्जासु पुज्ज-पय पठमो। 
पथिसल वसु पुज्ज सूदो सुदकिसि पिये-पियं बादि ॥। १ 
समुदिय वि मेघचंदप्पसाद खूब कित्तियरो। 
जो सो कित्ति भणिज्जइ परिपुज्जिय चंदकित्ति त्ति॥२ 
जेणासेस वसतिया सरमई ठाणंत रागोहणी । 
जगा परिरुभिऊण मुहया सोजत मुद्दासई। 
जस्सापुव्वगुणप्पभूदरयणणा. लंकारसोहग्गिणा । 
जातासिरिगिरिकित्तिदेव जदिणा तेजसि गंथो कश्ो ।।३ ॥। 


इस पंजिका प्रमाण पांच हजार इलोक जितना बतलाया है। यह पंजिका प्रकाशन के योग्य है। झोर ६ठी 
टीका सम्यस्शान चन्द्रिका है, जिसके कर्ता पण्डित प्रवर टोडरमल हैं यह टीका विशाल है, भौर ढुढारी भाषा हिन्दी में 
लिखी गई है । 


लब्धितार क्षपण[सार-इसमें बतलाया गया है कि कर्मों को काटकर जीव कैसे मुक्षित प्राप्त कर सकता 
अथवा प्रपने शुद्ध स्वरूप में स्थिति हो सकता है। इसका प्रधान प्राधार कसाय पाहुड ध्रौर उसकी जयधबला टीका 
है इसमें तीन श्रधिकार हैं--दर्शनलब्धि, चारित्रलब्धि, और क्षायिक चारित्र | प्रथम प्रधिकार में पाचलब्धियों के 
स्वरूप आदि का वर्णन है, जिनके नाम है--क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य भ्रौर करण । इनमें से प्रथम वार 
लब्धियां सामान्य है, जो भव्य और अभव्य दोनों'ही प्रकार के जीवो के होतो हैं। पांचवी करणलब्धि समभ्यग्दशंन भौर 
सम्यक्चारित्र की योग्यता रखने वाले भव्यजीवों के ही होती है। उसके तीन भेद हैं--भ्रधःक रण, भ्रपूर्वकरण श्रौर 
प्वनिवृत्तिकरण । दूसरे अ्रधिकार में चारित्रलब्धि का स्वरूप झौर चारित्र के भेदो उपभेदों श्रादि का सक्षिप्त 
कथन है । साथ ही उपशमश्रेणी पर चढ़ाने का विधान है। तीसरे भ्रधिकार में चारित्र मोह की क्षपणा का संक्षिप्त 
विधान है, जिसका प्रन्तिम परिणाम मुक्ति या शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धि है। इस तरह यह ग्रंथ संक्षेप में 
प्रात्मविकास की कु जी अथवा साधन-सामग्री को लिये हुए है। लब्धिसार की संस्कृत टीका नेमिचन्द्राचार्य की है । 
पं० टोडरमल्‍्ल जी ने इसके दो प्नधिकारों की हिन्दी टीका उक्त संस्कृत टीका के अनुसार की है । तीसरे “क्षपण' अधि- 
कार की गद्य सस्कृत टीका माधवचन्द्र त्रेविद्य देव को है, जिसे उन्होने बाहुबली मंत्री के लिये क्षुल्लकपुर में शक सं ० 
३. पयडी सीलसहावो--प्रकृति: शील स्वभावदत्येकार्थ: स्वभावश्लस्वभाववंतमपेक्षसे । 
तदविनाभावित्वात्तस्य । भ्रतः कस्याये स्वभाव' कथ्यत इत्याहु जीवयारां, जीवकर्मतोः । 
कहमेत्य अ गसद्देश कम्मरगहणं । कम्भण सरीरसेतव अंग सहेश विभश्खिदशादों । 
कठ्ठ कम्म कलावस्सेव कम्मण सरीस्तादों व । अहजा अंग संदेश कस्माकम्म सरीराश गहरा । ऋम्मेणोक्सेहि पयो- 
जणादो । जीबंगाणमिदि किमट्‌्ठ' बुज्ददे | भाजकम्म दग्भकम्भ शोकम्मारां पयडि पश्पशाट्ठ' । 
->भो० क० पंजिका 


२६४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


११२४५ (सन्‌ १२०३, वि० स० १२६०) में बनाकर समाप्त की है' । प० टोडरमल्ल जी ने इसी के अनुसार क्षपणा- 
सार की टीका की है। इसी से उन्होने अपनी सम्यकज्ञान चन्द्रिका टीका को लब्धिसार क्षपणासार सहित गोम्मटसार 
की टीका बतलाई है । गा है 

बत्रिलोकसार--यह करणानुयोग का महत्वपूर्ण ग्रन्थ हे । इसकी गाथा सख्या १०१८ है । जिन कुछ गाथाएँ 
माधवचन्द्र त्रेविद्य की भी है। जो नेमिचन्द्राचायं की सम्मति से शामिल की गई है| यह ग्रन्थ आचार्य यतिवृषभ की 
तिलोयपण्णत्ती से अनुप्राणित है। इसमें सामान्यनोक, भवन, व्यन्तर, ज्योतिष, वैमानिक, और नरक-तिर्यक, लोक 
ये भ्रधिकार हैं। जम्बूदीप, लवणसमुद्र, मानुषक्षत्र, भवनवासियों केरहने के स्थान, झ्रावास भवन, भ्रायु परिवार श्रादि 
का विस्तत वर्णन है। ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारा एवं सूर्य चन्द्र के आयु, विमान, गति, परिवार श्रादि का सागोपाग 
वर्णन दिया है। त्रिलोक की रचना सम्बन्धी सभी जानकारी उसमे प्राप्त की जा सकती है। इस पर नेमिचन्द्राचार्य 
के प्रधान शिष्य माधवचन्द्र त्रेविद्य की सस्कृत टीका है। गोम्मटसार की तरह इस ग्रथ का निर्माण भी प्रधानतः 
चघाम डराय को लक्ष्य करके--उनके प्रति बोधनाथे हुआ है ऐसा टीकाकार माधवचन्द्र ने टीका के धारम्भ में व्यक्त 
किया है । सस्क्ृत टीका सहित यह ग्रन्थ मणिकचन्द्र ग्रन्थ माला से प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थ की हिन्दी टीका 
पंडित टोडरमल्ल जी ने की है, जिसमे उसके गणित विपय को अच्छी तरह से उद्घाटित किया है। 


अ्रायंसेन 
आायसेन--मूलसंघ वरसेनगण झौर पोगरीगच्छ के भ्राचायय ब्रह्मसेन ब्रतिप के शिष्य थे। जो श्रनेक राजाओं 
से सेवित थे। इनके शिप्य महासेन थे ! जेसा कि शिलालेख के निम्न वाक्यों से प्रकट है'-- 
श्रीमुलसंघे जिनधमंसले, गणाभिधाने वरसेन नास्नि। 
गघ्छेस तुच्छे5पि पोगय्यंमिक्से, सन्‍्तृयमानों मुनिराश्यसेन:॥॥ 
तस्यायसेनस्थ मुनोश्वरस्य श्षिष्यो महासेन सहामुनीणः। 
सम्यक्त्व र॒त्नोज्वलितान्तरग: संसारनीराकर सेतुमृत [:] ॥ 
इस शिलालेख में महासेन मुनीरद्ग के छात्र चादिराज ने, जो वाणसबश के तथा केतल देवी के झ्लॉफिसर थे । 
उन्होने पोननवाड (वर्तमान होस्वाड) से त्रिभुवत तिलक नाम का चैत्यालय बनवाया, और उसमें तीन वेदियो में शान्ति 
नाथ, पादवेनाथ झौर सुपाश्वेनाथ की तीन मूतिया बनवाकर प्रतिष्ठित की, और उसके लिये कुछ जमीन तथा मका- 
नातू शक स० ६७६ (सन्‌ १०५४) जयसवत्सर में वेशाख महीने की भ्रमावस्या सोमवार के दिन दान दिया । इससे 
झायसेत का समय सन्‌ १०५४ (वि० स० ११११) सुनिश्चित है । 


महासेन 

सहासेन-मूलसंघ वरसेनगण श्रौर पोगरिगच्छ के आचाये झायंसेन के शिष्य थे । इनके गृहस्थ शिष्य 

खादि राज ने, जो वाणसवश में उत्पन्न हुआ था । उक्त चादिराज ने त्रिभुव॒न तिलक नाम का चैत्यालय बनवाया, और 
उसमे शान्तिनाथ और पारव॑-सुपाश्व की मृतिया बनवाकर प्रतिष्ठित की, श्रौर उनकी पुजादि के लिये महासेन को 


दान दिया । यह लेख शक स० ६७६ सन्‌ १०५४ का है' । अत' महासेन का समय विक्रम की ११वीं शताब्दी का 
मध्यकाल होना चाहिये। 


१. अमुना माधक्चन्द्र दिव्य गणिना त्रविद्य चकक्रेगिना, 
क्षपणासार मकारि बाहुबलि सन्मंत्रीश सज्ञप्तये । 
शककाले शरसूयंचन्द्र गणिते (११२५) जाते पुरे क्षललके 

 शभदे दु दुभिवत्सरे विजयतामाचंद्धतार भूवि १६ --क्षपणासार गश्न प्रश्मस्ति 

२. जैत लेख स० भ०२ पृ० २२७-२६) 

३. जन लेख संग्रह अ-२ पृ० २२७-२८) 








ग्यारहवीं और बारहूवी शताब्दी के विद्वान, आचार्य ३२६५ 


चामुण्डराय 
चासुण्डराय- ब्रह्म-क्षत्रिय बश के वेश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। शिलालेख में इन्हें बरह्मक्षत्रकुलोदयाचल 
शिरोभूषामणि' कहा गया है '। यह गगवशी राजा राचमल्ल के प्रधान मत्री और सेनापति थे। राचमल्ल चतुर्थ का 
राज्यकाल शक स० ८६६ से ६०६ (वि० स० १०३१ से १०४१) तक सुनिश्चित है। ये गगवज़मारसिह के 
उत्तराधिकारी थे । चामुण्डराय इनके समय भी सेनापति रहे हैं। इनका धर नाम गोम्मट”' थाओर 'राय' राजा 
राचमलल द्वारा प्रदत्त पदवी थी । इस कारण इनका नाम गोम्मटराय भी था। बाहुबलि की मूर्ति का नाम गोम्मट- 
जिन' झौर पच सग्रह का नाम “गोम्मट-सग्रह सूत्र' इन्ही के नाम के कारण हुआ है क्योकि चामुण्डराय के प्रश्न के 
प्रनुसार ही धवलादि सिद्धान्तो पर से नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने गोम्मट सार की रचना की है । 
मारसिह और इनके उत्तराधिकारी पुत्र राचमलल का समय गंगवश के लिए भयावह था, क्‍योंकि 
पश्चिमी चालुक्य, नोलम्ब तथा पललव प्रादि गग वश के शत्रु थे । चालुक्यों के खतरे के विनाश का श्रेय चामुण्डराय 
को है। श्रवणवेल्गोल के कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ पर उत्कीर्णणेख (६७४ ई०) में लिखा है कि इस प्रसिद्ध दुर्गंपर 
हुए आक्रमण ने विश्व को भ्राइचयय मे डाल दिया। चामुण्डराय ने अपने पुराण में इस बात को स्वीकार किया 
है कि इस विजय मे ही उन्हे “'रणरग सिह की उपाधि प्राप्त हुई थी । 
चामुण्डराय केवल महामात्य ही नही थे किन्तु वीर सेनानायक भी थे। इनके समान शूरवीर और दढ 
स्वामी भक्त मत्री कर्नाटक के इतिहास में प्रन्य नहीं हुआ । इन्होने अपने स्वामी के लिए भ्रनेक युद्ध जीते थे। 
ग़ोविन्दराज, वेकाइराज आदि अनेक राजाओं को परास्त किया था। इसके उपलक्ष्य में उन्हे समरधुरधर, वीरमा- 
तंण्ड, रणरगसिह, वेरिकुल-काल दण्ड, असहाय पराक्रम, प्रतिपक्ष राक्षस, भुज विक्रम और समर-परशु राम ग्रादि 
विरुद प्राप्त हुए थे | श्लौर कौनसी उपाधि किस युद्ध के जीतने पर मिली, इसका उल्लेख निम्न प्रकार है :-- 
खडग युद्ध में वज्वलदेव को हराने पर उन्हे 'समरधुरधर उपाधि प्राप्त हुई थी । नोलम्ब युद्ध में गोनर 
| के मैदान में उन्होंने जो वीरता दिखलाई उसके उपलक्ष में 'बीर मारतंण्ड' की उपाधि मिली। उक्कागी के किले में 
राजादित्य से वीरता पूर्वक लडने के उपलक्ष में 'रणरंग सिह' उपाधि प्राप्त हुई। भौर वागेयूर वा (वामीक्र) के 
किले मे त्रिभुवन वीर को मारने और गोविन्दराज को उसमें न घुसने देने के उपलक्ष में वेरीकुल-कालदण्ड' 
उपाधि प्राप्त हुई । राजा काम के किले में राज वास, सिवर, कुणाभिक आदि योद्धाप्रों को परास्त करने के कारण 
उन्हे 'भुज विफक्रम' उपाधि से अलकृृत किया गया। अपने छोटे 806 #022 के घातक मुदुराचय को, जो चलदक 
गग और गगर भट्ट के नाम से प्रसिद्ध था, मार डालने के उपलक्ष में 'समरपरशुराम' पद से विभूषित किया गया । 
एक कबीले के मुखिया को पराजित करने के उपलक्ष में 'प्रतिपक्ष-राक्षस' उपाधि मिली | श्नौर अनेक योद्धाओ को 
मारने के कारण उन्हे 'भट्टमारि' उपाधि प्राप्त हुई। धामिकता झौर नैतिकता की दृष्टि से भी उन्हे 'सम्यक्त्व रत्ना- 
कर, सत्य युधिष्ठिर, झौर सुभट चूडामणि श्रादि उपाधिया प्राप्त हुईं ।९ 
इन सब उपाधियों से ऐसा लगता है कि चामुण्डराय श्रपने समय का कितना प्रतापी और बीर सेनापति 
था । यह केवल बीर सेनापति ही नही था किन्तु श्रच्छा विद्वान श्लर कवि भी था। उनकी उपलब्धिया उनकी 
महत्ता श्रौर गौरव की संद्योतक हैं । 








१. शिलालेख नं० १६५ जैन लेख सं० प्रथम भाग लेख नं० १०६ । 

२. श्रीमदप्रतिहतप्रभावस्थाद्वादशासनगुहाश्यन्तर निबासिप्रवादि मदाघसिध्‌र सिहायमान सिंहनन्दि मुनीखाभिनन्दित गंगवं- 
शललाम राज सर्वज्ञाइनेक गुणनामधेय भागधेय श्रीमद राजमल्ल देव महीवल्लभ महामात्यपदविराजमान रणरंग मल्लासहायपरा- 
क्रमगुण रस्तभूषण सम्पकक्‍त्वरत्न निलयादिविधिध गुणनामसमासादित कीतिकात््त श्रीमज्वामृंडराय भब्य पुण्डरीक' । 

--मंद प्रबोशिकाटीका उत्यथानिका वाक्य 


२६६ ऊन घर्म का प्राचीन इतिहास--भाभ २ 


उपलब्धियां 
गोस्सट- संग्रह सुत्त गोम्मट सिहरुवरि गोस्मट जिणो य। 
गोम्सटराय-विणिस्मिय-दक्खिण कुक्कुड जिणो जयउ ॥६६८५ 
इस गाथा में तीन कार्यों का उल्लेख है श्रोर उन्ही का जयघोष किया गया है। गोम्मट सग्रह सूत्र गोम्मट 
जिन श्रौर दक्षिण कुक्‍्कुड जिन । गोम्मट जित से भगवान नेमिनाथ की उस एक हाथ प्रमाण इन्द्रनील मणि की 
प्रतिमा से है, जिसे गोम्मटराय ने बनवा कर चन्द्रगिरि पर स्थित अपने मन्दिर में स्थापित किया था प्लौर दक्षिण 
कुक्‍्कुड जिन से अभिप्राय बाहुबली की उस विशाल मूर्ति से है जो पोदनपुर मे भरत चन्रवर्ती ने बाहुबली की उन्हीं 
के शरीराकृति जैसी मृति बनवाई थी, जो कुबकुट्सपों से व्याप्त होने के कारण दुर्लभ दर्शन हो गई थी। उसी के 
अनुरूप यह मूर्ति विन्ध्यगिरि पर विराजमान की गई है। दक्षिण विशषण उसकी भिन्‍नता का द्योतक है। 
चामण्डराय की झ्मर कीति का महत्व पूर्ण प्रतीक श्रवणबेलगोल में प्रतिष्ठापित जगद्विख्यात बाहुबलि 
की मूर्ति है, जो ५७ फीट उन्नत भर विशाल है । और जिसका निर्माण चामुण्डराय ने कराया था। झौर जो धूप, 
वर्षा सर्दी गर्मी श्रौर ग्राधी की बाधाभ्नो को सहते हुए भी अविचल स्थित है। मूति शिल्पी की कल्पना का 
साकार रूप है। मूर्ति के नख श्रादि वेसे ही अकित है जैसे उनका आ्राज ही निर्माण हुआ है। चामुण्डराय 
ने बाहुबली की मूर्ति की प्रतिष्ठा ई० €८१ में कराई थी। लगभग एक हजार वर्ष का समय व्यतीत हो जाने 
पर भी वह बसी ही सुन्दर प्रतीत होती है वह दशवे श्राइचये के रूप मे उलिखित की जाती है । दर्शक को आँखे 
उसे देखते ही प्रसन्‍तता से भर जाती है। बाहुबली की यह मूति ध्यानावस्थाको हे, वे केवल ज्ञान हाने से पूर्व 
जिस रूप में स्थित थे, वही लता वेले जो बाहुओझ तक उत्कीणित है और नीचे सर्पों को वामिया भो बनी 
हुई हैं। उसी रूप को कलाकार ने श्रकत किया है। दर्शक मूर्ति को देखकर तृप्त नहीं होता। उसकी भावना 
उसे बार-बार देखने की होती है । मूर्ति दर्शन से जो झात्म लाभ होता है वह उमे शब्दों द्वारा व्यक्त नही कर 
सकता । उसके भ्रवलोकन से यह भावना अभिव्यकत होतो है कि शअ्रन्तिम समय में इस मूर्ति का दर्शन हो । 
चामुण्डराय की यह ऐतिहासिक देन महान्‌ श्र श्रमर है। शिलालेख में चामुण्डराय द्वारा बनवाये जाने का 
उल्लेख है । और गोम्मट सग्रह सुत्त से अभिप्राय गोम्मटसार से है। 
दूसरी उपलब्धि “त्रिषष्ठि शलाका पुरुष चरित' है। जिसे चामुण्डराय ने शक्स ६०० ईस्वी सन्‌ ९७८ 
(वि० स० १०३५) में बनाकर समाप्त किया था। इसमें चोबीस तीर्थकरों के चरित्र के साथ चक्रवर्ती आदि महा- 
पुरुषों का पावन जीवन अकित किया गया है। इसके प्रारम्भ मे लिखा है कि इस चरित्र को पहले कूचि भट्टारक 
तदनन्तर नन्दि मनीश्वर, तत्पश्चात्‌ कवि परमेश्वर और तत्पश्चात्‌ जिनसेन गुणभद्र स्वामी इस प्रकार परम्परा 
से कहते आये है, और उन्ही के अनुसार मै भी कहता हू। मगलाचरण मे' गृद्धपिच्छाचार्य से लेकर भ्रजितसेन पर्यन्त 
श्राचार्यों की स्तुति की है भ्रोर भ्रन्त मे श्रुत केवली दरशपूर्वधर, एकादशागघर, आझ्राचारागधर, पूर्वाय देशघर के 
नाम कह कर भ्रहंदुबली, माघनन्दि, भूतबलि पुष्पदन्त गुणधर शाम कृण्दाचार्य, तम्बू लूराचार्य, समन्तभद्र, शुभनन्दि 
रविनन्दि, एलाचार्य, नागसेन, वीरसेन जिनसेन श्रादि का उल्लेख किया है। फिर अपने गुरु की स्तुति की है। यह 
पुराण प्राय गद्यमय है, पद्य बहुत ही कम है । कनडी भाषा के उपलब्ध ग्र थो मे चामण्डराय पुराण ही सबसे प्राचीन 
माना जाता है | चामृण्डराय के गुरु का नाम अजितसेनाचाये है, जो उस समय के बडे भारी विद्वान्‌ थे। तपस्वी 
और क्षमाशील थे । उनके अनेक शिष्य थे। बंकापुर में उन्होंने श्रनेक शिष्यो को शिक्षा दी। आाचाय॑ नेमिचन्द्र 
सिद्धान्त चक्रवर्ती पर भी उनका स्नेह था । चामुण्डराय के प्रश्नानुसार ही उन्होंने पचरसग्रह (गोम्मट्सार को रचता 
की थी । चामुण्डराय वीर भौर दानी थे |) जैनधममं के लिए उन्होने जो कुछ किया, उससे भारतीय इतिहास में उन्हे 
अमर बना दिया है। 
तीसरी उपलब्धि चारित्रसार या भावनासार है। जिसकी उन्होने तत्त्वार्थ वार्तिक, राद्धात सूत्र, महापुराण 
प्रौर प्राचार ग्रन्थो से सार लेकर रचना की है, जैसा कि उसके अन्तिम निम्न पद्मसे प्रकट है :-- 
तस्वार्थराड्धांत महापुराणे स्वायारशास्त्रेव व विस्तरोक्‍्तम्‌ 
श्राख्यात्समासादनुधोगवेदी चारिश्रसारं रणरंगसह: 0 


स्वारहवी-बारहवीं शताब्दी के विहान, आचार्य ३६७ 


इसमें गृहस्थ ओर मुनियो के झ्ाचार का व्यवस्थित वर्णन है। उसका सकलन सम्बद्ध श्लोर सुन्दर है। 
कथन की सम्बद्धता ही उसकी प्रमाणिकता का मापदण्ड है, यह ग्रन्थ हिन्दी श्ननुवाद के साथ प्रकाशित हो 
चुका है । 

गोम्मटसार की देशी कर्णाटक वृत्ति भी इनकी बनाई हुई कही जाती है पर वह श्रभी तक उपलब्ध नहीं 
हुई । स | 

चिककवेट्ट पर इनके द्वारा एक वसदि बनाये जाने का उल्लेख मिलता है। इनके पुत्र का नाम जिनदेवण 
था, जो अजितसेनाचार्य का झ्षिष्य था। जिनदेवण ने श्रवणवेल्गोल में जिन मन्दिर का निर्माण कराया था!। यह 
लेख शक सं० ६६२ (सन्‌ १०४०) में उत्कीर्ण किया गया है । 


न 


सहाकवि वीर 


कवि वीर लाडवागड वश के गृहस्थ विद्वान थे। इनके पिता का नाम देवदत्त था, जो अच्छे विद्वान 
कवि थे । इनके पुत्र वीर कवि ने अपने पिता की चार कृतियों का उल्लेख किया है | पद्धडिया छन्द में वरागचरित, 
सरस चच्चरिया बंध में शान्तिनाथ का महान्‌ यशोमान (शान्तिनाथ रास) विद्वत्सभा का मनोरजन करने बाली 
सुद्धथ वीर कथा, और अम्बादेवी का रास । खेद है कि कवि देवदत्त की मे चारो रचनाएँ उपलब्ध नही है। कवि 
मालवा के गुडखेड ग्राम के निवासी थे । गुडखेड नाम का यह गाव मालवा में सिन्धुवर्षी नगरी के सन्निकट कह्ढी 
बसा हुआ था। पूर्व मालवा में जमुना से निकलने वाली एक छोटो नदी का नाम काली सिन्धु या सिन्धु नदी 
है । यह नदी प्राचीन दशार्ण क्षेत्र मे जिसकी प्राचीन राजधानी विदिशा थी, से बहती हुई पद्मावती नामक स्थान 
पर झाकर चमंण्वती (चबल) नदी से भोपाल के निकट निकलने वाली पारा नदी मे मिल जाती है । शर श्रागे जाकर 
दोनो नदिया वेतवा में गिर जाती है । इसी सिन्धु नदी के किलारे पर भोपाल के पूर्व श्लोर विदिशा से उत्तर मे 
सिन्धुवर्षी नगरी रही होगी | इस नगरी के समीप ही कही गुडखेड ग्राम बसा हुआ्ना होगा । कवि देवदत्त का समय 
स०-१०४० है। कवि का अम्बादेवी रास ताल और लग के साथ गाया जाता था। और जिन चरणों के समीप 
नृत्य किया जाता था, यह सम्यकत्वरूपी महाभार की घुरा के धारक थे। 

कवि देवदत्त की सतुवा भार्या से विनय सम्पन्न वीर नाम का पुत्र उत्पन्त हुआ था । कवि के बुद्धिमान 
तीन छोटे सहोदर भाई झभौर भी थे। जो सीहल्ल, लक्षणाक श्लौर जसई नामो से विख्यात थे | वीर कवि ने कहाँ भौर 
किससे शिक्षा पाई, इसका कोई उल्लेख नही किया। कवि ने शब्द हास्त्र, छन्द शास्त्र, निघटु, तके शास्त्र तथा प्राकृत 
काव्य सेतुबध का प्रध्ययन किया था, सिद्धान्त शात्रो के श्रध्ययन के साथ लोकिक शिक्षा में भी निपुणता प्राप्त की 
थी । केवल काव्य रचना उनके जीवन का व्यापार नही था किन्तु वह राज्य कार्य, अर्थ और काम की चर्चाओं में भी 
सलग्न रहता था । व्यस्त जीवन रहने से हो उसे जबूस्वामी चरित की रचना में एक क्ये का समय लगा था| कवि 
को चार स्त्रियाँ थी। जिनवती, पोमावती, लीलावती और जयादेवी । पहली पत्नी से नेमचन्द्र नाम का एक पुत्र भी 


क्र 5 उन्ेनन्‍ लक न न पक ेन+++०«केन ०० जज अत अधि +-++ मा 2ब०-+ -०+ ०.-०००-०-+००० 


१ जिन ग्रहय॑ बेलगोलदोल जनमेल्ल पोगले मन्त्रि-चामण्डन तन्‍्दनोलबि म/डिसिद जिन-देवणनजिससेन-मूनिवर गुड ॥१ 
-जैनलेख सं० भा० १ पृ० १४९ 








१ इह अत्यि परम जिए पयसरणु, ग्रुलखेड विशिगर्ठ सुहनरणा | 
सिरिलाइवर्गु तहि विमलजसु, कइ देवयत्तु निव्यूद कसु। 
बहु भावहें जे वरंगचरिउ, पडड़ियाबधे उद्धरिउ | 
कविगूररंस रजियविउसह, विस्थरिय सुदय वीर कह। 
चच्चरियवधि विरइठ  सरसु, गाइज्जह  सतिड तारजसु । 
तब्चिज्जएय जिशपय सेबयहि, कि रासड अंबादेवयहि। 
सम्मत्तमहाभरधुरधरहो, . तहो सरसइदेवि लद्भधवरहो। 
--जंंबू सामिचरिउ १--४ 


२६४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भांग रै 


था |” जो विनय गुण से सम्पन्न था | वीर कवि विद्वान्‌ और कवि होने के साथ-साथ गुण-ग्राही, न्‍्यायप्रिय श्रौर समु- 
दार व्यक्ति था। वह साधुचरित पुरुषो के प्रति विनयी, भ्रनुकम्पावान और धर्मनिष्ठ श्रावक होते हुए भी वह सच्चा 
वीर पुरुष था। कवि को समाज के विभिन्‍न बर्गों मे जीवन-यापन करने के विविध साधनों का साक्षात प्रनुभव था । 
प्राचीन कवियो के प्रसिद्ध ग्रन्थों, प्रलकार और काव्य लक्षणों का कवि को तल स्पर्शी ज्ञान था वह कालिदास प्लौर 
बाण की रचनाओ से प्रभावित था। उनकी गुण ग्राहकता का स्पप्ट उल्लेख ग्रन्थ की चतुर्थ सन्धि के अन्त में पाये 
जाने वाले निम्न पद्म से मिलता है :-- 
झगुणा ण मुणंति गुण गुणिणो न सहंति परगुण दटठ। 
वललहगुणा वि गणिणो विरला कह्वोर-सारिच्छा॥ 
अगुण अथवा निगु ण पुरुष गूण। को नहीं जानता और गरुणीजन दूसरे के गुणो को भी नही देखते--उन्हे 
सह भी नही सकते, परन्तु बीर कवि के सदृश कवि विरले है, जो दूसरे के गुणो को समादर की दृष्टि से देखते है । 
बीर केवल कवि ही नही थे, किन्तु भक्ति रस के भी प्रेमी थे । उन्होंने मेघवन मे पाषाण का एक विशाल 
जिन मन्दिर बनवाया था और उसी मेघवन पट्टण में वद्धमान जिनकी विशाल प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी ।* ग्रन्थ 
प्रशस्ति मे कवि ने मन्दिर निर्माण और प्रतिमा प्रतिष्ठा के सवतादि का कोई उल्लेख नही किया | किन्तु इतना 
तो निश्चित ही है कि जबूसामिचरिउ की रचना से पूर्व मन्दिर निर्माण और प्रतिमा प्रतिष्ठादि का कार्य सम्पन्न 
हुआ है । 


रचना 

कवि की एक मात्र रचता जबूसामिचरिउ' है। इस ग्रन्थ का दूसरा नाम श्रगारवीर महाकाव्य' है। इसमें 
प्रन्तिम केवली जबू स्वामी के चरित्र का चित्रण किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना में कवि को एक वर्ष का समय 
लग गया था, क्योकि कवि को राज्यादि कार्य के साथ धर्म, श्र्थ ओर काम की गोष्ठी मे भी समय लगाना पडता 
था, अ्रतएव प्रन्थ रचना के लिये अल्प समय मिल पाता था। ग्रन्थ ११ सन्धियों मे विभाजित है। चरित्र चित्रण 
करते हुए कवि ने महाकाव्यों में रस श्र अलकारों का सरस वर्णन करके ग्रन्थ को ग्रत्यन्त प्राकर्षक और पठनीय 
बना दिया है । कथा पात्र भी उत्तम है जिनके जीवन-परिचय से ग्रन्थ की उपयोगिता की अभिवद्धि हुई है । शव गार 
रस, वीर रस, श्रोर शान्त रस, का यत्र-तत्र विवेचन दिया हुआ है। कही-कही श्ूगार मूलक वीररस है। ग्रन्थ में 


जन-++++-+>०-.५--......... 


१. सुह सील सुद्धवसों जणणी सिरि सतुआ भगिया ॥६॥ 
जस्स ये पसण्ण बयशा लहुणो सुमर सहोयरा तिष्णि । 
सीहल्ल लक्खशका जसह नामेत्ति विक्‍थाया |॥|७॥ 
जाया जस्स मणिट्ठा जिशवइ पोमावइ पुणो बीया । 
लीलावइत्ति तइया पच्छिम भज्जा जयादेवी ॥८।। 
पढ़मकलत्त गरुहों सताश कयत्त विडबि पागोहों । 
विणयगुणमरण्णि निहाणों तझओ तह नेमिचदो त्ति ॥९॥ 
“जेबू सामि च० अन्तिम प्रशस्ति 
२. सो जयउ कई वीरो वीरजिशदस्स कारिय जेण । 
पाहाशमय भवरणा विररुद्देसेशण. मेहबस ।।१०॥ 
इत्येवदिशे मेहबण पटुणो वड्ढमाण जिशापडिमा। 
तेरा बि महाकइणा बीरेश पयद्ठिया पवरा॥ ४ 
-- जबू स्वामि च० प्रशस्ति 
प्रयत्न करते पर भी 'मेघवन' का कोई विशेष परिचय उपलब्ध नहीं 


टुआ, परन्तु 'मेहबन' नाम का कोई ६ 
वि 5 भ कोई स्थान विशेष र 
है जो उस समय धन-पान्यादि से सम्पन्त था । शेष रहा 


र्रारहुओ और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य २६६ 


झलंकारों का ही दो प्रकार का पाया जाता है, एक चमत्कारिक झौर दूसरा स्वाभाविक । प्रथम का उदाहरण 
निम्न प्रकार है :-- 


भारह-रण-भूमिव स-रहभोीस हरि श्रज्जुण णउल सिह डिदीस । 
गुर श्रासत्याम कॉलिंग चार गय गज्जिर-ससर-महोससार। 
लंका नयरी व सरायणीय चंदणहि चार कलहावणोय । 
सपलास-सकंचण प्रबल झड़॒ढह सविहोसण--कइकुल फल रसडढ । 
इन पद्यों में विन्ध्यावटी का वर्णन करते हुए श्लेष प्रयोग से दो अर्थ ध्वनित होते है-स रह--रथ सहित 
प्रौर एक भयानक जीवन हरि-कृष्ण और सिह, अजु न भ्रौर वृक्ष नहुल और नकुल जीव, शिखडि और मयूर आदि ।' 
स्वाभाविक विवेचन के लिये पाचवी सन्धि से श्रगार मूलक वोर रस का उदाहरण निम्न प्रकार है-- 
केरल नरेश मुगाक की पुत्री विलासवती को रत्नशेखर विद्याघर से सरक्षित करने के लिये जबू कुमार झड्ेले ही युद्ध 
करने जाते है। पीछे मगध के शासक श्रेणिक या बिम्बसार की सेना भी सजधज के साथ युद्धस्थल में पहुँच जाती है, 
किन्तु जंबूकुमार अपनी निर्भय प्रकृति और असाधारण धैर्य के साथ युद्ध करने को प्रोत्तेजन देने वाली वीरोक्तियाँ 
भी कहते हैं तथा झ्रनेक उदात्त भावनाओं के साथ सेनिको की पत्निया भी युद्ध में जाने के लिये उन्हे प्रेरित करती 
है। युद्ध का वर्णन भी कवि के शब्दों में पढ़िये । 
झकक मियंक सक्‍क कंपावणु, हा मुथ सीयहे कारण रावणु। 
दलिय दप्प दप्पिय सइ सोहणु, कवणु श्रणत्थु पत्तु दोज्जोहणु। 
तुज्भु ण दोसु बइव किउ धावइ, श्रणउ कंरतु महाव६ पावइ। 
जिह जिह दड करंबिउ जंपद्ट, तिह तिह खेयरु रोसहि कंपइई। 
घट्ट कंठ सिरजालु पलित्तड, चंडगंड पासेय पसित्तड। 
दट्ठा हर गुंजज्जलु लोयणु, पुरु दुरंत णासउ भयावणु। 
पेक्से वि पहु सरोसु सण्णामहि, वुत्तु वश्नोहरु मंतिहि तामहि। 
प्रहो झहा हय हय सासस गिर, जंपइ चावि उहृण्ड गढ्भिउ किर। 
झ्रण्णहों जीह एह कहो वग्गएं, खयर बि सरिस णरेस हो श्रग्गए । 
भणह कुमार एहु रह लुद्धछध, वसण महण्णवि तुम्महि छद्धउ। 
रोसन्ते रिउहियच्छु विणा सुणइ, कज्जाकज्ज बलाबलु ण घृुणह । 
प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा प्राजल, सुबोध, सरस और गम्भीर श्र्थ को प्रतिपादक है, और इसमे पृष्पदन्तादि 
महा कवियो के काव्य-ग्रन्थों की भाषा के समान ही प्रोढ़ता और श्रर्थ गौरव की छटा यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होती है। 
जम्बूस्वामी अन्तिम केवली हैं । इसे दिगम्बर श्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदाय निविवाद रूप से मानते हैं पर 
भगवान महावीर के निर्वाण से जम्बू स्वामी के निर्माण तक की परम्परा भी उभय सम्प्रदायों में प्राय एक-सी है, 
किन्तु उसके बाद दोनो में मतभेद पाया जाता है।* जम्बू स्वामी भ्रपने समय के ऐतिहासिक महापुरुष हुए है। वे 
काम के भ्रसाधारण विजेता थे । उनके लोकोत्तर जीवन की भाकी ही चरित्रनिष्ठा का एक महान्‌ आदर्श रूप जगत 
को प्रदान करती है। उनके पविश्रतम उपदेश को पाकर ही विद्युज्वर जैसा महान चोर भी श्रपने चौर कर्मादि 
दुष्कर्मों का परित्याग कर अपने पाच सौ योद्धाओं के साथ महान तपस्वियों मे श्रग्रणीय तपस्वी हो जाता है और 
ध्यतरादि कृत महान्‌ उपसरों को ससध साम्यभाव से सहकर सहिष्णुता का एक महान झ्ादर्ण उपस्थित करता है । 
उस समय मगघ देश का राजा बिम्बसार या श्रेणिक था, उसकी राजधानी राजगृह थी, जिसे वर्तमान में 


अर. >०-+-+-२०8+»+-+ कब  अनकनन कमीज किन. 3+कभक+५०+++न नमन. “मा आन +७०-+-+नलनलतल मे सन>०+< ०. 








१. देखो जैन ग्रन्थ प्रशस्ति सग्रह भा० २ का ५४ प्रृष्ठ का टिप्पण । 


२. दिगम्बर जैन परम्परा में जम्बू स्वामी के पश्चात्‌ विष्णु नन्दि, नन्दिमित्न, अपराजित, गोवर्धन और भद्वबाहु ये पाँच 
श्ुतकेवली माने जाते हैं। किम्तु इ्वेताम्बर परम्परा में प्रभव, शब्यभव, यशोभद, आयंसभूतिविजय और भद्वबाहु इन पांच श्रत- 
केवलियों का नामोल्मेख पाया जाता है। इनमे भद्रबाहु को छोड़कर चार नाम एक दूसरे से बिल्कुल भिन्‍न है । हु 





१७० जैन बर्म का प्राचीन इलिहास--भाभ २ 


लोग राजगिर के नाम से पुकारते है। ग्रस्थकर्ता ने मगरधदेश और राजगृह का वर्णन करते हुए वहाँ के राजा श्रेणिक 
बिम्बसार के प्रतापादि का जो सक्षिप्त परिचय दिया है वह इस प्रकार है .-- 

चंड भुजदंड खड़िय मइलिय मंडली बिसड॒ढे। 

घारा खंडण भीयव्व जयसिरी वसह जस्स छरगंके ॥१॥ 

रे रे पलाह कायर सुहई पेक्खडइ मन संगरे सासी। 

इय जस्स पयावद्योसणाए विहृडति बइरिणों दूरे ॥२७ 

जस्स रक्खिय गोमंडलस्स पुरसुत्तमस्स पढद़ाए। 

के केसवा न जाया समरे गय पहरणा रिउणों ॥३॥ 


प्र्थात्‌ जिनके प्रचड भुजदड के द्वारा प्रचड माइलिक राजाओं का समूह व डित हो गया है। जिसते भ्रपनी 
भुजाम्रों के बल से माइलिक राजाओ्ो को जीव लिया है। और धारा खडन के भय से ही मानो जयश्री जिसके 
खड़ाडू में बसती है । 

राजा श्रेणिक सग्माम में युद्ध से संत्रस्त कायर पुरुषों का धुख नही देखते। रे, रे कायर पुरुषों | भाग 
जाओ--इस प्रकार जिसके प्रताप वर्णन से ही झत्रु दूर भाग जाते है । गो मण्डल (गायो का समूह) जिस तरह 
पुरुषोत्तम विष्णु के द्वारा रक्षित रहता है। उसी तरह वह पृथ्व/मण्डल भी पुरुषों में उत्तम राजा श्रे णिक के द्वारा 
रक्षित रहता है, राजा श्र णिक के समक्ष युद्ध में ऐसे कोन शत्रु सुभट है, जो मृत्यु को प्राप्त नही हुए, अथवा जिन्होंने 
केशव (विष्णु) के आगे आयुधरहित होकर आत्म-समर्पण नही किया । 

इस ग्रन्थ का कथा भाग बहुत ही सुन्दर, सरस तथा भनोरजक है, और कवि ने काव्योचित सभी गुणों 
का ध्यान रखते हुए उसे पठनीय बनाने का यत्न किया है। कथा का स क्षिप्त सार इस प्रकार है':-- 


कथासार 


जम्ब द्वीप के भरत क्षेत्र में मणध नाम का देश है, उसमे श्रेणिक (बिम्बसार) नामका राजा राज्य करता 
था। एक दिन राजा श्रेणिक भ्रपनी सभा में बेठे हुए थे कि वनमाली ने विपुलाचलपर महावीर स्वामी के समवसरण 
श्राने की सूचना दी | श्रेणिक सुनकर हपित हुआ और उसने सेना आदि वेभवक्ेे साथ भगवान का दर्शन करने के 
लिए प्रयाण किया | श्रेणिक ने समवसरण में पहुचने से पूर्व ही अपने समस्त बेभव' को छोडकर पैदल समवसरण 
में प्रवेश किया और वर््धमान भगवान को प्रणाम कर धर्मोपदेश सुना । इसी समय एक तेजस्वी देव आकाश मार्ग से 
श्राता हुआ दिखाई दिया । राजा श्रेणिक द्वारा इस देव के विषय में पूछे जाने पर गौतम स्वामी ने बतलाया कि 
इसका नाम विद्युत्माली है और यह अपनी चार देवागनाओ के साथ यहा वन्दना करने के लिये आया है। यह 
झ्ाज से ७वे दिन स्वर्ग से चयकर मध्यलोक में उत्पन्त होकर उसी मनुष्यभव से मोक्ष प्राप्त करेगा । राजा श्रेणिक 
ने इस देव के विषय में विशेष जानने की इच्छा व्यक्त की, तब गौतम स्वामी ने कहा कि--इस देश में बढ़ मान 
तामका एक नगर हैं। उसमे वेद घोष करने वाले, यज्ञ में पशुवलि देनेवाले, सोम पान करने वाले, परस्पर कटु 
वचनों का व्यवहार करने वाले, अ्रनेक ब्राह्मण रहते थ। उनमे अन्यन्त गुणज्ञ एक ब्राह्मण दम्पति श्रुतकण्ठ आर्य वसु 
रहता था। उसकी पत्नी का नाम सोमशर्मा था। उससे दो पुत्र हुए थे। भवदत्त और भवंदेव । जब दोनों की आयु 
क्रमश: १८ श्ौर १२ वर्ष हुई, तब आये वसु पूर्वोपाजित पापकर्म के फल स्वरूप कुष्ट रोग से पीडित हो गया श्रौर 
जीवन से निराश होकर चिता बनाकर श्रग्नि म जलमरा | सोमशर्मा भी अपने प्रिय विरह से दु.खित होकर चिता 
में प्रवेशकर प्रलोक वासिनी हो गई । कुछ दिन बीतने के पश्चात्‌ उस नगर से '"सुधर्म' नाम के मुनि का भ्रागमन 
हुआ । मुनि ने धर्म का उपदेश दिया, भवदत्त ने धर्म का स्वरूप शान्त भाव से सुना, भवदेत्त का मन ससार में 
झनुरक्त नही होता था । भ्रत उससे झ्रारम्भ परिग्रह से रहित दिगम्बर सुति बनने की अपनी प्रभिलाषा व्यक्त की 
प्लौर बह दिगम्बर भुनि हो गया । और द्वादशवप तपश्चरण करने के बाद भवदत्त एक बार सघ के साथ झपने 
ग्राम के समीप पहुँचा । और अपने कनिष्ठ भ्राता भवदेव को सघ में दीक्षित करने के लिए उक्त वर्धमान ग्राम में 


शबारहजीं जौर बायहती शताब्दी के विद्वान, आचाय॑ २७१ 


ध्राया । उस समय भवदेव का दुर्ंषण और नाग देवी की पुत्री नागवसु से विवाह हो गया था। भाई के भ्राममन का 
समाचार पाकर मवदेव उससे मिलने श्लाया, और स्नेहपूर्णं मिलने के पद्चात्‌ उसे भोजन के लिये अपने घर में 
ले जाना चाहता था, परन्तु भवदत्त भवदेव को अपने संध मे ले गया श्रौर वहा मुनिवर से साधू दीक्षा देने को कहा 
भवेदेव प्रसमजस में पड़ गया, क्योंकि उसे घर में रहते हुए विषय-सुख्तो का आकर्षण जो था, किन्तु भाई की उस 
सदिच्छा का प्रपमान करने का उसे साहस न॑ हुप्ना । शौर उपायान्तर न देख प्रवृज्या (दीक्षा) लेकर भाई के मनो रथ 
को पूर्ण किया, झौर मुनि होने के पश्चात्‌ १२ वर्ष तक सघ के साथ देश-विदेशों में भ्रमण करता रहा । किन्तु उसके 
मन भे नांगवरसु के प्रतिरागभाव बना रहा ।एक दिन अपने ग्राम के पास से निकला। उसे विषय-चाह ने प्राकर्षित 
किया झौर बह अपनी स्त्री का स्मरण करता हुआ एक जिनालय में पहुँचा, वहा उसने एक श्रजिका को देखा, ब्र॒तों 
के पालने से प्रतिकृशगाञत्र, प्रस्थि पजर मात्र शोष रहने से भवदेव उसे पहचान न सका । झ्रत: उससे उसने अ्रपनी 
स्‍त्री के ब्रिंषय मे कुशल वार्ता पूछी । अर्जिका ने मुनि के चित्त को चलायमान देखकर उन्हे धरम में स्थिर किया और 
कहा कि वह आपकी पत्नी मैं हो हू । श्रापके दीक्षा का समाचार मिलने पर मैं भी दीक्षित हो गई थी । भवदेव पुनः 
छेदोपस्थापना पूवंक सयम का ग्नुप्ठान करते लगा । भ्रन्त में दोनों भाई मरकर सनत्कुमार नामक स्वर्ग मे देव हुए 
श्रौर सात सागर की झायु तक वहा वास किया । 

भवदत्त का जीव स्वग से चयकर पुण्डरीकिनी नगरी में वज्लदत्त राजा के घर सागरचन्द नाम का और 
भवदेव का जीव वीतशोका नगरी के राजा महा पद्म चक्रवर्ती की वनमाला रानी के शिव कुमार नाम का पुत्र 
हुआ । शिवकुमार का १०५ कन्याओं से विवाह हुआ, करोडो उनके श्रग रक्षक थे, जो उन्हे बाहर नही जाने देते 
थे। पुडण्रीकिनी नगरी में चारण मुनियो से अ्रपने पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनकर सागर चन्द्र ने देह-भोगो से 
विरक्त हो मुनि दीक्षा लेली। त्रयोदश प्रकार के चारित्र का अनुष्ठान करते हुए भाई को सम्बोधित करने वीतशोका 
नगरी में पधारे। शिवकुमार ने अभ्रपने महलो के ऊपर से मुनियों को देखा, उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया, 
उसके मन में देह-भोगो से विरक्तता का भाव उत्पन्न हुआ, उससे राज प्रासाद मे कोलाहल मच गया। धौर उसने 
अपने माता-पिता से दीक्षा लेने की प्रनुमति मागी । पिता ने बहुत समझाया क्षौर कहा कि घर में ही तप और ब्तों 
का श्रनुष्ठान हो सकता है। दीक्षा लेने की आवश्यता नही, पिता के अनु रोध वश कुमार ने तरुणीजनो के मध्य में 
रहते हुए भी विरक्त भाव से नव प्रकार से ब्रह्मचर्य ब्रत का भ्नुष्ठान किया । और दूसरो से भिक्षा लेकर तप का 
ग्राचरण किया। और शायु के अन्त में वह विद्युन्माली नाम का देव हुआ । वहा दश सागर की झायु तक चार 
देवागनाओों के साथ सुख भोंगता रहा । अब वही विद्युन्माली देव यहाँ आया था, जो सातवे दिन मनुष्यरूप से 
प्रवतारित होगा । राजा श्रेणिक ने विद्युन्माली की उन चार देवागनाश्रो के विषय में पूछा । तब गौतम स्वामी 
ने बताया कि चम्पानगरी में सूरसेन नाम के सेठ की चार स्त्रिया थी जिनके नाम जयभद्रा, सुभद्रा, धारिणी श्र 
यशोमती । बह सेठ पूर्व सचित पाप के उदय से कुष्ट रोग से पीडित होकर मर गया, उसकी चारो स्त्रियाँ प्रजिकाए 
हो गई और तप के प्रभाव से वे स्वर्ग मे॑ विद्युन्माली की चार देविया हुईं । 

पदचात्‌ राजा श्रेणिक ने विद्युज्चर के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की । तब गौतम स्वामी ने कहा 
कि मगध देश में हस्तितापुर नामक नगर के राजा विसन्धर श्र श्रीसेना रानी का पुत्र विद्युज्चर नाम का था। 
वह सब विद्याओं और कलाश्रो में पारंगत था, एक चोर विद्या ही ऐसी रह गईं थी जिसे उसने न सीखा था । 
राजा ने विद्यु्चर को बहुत समझाया, पर उसने चोरी करना न छोड़ा । वह अपने पिता के घर मे ही पहुच कर 
चोरी कर लेता था और राजा को सुषुप्त करके उसके कटिहार आदि पब्राभूषण उतार लेता था। झौर विद्या बल 
से चोरी किया करता था। प्रब वह अपने राज्य को छोड़कर राजगृह नगर में श्रा गया, और वहा कामलता नामक 
वेश्या के साथ रमण करता हुआ समय व्यतीत करने लगा । गौतम गणधर ने बताया कि उक्त विद्युन्माली देव 
राजगृह नगर में प्रहेद्यास नाम के श्र षिठ का पुत्र होगा, श्रौर उसी भव से मोक्ष प्राप्त करेगा । 


पद्मनन्दी (जस्बद्ीपपण्णत्तों के कर्ता) 
पश्चनन्दी नाम के ग्ननेक विद्वान हो गए हैं । उनमें प्रस्तुत पद्मनन्दि उनसे भिन्‍न जान पड़ते हैं। क्योंकि 


२७२ जन घमं का प्राचीन इतिहास-- भाग ३ 


उन्होने जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जो प्रशस्ति दी है, उसमे उनकी गुरुपम्परा निम्न प्रकार है .--अ्रत' पद्मतन्दी वीरनंदि के 
प्रशिष्य और बलनन्दि के शिष्य थे! जम्बद्वीप प्रज्प्ति की प्रशस्ति में उन्होंने अपने को गुण गणकलित त्रिदण्ड रहित 
त्िशल्य परिशुद्ध, त्रिगारत रहित, सिद्धान्त पारगत, तप नियम योगयुक्‍त, ज्ञानदर्शन चरित्तोद्ुक्त श्रौर आरम्भ 
रहित बतलाया है अपने गुरु बलनन्दि को सूत्रार्थ विचक्षण, मति प्रगल्भ, परपरिवाद निवृत्त, सर्वंसग निःसंग 
(परियग्रहरहित) दर्शनज्ञान चारित्र में सम्यक्‌ अधिगत मन, पर तृप्ति निवृत्त मन, भौर विख्यात सूचित किया है'। 
और प्रपने दादा गुरु बीरनन्दि को पच महा व्रत शुद्ध, दर्शन शुद्ध , ज्ञान सथुकत, सयम तथे गुग सहित, रागादि विर्वाजित 
घीर, पचाचर समग्र, पट जीव दयातत्पर, विगत मोह ओर हर्ष विपाद विहांन विशेषणों के साथ उल्लेखित किया 
है? । और श्रपते शास्त्र गुरु श्री विजय को नाना नरण्ति पूजित, विधनभय, सग भग उन्मुक्त, सम्यग्दर्शन शुद्ध सबम 
तप-शील सम्पूर्ण, जिनवरवचन विनिर्गेत, परमागम देशक, महासत्व, थोनिलय, गुणसहित और विख्यात विशेषणों 
से प्रकट किया है” । पद्मनन्दि ने श्री विजय गुरु के प्रसाद से जम्बद्वीपण्णली को रचना माघनदि के शिष्य सकलचन्द 
झौर उनके शिष्य श्रीनन्दी के लिये की है । 


इस ग्रन्थ में १३ अधिकार है जिनकी गाथा सख्पा २४२७ पाई जाती है। ग्रन्थ का विषय मध्यलोक के 
मध्यवर्ती जम्बद्दीप का कालादि विभाग के साथ मुख्यता से वर्णन है। झ्रोर वह वर्णन प्राय जम्बद्रोप के भरत, 
ऐराबवत महाविदेह क्षेत्रों, हिमवान आदि पव॑तों, गगा सिन्ध्वादि नदिया, पद्म महापद्ादि द्रहों, लतर्णाद समुद्रों तथा 
प्रन्य बाह्य प्रदेशों, काल के उत्पसपिणोीं अ्वसपिणी आदि भद-प्रभेदों, उनने हाते वाले परिवर्नतों और ज्योतिष 
पटलादि से सम्बन्ध रखता है। साथ ही लौकिक-अलौकिक गणत, क्षत्रादि की पंमाहइुण और प्रमाणादि के कथनों 
को भी साथ में लिये हुए है। यह ग्रथ पुरातलन भूगोल- खगोल का सक्षिप्त वर्णन करता है । 


ग्रन्थ मे रचनाकाल का कोई उल्नेख नहीं है, इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि स० १५१५८ से पूर्व की ग्रभी तक 
उपलब्ध नठी हुई। इससे इतना सुनिश्चत है कि ग्रन्थ उक्त स० १५१८ मे पूर्व का बना हुआ है । जम्बूद्वीपपण्णत्ती 





िनननननीन- «४००० सरल जलन- 4००5. ० + ००प ०: मे न-> >> 2 करे #पलनरनमओ के + २ नल्जजजलजजन+ +िििजजनन >>... «०-०» “जन जिओिदझओ+>-ी+फनननाना-++-# ४४5 


१ तरस ये गुण गण-कलिरों तिदड़ रहियो तिसल्ल-परिसद्ों । 
तिण्गिवि गारव रहिदों सिस्सो सिद्धत-गय-पारों ॥१६२ 
तब शिवमजोग जुत्तो उबजुत्तों णाग-दसण-चरित्ते। 
आरभ करगा-रहिदों गामेरा पउसणदिक्ती ॥१६३ 


तस्तेवय वर-सिर मो सुतत्थ-वियक्खरणणों महू पगठभो । 
पर-परिवाद-ग्यत्तों रिपरसगों सब्बसगयु ॥१६० 
सम्मत्त-अभिगद-मंगो शागो तह दसरों चरिले य। 

पर तंति ग्ियत्तमरणों बलगादि गुरुक्ति विक्लाओं ॥१६१ 


0 


न्प्ण 


पच महब्वय-सुद्धो दसगा-सुद्धो थ॒ रा।ण-सजुत्तों । 
सजम-तब-गुण-सहिदों रागादि-विवज्जिदों धीरों ॥१४८५ 
पचाचार-समग्गों छज्जीव-दयावरों विगद-मोहोी । 
हरिस-विसाप्र विहणो णामेग वीरणदि त्ति ॥१५६ 

--जबृद्वीप प्रज्ञप्ति प्रभस्ति 
४ णाणा-णरवइ-महिदों विगयभओं सगभगउम्मुबको । 
सम्मदसरासुद्धो सजम-तव-सोलसपुण्णो ॥१४३ 
जिखवर-वयण विणिग्गय-पर मागमदेसओ महासत्तों । 
सिरिशिलओ ग्रुणसहिओं सिरिविजयगुरु त्ति विक्लाओं ॥१४४ 


स्थशरहवी भौ बारहवीं शंताव्दी के विद्वान, आचार्य ३७१३ 


और जिशोकसार की कुछ गाधाशों में सादृश्य पाया जाता है। उससे एक दूसरे के प्रादान-प्रदान की ध्राशंका होती 
है। त्रिलोकसार की रचना विक्रम की ११वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की है। प्रशस्ति में वारा नगर का वर्णन करते हुए 
उसे पारियात्र देश में स्थित बतलाया है हेमचन्द्र के अनुसार 'उत्तरोविन्ध्यात्‌, पारियात्र:' वाक्य से पारियात्र देश 
विन्ध्याचल के उत्तर में हैं। वह उस समय पुष्करणी वावडी, सुन्दर भवनों, नानाजनो से सकीर्ण झ्लौर धन-धान्य से 
समाकुल, जिन भवनों से विभूषित, सम्यग्दृष्टि जनों और मुनि गणों के समूहों से मडित था । उसमें वारा नगर का 
प्रभु शक्ति भूपाल राज्य करता था, जो सम्यग्दर्शन से शुद्ध, कृत-व्रत कर्म, शील सम्पन्न, श्रनवरत दान शील, शासन 
बत्सल, धीर, नाना गुण कलित, नरपति सपूजित कलाकुशल और नरोत्तम था! । नन्दि संघ की पट्टावली में वारा 
मगर के भट्टारको की गद्दी का उल्लेख है। जिसमे वि० स० ११४४ से १२०६ तक के १२ भट्टारकों के नाम दिये 
हैं। पद्यलन्दि की गुरु परम्परा उससे सम्बद्ध जान पड़ती है। राजपूताने के इतिहास में गुहिलोत वशी राजा नरवाहुन 
के पुत्र शालिवाहन के उत्तराधिकारी शक्ति कुमार का उल्लेख मिलता है। ग्रस्थ में उल्लिखित शक्ति कुमार वही 
जान पड़ता है। झ्राटपुर (आहाड) के शिलालेख में गुहृदत्त (युहिल) से लेकर शक्तित कुमार तक की पूरी वशावली 
दी है। यह लेख वि० स० १०३४ वैशाख शुक्ला १ का लिखा हुआ है। झ्रतः यही समय जम्बूद्वीपपण्णत्ती की 
रचना का निश्चित है? । यह पद्मनन्दि विक्रम की ११वीं शताब्दी के विद्वान्‌ हैं । 

इनकी दूसरी रचना 'धम्मरसायण' है। यह ग्रन्थ भी इन्ही का बतलाया जाता है । जो १६३ गाथाग्रो का 
ग्रन्थ है जो सरल एवं सुबोध है। और माणिकचदन्दर ग्रन्थमाला में सिद्धान्तसार के श्रन्तगंत प्रकाशित हो चुका है । 
इसमें धर्म की महिमा, धर्म-प्रधर्म के वित्रेक प्रेरणा । परीक्षा करके धर्म ग्रहण करने की आवश्यकता, भ्रधर्म का फल 
नरकादिके के दुख सर्वेज्ञ प्रणीत धर्म की उपलब्धि न होने पर चतुर्गतिरूप ससार परिभ्रमण, सर्वज्ञों की परीक्षा 
झौर सागार झनगार धर्म का संक्षिप्त परिचय वर्णित है । 


कविधवल 
इनका जन्म विप्रकुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सूर या सूरदेव था भौर मांता का नाम 
केसुलल देवी था, कवि धवल जिन चरणो में अनुरक्त और निग्नेन्‍्थ ऋषियों का भक्त था। कुतीर्थ श्रोर कुधर्म से 
विरक्‍त था? । इनके गुरु अबसेण थे, जो श्रच्छे विद्वान और वक्‍ता थे । उन्होने हरिवश पुराण का जिस तरह व्याख्यान 
किया कवि ने उसको उसी तरह से निबद्ध किया । कवि ने ग्रन्थ मे रचना काल नही दिया, अ्रतएव रखना काल के 
निश्चय करने में कठिनाई प्रतीत हो रही है। कवि ने भ्रपनी रचना में अपने से पूर्ववर्तो भ्रनेक कवियों का और 
उनकी रचनाओ्रो का उल्लेख किया है । 
कवि चत्रवर्ती धीरसेन सम्यक्त्व युक्त प्रमाण ग्रन्थ विशेष के कर्ता, देवनन्दी (जैनेन्द्र व्याकरण के कर्ता) 
वज्ञसूरि प्रमाण ग्रन्थ के कर्ता, महासेत का सुलोचना चरित, रविषेण का पद्म चरित, जिनसेन का हरिवश पुराण 
जटिल मुनि का वरागचरित, दिनकरसेन का अ्रनगचरित, पद्मसेन का पाश्वनाथ चरित, श्रबसेन की अ्रमताराधना 
धनदत्त का चन्द्रप्रभव रित, अनेक चरितग्रन्थो के रचयिता विष्णुमेन, सिहनन्दि की अनुप्रेक्षा, नरदेव का णमोकार मत्र 
सिद्धसेन का भविक विनोद, रामनन्दी के अनेक कथानक, जिनरक्षित (जिनपालित) घवलादि ग्रन्थ प्रस्यापक, असग 
का वीर चरित, गोविन्द कवि (इवे०) का सनत्कुमार चरित, शालिभद्र का जीवउद्योत, चतुर्मख, द्रोण, सेढु महा- 
कवि का पठस चरिड आदि विद्वानों और उनकी कृतियों का उल्लेख है । इन कवियों में ब्सग और पद्मसेन ने 
पपने ग्रन्थों में रचना काल का उल्लेख किया है। आसग कवि का समय स० €१० है, शौर पद्मसेन का समय वि० 


७-०." ७-3 अनन-तन«न विन पननननलननिनननव न नमन नम वननक-+नननननन न नल बन नन+५नननननी-नननननभग वन ५५-५५ -७५५५०3+५+३५+4+++ न >न-क५५कव->---3०-०५५५५३+००८७०७-५३५.७ ५५७७५... +..33..3.3४-अननमभ अपन फन-ंम-नमममत 


? देखो जम्बूद्वीपणत्ती की प्रणस्ति की १६५ से १६८ तक की गाथाएं | 
२. देखो जैन साहित्य और इतिहास (बम्बई १९५६ पृ० २१५६--२६५) 
३. मइ विप्पहों सूरहो रांदणेरणा, केसुल्लय उवरि तह संसवेरा । 
जिशावरहो चरण अनुरत्तएण॒, शिग्गंथह रिसियहूं मत्तएण। 
कुतित्थ कुधम्म विरत्तएण, णामुज्जलु पयड बहुंतएण ॥ 
४. जैन प्रन्थ प्रशस्ति संग्रह मा० २ पृ० ११ 





क++ ना जऑभनओल 


२७४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


६६६ है। इससे स्पष्ट है कि धवल' कवि का समय विक्रम की १९वीं सदी है श्रर्थात्‌ असग कवि १०वीं शताब्दी के 
पूर्वार्ध के विद्वान जान पडते है । 


रचना 


कवि की एक मात्र कृति हरिवश पुराण है, जिसमें १२२ सन्धिया है, जिनमे २२वें तीर्थंकर यदुवशी भगवान 
नेमिनाथ की जीवन-गाथा भ्रकित की गई है, साथ ही, महाभारत के पात्र कौरव और पाण्डव एवं श्रीकृष्ण प्रादि महा- 
पुरुषों का जीवन चरित भी दिया हुआ है । जिसमे महाभारत का ऐतिहासिक परिचय सहज ही मिल जाता है। 
ग्रन्थ की रचना प्रधानतः अपभ्र श भाषा के 'पज्कटिका और अलिल्लह' छन्द में हुई है। तथापि उसमें पद्धडिया 
सोरठा, घत्ता, जाति नागिनी, विलासिनी और सोमराजी आदि हन्दो का प्रयोग हुआ है। काव्य की दृष्टि से ग्रन्थ 
के कितने ही वर्णन सजीव है। रसो मे श्यू गार, वीर, करण और शान्त रसो के अ्रभिव्यजक झनेक स्थल दिये हुए 
है । श्री कृष्ण और कंस के युद्ध का वर्णन भी सजीव हुआ है । 

'महाचडचित्ता भडाछिण्णगत्ता, धनुबाण हत्था सकूता समत्था । 

पहारति सूराण भज्जति घीरा, सरोसा सतोसा सहासा सञ्मासा ।|-हरिवश पु० संधि ६०, ४ 

प्रचण्ड योद्धा के गात्र टूक-टूक हो रहे है, और घनुप बाण हाथ में लिये हुए भाला चलाने मे समर्थ सुर 
प्रहार कर रहे है, परन्तु क्रोध, सन्‍्तोष, हास्य और श्राशा से युक्त धीरबीर योद्धा विचलित नही हो रहे है । युद्ध की 
भीषणता से युद्ध रथल विषम हो रहा है, सेनिको की मारो-मारों की ध्वनि से अबर गूज रहा है--रथवाला रथवाले 
की शोर, भ्र्ववाला अश्ववाले की ओर, झोर गज, गज की ओर दाठ रहा है, धानुण्क वाला धानुष्क की ओर रपट 
रहा है, वाद्य जोर से शब्द कर रहे है। घोंडे हिन हिना रहे है, आर हाथी चिघाड़ रहे ऐै' । इस तरह युद्ध का 
सारा ही वर्णन सजीव है । 

शरीर की नश्वरता का वर्णन भी दृष्टव्य है -- 

सबल राज्य भी तत्क्षण नप्ट हो जाता है। अत्यधिक धन से क्या किया जाय ? राज्य भी धनादिक से 
हीन और बचे खुचे जन समूह अत्यधिक दीनता पूर्ण बर्तन करत हुए देखे जाते है । सुखी बान्धव, पुत्र, कलत्र मित्र 
सदा किसके बने रहते है, जैसे उत्पन्न होते हे वेसे ही मेघवर्पा से जल के बुलबुला के समान विनष्ट हो जाते है। 
झ्लौर फिर चारो दिशाओो में ग्पने निवास स्थान को चले जाते है, जिस तरह पक्षी रात्रि मे एक जगह इकट्ठ हो 
जाते है और फिर चारो दिशाओं में अपने अपने निवास स्थान का चले जाते है, अथवा जिस प्रकार बहुत से पथिक 
(नदी पार करते हुए) नौका पर मिल जाते है फिर सब अपने अपने अभी ष्ट स्थान को चले जाते हे । 

इसी तरह इष्ट प्रिय जनो का समागम थोड़े समय के लिये होता हे | कभी धन आता है और कभी दारिद्र 
स्वप्न समान भोग झाते और नष्ट हा जाते है, फिर भो अज्ञानी जन इनका गव॑ करते है। जिस यौवन के साथ जरा 
(बुढ़ापे) का सम्बन्ध है उससे किसको सन्‍्तोपष हो सकता है। 

वलु रज्जु वि णासइ तक्खणंण कि किज्जइ वहुएण वि धणेण। 
रज्जु थि धर्णण परिहीणु होइ, णिविसेण वि दीसइ पयडुलोउ। 





७४७++++----०-.++७७००«-००न्‍_७ 


१ ००००००००० +०००५०० हणु हण सारु मारु पभणतहि | 
दलिय धरत्ति रेश शाह घायउ, पिसलुद्धउ लुद्ध आयउ । 
् 2५ हा है 


रहवउ रहहु गयहु गय धाविउ, धाणुक्कहु धाणुक्कु परायउ । 
तुरउ तुरग कु खग्ग विहत्यड, असिवक्वरहु लग्यु भयचत्तउ । 
वजञुजहिं गहिरतूर हमहिसहि ग्रुलु ग्रलतु मयवरबहुदीसहि ॥ 
--सधि ८४६-... १ ० 


उ्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचायें श्ज 


सुहिबंधव-पृत्त-कलत्त-मित्त, णवि कासुवि दीर्साह णिचुजहुंत | 
जिम हुति भरंति झसेस तेम, बुब्युव जलि घणि वरिसंति जेस। 
जिम सउणि मिलि वि तरुवर बसति, चाउहिसिणिय बसाणि जंति। 
जिम बहु पंथिय णावइ चडंति, पुणि णिय णिय वासहु ते बलंति । 
तिम इंठ् समागमु णिव्यडणु, धणुहोइ होइ दालिदुदु पुणु। 
धत्ता--सुबिणासठ भोउ लहो वि पुणु, गव्बु करंति भ्रयाण णर। 
संतोसु ककणु जोग्वण सियह, जहि भ्रत्थद भ्रणुलग्गजरा । 
-सधि--& १-७ 
ग्रन्थकार का जहा लौकिक वर्णन सजीव है, वहा वीर रस का श्ञान्त रस में प्रिणत हो जाना भी चित्ता- 
कंषैक है । ग्रन्थ पठनीय और प्रकाशन के योग्य है । इसकी प्रतिया कारजा, बडा तेरापंथी मन्दिर जयपुर श्रोर दिल्लो 
के पचायती मन्दिर में है, परन्तु दिल्ली की प्रति अपूर्ण है । 


जयको ति 


मूल संघ देशीयगण होत्तगे गच्छ के विद्वान थे । जो पुस्तकान्वयरूपी कमल के लिये सूर्य के समान थे । और 
अनेक उपवास और चास्‍न्द्रायण ब्रत करने मे प्रप्चिद्ध थे। रामस्वामी प्रदत्तदान के अधिकारी थे। चिक्कहनसोगे का 
यह लेख यद्यपि काल निर्देश रहित है । झ्नौर शान्तीश्वर वसदि के बाहर दरवाजे पर उत्कीणित है। सम्भवतः इनका 
ग्रानुमनानिक समय ११०० ई० के लगभग हो सकता है। -+ (जैन लेख स० भा० २ पृ० ३५७) 


ब्रह्मसेन व्नतिप 

ब्रह्मसेन ब्रतिप--मूल संघ, वरसेनगण और पोगरिगच्छ के विद्वान थे। इनके शिष्य झार्यसेन और प्रशिष्य 

महासेन थे । ब्रह्मससेन बडे विद्वान तपस्वी थे। झनेक राजा उनके चरणों की पूजा करते थे । महासेन के शिष्य चाड़ि 

राजने जो वाणसवश के थे, और केतल देवी के श्रॉफिसर थे । उन्होंने शातिनाथ, पाध्वंनाथ और सुपाएव तीर्थंकर की 

वेदियो को पौन्नवार्ड मे त्रिभुव॒न तिलक नाम के चेत्यालय में बनवाया । उनके लिये शक सं ६७६ (सन्‌ १०५४ ई०) 
में जमीन श्लौर मकान दान किये! । इनका समय ईसा की ११वीं शताब्दी है । 


मुनिश्नीचन्ध्र-- 

लाल बागड संघ और बलात्कारगण के श्राचार्य श्रीनन्दी के शिष्य थे। और धारा के निवासी थे। उन्होंने 

अपना पुराणसार वि० स० १०८० (सन्‌ १०२३) में बनाकर समाप्त किया है? । रविषेण के पद्मचरित को टीका 

को भी उन्होंने वि" स० १०८७ में धारा नगरी में राजा भोजदेव के राज्यकाल में बनाकर समाप्त किया है? । 

तीसरी कृति महाकवि पृप्पदन्त के उत्तरपुराण का टिप्पण है, जिसे उन्होंने, सागरसेन नाम के सैद्धान्तिक 

विद्वान से महापुराण के विषम-पदो का विवरण जानकर और मूल टिप्पण का झवलोकन कर, वि० स० 
१. जैन लेख स० भा०२१० २२७ 

२. धारायापुरि भोजदेव नृपते राज्ये जयात्युच्चके । 

श्री मत्सागरसेनतों यतिपते ज्ञास्वा पुराण महत्‌। 

मुक्त्य्थ भवभीतिभीतजगता श्रीनन्दि शिष्यों बुष'। 

कुर्वे घारुपुराणसारममल श्रीचन्द्रनामामुनि ॥ 


श्रीविक्रमादित्य संवत्सरे (अशीत्यधिकवर्षसहल्न पुराशणसारासिधान समाप्त | --देखो पुराणसार प्रशस्ति 
३. लालबागड श्री प्रवचनसेन पड़ितात्पद्मचरितस्सकरों (तमाकण्य ?) बलात्कारगश श्रीनन्‍्द्याचार्यसत्कविशिष्येण श्री 
चत्रमुनिना श्रीमद्विक्रमादित्य सवत्सरे समाशीर्यधिक वर्ष सहरस्रे श्रीमद्धाराया श्रोमतों राज्ये भोजदेवस्य'***'' । 
एबमिद पद्मचरित टिप्पण श्रीचन्द्रमुनिकृतं समाप्तमिति ! 


२७६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रे 


१०८० में राजा भोज के राज्यकाल में रचा है।' चोथों कृति ।शिवकोटि' की भगवती श्राराधना का वहु[टिष्पण है 
जिसका उल्लेख प० झ्ाशाधर जी ने अपने 'मूलाराधना दर्पण” मे न० ५८६ गाथा की टीका करते हुए किया है । मुनि 

"श्रीचन्द्र की ये सभी क्रृतियाँ धारा में ही रची गई हैं । उक्त टीका प्रशस्तियों मे मुनि श्रीचन्द्र ने सागरसेन ओर प्रव- 
चनसेन नाम के दो संद्धान्तिक विद्वाना का उल्लख किया है जो धारा निवासी थ। इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि 
उस समय धारा में अनेक जेन विद्वान और मुनि निवास करते थे । 


केशिवराज-- 

यह सूक्ति सुधार्णव के कर्ता मल्लिक्रार्जुन का पुत्र और होयसालवशी राजा नरसह के कटकों 

पाध्याय सुमनावाण का दोहित्र ओर जन्न कवि का भानजा है । इसके बनाये हुए चोलपालक चरित्र सुभद्राहरण, 

प्रबोधचन्द्र, किरात भ्रोर शब्दर्माण दपण ये पाच ग्रन्थ है। परन्तु इनमे से केवल शब्दमणि दर्पण उपलब्ध है। यह 

कर्नाटक भाषा का सुप्रसिद्ध व्याकरण है । इसको जोड का विस्तृत ओर स्पप्ट व्याकरण कनड़ी में दूसरा नही । इसकी 

रचना पद्यमयी हैं। और इस कारण कवि ने स्वय ही इसकी वृत्ति लिख दी है। ग्रन्थ सन्धि, नाम, समास, तद्वित, 

झाख्यान, धातु, अपश्नश, श्रव्यय श्रौर प्रयागसार इन आ्लाठ श्रध्यायों में विभक्‍त है। कवि का समय ई० सन्‌ 
१०६० है। 


पद्चसेनाचार्य-- 

यह किस गण-गच्छ के प्राचायं थे। यह कुछ ज्ञात नही हुआ । सवत्‌ १०७६ मे पृष सुदी द्वादशी के दिन 

देवलाक को प्राप्त हुए। इनकी यह निषधिका रूप नगर (किशनगढ़ से) डेढ मील दूर राजस्थान में चित्रनन्दी 
द्वाराप्र तिष्ठित हुई थी । इनका समय ईसा की दशवी और विक्रम ११वीं शताब्दी है। 


विमलसेन पण्डित-- 

इनका गण-गच्छ श्रौर परिचय श्रप्राप्त है। यह मेघसेनाचार्य के शिष्य थे। इनका स० १०७६ म्येष्ठ 

सुदी १२ को स्वरगंवास हुग्ना था। इनकी रमृति मे निषीधिका बनाई गई। जिन्होंने आरधना की भावना द्वारा 

देवलोक प्राप्त हुआ था । यह निषिधिका राजस्थान के रूप नगर (किशनगढ़ से डेढ मील दूर) मे बनी हुई है उसमें 
देवली के ऊपर एक तीर्थंकर मूर्ति प्रतिष्ठित हे । इनका समय विक्रम की ११वीं शताब्दी है? । 

सागरसंन सेद्धान्तिक-- 

यह प्राकृत सस्क्ृत भाषा और सिद्धान्त के विद्वान थे । और धारा नगरी मे निवास करतेथे। बलात्कार गण 

के विद्वान मुनि श्री नन्दि के शिष्य मुनि श्री चन्द्र ने आपसे महाकवि पुष्पदन्त के महापुराण के विषम-पदों को जानकर 

प्रौर मूल टिप्पण का श्रवलोकन कर राजा भोज देव के राजकाल मे (स० १०५० में) महापुराण का ठिप्पण बनाया 

था । इनकी गुरु परम्परा क्या है और उन्होने क्या रचनाएँ रची । इसके जानने का कोई साधन नही है । पर इनका 

समय विक्रम की ११वीं शताब्दी का अन्तिम चरण हे । 





१. श्री विक्रमादित्य.सवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिक्‌ सहन महापुराण विधम पद विवरण सागरसैन संद्वान्तात्‌ परिज्ञाय मूल 
टिप्परिका चालोक्य कृत मिद समुच्चय दिप्पण अज्ञपातभीतैन श्रीमद्व लात्कारगण श्री नन्‍्द्याचर्य सत्तविशिष्येरा श्री 
चन्द्र मुनिना निजदौदेण्डाभिभूतरिपुराज विजयन श्री भोजदेवस्यथ । --उत्तर पुराणटिप्पण प्रशस्ति । 

२. “स० १०७६ पौष सुदो १२ श्री पश्मसेनाचार्य देवलोक गत., । चित्रनन्दिना प्रतिष्ठेय । 
“१०३६ (७६) श्री पद्मसेनाचार्य देवलोक गत. देवनन्दिना प्रतिष्ठेय । 

३ स० १०७६ ज्येष्ठ सुदी १२ मेघसेनाचारयंस्थ तस्य शिष्य विमलसेन पहितेन (आ) राधना (भावना) भांवयित्ता 
दिवगत. (तस्थेय निषिधिका) 

४. “श्री विक्रमादित्य-संवत्सरे वर्षाणाश्षीत्यधिक सहस्न महापुराण-विपम पद विवरण सागरसेन सैद्धान्तात परिज्ञाय मल 
टिप्पणिका च्ालोक्य कुतमिद समुच्चय टिप्परा अम्ञ पातभीतेन श्री मद्बलात्कारण श्री नद्याचार्ये सत्कविशिष्येश श्र 
चन्द्र मुनिना निजदोददेण्डाभिभूत रिपुराज्य विजयिन श्री भोजदेबस्थ ।” 


स्थारहवी और बारहओं शताब्दी के विद्वान, आचार्य ५७७ 


इन्त्रसेन भट्टारक-- 
द्रविल (ड) संघ, सेनगण, मालनूर भ्रन्वय के भट्टारक मल्लिसेन के प्रधान शिष्य थे इन्हें चालुक्य कुलभूषण 
राजा विभुवनमल्ल देव की रानी जाकल देवी से, जो जैन धमंपरायणा झौर जिन पूजा मे निरत रहतो थो ओर 
इंगुणिंगे ग्राम का शासन करती थी। वह जेन घर्मपरायणा रानी तिक्‍्क का पुत्री थो। उसके पति चालुक्ध कुलभूवण 
जिमुवनमल्‍लदेव थे । जो कल्याणपुर के शासक थे। उन्होंने रानो को ज॑न धर्म से परान्मुख करने को प्रतिज्ञा ले 
रक्‍्खो थी । परन्तु वह श्रपने उस कार्य में सफल न हो सका । 
एक दिन रानो क॑ सौभाग्य से एक व्यापारी महुमाणिक्य देव को प्रतिमा लेकर झाया, और रानी के सामने 
बह झपना विनयभाव दिखला रहा था कि उसी समय राजा त्रिभुवनमल्लदेव आ गया । उसने रानी से कहा कि यह्‌ 
जिनमूर्ति अनुपम सुन्दर है, इसे अपने आाधीन ग्राम मे प्रतिष्ठित करो, तुम्हारे धर्मानुयायियो के लिये प्रेरणाप्रद होगी 
तब राजा को भ्राज्ञा से रानी ने मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करा दी और सुन्दर मन्दिर भी बनवा दिया। श्ौर उसकी 
व्यवस्था उक्त इन्ध्सेन भट्टारक का सौपी | यह दान चालुक्य विक्रम के १८वे राज्यवर्ष मे सन्‌ १०५४ में श्रोमुख 
सवत्सर के फाल्युण सुदी १०मी सोमवार के दिन समारोह पूर्वक्‌ भट्टारक जी के चरणों की पूजा करके सौपा गया 
था।' दान में २१ वृहत्‌ मत्तर, प्रमाण कृष्य भूमि, १ बगीचा झोर जैन मन्दिर के समीप का एक घर दिया । 


साणिक्यनन्दी 
माणिक्यनन्दी नन्दि सध के प्रमुख झ्राचार्य थे। और धारा नगरी के निवासी थे। वे व्याकरण और 
सिद्धान्त के ज्ञाता होने के साथ दर्शन शास्त्र के तलदृष्टा विद्वान थे। उस समय धारा नगरी विश्वा का केन्द्र बनी 
हुई थी । बाहर के श्रनेक विद्वान्‌ वहा आकर प्रपनी विद्या का विकास करते थे। वहा श्रनेक विद्यापीठ थे जिनमे 
छात्र रहकर विद्याध्ययन करके विद्वान बनते थे। अनेक सारस्वत विद्वान्‌ श्राचायं जैन धर्म का विकाध्ष और प्रचार 
कार्य में सलग्न रहते थे । उस समय धारा नगरी का प्रभू भोज देव था, जो राज्य कार्य का सचालन करते हुए भी 
विद्या व्यसनी, कवि और शास्त्र कर्ता था। वह विद्वानो का बड़ा श्रादर करता था। वहा के विद्या पीठ मे सिद्धान्त, 
दर्शन, व्याकरण, छन्द, अलकार भ्रीर काव्यादि विविध विषयो क ग्रन्थो का पठन-पाठन होता था। सुदर्शन चरित 
के कर्ता नयनन्दी ने वहा की श्राचार्य परम्परा का उल्लेख किया है। सुनक्षत्र, पश्ननन्दी, विष्णुनन्दी, नन्दनन्‍्दी, 
विश्वनन्दी, विशाखनन्दी, गणीरामनन्दी, माणिक्यनन्दी नयनन्दी, हरिसिह, श्रीकुमार, जिन्हे सरस्वती कुमार 
भी कहा जाता था, प्रभाचन्द्र, ओर बालचन्द्र | दूसरी परम्परा लाड़ वागड गण के बलात्कारगण को थी। जिसमें 
सागरसेन, प्रवचनसेन, ओर श्राचन्द्रादि विद्वानों का उल्लेख पाया जाता है। 
माणिक्यनन्दी गणीरामनन्दी के शिष्य थे। जो भारतीय दशेन के साथ जैन दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित थे । 
इनके पनेक विद्या शिष्य थे। उनमे नयनन्दा प्रथम विद्या शिष्य थे। जिन्होने स० ११०० में धारा नरेश भोज के 


2 +>++-न्‍> 8. ७«००५०--२०००--७०७००--५--० पअ४०७+ा»»७+»०णक 








१. (देखो, गुलबर्गा जिले का दान-पत्र) 8॥7757 ॥] 500॥ 708 9 406-407 

२. जिशिदस्स वोरस्स तित्थे महते महाकृदकुदाणए एतसते। 
सुगुबलाहिहाणें तहा पोमणदी, पुणो बिप्हुणदी तश्लो सदिणदी। 
शिखणुदृद्" धम्म सुरासी विसुद्धों, कयाणंव गंयों जयते पसिद्धो । 
भबंबोहिपोओ महा विस्सण॒दी, खमाजुत्तु सिद्ध तिओ विसहरादी । 
जिखिदागमाहासण एयबित्तो, तवायार शिद्ठाए लड्भाए जुत्तो । 
णुरिदा मरिदेहि सो णुदवदी, हुक्षो तस्स सीसो गणी रामणदी । 
असपेसारा गथाणा पारम्मि पत्तों, ते अग वीभज्वराईव मित्तो । 
गुणाबासभूओ सुतिरलोकरांदी महापडिनो तस्स मारिक्‍्करणंदी। 
भृूजगप्पयाओं इमोराम छदी।. --(सुदंसशाचरिउ प्रश्नस्ति) 

३. जन ग्रन्थ प्रह्ास्ति सग्रह भाग २प २५ 


२७६ जैन धर्म का प्रचीन इतिहास--भाग २ 


राज्य काल में 'युदसगचरिउ' और सकल विधिविधान काव्य की रचना को थी। उन्होने अ्रपनें विद्यागुरु माणिक्य- 
नन्‍्दी को महाप्रण्डित और तर वद्य बतलाते हुए, उन्हें प्रत्यक्ष परोक्षरूप जल से भरे और नयहूप चचल तरग समूह 

से गभीर उत्तम सप्तभगरूप कल्‍लोल माला से भूषित, जिनशासनहूप निर्मल सरोवर से युक्त ओर पण्डितों का चूडा- 
मणि प्रकट किया है | झौर 'सुदसण चरिउ' की पुण्पिका मे माणिक्य नन्‍्दी का जैविद्यरूप से उल्लेख किया है जेसा कि 
उसके निम्न पुष्पिका वाक्य से प्रकट है -'एत्थ सृदसण चरिए पचणमोक्कारफल पायसयरे माणिक्यनदी तइ- 
विज्जसीस णयणदिणा रइए अमेससुर सथुश्र णविवद्माण जिश तझ्नों विसओ पढट्रण णयरपत्थिओ्रों पव्वय समो- 
सरण सगय महापुराण झाउच्छण इमाण कयवण्णणों णाम पढ़मो सधि समत्तो ॥ 

माणिक्यनदी ने भारतीय दर्जन शारत्र और अकलक देव कं ग्रथों का दोहनकर जो नवनीतामृत निकाला, 
वह उनकी दार्शनिक प्रतिभा का सद्यातक है| वे जन न्यायक आद्य सृत्रकार है। उनकी एक मात्र कृति परीक्षा मुख, 
सूत्र है, जो न्‍्यायसूत्र ग्रथो मे अपना झनाधारण स्थान और महत्व रखता है । 

परीक्षा मुख--यह जेन न्याय का आद्यसूत्र ग्रन्थ है ज। छह अध्यायों विभक्‍त है और जिसके सूत्रों की कुल 
सख्या २०७ है। ये सब सूत्र सरस, गर्भार और अर्थ गौरव को लिए हुए है । भारतीय वाइमय में साख्य सूत्र, योग- 
सूत्र, न्यायसूत्र, वेशेषिकसूत्र, मीमासकसूत्र और ब्रह्मसूत्र आदि दा निकसूत्र ग्रन्थ प्राचीन है। किन्तु जैस न्याय को सूत्र 
बद्ध करने वाला कोई ग्रन्थ उस समय तक नही था । अत आचाये माणिक्यनन्दी ने उस कमी को दूर कर इस सूत्र 
ग्रन्थ की रचना की है| इस ग्रन्थ में प्रमाण आर प्रमाणाभास का कथन किया गया है। श्रत उनको यह कृति 
प्रसाधारण और भअपूर्व है, और न्यायसूत्र ग्रथों में श्रपना खास महत्व रखतो है। किसी विषय में नाना युक्तिया को 
प्रबलता और दुबंलता का नि*चय करने के लिग्रे जो विचार किया जाता है उसे परीक्षा कहते है' इस परीक्षामख 
के सूत्रो का आधार न्यायसूत्र आदि के साथ अकलक देव के लद्यास्त्रय, न्यायविनिश्चय आंर प्रमाणसग्रह आदि है । 
इस सूत्र ग्रन्थ पर दिग्नाग के 'न्यायप्रवेश और धर्म कीति के न्याय बिन्दु' का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 
उत्तरवर्ती श्राचार्यों मं वादिदेव सूरि के प्रमाण नय तत्त्वालोंक श्लोर हेमचन्द्र की प्रमाण मीमासापर परीक्षामख 
अपना प्रमिट प्रभाव रखता है* । जा अल्पाक्षरों वाला हे, असदिग्ध, सारबान, गूढ अर्थ का निर्णायक, निर्दोष तथा 
तथ्य रूप हो वह सूत्र कहलाता है।: परीक्षामुख में सूत्र का उक्त लक्षण भलीभाति सघटित है इस ग्रन्थ पर अनेक 
टीका ग्रन्थ लिखे गए है । उनसे इसकी महत्ता का स्पप्ट बोध होत। है । 

इस सूत्र ग्रग्थ पर माणिक्यनदी के शिप्य प्रधाचन्द्र न १ हजार इलोक प्रमाण 'प्रमेय कमल मार्तण्ड' 
नाम की एक वृहत्‌ टीका लिखी है। यह जेन न्याय जारत्र का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसका नाम ही इस बात का 
ससूचक है कि यह ग्रन्थ प्रमेय रूपी कमलों के लिये मातंण्ड (सूर्य) के समान है। प्रभावन्द्र ने यह टीका भोजदेव के 
ही राज्य मे बनाकर समाप्त की थी। 

दूसरी टीका प्रमेयरत्नमाला अनललवोर्य की कृति हे, जिसे उन्होंने उदार चनर्द्रिका (चादनी) की उपमा 
दी है श्रीर अपनी रचना प्रमेय रत्नमाला का प्रमेय कमल मारतंण्ड के सामने खद्योत (जुगनू) के समाव बतलाया है । 
यह लघु टीका सक्षिप्त और प्रसन्‍न रचना शली में है। इस पर सागर मे गागर वाली कहावत चरितार्थ होती है । 

तीसरी टीका ्रमेयरत्नालकार हे, जो भट्टारक चारुकीति द्वारा परीक्षामुख के सूत्रो पर लिखी गई हे । 
भट्टा रक चारु कीति श्रवण बेलगोला के निवासी थे। देश्ीगण मे अग्रणी थे। ग्रन्थ की पुष्पिका मे इन्होने श्रपने 


१. विरुद्ध नाना यु।क्त प्राबल्य दौरबंत्यावधारणाय प्रव्तंमाना विचार परीक्षा । -“(न्यायदी।पका ) 


लक्षितस्थ लक्षण मुपग््चेत न वत्ति विचार परीक्षा । - तेकसभ्रह पदक्षृत्य । 
२ दंखा, अनेकान्त । 


३. अल्पाक्षर मसदिग्ध सारबद गूर्डानणंयम्‌ । निर्दोष हतुमत्तथ्य सूत्र सूत्रविदों विदु. । 
-प्रमेय रत्तमाला टिप्पएणा ५० ४ 
४, प्रभन्‍्दुबंचनोदारचन्द्रिका प्रसग्सति । मादृशा: क्यनु गण्यन्त ज्योतिरिद्धण सॉन्तभा --प्रमेय रत्नमाला । 
५. श्री चारुकोपिधुयंस्सन्तनुत पण्डितायमुलिवय । 
ब्याख्या अ्रमेयरत्नालकारासूया मुनीन्द्रसूताणा मं । 


स्यारहवीं और भारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचा २७६ 


को चारुकीति पण्डिताचार्य सूचित किया है। भौर ग्रल्थ के तीसरे इलोक में गुरुमाणिक्य नन्‍्दी मेरे हृदय में निरन्तर 
“हर्ष करे ऐसी प्राकांक्षा व्यक्त की है “हर्ष वंतु सन्‍्तत हृथि गुरुमाणिक्यनन्दी भ्रम ॥ परीक्षा मुख के समान इसमें 
भी छह परिच्छेद है। यह टीका प्रमेय रत्नमाला से आकार में बड़ी है। श्रौर इसमें कुछ ऐसे विषयो का भी प्रति- 
पादन है जो प्रमेयत्न माला में नही मिलते । यह रचना प्रमेय कमल मातेंण्ड और प्रमेय रत्नमाला के मध्य को कड़ो 
या सोपान है जिसके द्वारा न्यायशास्त्र के जिज्ञासु उस भवन पर आसानी से आरोहण कर सकते है। यह ग्रन्थ 
भ्रभी श्रप्रकाशित है, इसकी प्रति जन सिद्धान्त भवन झारा में उपलब्ध है । 

परीक्षा मुख के ,स्वापूर्वार्थ व्यवस्ायात्मक ज्ञान प्रमाण सूत्र पर लिखो गई शान्ति वर्णो की स्वतंत्र कृति 
प्रमेय कठिका है? । यह ग्रन्थ पाच स्तवकों में विभक्त है। इसमे प्रमेय रत्नमालान्तर्गत कुछ विशिष्ट विषयों का प्रतिपादन 
किया गया है। इस कारण इसे परीक्षा मुख की टीका नहीं कहा जा सकता । ग्रथ अभी प्रप्रकाशित है। यह प्रति 
भी जैन सिद्धान्त भवन आरा मे मौजूद है। माणिक्य नन्‍्दी वि० की ११वीं सदी के विद्वान है। 


नयनन्‍दी 
यह आचाये कुन्दकुन्द की परम्परा मे होने वाले तैलोक्यनन्दी के प्रशिष्य श्रौर माणिक्यनन्दी के प्रथम 
विद्या शिष्य थे | इन्होने अपनी कृति सुदर्शन चरित की प्रशस्ति मे जो गुरु परम्परा दो है वह महत्वपूर्ण है । प्रस्तुत 
नयनन्दी राजा भोज के राज्यकाल में हुए है । इन्होने वही पर विद्याध्ययन कर ग्रन्थ रचना की है। इनके दीक्षा गुरु 
कौन थे, और यह कहा के निवासी थे, उनका जीवन-परिचय क्या है ? यह कुछ ज्ञात नही होता । कवि काव्य शास्त्र 
में निष्णात थे, साथ ही प्राकृत, सस्कृत और अपभ्रश भाषा के विशिष्ट विद्वान थे। छन्‍्द शास्त्र के परिज्ञानी थे । 
कवि ने धारा नगरो के एक जन मदिर के महा विहार में बेंठकर अपना 'सुदसण चरिउ' परमारवशी राजा भोज देव, 
त्रिभुवन नारायण के राज्य में वि० सू० ११०० में बनाकर समाप्त क्रिया था*। उसके राज्यकाल के शिलानेख 
स० १०७७ से ११०४ तक के पाये जाते हे । जिसका राज्य राजस्थान में चित्तौड से लेकर दक्षिण में कोफकण व 
गोदावरी तक विस्तृत था। 
सुदंसणचरिउ' श्रपश्रण भाषा का एक खण्ड काव्य है, जो महाकाव्यो की ध्रंणी में रखने योग्य है। जहा 
ग्रन्थका चरित भाग रोचक श्र श्राकषंक है वहाँ वह सालंकार काव्य-कला की दृष्टि से उच्चकोटि का है। कवि ने उसे 
निर्दोष और सरस बनाने का पूरा प्रयत्न किया है। ग्रन्थकार ने स्वय लिखा है कि रामायण में राम और सीता का 
वियोग तथा शोक जन्य व्याकुलता के दर्शन होते है, और महा भारत में पाण्डव' तथा घृतराष्ट्रादि कौरवों के परस्पर 
कलह एवं मारकाट के दृश्य श्रकित मिलते है। तथा लोक शास्त्र मे भी कौलिक, चोर, व्याध आदि की कहानियाँ 
सुनने में श्राती है, किन्तु इस सुदर्शन चरित में ऐसा एक भो दोष नही है, जैसा कि उसके निम्न वाक्य से प्रकट हैं :--- 
रामो सीय-विश्नोय-सोय-थिहुरं संपत्तु रामायणे, 
जादं पाण्डब-धायरट्टू सद्द गोत्त कली-भारहे । 
डेंडा-को लिय-चोर-रज्जु-णिरदा आहासिदा सुहये,| 
णो एकक॑ पि सुबदंसणस्स चरिदे दोसं समुब्भासिदं ॥ 
कवि ने काव्य के झादर्श को व्यक्त करते हुए लिखा है कि रस और ग्रलकार से युक्त कवि को कविता में जो 
रस मिलता है वह न तरुणिजनों के विद्रुम समान रक्‍त श्रधरों में, न आम्रफल मे, न ईख मे, न अमृत मे, न हाला 
(मदिरा ) मे, न चन्दन में न चन्द्रमा में ही मिलता है ।* 


कल 








१. परीक्षामुखसूतरस्यारथ विवृष्महे। 
इति श्री शान्तिवरणि विरचितायां प्रमेय कष्ठिकाया ' ** - स्तवक् 
२. णिव विककम काल हो बबगएसु एयारहू सबच्छुर-सएसु, तहि केवलीचरिउ अमयच्छोरा । णयनदी विरयउ वित्यरेण । 


४ -सुदसणचरिय्ध 
३. शो संजाद तरुणि अहरे विहमारत्तसोहे, शो साहारे भमियभमरे णोव पु डिच्छु डंडे । 
सो पीयूसे हलेखिहिणे चन्दरों णेवचन्दे, सालंकारे सुकश़्भरिदे ज रस होदि कब्बे ॥| 





४-५ हल लक जनता >> -बजी+>+ कली निगल जल ++-+«»- ०»... 


२८० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रै 


प्रस्तुत ग्रन्थ में सुदर्शन के निष्कलंक शरित की गरिमा ने उसे और भी पावन एव पठनीय बना दिया है । 
प्रन्थ में १२ सन्धियाँ प्लौर २०७ कडबक है जिनमें सुदर्शन के जीवन परिचय को अकित किया गया है। परन्तु कथा 
काव्य में कवि की कथन शैली, रस और श्रलंकारो की पुट, सरस कविता, शान्ति झौर वैराग्यरस तथा प्रसंगवश 
कला का ग्रभिव्यजन, नाथिका के भेद, ऋतुझ्रो का वर्णन झौर उनके वेष-भूषा आदि का चित्रण, विविध छन्दों की 
भरमार, है वे ग्रन्थ में मात्रिक विधम मात्रिक लगभग १२ छनन्‍्दों का उल्मेख मय उदाहरणो के दिये गए हैं। इससे 
नयनम्दी छन्द शास्त्र के विशेष ज्ञाता जान पडते हैं। लोकोपयोगी सुभाषित, श्रौर यथा स्थान धर्मोपदेशादि का विवे- 
चन इस काव्य ग्रन्थ की अपनी विशेषता के निदर्शक है और कवि को आन्तरिक भद्गता के द्योतक है। ग्रन्थ मे पच 
नमस्कार मत्र का फल प्राप्त करने वाले सेठ सुदर्शन के चरित्र का चित्रण किया गया है। 


क थावस्तु 


चरित्र नायक यद्यपि वणिक श्रेष्ठी है तो भी उसका चरित्र गअ्त्यन्त निर्मेल तथा मेरुवत्‌ निश्चल है। 
उसका रूप-लावण्य इतना चित्ताकपंक था कि उसके बाहर निकलते ही युवतिजनों का समूह उसे देखने के लिये 
उत्कठित होकर मकानो की छतो द्वारा तथा भरोखो में इकट्ठा हो जाता था. वह कामदेव का कमनीय रूप जो था । 
साथ ही वह गुणज्ञ और अपनी प्रतिज्ञा के सम्यक्पालन मे भ्रत्यन्त दृढ़ था । धर्माचरण करने मे तत्पर, सबसे मिष्ठभाषी 
प्रौर मानव जीवन की महत्ता से परिचित था और था विषय विकारों से विहीन । ग्रन्थ का कथा भाग सुन्दर और 
श्राकर्षक है । -- 
अग देशके चपापुर नगर में, जहा राजा धघाडीवाहन राज्य करता था। वहा वे भव सम्पन्न ऋषपषभदास 
सेठ का एक गोपालक (ग्वाला) था, जो गगा में गायो को पार कराते समय पानी के वेग से डूब कर मर गया था श्रौर 
मरते समय पच नमस्कार, मत्र की आराधना के फलस्वरूप उसी सेठ क॑ यहा पुत्र हुआ था। उसका नाम सुदर्शन 
रक्‍खा गया । सुदर्शन को उसके पिता ने सब प्रकार से सुशिक्षित एवं चतुर बना दिया, और उसका विवाह सागरदत्त 
सेठ की पुत्री मनोरमा से कर दिया । अपने पिता को मृत्यु के बाद वह अपने कार्य का विधिवत्‌ सचालन करने लगा । 
सुदर्शन के रूप की चारो ओर चर्चा थी, उसके रूपवान शरीर को देखकर उस नगर के राजा धाडी वाहन की रानी 
प्रभया उस पर आसक्त हो जाती है शोर उसे प्राप्त करने की अभिलापा से अपनी चतुर पडिता दासी को सेठ सुदर्शन 
के यहा भेजती है, पडिता दासी रानी की प्रतिज्ञा सुनकर राती को पतिब्रत धर्म का अच्छा उपदेश करतो है और 
सुदर्शन को चरित्र-निप्ठा को ओर भी संकेत करती है, किन्तु अभया अपने विचारों से निग्चल रहती है श्रौर 
पडिता दासी को उक्त कार्य की पूर्ति के लिये खास तौर से प्रेरित करती है । पडिता सुदर्शन के पास कई बार जातो 
है और निराण होकर लौट आती है, पर एक बार वह दासी किसी कपट-कला द्वारा सुदर्शन को राज महलमें पहुचा 
देती है | सुदर्शन क॑ राज महल में पहुच जाने पर भी अभया अपने कार्य मे असफल रह जाती है--उसकी मनोकामना 
पूरी नही हो पाती । इससे उसके चित्त मे असह्य वेदना होती है श्रौर वह उससे भ्रपने ब्रपमान का बदला लेने पर 
उतारू हो जाती है, वह अपनी कुटिलता का माया जाल फंला कर अपना सुकोमल शरीर अपने ही नखो से रुधिर- 
प्लावित कर डालती है श्लौर चिललाने लगती है कि दोडो लोगो मु बचाओ, सुदर्शन ने मेरे सतीत्वः का अप हरण 
किया है, राजकर्मचारी सुदर्शन को पकड लेते है शोर राजा भ्रज्ञानता वश ऋषित हो रानी क॑ कहे प्रनुसार सुदर्शन 
को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। पर सुदर्शन अपने शीलब्नत की निष्ठा से विजयी होता है--एक देव प्रकट 
होकर उसकी रक्षा करता है । राजा धाडीवाहन का उस व्यन्तर मे युद्ध होता है और राजा पराजित होकर सुदर्शन 
की शरण में पहुचता है, राजा घटना के रहस्य का ठीक हाल जान कर अपने कृत्य पर पश्चाताप करता है और 
सुदर्शन को राज्य देकर विरक्त होना चाहता है, परन्तु सुदश्शन ससार-भोगों से स्वयं ही विरक्त है, वह दिगम्बर 
दीक्षा लेकर तप्श्चरण करता है राजा के लोटने से पूर्व ही भ्रभया रानी ने ग्रात्म घात कर लिया भर मर कर 
पाटलिपुत्र नगर में व्यन्तरी हुई । पडिता भी पाटलिपुत्र भाग गई और बहा देवदत्ता गणिका के यहा रहने लगी। 


मुनि सुदर्शन कठोरता से चारित्र का प्ननुष्ठान करने लगे । वे विहार करते हुए पाटलिपृत्र पहुँचे । उन्हें देख 


गमारहवी और बारहनों झतान्दी के बिद्गात, आन्ाये २८१ 


पंडिता ने देवदता गणिका को उनका परिचय कराया। गणिका ने छल से उन्हें झपने गृह में प्रवेश कराकर कपाट 
बन्द कर दिये, गणिका ने मुनि को प्रलोभित करने की झ्नेक चेष्टाएँ की । श्रन्त मे निराश हो उसने उन्हे श्मशान में 
जा डाला। वहा जब वे ध्यानस्थ थे, तभी एक देवागना का विमान उनके ऊपर आकर हक गया । देवागना रुष्ट 
हुईं। झौर मुनि को देख कर उसे झपने अभया रानी वाले पूर्व जन्म का स्मरण हो झाया । उसने विक्रिया ऋद्धि से 
मुनि के चारों ओर घोर उपसगग किया, तो भी सुदर्शन मुनि ध्यान में स्थिर रहे। इसी बीच एक व्यन्तर ने श्राकर 
उस व्यन्तरी को ललकारा, उसे पराजित कर भगा दिया। 

कुछ समय पश्चात्‌ सुदर्शन मुनि के चार घातिया कर्मों का नाश हो गया भौर उन्हे केवल ज्ञान प्राप्त हुझ्ना । 
देवादिक इन्द्रो ने उनकी स्तुति की, कुबेर ने समोसरण की रचना की। केवली के उपदेश को सुनकर व्यन्तरी की वेराग्य 


हो गया, का तथा नर-नारियों ने सम्यक्त्व को धारण किया । ग्रवक्षिष्ट श्रधाति कर्मों का नाश कर सुदर्शन ने मुक्ति 
पंद प्राप्त किया । 


कवि की दूसरी कृति सयल विहिविहाणकव्व” है, जो एक विशाल काव्य है जिसमें ५८ संधियाँ प्रसिद्ध हैं, 
परन्तु बीच की १६ संधियाँ उपलब्ध नही है। ग्रन्थ कै त्रुटित होने के कारण जानने का कोई साधन नही है। प्रारम्भ 
की दो-तीन सधियों में ग्रन्थ के श्रवतरण भ्रादि पर प्रकाश डालते हुए १२ वी से १५ वी सधि तक भिथ्यात्व के काल 
मिथ्यात्व भ्लोर लोक मिथ्यात्व आदि अनेक मिथ्यात्वों का स्वरूप निदिष्ट करते हुए क्रिया वादि झौर प्रक्रियावादि 
भेदो का विवेचन किया है। परन्तु खेद है कि १५ वी सन्धि के पश्चात्‌ ३२ वी सन्धि तक १६ सन्धियाँ झ्रामेर भण्डार 
की प्रति में नही है। हो सकता है कि वे लिपि कर्ता को न मिली हो । 

ग्रन्थ की भाषा प्रोढ है और वह कवि के श्रपश्र श् भाषा के साधिकारित्व को सूचित करती है। ग्रन्थान्त 
में सन्धिवाक्य पद्म मे निबद्ध किये है । 

मुणिवरणयणंदि सण्णिद्धे पसिबद्धे, समलबिहिं बिहाणे एत्थ कव्बे सुभव्वे, 
समवस रणससि सेणिए संपयवेसो, भणिउ जण मणुज्जो एस संघधी तिइज्जो॥॥३॥ 

ग्रन्थ की ३२वीं सन्धि में मच्य-मास-मधु के दोष श्रौर उदवरादि पत्र फलों के त्याग का विधान झौर फल 
बतलाया गया है । ३३ वीं संधि में पंच भरणुत्रतो का कथन दिया हुआ है ग्रौर ३६ वो संधि में प्रणुश्नतों की विशेषताएं 
बतलाई गई हैं। और उनमें प्रसिद्ध पुरुषों के प्राव्यान भी यथा स्थान दिये हुए है । ५६ वी संधि के अ्रन्त में सल्लेखना 
(समाधिमरण) का स्पष्ट विवेचन किया गया है झौर विधि में झ्ाचाय समन्तभद्र की सल्लेखना विधि के कथन-क्रम 
को अपनाया गया है। इससे यह काव्य ग्रन्थ गृहस्थोपयोगी द्रतों का भी विधान करता है। इस दृष्टि से भी इस ग्रन्थ 
की उपयोगिता कम नहीं है । 

छन्द शास्त्र की दृष्टि से इस ग्रन्थ का ग्रध्ययन भौर प्रकाशन प्रावश्यक है। क्योंकि ग्रन्थ .में ३०-३५ छन्दों 
का उल्लेख किया गया है जिनके नामो का उल्लेख प्रशस्ति सग्रह की प्रस्तावना में किया गया है! । 

ग्रन्थ की भ्ाद्य प्रशस्ति इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्रो प्रस्तुत करती है। उसमें कवि ने भ्रन्थ बनाने में 
प्रेरक हरिसिह मुनि का उल्लेख करते हुए श्रपने से पूर्ववर्ती जैन जैनेतर और कुछ सम सामयिक विद्वानों का भी 
उल्लेख किया है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सम-सामयिक विद्वानों में, श्री चन्द्र, प्रभाचन्द्र झौर 
श्री कुमार का, जिन्हें सरस्वती कुमार भी कहते थे, ताम दिये हैं । 

कविवर तयनन्दी मे राजा भोज, हरिसिंह, ध्रादि के नामोल्लेख के साथ-साथ वच्छराज, और प्रभु ईश्वर 
का उल्लेख किया है भ्ौर उन्हे विक्रमादित्य का मांडलिक प्रकट किया है । यथा-- 

जहि बच्छराउ पुण पुहु॒इ बच्छू, हुतउ पूह ईसरु सूदवत्थु । 
हो एप्पिण पत्यए हरियराउ, संडलिउ विककमाइच्च जाउ )। संधि २ पत्र ८ 

इसी संधि में चलकर प्रबाइय भौर कांचीपुर का उल्लेख क्रिया है, कवि हस स्थान पर गये थे । इसके 
झनन्तर ही वललभराज का उल्लेख किया है, जिसने अं जिन प्रतिमाझों का निर्माण कराया था, और जहां पर 
रामनन्दी, जयकीति भौर महाकीति प्रधान थे। जैसा कि ग्रन्थ की निम्न पक्तियीं से प्रकट है :-- 

ै. जैन प्रन्थ प्रशास्ति संग्रह मा० २ प्रस्यावना पृ० ५० 


र्घर जैन घ्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


अ्ंबाइय कंचोपुर विरत्त, जाह भमइ भध्व भर्तिह पसत्त । 
जहि बल्लहराएं वल्लहेण, काराबिउ कित्तण, दुल्लहेण। 
जिण पडिमा लकिउ गच्छ माण , ण॑ं केण वियंभिउ सुरविमाण, । 
जहि रामणंदि गुणमणि णिहाण, जयकित्ति महाकित्तिवि पहाणु। 
इय तिण्णि थि परमय-मइ -सयंद-सिच्छत्त-विड विभोडण गह द । 
उक्त पद्यों मे उल्लिखित रामनन्दी कौन है, और उनकी गुरु परम्परा क्‍या है श्रौर जयकीति महाकीति से 
से इनका क्या सम्बन्ध है ? यह अज्ञात है। ये तीनो विद्वान भी नयनन्दी के समकालीन है। रामनन्दी आचाय॑ थे । 
इनके शिष्य बालचन्द ने कवि से सकलविधि-विधान बनाने का सकेत किया था। ऐतिहासिक दृष्टि से इन विद्वानों 
के सम्बन्ध मे विचार करना आवश्यक है। प्राकृत श्रुतस्कन्ध के कर्ता ब्रह्म हेमचन्द्र के गुरु भी रामनन्दी हैं। और 
माणिक्य नन्‍्दी के गुरु भी रामनन्दी हैं | ये दोनो भिन्‍न-भिन्‍न विद्वान है या अभिन्‍न है, यह विचारणीय है। 


प्रभाचन्द्र 


माणिक्यनन्दी के श्रन्य विद्या शिष्यो में प्रभाचन्द्र प्रमुख रहे हैं । वे उनके 'परीक्षामुख”' नामक 
सूत्र-प्रन्थ के कुशल टीकाकार भी है। दर्शन शास्त्र के भ्रतिरिक्तवे सिद्धान्त के भी विद्वान थे। आ्ाचायं प्रभाचन्द्र ने 
उक्तघारा नगरी में रहते हुए केवल दर्शन शास्त्र का अ्रध्ययन ही नहीं किया , प्रत्युत धाराधिपभोज के द्वारा 
प्रतिष्ठा पाकर श्रपनी विद्कत्ता का विकास भी किया। साथ ही विशाल दार्शनिक ग्रन्धों के निर्माण के साथ भ्नेक 
ग्रन्थों की रचना की है । प्रमेय कमल मार्तंण्ड' (परीक्षामुख टीका) नामक विशाल दार्ज॑निक ग्रन्थ सुप्रसिद्ध राजा 
भोज के राज्यकाल में ही रचा गया है । और "न्याय कुमुदचन्द्र' (लघीयस्रय टीका) भ्राराधना-गद्य कथाकोश पुष्पदन्त 
के महापुराण (आदिपुराण-उत्तरपुराण) पर टिप्पण-प्रन्थ तत्त्वार्थ वृत्ति पद टिप्पण, शब्दाम्भोज भास्कर समाधि त्त्र 
टीका ये सब ग्रन्थ राजा जयसिंह देव के राज्य काल मे रचे गये है। शेप ग्रन्थ प्रवचन सरोज भास्कर, पचास्तिकाय- 
प्रदीप, भात्मानुशासन तिलक, क्रियाकलाप टीका, रत्नकरण्ड श्रावकाचार टीका, वृहत्स्वयभूस्तोत्र टीका, तथा 
प्रतिक्रणपाठ टीका, ये सब ग्रन्थ कब और किसके राज्यकाल मे रचे गए है ये इन्ही प्रभाचन्द्र की कृति है या 
प्रन्य की यह विचारणीय है। इनमे प्रवचन सरोजभास्कर और पचास्तिकाय प्रदीप तो इन्ही प्रभाचन्द्र की कृति 
है। शेष के सम्बन्ध में सप्रमाण निर्णय करने की जरूरत है कि वे इन्ही की कृति है । या किसी अन्य प्रभाचन्द्र को । 
ये प्रभाचंद्र वही ज्ञात होते है जिनका श्रवण वेल्गोल के शिलालेख न० ४० के गनुसार मूलसधान्तर्गत 
नन्‍्दीगण के भेदरूप देशोयगण के गोल्लाचाय के शिष्य एक अविद्धकर्ण कौमारब्रती पद्मनन्दी सेद्धातिक का उल्लेख नि 
जो कर्णवे4सस्कार होने से पूर्व ही दीक्षित हो गाए थे। उनके शिष्य (और कलभूषण के सधर्मा एक प्रभाचन्द्र का 
उल्लेख पाया जाता है जिसमें कुलभूषण को चारित्रसागर और सिद्धान्त के पारगामी बतलाया गया है। भौर 
प्रभाचन्द्र को शब्दाम्भोरुह भास्कर तथा प्रथित तकं-ग्रन्थकार प्रकट किया है । इस शिलालेख में मुनि कुलभूषण की 
शिष्य परम्परा का भी उल्लेख निहित है । 
झ्रथिद्ध कर्णादिक पद्मनन्दी सेद्धान्तिकाख्योउजनि यस्य लोके । 
कोमा रदेवबतिता प्रसिद्धिर्जीयात्तु सज्लाननिधि: सधीर:॥। 
तच्छिष्यः कुलभूषणाल्या यतिप्रचारित्रवारां निधि:-- 
सिद्धान्ताम्बुधि पारगो नतविनेयस्तत्सधर्मों महान। 
दब्दाम्भोरुह भास्कर: प्रथित तक प्रन्थकार: प्रभा-- 
चन्द्रत्या मुनिराज पडितवर.श्रीकुन्तकुन्दान्बय: ॥ 
तस्य श्री कुलभूषणारख्य सुमुनेश्शिष्यो विनेयस्तुत:-- 
सदवत्तः कुलचन्द्रदेव मुनिपस्सिद्वान्तविद्यानिधि: ॥ 
श्रवण वेल्गोल के ५५ वें शिलालेख'में मूलसघ देशीयगण के देवेन्द्रसेद्धान्तिक के शिष्य, 


शिष्य गोपनन्दी और इन्ही गोपनन्दी के सधर्मा एक प्रभाचरद्र का उल्लेख भो किया गया है, जो तुम ख देव के 


प्रभाचन्र धारा- 


ग्यारहषी और बारहवीं दाताब्दी के विद्वान, आचाप २८३ 


घीश्वर राजा भोज द्वारा पूजित थे भोर न्याय रूप कमल समृह को विकसित करने वाले दिनमणि, और शब्द रूप 
भ्रब्ज को प्रफुल्लित करने वाले रोदोमणि (भास्कर) सदृश थे। और पण्डित रूपी कमलो को विकसित करने वाले 
सूर्य तथा रुद्रवादि दिग्गज विद्वानों को वश करने के लिये प्रंकुश के समान,थे तथा चतुमु ख देव के शिष्य थे । 

दोनो हो शिलालेखों में उल्लिखित प्रभाचन्द्र एक ही विद्वान जान पड़ते हैं। हां, द्वितीय लेख (५५) में 
चतुर्मु खदेव का नाम नया जरूर है, पर यह सभव प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्र के दक्षिण देश से घारा में झाने के 
पश्चात्‌ देशीयगण के विद्वान चतुम्‌ खदेव भी उनके ग्रुरु रहे हो तो कोई भ्राश्चर्य नही , क्‍योंकि गुरु भी तो कई प्रकार 
के होते हैं--दीक्षा गुरु विद्या गुरु आदि । एक-एक विद्वान के कई-कई गुरु और कई-कई शिष्य होते थे। अतएक 
चतुमु खदेव भी प्रभाचन्द्र के किसी विषय में ग्रुर रहे हो, झौर इसलिये वे उन्हे समादर की दृष्टि से देखते हो, तो 
कोई झ्रापत्ति की बात नही, अपने से बड़ों को आज भी पूज्य और आदरणीय माना जाता है। 

झब रही समय की बात, सो ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि प्रभाचन्द्र ने प्रमेण कमलमातंण्ड को राजा 
भोज के राज्य काल मे रचा है। जिसका राज्य काल सवत १०७० से १११० तक का बतलाया जाता है। उसके 
राज्य काल के दो दान पत्र सवत्‌ १०७६ भौर १०७६ के मिले है। 

आचाय॑ प्रभाचन्द्र ने देवनदी की तत्त्वाथं वुति के विषम-पदों का एक विवरणात्मक टिप्पण लिखा है। 
उसके प्रारम्भ में प्रमितगति के सस्कृत पंचसग्रह का निम्न पद्म उद्धत किया है-- 

वर्ग: दाक्ति सम हो5णोरणूनां बगंणोदिता । 
वर्गणानां समूहस्तु स्पर्धक स्पर्धंकापहै. ॥ 

अमितगति ने अपना यह पच सग्रह मसूतिकापुर में, जो वर्तमान मे 'मसीद विलौदा' ग्राम के ताम से 
प्रसिद्ध है, वि० स १०७३ से बनाकर समाप्त किया है*। झ्मितगति धाराधिप मुज की सभा रत्न भी थे। इससे 
स्पष्ट है कि प्रभाचन्द्र ने अपना उक्त टिप्पण वि० सवत्‌ १०७३ के बाद बनाया है। कितने दिन बाद बनाया है। यह 
बात अभी विचारणीय है । 

न्याय विनिश्वय विवरण के कर्ता भ्राचार्य वादिराज ने अपना पार्श्वनाथ चरित शक सं ० ६४७ (वि० स० 
१०८२) में बनाकर समाप्त किया है। यदि राजा भोज के प्रारम्भिक राज्यकाल में प्रभाचन्द्र ने प्रमेण कमलमातेण्ड 
बनाया होता, तो वादिराज उसका उल्लेख श्रवश्य ही करते | पर नही किया, इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय 
तक प्रमेष कमलमार्तण्ड की रचना नहीं हुई थी। हां, सुदर्शन चरित के कर्ता मुनि नयनन्दी नें, जो माणिक्य नन्‍्दी के 
प्रथम विधाशिष्य थे और प्रभाचन्द्र के समकालीन ग्रुरुभाई भी थे, अपना 'सुदर्शनचरित' वि० स० ११०० में बनाकर 
समाप्त किया था। उसके बाद 'सकल विधि विधान नाम का काव्यग्रन्थ बनाया, जिसमें पूर्ववर्ती प्रौर समकालीन 
प्रनेक,विद्वानों का उल्लेख करते हुए प्रभाचन्द्र क। नामोल्लेख किया है परन्तु उसमे उनकी रचनाओं का कोई उल्लेख 
नही है । इससे स्पष्ट है कि प्रमेय कमल मातंण्ड की रचना स० ११०० के बाद किसी समप हुई है भौर न्याय कुमुद- 
चन्द्र सं० १११२ के बाद की रचना है, क्योंकि जयसिह राजा भोज (स० १११०) के बाद किसी समय उत्तराधि- 
कारी हुआ है। न्याय कुमुदचन्द्र जयसिह्‌ के राज्य में रचा गया है। इससे प्रभाचन्द्र का समय विक्रम की ११ बी 
शताब्दी का उत्तरार्ध और १२ वी शताब्दी का पूर्वार्ध होना चाहिये । 











१ श्री घाराधिप-भोजराजमुकुट-प्रोतास्म-रश्मिच्छुटा 


जछाया कुकुम-पक-लिप्त चरणाम्भो जात लक्ष्मीधवः 
स्पाधाव्जाक रमण्डने दिनमणशिएशब्दाब्ज-रोदोमणि. 
स्थेयात्पण्डित-पुष्डरीक-तरणि. श्रीमान प्रभावख्धमा ॥१७॥| 


श्रीचतुमु खदेवाना शिष्योष्धृष्य: प्रवादिभि: । 

पष्डित श्षीप्रभाचन्‍द्रो. रुदवादि-गंजांकुश: ।॥॥१५॥! जन शिलालेख संग्रह भा० ११० ११५। 
२ त्रिसप्त्यधिकेझदानां सहर्सख शकविद्वष' । 

मसूतिका पुरे जात्त मिद शास्त्र मनोरमस्‌ । परसंहू--६ 


र्ध४ जन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


ईसा की १२वीं शताब्दी के विद्वान भ्रा० मलयगिरि ने पब्रावश्यक नियु क्ति टीका (पृ० ३७१४) में लघी- 
यस्त्रथ की एक कारिका का व्याख्यान करते हुए 'टीका कारके' नाम से न्याय कुमुद चन्द्र में किया गया उक्त कारिका 
का व्याख्यान भी उद्धत किया है। १२वी शताब्दी के विद्वान देवभद्व ने न्‍्यायावतार टीका टिप्पण (पृ० २१,७६) मे 
प्रभाचन्द्र भर उनके स्याय कुमुदचन्द्र का नामोल्लेख किया है। भ्रत. १२ वी शताब्दी के इन विद्वानों के उल्लेख से 
स्पष्ट होता है कि प्रभाचन्द्र १२ वी शताब्दी के पूर्वार्थ से श्रागे के विद्वान नही हो सकते । 


रचनाएं 

प्राचार्य प्रभाचन्द्र की निम्न कृतियां प्रसिद्ध है--१ तत्त्वार्थ वृत्ति पद विवरण (सर्वार्थ सिद्धि के विधमपदों 
का टिप्पण । २ प्रवचन सरोज भास्कर (प्रवचनसार टीका) ३ प्रमेय कमलमार्तण्ड (परीक्षामुश्व व्याख्या) ४ न्याय 
कुमुदचन्द्र (लघीयस्त्रय व्याख्या) ५ शब्दाम्भोज भास्कर ६ महापुराण टिप्पण ७ गद्य कथा कोश (आराधना कथा 
प्रबन्ध) ८ पचास्तिकाय प्रदीप (पंचास्तिकाय टीका) € क्रिया कलाप टीका १० रत्नकरण्ड श्रावकाचार टीका ११ 
समाधितत्र टीका १२। 

तस्वार्थ बुत्तिपद विधरण--यह तत्त्वार्थ वृत्ति (पर्वर्थ सिद्धि) के श्रप्रकट-विषमपदों का विवरण है। प्रभा- 
चन्द्र ने इस विवरण में वृत्ति के कथन को पुष्ट करने के लिए अनेक ग्रन्थों के वाक्‍्यों को उद्धत किया है। उन ग्रन्थों 
में प्रनेक ग्रन्थ प्राचीन झौर पूर्ववर्ती है। भ्ोर कुछ समसामयिक तथा उनसे कुछ वर्ष पहले के है। मूलाचार, भाव 
पाहुड, पच सग्रह, सिद्धभक्िति, युक्‍त्यनु शासन, भगवती झाराधना श्रप्टशती, गोम्मटसार जीव काड, सस्क्ृत पच- 
सग्रह भौर वसुनन्दि श्रावकाचार । इनमें सस्कृत पच सग्रह के कर्ता प्रसितगति (द्वितीय) वि० स० १०५० से १०७३ 
के विद्वान है। उनका पच सग्रह १०७३ की रचना है। भ्रौर बयुनन्दि का समय १२ वी शताब्दी बतलाया जाता है। 
यदि 'पडिगहमुच्चद्वाण" गाथा वसुनन्दि की है, पूर्ववर्ती अन्य की नहीं है तब यह विचारणीय है कि उक्त गाथा के 
रहते हुए उक्त विवरण भी १२ वी शताब्दी के प्रारम्भ मे रचा गया है। 

प्रवचन सरोज भास्कर--आचार्य दुन्दकुन्द के प्रवचनसार को टीका है। प्रभाचन्द्र की इस टीका का 
ताम 'प्रवचन सरोज भास्कर है। ऐ० पसनालाल दि० जैन सरस्वती भवन बम्बई की यह ५३ पत्रात्मक प्रति स० 
१४५५ की लिखी हुई है, भौर जो गिरिपुर मे लिखी गई थो । [इस प्रति में श्राचार्य श्रमुतचन्द्र के द्वारा प्रवचनसार 
टीका में भ्रव्याख्यात ३६ गाथाए भी प्रवचन सरोजभास्कर में यथा स्थान व्याख्यात है। जयसेनीय टीका में प्रवचन 
सरोजभास्कर का अनुकरण किया गया है। प्रभाचन्द्र ने जब भ्रवसर देखा तभी उन्हाने सक्षेप से दाशंनिक मुहों की 
चर्चा की है। टीका भ्रति सक्षिप्त होते हुए भी विशद है । इसका पुष्पिका वाक्य निम्न प्रकार है .--“इति श्री प्रभा- 
चन्द्र विरचिते प्रवचन सरोज भास्करे शुभोपयोगाधिकार समाप्त '।'' 

प्रमेय कमल मातंण्ड--यह माणिक्य॑नन्दी श्राचार्य के 'परीक्षामुख' नामक सूत्र ग्रन्थ की विस्तृत व्याख्या 
है। चूँ कि परीक्षामुख सूत्र शुद्ध न्याय का ग्रन्थ है। श्रत प्रमेयकमलमार्तण्ड का प्रतिपाद्य विषय भी न्‍्यायश्ञास्त्र से 
सम्बन्धित है । सन्‍्मति टीकाकार श्रभयदेव सूरि और स्यादह्वाद रत्ताकर के रचयिता वादिदेव सरि ने इस ग्रथ का 
विशेष प्रनुसरण किया है।। स्याद्वाद रत्नाकर में तो प्रभेयकमलमातंन्ड के कर्ता का नाम निर्देश भी किया है। भ्रौर 
स्त्रीमुक्ति तथा केवलभुकित के समर्थन में उसकी युकितियों का खण्डन भी किया है। वादिदेव का जन्म वि० स० 
११४३ में भ्रौर स्वर्गवास सं० १२२२ मे हुआ था | वे स० ११७४ में आचाये पद पर प्रतिष्ठित हुए थे । इसके बाद 
उन्होंने स० ११७५ (सन्‌ १११५) लगभग स्याद्वाद रत्नाकर की रचना की होगी । स्याद्वाद रत्नाकर मे प्रमेय कमल 
मार्ंण्ड भर न्याय कुमुदचन्द्र का न केवल शब्दार्थानुसरण ही किया गया है किन्तु कवलाहार समर्थन प्रकरण तथा 
प्रतिबिम्ब चर्चा में प्रभाचनद्र श्ौर उनके प्रमेयकमलमातंण्ड का नामोल्लेख करके खड़न किया है। प्रभाचरद्र 
इनसे बहुत पूर्ववर्ती है। उनकी उत्तरावधि सन्‌ ११०० ई० है प्रभाचन्द्र की यह टीका प्रमेय बहुल है । प्रमेय कमल 
मातंण्ड की यह रचना घाराधीश भोज के राज्य काल मे हुई है । 

स्याय कुमुदल्य-- अकलक देव के लघीयस्त्रयकी टीका है। मूल लघीयस्त्रय में ७८ कारिकाएं भौर तीन 
प्रवेध्ा हैं--प्रमाण प्रवेश नयप्रवेश और प्रवचनप्रवेश । प्रथम प्रवेश में ४ परिच्छेद है, दूसरे में एक प्ौर तीसरे में दो 


न. 8--+4-4०-+>4+-ननिनननत-५-39-०+ननक-ीनमिनननन हल न कननन+ आज डी ». अल जज - + “+++ आन िननन अत क्‍न्‍ज--ल-+ ०. +++, 


ग्यारहतीं और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य ३८५ 


परिच्छेद हैं। इस तरह न्याय कुमुद में ७ परिक्‍््धेद हैं। जिनमें प्रमाण नय, निक्षेप भोर प्रवचन प्रवेशरूप प्रति पाश्च 
विषय का ऊहापोह के साथ विवेचन किया गया है। इन के प्रतिरिक्त तत्सम्बन्धि प्रवान्तर अनेक विषयों की पूर्व 
उत्तर पक्ष के रुप में चर्चा की गई है। न्याय कुमुद को भाषा ललित प्रौर प्रवाह निर्वाध है। दार्शनिक शेलो भौर 
भाषा सौष्ठव, सुखद है तथा साहित्य के भर्मज्ञ व्याख्याकार श्रनन्तवीर्य झोर विद्यानन्दी का अनुसरण करने का 
प्रथत्त किया गया है। इतने महान्‌ टीका ग्रन्थ का निर्माण करने पर भी प्रभाचन्द्र ने निम्न पद्म में क्पनी लघधुता ही 
प्रकट की है। और लिखा है कि न मुभमें वैसा ज्ञान ही हैं प्रौर न सरस्वती ने ही कोई वर प्रदान किया है। तथा 
इस प्रन्थ के निर्माण में किसी से वाचनिक सहायता भी नहीं मिल सकी है । 
बोधो में न तथा विधो5स्ति न सरस्वत्या प्रदतो बर' । 
साहायझच न कस्यचिद्च्ननतोःप्यस्ति प्रबन्धोदये | 
प्रमेय कमलमातंण्ड की रचना के बाद टीकाकार प्रभाचन्द्र के मानस में जो नवीन नवीन युक्तियां 
प्रवतरित हुई उनका इसमें निर्देश किया गया है। जहा द्विरक्ति की समभावना हुई, बहां उनका निरूपण नही किया 
किन्तु प्रमेयकमलमार्तण्ड के श्रवलोकन करने का निर्देश कर दिया है। प्रभाचन्द्र ने अपने स्वतत्र प्रबन्धो मे बहुतसी 
मौलिक बाते बतलाई है, जैसे वेभाषिक सम्मत प्रतीत्य समुत्पाद का खडन, प्रतिबिम्ब विचार तम और छाया 
द्रव्यत्व श्रादि अनेक प्रकरणों के नाम उल्लेखनीय है। न्याय कुमुद की रचना शैली प्रसन्‍न भौर मनोमुग्धकर है। 
प्रभाचन्द्र ने न्‍्याय कुमुद की रचना धारा के जयसिह देव के राज्य में की है। (न्याय कु० प्रस्तावना) 
शब्दाम्भोजभास्कर--श्रवणबेलगील के शिला लेख नं० ४० (६४) में प्रभाचन्द्र के लिये शब्दाम्भो जभास्कर 
विशेषण दिया गया है । इससे स्पष्ट है कि प्रमेथ. कमलमातंण्ड और न्याय कुमुद जैसे प्रथित तर्क ग्रन्थों के कर्ता 
प्रभावनद्र ही शब्दाम्भोजभास्कर नामक जेनेन्द्र व्याकरण महान्यास के कर्ता हैं। यह न्यास ज॑नेन्द्र महावृत्ति के बहुत 


बाद बनाया गया है । 
नमः श्री वर्धभानाय महते देवनन्दिने। 
प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मे चाभयनन्दिने ।॥ 

इस पद्य में प्रभयनन्दि को नमस्कार किया गया है। शब्दाम्भोजभास्कर का पुष्पिका वाक्य इस प्रकार है: 
हे इति प्रभाचन्र विरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जेमेन्द्र व्याकरण सहान्यासे तुतीयस्याध्यायस्य चतुर्थ: पाद. 
माप्त: । 

क्योंकि इसमें महावृत्ति के शब्दों को प्रानुपूर्वी से लिया गया है। विशेष परिचय के लिये प्रमेथ कमल 
मात्तेण्ड की प्रस्तावना देखे । 

गद्य कथा कोश--यह्‌ कथा प्रबन्ध सस्कृत गद्य में रचा गया है, जिसमें 5६ कथाएं है। उसके बाद समाप्ति 
सूचक पुष्पिका पायो जाती है। प्रभाचन्द्र ने ६५ कथाए बनाई है या और अधिक यह श्रभी निर्णय नही हुप्ना । हो 
सकता है कि लिपि कर्ता से गल्तो में पुष्पिका वाक्य लिखा गया हो, और बाद में कुछ कथाएं श्रौर लिखकर पुष्पिका 
वाक्य लिखा गया हो । ग्रन्थ सामने न होने से उसके सम्प्नन्ध में विशेष कुछ कहना सभव नही। 

महू पुराणटिप्पण- प्रभाचन्द्र ने पुष्पदन्त के अ्पश्रश भाषा के महापुराण (भ्रादि पुराण-उत्तर पुराण) 
पर एक टिप्पण लिखा है। यह टिप्पण धारा के राजा जयसिंह के राज्य काल मे लिखा गया है। पुष्पदन्त ने 
प्रपना महापुराण सन्‌ ६६४ ई० में समाप्त किया था" । प्रभाचन्द्र ने उसके बाद उस पर टिप्पण लिखा है। 
प्ादि पुराण टिप्पण में धारा शौर जयसिह नरेश का कोई उल्लेख नही है। महापुराण के इस टिप्पण की इलोक 
संख्या ३३०० बतलाई गई है । भादि पुराण की १६५०, और उत्तर पुराण की १३५०। श्रादि पुराण टिप्पण का 
प्रादि झ्न्त मगल निम्न प्रकार है :-- 

ब्रादि मंगल--प्रणम्यवीरं जिबुधेस्द्र संस्तुतं निरस्तवोष वृषभ महोदयम्‌ । 
पदार्थ संविग्ध जन प्रवोधकम्‌, महापुराणस्थ करोमि टिप्पणम्‌॥ 





१ पृष्पदन्स ने महापुराण सिद्धां संबत्सर ८८१ में महापुराण शुरू किया और ८०७ सन्‌ ६६१ में समाप्त किया था। 


२८६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास---भाग २ 


झनन्‍्त-- समस्त सन्देहहर॑ मनोहर प्रक्ृष्टपुण्यप्रभव्‌॒ जिनेश्बम्‌ । 
छृत॑ पुराणे प्रथमे सुटिप्पणं मुखाबबोधं निखिलार्थ दपंणम्‌ ॥ 
इति श्रीप्रभाचन्द्र विरशचितमा दिपुराण टिप्पणकम्‌ पंचासइलोक हीोन॑ सहख्रद्ृबपरिसाण परिससाप्ता ३ 
उत्तर पुराण टिप्पण का प्रन्तिम पुष्पिका वाक्य निम्न प्रकार है '-- 
श्री जर्यासह देव राज्ये श्रीमद्धारानिवासिन: परापरपरभेषिठ प्रणामोपा जितामल पुण्य निराकृता 
खिल कलंकेन श्री प्रभाचन्द पं डितेन महापुराण टिप्पणके शतश्यधिक सहखत्रय परिसाणं कृति समिति । 
पाटोदी मन्दिर जयपुर प्रति 


क्रियाकलाप टीका- श्री पडित प्रभाचन्द्र के द्वारा रची गई है। जैसा कि ऐ० पन्‍ना लाल सरस्वति भवन 
बम्बई की हस्त लिखित प्रति की अन्तिम प्रशस्ति से स्पप्ट है -- 
बन्दे मोहतमों विनाशनपटुस्त्रेलोक्य दीप प्रभुः । 
संसुद्रति समन्वितस्य निखिल स्नेहस्य संशोषक । 
सिद्धान्ताविसमस्तशास्त्रकि रण: श्री पद्मर्नानद प्रभुः। 
तछिष्यात्प्रकटार्थतां स्तुति पद प्राप्त प्रभाचरद्रत, ॥ 
इस प्रशस्ति पद्म से स्पष्ट है कि क्रियाकलाप के टीकाकार पद्मनन्दि सैद्धान्तिक के शिष्य थे। 
इनके अतिरिक्त समाधितत्र टीका, रत्नकरण्ड टीका, आत्मानुशासन तिलक टीका, स्वयभृस्तोत्र टीका 
पचास्तिकाय प्रदीप, प्रवचनसार टीका को प्रति टोडा रायसिह के नेमिनाथ मन्दिर मे स० १६०५ की लिखी हुई 
मौजद है इसकी यह जाँच करना आवश्यक है यह टीका प्रवचन सरोज भास्कर से भिन्‍न है या वही है ओर समय- 
सार वत्ति की प्रति ६५ पत्रात्मक भट्टारकीय भडार अजमेर मे उपलब्ध है इन टीका ग्रन्थों में समाघितत्र टीका, 
रत्न करण्ड टीका, और स्वयभूस्तोत्र टीका, तो इन्ही प्रभाचन्द्र की मानी हो जाती है । किन्तु णेप टीकाग्ो के 
सम्बन्ध में प्रन्वेषण कर यह निश्चय करना शेष है कि ये टीकाए भी उन्ही प्रभाचन्द्र की है। या अन्य किसी प्रभाचन्द्र 
की है। 


वी रसेन 
यह माथुर सघ के आचार्य थे, जो सिद्धान्त शास्त्रों के पारगामी विद्वान थे । आच्ार्यो में श्रेष्ठ थे । भर 
माथुर संघ के ब्रतियो में वरिष्ठ थे। कपाय के विनाश करने मे प्रवीण थे। जैसा कि धर्मपरीक्षा प्रशस्ति के निम्न 
पद्य से स्पष्ट है! -- 
सिद्धान्त पाथोनिधि पारगामी श्री वीरसेनोःजनिसू रिवर्य :। 
श्री माथुराणा यमिनां वरिष्ठ' कषाय विध्वंसबिधौ पटिष्ट: ॥ 
वीरसेनाचार्य से ५वी पीढ़ी मे श्रमितगति द्वितीय हुए । इनका समय स०१०५० से १०७३ है। प्रत्येक का 
काल २०-२० वर्ष माना जाय तो वीरसेन का समय अमितगति द्वितीय स १०० वर्ष पूर्व 5हरता है और बवीरसेन के 
शिष्य देवसेन का समय दशवी शताब्दी है। अत वीरसेन का समय भी १०वी शताब्दी होना चाहिये । 


देवसेन 
प्रस्तुत देवसेन सिद्धान्त समुद्र के पारगामी विद्वान बीरसेन के शिप्य थे । जो उदयाचल रूप सय॑ के समान 


प्रधकार की प्रवृत्ति को नष्ट करने वाले, लोक मे ज्ञान के प्रकाशक, सत्पुरुषो के प्रिय, तथा धीरतासे जिन्होंने दोषों 
को नष्ट कर दिया है, ऐसे देवसेन नाम के आचार्य हुए! । 


न्नाः ल्‍-- 3 अन्क:्ई अप नो 4०2 केन्-ंज के कब, लक अन्‍_० » 


१ घ्वस्ता शोष ध्वान्त बृत्तिमंनस्वी तस्मात्सूरिदेंवसेनो उजनिष्ठ । 


लोकोचद्योती पूर्व झैलादिवार्क शिष्टा भीप्ट स्थेयसोष्पास्तदोष ॥ - धर्म परीक्षा प्र० 


श्यारहवी और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य र्द७ 


यह देवसेन साथुरसघ के यतियों में श्ग्रणी थे । जिस प्रकार सूर्य पदार्थों को प्रकाशित करता है झौर प्रदोषा 
(रात्रि) को नष्ट करता है, कमलों को विकसित करता है, उसी प्रकार आचारये देवसेन वस्तु स्वरूप को प्रकाशित 
करने और भ्रकृष्ट दोषों से रहित हुए भव्य रूप कमलों को प्रमुदित करते थे | जेसा कि निम्न पद्य से स्पष्ट है .-- 
श्री देवतेनोष्जनि मायुराणां गणो यतीनां विहित प्रमोद: । 
तक्वावभासी निहतप्रदोषः सरोश्हाणासिव तिग्मरश्मि. ॥। 
इससे यह देवसेन माथुरसघ के प्रभावशाली विद्वान थे । इनके शिष्य श्रमितगति प्रथम थे। जिन्होंने 
योगसार की रचना की है। इनका समय वि० की दशवी शताब्दी है। क्योकि इनसे ५वी पीढ़ी में श्रमितगति द्वितीय 
हुए है, जिनका रचना काल सं० १०५० से १०७३ है। इसमे से चार पीढी का ८० वर्ष समय कम करने से स॒० 
€€३ झ्राता है | यही देवसेनका समय है। 


नेमिषेण 
यह माथुरसघ के विद्वान अमितगति प्रथम के शिष्य थे | समस्त क्षास्त्रों के जानकार श्लौर शिष्यों में भ्रग्रणी 
थे, तथा माथुरसघ के तिलक स्वरूप थे। जैसा कि सुभाषितरत्नसन्दोह को प्रशस्ति के निम्न पद्म से प्रकट है :-- 
तस्व ज्ञात समस्त शास्त्र समय: शिष्य: सितामग्रणी । 
श्रीमन्माथुरसंघसाधुतिलक: .श्रीनेसिषणोी भवत्‌ः ॥ 
उक्त नेमिषेणाचार्य माथुरसम्प्रदाय रूप आकाश में प्रकाश करने वाले चन्द्रमा के समान, तथा प्रहेन्त 
भाषित तत्वों में शका के विनाशक शौर विद्वत्समृह्‌ रूप दिष्यों से पृजित थे । जैसा कि श्रावकाचार के निम्न पद्य 
से स्पष्ट है-- 
विह्ृत्सम्‌ हाचित चित्र शिष्य: श्री नेमिषेणोउजनि तस्य शिष्य: । 
श्रो माथुरानूक नभः दाज्ञांक: सदा विधृता55हँत तत्त्व शांफः ॥ 
झाराधना प्रशस्ति में भी इन्हें सर्व शास्त्ररूपी जलराशिके पारको प्राप्त होने वाले, लोकके, ग्रधकार के 
विनाशक ओर श्षीतरषश्षमि के समान जनप्रिय बतलाया है । 
सर्वशास्त्रजलराशिपा रभो नेमिषंण मुनि नायकस्ततः। 
सो5जनिष्ट भुव्ने तमोपह: शीतरह्मिरिव यो जन प्रिय: ॥ 
इनके शिष्य माधवसेन थे, जो प्रमितगति द्वितीय के गुरु थे । चूंकि प्रमितथति द्वितीय का समय सैं० 
१०५० स १०७३ तक सुनिश्चत है । इनका समय स १०११ के लगभग होना चाहिये। 


माधवसेन 


भाधवसेन नामके श्रनेक विद्वान हो गए हैं! । उनमें प्रस्तुत माघवसेन माथुरसंघ के श्राचाये नेमिषेण के 
शिष्य थे। मुनियों के स्वामी, माया के विनाशक झ्लौर मदन को नष्ट करने वाले ब्रह्मवारी थे। और बृहस्पति के 


१ एक साघवसेन भट्टारक मूलसंघ सेनगएणा और पोगरिगच्छ के चन्द्रप्रभ सिद्धान्त देव के क्षिष्य थे । इन्होने सत्‌ 
११२४ ई० में पत्र परमेष्डी का स्मरण कर समाधि मरण द्वारा शरीर का परित्याग किया था। (जैत लेख स० भा० २ पु० ४३७) 
दुसरे माधवसेन प्रतापसेन के पट्टथर थे । इनका समय विक्रम की १३ वी १४ वी शताब्दी है । 
तीसरे माधचसेन थे हैं जिन्हें लोकिकयवसदि के लिये, देकररसने जम्बहुल्लि को प्रदान किया था। यह लेख शक 
वर्ष ६८४ (सन्‌ १०६२ ई०) का है। 
चौथे माधवसेन सूरि वें है जिनका स्मरण पश्मप्रभमलघारिदेव ने निम्न पद्च द्वारा किया है :-- 
नमोस्तु ते संगमबोधमूत्तये, स्मरेभकूमस्थलमभेदनाय वे । 
विनेय पंकेरहविकासभानवे, विराजते माधवमेनसूरये | 
--(नियमसार टी० १० ६३) 


र्ष५ जैन धम्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


समान चतुर थे। शौर इनकी बुद्धि तत्त्व विचार में प्रवीण थी। जैसाकि निम्न पद्म से स्पष्ट है:-- 
माधवस्तेनोजजनि मुनिनाथों ध्वसितमाया मदनकदर्थः। 
तस्य गरिष्ठो गुररिव शिष्यस्तस्वविचार प्रवणमनीषः ।। 
इन्ही माधवमेन के शिष्य अमितगति द्वितीय हुए जिन्होने स० १०५० से १०७३ तक अनेक ग्रन्थों की 
रचना की है। इनका समय विक्रम की ११वीं शताब्दी का मध्य है। 


शान्तिदेव 


इनका उल्लेख मल्लिषेण प्रशस्ति में दयापाल के बाद ५१वें पद्म में किया गया है। यह बड़े तपस्वी और 
झपने समय के विशिष्ट विद्वान थे। मल्लिषण प्रशस्ति के उक्त पद्चय से ज्ञात होता है कि इनके पवित्र चरण कमलों 
की पूजा होयसल नरेश विनयादित्य द्वितीय (सन्‌ १०४७ से ११००ई०) करता था!। लेख न० २०० से भी इसका 
समर्थन होता है। यह विनयादित्य द्वितीय के गुरु थे। इस शिलालेख में जो शक स० ६८४ (सन्‌ १०६२ ई०) में 
१०४७ से सन्‌ उत्कीर्ण किया गया है, उनके समाधिमरण द्वारा दिवगत होने का उल्लेख है' । इससे शान्ति देव 
का समग्र सन्‌ १०६२ ई० तक है। श्रर्थात्‌ यह ईसा की १९वीं शताब्दी के विद्वान थे। नगर के व्यापारी संघ के 
लोगो ने अपने गुरु की स्मृति में यह स्मारक बनवाया है । 


अ्रमितगति (द्वितीय ) 


झ्रमितगति (द्वितीय) -यह माथुर सघ के विद्वान नेमिषेण के प्रशिष्य श्रौर माधवसेन के शिष्य थे । यह 
ग्या रहवी शताब्दी के भ्रच्छे विद्वान और कवि थे । श्रापकी कविता सरल और वस्तुतत्त्व की विवेचक है । 

कवि ने भ्रपनी गुरु परम्परा निम्न प्रकार बतलाई है” । वीरसेन शिष्य देवसेन, अ्रमितगति प्रथम, नेमिषेण 
और माधवसेन । यह झ्पने समय के विशिष्ट विद्वान थे। श्रौर वाक्यतिराज मज की सभा के एक रत्न थे" । 

मुझ्ज का एक दान पन्न वि० स० १०३६ का प्राप्त हुआ है जिसे उनके प्रधान मत्री रुद्रादित्य नें लिखा था। 
वि० स० १०७८ में तेलग देश के राजा तैलिप द्वारा मूंज की मृत्यु हुई थी। श्लौर उनकी मृत्यु के बाद भोज का 
राज्याभिषेक हुआ । 

प्रसितगति की निम्नकृतियाँ उपलब्ध हैं--सुमाधितरत्न सन्दोह, धर्मपरीक्षा, उपासकाचार (श्रमितगति 
श्रावकाचा र) पचसंग्रह, आराधना, तत्त्वभावना (सामायिक पाठ) और भावना द्वात्रिशतिका । जिन्हे कवि ने वि० स० 
१०४० से १०७३ के मध्य रचा था । 

सुभाषितरत्न सन्दोह-- यह स्वोपज्ञ सुभाषित ग्रन्थ है। इसमें सासारिक विषय निराकरण, कोप-लोभ- 
निराकरण, माया-भ्रहंकार निराकरण, इन्द्रिय निग्रहोपदेश, स्त्री ग्रण-दोष विचार, सदसत्स्वरूप निरूपण, ज्ञान 
निरूपण, चारित्र निरूपण, जाति निरूपण, जरा निरूपण, मृत्यु--सामान्य नित्यता । देवजरा-जीव-सम्बोधन, दुजेन- 
सज्जन-दान,-मद्य-निषंघ, मासनिषेध, मधुनिषेध, कामनिषध, वेश्यासंगनिषेध, द्यृतनिषेष, आप्तविवेचन, गुरु स्वरूप, 
धर्मनिरूपण, शोकनिरूपण, शौच, श्रावक धर्म और द्वादश तपद्च रण, ये बत्तीस प्रकरण है। श्रावक धर्मका निरूपण 


१ देखो मल्लिषण प्रशस्ति का ५१ वा पद्य 


२ सककालगति-नाग-रन्क्र शुभकृत सवत्सरा घाढदोल्‌ । 
सुकर पौणमि-भौमवार मीसे दिलदा श्रवण"'***"। 


कदिन्द वरे शान्तिदेवरमलर सन्यासन गेटदु भक्‌ 
ति कर क-वशमागे गेय्दु पडेदर निर्व्याण-साम्राज्यम्‌ ॥| जैन लेख स० भा० २ १० २४५ 
३ देखो, सुभाषितरत्न संदोहू ग्रन्थ की प्रशस्ति । 
४ देखो, विश्वेश्वरनाथ रेड का “राजा भोज । 
५ विक्रमावासरादष्ट मुनि व्योमेन्दु (१०७८) संमिते। 
वर्षे मुड्जपदे भोज भूष. फटे निवेशित. ॥ 





ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य २८६ 


२१७ पद्चों में किया है । पूरे ग्रन्थ में ६२२ पद्च हैं यह ग्रन्थ वि० सं० १०५० में पौष सुदी पंचमी को समाप्त हुचा' 
है । जब यह ग्रग्थ समाप्त हुआ उस समय मु ज राज्य करता था । 

कवि ने झपने सुभाषितों का उद्देश्य बतलाते हुए लिखा है कि-- 

जनयति मुदमन्तर्भव्यपाथो रहा्णां, हुरति तिमिर्राशि या प्रभा भावनोंव । 
कृत निखिल पदार्य श्योतना भारतीद्धा, विवरतु घृत दोषा संहिता भारती वः॥ 

जिस तरह सूर्य की किरणें अन्धकार का विनाशकर समस्त पदार्थों को प्रकाशित करती हैं औऔर कमलों 
को विकसित करती है। उसी प्रकार ये युभाषित चेतन-प्रचेतन-विषयक भ्रज्ञान को दूर कर भव्यजनों के चित्त को 
प्रसन्‍न करते हैं । 

कवि ने ज्ञान का महत्व बतलाते हुए लिखा है कि-- 

ज्ञान बिना नास्त्य हितान्निवत्तिस्तत: प्रवृत्ति न॑ हिते जनानाम्‌ । 
ततो न॒पूर्वाजितकर्मनाशस्ततो न॑ सौरुय॑ लभवेः्प्यभीष्टम्‌ ॥। 

ज्ञान के बिना मानव की श्रहित से निवृत्ति नही होती, अहित की निवृत्ति न होने से हितकार्य में प्रवृत्ति 
नही होती । हित कार्य मे प्रवृत्ति न होने से पूर्वोपाजित कर्म का विनाश नहीं होता और पूर्वोपाजित कर्मका विनाश न 
होने से श्रभीष्ट मोक्ष सुख की प्राप्ति नही होती । 

इसी तरह वृद्धावस्था का चित्रण करते हुए लिखा है कि जब मनुष्य जरा (बुढापा) से ग्रस्त हो जाता है 
तब उसका सम्पूर्ण रूप नष्ट अ्रष्ट होने लगता है। बोलने में थूक गिरता है, चलने में पर टेढ़े हो जाते है। बुद्धि 
अपना काम नहीं करती । पत्नी भी सेवा-शुश्रूषा करना छोड़ देती है। और पुत्र भी प्राज्ञा नही मानता* । 

इस तरह यह ग्रथ सुन्दर सूक्तियों से विभूषित है। और कण्ठ करने योग्य है । 

धर्म परोक्षा--सस्कृत साहित्य में श्रपने ढंग की कृति है। इसमें पुराणो की ऊट-पटांग कथाझ्रों भ्रौर 
मान्यताओं का मनोरजक रूप में मजाक करते हुए उन्हें श्रविश्वासनीय बतलाया है। समूचा ग्रन्थ १९४५ इलोकीं में 

सुन्दर कथा के रूप में निबद्ध है। जिसे कवि ने दो महीने में बनाया था । हरिषेण की “धर्म परीक्षा' विक्रम संवत्‌ 

१०४४ में बनी है। हरिषेण ने लिखा है कि उससे पहले जयराम की गाथाबद्ध धर्म परीक्षा थी । उसे मैंने पद्धडिया 
छन्द मे किया है | बहुत सभव है कि इस पर हरिषेण की धर्म परीक्षा श्रौर हरिभद्र के धृतख्यान का प्रभाव पड़ा 
हो । क्योकि पात्रों के तामादि 'धर्मपरीक्षा' के समान हैं। इस कारण वह इसका भ्राधार रही हो । तो कोई श्राइचये 
की बात नही है। यह ग्रन्थ विक्रम स० १०७० में बनाकर समाप्त किया है । 

पंचस प्रह-- यह प्राकृत पचसग्रह का प्नुवाद है। इस पर डड्ढा के पचसग्रह का प्रभाव है, वह प्रभितगति 
के सामने मौजूद था। इसमें कर्मबन्ध, उदय, उदीरणा प्लौर सत्ता श्रादि का वर्णन है। इसकी रचनां कवि ने 











३ समारूढ़े पूत त्रिदशवसति विक्रमनपे, 
सहस्रे वर्षाणां प्रमवतिहि पचाहदधिके ! 
समाप्ते प्रम्यामवतति घरिणी मुजनपतो । 
सिते पक्षे पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमनघम्‌ सुभाषित रत्न सन्दोह प्रशस्ति ॥ 
२ गलति सकलहूप॑ जाला विमुझ्चति जलपनं, 
स्खलति गमन दन्तानाशं श्रथन्ति शरीरिशा. । 
विरमति मतितों शुश्रूषां करोति थे गेहिनी । 
अंपुषि जरता ग्रस्ते वाक्य तमोति न देहज: ॥२७६॥ 
३ अभितगतिरिवेदं स्वस्थ मास द्येन । 
प्रधित विशदकीत्ति: काव्य मुदभूत दोषम्‌ ॥। 
४ संवत्सराणां विगते सहस्त्रे स सप्तती विक्रमपाथिवस्य । 
हद निषिध्यान्यमत समाप्त जुनेन्द्रधर्मामृतयुक्तिशात्त्रम्‌ ॥। 


२६० जैन धर्म का प्रानीन इतिहास--भाग २ 


मसूतिकापुर में वि० सं० १०७३ में समाप्त की है" । 
उपाकासचार--शभ्राचाययं अमितगति द्वारा विरचित होने से इसका नाम भ्रमितगति श्रावकाचार कहा जाने 
लगा है। कर्तने स्वय--'उपासकाचा र विचारसार सक्षेपत, शास्त्रमह करिष्ये।' वाक्य द्वारा इसे उपासकाचार 
शास्त्र बतलाया है। उपलब्ध श्रावकाचारा मे यह विश्वद, सुगम झ्ौर विस्तृत है। इसकी इलाक सख्या १३५२ है। 
इस श्रावकाचार की यह विशेषता है कि कवि ने प्रत्येक सर्ग या अध्याय क अ्रन्तिम पद्म में अपना नाम दिया है। 
ग्रन्थ १५ परिच्छेदों मे विभाजित है । 
प्रथम परिच्छेद मे ससार का स्वरूप बतलाते हुए धर्म की महत्ता को प्रकट किया है झर बतलाया है 
कि इस लोक में जीवका साथी धर्म ही है, भ्रन्य गृह, पुत्री, स्त्री, मित्र, धन, स्वामी और सेवक, ये जीव के साथ नही 
जाते, कर्मोदय से इनका सयोग मिलता है । धर्म ही एक ऐसा पदार्थ हैँ जो जोव के साथ परलोक में भी जाता 
है, अत' वही हितकारी है । 
गृहांगजा पुत्रकलत्नमित्र स्वस्वामि भृत्यादि पदार्थ वर्गे । 
बिहाय धर्म न शरीर भाजा मिहास्ति किचित्सहगामि पथ्यम्‌ ६० 
धर्म से ही मानव जीवन की शोभा है, धर्म के प्रताप से इन्द्र, धरणन्द्र चन्रवर्त्यादिकी विभूति प्राप्त होती है। 
तीर्थंकर पद भी धर्म से ही मिलता है। धर्म से ही आपदाओ का विनाश होता है। श्रतः धर्माचरण करना 
श्रेयस्कर है। 
दूसरे परिच्छेद में मिथ्यात्व को हेय बतलाते हुए सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने की प्रेरणा की है और उसकी 
महत्ता का विवेचन किया है । 
तीसरे परिच्छेद में सम्यग्दर्शन के विषय भूत जीवादिक पदार्थों का वर्णन किया है। 
चौथे परिच्छेद में ७४ पद्मों द्वारा चार्वाक, विज्ञानाहतवादी, ब्रह्मद्वेतवादी, साख्य, नेयायिक, श्रसर्वज्ञता- 
बादी, मीमासक भ्ौर बौद्ध श्रादि अन्यमतों के अभिप्राय को दिखलाकर उनका निराकरण किया है । 
पाचवे परिच्छेद में ७४ पद्यो द्वारा मद्य, मास, मधु, रात्रिभोजन ओर पंच उदबर फलो के खाने के त्याग 
का वर्णन है। यथा-- 
सद्य सांस-मधुरात्रिभोजन क्षोरवक्षफलवर्जन त्रिधा। 
कुबते ब्रत जिधक्षया बुधास्तत्र पुष्यति निषबिते श्रतम्‌ । 
इस पद्च में रात्रि भोजन के साथ पाच उदुम्बर और तीन मकार का त्याग अ्रवदयक वबतलाया है, क्योकि 
उनके त्याग से ब्रत पुष्ट होते है। किन्तु इन्हे मूलगुण नही बतलाया। 
छठे परिच्छेद मे १०० इलोको द्वारा श्रावक के बारह ब्रतोका--पाच श्रणृत्रत, तीन गुणब्रत, चार शिक्षा 
ब्रतो का सुन्दर वर्णन किया है। अ्रहिसा भ्रणुत्रत का कथन करते हुए हिसा के दो भेद किये है, एक आरम्भी हिसा 
प्रौर दूसरी प्रनारम्भी हिसा। शोर लिखा है कि जो गृह त्यागी मुनि है वे तो दोनों प्रकार की हिसा नही करते । 
किन्तु जो गृहस्थी है वह अ्रनारम्भी हिसा का तो परित्याग कर देता है, किन्तु झरम्भी हिसा का त्याग नहीं कर 
सकता । 
“हिंसा दंधा प्रोक्‍्ता5रस्भानारस्भभेदतो दक्षे:। 
गृहवासतो निवृत्तोी द्वरधाएपि बत्रायते तांच।॥।६ 
गृहवाससेवनरतो.._ सन्दकषाय: . प्रबतितारम्भः । 
झारम्भजां स हिसां शक्नोति न रक्षितु नियतम्‌ ॥७ 
जो इन ब्रतो को सम्यक्त्व सहित घारण करता है वह श्रमर सम्पदा का उपोभग करता हुआ अन्त में 
प्रविनाशी सुख प्राप्त करता है । 








क-न+-ज नम न+-नन-+-मम»«»«3>जकान, 
सतत क>«+-अननभ«>काएन+नलल-न- 8 <०७+3-.3>०>०००+५०णक नव, 


१ त्रिसप्तत्यधिके «बढाना सहस्तरे शक विद्विष नं 
मसूतिका पुरे जात मिद शास्त्र मनोहरम्‌ ॥ 





२हुवीं और बारहवी शताददी के विद्वान, आचार्य १६६ 


सातवें परिच्छेद में ७६ दलोकों में ब्रतोंके श्रतिचारों के वर्णन के साथ श्रावक की ११ प्रतिमाप्रोका-- 
दर्शन, ब्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्य त्याग, रात्रिभोजन त्याग, ब्रह्मचरय, झारम्भ त्याग, परिग्रह त्याग, प्रनुमति त्याग 
प्रौर उदहिष्ट त्याग रूप एकादश स्थानों का--कथन किया गया है। 
प्राठवे परिच्छेद मे सामायिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कोयोत्सग रूप छह झ्रावदयकों 
का स्वरूप शोर उनके भेद-प्रभेदों का विस्तृत वर्णन किया गया है । 
ध्वें परिच्छेद मे दान, पूजा, शील, उपवास, इन चारोका स्वरूप बतलाते हुए इन्हें ससारवन को भस्म 
करने के लिये भ्रश्ति के समान बतलाया है! । 
दशवें परिच्छेद में पात्र कुपात्र और श्रपात्र का कथन किया है। प्रौर कुपात्र-प्रपात्र को त्याग कर दान 
देने की प्रेरणा की है । 
ग्यारहवे परिच्छेद मे भ्रभयदान, उसका फल और महत्ता का वर्णन निर्दिष्ट है । 
बारहवे परिच्छेद मे जिन पूजा का वर्णन किया है श्रौर पूर्वाचार्यों के श्नुसार वचन झौर शरीर की क्रिया 
को रोकने का नाम द्रव्य पूजा श्लौर मन को रोककर जिन भक्त में लगाने का नाम भाव पूजा कहा है। यथा-- 
बचो धघिग्रहसंकोचो व्रव्यपूजा निगद्यत । 
तन्र सानससंकोचों भावपूजा पुरातने: ॥१२ 
किन्तु प्रम्ितगति ने अपने मत से गन्ध पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप श्ौर अक्षत से पूजा करने का नाम द्रव्य 
पूजा और जिनेन्द्र गुणो का चिन्तन करने का नाम भाव पूजा बतलाया है। 
गन्धप्रसूत॒ सान्‍्नाह्य दोपधूपाक्षतादिभि । 
क्रियमाणाथवा क्षेया द्रव्यपुजा विधानतः ॥१३ 
व्यापकानां विशुद्धानां जिनानामनुरागतः। 
गुरानां यदनुध्यानं भावपुजेयमुण्यते ॥॥१४॥ 
१३वें परिच्छेद मे रत्नत्रय के धारक सयमीन की विनय का वर्णन है। झौर उनकी वैयावृत्य करने का 
विधान किया है । 
चौदहवे परिच्छेद में वारह भावनाझो का वर्णन है । 
पन्द्रहव परिच्छेद में ११४ इलोको द्वारा ध्यान का और उसके भेद-प्रभेदो का वर्णन किया है। इस तरह 
यह ग्रन्थ श्रावक धर्म का अच्छा वर्णन करता है । 
झाराधता--यह शिवाय की प्राकृत श्राराधना का पद्यवद्ध सस्कृत भ्रनुवाद है जिसे कर्ताने चार महीने मे 
पूरा किया था। प्रशस्ति में कवि ने देवसेन से लेकर अपने तक की गुरु परम्परा दी है, परन्तु समय और स्थान का 
कोई उल्लेख नहीं किया । 
ग्रन्थ कर्ता ने भगवती आराधना में श्राराधना की स्तुति करते हुए एक वसुनन्दि योगी का उल्नेख किया 
है, जो उनसे पूर्ववर्ती ज्ञात होते है:--- 
यः निःशेष परिप्रहेभदलने दुर्वारसहायते। 
या कुज्ञानतमों घटाविघटने चलन्द्रांशु रोचीयते। 
या बिन्‍्तामणिरेव चिम्तितफल:ः संयोजयंती जमान्‌ । 
सा वः श्री यसुनन्दियोगिसहिता पायात्सवाराधना । 
इससे वे एक योगी और महान्‌ विद्वान ज्ञात होते हैं । 
तस्वभावना--यह १२० पद्योका छोटा सा प्रकरण है, इसे सममायिक पाठ भी कहा जाता है। यह्‌ प्रकरण 
ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के प्रनुवाद के साथ सूरत से प्रकाक्षित हो चुका है। इसके श्रन्तमे कवि ने लिखा है-- 


अर 





१ दान पूजा जिने श्ीलमुपबासइचतुविध' । 
घपावकाणा मतो घमं. ससारारण्य पावक' ॥|१ ॥ 


२६३२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाव २ 


ब॒त्यवंध दातेनेति कर्बता तत्वभावनां । 
सद्योडमितगते रिष्टा निवृत्तिः क्रियते करे ॥ 
'इति हदितीय भावता सम्ाप्ता' 
इससे यह कोई बडा ग्रन्थ होना चाहिये जिसका यह दूसरा प्रध्याय है । 
भावना द्राजिशतिका--यह ३२ पद्मों का एक छोटा-सा प्रकरण है । इसकी कविता बड़ी सुन्दर और कोमल 
है। इसे पढ़ने से बड़ो शाति मिलतो है । इसका हिन्दो अग्रेजी भाषा में श्रनुवाद हो चुका है। बहुत से लोग इसे 
सामायिक के समय इसका पाठ करते हैं । 


ब्रह्म हेमचन्द्र 

हेमचन्द्र ने श्रपनी गुरु परम्परा भौर गण गच्छादिक का उल्लेख नहीं किया। उन्होने प्राकृत भाषा 
में 'श्रुतस्कन्ध' की ६४ गाथाओ मे रचना की है। जिसे उन्होने तिलग देश के क्‌ डनगर के चन्द्रप्रभ जिन मन्दिर में 
रामनन्दी सैद्धान्तिक के प्रसाद से देशयती हेमचन्द्रने बताकर समाप्त किया था। ग्रन्थ में काई रचना काल नही 
दिया | इस कारण ब्रह्म हेमचन्द्र कब हुए यह विचारणीय है । 

एक रामनन्दी का उल्लेख नयनन्दी (वि० स० ११००) के सुदर्शन चरित को प्रशस्तिमे पाया जाता है 
जिसमे वृषभ नन्‍्दी के बाद रामनन्दी का उल्लेख किया है। श्रौर सकल विधि विधान की प्रशस्ति में अ्वाइय और 
कचीपुर का उल्लेख करते हुए बल्‍लभराय द्वारा निर्मापित प्रतिमा का उल्लेख किया है और बताया है कि वहा गुणमणि 
निधान" रामनन्दी और जयकोति मौजूद थे। और प्राचार्य रामनन्दी के शिष्य बालचन्द ने सकल विधि विधान 
ग्रन्थ बनाने को प्रेरणा की थी' । इस कारण ये रामनन्दी विक्रमकी ११वीं शताब्दी के गआ्राचार्य हैं । 

दूसरे रामनन्दी का उल्लेख श्रग्गलदेव के चन्द्रप्रभ पुराण मे क्लाया है श्रौर उन्हे नमस्कार किया गया है। 
प्रग्गलदेवने उक्त पुराण शक स० ११११ (वि० स० १२४६) में बनाकर समाप्त किया है। अ्रत' रामनन्दी स० 
१२४६ से पूर्व वर्ती है। जहा तक सभव है प्रथम रामनन्दी के प्रसाद मै ही हेमचन्द्र ने श्र॒बस्कध बनाया हो। यदि 
यह ठीक हो तो ब्रह्म हेमवन्द्र ११वी शताब्दी के विद्वान हो सकते है । 

श्र्‌ तस्कन्ध में श्रृत का स्वरूप और अ्ग-पू्वोके पदों का प्रमाण बतलाते हुए भगवान महावीर के बाद 
श्रूत परम्परा किस तरह चली इसका विवरण दिया गया है। परम्परा वही है जिसका उल्लेख तिलोयपण्णत्तो 
धवला, जयधवला, इन्द्र नन्दि श्रुतावतार, और हरिवश पुराण आ्रादि में पाई जाती है। 


पद्मनन्दी 

पद्मनन्दी--मूलसंघ काणूरगण तिन्त्रिणी गच्छ के सिद्धान्त चक्तेश्वर पद्मनन्दी थे । उन्हे कदम्ब कुल के 

कीति देव की पट्ट महिषी माललदेवी ने ब्रह्म जिनालय की देनिक पूजा और मुनियों के आहार के लिये पद्मनन्दि 

सिद्धान्त चक्रवर्ती के लिये पाद प्रक्षालन पूर्वक 'सिड्डुणिवल्लिन' को प्राप्त कर दान दिया | यह लेख शक स० ६६७ 
सन्‌ १०७४ का उत्कीर्ण किया हुआ है! । इससे इन पद्मनन्दि का समय ईसाकी ११वीं सदी का श्रन्तिम पाद है । 


कनकसेन (द्वितोय ) 


प्रस्तुत कनकसेन चन्द्रिकावाट सेनान्वय के विद्वान श्राचार्य भ्जितसेन के दीक्षित शिष्य ये । जो मान-मद 








१ 'जहिं रमणदि गुण-मशि-णिहाणु । जयकित्ति महाकित्ति वि पहाणु । 
जेन ग्रथ प्रशस्ति सं० भा० २ पृ० २७ 
२ तहि णिए बि भव्वाहिणदिणा, सूरिणा महारामणदिणा, बालइदु-सीसेणा जपिय, 
सयलविहि शिहाण मणप्पियं । जैन ग्रथ प्रशस्ति स० भा० २ पृ० २७ 
३ जैन लेख स० भा० २ पृ० २६६-२७० 





भ्यारहवीं और बारहवी धाताब्दी के विद्वान, आचार्य २६६ 
से रहित, पाषों के नाशक, महात्रतके पालक श्रोर मुनियोंमें श्रेष्ठ थे। जैसा कि नागकुमार चरित के निन्‍न पद्च से 


स्पष्ट है :-- 
हमनि तस्य मुनेबर दी क्षितो, विगतसानमदो दुर्तान्तकः । 
कनकसेनमुनि. मुनिपृंगवो, वरचरिच्रमहाव्रतपालक:ः 
वे जिनागम के वेदी, संसार रूप वन का उच्छेद करने वाले शोर कर्मेन्धन के जलाने में पटु थे । ज॑ंसा कि 
भैरव पद्मावती कल्पकी प्रशस्ति के निम्न पद्म से प्रकट है :-- 
जिन समयागमवेदी गुरुतर संसारकाननोच्छेदी । 
कर्मेन्‍्धनदहुनपट्स्तच्छिष्य:ः... कनकसेनगणि: ॥५६ 
इन कनकसेन के शिष्य जिनसेन थे शलौर सतीर्थ थे नरेन्द्रसेन। मल्लिषेण इन्ही जिन सेन के शिष्य थे । 
सतीर्थ होने के कारण मल्लिषेण ने नरेन्द्रसेन का ग्रुरु रूप से स्मरण किया है। च्‌ कि मल्लिषेण ने अपना महापुराण 
हक्‌ सं० ६६६ (सन्‌ १०४७ ई०) मे समाप्त किया है। ध्रत: कनकसेन का समय दशवी शताब्दी का उपान्त्य है। 


नरेच्रसेन (प्रथम ) 


नरेन्द्रसेव नाम के प्रनेक विद्वान हो गए है। एक नरेन्द्रतेन प्रजितसेन के शिष्य कनकसेन द्वितीय (सन्‌ €६० 
ई०) के शिष्य और जिनसेन के संधर्मा थे। वादिराज ने शक वर्ष ६४४ (सन्‌ १०२५) मे इन्ही नरेन्द्रसेन का स्मरण 
किया है। क्योंकि उसमें कनकसेन के साथ नरेन्द्रतेन का भी उल्लेख है। देखो (न्याय विनिश्चय विवरण प्रशस्ति) 
मल्लिपेण सूरिने जो जिनसेन के शिष्य थे। प्रपने गुरु भाई नरेन्द्र सेन को नागकुमार चरित की प्रशस्ति 
में उज्ज्वल चरित्रवान, प्रख्यातकी ति, पुण्य मूर्ति, तत्त्वज्ञ और कामद्विजयी बतलाया है जेसाकि तागकुमार चरित की 
प्रशस्ति के निम्न पद्म से प्रकट है :-- 
तस्थानुजाइचार चरित्र बृत्तिः प्रस्यातकोति भुविपुण्यमभूति:। 
नरेच्द्रसनो जितवादिसेनो विज्ञानतत्वों जितकामसत्र: ॥४ 
जिनसेन के सधर्मा होने से मल्लिषेण ने इन्हे भी भ्रपना गुरु माना है। 
तब्छिष्यो विभुदाप्रणोग गनिधि' श्रोमल्लिषेणाहयः । 
संजात: सकलागमेष निपुणो वाग्देबतालकृतिः ॥। 
इन नरेन्‍्द्रसेन का समय पी० बी० देसाई ने सन्‌ १०२० ई० बतलाया है! । इनके शिष्य नयसेन प्रथम थे । 
जिनका समय पी० बी० देसाई मे सन्‌ १०५० ई० बतलाया है। 
चालुक्य चक्रवरति जेलोक्यमलल सोसेश्वर (सन्‌ १०५३--१०६७) के शासन काल में उसके सन्धि विग्रहा- 
घिकारी बेलदेव की प्रार्थंनानुसार सिन्दकचरस ने मूलगुन्द के जिन मन्दिर को भूभिदान देने का प्रस्ताव किया 
है। उसमे मुख्यतः बेलदेव के गुरु नयप्तेन और नयसेन के गुरु नरेन्द्रसेन का वर्णन दिया है* । 


नरेज्रसेनद्वितीय-त्रेविद्यनक्र इबर 

प्रस्तुत नरेन्द्रसेन मूल सघ सेनान्वय चन्द्रकवाट प्रन्वय के इन्ही नयसेन के शिष्य थे। झौर व्याकरण शास्त्र 

के महान्‌ पडित थे। चालुक्य चक्रवर्ती भुवनेकमल्ल सोमेश्वर द्वितीय (सन्‌ १०६८) से पूजित गुणचन्द्र देव ने नरेन्‍्द्र- 

सेन मुनि को “त्रैविद्य! बतलाया है मूलगुन्द के सन्‌ १०५३ के शिलालेख मे नरेन्द्रसेत को व्याकरण का पडित बतलाते 

हुए लिखा है कि-- चन्द्र, कातत्र, जैनेन्द्र शब्दानुशासन, पाणिनी, इन्द्र श्रादि व्याकरण ग्रंथ नरेन्द्रसेन के लिये एक 

धक्षर के समान हैं!। बथा-- 
१ उ0/870 ॥] $0फ।॥ 700॥8 9. 39 

२ जैन लेख सं० भा० ४प्‌० ११५ मे लक्ष्मेशवर (मंसूर) का लेख १६५ 

३ जैन लेख सप्रह भाग ४ प० ६० में भूल गुन्दका सन॒० १०५३ का लेख 








२६४ जैन धर्म का प्राघीन इतिहास--भागे २ 


चान्ं कातंत्रजनेत्नं शब्दानुशासन पाणिनीय 
मत्तन्द्व नरेन्द्रसेन सुनीद्दंगेडकाक्षर पेरगिष सोगो । 

यह नरेन्द्रसेन व्याकरण शास्त्र के साथ न्याय (दर्शन) शास्त्र और काव्य ज्ञास्त्र के भी विद्वान थे । इसी से 
इनके शिष्य नयसेन ने प्रपने कन्नड ग्रन्थ धर्मामृत में अपने गुरु नरेन्‍्द्रसेन का गरुणगान करते हुए शास्त्रज्ञान के 
समुद्र भौर त्रविद्य चक्रेश्वर बतलाया है। यथा-- 

श्रुतवाराशि नरेखसेनसुनिप त्रेविद्यवक्र इवरम्‌ । 

नरेच्रसेन ने प्रपने शिप्प नयसेन को व्याकरण और न्याय शास्त्र में निष्णात बनाया था। न्याय व्याकरण 
भर काव्य शास्त्र मे निपुण विद्वानों को 'त्रविद्य। की उपाधि से अलकृत किया जाता था । 

नयसेन ने अपने धर्माभूत का समाप्तिकाल अक्षर सख्या में प्रकट किया है--“गिरी शिखों भाग शशी 
सब्ययोलाबगमोददि वात सुत्तिरे शक काल मुन्ततिय नन्‍दन वत्सरदोल”। यहा गिरि शब्द का सकेतार्थ सात होने 
से शक वर्ष १०३७ होने पर भी ननन्‍्दन सवत्सर शक वर्ष १०३४ मे थाने से गिरि शब्द का सक्रेतार्थ! ग्रहण 
किया गया है। इससे धर्मामृत का रचनाकाल शक वर्ष १०३४ सन्‌ १११२ निश्चित है। इससे नरेन्‍्द्रसेनका 
समय २५ वर्ष पूर्व सन्‌ १०८७ होना चाहिये । पी० बी० देसाई ने भी इन नरेन्द्रसेन द्वितीय का समय सन्‌ १०८० 
बतलाया है? । 

नरेद्रमेन की एकमात्रकृति प्रमाण प्रमेय कलिका' है। यह न्याय विषयक एक लघु सुन्दर कृति है। जो 
न्याय के अभ्यासियों के लिये बहुत उपयोगी है। इसमें प्रमाण और श्रमेय इन दो विषयों पर सरल सक्षिप्त श्रौर 
विशद रूप से चिन्तन किया गया है। भाषा शैलो सरल एव प्रवाह पूर्ण है। रचना में कही कही मुहावरों, न्याय 
वाक्यो और विशेष पदो का प्रयोग किया गया हे । श्राचार्य नरेन्द्रसेन ने इस ग्रन्थ में प्रभाचन्द्र की पद्धतिका श्रनुसरण 
किया है। ग्रन्थ मे रचना काल नही है, और न उतके शिष्य नयसेन ने ही उनकी कृति का उल्लेख ही किया है। 
उनकी भश्रन्य कृतिया भी अ्रन्वेषणीय है। इनका समय सन्‌ १०६० से सन्‌ १०८७ ई० होना सभव है। 


जिनसेन 
जिनसेन मूलसघ सेनगण के विद्वान थे और कनकसेन द्वितीयके जो जिनाग्रम के बेदी क्‍्रौर गुरुतर ससार 
कानन के उच्छेदक और कर्मेन्धन-दहन में पट शिप्य थे। जिनमेन मुतीन्‍्द्र, मद रहित सकल शिष्यों में प्रधान, काम 
के विनाशक झौर ससार समुद्र से तारने के लिये नौका के समान थे । जैसाकि नागकुमार चरित्र प्रशस्ति के निम्न पद्म 
से प्रकट है-- 
गतमयो5जनि5तस्य महामुनेः प्रथितवान जिनसेन मुनीश्वर । 
सकल शिष्यवरों हतमन्सथो भ्रवमहोदधितारतरंडफ' ।॥ 
जिनका शरीर चारित्र से भूषित था। परिग्रह रहित--निसग, दुष्ट कामदेव के विनाशक और भव्यरूप 
कमलो को विकसित करने के लिये सूर्य के समान थे । जैसा कि भैरव पद्मवर्ता कल्प को प्रशस्ति से स्पष्ट है-- 
चारित्र भूषिताज़ी निःसगो मथित दुर्जयानग: । 
तच्छिष्यो जिनसेनो बभूव भव्याव्जदर्मा शुः ५६ 
कनकसेन द्वितीय का समय॑ ६६० ईस्वी है। और जिनसेन का समय ईस्वी सन्‌ १०२० है। 


नयसेन 


नयसेन--मूलसघ-सेनान्वय-चन्द्रकवाट अन्वय के विद्वान थे और त्रेविद्यचक्रवर्ती नरेन्द्र सूरि के शिष्य थे । 


-नरेनद्सेन अपने समय के बहुत प्रभावशाली विद्वान हुए है। चालुक्य वश्शोग भुवनकमल्ल (सन्‌ १०६६ से १०७६) 


१ अनेकान्त वर्ष २३ किरण १ पृ० ४१ 
२३ जनिज्य इन साउथ इंडिया पु० १३६ 





ग्यारहबीं और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य २९५ 


तक उनकी सेवा करते थे। नरेन्‍्द्रसेन व्याकरण भौर न्यायश्ञास्त्र के बडे विद्वान थे। श्ौर विविध उपाधियों से 
अलकृत थे। ये मल्लिषेण के गुरु जिनसेन के सधर्मा थे इन्होंने नयसेन को पढ़ाकर प्रच्छा विद्वान बनाया था । 
इसी से नयसेन ने उनका बड़े झ्ादर के साथ स्मरण किया है | मूलगूद के शिलालेख (सन्‌ १०५३) में नरेन्द्र सेन 
के शिष्य नयसेन को सभी व्याकरण भ्रन्थोका ज्ञाता विद्वान बतलाया है-- 
निनगेनें बे नो शाकटाइन, मुनतीश तासे शब्दानु-- 
शासन दोल पाणिनी, पाणिनीय दोल चन्द्र चान््रादोलतज्जिनें ॥ 
द्रन जेनेन्द्र दोला कूमार ने गंड कोमार बोलान्वररें-- 
तेने पोन्‍नतेन्नयसेन पंडित रोलन्यर्ष्याधिवितोबोयोल | 
वचन: --इत्‌ समस्त शब्द शास्त्र पारगन्नय सेन पडित देवर 
नयसेन को बनाई हुई दो रचनाए उपलब्ध है। कर्णाट भाषा का व्याकरण श्रौर दूसरा भ्रन्थ धर्मामृत । 
इसमें १४ झाववास है। इन आध्वासों में कवि ने सम्यग्दर्शन और उसके आठ अ्ग श्रौर पाच ब्रतो की कथाश्रो 
के माध्यम से श्रावका चार का विस्तृत कथन किया है। इस ग्रन्थ की भाषा कनड़ी है, जो बहुत ही सुन्दर, ललित 
और छुद्ध है। इसी से कवि की गणना कनन्‍्नड साहित्य के झ्नाकाश मे देदीप्यमान ग्रन्थकारो में की गई है, भौर 
सौभाग्य से प्राय. वे सब कवि ज॑न है। पम्प, रन्‍्न, पोन्‍न, साल्व, रत्नाकर, अग्गल और बन्धुवर्गी श्रादि सब कवि 
जैनधर्म के प्रेमी प्ौर श्रद्धालु थे । कन्नड साहित्य के भण्डार को इन्होंने समृद्ध किया है। इस समृद्धि मे नयसेन का 
बहुत बडा भाग रहा है। इनके ग्रन्थ मे भाषा का सौष्ठव और उपमादि अलकारो की छटा पद-पदपर देखने को मिलती 
है । भाषा मे प्रवाह और श्रोज है । कथानक की शैली सरल झौर सजीव तथा रोचक है। यह सजीवता ही लेखक की 
अपनी विशेषता है। 
ग्रन्थ में कर्ता ने घर्मामृत के आदि में झपने से पूर्ववर्ती निम्न बिद्दानों का उल्लेख किया है जिनकी सख्या 
पचपन (५५) है--/प्रहेदूबली, ग्रुणघर, श्रायमंक्षु नागहस्ति, यतिवृषभ, धरसेनाचार्य, भूतबली, पुष्पदन्त, कुन्द- 
न्दाचार्य, जटासिहनन्दि, कूचि भट्टारक, स्वामि समन्तभद्र, कवि ,परमेष्ठी, पृज्यपाद, विद्यानन्द, प्रनन्तवीयं, 
सिद्धसेन श्रुतकी ति, प्रभाचन्द्र, बप्पदेव एलाचाय, वी रसेन, जिनसेन, गुणभद्र, प्रजितसेनमुनि, सोमदेव पण्डित, त्रिभुवनदेव, 
नरेनद्रसेन, नयसेन, शुभचन्द्र, सिद्धान्तदेव, रामनन्दि' सैद्धान्तिक (माघनन्दी) गुणचन्द्र पण्डित, त्रेविद्य नरेन्द्रसेन, 
वा सुपूज्य सिद्धान्ती, पद्मनन्दी सैद्धान्तिक, मेघचन्द्र सैद्धान्तिक, माघनन्दी सैद्धान्तिक, प्रभाचन्द्र सैद्धान्तिक, अहेनन्दी 
भट्टारक, श्रुतकीति, रामसिह, वासुपूज्य भट्टारक, चारुसेन, कुककुटासन मलधारि, मेघचन्द्र त्रेविय्य रामसेनब्रती, 
कनकनन्दी मुनीन्‍्द्र, अकलक, श्रसगकवि, पोननकवि, पम्पकवि, गजाकुशकवि,गुणवर्मा, रन्तकवि, । 
कवि नयसेन ने साधारण कथा को इतने सुन्दर ढंग से चित्रित किया है कि वह पढते समय पाठक के मानस 
पर श्रपना प्रभाव प्रकित किये बिना नहीं रहती । यही कारण है कि पश्चाद्वर्ती कवियों ने इसे सुकवि निकर पिक 
माकन्द, सुकवि जनमनः सरोराजहंस' झ्रादि विशेषणो से भूषित किया है। ग्रन्थकर्ता ने अपने को 'मूलभुन्द' का निवासी 
बतलाया है" । जो एक तीथ॑ के रूप भे प्रसिद्ध है। मूलगुन्द धारवाड जिले की गदग तहसील से १२ मील दक्षिण 
पदिचम की झोर है। यही के जैन मन्दिर में बंठकर कवि ने कनड़ी भाषा मे धर्मामृत की रचना की है । जो २४ 
झ्रधिकारों में विभकत है | यहाँ इस समय चार जेन मन्दिर है। यहा के मन्दिर में रहते हुए मल्लिषेणाचाय ने प्रनेक 
ग्रन्थों की रचता की है। और मैं जगत पृज्य-सुकवि-निकर-पिकमाकन्द हो गया हूं लिखा है। कवि ने ग्रथ की रचना 
का समय अक्षरों में दिया है। उसमे “गिरी”? शब्द का सकेतार्थ सात होते हुए भी 'नन्दन सवत्सर शक वर्ष १०३४ में 





० ०-ण०>»रम-कमन रन... नमन मी] आल ज+++++ न-+ ना “33 ओ+ज++७+ नव चल आन _*«_-+ «ज्ल->-०»४*०.-क-नक +००- 


१ मूल ग्रथ के टिप्पण मे रामनन्दि का नाम माधनन्दि दिया है। 
२ मूल गृददोलिंदु महोज्ज्बल घर्मामृत मनतिमिद भव्या । 
बलिगिरि पद धरित्री-तल पूज्य सुगधि निकर पिकमाकन्द ॥। --धर्मामृत १४-१६८ 
“३ “'गिरि छ्षिखी वायु मार्गशशी संख्य योला वगमोदिवत्ति सुत्तिरे कक काल मुन्ततिय नग्दन वत्सर दोल 
--घधर्मामृत प्रशस्ति 


२९६ जैन धर्म का प्रालीन इतिहास--भाग रे 


१०३४ ग्रहण किया गया है। प्रर्थात्‌ धर्मामृत की रचना ई० सन्‌ १११२ के 3 हुई है । इस 
डा जिगर सजा देश[|भूषण ने झा है ग्रथ मूल बोर हिन्दी टीका सहित दो खण्डो में प्रकाशित हो चुका है । 
नयसेनके लिये शक संवत्‌ ६७५ के विजय सवत्सर में सन्‌ १०५३ में बैलदेव की प्रेरणा से सिन्दकुल के सरदार 
कंचसर ने कुछ भूमि दान में दी थी' इससे ज्ञात होता है कि नयसेन दीर्घ जीवी थे। उसके बाद वे अपने जीवन से 
भूमडल को कितने वर्ष और अलकृत करते रहे, यह अन्वेषणीय है । 


मल्लिषेश 
मल्लिषेण--अजितसेन की शिष्य परम्परा में हुए है। ग्जितसेन के शिष्य कनकसेन” श्लौर कनकसेन के 
शिष्य जिनसेन और जिनसेन के शिष्य मल्लिषेण थे। इन्होने जिनसेन के अनुज या सतीर्थे नरेन्द्रसेन का भी गुरु रूप से 
उल्लेख किया है' वादिराज ने भी न्यायविनिश्चय को प्रशस्ति में कनकसेन और नरेन्द्रसेन का स्मरण किया है? 
इससे वादिराज भी मल्लिषेण के समकालीन जान पडते है । और उनके द्वारा स्मृत कनकसेन और नरेन्द्रसेन भी 
वही ज्ञात होते है । न हि 
मल्लिपेण गदिराज के समान मठपति ज्ञात होते है। क्योकि इनके रचित मत्र-तंत्र विषयक भ्रथों में 
स्तम्भन, मारण, मोहन, वशीकरण और ग्रगनाकर्षण आ्रादि के प्रयोग पाये जाते है। थे उभय भाषा कवि चक्रवर्ती * 
(प्राकृत भ्नौर सस्कृत भाषा के विद्वान) कविशेखर, गारुड मत्रवादवेदी आदि पदवियों से झलकृत थे । उन्होने अपने 
को सकलागम में निपुण, लक्षणवेदी, श्रौर तकंवेदी तथा मत्रवाद में कुशल सूचित किया है' । वे गृहस्थ शिष्यों के 
कल्याण के लिग्रे मत्र-तत्र और रोगोपचार को प्रवृत्ति भो करते थे। वे उच्च श्रेणी के कवि थे | भैरव पद्मावती 
कल्प के अनुसार उनके सामने सस्क्ृत प्राकृत का कोई कवि अपनी कविता का अभिमान नही कर सकता था । 
यशपि वे विविध विषयो के विद्वान होते हु ए भी मत्रवादी के रूप मे ही उनकी विशेष ख्याति थी । 
यह विक्रम की ११ वी शताब्दी के भ्रन्त और १२ वी शताब्दी के प्रारम्भ के विद्वान थे। क्योंकि इन्होंने 
प्रपना 'महापुराण' शक स० €६६ सन्‌ १०४७(वि० सं० ११०४) में ज्येष्ठ सुदी पंचमी के दिन मूलगुन्द नामक 
नगर के जैन मन्दिर में रह कर पूरा किया था”। यह मूल गुन्द नगर घारवाड जिले की गदग तहसील में गदग 


१ जन लेख स० भाग चार पृ० ६० 


बचयघक्‍बसस सना कल न तल लजत--कन न ननान तन ५+++++--+००५५.. ५५०००... 





१ मह कनकसेन उन अजितसेनाचाय के शिष्य थे जो गगवश्ञीय नरेश राचमलल और उनके मत्री एवं सेनापति : मिण्ड 
राथ के गुरु थे। गोम्मटसार के कर्ता आचाये नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ते उनका 'भुवनगुरु' नाम से उल्लेख किया है । है 
२ तम्प्रानुजश्चारु चरित्र वृत्ति प्रख्यात कीतिभुवि पृण्यमूति । 
नरेंद्रमेतो जितवादिसेनों बिज्ञानतन्वों जितकामसूत्र ॥ -नागकुमार चरित्र प्र० 
हे न्‍्याय विनिश्चय प्रशस्ति इलोक २ ) जन प्रन्थ प्रशस्ति स० भा० १ प्‌०२ 
४ 'प्राकृत सम्कृतों भय कवित्वधृता कविचक्रवर्तिना' 
५ 'गारुड मत्रवाद सकलागम लक्षण तक वेदिता ।' 
६ “भाषाद्य कविताया कवयो दर्प वहन्ति ताथदिह । 
ता लोकयन्ति यावत्कविशेखर मल्लिषेशा मुनिम्‌ ॥ 
भरव पद्मावती कल्प 
७ तीथें श्री मूलगुन्द नाम्नि नगरे श्री जैनधर्मालये 
स्थित्वा श्री कविचक्रवतियतिप श्री मल्लिषेणाह्रय । 
सक्षेपात्प्रथमानुयोग कथन व्याख्यान्वित शुण्वतो । 
भव्याता दुरितापह रचितवान्नि दोषविद्याम्बुधि' ॥१ 
वर्षक त्रिश्वताहीने सहस्न शक भूभुज । 
सर्वजिह॒त्सरे ज्येष्ठे सशुधले पत्रमी दिने ॥ २ ॥ 


--महापुराणा प्रशस्ति 
“महापुराण प्रशस्ति ४ 


ग्रारहवीं और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य २९७ 


से १३ मील दक्षिण-पद्चिम की श्रोर है। यहां के जैन मन्दिर में रहते हुए इन्होंने महापुराण को रचना की थी । 
उसका कवि ने तीर्थरूप में उल्लेख किया है। इस समय भी वहां चार जन मन्दिर हैं। इन मन्दिरों में शक सं० 
८२४, ८५२५, €७५, ११६७, १२७५ झौर १५६७ के शिलालेख प्रकित हैं' । 

मूलगुण्ड के एक शिलालेख में श्राचायं द्वारा सेनवंश के कककसेन मुनिको नगर के व्यापारियों की सम्मति 
से एक हजार पान के वक्षों का एक खेत मन्दिरों की सेवार्थ देने का उल्लेख है* । 

एक मन्दिर के पीछे पहाड़ी चट्टान पर २५ फुट ऊँची एक जैन मूर्ति उत्कीर्ण की हुई है? । सभव है 
मल्लिषेण मठ भी इसी स्थान पर रहा हों। मल्लिषेण के एक शिष्य इन्द्रसेन" का समय सन्‌ १०६४ है। मल्लिषेण 
का समय उससे एक पीढी पूर्व है 

श्रापकी निम्नलिखित छह रचनाए उपलब्ध हैं, जिनका परिचय निम्न प्रकार हैं--महापुराण, नागकुमार, 
काव्य, भरव पद्मावती कल्प, सरस्वती मंत्र कल्प, ज्वालिनी कल्प भ्रौर काम चण्डाली कल्प | 

१. महापुराण-यह सस्क्ृत के दो हजार इलोको का ग्रन्थ है। इसमें त्रेसठ शलाका पुरुषो की संक्षिप्त कथा 
दी है । रचना सुन्दर झौर प्रसादगुण से युक्त है। इस ग्रन्थ की एक प्रति कनड़ी लिपि में कोल्हापुर के लक्ष्मीसेन 
भट्टारक के मठ में मौजूद है। यह ग्रन्थ अ्रभी श्रप्रकाशित है । 

२. नागकुसार काथ्य--यह पाच सों का छोटा-सा खण्ड काव्य है, जो ५०७ इलोको मे पूर्ण हुआ है । इसके 
प्रारम्भ मे लिखा है, कि जयदेवादि कवियो ने जो गद्य-पद्ममय कथा लिखी है, वह मन्दबुद्धियो के लिये विषम है । 
मैं मल्लिषेण विद्वज्जनों के मन को हरण करने वाली उसी कथा को प्रसिद्ध सस्कृत वाकयों में पद्यवद्ध रचना करता 
ह"' । यह काव्य बहुत ही सरल धर सुन्दर है। 

३ भरवपकश्चयावती कल्प--यह चार सौ इलोकों का मत्र शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ है इसमें दश प्रधिकार हैं। 
यह बधुपेण की सस्कृत टीका के साथ प्रकाशित हो चुका है । 

४ सरस्वती पत्प--यह मत्र शास्त्र का छोटा-सा ग्रन्थ है। इसके पद्यों की संस्या ७५ है यह भेरव पद्माबती 
कल्प के साथ प्रकाशित हो चुका है। 

५. ज्यालामालिनी कल्प--इसकी सं० १५६२ की लिखी हुई एक १४ पत्रात्मक प्रति स्व० सेठ माणिक- 
चन्द्र जी के ग्रन्थ भण्डार में मौजूद है। 

६ कामचण्डाली कल्प - इसकी प्रति ऐ० प० दि० जैन सरस्वती भवन ब्यावर में मौजूद है। 

७ सज्जन चित्ततल्लभ--नाम का एक २५ पद्यात्मक सस्कृत ग्रन्थ है, जो हिन्दी पश्चानुवाद श्रौर 
हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित हो चुका है, वह इन्ही मल्लिषेण की रचना है या भन्य की है। यह विचारणीय है। 


श्री कुमार कवि 


श्री कुमार कवि ने प्रपना कोई परिचय नही दिया | श्र न श्रपने गुरु का ही नामोल्लेख किया है। कवि 
की एक मात्र कृति आत्म प्रबोध' है । जो प्रपने विषय का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । श्लौर जिसे कवि ने अपने प्रात्मप्रबोध- 
नाथ रचा है, जैसा कि ग्रथ के श्रन्तिम वाक्यो से प्रकट है :-- 
“ब्रीमत्कुमार कविनात्मविबीधनाथंमात्मप्रबोध इति शास्त्रमिदं व्यधायि' 








१ देखो, बम्बई प्रान्त के प्राचीन जन स्मारक पृ० १२० 

२ देखो, जेन शिलालेख स० भाग २ पृ० १५६ 

३ देखो, बम्बई प्रान्त के प्राचीन जैन स्मारक पू० १२० 

४ “पअंतु माडिसी श्रीमहर्मिलसंघवन वसंत समयहं सेतगण, मगरांं नायकर्र मालन्रान्वय शिरशेखरमेनिसिद श्रीमन 


मल्लिषेण भट्टारकर प्रियाग्रशिष्यरू तन्नत्वयद गुरुगछ्लु मेमिसिद श्री मदीन्‍्द्रसेन मट्टारकर्गे-विनयदिकर कमलेलगर्ल मुगिदु। 
--देखी सन्‌ १०६४ कोलेख 


र्श्द जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग : 


कवि ने लिखा है कि यह मेरी प्रथम रचना है जैसाकि आत्म प्रबोधमधुना प्रथम करोमि' वाकयों से 
स्पष्ट है । 

श्री कुमार नामके दो विद्वानों का उल्लेख मिलता है । एक श्रीकुमार वे है जिनका उल्लेख नयननिद 
(११०० )ने सकल विधि विधान काव्य के निम्न वाक्‍्यो से किया है--“श्रीकुमार सरसइ कुमरु, कित्ति विलासिएि 
सेहरु ।” प्लौर जिन्हे सरस्वती कुमार भी कहते थे । दूसरे श्री कुमार कवि वे है, जो कवि हस्ति मलल (१४ वी सदी, 
के चार ज्येष्ठ आ्राताओमे से एक थे | इनमे नयनन्दि के समकालीन श्री कुमार ग्रात्मप्रबोधके कर्ता जान पडते है । 

इस ग्रथकी दो हस्तलिखित प्रतिया १६ वी शताब्दी की उपलब्ध है। स० १५७२ की लिखो हुई एक प्रति 
१४ पत्रात्मक जैन मन्दिर लश्कर जयपुरके भडार में और दूसरी कामा में दीवान जी के मन्दिर के भडार में स८ 
१४४७ की लिखी हुई उपलब्ध है ।" 


प्रग्थ परिच्तय -- 


प्रस्तुत ग्रथमें संस्कृत के १४६९ श्लोक हैं। ग्रथ का विषय उसके नाम से स्पष्ट है। कवि ने प्रात्मा का स्व 
रूप बतलाते हुए कहा है कि ससार के प्राय. सभी जीव आत्मविमुख है, आत्मज्ञ पुरुष तो बिरले होते है। जिन 
श्रात्मा का बोध नही है उन्हे दूसरों को आत्मबोध कराने का अधिकार नही है, जिनमे तैरकर नदी को पार कर* 
की क्षमता नही है, वह दूसरो को तरने का उपदेश कंसे दे सकता हे ” उसका उपदेश तो वचक ही समभा जावेगा। 
आत्मप्रबोध विरहादविशुद्धयुद्धे रन्यप्रबोधनविधि प्रतिकोष्धिकार: । 
सामथ्यंमस्ति तरित्‌ं सरितो न यस्य, तस्य प्रतारणपरा परतारणोक्ति: ॥| ४ 
यदि दूसरो को प्रतिबोधन करने की इच्छा है, तो पहने स्वयं अपनी श्रात्मा को प्रबुद्ध कर। क्योथि 
चाक्षुष मनुष्य ही अन्धे को सुरक्षित मार्ग में ले जा सकता है, भ्रन्धे को अ्रन्धा नहीं। कवि यह भी कहता है र* 
जिनका मानस भिथ्यात्व से मृढ है, जो मोह निद्रा से सदा सुप्त है, उनके लिये भी मेरा यह श्रम नही है, किन 
जिनकी मोह निद्रा शीघ्र नष्ट होने वाली है वही प्रात्मप्रबोध के प्रधिकारी हैं। उन्हीं के लिये यह ग्रन्थ रच 


जाता है। यथा - , प 
सिध्यात्व मूठ भनसः सतत सुधुप्ता, ये जंतवो जगति तान्प्रति न श्र मो न: । 


येषा यियासु रचिरादिव मोहनिव्रा, ते योग्यतां दघति निश्चितमात्मबोधे ॥६ 
जिसके रहते हुए शरीर पदार्थों के ग्रहण करने दान देने, ग्राने-जाने सुनने-सुनानें, स्मरण करने तथा सुरू 
दुःखादि के प्रनुभव करने मे प्रवृत्त होता है, वही प्रात्मा है, आत्मा चेतन है, ज्ञाता दृष्टा है, और स्पर्शनादि इन्द्रिय 
के गोचर है क्योकि वह गतीन्द्रिय है अतएव उनसे आ्रात्मा का ज्ञान नहों होता । श्रात्मा नित्य है, म्रविनाशी गुण 
का पिण्ड है, परिणमनशील है विद्वान लोगो द्वारा जाना झरर ग्रनु भव किया जाता है, ज्ञान दर्शन स्वरूप उपयोगम 
है, शरीर प्रमाण है, स्वपर का ज्ञाता है, कर्ता है, कर्म फल का भोक्ता प्लीर अनत सुखो का भडार है' | उस आत्म 
को सिद्ध करने वाले तीन प्रमाण हैं? प्रत्यक्ष श्रागम और प्रनुमान । झ्रात्मा इन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय नही है । क्यों: 
वह शभ्रतीन्द्रिय है हा सकल प्रत्यक्ष द्वारा प्रात्मा जाना जा सकता है। या झाप्त वत्तन रूप आगम से, औ 
अनुमान से जाता जाता है। शरीर मे जब तक प्रात्मा रहती है शरीर उस समय तक काम करता है हेयोपादे 
कार्यों में प्रवृत्त होता है, सुख दु'खादि की प्रनुभूति करता है, किन्तु जब शरीर से झात्मा निकल जाता है तब व 
निदचेष्ट पडा रह जाता है। ग्रत यह झनुमान ज्ञान भी उसके जानने मे साधक है। भगवान जिनेन्द्र ने आत्मा व 
ज्ञाता दृष्टा बतलाया है। आत्मा के चेतन्य स्वरूप को छोड़कर अन्य चेतन प्रचेतन पदार्थ भात्मा के नही है वे स 
श्ात्मा से भिन्‍न है । 
१ देखो, राजस्थान जेन ग्रथ भडार सूची भाग ५ पृ० १८३ 
२ नित्यों निरत्ययगुण परिणामधाम, बुद्धो बुधेरं गवबोधमयोपयोग । 
आत्मा वषु प्रमितिरात्म परप्रमाता कर्ता स्वतोपनुभविताई्य मनतसौख्य ॥६ 
३ त्रेघा प्रमाण मिह साधकमस्ति यस्मात्‌ प्रत्यक्ष माप्ततचन च तथानुमान ॥१३ 


ग्यारहवी और वारहवी शताब्दी के विद्वान, आचार्य ३२६६ 


विद्या के दो प्रकार है प्रविद्या और शभ्रध्यात्म विद्या। अ्रविद्या संसार का कारण है, दु.खोत्पादिका है, 
मिध्यादशंन श्रज्ञान और असंयम से युक्त है। राग-द्वेष, ईर्षा, भ्रहकार ममकार सुख दुख भ्रादि उसी अविद्या का 
परिवार है। भ्रविद्या हेय है श्रौर विद्या उपादेय है। जो विद्या सम्यग्द्शन, ज्ञान चारित्र से भूषित है वह प्रध्यात्म 
विद्या है। उसके दो प्रकार है, स्वाध्याय और ध्यान | अपने श्रात्मस्वरूप का चिस्तवन करना प्रथवा आत्म सम्बन्धि 
ज्ञान का नाम स्वाध्याय है। तथा इन्द्रिय व्यापार से रहित होकर केवल मन से आत्मा के स्वरूप का चिन्तवन 
करना प्रध्यात्म विद्या है। 

स्वाध्याय--पमोक्षमार्ग में उपयुक्त प्रागमज्ञान का भ्रभ्यास करना झौर आ्रागम में विहित भ्रात्म स्वरूप का 
बार-बार चिन्तवन करना स्वाध्याय है। इससे प्रात्मा विशिष्ट ज्ञानी होता है, और उसकी दृष्टि जेन वचन मे ही 
रमती है, क्योंकि वे वचन वीतराग सर्वेज्ञ रूप हिमाचल से विनिगंत है, कर्म क्षय में कारण हैं। श्रतएव जो साधु 
विधि पूर्वक भ्रागमका श्रभ्यासी है उसके मन-वचन-काय रूप गुप्ति त्रयका पालन होता है, माया मिथ्या निदान रूप 
शल्य त्रय का विनाश होता है, प्रौर समितियों का भले प्रकार पालन होता है। स्वाध्याय से प्रात्म-बोध होता है । 
और उसी से जगत्रय का बोध कराने वाले केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब साधु का मन स्वाध्याय से थक 
जाता है, और प्रागमाभ्यास में मन नही रमता तब उसे ग्रात्म ध्यान में प्रवुत्त होता चाहिये। एकाग्र चिन्ता मिरोध 
का नाम ध्यान है। ध्यान कर्म निर्जरा का कारण है। उससे आत्मशक्ति में स्फूति उत्पन्त होती है। जब श्रात्मा 
भ्रन्तर्बाह्मय जल्पो से रहित होकर वस्तु स्वरूप के चिन्तन में निष्ठ होता है, तब वह अपने स्वकीय वेभव को प्राप्त 
करता है, उसमें उपसग और परिषहो के सहने की सामथ्य श्रथवा जाग्रति होती है। कषायो की कल्मषता विनष्ट 
हो जाती है वे क्षीण शक्ति हो जाती है उनका रस शुष्क हो जाता है। और वे अपने कार्य करने में श्रसमर्थ हो जाती 
है । आत्म परिणति निर्मल होती है, श्रान्तरिक विशुद्धि बढ़ती है। ध्यान और समाधि से आ्रात्म-शक्ति का सचय 
होता है, भौर वह कर्म के सक्षय में कारण होती है । भ्रतएव जो साधु आ्रातंरौद्रादि कृध्यानों का परित्याग कर धर्म 
और शुक्ल ध्यान का झ्राचरण करता है। उस समय उसका घमम ध्यान ही शुक्ल ध्यान रूप परिणमन करने लगता 
है। और श्रात्मा अपने श्रनन्त गुणों के तेज से कर्मों के सुदृढ बन्धनों को तडा तड़ तोडता हुआ स्वात्मोपलब्धि का 
पात्र बन जाता है! इस तरह यह ग्रथ श्रध्यात्म विषय का महत्वपूर्ण है । 


सभ्य 


कवि श्रीकुमार ने ग्रन्थ में रचना काल नही दिया । और न अपने गुरु का नामोल्लेख ही किया है। ग्रतएव 

यह निश्चय करना बडा कठिन है कि वे कब हुए है। ऊपर श्रीकुमार नाम के दो विद्वानों का उल्लेख किया गया 
है। उनमे से प्रथम श्रीकुमार कवि ही इस ग्रन्थ के कर्ता है, क्योंकि स० १३०० में समाप्त होने वाली प्रनगार 
धर्मामृ त की टीका के €वे अध्याय के ४३वें इलोक की टीका करते हुए निम्न पद्य उद्धृत किया गया है, जो श्रात्म- 
प्रयोध में ५१ नम्बर पर पाया जाता है 

मनोबोधाधीनं विनय विनियुक्तं निजबपु-- 

बंच पाठायत्त करणगण साधाय नियतम्‌ | 

द्धान:ः स्थाध्याय कृत परिर्णात जेन बचने, 

करोत्यात्सा कर्म क्षर्याम्नति समाध्यन्तरमिदं ।।५१॥ 


इसमें बतलाया है कि--जिस स्वाध्याय में मन ज्ञान के ग्रहण-धारण में लीन रहता है, शरीर विनय सयुक्त 
रहता है, वचन पाठ के उच्चारण मे लगा रहता है, भौर इन्द्रिय समूह नियत्रित रहता है इस प्रकार सारी परिणति 
जिसमे जिनवाणी की श्रोर रहती है ऐसे स्वाध्याय को घारण करने वाला निएचय ही कर्मो का क्षय करता है, प्रतएव 
स्वाध्याय भी समाधि का रूपान्तर है । 

इससे स्पष्ट है कि श्रीकुमार कविसं० १३०० से पूर्ववर्ती है, वे बाद के विद्वान नहीं हो सकते । झौर 
नयनन्दि का समय सं० ११०० है, उन्होंने श्रपने समकालीन विद्वानों में श्री कुमार कवि का उल्लेख करते हुए उन्हे 
सरस्वती कुमार भी बतलाया है। प्रतः श्री कुमार ११वीं शताब्दी के विद्वान हैं। वे उस समय सरस्वती कुमार 


9०० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भाग २ 


नाम से हयात थे । यह उनकी प्रथम रचना है। उनकी ग्रन्य रचनाओो का भ्रन्वेषण होना प्रावश्यक है । 


अ्रद्धेचेच भट्टारक 

झजूदेव भट्टा रक--देवगण ओर पाषाणान्वय के विद्वान थे । इनके शिष्य महीदेव भट्टारक थे । इन महीदेव 

के गृहस्थ शिष्य महेन्द्र वोललुक ने मेलस चट्टान पर 'निरवच्च जिनालय” बनवाया था, भ्रौर सन्‌ १०६० ईस्बी के 

लगभग खचर कन्दर्पसेन मारकी कृपा को प्राप्त कर निरवच्य को 'मान्य' प्राप्त हुआ था। जिपे उसने जक्क 

मान्य का नाम देकर उक्त जिनालय को दे दिया । झौर एडे मले हजार ने अपने धान्य के खेतों की फसल में से कुछ 

धान्य या चावल उक्त जिनालय को हमेशा के लिए दिया । और भी जिन लोगो ने दान दिया उनके नाम भी लेख 
में दिए गये हैं। इससे भ्रकदेव का समय ईसा की ११ वी सदी है । जेन लेख स० भा० २ पृ०१६३ | 


गुणकीति सिद्धान्त देव 
गुणकीति सिद्धान्तदेव अनन्तवीयं के शिष्य थे। यह यापनीय संघ श्र सूरस्थ गण और चित्रकूट अन्वय 

के विद्वान थे। इनका समय ईसा की ११वीं शताब्दी है। 
-जिनिज्म इन साउथ इंडिया पृ० १०५) 


देवकीति पण्डित 


पण्डित देव कीति भी अ्नन्‍्तवीय के शिष्य थे । यह भी यापनीय सघ सूरस्थगण श्र चित्रकूट श्रन्वय के 
विद्वान थे। इनका समय भी ईसा की ११वीं शताब्दी है । सभवत, ये दोनो सधर्मा हो । 
-(जैनिज्म इन साउथ इडिया पृ० १०५) 


गोबद्धंन देव 
गोवद्धन देव यापनीय संघ क्रुमुदगण के ज्येष्ठ धर्मगुरु थे । इन्ही गोवद्धंन देव को सम्यक्त्वरत्नाकर चैत्या- 
लय के लिए दिये गए दान का उल्लेख है । गोवर्धन के साथ ही प्ननन्तवीर्य का उल्लेख है । पर यह स्पष्ट नहीं है 
कि इनका गोवद्धेन के साथ क्या सम्बन्ध था। है 
“जैनिज्म इन साउथ इंडिया १०१४२ 


दाभनन्दि 
दामनन्दि कुमार कीर्ति के शिष्य थे। ये दामनन्दि वे हो सकते है जिनका उल्लेख जैन शिलानेख संग्रह 
भाग १ पृ० ५५ में चतुर्मुखदेव के शिष्यों मे है। धाराधिपति भोजराज की सभा के रत्न आाचायय प्रभाचन्द्र के ये 
पद थे और इन्होने महावादि विष्णुभद्व को हराया था! । यह दामनन्दी प्रभाचन्द्राचार्य के सधर्मा गुरुभाई जान 
पड़ । 
धाराधिप भोज का राज्यकाल सन्‌ १०१८ से १०५३ माना जाता है। जबकि दामनन्दि का सन १०४५ 
के शिलालेख मे उल्लेख है। इस कारण वे भोज के राज्यकाल में रहने वाले प्रभाचन्द्र के सधर्मा दामनन्दि से 
अभिन्‍न हो सकते है। श्रत: दामनन्दि के गुरु कुमारकीति के सहाध्यापक अनन्त वीय॑ की स्थिति सन्‌ १०४५ तक 
पहुंच जाती है। सभवत' यह दामनन्दी भट्टवोसरि के गुरु हो । है 


दासनन्दि भट्टारक 
दामनन्दि देशीगण पुस्तक गच्छ के विद्वान श्रीघरदेव के प्रशिष्य श्रौर एलाचार्य के शिष्य थे । चिकक हन- 
सोगे का यह कन्‍्नड़ लेख यद्यपि काल निर्देश से रहित है। सभवत' यह लेख सन्‌ ११०० ईस्बी का है।.... 


जैन लेख स७० भा० २ पृ० ३५८ लेख न० २४१। 


गारहवीं और बारहबीं शताब्दी के विद्वान, आचाय ३०३१ 


दामनन्दी 

पन्‍सोंगे निवासों मुनियो में पूर्णवन्द्र मुनि के शिष्य दामनन्दि थे। यह लेख शक स० १०२१ सन्‌ १०६९६ 

का है, इनके शिष्य श्रीधराचारयं थे । इसका समय ईसा को ११वी सदी है। -जैन लेख सं० भा० २ पृ० ३५६ 
भूपाल कवि 


कवि ने झपने नामोल्लेख के सिवाय अपना कोई परिचय प्रस्तुत कवि भूपाल नहीं किया। भर न 
उन्होने यही सूचित किया कि यह जिन चतुविशतिका' स्तोत्र कहाँ श्रौर कब बनाया है ? 
प्रस्तुत स्तोत्र में २६ पद्म है। जिनमे जिन दर्शन की महत्ता ख्यापित करते हुए जिन प्रतिमादर्शन को 
लौकिक और पारलोकिक अभ्युदयो का कारण बतलाया है :-- 
श्री लीला यतन महीकुलगृहं कीति प्रमोदास्पद॑, 
बारदेवो रत केतनं जयरमा क्रीडानिधान महत्‌ । 
स स्थात्सं महोत्सवेक भवन यः प्राथिताथ प्रद॑ं, 
प्रातः पश्यति कल्पपादपदलच्छाय जिनांड्धिहयम्‌ ।।१।। 
जो मनुष्य प्रतिदिन प्रात:काल के समय जिनेन्द्र भगवान के दशंन करता है, वह बहुत ही सम्पत्तिशाली 
होता है । पृथ्वी उसके बश में रहती है, उसकी कीति सब श्रोर फंल जाती है, वह सदा प्रसन्न रहता है। उसे अनेक 
विद्याएँ प्राप्त हो जाती है, युद्ध में उसकी विजय होती है, श्रधिक क्या उसे सब उत्सव प्राप्त होते है । 
स्वामिन्नय् विनिर्गतो5स्मि जननी गर्भान्ध कपोद रा-- 
दछ्योर््राटत दृष्टिरइिम फलवज्जन्मास्मि चाद्य स्फुटम्‌ । 
त्वमद्राक्षमहं यदक्षयपदानन्दाय लोकत्रयी 
नेन्नेन्दीव रकाननेन्दु ममृतस्यन्दि प्रभाचन्द्रिकम्‌ ।।३ 
है भगवन्‌ ! ग्राज प्रापके दर्शन करने से मैं कृतार्थ हो गया और मैं ऐसा समझता हूं कि श्राज ही मेरे 
ग्राध्यात्मिक जीवन का प्रारम्भ हो रहा है। मेरे ज्ञान नेत्र खुल गए हैं और मे यह झ्नुभव कर रहा हूं कि विषय 
कषाय श्रौर भ्ज्ञान के कारण भ्रब तक मेरी शक्ति कु ठित हो रही थी। मिथ्यात्व ने मेरी ज्ञान दृष्टि को प्रवरुद्ध 
कर दिया था । पर झ्ाज मेरा_ जन्म सफल हुआ है। जो व्यक्ति मगलमय वस्तु का दर्शन करना चाहता है उसके 
लिये जिनदर्शन से बढ़कर अन्य कोई मागलिक वस्तु नही हो सकती । प्रात'काल मगलमय वस्तु का श्रवलोकन करने 
समन प्रसन्‍न रहता है, और उसमें कार्य करने की क्षमता बढ़तो है। क्योकि देव दर्शत समस्त पापों का नाश करते 
बाला, स्वर्ग सुख को देने वाला श्रौर मोक्ष सुख की प्राप्ति मे सहायक है । ध्यानस्थ वोतरागी की प्रतिमा के अश्रवलो- 
कन मात्रसे काम क्रोधादि विकार और हिसादि पाप नष्ट हो जाते है, और प्रात्मोत्यान की प्रेरणा मिलती है। 
जिस प्रकार सछिद्र हाथ में रक्खा गया जल शने. शरने: हाथ से गिर जाता है, उसी प्रकार वीतराग प्रभु के दर्शन 
मात्र से राग-देष-मोह की परिणति क्षीण होने लगती है । श्राचाय पृज्यपादने सर्वार्थ सिद्धि में सम्यक्ट्व की उत्पत्ति के 
बाह्य साधनों में जिन प्रतिमादर्शन की गणना की है।* भूपाल कवि ने वीतराग के मुख को भेलोक्य मगलनिकेतन 
बंतलाया है ।* 
इस स्तवन पर सबसे पुरानी टीका ५० श्राशाधर की है जिसे उन्होने सागरचन्द के शिष्य विनयचन्द्र मुनि 











१ दर्शन देवदेवस्य दर्शन पापनाशनम्‌ । दर्शन स्वगंसोपान दर्शन मोक्ष साधनम्‌ ॥ 
दर्शनेन जिनेन्द्राणा साधूना बन्दनेन च । न चिर तिष्ठते पाप छिद्रहस्ते यथोदकर्त्‌ ॥| दर्शन पाठ 
२ सर्वार्य सिद्धि १-७, पु० १२ शोलापुर एडीसन 
३ अम्येन कि तदिह नाथ तबेब वकत्नं 
गऔलोकय मज़ुलनिकेतनमीक्षणशीयम्‌ ॥१६ 
--जिन चतुविशतिका 


३०२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रै 


के भ्रनुरोध से बनाया था।* टीका सुन्दर है प्रौर पद्मयों के श्र्थ को प्रकट करने वाली है । भ० श्रीचन्द्र शनौर 
मागचन्द्र सूरि की भी इस पर टीका बतलाई जाती है । पर वे इतनी विशद नही है, केवल शब्दार्थ प्रकट करने वाली 
है। प० झाशाधर जी की इस टीका से स्पष्ट है कि भूपाल कवि की यह रचना उनसे पूर्व हो चुकी थो । 
चतुविशति का दूसरा पद प्राचार्य गुणभद्र के उत्तरपुराण के पुप्पदन्त चरित्र में दिये हुए पद्य के साथ 
बहुत साम्य रखता है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भूपाल कवि ने उसे उत्तर पुराण से लिया हो। दोनों के पद्म 
नीचे दिये जाते है :-- 
शान्तं वपु श्रवणहा रिवचइच रित्रं सर्वोपकारि तब देव ततो भवन्तम्‌ । 
संसारमारवमहास्थल रुन्द्रसानद्र र्छायामहोरुहुमिमे सुर्विध श्रयाम: ॥६ १ 
उत्तर पु० ५५ १० ७० 
शान्‍्तं बपु: श्रवणहा रिवचइच रित्र सर्वोपकारि तव देव तत. श्र्‌ तज्ञा: । 
ससारभारवमहास्थल रुन्द्रसान्द्रच्छायामहीरुह भवन्तमुपाश्रयन्ते ॥ 
+जिन चतुविशति का २ 
इस पद्च मे द्वितीय और चतुर्थ चरण बदले हुए है। बाकी पद्म ज्यों का त्यो मिलता है इससे स्पष्ट है कि 
भूपाल कवि के सामने उत्तर पुराण रहा है । सुलोचना चरित्र के कर्त्ता कवि देवसेन ने अपने से पूर्ववर्ती कवियो का 
उल्लेख करते हुए पुष्पदन्त के नामोल्लेख के साथ भूपाल का भी नाम दिया है। पुप्फयंत भूषाल-पहाणहि | इससे 
यह ज्ञात होता है कि भूपाल कवि € वो शताब्दी के बादऔर १३ वी शताब्दी से पूर्व हुए हे । सम्भव है कवि 
११ वी या १२ वी शताब्दी के पूवार्ध के विद्वान हो। इस सम्बन्ध में और विभेष अनुसन्धान की झ्रावश्यकता है। 


दामराज कवि 
दास राज--सावं भौम त्रिभुवनमल्ल नरेश (राज्यकाल ई ० सन्‌ १०७६ से ११२६) का गगपे रमानडीदेव नामक 
सामन्तराजा था । और उसका नोककय हेग्गडे नाम का मन्‍्त्रो था। पहले यह कवि इसी मन्त्री का झ्राश्रित था । परतु 
शिवमोग्ग तहसील मे जो दशवा शिलालेख है, उसमे इसने अपने को 'सन्धि वेग्रहिक' मन्‍्त्रो लिखा है। इसमे मालूम 
होता है कि पीछे से इसने उक्त पद प्राप्त कर लिया होगा। गगपेरमानडी देव ने बहुत से जिन मन्दिरो को ग्रामादि 
दान किये थे, श्रोर उनके शासन कवि दामराज से लिखवाये थे। उक्त शासन लेखो के पद्यो से यह बात नि'सकोच 
कही जा सकती है कि वह उच्च श्रेणी का कवि था। यह ज्ञात नही हुआ कि इसने किसी स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना की 
है या नही। इसका समय सन्‌ १०८५ के लगभग जान पडता है। 


कन्ति 

कन्ति--यह स्त्री कवि थी। इसकी कविता बहुत ही मनोहारिणी हाती थी । देवचन्द कवि के एक लेख से मालस 

होता है कि यह छन्द, ग्रलकार, काव्य, कोश व्याकरणादि नाना ग्रन्थो मे कुशल थी बाहुबल नामक कवि ने अपने नाग- 

कुमार चरित के एक पद्म में इसकी बहुत प्रशसा की है श्रोर इसे 'अभिनव वाग्देवी' विशेषण दिया है । द्वार समुद्र के 

बल्‍्लाल राजा विष्णु वर्धत की सभा में अमिनवपप झौर कन्ति से विवाद हुआ था। ग्रभिनवप५ को दी हुई समस्या 

की पूर्ति की थी। अभिनवयप चाहता था कि कन्ति मेरी प्रशसा करे--उसको की हुई प्रशसा को वह झपने गौरव का 

कारण समभता था । परन्तु वह पप की प्रशसा नही करती थी। कहा जाता है कि भ्रन्त में कन्ति ने पप को कविता की 
प्रशसा करके उस सनन्‍्तुष्ट कर दिया था । 


१  उपश्मइव मूरति पूतकीति स तस्मात्‌ 
जयति विनयचन्ध सच्चकोरेक चन्द्र । 
जगदमृतसगर्भा' शास्त्र सन्दर्भ गर्भा 
शुचि चरित सहिष्णीये स्थ घिन्वन्ति वाच ।” 

““जिन चतुविशति का टीका प्रशस्ति 


गतारह वीं भौर बारहवीं शताब्दी के विद्वात, आचार्य ३०३ 


आाचाय शुभचंद्र 
शुभचन्द्र नामक के अनेक विद्वान्‌ हो गए है ! प्रस्तुत शुभचन्द्र ने अपनी कोई गुरु परम्परा नही दी, और न 
ग्रन्थ का रचनाकाल ही दिया है । ग्रन्थ में समन्तभद्र, देवनन्दी (पृज्यपाद) प्रकलकदेव झौर जिनसेनाचार्य का स्भरण 
किया है। जिनसेन की स्तुति करते हुए उनके बचनों को 'त्रविद्य वन्दित' बतलाया है।' त्रेविद्य एक उपाधि है जो 
सिद्धान्त चक्रवर्ती के समान सिद्धान्त शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों को दी जाती थी। सिद्धान्त (प्रागम) व्याकरण श्रौर 
न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों को त्रविद्य उपाधि से विभूषित किया जाता रहा है। शुभचन्द्र ने जिनसेन के बाद अन्य 
किसी बाद के विद्वान का स्मरण नही किया । ग्रन्थ में श्रादिपुराण का पद्म भी दिया हुआ है* । 
कवि ने प्रन्थ रचना का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संसार में जन्म ग्रहण करने से उत्पन्न हुए 
दुनिवार क्लेशो के सन्ताप से पीड़ित मैं भ्रपनी झ्रात्मा को योगीश्वरो से सेवित ध्यानरूपी मार्ग में जोड़ता हु । कवि 
ने श्रपना प्रयोजन संसार के दुखों को दूर करना बतलाया है '-- 


मात पिता इम कि । 
योजयाम्य पर्थियोगीन्द्रसे बिते ।। १८४ ।॥ 
कविने लिखा है कि यह ग्रन्थ मैंने कविता के प्रभिमान से या जगत में कीति विस्तार की इच्छा से नही 
बनाया किन्तु प्पने ज्ञान की वृद्धि के लिए बनाया है .-- 
न कवित्वाभिमानेन न ,कोवि प्रेसरेश्छवा । 
कृति किन्तु मदीयेय॑ स्व बोधायब केवलम्‌ ॥ १६ ॥। 
ज्ञानाणंव मे ४२ प्रकरण है, जिनमें १२ भावना, पच महाब्रत प्लौर ध्यानादि का विस्तृत कथन किया गया 
है। मुद्रित ग्रन्थ बहुत कुछ ग्रशुद्ध छपा है। ग्रन्थ में रचनाकाल न होने से ग्रन्थ के रचनाकाल के सम्बन्ध में प्रन्य 
साधनों से विचार किया जाता है । प्राचार्य शुभचन्द्र के इस ग्रन्थ पर पूज्यपाद के समाधितन्त्र और इष्टोपदेश का 
प्रभाव है। उनके अ्रनेक पद्चय ज्यों-के-त्यो रूप में और कुछ परिवर्तित रूप मे पाये जाते है। ग्रन्थ प्रपने विषय का सम्बद्ध 
झौर वस्तु तत्व का विवेचक है। स्वाध्याय प्रेमियो के लिये उपयोगी है। इसपर श्राच्षार्य प्रमृतचन्द्र श्रमित गति 
प्रथम और तत्त्वानुशासन तथा जिनसेन के श्रादि पुराण का प्रभाव परिलक्षित है। जेसा कि निम्न विचारणा से 
स्पष्ट है :-- 


बिचारणा 


ज्ञानार्णव के १६वे प्रकरण के छठवे पद्य के बाद उक्त च रूप से निम्न पद्म पाया जाता है :-- 
मिथ्यात्ववेबरागादोषादयो5पि बट चेव । 
चत्वा रन्‍वकथषायाइ्चतुद्दशा म्यन्तरा प्रन्था: ।॥। 
यह पद्म झ्राचार्य भ्रमृतवद्ध के पुरुषार्थ सिद्धचुपाय का ११६वा पद्च है। इससे स्पष्ट है कि शुभचन्द्र भ्रमृतचन्द्र 
के बाद हुए है। प्रमृतचन्द्र का समय दशवी शताब्दी है। 
ज्ञानाणंव सुद्रित प्रति के पृष्ठ ४३१वें पाचवे पद्म के नीचे एक झ्ार्या निम्न प्रकार दिया है--वह मूल में 
शामिल हो गया है। किन्तु उसपर मूल के क्रम का नम्बर नही है। परन्तु स० १६६६ की हस्त लिखित प्रति क पत्र 
८६ पर इसे “उक्त च' वाक्य के साथ दिया हुआ है । 


| 





१ जयन्ति जिनसेनस्थ वाचारस्त्रविद्यवन्दिता. ' 
र्त्डा / योगिभियंत्सगासाद्य हब्रिलित तात्म्‌ तिश्चये ॥१६ 
२ उक्त'ज--अकारादि हकारान्त रेफमध्य सबिन्दुकम्‌। 
तदेव परम तच्ब यो जानाति स तस्व बित्‌ ह्‌ ॥ 
जात पुराण २१--२३६ 


दण्ड जैन घमं का प्राचीम इतिहास-- भाग २ 


क्र्स ! 40] ' शर्चि गणयोगा च्छ्यं ! "मकिप क्षयादुपश्मादा । 
वेडयंमणिशिखाइव  सुनिसंड्रे निष्प्रकम्पं थ।॥ 
यह पद्य रामसेन के तत्त्वानुशासन में निम्न रूप में उपलब्ध होता है-- सह 
शुचि गुण योगाच्छुक्लं कषायरज/ क्षयादुपशमाद्वा ॥। 4 
॥ | भाणिक्यशिखा/बवदिद॑ सुनिर्मल नष्प्रकम्पंच | २२२ “दा--+ 


इस पद्च में कोई अर्थ भेद नही है, थोडा सा शब्द भेद अवश्य है । 
तत्वानुशासन के ४८वें पद्य का पूर्वार्भ भी ज्ञानाणंव के २९वे प्रकरण के २६वे इलोक क॑ पृर्वार्ध से ज्यो के 
त्यों रूप में मिलता है यथा-- 
“ध्यातारस्त्रिविधा शेयास्तेषां ध्यानानयपि शत्रिधा । ज्ञाना० 
“ध्यातारस्त्रिविधास्तस्मासेषां ध्यानान्यपि श्रिधा । तत्त्वानु 
रामसेन का समय मुख्तार श्री जुगल किशोर जी ने १० वी शताब्दी का चतुर्थचथरण निश्चित किया है। 
झत. शुभचन्द्र उनके बाद के विद्वान है । 
योगसार के कर्ता झ्रमित गति प्रथम, जो झ्राचार्य नेमिपेण के शिष्य थे। उत्तके योगसार के नो वे अधिकार 
का एक पद्य शानार्णव के ३६ वे प्रकरण के ४३ वे पद्म के बाद उक्त च रूप से पया जाता है -- 
पेन येन हि भावेन युज्यते यंत्रवाहक, । 
नेक 2 कक याति विश्वरूपो सणियंथा ॥| ३६ शपताणंव 
का न ये'मेब भावेन युज्यते यंत्रवाहक. । 
। तन्मयस्तन्न तन्नापि विध्यरुपो सणियंयां। 
योगसार ६-५१ 
अमितगति प्रथम के योगसार का यह पद्म हेमचन्द्र के योग शास्त्र मे भी ज्यों के त्यो रूप मे पाया जाता 
है | यह ज्ञानाणंव में उक्त व रूप में दिया है। किन्तु योग शास्त्र मे वह मूल में शामिल कर लिया गया है। इसी 
तरह ज्ञानाएंव का यह पद्य-सोध्य समरसी भावस्तदेकी करण मत। श्रात्मा यदपृथक्वेन लोयते परमात्मनि॥ 
योग शास्त्र में पाया जाता है। इसका पूर्वार्ध- तत्त्वा नुशासन १३७ में पाया जाता है। चू कि ज्ञानार्णव का मूल पद्य 
है, वह तत्त्वानुशासन के साहित्यिक झनुसरण एव प्रभाव से परिलक्षित है । 
अमितगति द्वितीय ने प्रपना सुभाषितरत्न सन्दोह वि० स० १०५० पग्लौर सस्कृत पत्र सग्रह १०७३ में बना- 
कर समाप्त किया है। इनसे दो पीढी पूर्व श्रमितगति प्रथम हु ए है, जिनका समय ११ वी शताब्दी का प्रथम चरण 
हैं। इससे स्पष्ट है कि ज्ञानाणंव के कर्ता शुभचन्द्र का समय स० ११२५ से ११३० के मध्यवर्ती है। अर्थात्‌ वे विक्रम 
की १२ थी शताब्दी के प्रथम चरण झ्रौर ईसा की ११ वी शताब्दी के भ्न्तिम चरण के विद्वान थे । 
नियमसार की पशञ्मप्रमभलधारी देव की वृत्ति मे पृष्ठ ७२ पर ज्ञानाणंव के ४२ वे प्रकरण का चौथा पद्य 
उद्धत है, जो शुक्लध्यान के स्वरूप का निर्देशक है :-- 
निष्क्रिय करणातीत॑ ध्यानधारणवर्जितम्‌ । 
झन्तर्मूंखस च यस्चिस तरछकलमिति पठयते ॥४ 
पद्म प्रभभलघारि देव का स्वगंवास शक स० ११०७ सन्‌ ११८५ के २४ फरवरी सोमवार के दिन हुआा 
है। नियमसार की वृत्ति उससे पूर्व बन ३ थी। नियमसार की यह वृत्ति सन्‌ ११८४ से पूर्व बनी है यदि उसका 
समय शक स० ११०० मान लिया जाय तो सन्‌ ११७५ मे ज्ञातार्णव उनके सामने था। ज्ञानाणंव को रचना के बाद 
कम से कम १५-२० वर्ष उसके प्रचार-प्रसार मे भी लगे है। ऐसी स्थिति में शुभचन्द्र के समय की उत्तरावधि पद्चप्रभ 
मलधारि देव का समय है। 
यद्यपि १३ वी शताब्दी के विद्वान १० ध्राशाधर जी ने स० ११८४ से पूर्व निभित इष्टोपदेश की टीका में 
शनाणंव के पद्य उक्त च रूप से उद्धृत किये हैं। भौर मूलाराधना (भगवती श्रा० की टीका) में गाथा १८८७ की 
टीका में ४२ थे प्रकरण के ४३ वे पद्य से लेकर ५१ तक के पद्य उक्त च ज्ञानार्णव' विस्तेरण' वाक्य के साथ उद्धत 


ग्वारहवीं जौर बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य 8०५४ 


किये हैं, इससे इतना तो स्पष्ट है कि ईसा को १९वीं और वि० को १३वीं शताढदी में ज्ञानाणंव का खूब प्रचार हो 
गया था । 
हेमचन्द्राचार्य ने ग्रपना योग शास्त्र स० १२०७ में बनाया है। उससे पूर्व नहीं। जब कि ज्ञानार्णव उससे 
बहुत पहले बन चुका था | ऐसी स्थिति में योगशास्त्र के पद्मों का ज्ञानाणंवकार द्वारा उद्धत करने का कोई प्रहन 
ही उत्पन्न नहीं होता । यद्यपि दोनो के पद्यो में बहुत कुछ साम्य है, उस साम्यता का कारण हेमचन्द्र के सामने योग 
विषयक प्रमेक ग्रन्थ बन चुके थे। वे उनके सामने थे ज्ञानाणंव भी उनमें था। हेमचन्द्र को उनसे श्रवश्य साहाथ्य 
मिला है। ज्ञानार्णव हेमचद्रके सामने रहा है। ज्ञानाणंव मे जैनेतर ग्रन्थों से योग-विषयक जो पद्म लिये गये हैं । संभव 
है वे ग्रन्थ हेमचन्द्र को भी प्राप्त हुए हों, ौर ज्ञानार्णव से हेमचन्द्र ने भी सहयोग लिया हो तो क्‍या प्राश्चर्य ? 
पाटन के भंडार में ज्ञानार्णव की एक प्रति सं० १२८४ की लिखी हुई प्रति मौजूद है। जिसे जाहिणी 
प्रायिका ने किसी शुभचन्द्र योगी को प्रदान की थी । वह प्रति भ्रन्य किसी प्रति से प्रतिलिपि की हुई है। क्योंकि शञानाणंव 
उससे पूर्व बना हुआ था । श्लौर उससे बहुत पहले प्रचार में भ्रा गया था। ऐसी स्थिति में उस प्रति को ग्रन्थ रचना के 
प्रास-पास समय की प्रति नही कहा जा सकता। झौर न उस पर से कोई निर्णय ही किया जा सकता है। हेमचन्द्र 
के ग्रन्थों पर भ्रन्‍्य साहित्यकारो के साहित्य का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित है। इससे इकार नही किया जा सकता । 
दार्शनिक ग्रन्थों में प्रमाण मीमासा के निग्नह स्थान के निरूपण और खण्डन के समूचे प्रकरण में भर भ्रनेकान्त में दिये 
प्राठ दोषों के परिहार प्रसग में प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातंण्ड का शब्दशः अनुसरण किया गया है। प्रमाण मोमासा 
के प्रायः प्रत्येक प्रकरण पर प्रमेयरत्नमाला की शब्द रचना ने श्रपनी स्पष्ट छाप लगाई है। ऐसी स्थिति में यह 
कहना किसी तरह भी शकक्‍य नही है कि हेमचन्द्र ने ज्ञानाणंव से कुछ नही लिया । 
इख्रकीति 
कुन्दकुन्दान्वय समृह मुखमंडन देशीयगण के विद्वान थे | इनकी भ्रनेक उपाधिया थी--शभ्री मदरुहच्करण, 
सरसिहभू ग, कोण्डकुन्दान्व्य समूह मुखमडन, देशीयगण कुमुदवन, को कलिपुरेन्द्र, त्रैलोक्य मल्ल, 
सदासरसिकलहंस, कविजनाचार्य, पण्डित मुखाम्बुरुह चण्डमातंण्ड स्ंशास्त्रज्ञ, कविकुमुदराज त्रैलोक्य मल्लेन्द्र 
कीतिहरि मूर्ति । इन विशेषणो से इन्द्र कीति की महत्ता का स्पष्ट बोध होता है। गगराजा दुविर्नीत द्वारा निर्मापित 
मन्दिर को इन्द्र कीति ने कुछ दान दिया था । 
यह शिलालेख कोगलि जिला वेल्लारी मैसूर का है जिसका समय शक स० €७७ सन्‌ १०५५ (वि० स० 
१११२) है। (६० ए० ५५, १६२६ पुृ० ७४, इ० म० वेल्ला० १६६) 
हे केशवनन्दि 
बलगारगण मेघनन्दि भट्टारक के शिष्य थे। उस समय समस्त भुवनाश्रय, श्री पृथ्वी वललभ, महा- 
राजाधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक श्ौर सत्याश्रय कुल तिलक श्रादि अनेक उपाधियों के धारक त्रेलोक्यमल्ल 
के प्रवर्धमान राज्य में बनवासीपुर में महामण्डलेश्बर चामुण्डरायरस वनवासी १२००० पर शासन कर रहा था, 
तब बलिलगावे राजधानी में शक सं० ६७० (सन्‌ १०४८) सर्वधारी सम्वतसर ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदश्ी भ्रादित्य- 
बार के दिन प्रष्टोपवासि भट्ठगा रक को वसदि में पूजा करने के लिये, 'भेरुण्ड' दण्ड (माप) जिड्डु लिगे-सत्तर मे प्राप्त 
धान (चावल) के क्षेत्र का दान केशवनन्दि को दिया। “जैन लेख सं ०भा० २ पृ० २२१ 
. कलचन्मुति 
मूलसंघान्वय क्राणूरगण के परमानन्द सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। भुवनेकमल्ल के सुपुत्र ने जिस 
समय उनका राज्य प्रवर्धेभान था। भ्रोर जो बंकापुर में निवास करते थे श्लौर उन पादपश्मोपजीवी चालुक्य 
पेम्माडे भुवनेक वीर उदयादित्य शासन कर रहे थे । कि ५ बनेक मल्ल ने शान्ति नाथ मन्दिर के लिये उक्त कुलचन्द्र 
मुनि को नागर खण्ड में भूमिदान दिया । चूंकि यह शिनज्ञालेख शक सं० ६६६ सन्‌ १०७४ (वि० स० ११३१) का 
है | भ्रतः उक्त मुनि ईसा की ११वीं झौर विक्रम की १२वों शताब्दी के पूर्वार्ध के विद्वान है ।* 


१. जेन लेख सं? भा० ३ पृ० २६४-६५। 


३०६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भाग २ 


कोतिवर्मा 
यह मुनि देवचन्द का शिष्य था। यह देव चन्द सभवत. वह है जो राघवपाण्डवीय काव्य के कर्ता 


श्रुतकीति त्रैविद्य देव के सम सामयिक थे (श्रव० लेख ; न० ४०)। यह चालुक्य वशीय (सोलकी) त्रैलोक्य मल्‍ल 
का पुत्र था, इसने सन्‌ १०४४ से १०६८ तक राज्य किया है | इसके चार पुत्र थे, जय[सह, विष्णु वद्धंन, विजयादित्य 
और कीतिवर्मा। इनकी माता का नाम केतलदेवी था, जो जैन धर्म निष्ठा थी, वह जिन भवित से ओत-प्रोत थी, 
उसने भक्तिवश सेकडो जिन मन्दिर बनवाए थे। तथा जैनधर्म की प्रभावना के अनेक कार्य किये थे । उसके बनवाए 
हुए जिम मन्दिरों के खण्डहर झौर उनमे प्राप्त शिलालेख उसकी काति का स्मरण कराते है। कीर्तिवर्मा के ग्रन्थों में 
से इस समय केवल एक ही 'गोव॑द्य' नाम का ग्रन्थ प्राप्त है, जिसमे पजआ के विविध रोगों ग्रोर उनकी चिकित्सा 
का वर्णन है। इस ग्रन्थ के एक पद्य में कवि ने अपने श्रापको कीतिचन्द्र, वरिक रिहरिकन्दपंमूर्ति, सम्यक्त्व रत्नाकर, 
बुधभव्य बान्धव, कविताब्धिचन्द्र और कीतिविलास झादि विशेषणों गे उल्तेखित किया है 'वैरिकरिहरि' विशेषण 
से ज्ञात होता है कि वह एक वीर योद्धा था । 
मुनि पर्मासह 
इन्होने ग्रपना कोई परिचय नहीं दिया। किन्तु अपने ग्रन्थ 'णाणसार' (ज्ञानसार) को अन्तिम गाथा 
में बताया है कि अपने मन के प्रतिबोधनाथ और परमात्म स्वरूप की भावना के निर्मित्त श्रावणशुक्ला नवमी 
बि० स० १०८६ सन्‌ १०२६ में अ्बक नगर (अ्रवड नगर) में ग्रन्थ की रचना की है! । ह 
ग्रन्थ की गाथा सख्या ६३ है और उसे ७४ इलोक परिमाण बतलाया गया है" । ग्रन्थ में ध्यान विषय का 
कितना ही उपयोगी वर्णन है। ३६ वी गाथा में बतलाया हे कि जिस प्रकार पापाण में सुवर्ण और काप्ठ में अग्नि 
दोनो बिना प्रयोग के दिखाई नही पड़ते उसी प्रकार ध्यान के बिता आत्मा का दर्शन नहीं होता ओर इससे ध्यान 
का भहात्म्य, एवं लुद्णु स्पष्ट जान पडता है। ग्रन्थ स्वपर-सम्वोधक है । ७ वे पद्च में बतलाया है कि जिस तरह 
दाढ़ और नखरहित सिंह गजेन्द्रों का हुनन करने में समर्थ नहीं होता । उसी तरह ध्यान के बिना योगी कर्म के क्षपण 
में समर्थ नही होता | अत. कर्मवन को दग्ध करने के पा ध्यान की अत्यन्त आवश्यकता है, ध्यान एकान्त स्थान में 
हो सभव है, मन की चचलता ध्यान में बाधक हे । मुनि पद्मसिह विक्रम की ११ वी शताब्दी क ब्रिद्वान है । 
पद्मनन्दि मलधारि 
मूलसघ, देशीयगण, पुस्तगच्छ श्लौर कौण्डकुन्दान्वय के विद्वान थे। उन्हेंने पाश्वनाथ की मूर्ति की 
स्थापना की थो । सन्‌ १०८७ मे जब चालुक्य सम्राट त्रिमुवनमल्ल वल्याण से राज्य कर रहे 4। उस समय 
चालुक्य विक्रम व प्रभव सवत्सर की पृष्य अ्रमावस्या रविवार को उत्तरायण सक्रान्ति क अवसर पर पुण्ड्र 
के महामण्डलेश्वर अत्तरस ने तिकप्प दण्ड नायक को पाश्वंनाथ की पूजा क लिये भूमि,उद्यान और कुछ अन्य आय के 
साधनों का दान दिया था। अत' पश्चनन्दि मलधारि का समय सन्‌ १०८७ (वि० स० ११५४४) 3 ।* 
चन्द्रप्रभाचायं--शक स० ६६५ सन्‌ १०७२ के एक स्तम्भ लेख में भाद्रपद क्रृष्णा ८ शनिवार के दिन 
चन्द्रप्रभावाय के स्वर्गवास का वर्णन है । “जैन लेख स० भा० ५ पृ० ३२ 
भ्रुतकीति--कुन्दकुन्दान्वय देशीगण के विद्वान आचार्य श्री कीर्ति के शिष्य थे। यह श्रपने समय के बड़े 
विद्वान, शास्त्रार्थ विचारज्ञ, व्याख्यातृत्व, झर कवित्वादि गुणों मे प्रसिद्ध थे । इनकी कीति जगत्वय मे व्याप्त थी | 

















जि जी 3+---+-+>+«--...0त.0........... 


१. शियमण पडटिवोहत्थ प्रमसरुवस्स भावरा ग्गमित । 
सिरि पउमसिह मृणिशणा शिम्मविय णाणसारमिण ।।६१ 
सिरिविक्‌कमस्स काले दशसम छासो जुयमि वहमारों । 
सावण सिय णबमीए अवय शायरम्मि कयमेय ॥ ६२ 

२ परिमाण च सिलोमा चउह॒त्तरि हुति णाणसारस्म । 
गाहारशां च तिसद्वी सुललिय बंधेश रहयाण ॥६३ 

३. रि० इ० ए० १६६०-६१ जैनलेख स० भा० ५ पृ० ३४ 


ग्थारसबी और बारहवी शताब्दी के विद्वान, ओर प्राचार्य ३०७ 


वे सर्वेज्शासन रूपी आकाश के शरत्कालीन पूर्णमासी के चन्द्रमा थे । प्लोर वे तत्कालीन गांगेव और भोज देवादि 
समस्त नृप पु गंवा से पूजित थे । इनसे गंगेय देव तो कलचूरि नरेक्ष ज्ञात होते है जो कोक्‍्कल (द्वितीय) के पश्चात 
सन्‌ १०१६ के लगभग सिहासनारूढ हुए | और सन्‌ १०३८ तक राज्य करते रहे है भौर भोज देव वही धारा के 
परमराबंशी राजा है, जिन्होंने सन्‌ १००० से सन्‌ १०५५ (वि० स० १११२) तक मालवा का राज्य किया है। ओर 
जिनका गुजरात के सोलकी राजाओ से अनेक बार संघर्ष हुआ । इससे श्रुतकीति का समय सन्‌ १०८० से १०६५ 
तक हो सकता है ।' 


कवि धनपाल 


कवि धतपाल 'धर्कंट वश' नामक वैद्य कुल में उत्पन्न हुआ था। इसके पिता का नाम माएसर और माता 

का नाम धनसिरि (धनश्री) देवी था” । प्रस्तुत धकंट या धक्‍्कड वश प्राचीन हे । यह वश १०वी शताब्दी से १३वीं 
शताब्दी तक बहुत प्रसिद्ध रहा है। झ्रौर इस वश में अनेक प्रतिष्ठित श्री सम्पन्न पुरुष और अनेक कवि हुए हैं । 
भविष्य दत्त कथा का कर्ता प्रस्तुत धनपाल पावन वश्ञ में उत्पन्न हुआ था। जिसका समय १०वीं शताब्दी है । धर्म 
परीक्षा (स० १०४४) के कर्ता हरिपेण इसी वश मे उप्पन्न हुए थे। जम्वूस्वामी चरित्र के कर्ता वीर कवि (स० १०७६) 
के समय मालव देश भे धक्कडवश के मघ्‌मूदन के पुत्र तबखडु श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है जिनकी प्रेरणा से जम्बू 
स्वामी चरित्र रचा गया है? । सं० १२८७ के देलवाडा के तेजपाल वाले शिला लेख मे 'धर्कट' जाति का उल्लेख है। 
इससे इस वंश की महत्ता ओर प्रसिद्धि का सहज ही बोध हो जाता है। धनपाल अ्पश्रश भाषा क॑ प्रच्छे कवि थे 
प्लौर उन्हे सरस्वति का वर प्राप्त था जैसा कि कवि' के निम्न वाक्यां से--चितिय धणवालि वणिवरेण, सरसइ 
बहुलद्ध महावरेण ।“- प्रकट है। कविका सम्प्रदाय दिगम्बर था। यह उनक-- भजि बिजेश पिंदबरि लायउ ।' 
(संघि ५-२०) के वाक्य से प्रकट है । इतना ही नही किन्तु उन्हाने १६वे स्वर्ग के रूप में भ्रच्युत स्वर्ग का नामों- 
ल्‍्लेख किया है। यह दिगम्बर मान्यता है। आचार्य बुन्दकुन्द की मान्यतानुसार सल्लेखना को चतुर्थ शिक्षाश्रत 
स्वीक/र किया है” । कवि के अष्ट मूल गुणों का कथन १०वीं शताब्दी के झाचाय अ्रमृतचन्द्र के पुरुषार्थ सिद्धथ पाय 
के निम्नपद्य से प्रभावित है -- 

भद्य सांस क्षोद्रं पञ्चोदुम्घर फलानि धत्नेन । 

हिसा व्युपरति कार्म मोक्‍्तव्यानि प्रथममेव ।॥(३--६१) 

'महु मज्ज मंसु पंचुवराइ, खज्जंति ण जम्मंतर सयाइ |॥। 
- विद्व|नूसमस्तशास्तांबिचारचुरानन । 
शिरश्चन्द्र कयाकार कीतिव्याप्त जगन्नय, ॥१३ 
व्याख्यातृरब-कवित्वादि-गुराहसै क मानस' । 








; 
नाच 


सर्वेज्षश।सनाकाह शरत्पावंण चर्द्रमा ॥१४ 

गागेय भोजदेवादि समस्त नपपुज्ूव' । 

पूजितोत्कृष्टपादार विन्दों विध्वस्तकतल्मघ ॥१४ ---श्रीचन्द्र कथाकोष प्रशस्ति-जैनग्र थ--पशस्ति स० भा० २ पृ०७ 

धककड़ वश्िबंसि माएसर हो समुब्भविणा । 

धरणमिरि देवि सुएण विर्‌इउठ सरसह संभविण ॥ (अन्तिम प्रशस्ति) 

३ अह मालवम्मि धण-कण दरसी, नथरी नासेश सिंधु-वरिसी । 
तहिं घक्कड़-वग्गें वश तिलड, महसूयणा णंदणु गुशणिलड ।॥ 
गामेण सेट्टि तक्खडु बलई, जस पडहु जासु तिहुयरिषि रसई॥ (जब ० प्रशस्ति) 

४ मद्य मास मजुत्यागे सहोदुम्भर पझ्चके । अध्टाबेले गृहस्थानामुक्ता मूलगुणा. श्रुती || --(उपासका० २१, २७०) 
महू मज्जुनस विरई चत्ता ये पुण उबराण पतच्रण्ह । अट्ठेदे मूलगुणाहव॑ति फुड, देसविर्यम्मि | (--गा० ३५६) 
तत्रादी श्रट्धज्जेनी माज्ा हिसामपासितुम्‌ । मद्य मास-मघु त्युज्मेत्‌ पत्रक्षीरी फलानि क्र ॥ --सा० २--२ 


जे 


३०८ जैन धर्म का प्रावीत इतिहास--भाग २ 


झाचाये प्रमुंतचन्द्र की इस मान्यता को उत्तरवर्ती विद्वान भ्राचार्यों ने (सोंमदेव, देवसेन, प० झाशाघर ने ) 
अपने ग्रन्थों में श्रपताया है। इन सब प्रमाणों से ज्ञात होता है कि कवि धनपाल दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्वान थे । 


भविष्यदत्त कथा 

प्रस्तुत कथा अपभ्र द्ञ भाषा की रचना है। प्रस्तुत कृति में ३४८४ कडवक है। जिनमे श्रुत पत्रमी के ब्रत 
का महात्म्य बतलाते हुए उनके अनुष्ठान करने का निर्देश किया गया है। साथ ही भविष्यदत्त श्रौर कमलश्रो के 
चरित्र-चित्रण द्वारा उसे झौर भी स्पष्ट किया गया है। ग्रन्थ का कथा भाग तीन भागों में बाठा जा सकता है| 
चरित्र घटना बाहुलल होते हुए भी कथानक सुन्दर वन पड़ हे । उनमे साधु-प्रसाधु जीवन वाले व्यक्तियो का परिचय 
स्वाभाविक बन पड़ा है। कथानक में ग्रलौकिक घटनाओं का सर्मीकरण हुआ॥्ना है. परन्तु वस्तु वर्णन मे कवि के हृदय ने 
साथ दिया है। भ्रतएवं नगर, देशादिक शरीर प्राकृतिक वर्णन सरस हो सके है। ग्रन्थ मे रस झौर भ्रलकारो के पुट ने 
उसे सुन्दर श्र सरस बना दिया है। ग्रन्थ में जहा श्र गार, वीर और शान्तरस का वर्णन है वहाँ उपमा, उताक्षा, 
स्वभावो क्ति प्लौर विरोधाभास भ्रादि अ्रलकारो का प्रयोग भी दिखाई देता है। भाषा में लोकोक्तिया झौर वाग्धाराशध्रो 
का प्रयोग भी मिलता है । 

यथा--कि घिउ होइ विरोलिए पाणिए- पानी के विलौने से क्या घी हो सकता है । 

झण इच्छियइहोति जिय दुक्लइ सहसा परिणबति तिहु सोक्खइ-- 
(३-१०-८ ) जैसे यट्टच्छया दुख प्रात है वेसे ही सहसा सुख भी झा जाते है । 
जोवग्वण वियारसव॒त्ष पसरि सो सूरठ सो पड़ियड । 
चल सम्मण वयणुल्लावएहिं जो परतियहि न खडियउ। . (३--१८ -&) 

वही घूर वीर है भ्रोर वही पडित है, जो यावन के विषय-विकारों के बढ़ने पर स्त्रियों के चचल 

कामोह्दीपक वचनो से प्रभावित नही होता । 
जहां जेणदत्त तहातेण पत्त इम सुच्चए सिट्ठ लोएण बुत्त । 
सुपायन्तवा कोहवा जत्त साली कह सो नरो पावए तत्थसाली । 

जो जैसा देता हैं, बैसा ही पाता है । यह शिष्ट लोगो ने सच कहा है। जो माली कोदों वोबेगा वह शाली 
कहां से प्राप्त कर सकता है 

इन सुभाषतों श्रौर लोकोक्तियों से ग्रन्थ और भी सरस बन गया है । 

ग्रन्थ का कथा भाग तीन भागों में बाटा जा सकता है । यथा-- 

९. व्यापारी पुत्र भविष्यदत्त की सपत्ति का वर्णन, भविष्यदत्त, अपने सौतेले भाई बन्धुदत्त से दो बार 

धोखा खाकर अनेक कष्ट सहता है, किन्तु प्रन्त मे उसे सफलता मिलती है । 
२ कुरूराज भौर तक्षशिला नरेशों में युद्ध होता है, भविष्य दत्त उसमे प्रमुख भाग लेता है, और उसमें 
विजयी होता है। 

३ भविष्यदत्त तथा उसके साथियों का पूर्व जन्म वर्णन । 
कथा का संक्षिप्त सार 

भरत क्षेत्र के कुरुजागल देश मे गजपुर नाम का एक सुन्दर और समृद्ध नगर था। उस नगर का शासक 
भूपाल नाम का राजा था। उसी नगर में धनपाल नाम का नगर सेठ रहता था। बह अपने गुणो के कारण लोक 
में प्रसिद्ध था। उसका विवाह हरिबल नाम के सेठ की सुन्दर पुत्री कमलश्री से हुआ था। वह अत्यन्त रूपवती 
कौर गुणवती थी। बहुत दिनो तक उसके कोई सनन्‍्तान न हुई, श्रतएवं वह चिन्तित रहती थी | एक दिन उसने 
प्रपनी चिन्धा का कारण मुनिवर से निवेदन किया । मुनिवर ने उत्तर मे कहा, तेरे कुछ दिनों में विनयी, पराक्रमी 
झौर गृणवान पुत्र होगा । शोर कुछ समय बाद उसके भविष्यदत्त नाम का पुत्र हुआ । वह पढ़ लिखकर सब कलाश्रो 
में निष्णात हो गया । 

घनपाल सुरूपा नाम की पुत्री से प्रपना दूसरा विवाह कर लेता है। उसके बन्धुदन्त नाम का पुत्र हुआ | 


गयारहबीं और बारहवों दताब्दी के विद्वान, और आवाय॑े ३०४ 


जब बह युवा हुआ तब बहुत उत्पाद मचाने लगा। नगर के सेठो ने मिलकर विचार किया कि यह युवतियों से छेड़ 
खानी करता है, प्रतः उसे कंचनपुर जाने के लिए तंयार करना चाहिए। मन्‍्त्रीजन व्यवसाय के निमित्त बन्धुदस को 
भेजने के लिये तैयार हो गये । झौर बन्धृ दत्त को अपने साथियों के साथ कचनद्वीप जाते हुए देखकर भविष्यदत्त भी 
प्रपनी माता के बार-बार रोके जाने पर भी उनके साथ हो लिया । जब सरूपा को पता चला तो बन्धुदस को शिखा 
कर कहा कि तुम भविष्यदत्त को किसी तरह समुद्र में छोड़ देना | जिससे बन्धु-बान्धवों से उसका मिलाप न हो 
सके | परन्तु भविष्यदत्त की माता उसे उपदेश देती हुई कि परधन प्लौर परनारी को स्पशे न करने की शिक्षा 
देती है। पांचसो वणिकों के साथ दोनो भाई जहाज में बेठकर चले | कई द्वीपान्तरों को पारकर उनका 
जहाज मदनाग द्वीपके समुद्र तट पर जा लगा | प्रमुख लोग जहाज से उतर कर मदनाग पर्वत की शोभा देखने लगे । 
बन्धुदतत धोखे से भविष्यदत्त को वही एक जगल में छोडकर अपने साथियो के सःथ-साथ श्रागे चला जाता है। 
बेचारा भविष्यदत्त इधर-उधर भटकता हुआ उजड़े हुए एक समृद्ध नगर में पहुँचता है। श्र वहा के जिनमन्दिर 
में चन्द्रप्रभ जिनकी पूजा करता है। उसी उजडे नगर मे वहू एक सुन्दर युवती को देखता है। उसी से भविष्यदत्त 
को पता चलता है कि वह समृद्ध नगर श्रसुरो द्वारा उजाड़ा गया है। कुछ समय बाद वह श्रसुर वहा झ्ाता है झौर 
भविष्यदत्त का उस सुन्दरी से विवाह कर देता है। 

इधर पुत्र के चिरकाल तक न लौटने से कमल श्री सुब्रता नामकी आयथिका से उसके कल्याणार्थ श्रुतपचमी 
व्रत' का भ्रनुष्ठान करती है। उधर भविष्यदत्त भी मा का स्मरण होने से सपत्नीक और प्रचुर सम्पत्ति के साथ 
घर लौटता है। लौटते हुए उनकी बन्धुदत्त से भेट हो जाती है, जो अपने साथियों के साथ यात्रा में प्रसफल हो 
विपत्ति दशा में था। भविष्यदत्त उनका सहर्ष स्वागत करता है, किन्तु बन्धुदत्त को धोखे से वहो छोड़कर उसकी पत्नी 
झोर प्रभूत धन राशिलेकर साथियो के साथ नौका में सवार हो वहा से चल देता है | मार्ग में उनकी नौका पुनः पथ 
अष्ट हो जाती है । और वे जैसे तैसे गजपुर पहुँचते है। घर पहुचकर बन्घुदत्त भविष्यदत्त की पत्नी को झपनी 
भावी पत्नी घोषित करता है उनका विवाह निश्चित हो जाता है। कमलश्नी लोगों से भविष्यदत्त के विषय में 
पूछती है, परन्तु कोई उसे स्पष्ट नही बतलाता । कमलश्री मुनिराज से पुत्र के सम्बन्ध में पूछती है। मुनिराज ने 
कहा तुम्हारा पुत्र जीवित है, वह यहा श्राकर भ्राधा राज्य प्राप्त करेगा । एक महीने बाद भविष्यदत्त भी एक 
यक्ष की सहायता से गजपुर पहुंचता है। और भपनी माता से सब वृत्तान्त कक है, माता को वह नागमुद्रिका 
देकर उसे भवत्रिष्यानुरूपा के पास भेजता है। तथा स्वयं अनेक प्रकार के र॒त्नादि लेकर राजा के पास जाता है, भौर 
उन्हे राजा को भेट करता है। भविष्यदन्त राजा को सब वृत्तान्त सुनाता है, परिजनों के साथ वह राजसभा में 
जाता है और बन्धुदत्त के विवाह पर श्रापत्ति प्रकट करता है। राजा घनवइ का बुलाता है। भौर बन्धुदतत का 
रहस्य खुलने पर राजा क्रोधवश दोनो को कारावास का दण्ड देता है। पर भविष्यदत्त धनवइ को छूड़वा दंता है । 
राजा जय लक्ष्मी श्रौर चन्रलेखा नाम की दो दासिय्रों को भविष्यानुरूपा के पास भेजता है वे जा कर भविष्यानुरूपा 
से कहती हैं । राजा ने भविष्यदत्त को देश से निकालने का आदेश दिया है और बन्धुदत्त को सम्मान । श्रतः ग्रब 
तुम बन्धुदत्त के साथ रहो । किन्तु वह भविष्यदत्त में श्रपनी भ्रनुरक्ति प्रकट करती है। धनवइ नव दम्पति को 
लेकर घर झाता है। कमल श्री ब्रत का उद्यापन करती है, वह जैन सघ को जेवनार देती है, वह पिता के घर जाने 
को तैयार होती है। पर कचन माला दासी के कहने पर सेठ कमलश्री से क्षमा मागता है। राजा सुमित्रा के साथ 
भविष्यदत्त का विवाह करने का प्रस्ताव करता है । 

कुछ समय के बाद पांचाल नरेश चित्राग का दूत राजा भूपाल के पास शक्राता है, श्लीर कर तथा अपनी 
कन्या सुमित्रा को देने का प्रस्ताव करता है । राजा असमन्जस मे पड़ जाता है, भविष्यदत्त युद्ध के लिये तैयार 
होता है। और साहस तथा धैय के साथ पांचाल नरेश को बन्दी बना लेता है, राजा सुमित्रा का विव।ह भविष्यदत्त 
के साथ करता है ग्रौर राज्य भी सौप देता है । 

कुछ दिनों बाद भविष्यानुरूपा के दोहला उत्पन्न होता है भौर वह॒ तिलक द्वोप जाने की इच्छा करती है, 
भविष्यदत्त सपरिवार विमान में बेठ कर तिलक द्वीप पहुचता है श्रौर वहा जिनमन्दिर में चन्द्रप्रभ जिनको 
सोत्साह पुजन करता है झौर चारण मुनि के दर्शन कर श्रावक धर्म का स्वरूप सुनता है। अपने मित्र मनोवेग के 


३६१० जेंत धर्म का प्राचीन इतिहांस-- भाग २ 


पूर्व भव की कथा पूछता है, और सभी सकुशल गजपुर लौट झाते है । भविष्यदत्त बहुत दिनो तक राज्य करता है 
भविधष्यानुरूपा के चार पुत्र उत्पन्त होते है--सुप्र मे, कतकप्रभ, सुयपत्रभ ओर सामप्रभ, तथा तारा सुतारा नाम की दो 
पुत्रया उत्पन्न होतो है । सुमित्रा से धरणेन्ध नाम का पुत्र और तारा नाम की पुत्रा उत्पन्न होती है । 

कुछ समय बाद विमल बुद्धि मुनिराज गजपुर आते हे । भविष्यदत्त सपरिवार उनको वन्दता के लिए 
जाता है, भ्रौर उनसे अपने पूवेभव जानकर देह भागों से विरक्‍त हा, सुप्रभ को राज्य दंकर दाक्षा ले लेता है। भ्रौर 
तपश्चरण द्वारा वैमानिक देव होता है आर अन्त में मुक्ति का पात्र बनता है । 


रखता काल 


कवि धनपाल ने भविष्यदत्त कथा मे रचना काल नहों दिया, झौर न अपनी गुरु परम्परा ही दी है। इसप्ते 
रखना काल के निर्णय करते मे बड़ा कठिनाई हो रही है । ग्रन्थ को सबसे प्रावोन प्रतिलिपि स० १३६३ की उप- 
लब्घ है, जैसा कि लिपि प्रशस्ति को निम्न पतियों से प्रकट है -- 

संबच्छरे श्रक्किरा विककमेणं, श्रही एहि तेशाबवरादि तेरहसएण । 
वरिस्सेय पूससेण सेय म्मि पक्ले: तिही वारसी सोभि रोहिणी रिक्‍्खे। 
सुहज्जोइसय रगओनो बुद्ध पत्तो इमो सुन्दरों सत्थु सुहदिणि ससत्तो ॥' 

यह शास्त्र सुमम्बतसर विक्रम तेरहसा। तेरानते में पोष मास शुक्‍ल पक्ष द्वादशा सोमवार के दिन रोहिणी 
नक्षत्र में शुभ घड्दी शुभ दिन गे लिख कर समाप्त हुआ। उस समय दिल्‍्लों में मुहम्मदशाह विन तुगलक का राज्य 
था। इस ग्रन्थ प्रतिको लिखाकर देने वाते दिल्ली निवरासा हिमयाल ऊे पृत्र बाधू साह थे। जिन्होंने अ्रपनी कीति के 
लिये अन्य अनेक शास्त्र उपशास्त्र लिखवाए थे । यह मवष्यद्त कथा उन्हाते अवते लिये लिखबाई |" इससे यह 
ग्रन्थ स० १३६३ (सन्‌ १३३६ ई०) से बाद का नदी है| सकता, किन्तु उससे पूर्व रचा गया है । 

डा० देवेन्द्र कुमार ने भूल से इस लिपि प्रणस्ति को जो श्रग्रवाल वश्शी साहु वाधू ने लिखवाई थी। मूल- 
ग्रथ कर्ता घनवाल की प्रशस्ति समझकर उसका रचना काल स० १३९३ (सन्‌ १३३६ ई०) निर्दिचय कर दिया । 
यह एक महान्‌ भूल है, जिसे उन्होंने सुधारने का प्रयत्त नहीं कया । 

जबकि डा० हर्मन जैकोबी ने इस ग्रथ का रचना काल दणशवी शताब्दी से पूर्व माना जा सकता लिखा है, 
श्री दलाल और गुणेनें भविसयत्त कहा की भूमिका में बतलाया है कि धनपाल को भविसयत्त कहा कि भाषा 
हेमचन्द से अधिक प्राचीन हे '” इससे स्पष्ट हे कि यह ग्रन्थ वि० १२ वी शताददी से पूर्व की रचना है। फिर भी 
डा० देवेन्द्र कुमार ने विक्रम स० १२३० में रची जाने वाली विव॒ध श्रीध्रर की भविसयत्त कहा से तुलना कर घनवाल 
की कथा को श्रर्वांचीन बतलाने का दुस्साहस क्रिया हैं। जवकि रवयं उसके भाषा साहित्य को शिथिल घटिया दर्जे 
का माना है, और लिखा है कि--इन वर्णनो का देखते पर रपष्ट हो जाता है कि काव्य कतित्व शक्ति से भरपूर 
है । पर कल्पनात्मक, बिस्‍्ब्रार्थ योजना और अलंकरणता तथा सान्‍न्दर्यानुभृति की जो भलक हमें धतपाल की भविष्य- 
दत्त कथा में लक्षित होती है, वह इस काव्य (विवध श्रीधर की कथा ) में नहीं है ।-- 

“विवुध श्रीधरकी भावष्यदत्त कथा की भाषा चलती हुई प्रसाद गुण युक्‍त है ।” (देखो भविसयत्तं कहा 
तथा अपभ्र श कथा काव्य पृ० १५८) जबकि धनपाल को भविसयत्त कहा की भाषा प्रौढ, अलकरण झौर बिम्बार्थ 
योजना झादि को लिये हुए है । भाषा प्राजल शोर प्रसाद गुण से युक्त है। 

. कवि धनपाल ने ग्रन्थ में अप्ट मूल गुणों को बतलाते हुए मद्य मास श्रोर मधु के साथ पच उदबर फलोके 

त्याग को श्रष्ट मूल युग बतलाया है । यथा--महुमज्जु मसु पचुबराइ खज्जति ण जम्मतरसयाइ । 
हल िरिर है (भविसयत्त कहा १६-८) 
दशवी शताव्द से पूर्व अष्टमूल गुणों मे पच उदम्बर फलों क। त्याग शामिल नही था, किन्तु पचाणुक्षत 





हा अत जन >&>>>+>ऊ+-. “3. 


१ इहत्ते परत्ते सुहायार हेड, तिणों लिहिय सुअपचमी णियह हेठ । अतकाल्त वर्ष २९ किरण १ 
२ श्री दलाल और गुसे द्वारा सम्पादित गायकवाड आस्यन्टल सीरीज ग्र थाक न० २०, १६२३ ई० में प्रकाशित । 





ग्यारहवी और बारह॒वी शताब्दी के विद्वान, और आंचाये ३११ 


के साथ तीन मकार का त्याग परिगणित था, जैसा कि आचाय॑ समस्तभद्र के निम्न पद्म से प्रकट है .-- 
मद्य मांस मधुत्याग: सहाणुत्रतपझचकम्‌ । 
प्रष्टो मूलगुणानाहुग हिणां श्रमसपोत्तमा: ।। 
-( रत्न करण्ड श्रावकाचा र--४-६६) 
प्राचार्य जिनसेन के बाद श्रष्टमूल गुणों में पाच भ्रणुश्षतो के स्थान पर पच उदम्बर फलों के त्याग को 
शामिल किया गया है | दशवी शताब्दी के भ्रमृतचन्द्राचायं के पुरुषार्थ सिद्धचुपाय के निम्न पद्च में प्रप्टमूल गुणों 
में पच्त उदम्बर फलो का त्याग बतलाया है “-- 
मद्य मांस क्षोद्रं पन्‍्चोदुम्बर फलामि यत्नेन । 
हिसा व्यूपरतिकाममोक्तिवब्यानि प्रथम सेव ॥। | 
-“परुषार्थसिद्धध पाय ३-६१ 
सोमदेवाचार्य (१०१६) के उपासकाध्ययन में अष्टमूल गुणों में तीन मकारो (मद्य मास मधु) के त्याग के 
साथ पत्र उदम्बर फलो का त्याग भी बतलाया' है श्ौर इनके उर रवर्ती विद्वान्‌ श्रमितगति देवसेन पद्मनन्दि श्राशाधर 
प्रादि ने भी स्वीकृत किया है। कवि धनपाल ने आचार्य अमृत चन्द से प्रप्टमूल गुणों को ग्रहण किया है यदि यह्‌ 
मान लिया जाय तो घनपाल का समय दशवो शताब्दो का अन्तिम चरण अबबा ग्यारहवी शताब्दी प्रथम चरण हो 
सकता है। वे उसके बाद के ग्रन्थकार नही है। 
जयसेन 
यह लाड बागड़ संघ के पूर्णचन्द्र थ। शास्त्र समुद्र के पारगामो श्रौर तप के निवास थे। तथा स्त्रा को 
कला रूपी बाणों से नहीं भिदे थे-पूर्ण ब्रह्मचर्य से प्रतिष्ठित थे । जैसा कि महासेनाचार्य के निम्न पद्म से प्रकट है. 
थ्री लाट्‌ वर्गटनभस्तलपु्णचन्त्र , झारत्रार्णवान्तग सुधीस्तपसा निवास: । 
कानन्‍ता कलावपि न यस्य शरेविभिन्न, स्वान्त बभूब स मुनिजयसेन नासा ।। 
इनके शिष्य गुणाकरसेन सूरि और प्रशिष्य महासेन थे । महासेन को कृति प्रद्यम्नचरित्र प्रसिद्ध है। 
महासेन मु ज द्वारा पूजित थे। मुंज का समय विक्रम की ११वीं शताब्दी का मध्यकाल है। इनके समय के दो दान 
पत्र स० १०३१ भ्रोर १०३६ के मिले है। स० १०४५० श्ौर १०५४ क॑ मध्य किसी समय तैलदेव ने म्‌ज का वध 
किया था। गुणाकर सेन श्लौर महासेन के ५० वर्ष कम कर दिये जाय तो जयमेन का समय १०वों शताब्दों हो 
सकता है । 


बाग्भट (नेमिनिर्वाणकाव्य कर्ता)--- 


वाग्भट नामके अनेक विद्वान हो गये है? । उनमे प्रस्तुत वाग्भट उनसे प्राचीन और भिन्‍त है। इन्होंने 
झ्रपना परिचय नेमिनिर्वाण' काव्य के अन्तिम पद्य में दिया है । 


०4७७ ५५५७०-०३++-- ०० -सा 8 >-न-मपकनक ८-५3 ७७५.3»-33 >-नक-न-फ->»७-००», 








१ मद्यमास मधुत्याग: सहोदुरदुम्बरपञ्चक । 
भ्रष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणा श्रुते ॥ “उपासकाध्ययन २७० पृ० १२६ 

२ भारतीय साहित्य में वास्मभठ नाम के अनेक विद्वानों के नाम मिलते है। एक “वाग्मट अप्टाग हृदय” नामक वैद्य प्रन्थ 
के कर्ता, जो सिन्धु देश के निवासी और सिंह गुप्त के पुत्र थे । जैसा कि अष्टॉग हृदय की कनडी लिप्री की अन्त प्रशस्ति के निम्न 
पद्च से प्रकट है :--यजन्मन. सुकृतिन: खलु सिन्धुदेशे य. पृत्रवन्त मकरोद भुवि सिह ग्रुष्तम । तेनोक्त मेतदुभयज्ञभिष वरेण स्थान 
समोप्तमिति *'॥१॥ (देखो, मंसूर के पण्डित पद्मराज के पुस्तकालय की कनही प्रति। ) 

दूसरे वाग्भठ नेमिनिर्वार काव्य के कर्ता जिनका परिचय ऊपर दिया गया है। तीसरे वाग्भट (इबे०) वास्मट्टालकार के 
कर्ता सोमश्रेष्ठी के पुत्र थे, और सोलकी राजा सिद्धराज जयसिंह के सम कालीन और उनके महामात्य (भत्री) थे । जय सिंह का 
काल वि० स० ११४० से ११९६ निश्चित हुआ है। गुजरातनो मध्यकालीन राजपूत इतिहास, दुर्गशकर शास्त्री बा पृ० २२५। 
चौथे बारमट नेमिकुमार के पुत्र थे, जिनका परिचय आगे दिया गया है । 


३१२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रे 


प्रहिच्छत्न पुरोत्पन्नः प्राग्वाटकुलशालिनः । 
छाहडस्प सुतश्चके प्रबन्ध वाग्भट: कवि: ॥॥ 
इससे स्पष्ट है कि कवि का जन्म ग्रहिच्छत्रपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम छाहड़ भौर कुल 

प्राग्वाट (पोरवाड) था। प्रहिच्छत्रपुर नाम के दो नगरो का उल्लेख मिलता है” । उनमे एक भ्रहिच्छत्रपुर उत्तरी 
पंचाल की राजधानी था, जो एक पुरातन ऐतिहासिक नगर है। विविध तीर्थ कल्प (पृष्ठ १४) में इसका प्राचीन 
नाम 'सखावतोी' दिया है | अ्रहिच्छत्न का नाम तेईसवे तीर्थकर भगवान पारवेनाथ के उपसेंग के जीतने झोर केव॒ल्य 
प्राप्त करने के कारण लोक मे प्रसिद्ध हुआ है' । सोलह जनपदों में पचाल का नाम श्राया है। उसमे पचाल जनपद 
के दो भाग बतलाये है ; उत्तर और दक्षिण । उत्तर पच्चाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण की राजधानी 
काम्पित्य । सातवी शताब्दी के प्रसि आचार्य पात्र केसरी ने अ्रहिच्छत्र के राजा की सेवा का परित्याग करके जेन 
दीक्षा ले ली थी? । ध्रौर बौद्धो के त्रिलक्षण हेतु का निरसन करने के लिये 'त्रिलक्षणकदर्थन' नाम का एक विशाल 
दार्शनिक ग्रन्थ बनाया था। जो इस समय अनुपलब्ध है। दूसरे भ्रहिच्छत्र के राजा दुमु ख की कथा जगत प्रसिद्ध है । 
बहा राजा वसुपाल ने पाश्वंनाथ का एक विशाल मन्दिर बनवाया था” श्रौर उसमे कलात्मक सुन्दर पाश्वेनाथ की 
मूर्ति का निर्माण कराकर उसे वहा प्रतिष्ठित किया था और कलाकार को ्रचुर द्रव्य प्रदान किया था। नागौर को 
नागपुर श्रोर अहिच्छत्रपुर कहा जाता था। पर उसकी इतनी प्रसिद्धि नही थी। झौर न वह तीर्थ ही कहलाता था। 
प्रस्तु यह निर्णय करना यहा शकय नहीं है, किस अहिच्छत्रपुर में वाग्भट का जन्म हुआ था। इसके लिये प्राचीन 
प्रमाणी के अन्वेषण की श्रावश्यकता है । तभी इसका निर्णय हो सकेगा । 


रखना 
कवि की एक मात्रकृति 'नेमिनिर्षाण' काव्य है, जो १५ सर्गो में विभाजित है। और जिसकी श्लोक सझूया 
६५६ है। इस काव्य में भगवान नेमिनाथ का जीवन वृत्त भ्रक्तित है । 
प्रथम सर्ग में चतुविशति तीर्थकरो का सुन्दर स्तबन दिया हुआ है। महाराज समुद्र विजय पुत्र के प्रभाव 
में चिन्तित रहते थे । उन्होने पुत्र प्राप्ति के लिये अनेक ब्तो का अनुष्ठान किया था। 
दूसरे सर्ग मे रानी ने रात्रि के पिछले भाग में सोलह स्वप्न देखे, महारानी शिवा की सेवा के लिये देवाग- 
नाए आई झौर अनेक तरह से माता की सेवा करने लगी 
तीसरे सर्ग में रानी ने राजा से स्वप्नो का फल पूछा, राजा ने बतलाया कि तुम्हे लोकमान्य पुत्र रत्न की 
प्राप्ति होगी, जो लोक का कल्याण कर मुक्ति को प्राप्त करेगा । 
चौथे सर्ग में दोर्थकर के गर्भ में झने से रानी के सौन्दय्य की अभिवृद्धि होना और श्रावण शुक्ला षष्ठी क 
दिन पुत्र का जन्म हुआ, तीर्थंकर के जन्माभिषेक की सूचना चारो निकायों के देवों को घण्टा, और शखध्वनि श्रादि 
में प्राप्त हुई शौर वे सपरिकर द्वारावती में झ्ाये । 
१ स्व० म० म० ओभा जी के अनुसार 'तागौर का पुराना नाम नागपुर या अहिच्छात्र पुर था । 
“देखो, नागरी प्रचारिणी पत्रिका भा० २प० ३२६ 
२ देखो, अनेकान्त वर्ष २४ किरण ६ पृ० २६५ मे प्रकाशित लेखक का उत्तर पचाल की राजधानी अहिच्छत्र नाम 
का लेख । 
३ भृभृत्पदानुवर्ती सन्‌ राज सेवा पर्रांगमुख, । 
सयतो5षि च मोक्षार्थी भात्यसौ पात्रकेशरी ।॥ 


देखो,--नगरतालुक शिलालेख 
४ हरिषेण कथा कोश की १२ वी कथा १० २२ 
४ हरिषेण कथा कोशकी २०वी कथा । 


ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के विहान, आवाय ३१३ 


पाचवे सगे में भगवान का देवों ने जन्माभिषेक धूम-घाम से सम्पन्न किया। इन्द्रते उसका नाम झरिष्ट- 
नेमि रकखा । जन्मामिषेक सम्पत्त कर देव स्वर्ग लोक चले गए । 

छठे सग में अरिष्टनेमि की नवोंदित चन्द्रमा के समान शरीर की भ्रभिवृद्धि होने लगी । वे तीन ज्ञान के 
धारक थे। उनसे पुरजणन परिणन सभी प्रानन्दित थे | युवा होमे पर भी उनमें विषय-बासना नहीं थी। उनका 
सौन्दर्य ग्रनुपम था। यादव लोग रंबतक पर वसन्‍्त का अवलोकन करने गए। अरिष्टनेमि से भी सारथी ने रैवतक 
पर चलने के लिये निवेदन किया । सारथीकी प्रेरणा से नेमिनाथ भी पंत की शोभा देखने गये । 

सातवे सर्ग मे कवि ने रेवतक पर्वत का बडा सुन्दर वर्णन ५५ पद्मों में किया है। जिनमे लगभग ४४ छन्द 
प्रयक्त हुए है। वर्णन की छटा भ्रनूठी है। जलपूर्ण सरोवरो मे हंस क्रीड़ा कर रहे थे। चम्पा ध्लोर सहकार की छठा 
इस पव॑त की भूमि को सुवर्णमय बना रही थी | कुरवक, अद्योक, तिलक प्रादि वृक्ष भ्रपनी शोभा से नन्दन वन को भी 
तिरस्कत कर रहे ये । सारथि की प्रेरणा से पर्वतराज की शोभा देखने वाले नेमिनाथ ने सघन छायामें निर्मित 
पट मन्दिर में निवास किया । पर्वत कितना श्री सम्पन्न था। उस पर तपस्विनी गरणिनी प्रायिका विराजमान हैं। 
जो मुनि समूह से शोभित है, गुरुओ से सहित है' यदुवंश भूषण नेमिजिनेन्द्र के विराजमान होते पर उस पवव॑त की 
शोभा का क्या कहना । ऊर्जयन्तगिरी का इतना सुन्दर वर्णन मुझे अन्यत्र देखने मे नही श्राया । 

श्राठवे सर्ग में यादवों की जल क्रीडा का सुन्दर वर्णन है, नवमें सर्गमे सूर्यास्त, सथ्या, तथा चन्द्रोदय का 
सुन्दर सजीव वर्णन निहित है। सूर्यास्त होने पर अन्धकार ने प्रवेश किया। राजिके सघन अ्रन्धकार को छिन्त-भिन्‍्न 
करने के लिये ही मानो औषधिपति (चन्द्रमा) का उदय हुभ्ा । 

ददवे सर्ग में-मधुपान का वर्णन है, युवक झौर युवतियां मधुपान में आसक्त थी, मधु का मादक नशा उन्हें 
झानन्द विभोर बना रहा था। यादव लोग मधृपान से उन्‍्मत्त हो विविध प्रकार की सुरत कीड़ाओ में अनुरक्त थे । 

ग्यारहव सर्ग में राजा उग्रसेन की सुपुत्री राजोमती वसस्‍्त में जल क्रीड़ा के लिये प्रपनी माताओं के साथ 
रवतक पर ह्ाई थी। अरिष्ट नेमि के श्रवलोकनसे वह काम बाण से विध गई । शारीरिक सन्‍्ताप मेटने के लिये 
सखियों ने चन्दनादि का उपयोग किया, किन्तु सन्‍्ताप अधिक बढ़ गया । यादवेश समुद्र विजय ने नेमिके लिये राजीमती 
की याचना के लिए श्रीकृष्ण को भेजा। उम्रगेन ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की । श्ररिष्ट नेमि के विवाह का शुभ मुहूर्त 
निशचय किया गया । विवाहोत्सवरकी तैयारियां होने लगी । 

बारहवे सर्ग मे नेमि की वर यात्रा सजने लगी, श्ूगार वेत्ताशो ने उनका श्ंगार किया, शुद्ध वस्त्र धारण किये 
प्राभूषण पहने, इससे तेमिके शरीर की आभा शरत्कालीन मेघ के समान प्रतीत होती थी। वे महान वैभव और 
सम्पत्ति से युक्त थे। स्वर्ण निर्मित तोरण युक्त राजमार्ग से नेमि धीरे-धीरे जा रहे थे । उधर राजीमती का भी सुन्दर 
अुगार किया गया था । वर के सौन्दर्य का प्रवलोकन के लिये नारियाँ गवाक्षों में स्थित होगई | सभी लोग राजोमती 
के भाग्य की सराहना कर रहे थे। दूर्वा श्रक्षत, और कु कुम तथा दघिसे पूर्ण स्वर्ण पात्र को लिये राजीमती कर के 
स्वागतार्थ द्वार पर भ्रस्तुत हुई । 

तेरहवे सगंमे रथ से उतरने के लिये प्रस्तुत श्ररिष्टनेमि ने पशुओं का करुण 'कन्दन' सुना । नेमि ने सारथी 
से पूछा कि पशुश्नों की यह प्रार्तध्वनि क्‍यों सुनाई पड रही है ? सारथी ने उत्तर दिया--विवाह में समलित 
प्रतिथियों को इन पशुझों का मांस खिलाया जायगा । सारथी के उत्तर से नेमि को श्रत्यधिक वेदना हुई। भौर ३४४५ । 
जन्म का स्मरण हो झ्ाया । वे रथ से उतर पड़े भौर समस्त वेवाहिक किल्हों को शरीर से घलग कर दिया । 
भध्रादि ने तथा कुट्म्बी जनों ने भ्रष्टिनेसि को समभाने का प्रयत्न किया, पर सब निष्फल रहा, उन्होंने स्पष्ट उत्तर 
दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा । जैसा कि ग्रन्थ के निम्न पद्मों से प्रकट है:-- 





१ मुनिगर सेज्या गुरुणा युक्तार्या जयति सामुत्र । 
चरणगत मलिलमेष स्फुरतितरां लक्षण यस्‍्या: ॥ ७-- ९ 


३१४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


धत्या तसातंध्वनिमेकवी रः स्फार विगन्तेषु स दत्त दृष्टि । 
इृदशंवार्ट निकरे निषण्ण: खिन्‍्नाखिलखापद वर्ग गर्भम्‌ ॥ 

ते योक्ष पप्ररछ कती कुमार: स्व सार्राथ मन्मथसार मूतिः । 
किमर्थ मेते पुगपस्निबद्धा: पाती: प्रभूता पशवों रटन्तः ॥३ 
श्रीमन्विवाहे भवतः समस्तादभ्यागतस्थ स्वजनस्थ भुक्त्येः । 
करिष्यते पाक विधेविशेष वागिभिः तमित्युवात्र ४ 

श्रुत्वा घचस्तस्य सबध्यव॒त्ति. स्फ्रत्कृपान्तः: करण: कुमार: । 
निवारयामास विवाह कर्माण्य धर्मभीर' स्मृत पुर्वजन्मा ॥५ 
श्रनुत्तरत्यत्ररथान्निषिद्ध नि: शेषवेबा हिक संविधान |। 

स विस्मय: कि किमति ब्र्‌ वाण: समाकुलो5भूदथ बन्धुवर्ग !॥६ 


उन्होंने प्रपने शिकारी जीवन से जयस्त विमान में उत्पन्न होने तक की पूर्व भवावली भी सुनाई, झौर 
समस्त पुरजनों झौर परिजनों को समभा कर वन का मार्ग ग्रहण किया, ओर रेबतगिरि पर दीक्षा लेकर तप का श्षनु- 
च्ठान करने लगे । 


कवि ने तीर्थंकर नेमिनाथ की विरकित के प्रसंग में जान्तरस को सयोजित किया है। पशुओ के चीत्कारने 

उनके हृदय की द्रवित कर दिया है, और व विवाह के समस्त वस्वाभूषणों का परित्याग कर तप्ठचरण के लिये बने 
में बले जाते है। इस सन्दर्भ को कवि वास्भट ने श्रत्यन्त सुन्दर और मार्भिक वनाया है । भगवान नेमिनाथ विचार 
करते है:-- 

परिग्रह नाह॒सिम॑ करिष्ये सत्य यतिष्ये परसार्थ सिद्ध . । 

विभोग लीलामृगतष्णिकासु प्रवर्तके कः खलु सद्ठिवेक: ।। 

विभोग सारड्भहतो हि जन्तु' परः भुवं कामपि गाहमानः । 

हिसानृतस्तेयमहावनान्तवस्श्रम्यते रेचित साधुमागं: | 

श्रात्मा प्रकृत्या परमोत्तमो:्य हिसा भजन्कोपि तिषादकास्ताम | 

घिक्कार भाग्नो लभते कदाचिद संश्ाय दिव्यप्रप्रवेशम्‌ ॥। 

दान तपोवब॒ष वक्षमल श्रद्धानतों येन विवध्य दूरम। 

स्वनन्ति मृढ़ाः स्वय मेर्वाहसा कुशीलता स्वोकरणेन सद्यः ॥। 


मैं विवाह नहीं करूगा, किन्तु परमार्थ सिद्धि के लिये समीचीन रूप से प्रयत्न करूगा । ऐसा कौन सद्ठिवेकी 
पुरुष होगा, जो भोगरूपी मृगतुष्णा में प्रवृत्ति करेगा। भोगरूपी सारम पक्षी से हत प्राणी हिंसा, भूठ, चोरी 
कुशील झोर परिग्रह को करता हुझ्मा प्रपने साध कर्म का भी परित्याग कर देता है । यद्यपि यह प्रात्मा प्रकृति से 
उत्तम है तो भी वह पर क्रोधोत्पादक हिसा का सेवन करता हुआ धिकक्‍्कार का भागी बनता है; किन्तु स्वर्ग शोर 
निर्वाण ब्रादि को प्राप्त नही करता है। जो दान और तप रूपी धर्म वृक्ष पर श्रद्धान करते हुए. उन्हें दूर तक नहीं 
बढ़ाते हैं, वे मूर्ख ४ 00257 कुशीलादि का सेवन कर धर्म वृक्ष की जड को उखाड़ डालते हैं । श्र्थात जो व्यक्ति 
सेवन करनी बाहिय।, प्रवृत्त होता है वह दुरगंति का पात्र बनता है। अतएव विवेकी पुरुष को जाग्रत होकर धर्म 


चौदहवे सर्ग में नेमि ने दुधर एवं कठोर तपद्चरण किया। वर्षा ग्रीष्म और 
मे! कॉमोत्सग में 4 शरत ऋतु के उन्मुक्त वाता 
व्रण में क में स्थित हुए प्लोर शुकक्‍्लध्यान द्वारा घाति-कर्म कालिमा को विनष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त 
किया। जिस तरह प्रन्धकार रहित दीपक की प्रभा द्वारा रात्रि 


में अपने भवनों को देखा जाता है उसी 
भगवान नेमिनाथ समुत्पन्न हुए केवलज्ञान द्वारा तीनों लोको को देखने जानने लगे । यथा-- जाता है उसी प्रकार वे 


ग्यारहवी और बारहवी' इंताब्दी के विहान, और आचार्य ११४ 


“स्‌ ददर्श जगन्नाथ ततो विलसन्केबल-बोध-सम्पदा । 
झबलुप्त तमः प्रदोष प्रभया ननकक्‍्तसिवास्ममस्दिरस्‌ १४-४८ 
अस्तिम १५ वे सर्ग में केवलज्ञान प्राप्त होते ही देवो ने नेमि तीर्थंकर की स्तुति की और समवंत्तरण की 
रचना की । भगवान नेमिनाथ ने सप्ततत्त्व और कर्मबन्धादि विषयो का मासिक उपदेश दिया। ओर विविध देशो 
में विहार कर जन-कल्याण के प्रादर्श मार्ग को बतलाया। उससे जगत में अहिसा औऔर सुख-शान्ति का प्रसार 
हुआ प्रन्त में योग निरोधकर अवशिष्ट अ्रधाति कर्म का विनाशकर भविनाशी स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त किया । 
इस तरह यह काव्य बड़ा ही सुन्दर सरल और रस अलंकारों से युक्त है। सुराष्ट्र देश मे पृथ्वी का सुन्दर 
वर्णन करते हुए समुद्र के मध्य में बसी द्वारावती का वर्णन अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है। उसमे ह्लिष्टोपमा का 
उदाहरण बहुत ही सुन्दर हुआ्ना है । 
परिस्फुरन्मण्डलपुण्डरोकच्छायापनीतातपसंप्रयोग: ! 
या राजहंसरुपसेष्यमाना, राजोविनीवाम्बुनिधों रशाजे ३७ 
जो नगरी समुद्र के मध्य में कमलिनी के समान शोभायमान होती है। जिस प्रकार कमलिनी विकसित 
पुण्डरीको--कमलों--की छाया से जिनकी ग्राताप व्यथा शान्त हो गई है ऐसे राजहसो' हसविश्ञेषो से सेवित होती 
है। उसी प्रकार वह नगरी भी तने हुए विस्तृत पुण्डरीको--छत्रो--की छाया से झतप व्यथा दूर हो गई है ऐसे राज- 
हसों-- बडे बड़े श्रेष्ठ राजाओ्रो से सेवित थी--उसमें प्रनेक राजा महाराजा निवास करते थे । 
कवि का सम्प्रदाय दि० जैन था, क्योकि उन्होंने मल्लिनाथ तीर्थंकर को कुरुराज का पुत्र माना है, पृन्री 
नही, जैसा कि श्वेताम्बर लोग मानते है। विरोधामास अलकार के निम्न उदाहरण से स्पष्ट है “-- 
तपः कुठार-क्षत कमंबल्लि-मल्लिजिनोब: भ्रियमातनोतु । 
कुरो: सुतस्यथापि न भस्य जात॑, दुःशासनत्वं भुवनेद्वरस्थ ॥१६। 
इसमे बतलाया है कि--तपरूप कुठार के द्वारा कर्मरझूप बेल को काटने वाले वे मल्लिनाथ भगवान तुम 
सबकी लक्ष्मी को विस्तृत करे, जो कुरु के पुत्र होकर भी दुःशासन नही थे, पक्षमे दुष्ट शासन वाले नही थे । 
मल्लिनाथ भगवान कुरुराज के पुत्र तो थे, किन्तु दुःशासन नही थे यहू विरोध है, उसका परिहार ऐसे 
हो जाता है, कि मल्लिनाथ के पिता का नाम कुरुराज था, इसका कारण वे कुरुराज पुत्र कहलाये, किन्तु वे दुःश।सन 
नही थे- उनका शासन दुष्ट नहीं था--उनके शासन के सभी जीव सुख-शाति से रहते थे । इस पद्म में तप प्ौर 
कुठार, कर्म श्रौर बल्लि का रूपक तथा बल्लि ग्लौर मल्लि का भनुप्रास भी दृष्टव्य है । 
वास्तव में श्रलकार भावाभिव्यक्ति के विशेष साधन है। प्रत्येक कवि रचना में सौन्दर्य और चमत्कार 
लाने के लिये भ्रलकारो की योजना करता है। कवि वाग्भट ने भी भ्रपनी रचना में सौन्दर्य विधान के लिये प्रलकारों 
को नियोजित किया है। भ्रलकारी के साथ रप्तो के सन्दर्भ की सयोजता उसे और भी सरस बना देती है । इससे 
पाठकों का केवल मनो रंजन ही नही होता किन्तु उन पर काव्य और कवि के श्रम का प्रभाव भी अकित होता है। 


रखनाकाल 


कवि वाग्भट ने प्रपनी गुरुपरम्परा श्रौर रचनाकाल का ग्रन्ध में कोई उल्लेख नही किया । किन्तु वारभट्टा- 
लंकार के कवि वास्भट (स० ११७६) ने श्रपने ग्रन्थ में तेमिनिर्माण काव्य के अ्रनेक पद्म उद्घृत किये हैं। नेमि- 
निर्वाण काव्य के छठे सर्ग के ३ पद्च--कान्तारभूमो' 'जुहुवंसन्ते' श्रौर नेमिविज्ञाल' नयनों श्रादि ४६, ४७ और ५१ 
नं० के पद्म वाग्भट्रालंकार के चतुर्थ परिच्छेद के ३५, ३९ और ३२ नं० पर पाये जाते है। और सातवे सर्ग का-- 
'बरणा प्रसूत निकरा' झादि २६ नं० का पद्य चौथे परिच्छेद के ४० नं० पर उपलब्ध होता है। इससे स्पष्ट है कि 
नेमिनिर्वाण काब्य के कर्त्ता कवि' वाग्भट वाश्भट्रालंकार के कर्सा से पूव॑वर्ती है। उनका समय सभवत: वि० की 
११वीं शताब्दी होना चाहिए। यहां यह विचारणीय है कि धर्मशर्माभ्युदय ग्लौर नेमिनिर्वाण काव्य का तुलता- 
त्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि दोनो का एक दूसरे पर प्रभाव रहा है। दोनों की कही-कहीं शब्दावली 


३१६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग है 


भी मिलती है। सम्भव है दोनों १०-२० वर्ष के भ्रन्तराल को लिये हुए सम सामयिक हो । इस सम्बन्ध में श्रभी 


प्रन्य प्रमाणों के भ्रन्वेषण की झ्रावश्यकता है । 
नेमिनिर्वाण काव्य पर एक पजिका उपलब्ध है | जिसके कर्त्ता भट्टारक ज्ञान भूषण है। पुष्पिका वाक्य में 


उसे नेमि निर्वाण महाकाव्य की पजिका लिखा है। इति श्री भट्टारक ज्ञान भुषण विरचिताया श्री नेमिनिर्वाण 
महाकाव्य पजिकाया प्रथम सर्ग । पजिका की प्रतिलिपि नयामन्दिर धर्मपुरा दिल्ली के शास्त्र भण्डार में 


सुरक्षित है । 
हरिसिह सुनि 
मुनि हरिसिह का उल्लेख सुटर्शन चरित्र के कर्त्ता नयनन्दी ने सकल विधि विधान की प्रशस्ति में किया है । 
नयनन्दी इनके समीप ही रहते थे । इनकी प्रेरणा से उन्होंने 'सयल विहि विहाण काव्य' की रचना की है। हरि सिह 
मुनि भी धारा नगरी के निवासी थे । चू कि नयनन्दी ने स० ११०० में सुदर्शन चरित्र समाप्त किया है। अत इनका 
समय भी विक्रम की ११वी शताब्दी है। 
हंससिद्धान्त देव 


प्रस्तुत आचार्य हससिद्धान्त देव सोमदेवाचार्य के नीतिवाक्यामृत की रचना के समय लोक मे प्रसिद्ध थे। 
झौर जैन सिद्धान्त के निरूपण मे प्रमाण माने जाते थे । ज॑सा कि नीति वाक्यामृत की प्रशस्ति के निम्न वाक्य से 
“न भवसि समयोक्तो हस सिद्धान्त देव: ।” जाना जाता है। इनका समय सोमदेव की तरह विक्रम की १०वीया 


१ वी शताब्दी का पूर्वार्ध जान पड़ता है । 
हृषेनन्दी 
यह रामनन्दी की गुरु परम्परा के विद्वान्‌ नन्‍्दनन्दी क शिष्य थे। और जीतसार समुच्य के कर्ता वृषभ 
नन्‍दी के गुरु भाई थे । अत एवं उन्होने अपने ग्रन्थ प्रशरित के अनुज ह्पनन्दिना सुलिख्य जीतसार शास्त्रमुज्वलादु- 
त॑ ध्वजा यते'” निम्न वाक्‍्यों में उनका अनुजरूप से उल्लेख किया है। हर्ष नन्दी ने जीतसार समुच्च की सुन्दर 
प्रति लिखकर दी थी | इनका समय विक्रम को दशवी या ग्यारहवी शताब्दी का प्रारम्भिक भाग होगा । 


दा से महामुनि हेमसेन 
यह द्रविड संधस्थ नन्दिसंध, अ्रुगलान्वय के विद्वान्‌ थे जो आस्त्र रूपी समुद्र के पारगामी थे। जिनके 
वचन रूप वष्चाभिघात से प्रवादियों के मदरूपी भूभूत खण्डित हो जाते थे। जैसा कि निम्न पद्यों से जाना जाता हैः-- 


श्रीमद्द्र विल-सधे5 स्मिन नन्दिसधेध्यरुद्धल' । 
अन्वयो भाति योजोष:-शास्त्र-वा राशि-पारग ।| 
यद्‌-वाग-बज्जाभिधातेन प्रवादि-मद-भभत: । 
सच्चण्णितास्तु भातिस्म हेमसेनों महामुनि: ॥ 


ऐसे महामुनि हेमसेन थे । हुम्मच का यह लेख काल निर्देश से रहित है, फिर भी इसे सन मं 
कहा जाता है। प्रत' हेमसेन का समय ईसा की ११वीं शताब्दी का उपान्त्य भाग जान पडता है। १०७० ई० का 


ह भावसेन 
यह काष्ठा सघ लाडवागड गच्छ के आचार्य थे। गोपसेन के शिष्य श्ौर जयसेन (१०५५) के गुरु थे, जिन्‍्हों 


& जन्नत ++-+ «0 


१ देखो अनेकान्त व १४ किरण, १ प० २७ पुराने साहित्य की खोज नाम का लेख 


ग्यारहवी और बारहवीं क्षताब्दी के विद्वाभु, आचाय॑ ११७ 


ने सकली करहाटक में धर्मरत्नाकर की रचना की थी । प्रस्तुत भावसेन ११वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के विद्ान्‌ थे । 
इनकी कोई कृति प्राप्त नही है । 


महाकवि हरिचन्द्र 
हरिचन्द्र ताम के अनेक विद्वान हो गए है। एक हरिचन्द्र का उल्लेख चरकसंहिता के टीकाकार के रूप में 
मिलता है। इनका आानुमानिक समय ईसाकी प्रथम शताब्दी है । कवि बाणभट्ट ने हप॑ंचरित के प्रारम्भ में भट्टारक 
हरिचन्द्र का उल्लेख किया है'। राजशेखर की काव्य मीमासा मे भी हरिचन्द्र का उल्लेख मिलता है ।* गउडबहो 
में भास, कालिदास और सुबन्धुके साथ हरिचन्द्र का नामोल्लेख आता है!। किन्तु प्रस्तुत हरिचन्द्र उक्तकबियों से भिन्‍न 
हैं। इन महाकवि हरिचन्द्र का जन्म सम्पन्त परिवार के नोमक वश में हुआ था । इनके पिता का नाम आरा देव भौर 
माता का नाम रथ्यादेवी था। इनकी जाति कायस्थ थी, परन्तु ये जेनधर्मावलम्बी थे। कवि ने स्वय अ्रपने को 
प्ररहन्तभगवान के चरण कमलो का भ्रमर लिखा है। इनके छोटे भाई का नाम लक्ष्मण था। जो इनका श्राज्ञाकारों 
भक्त धौर गृहस्थी का भार वहन करने मे समर्थ था। धमंशमण्युदय की प्रशस्ति पद्यों से प्रकट है :-- 
मुक्ताफल स्थिति रलकृतिषु प्रसिद्धस्तत्रांदेव इति निर्मल मूतिरासीतू । 
कायस्य एवं निरवध गुणग्रह: सन्‍नेको5पि यः कलाकुलमशेषमलंवकार ॥।२ 
लायण्याम्बुनिधि: कलाकुलग्रहं सौभाग्य सदभाग्ययो:, । 
क्रीड़ावेइम विलासवासवलभी भूषास्पद॑ संपदास । 
शौज्नाचारविवेक विस्मयमही प्राणप्रिया शुलिन', 
दर्बाणीब पतिन्नता प्रणम्रिनी रब्येति तस्याभवत्‌ ॥३ 
ग्रहेत्पदाम्भोरुहच>च रीकस्तयो: सृतः भ्रोह रिचन्द झ्रासीत्‌ । 
गुरुप्रसादामला बभवुः सारस्वते स्रोतसि यस्य वाच: |।४ 
भकतेन शकतेन व लक्ष्मणेन निम्यकुलो रास हवानुजेन । 
या पारमासादित बुद्धिसेतुः शास्त्राम्बुराशेः परमाससाद ॥५ 
महाकवि हरिचन्द्र काव्यशास्त्र के निष्णात विद्वान थे। उन्होंने कालिदास के रघुवश, कुमारसभव, किरात 
तथा शिशुपाल वध के साय चन्द्रप्रभचरित, तत्वाथ सूत्र, श्लौर उत्तर पुराण आदि जैन ग्रन्थों का ग्रध्ययन किया था। 
यद्यपि उन्होने अपने से पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओ का अ्रवलोकन किया था और उनसे कुछ प्रेरणा भी ग्रहण की 
है, किन्तु उनके पद वाक्यादि का कोई उपयोग नहीं किया । क्योकि कवि की सभी सन्दर्भों मे मौलिकता व्याप्त है । 
सिद्धान्त शास्त्री प० कंलाशचन्द्र जा ने महाकवि हरिचन्द्र के समय-सम्बन्धि लेखमे धर्मशर्माभ्युदय की बीरनन्दी के 
चन्द्रप्र भचारित के साथ तुलना करके लिखा है कि दोनों ग्रन्थों में श्रत्यधिक समानता है तो भी काव्य की दृष्टि से हमें 
कब घरमशर्माभ्युदय पर कोई ऋण प्रतीत नहीं होता। क्योकि महाकावि हरिचन्द्र माघ भ्रादि की टक्कर के 
कवि हैं" । 
महाकवि ने इस महांकाब्य में उन समस्त गुणों का वर्णन किया है जिनका उल्लेख कबि दण्डी ने किया 


७० %०-3५५.०.व२. “कन “>»«कन्लवकककमकका 0५७---नननिननमा केक 23० ७>किन-+--*बटडिन-+ अजित जध ०४ +++>७०+०---+-_ +++-«..००.........0. 





१ पदबन्धों ज्ज्वलोहारी रम्य वरंपदस्थिति । 
भट्टा रक हरिचद्धस्य गद्यबन्धो नुपायते ॥ हषंचरित १--१३ पु० १० 
२ हरिचन्द्र बन्द्रग॒ुप्तो परीक्षिता विहु विशालायाम्‌ । 


5 -+का० मी० भ० १०१० १३४ 
(विहार राष्ट्रभाषा संस्करण, १६५४ ई०) 


३ भासम्मि जलशमिस्ते कत्ती देवे अजस्स रहुआरे । 
सो बस्धने अ वधम्मि हरिच्रदे अ आशणुंदो।।८०० 
“गडडबहो भाण्डार कर ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट पूता १६९२७ ई० । 
४ देखो, अतेकान्त वर्ष ८ किरण १७-१० पृ० ३७६ 


३१५ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग ई 


है । महाकाव्य में नायक के चरित के प्रसगानुसार नगर, राजा, उपवन, पर्वत, ऋतुप्नो, जलकीड़ा, सन्ध्या, प्रभात, 
चन्द्रोदय भर रतिविलास आरादि प्रकृति को विचित्रताओ श्रौर जोबन की अनुभूतियों का वर्णन समाविष्ट करना 
प्रावश्यक है। पडितराज जगस्ताथ ने काव्य के प्राचीन लक्षणों का समस्वय करते हुए काव्य का लक्षण--“रमणीयार्थे 
प्रतिप्रादक' शब्दः काव्यम्‌--रमणीय अर्थ के प्रतिपादत करने वाले शब्द समूह को काव्य-बतलाया है । इससे स्पष्ट है 
कि काव्य में रमणीयता केवल अलकारो से ही नही श्राती, किन्तु उसके लिए युन्दर श्र्थवाले शब्दों का चयन भी जरूरी 
है। महाकवि हरिचन्द्र ने इस काव्य में शब्द और अ्रथ दोनों को बढ़ी सुन्दरता के साथ सजोया है । कवि ने स्वयं 
लिखा है कि--कवि के हृदय मे भले ही सुन्दर अर्थ विद्यमान रहे, परन्तु योग्य शब्दों के बिना वह रचना में चतुर 
नही हो सकता। जैसे कुत्ता को गहरे पानी में भी खड़ा कर दिया जाय तो भी वह जब पानी पीयेगा तब जीभ से 
ही चाट-चाट कर पीयेगा । अन्य प्रकार से यसे पीना नहीं आत। । यथा-- 
अ्रथेहृद स्थेषपषिकवि न कश्चिन्नि ग्रन्थिगीगुग्फविचक्षण: स्थात्‌ । 
जिल्नज्चलस्पर्शमपास्य पांतु दवा नान्‍्यथाम्मो घनमप्यवेति ॥१४ 
सुन्दर शब्द से रहित शब्दावली भी विद्वानों के मत को आनन्दित नहीं कर सकती । जिस प्रकार थूवरसे 
भरती हुई दुग्ध की धारा नयनामिराम होने पर भी मनुप्यो के लिये रुचिकर नही होती । 
ह॒द्यार्थवन्ध्या पर बन्धरापि वाणोबधाना न मनो घिनोति ॥ 
न रोचते लोचन बललभापि रनुही, क्षरत्क्षोरसरिस्नरेम्पः ॥॥१५ 
कबि कहता है कि शब्द और श्रर्थ से परिपूर्ण वाणी ही वास्तवम वाणी है, और वह बडे पुण्य से किसी विरले 
कवि को ही प्राप्त होती है । चन्द्रमा को छोड कर अन्य किसी की किरण अन्धकार को विनाशक और भ्रमृत भराने 
वाली नहीं है । सूर्यकी किरण केवल अन्धकार की नागक है, किन्तु भीषण श्राताप की भी कारण है। यद्यपि मणि 
किरणे झ्रातापजनक नहीं है, किन्तु उनमे सर्वत्र व्याप्त अन्धकार को दूर करने की क्षमता नही है । यह उभय क्षमता 
विधिचन्द्र किरण में ही उपलब्ध हांती है । 
बाणी भवेत्कस्प चिदेव पुण्ये: शब्दार्थ सन्दर्भ विशेषगर्भा । 
इन्द्‌ बिना न्‍्यस्य न दृष्यते बुत्तमोधनाना च सुधाधनीव ॥१६ 
महाकवि हरिचन्द्र के इस महाकाव्य में वे समस्त लक्षण पाग्रे जाते है जिस गुणों की शास्त्रकार काव्य में 
स्थिति प्रावश्यक बतलाते है। इस चरित ग्रन्थ में महनीयता के साथ चमत्कारों का वर्णन पूर्णतया समाविष्ट हुआ है । 
मंगल स्तवन के पश्चात्‌ सज्जन दुर्जन वर्णन, जम्बूद्वीप, युमर पर्वत, भारतवर्ष, आर्यावर्त, रत्नपुरनगर, 
राजा, मुनि वर्णन, उपदेश, धवण, दाम्पत्ययुख, पृत्र प्राप्ति, बात्य जीवन, युवराज श्रवस्था, विन्ध्याचल, षट्‌ऋतु, 
पुष्पावचय, जलक्रीडा, सन्ध्या, अ्रन्धकार, चन्द्रोदय, नायिका प्रसाधन, पानगोष्ठी, रतिक्रीडा, प्रभात, स्वयंवर 
विवाह, युद्ध, श्रौर वेराग्य ग्रादि का विविध उपमाना द्वारा सरस और सालकार कथन दिया है। " 
कवि ने धमनाथ ! तीथंकर के चरित्र को साहित्यिक द्प्टि से गौरवशाली बनाया है । कवि ने धर्मनाथ का 
जीवन-परिचय गुणभद्वाचाय के उत्तर पुराण से लिया है। कवि ने स्वयं लिखा है कि जो रसरूप और ध्वनि के मार्ग 
का मुख्य सार्थवाह था, ऐसे महाकवि ने विद्वानों के लिये अ्मृतरसके प्रवाह के समान यह धर्मशर्माभ्युदय नामका 
महा काव्य बनाया है'-- 
सकर्ण पोयूषरसप्रवाहं॑ रसध्वनेरध्वनि सार्थवाह:। 
श्री धसंशर्माभ्युवया विधानं महाकविः काव्यमिदं व्यध्त।।. -प्रशस्ति पद्च ७ 


धर्मशर्माभ्युदय में २१ सर्ग और १८६५ इलोक है जिनमे कवि ने १५वें तीर्थंकर धर्मनाथ का पावन चरित 
काव्य दृष्टि से भ्रकित किया है। काव्य मे लिखा है कि धर्मनाथ महासेन झौर सुब्रता रानी के पुत्र थे! । उनका 





१. तिलोय पण्णत्ती मे धमंनाथतीरथंकर को भानु नरेन्द्र और सुब्रतारानी का पुत्र बतलाया है --- 
रयशणापुरे धम्मजिणों भाणुणरिदेण सुब्बदाएग।। 





स्पारहवी और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य ३१६ 


जन्म माथ शुक्ला त्योदक्षी के दिन पुष्प नक्षत्र में हुआ था । वे जन्म से ही तीन ज्ञान के धारक थे । वे बड़े भाग्यक्षाली 
झ्लौर पुण्यात्मा थे। एक हजार आठ लक्षणों के घारक थे। उनके गर्भ में झाने से पूर्व ही जन्म समयतक कुबेर ने १४ 
मास तक रत्नवृष्टि की, उससे नगर जन-धन से सम्पन्त हो गया था। उसकी समृद्धि भौर शोभा द्विगुणित हो गई थी । 
इन्द्रादिक देवों ने उनका जन्मोत्सव मनाया । बालक का शरीर दिन पर दिन वृद्धि करता हुआ युवावस्था को प्राप्त 
हुआ । उन्होंने पांच लाख वर्ष तक सांसारिक सुखो का उपभोग किया । 
एक दिन उल्कापात को देख कर उन्हे देह-भोगों से विरक्ति हो गई । उन्होंने संसार की भ्रसारता का 
प्रनुभव किया श्लौर निः्चय किया कि यह जीवन बिजली की चचल तरगों के समान भश्रस्थिर है, विनाशीक है। 
यह शरीर चर्मरूपी चादर के द्वारा ढका हुआ होने से सुन्दर प्रतीत होता है। परन्तु यह मलमूत्र से भरा हुश्ना है, 
दुर्गन्धित एवं प्रपवित्र है। चर्वी मज्जा श्र रुधिर से पकिल है। यह कर्मरूपी चाण्डाल के रहने का घर है, जिससे 
दुर्गन्ध निकलती रहती है। ऐसे धृणित शरीर से कौन बुद्धिमान राग करेगा ? मैं तपद्चरण द्वारा कर्म रूपी समस्त 
पापों को नष्ट करने का प्रयत्न करूगा । भगवान ऐसा चिन्तवन कर ही रहे थे कि लौकान्तिक देव श्रागये । और 
उन्होंने भगवान के वेराग्य को पुष्ट किया, श्रौर कहा कि जो आपने विचार किया है वह श्रेष्ठ है । उन्होने पुत्र को 
राज्य भार देकर इन्द्रों द्वारा उठाई गई शिविका में श्रारूढ हो सालवन की ओर प्रस्थान किया, झौर वहाँ बेला का 
नियम लेकर पच मुट्टियों से केशो का लोच कर डाला। झौर माघ शुक्ला त्रयोदशी को पुष्प नक्षत्र में एक हजार 
राजाओं के साथ वस्त्राभूषणों का परित्याग कर दिगम्वर मुद्रा घारण की! । 
भगवान धर्मेनाथ ने पाटलिपुत्र के राजा धन्यमेन के घर हस्तपात्र मे क्षीरान्त की पारणा की तब देवो ने 
पचादचर्य की वृष्टि की। और फिर वन में नासाग्र दृष्टि हो कायोत्सग मे स्थित हो गए । उन्होंने कठोर तपश्चरण 
द्वारा तेरह प्रकार के चारित्र का भ्रनुष्ठान किया श्रौर मन-वचन कायरूप ग्रुप्तियों का पालन करते हुए उन्होंने 
समितिरूी प्रगेलाों से अपने को संरक्षित किया। उनकी दृष्टि निन्‍्दा प्रशसा में, छात्रु-मित्र में श्रौर तृण काञऊचन 
में समान थी । उन्होने बड़ी कठिनाई से पकने योग्य कर्मरूपी लताओ्नो के फलो को श्रन्तर्वाह्म रूप तपदचरणों की 
ज्वाला से पकाया और वे प्रशंसनीय तपस्वी हो गए । वे व्यामोह रहित थे, निर्मेद निष्परिग्रह, नि्भय और निर्मम थे । 
इस तरह वे छप्मस्थ अवस्था में एक वर्ष तक घोर तप का आचरण करते हुए दीक्षा वन में पहुँचे, और सप्तपर्ण वृक्ष 
के नीचे स्थित हो शुक्ल ध्यान का अ्रवलस्बनकर स्थित हुए। उन्होंने माघ मास की पूर्णिमा के दिन घाति कर्म का 
नाश कर केवलज्ञान प्राप्त किया*। इन्द्रादिक देवोंने श्राकर उनके केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा की । भगवान 
धर्मनाथ ने दिव्य ध्वनि द्वारा जगत का कल्याण करने वाला उपदेश दिया । झौर विविध देशो, नगरों में विहार कर 
लोक कल्याण कारी धर्म का प्रसार किया--जनता को समन्‍्मार्ग में लगाया । भ्रन्त मे. सध सहित सम्मेदाचल पर 
पहुँचे, वहाँ चैत्र शुक्ला चतुर्थी को ८०६ मुनियों के साथ साई बारह लाख वर्ष प्रमाण श्रायु का प्रौर प्रवशिष्ट 
झधाति कर्मों का विनाशकर सिद्ध पद को प्राप्त किया । यथा-- 
तत्रासाद्य सितांशुभोगसुभगां चेत्रे चतुर्थो तिथि, 
यामिन्यां स नवोसर बेमवर्ता साक शतेरण्टसिः । 
साथ द्वादहाबर्षलक्षपरमा रभ्यायूष: प्रक्षये, 
ध्यानध्यस्त समस्तकर्म निगलो जातस्तदानों क्षणात्‌ १८४ 
इस तरह यह काव्य ग्रन्थ प्रपनी सानी नहीं रखता, बडा ही महत्वपूर्ण मनोहर झौर हृदयाग्रही काव्य है। 
१ प्रालेयांशो पुष्य मंत्री प्रयाते माघे शुक्ला या ्रयोवदय निन्‍्धा । ः 
धर्मस्तस्पामात्तदीक्षोष्पराह्न जातः क्षोणीमृत्सहस्तरेणा साधंम्‌ ॥ ३१ --भर्मेशर्माभ्युदय २०-३१ 
२ छप्स्थोत्सों वर्षमेक विहृत्य प्राप्तो दीक्षाकानस दालरम्यम्‌ | 
देवो मूले सप्तपरणं & मस्य ध्यान शुक्ल सम्यगालम्ब तस्थो ॥ ५६ 
माघे मासे प्रूर्णमास्यां स पुष्ये. कृत्वा धर्मो द्ाति कर्मव्यपायम्‌ । 
उत्पादान्त भ्रौव्यवस्तुस्वभावोद्भासिज्ञानं केवर्ल स प्रपेदे | ५७ 





३२० जन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भाग ३ 
रखचनाकाल 

महाकवि हरिचन्द्र ने धर्मशर्माम्युदाय में उसका रचनाकाल नहीं दिया । इससे उसके रचनाकाल के 
निश्चित करने मे बड़ी कठिनाई हो रही है। घरमशर्माभ्युदय की सवस पुरातन प्रतिलिपि स० १२८७ सन्‌ १२३० ई० ) 
की संघवी पाडा पुस्तक भण्डार पाठण मे उपलब्ध है । उस प्रति के अन्त में लिखा है कि--“१२८७ वर्ष हरिचन्द्र कवि 
विरखित धमंझ्म भ्युदयकराव्य पुस्तिकाथीरत्नाकरयूरिश्रादिशेनको निचद्रगणिना लिखित समिति भद्रम्‌॥” इससे इतना 
तो स्पष्ट है कि धमंदर्माभ्युदप सन्‌ १२३० के पू्वे की रचना है, उसके बाद की नही । 

प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री ने अनेकान्त वर्ष ८ करण १०-११ में वीरनन्दी श्राचार्य के चन्द्रप्रभ चरित के 
साथ धर्मशम भ्युदय की तुलना द्वारा दोनो की अत्यधिक समानता बतलाई थी, पर उनमे साहित्यिक ऋण नही है । 
किन्तु हरिचन्द्र के सामने चन्द्रप्रभ जरूर रहा है । चन्द्रप्रभ चरित की रचना स० १०१६ के लगभग हुई है। क्योकि 
वीरनन्दी अभयननन्‍दी के शिष्य थे । और गोम्मटसार के कर्त्ता नेगिचन्द्र सि० चक्रवर्ती भी अभयनन्दी के शिष्य थे । 
किन्तु वीरनन्दी और इन्द्रनन्दी तेमिचन्द्र के ज्येप्ठ गुरु भाई थे। चामुण्दराय उस समय विद्यमान थे और गोम्टसार की 
रचना उनके प्रश्नानुसार हुई थी। चामुण्डराय ने अपना पुराण शक स० ६०० (विव्म० १०३५) में बनाकर 
समाप्त किया था । अत प्रस्तुत धर्मशर्माभ्युदय १ वी शताब्दी की रचना है । वहा यह भी विचराणीय है कि नेमि- 
निर्वाण काव्य और धम्मशर्माभ्युदय दोनो में एक दूसरे का प्रभाव परिलक्षित है। और नेमिनिर्वाण काव्य के प्रमेक 
पद्यकवि वार्भट ने वाग्भट्रालकार में उद्धत किये हे। वास्भट्रालकार का रचना काल वि० स० ११५५ से ११६७ 
के मध्य का है। श्रत नेमिनिर्वाण काव्य की रचना वाग्मट्रालकार ते पृववता हू । अर्थात्‌ वह विक्रम की ११ शताब्दी 
के मध्यकाल की रचना है । 

कवि की दूसरी कृति जीबंधरचम्पू है। यह गद्य-पद्यमय चम्पू काव्य है इसमे भगवान महावीर के समकालीन 
होने वाले राजा जीवंधर का पावन चरित प्रक्रित किया गया हे । जीवधर चम्पू क इस कथानक का श्राघार वादीभ 
सिंह की क्षत्रचूडामणि श्र गद्यचित्तामणि है । यह चम्पू काव्य सरस आर सुन्दर हैं। रचना प्रौढ़ और सालकार 
है। क्षत्र चूडामणि के समान ही इसमें ११ लम्ब है । कवि ग्रन्थ रचना मे अत्यन्त कुशल है. उसकी कोमल काम्त 
पदावली रस भ्रौर ग्नलकार की पुटने उसे प्रत्यस्त श्राकंपक वना दिया हे । उसमे कवि की नैसगिक प्रतिभा का 
अलौकिक चत्मकार दृष्टिगत होने लगता है। रचना सोप्ठव तो देखते ही यनवा हे। इसकी रचना कब हुई इसका 
निश्चय करना सहज नहीं है । ग्रन्थ महत्वपूण है। यह ग्रन्थ प० पस्तालाल जी साहित्याचार्य की सस्कत और हिल्दी 
टीका के साथ भारतीयज्ञान पीठ से प्रकाशित हो चुका है । 


बरह्मदेव 
ब्रह्मदेव ने अपना कोई परिचय नहीं दिया, और न अपनी टीकाग्रों मे अपनी गुरु परम्परा का ही उल्लेख 
किया है । इससे उनकी जीवन-घटनाओ्रो का परिचय देना शकक्‍्य नहीं है । ब्रद्मदेव की दो टीकाए उपलब्ध है । वह 
द्रव्य सग्रह टीका और परमात्म प्रकाश टीका । ट 
वृहद्द्॒व्य सग्रह वृत्ति का उत्पानिका वाक्य इस प्रकार है -- 

“प्रथ मालवदेशे धारा नाम नगराधिषति राजाभोजदेवाभिधानकलिकालचकवरतों सम्बन्धिन: भ्रोपाल 
महासण्डलेदव र॒स्य सम्वन्धिन्याश्रमनामनगरे श्री सुनित्रत तीर्थकर चेत्यालये शद्धात्म द्रव्य सवित्ति समुत्पन्त सुखामृत- 
रसास्वावविपरीतना रकादि दुःख भयभीतस्य परमात्मभावनोत्पन्न सखसुधारस पियासितस्थ भेदाभेद रत्नन्नय 
भावना प्रियस्थ भष्यत्र रपृष्डरोकस्थ भाण्डागाराह्नेकनियोगधिकारिसोमाभिधान राजश्रेष्ठिनो निभित्त श्री 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त देवे: पूर्व षदविशति गाया भिलंघु व्रव्यस ग्रह कृत्वा पश्चादिशेषतत्वपरिज्ञानाय विरखितस्य 
द्रव्य सप्हस्याधिकार शद्धि पू्वकत्वेन व्याख्यावुत्ति: प्रारम्यते ।” 

उत्थानिका की इन पक्तियों में बतलाया गया है कि द्रव्य सग्रह ग्रत्थ पहले २६ गाथा के लघुरूप में नेमि- 
चन्द्र सिद्धान्त देव के द्वारा 'सोम' नामक राजश्रेष्ठि के निमित्त प्राश्रम नामक नगर के भुनि सुब्रत चैत्यालय में रचा 


ग्यारहवी और बारहवीं शताब्दी के विद्यान, आचार्य ३२१ 


गया था | परचात्‌ विशेष तत्त्व के परिज्ञानाथे उन्ही नेमिचद्र के द्वारा द्रव्य संग्रह की रचना हुई है। उसकी 
प्रधिकारों के विभाजन पूर्वक यह व्याख्या या वृत्ति प्रारम्भ की जाती है। साथ में यह भी सूचित किया है कि 
उस समय ग्राश्रम नामका यह नगर श्रीपाल महामण्डलेश्वर (प्रान्तीय शासक) के अधिकार में था। धझौर सोम नाम 
का राजश्रेष्ठी भाण्डागार (कोष) आ्रादि झ्नेक नियोगों का ग्रधिकारी होने के साथ-साथ तत्त्वज्ञान रूप सुधारस का 
पिपासु था। वृत्तिकार ने उसे 'भव्यवरपुण्डरीक' विजेषण से उल्नेखित किया है, जिससे वह उस समय के भव्य 
पुरुषो में श्रष्ठ था । । 
ब्रह्मदेव प्राश्रम नाम के नगर में निवास करते थे। जिसे वर्तमान में केशोराय पाटन के नाम मे पुकारते हैं। 
यह स्थान मालव देश में चम्बल नदी के किनारे क्रोटा से & मील दूर और ब्‌दी से तीन मील दूर श्रवस्थित है। जो 
प्रस्सारम्भ पट्टण * झ्ाश्रम पत्तन, पत्तन, पुट भेदन, केशोराय पाटन झौर पाटन नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान पर- 
मारवंशी राजाओ्रों के राज्यकाल में रहा है। चरंणवती (चम्बल) नदों कोटा और बंदी की सीमा का विभाजन 
करती है । इस चम्बल नदी के किनारे बने हुए मुनिसुव्रतनाथ के चेत्यालय मे' जो, उस समय एक तीर्थ स्थान के रूप में 
प्रसिद्ध था। प्लौर वहा अनेक देशो के यात्रीगण घर्मंलाभार्थ पहँचते थे । 'सोमराजश्रेप्ठी भी वहां श्राकर तत्त्वचर्चा का 
रस लेता था। वह स्थान उस समय पठन-पाठन और तत्त्वचर्चा का केन्द्र वना हुआ था। उस चंत्यालय मे वीसवे तीर्थंकर 
मुनि सुतब्रतनाथ की श्यामवर्ण की मानव के झ्रादमकद से कुछ ऊँची सातिशय मूत्ति विराजमान है । यह मन्दिर भ्राज 
भी उसी अवस्था में मौजूद है| इसमें श्यामवर्ण की दो मूर्तियाँ और भी विराजमान है । सरकारी रिपोर्ट में इसे “भुई- 
देवरा' के नाम मे उल्लेखत किया गया है। 
विक्रम की १३ वी शताब्दी के विद्वान मुनि मदनकीति ने अपनी शासन चतुस्त्रिशतिका के २५वें पद्च में 
श्राश्यम नगर की मुनिसुव्रत-सम्बन्धि ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया है-- 
पर्व या5अ्रममाजगाम सरिता नाथास्तुदिब्या शि्ता । 
तस्यां देवागणान्‌ द्विजस्य दधतस्तस्थों जिनेश स्वय। 
कोपात्‌ विप्रजनावरोध नकरे देवे: प्रपुज्याम्बरे । 
द्न्न यो मुनिसुक्रत स जयतात्‌ दिग्वाससां शञासनम_॥२८॥ 
इसमें बतलाया गया है कि जो दिव्य शिला सरिता से पहले आश्रम को प्राप्त हुई। उस पर देवगणों को 
धारण करने वाले विप्रो के द्वारा क्रोध वश भ्रवरोध होने पर भी मुनिसुब्रत जिन स्वयं उस पर स्थित हुए -वहा से 
फिर नही हटे । और देवो द्वारा भ्राकाश में पूजित हुए वे मुनिसुव्रत जिन | दिगम्बरों के शासन की जय करे । 
झ्राश्रस नगर की यह ऐतिहासिक घटना उसके तीर्थ भूमि होने का स्पष्ट प्रमाण है। इसीसे निर्वाण काण्ड 
की गाथा में उसका उल्लेख हुआ है। यह घटना १३वीं शताब्दी से बहुत पूर्व घटित हुई है। और ब्रह्मदेव जैसे 
टीकाकार, सोमराज श्रेष्ठी श्र मुनि नेमिचन्द्र जसे सैद्धान्तिक विद्वान वहाँ तत्त्वचर्चा गोष्ठी मे शामिल रहे है। 
द्रव्य संग्रह की वृत्ति में ब्रह्मदेव ने झ्रत्राह-सोमाभिधान राजश्रेष्ठी' जेसे वावयों द्वारा टीकागत प्रदनोत्तरों का सम्बन्ध 
व्यक्त किया है। क्योकि नामोल्लेखपूर्यक प्रश्नोत्तर बिना समक्षता के नही हो सकते | सुन सुनाकर ऐसा प्रश्नोत्तर 
लिखने का रिवाज मेरे अवलोकन में नहीं झ्राया | ब्रह्मदेव का उक्त घटना निर्देश और लेखन शैली घटना की 
साक्षी को प्रकट करती है। और उक्त तीनो व्यक्तियों की सानिध्यता का स्पष्ट उद्घोष करती है । 
बृत्तिकार ब्रह्मदेव ने उसी प्लाश्म पत्तन के मुनिसुत्रत चंत्यालय मे श्रध्यात्मरस गर्भित द्रव्य सभ्रह की 
महत्वपूर्ण व्याख्या की है। बह्मदेव श्रध्यात्मरस के ज्ञाता ये। और प्राकृत सस्कृत तथा अपश्रद्ञ भाषा के विद्वान थे। 
सोम नाम के राजश्रं ष्ठी, जिसके लिये मूल ग्रन्थ ग्रौर वृत्ति लिखी गई, श्रध्यात्मरस का रसिक था। क्योंकि वह 
शुद्धात्मद्रव्य की सवित्ति से उत्पन्न होने वाले सुखामृत के स्वाद से विपरीत नारकादि दु:खो से भयभीत, तथा 
प्रमात्मा की भावना से उत्पन्त होने बाले सुधारस का पिपासु था, और भेदाभेदरूप रत्नत्रय (व्यवहार तथा 





१. अस्सारम्मे पट्टुरित मुण्िसुब्ववजिणं चर बंदामि। निर्वाण काण्ड, मुशिसुव्व उजिश तहू आसरम्मि। निर्वाण भक्ति 


३२३ जैत धर्म का प्राचीन इतिहास->माग २ 


निश्चय रत्नत्रय) की भावना का प्रेमी था। ये तीनों ही विवेकी जन :समकालीन धर उस झआश्चम स्थान में बैठकर 
तसत्त्वचर्चा में रस लेने वाले थे । उपरोक्त घटना-क्रम धाराधिपति राजा भोज के राज्यकाल में घटित हुम्मा है। 
भोजदिव का राज्यकाल स० १०७० से १११० तक रहा है। द्रव्यसग्रह और उसको वृत्ति उसके राज्यकाल 
में रची गई है। | 

मूल द्रव्य सग्रह ५८ गाथात्मक है। उसमें जीव श्रजीव, धर्म, श्रधर्म आकाश ग्रौर काल इन छ: द्रव्यो का 
समूह निदिष्ट है। इस कृति का निर्माण श्राचार्य कुन्दकुन्द के पचास्तिकाय प्राभृत से श्रनुप्राणित है उसी का दोहन 
रूप सार उसमे सक्षिप्त रूप मे अकित है। वृत्तिकार ने मूल ग्रन्थ के भावों का उदघाटन करते हुए जो विशेष कथन 
दिया है झ्ौर उसे ग्रन्थान्तरों के प्रमाणो के उद्धरणो से द्वारा पुष्ट किया है । टीका में झ्रध्यात्म को जोरदार पुट श्रकित 
है। उससे टीका केवल पठनीय ही नहीं किन्तु मननीय भी हो गई है। और स्वाध्याय प्रेमियों के लिये प्रत्यन्त 
उपयीगी है। 

वृत्ति में सोमराज श्रेष्टी के दो प्रइनों का उत्तर नामोल्लेख के साथ दिया गया है। यदि टीकाकार के 
समक्ष सोमराज श्रेष्ठी न होते तो उनका नाम लिये बिना हो प्रश्नों का उत्तर दिया जाता । च्‌कि वे उस समय 
विद्यमान थे, इसी से उनका नाम लेकर शका समाधान किया गया है। पाठकों की जानकारी के लिये उसका एक 
नमूना नीचे दिया जाता है -- 

सोमराज श्रेष्ठो प्रघनन करता है कि है भगवन्‌ ! केवलज्ञान के श्रनन्त वे भाग प्रमाण ग्राकाश द्रव्य है 
धोौर उस आकाझ के अनन्तवे भागमें सबके बोच मे लोक है, वह लोक काल की दृष्टि से आदि अन्त रहित है, वह 
किसी का बनाया हुआ नहीं है। और न कभी किसो ने नष्ट किया है, किसी ने उसे न धारण किया है, और न कोई 
उसका रक्षक ही है। लोक असख्यान प्रदेशी है। उस असख्यात प्रदेशी लोक में अनन्त जीव ओर उनसे अनन्तगुणे 
पुदूगल परमाणु, लोकाकाश प्रमाण कालाणु, धर्म तथा श्रधम द्रव्य कैसे रहते है ? 

इस शंका का समाधान करते हुए बहा देव ने कहा है कि जिस तरह एक दोपक के प्रकाश में अनेक दीपको 
का प्रकाश समा जाता है, अ्रथवा एक गूढ़ रस भरे हुए शोशे के वर्तन में बहुत सा सुवर्ण समा जाता है । अथवा भस्म 
से भरे हुए घट में सुई और ऊटनी का दूध समा जाता है। उसी तरह विशिष्ट श्रवगाहन शक्ति के कारण असंख्यात 
प्रदेश बाले लोक में जीव पुदूगलादिक समा जाते है। इसमे कोई विरोध नही श्राता । यह प्रश्नोत्तर उनके साक्षात्‌- 
कारित्व का ससूचक है ही । 

ब्रह्मदेव की वृत्ति के कारण द्रव्य संग्रह की महत्ता बढ गई, उन्होंने उसकी विशद ब्याख्या द्वारा चार चाद 
लगा दिये। भ्रतः द्रव्यसग्रह की यह टीका महत्व पूर्ण है । 

परमास्म प्रकाश टीका-परमात्म प्रकाश की ब्रद्मदेव को यह टीका जहा दोहो का सामान्य अर्थ प्रकट 
करती है, वहा वह दोहो का केवल गर्थ ही प्रकट नही करती बल्कि उनके अन्त रहुस्य का भी उद्धावन करती है। 
ब्रह्मदेव ने योगीन्द्रदेव की अध्यात्मिक कृति का निश्चय की दृष्टि से कथन किया है। किल्तु परमात्म प्रकाश की यह 
टीका द्रव्यसग्रह की टीका के समान कठिन नही है। टीकाकार सरल शब्दों मे उसका रोचक वर्णन करते हैं, झौर 
उसे भ्रन्थान्तरों के उदाहरणो से पुष्ट भी करते हैं। यह सच है कि यदि परमात्म प्रकाश पर ब्रह्मदेव की यह वृत्ति 
न होती तो वह इतना प्रसिद्ध नहीं हो सकता था। ब्रह्मदेव को यह टीका उसको विशेष रुपाति का कारण है। टीका 
के प्रन्त में टीकाकार ने लिखा है कि इस टीका का प्रध्ययन कर भव्य जीवा को विचार करना चाहिये कि मैं शुद्ध 
शानानन्द स्वभाव निविकल्प हू, उदासीन हू, निजानन्द निरजन शुद्धात्म सम्यग्दर्शन, सम्यम्ज्ञान प्रौर सम्यक 
चारित्र रूप मिश्वय रत्लत्रयमयी निविकल्प समाधि से उत्पन्न वीतराग सहजानन्दरूप आत्मानुभूति मात्र स्क्स 
वैदन शान से गम्य हूं। भ्न्य उपायो से नही । श्लौर निविकल्प निरंजन ज्ञान द्वारा ही मेरी प्राप्ति है, राग, द्वेष, मोह 
क्रोध मान, माया, लोभ, पचेन्द्रियों के विषय, द्र्व्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, रुपराति लाभ पूजा, देखे सुने श्लौर प्रनुभव 
किये भोगो की वांछा रूप निदानादि शल्यत्रय के प्रपंचोसे रहित हु तीन लोक तीन काल में मत वचन काय, कृत, कारित 


प्रनुमोदनाकर शुद्ध निश्चय से मैं ऐसा आत्माराम हूं। यह भावना जीवो के लिये बहुत री 
निरन्तर मनन करना आवश्यक है। अब बहुत उपयोगी है। इसका 


ग्यौरहवीं और बारहवी शताब्दी के (विद्वान, आचाय॑ ़ औ२े 


रचना काल 
बरह्मदेव ने ग्पत्ती टीकाओ में उनका रचना काल नहीं दिया, और न प्रपनी गुरुपरम्परा का ही उल्लेख 


किया है । इससे टीकाओ्नों के रचना काल के निर्णय करने में कठिनाई हों रही है । 

द्रव्यसंग्रह की सबसे पुरातन प्रतिलिपि सं० १४१६ की लिखी हुई जयपुर के ठोलियों के मन्दिर के शास्त्र- 
भंडार में उपलब्ध है, जो योगिनीयुर दिल्‍ली मे फीरोजशाह तुगलक के राज्य काल में भग्रवाल वंशी भरहपाल ने लिख- 
वाई थी ।' इससे इतना तो स्पष्ट है कि उक्त टीका स० १४१६ से बाद की नही है किन्तु पूर्ववर्तों है। क्योकि इसका 
निर्माण घारा नगरी के राजा भोज के राज्यकाल मे हुआ है। राजा भोज का राज्य काल स० १०७० से १११० 
तक रहा है । ० १०७६ भौर १०७६ के उसके दो दान पत्र भी मिले है। इससे द्रव्य सग्रह की टीका विक्रम की 
११ थी शताब्दी के उपान्त्य भौर १२वी के प्रारम्भ में रची गई है। यही निष्कर्ष टीका में उद्धृत भ्रन्थान्तरों के 
प्रवतरणो से भी स्पष्ट होता है। दोनो टीकाओ्नो में अमृत चन्द्र, रामसिह अमितगति प्रथम चामुण्डराय, डडढ़ा श्रोर 
प्रभाचन्द्र श्रादि के ग्रथों के श्रवतरण मिलते है, जो विक्रम की १० वी और ग्यारहवी शताब्दी के विद्वान है। इससे 
भी ब्रह्मदेव की टीकाशो का वहीं समय निश्चित होता है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। प्रत: ब्रह्मदेव का 
समय ११ वी शताब्दी का उपान्त्य श्रौर १२ वी का प्रारम्भिक भाग है । 


जतिभुवन चन्द्र 


मूलसघ नन्दिसघ बलात्कार गण के विद्वान्‌ थे गुरु परम्परा में वर्धमान, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, गुण- 
कीति, विमलचन्द्र, गुणचन्द्र, अभय नन्दि, सकलचन्द्र, गण्डविमुक्त और त्रिभुवनचन्द्र के नाम दिये है । 

धारवाड़ जिले के म्रण्णिगेरे श्रौर गावरवाड ग्रामो से प्राप्त दो विस्तृत शिलालेख मिले है। इनमे कल्याणी 
के चालुक्य राजा सोमेश्वर (द्वितीय) के समय में सन्‌० १०७०-७१ में मूलसघ नन्दिसघ बलात्कार गण के श्ाचाय॑ 
त्रिभवनचन्द्र को दान दिये जाने का वर्णन है । यह दान गग राजा बृूतुग (हिती4 ) द्वारा अण्णिगेरे मे निमित गग- 
पेमाडि जिनालय के लिये दिया गया था। चोल राजाओं के आक्रमण से प्राप्त क्षति को दूर कर राजा सोमेश्वर ते 


पुनः यह दान दिया था। प्रतएवं त्रिभुवन चन्द्र का समय ईसा की ११ वी शताब्दी का उत्तराध है । 
एपिग्राफिया इडिका भा० १५ १० ३३७ 


रामसेन 


प्रस्तुत रामसेन मूलसघ, सेनगण और पोगरिगच्छ के विद्वान्‌ गुणभद्र ब्रतीन्द्र के शिष्य थे। इन्हे प्रतिकण्ठ 
सिगय्यने प्रपने शासक वम्मंदेव को प्राय॑ना पत्र देकर तिभुवन मल्ल देव से चालुक्य विक्रम वर्ष २ सन्‌ १०७७ ६० 
में चालुक्य गग पेम्मानडि जिनालय की, जिन पूजा अभिषेक प्लौर ऋषि भ्राह्मरदानादि के लिये गाव का दान दिया 
गया था। अतः इन रामसेन का समय ईसा की ११ वी शताब्दी है। 


दयापाल सुनि 
मुनिदयापाल २ द्रविड सघस्थ नन्दि संघ श्ररुद्ध लान्वय के विद्वान थे। इनके गुरूका नाम मतिसागर था। 


१ सवत्‌ १४१६ वा भादबासुदी १३ गुरौ दिने श्रीमझोगिनी पुरे सकल राज्य शिरोमुकुट माशिक्य मरीचिकृत चरण कभल 
पादपीठस्थ श्रीगत्‌ पेरोजसाहे सकलसाम्राज्यधुराविश्राशास्थ समये व्तमाने श्री कुन्दकुद्धाचार्यान्वये भूलसंघ सरस्वती गण्ले 
बलात्कार गणे भट्टारक र॒त्नक्रीति तरुण तरुखित्वमुर्वीकुर्बा्ण श्री प्रभाचर्राणा तस्य छिष्य ब्रह्मनाथ्‌ पठनार्थ अग्नोत्कास्वये गोहल 
गोते भरथल वास्तव्य परम श्रावक साधु साउ भार्या बीरो तयो पुत्र साधु ऊधस भार्या बालही तस्थ पुत्र कुलधर भार्या पाणधरही 
तस्य पुत्र भरहपाल भार्या लोधाही श्री भरहपाल लिखापितं कर्मक्षया्थ । कतकदेव पंडित लिखतम्‌ शुर्भे सबतु ! 

२ हितैषिणा यस्‍्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धाहित-रूपसिद्धि:। 


बंधो दयापाल मुनि: सवाचा सिद्धस्कृताशूदनि यः अभाव: । 
--अवशवेलगोल ५४ वां शिला लेख 


१२४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहासं--भाग ई 


यह कनकसेनके शिष्य और वादिराजके सधर्मा गुरुभाई थे। इनकी रूप सिद्धि नामकी एक छोटी-सी रचना है।' 
च॑ कि वाविराज ने पाश्वनाथ चरित्र की रचना शक स० ६४७ (वि० स० १०८०) में की है। श्रत' यही समय दया- 
पाल मुनि का है। यह रचना प्रकाशित हो चुकी है। 


जयसेन 


प्रस्तुत जयसेन लाड बागडसघ के विद्वान थे। यह गुणी, धर्मात्मा शमी भावसेनसूरि के शिष्य थे। जो 
समस्त जनता के लिये झ्रानन्द जनक थे । जेसा कि उनके सकल जनानन्द जनक ' वाक्य मे प्रकट है। इसी लाड बागड 
संघ के विद्वान नरेन्द्रसेन ने सिद्धान्तसार की प्रशस्ति मे भावसेन के शिप्य जयसेन को तपरूपी लक्ष्मी के द्वारा पाप- 
समूह का नाक्षक, सत्तक विद्यार्णव के पारदर्शों ओर दयालुश्ो क विश्वास पात्र बतलाया है, जैसा कि सिद्धान्तसार 
प्रशस्ति के निम्न पद्म से स्पष्ट है . 

रघ्यातस्तत:.. श्रीजयसेननाभा. जातस्तपः श्रीक्षतदुःकृतोधः । 
य.. सत्तर्क विद्यार्णबपारदृबवा विध्यासगेह.._ करुणास्पदानां ॥ 
इन्हो ने धर्मरत्नाकर' नाम के ग्रन्थ की रचना की है, जा एक सग्रह ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ का प्रति पाद्य विषय 

गृहस्थ धर्म है, जो प्रत्येक गृहस्थ द्वारा ग्राचरण करन योग्य है। ग्रन्थ मे गृहस्थो के अणुव्रत, गुणब्रत झोर शिक्षाब्रत 
रूप द्वादशत्नतो के प्रनुप्ठानका विस्तृत विवेचन दिया हुआ है । ग्रन्थ मे बीस प्रकरण या ग्रध्याय है। जिनमें विवेचित 
वस्तु को देखने और मनन करने से उसे धर्म का सद रत्ना कर अथवा धर्मरत्ना कर कहने में कोई अत्युक्ति मालूम 
नही होती । वह उसका सार्थक नाम जान पडता है। ग्रन्थ में कवि न अ्रमृतचन्द्राचायं के पुरुषार्थ सिद्धयुपाय, ग्रुण- 
भद्रा चार्य के झात्मानुशासन ग्रोर यशरितलक चम्पू आदि ग्रन्थों के पद्या को संकलित किया है। इससे यह एक संग्रह 
ग्रन्थ मालूम होता है। जिसे ग्रन्थ कारने अपन और दूसरे ग्रस्थों के पद्च-वाक्य-रूप कुसुमा का सग्रह करके माला की 
तरह रचा है। ग्रन्थ कर्ता ने स्‍्व्य इस की सूचना ग्रन्थ के अन्तिम पद्म ६० में--इत्येतेशपनोत विचित्र रचने 
स्वेरन्यदीयं रपि। भूतोद्य गुणस्तथापि रचिता मालेव सं य॑ं कृति ” । वाक्य द्वारा की है । 

जयसेन ने अपनी गुरुपरम्परा का निम्न रूप में उल्लेख किया है। धमंसेन, शान्तिषेण, गापसेन, भावसेन 
प्रौर जयसेन । ये सब मुनि उक्त लाडवागड संघ के थ। जयसन ने धर्मरत्नाकर को रचना का उल्लेख निम्न प्रकार 
किया है :-- 

वाणेच्द्रिय-व्योम-सोम-मिते सब॒त्सरे शुभे । 
ग्रस्थोष्य सिद्धता यात सकली करहाटके ।। 
इससे प्रस्तुत जयसेन का समय विक्रम की ११ वी शनाब्दी का मध्य काल हे । 


पाहुबलि श्रा वाय॑ 

यह मूलसघ, देश।|यगण, पुस्तकगच्छ वुन्दकुन्दास्वय क विद्वान इन्द्रनन्दि के शिष्य थे । हन बुन्द (बीजापुर 

मंसूर) के ११ वी शताब्दी क उत्तरार्ध क शिलालख में इनक द्वारा एक जैनमन्दिर बनवाने और उसमदिर क॑ लिथे 
कुछ भूमि दान देंने का उल्लख हूं इनका समय विक्रम की ११वीं सदो का उत्तराध है। 


दननग०५ ५3-43 --.>3 ना ५ननमब 3५433 क3+>ल+ननानानाण।-किटिियनाममकी. नन्‍नननननभााण न»... +>]«..|>5 ल्ड से 5 ' 


१. ..«- कैतकेसन भट्टारकवरशिष्यर गब्दानुशासनक्के प्रक्रिसेयेन्द 


रूपसिद्धिय मांडिद दयापालदेवहू पुण्पषेंटा सिद्धान्तदेवरूम 
“+जनलेखस०भा० २पृ० २६५ 

शब्दानुशासनस्पोच्चे रघ्पसिद्धिम्महात्मना । 

कृता येन स बाभाति दयापालों मुनीश्वर । 


--जैन लेखस ० भा० २ पृ० शे०८ 


4३ रहवी और जारहबीं शताब्दी के विद्वान, झाचार्य॑ रैशरा 


माधवचन्र त्रविद् 


प्रस्तुत माधवचन्द्र नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रत्र्ती के प्रधान शिष्य थे। प्राकृत सस्क्ृत भाषा के साथ सिद्धान्त 
व्याकरण और न्याय क्षास्त्र के विद्वान थे। इसी से त्रविद्य कहलाते थे। इन्होने अपने गुरु नेमिचन्द्र की सम्मति से 
त्रिलोकसार में कुछ गाथाए यत्र-तत्र निविष्ट की है जेसा कि उनकी निम्न गाथा से स्पष्ट है :-- 
गुरुणे सिचन्दसम्सभद कदिवयगाहा तहि तहि रहया |। 
माहवचन्दतिविज्जेणिय. सणुसदणिज्ज भज्जेहि।। 
ब्रिलोकसार की गाथा सख्या १०१८ है। माधवचन्द्र त्रेविद्य ने उस पर सस्कृत टीका लिखी है। यह ग्रन्थ 
सस्कृत टीका के साथ माणिक चन्द्र ग्रन्थमाला से प्रकाशित हो चुका है, परन्तु बहुत दिनों से अप्राप्य है। टीकाकार 
ने लिखा है कि गोम्मटसार की तरह इस ग्रन्थ का निर्माण भी प्रधानत. चामुण्डराय को लक्ष्य करके--उनके प्रबो- 
घार्थ रचा है। भ्रौर इस बात को माधवचन्द्र जी ने श्रपत्ती टीका के प्रारम्भ में व्यक्त किया है। 'श्रीमद प्रतिहृता 
प्रतिम निःप्रतिपक्षनिष्करण भगवन्नेमिचन्द्र सैद्धान्तदेवश्चतुरनुयोगचतुरुदधिपारगश्चामुण्डराय प्रतिबोधनब्याजन 
ग्रशेषविनेयजनप्रतिबोधनार्थ जिलोकसारनामान पग्रन्थमारचयन्‌” वाक्या द्वारा स्पष्ट किया है। टीकाछार ने 
टीका का रचना सम्रय नही दिया । फिर भी चामुण्डराय के समय के कारण इनका समय सन्‌ ६७८ वि० स० 
१०३५ निर्चत है । 
इस जिलोकसार ग्रन्थ की प० टोडर मल जी ने स १८१८ में हिन्दी टीका बताई है जिसमें उन्होने गणित 
की सदृष्टियों का भी भ्रच्छा परिचय दिया है, जिसका उन्होंने बाद मे सशोधन भी किया है। माधव चन्द्र त्रविद्य 
चामुण्डराय के समकालीन है । श्रत इनका समय विक्रम की ११ वो झताब्दी का मध्यभाग है । 


पद्मनन्दी 
प्ररतुत पद्मनन्दि वीरनन्दी के शिष्य थे । जो मूलसघ देशीय गण के विद्वान्‌ थे। पद्मनन्दी ने प्रपने गुर का 
नाम दान पण्चाशत्‌' के निम्न पद्य में व्यक्त किया है, झ्ौर बतलाया है कि रत्नत्रयरूप आभरण से विभूषित श्री 
बीरनन्दी मुनिराज के उभय चरण कमलो के स्मरण से उत्पन्न हुए प्रभाव को धारण करने वाले श्री पद्चनन्दी मुनि 
ने ललित वर्णो के समृह से संयुक्त बावन पद्यों का यह दान प्रकरण रचा है -- 
रत्नत्रयाभरणबीरमुनोन्द्रपाय पद्महयस्मरणसंजनितप्रभावः । 
श्री पद्मनन्दिमुनिराशितयुग्मदान पच्चाशतं ललितवर्ण लयं चकार ॥ 
ग्रन्थ कर्ता ने और भी दो प्रकरणों में वबीरनन्दी का स्मरण किया है। 
यह वीरनन्दी वे शञात होते है। जो मेघचन्द्र त्रेविद्य के शिष्य थे। मेघचन्द्र त्रेविद्यदेवः के दो शिष्य थे, 
प्रभावर्द्र प्लौर वीरनन्दी । उनमे प्रभाचन्द्र श्रागम के अच्छे ज्ञाता थे भ्रौर वीरनन्दो सैद्धान्तिक विद्वान थे। वी रनन्‍दी 
ने श्राचार सार और उसकी अनड़ी टीका शक स० १०७६ (वि० स० १२४१) में बनाई थो । इनके गुरु मेघचन्द्र 
अ्रविद्य का स्वगंवास शक स० १०३७ (वि० स० ११७२) पे हुआ था । अतएवं इन वीरनन्दी का समय स० ११५२ से 
१२१२ तक है । स० १२११ के बाद ही उनका स्वर्गंबास हुप्रा होगा । 


समय 
पद्मनन्द ने प्रपनी रचनाश्नों मे समय का उल्लेख नही किया है, इससे रचनाकाल के निश्चित करने में 
बडी कठिनाई उपस्थित होती है। पद्मनन्दि प्र विशति प्रकरणों पर आराचार्य अमृतचन्द्र, सोमदेव और श्रमितगति 
के ग्रंथों का प्रभाव भौर अनुशरण परिलक्षित होता है। इससे पद्मनन्दि बाद के विद्वान जान पडते हैं। इनमे श्नमित 
गति द्वितीय विक्रमकी ११वीं शताब्दी के विद्वान्‌ हैं उनका समय स० १०५० से १०७३ का निश्चित है। प्रस्तुत 
पष्चमनन्दि इनसे बहुत बाद में हुए है । 
यहा पर यह भी ज्ञातग्य है कि पद्मनन्दि के चतुर्थ प्रकरणगत एकत्व सप्तति पर एक कन्नड़ टीका उपलब्ध है। 


१२६ जैन धर्म का प्राचीन हृतिहास--भांग 


जिसके कर्ता पद्मनन्दि ब्रती है, उन्होंने प्रपने गुरु का नाम राद्धान्त शुभचन्द्र देव बतलाया है, वे उनके अग्रशिष्य थे । 
उन्होने यह टीका निम्बराज के प्रबोधनार्थ बनाई थी, जो शिलाहार नरेश गण्डरादित्य के सामन्‍्त थे | निम्बराज ने 
कोल्हापुर में शक स० १०५८ (विं० स० ११६३) में रूप नारामंण वसदि (मन्दिर) का निर्माण कराया था श्रौर उसके 
लिए कोल्हापुर तथा मिरज के आस-पास के ग्रामो का दान भी दिया था ।* एकत्व सप्तति की यह टीका स० ११६३ 
के लगभग की रचना है, इसमे स्पष्ट है कि एकत्व सप्तति उससे पूर्व बन चुकी थी। भ्र्थात्‌ एकत्व सप्तति सं० 
११८०-८४ की रचना है। 

उक्त पद्मनन्दि की निम्न रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है। यहा यह बात 
भी सुनिश्चित है कि पद्मतन्दि के ये सभी प्रकरण एक साथ नही बने, मिन्‍न-भिन्‍न समयो मे उनका निर्माण हुआ है 
इसी दृष्टि को लक्ष्य मे रखकर रचना काठ में भी परिवतंन श्रनिवाय है । 


रचनाओं का नाम 


१ घर्मोपदेशामृत, २ दानोपदेशन, ३ अ्रनित्य पथ्चाशत्‌, ४ एकत्व सप्तति, ५ यतिमावनाप्टक, ६ उपासक 
सस्कार, ७ देशकब्रतोद्योतन, ८ सिद्धस्तुति, € श्रालोचना, १० सद्बोध चन्द्रोदय, ११ निश्चय पम्चाशत, १२ ब्रह्मचर्य 
रक्षा वि, १३ ऋषभ स्त्रोत्र, १४ जिन दर्शन स्तवन, १५ श्रुत देवता स्तुति, १६ स्वयशभ्ू स्तुति, १७ सुप्रभाताष्टक 
१८ शान्ति नाथ स्तोत्र, १६ जिन पूजाप्टक, २० करुणाष्टक, २१ क्रियाकाण्डचलिका, २२ एकत्व भावना दशक, 
२३ परमार्थ विशति, २४ शरीराष्टक, २४ स्नानाष्टक, २६ ब्रह्मचर्याप्टक । 

धर्मोपदेशामृत--यह झधिकार सबसे बड़ा है, इसमे १६८ इलोक है। पहले धर्मापदेश के अधिकारों का 
स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए, धर्म का स्वरूप व्यवहार भ्रौर निश्चय दृष्टि से बतलाय। है। व्यवहार के अश्रय से जीव- 
दया को--अशरण को शरण देने और उसके दु.ख मे स्वय दु ख का झनुभव करने को-धर्म कहा है। वह दो प्रकार 
का है गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म । सम्यन्दर्शन, सम्यम्ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र की अपेक्षा तीन भेद, और उत्तम 
क्षमादि की अपेज्षा दश भेद बतलाये है। इस व्यवहार धर्म को शुभ उपयोग बतलाया है, यह जीव को नरक तिर्य- 
चादि दुर्गतियों से बचाकर मनुष्य और देवगति के सुख प्राप्त कराता है। इस दृष्टि से यह उपादेय है। किन्तु 
सर्वधा उपादेय तो वह धर्म है जो जीव को चतुर्गंति के दुःखो से छुड्ा कर अविनाज्ञी सुख का पात्र बना देता है। 
इस धर्म को शुद्धोपयोग या निश्चय धर्म कहते है । 

गृहि धर्म मे श्रावक के दर्शन, ब्रत प्रतिमा श्रादि ग्यारह भेदों का कथन किया है । इनके पूर्व भें जुआदि 
सात व्यसनो का परित्याग झनिवार्य वतलाया है, बयोकि उनके बिना त्यागे ब्रत आदि प्रतिष्ठित नही रह सकते । 
क्योकि व्यसन जीवो को कल्याणमार्ग से हटाकर प्रकल्याण मे प्रवृत्ति कराते है। उन द्यूतादि व्यसनों के कारण 
युधिष्ठिर श्रादि को कष्ट भोगना पडा है। गृहि धर्म मे हिसादि पच्च॒ पापों का एक देश त्याग किया जाता है। इसी 
से गृहि धर्म को देश चारित्र और मुनि धमं को सकल चारित्र कहा जाता है। सकल चारित्र के धारक मुनि रत्लत्रण 
में निष्ठ होकर मूल गुण, उत्तर गुण, पत्र आचार झ्ौर दश धर्मों का पालन करते है। मुनियो के मूल गुण २८ होते 
हैं-पाच महात्रत, पाच समिति, पाचो इन्द्रियों का निरोध, समता, आदि छह आवश्यक लोच, वस्त्र का परित्याग, 
स्नान का त्याग भू शयन, दन्‍्तघर्षण का त्याग, स्थिति भोजन, और एक भक्त भोजन । 

साधु रवरूप के भ्रदिरिक्त आचाये श्लौर उपाध्याय का स्वरूप भी निर्दिष्ट किया है। भानव पर्याय का 
मिलना दुर्लभ है, अतः इससे प्रात्महित के कार्यों में सलग्न रहना चाहिए। क्योंकि मृत्यु का काल नियत है--वह 


१ श्री पद्मनन्दि ब्रति नि्मितियम्‌ एकत्व सप्तत्यखिलार पूतिः । . श््प 
वृत्तिश्चिर निम्बनुप प्रबोध लब्धात्मवृत्ति जंयतां जगत्याम्‌ ॥| 
स्वस्ति श्री शुमचन्द्राद्धान्तदेवाग्रशिष्येण कनकनन्दिपण्डित वाग्रश्मिविक सितहुस्कुमुदानन्द श्रीमद्‌ अमृतचन्द्र चन्द्रि 
कोल्मीलित नेत्रोत्तलावबोकितशियाब्यात्मतत्त्वेदिता पदुमनन्दिमुनिता श्रीमज्जैनसुद्ाब्धिवर्धनक रापूर्णंन्दु दुरारातिवीर श्री 
पति भिम्बराजावबोधनाय कतेकत्व सप्ततेव त्तिरियम । 
“पझ्नन्दि पचविशति की श्रंप्ने जी प्रस्तावना से उद्धत पृ० १७ 


स्थारहवी और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य ह३७ 


कर झाधमकेगी यह निश्चित नही है, प्रतएब ध्ुद्धिमान भनुष्य वे हैं, जो मानव जीवन झौर उत्तम कुलादि की साधन 
सामझी को पाकर भी विषय तृष्णा से पराइुमुंख होकर अपने आत्मा का हित करते हैं। प्रन्त में धर्म का महत्व 
बतलाकर प्रकरण समाप्त किया है । 

२ वानोपदेश्षन--इस अधिकार में ५४ उलोक हैं, जिनमें दान की श्रावश्यकता झोर महत्ता पर श्रच्छा 
प्रकाश डाला गया है। और दानतीर्थ के प्रवर्तेक राजा श्रेयांस का पहले ही स्मरण किया है। जिस प्रकार पानी 
वस्त्रादि में लगे हुये रधिर को धोकर स्वच्छ बना देता है उसी प्रकार सत्पात्र दान भी वाणिज्यादि से समृत्यन्न पॉप" 
मल की धोकर निष्पाप बना देता है । 

३ झ्रनित्य पञ्चाशत्‌--इस पझ्धिकार में ५५ लोक है। इस प्रकरण में शरीर, स्त्री पुत्र, एवं धनप्रादि 
की स्वाभाविक भ्रस्थिरता बतलाते हुए उसके संयोग-वियोग में हर्ष श्रौर विषाद के परित्याग की प्रेरणा की गई है । 
मरण प्रायुकर्म के क्षीण होने पर होता है, झ्तः उसके होने पर शोक करना व्यय है, 

४ एकत्व सप्तति--इस प्रकरण में 5० इलोक दिये हैं। जिनमें बतलाया है कि चेतनत्व प्रत्येक प्राणी के 
भीतर भ्रवस्थित है, तो भी जीव भ्रज्ञान वश उसे जान नहीं पाता। जैसे लकड़ी में भ्रव्यक्त रूपसे झ्नग्नि होते हुए भी 
नही जान पाते, उसी तरह झात्मतत्व का बोध भी श्रज्ञान के कारण नहीं होता। जिनेन्द्र देव ने उस परम आत्म 
तत्त्व की उपासना का उपाय एक मात्र साम्यभाव को बतलाया है। स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध और शुद्धो- 
पयोग ये सब उसी साम्य के नामान्तर हैं। कर्म भौर रागादि हेय हैं, उन्हे छोड देना चाहिये। ज्ञान दर्शनादि उच- 
योग रूप परम ज्योति को उपादेय समझता चाहिए। अन्त में झात्मतत्व के श्रभ्यास का फल मोक्ष की प्राप्ति 
बतलायथा है । 

प यतिभावनाष्टक--इस प्रकरण में € पश्च है जिनमें उन मुनियों का स्तवन किया गया है, जो भयानक 
उपसगं होने पर झपते स्वरूप से विचलित नहीं होते, प्रत्युत कष्ट सहिष्णु बनकर उन पर विजय प्राप्त करते है । 

६ उपासक रॉस्कार-इसमे ६२ पद्च है, दान के झ्रादि प्रवर्तक राजा श्रेयास का उल्लेख करते हुए, देव 
पूजादि घट आवश्यको का कथन किया गया है । सामग्रिक ब्रत का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए सप्त व्यसनों का परि- 
त्याग अनिवार्य बतलाया है । 

७. देशब्तो चोतन--इसमें २७ इलोक हैं जिन से देव दर्शन 'पूजन रात्रिभोजन त्याग" चेत्यालय निर्माण, 
छह आवश्यक, आठ मृलगुणों श्रौर पाच अणुक्नतादि रूप उत्तर गुणो को धारण करने का उल्लेख किया है। और 
गृहस्थो को पाप से उन्मुक्त होने के लिए चार दान की प्रेरणा की है । 

८- सिद्ध स्तुति--२६ इ्लोको में सिद्धों की स्तुति करते हुए श्रष्टकर्मो के झ्र॒भाव से कौन-कौन से गूण 
प्रादुभू त होते है, इसका निर्देश किया है। 

६. श्रालोचना--अज्ञान या प्रमाद से उत्पन्न हुए पाप को निष्कपट भाव से जिनेन्द्र व गुर के सामने प्रकट 
करना भ्रालोचना है । आत्मशुद्धि के लिए दोषो की श्रालोचना भ्रावश्यक है । आत्म निरीक्षण, निन्‍्दा भौर गर्हा 
करना उचित है, श्रात्मनिनदा करते हुए यह मेरा पाप मिथ्या हो ऐसा विचार करना चाहिए । कृत, कारित, झनमो- 
दना और मत वचन काय से सगुणित नौँ स्थानों से पाप उत्पन्त होता है, उनका परिमार्जन करने के लिए आलोचना 
करनी चाहिए । 

१०. सह्दोध चन्द्रोदय--यह ५० पद्यो की रचना है। इसमें परमात्म स्वरूप का महत्व दिखलाकर 
बतलाया है कि जिसका चित्त उस चितस्वरूप मे लीन हो जाता है वह योगियों में श्रेष्ठ हो जाता है । उस योगी 
की समस्त जीव राशि श्रपने समान दिखाई देती है, उसे कम कृत विकारों से भी क्षोम नहीं होता । यह जीव मोह 
रूपी निद्रा में चिरकाल से सोया है, भ्रव उसे इस ग्रन्थ को पढ़ कर जागृत हो जाना चाहिए । 

११. निश्चय पञुचाह्त-६२ पद्मात्मक इस प्रकरण में प्रात्मा के जानते में कारणभूत शुद्ध नय पश्रौर 
व्यवहार नय है। इनमें व्यवहार नय अ्ज्ञानी जनों के बोध करने के लिये है। भ्रौर शुद्धनय कर्म क्षय में कारण है। 
इस कारण उसे भूतार्थ और व्यवहार तय को भ्रभृतार्थ बत लाया है। वस्तु का ययायय॑स्वरूप ध्रनिर्वबनीय है, उसका 
कृथन व्यहारनय से वचनो द्वारा किया जाता है। शुद्धतय के भ्ाश्नय से रत्नत्रम को पाकर अपना विकास करता है । 


१२८ जन धमम का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


१२. ब्रह्मचर्य रक्षा्वति--यह २२ पद्यों का लघ प्रकरण है, इसमे काम सुभट को जीतने वाले मुनियों को 
नमस्कार कर ब्रह्मचर्य का स्वरूप निर्दिष्ट किया है। अपने स्वरूप में रमण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। जितेन्द्रिय 
तपस्वियों की दृष्टि निर्मेल होती है, राग उनके स्वरूप को विक्रत करने में समर्थ नहीं होता, ऐसे योगी बन्दनीय 
होते हैं । राग को जीतने के लिए रहन-सहन सादा श्लौर सादा भोजन होना चाहिए । 

१३ ऋषभ स्तोन्न--इस ६० गाथात्मक प्रकरण मे प्रथम जिनकी रतुति की गई है, जिनमे उनके जीवन की 
काकी का भी दिग्दर्शन निहित है | उन्होंने सासारिक वैभव का परित्याग कर किस तरह स्वात्मलब्धि प्राप्त की, 
उसका सुन्दर वर्णन किया गया है। तीर्थंकर प्रकृति के महत्व का भी दिग्दश्शन कराया गया है। 

१४ जिन वर्शन स्तवन--यह प्रकरण भी प्राकृत की ३४ गाथाओं को लिय हुए है । इसमे जिनदशेन की 
महिमा का वर्णन है । 

१५ श्रुत देवता स्तुति इसमे ३१ श्लोको द्वारा जिनवाणी का र्तवन किया गया हे । 

१६ स्वयंभू स्तुति इसमे २४ इलोको द्वारा चौवीस तीर्थकरों की स्तुति की गयी है । 

१७ सुप्रभाताष्टक - यह अप्ट पद्मयात्मक स्तुति है-जिस तरह प्रात काल हाने पर रात्रि का अन्धकार 
मिट जाता है और सूर्य का प्रकाश फेल जाता है। उस समय जन समुदाय की नाद भग हाकर नेत्र खुल जाते है । 
उसी प्रकार मोह कर का क्षय हो जाने पर मोह निद्रा नप्ट हो जाता है, आर ज्ञात दर्शन का विमल प्रकाश फैल 
जाता है। 

१८ शान्तिनाथ स्तोन्न--इसमे ६ श्लोकों द्वारा तीन छत्न ओर आठ प्राविहायों सहित भगवान शान्तिताथ 
का स्तवन किया गया है | 

१९ जिन पूजाष्टक--१० पद्यात्मक इस प्रकरण में जल चन्दनादि द्रव्यों द्वारा जिन पूजा का वर्णन है। 

२०. करुणाष्टक--इसमें भ्रपनी दीनता दिखला कर जिनेन्द्र से दया की याचना करते हुए ससार से अपने 
उद्धार की प्रार्थना की गई है । 

२१ क्रियाकाण्ड चूलिका--इसमे जिन भगवान से प्रार्थना की गयी हे कि रत्लत्रय-मूल व उत्तर गणो 
के सम्बन्ध में श्रभिमान और प्रमाद के वश मुभसे जो पभ्रपराध हुआ है, मन, वचन, काय और क्रत, कारित अनुमो- 
दना से मैने जो प्राणि पीडन किया है, उससे जो कर्म सचित हुआ हो वह श्राप के चरण-कमल रमरण से मिथ्या हो। 

२२ एकत्व भावना दशक--इसमे ११ पद्मों द्वारा परम ज्योतिस्वरूप तथा एकत्वरूप अद्वितीय पद को 
प्राप्त आल का विवेचन किया गया है। उस आओआत्मतत्त्व को जो जानता हे वह स्व इसरो के द्वारा पूजा 
जाता है । 


२३. परमार्थ बिशति-- इसमे बतलाया है कि सुख और दुख जिस कर्म के फल है वह कर्म आत्मा दे 
पृथक्‌ है--भिन्‍न है । यह विवेक बुद्धि जिसे प्राप्त हो चुकी है, 'उसके मैं सुखी # अथवा देखी ह' ऐसा विकल्प ही 
उत्पन्न नही होता । ऐसा योगी ऋतु श्रादि के कष्ट को कष्ट नहीं मानता । जे क 

२४ शरीराष्टक--इसमे शरीर की स्वाभाविक प्रपवित्रता ओर अमस्थिरता को दिखजाते हुए उसे 
नाडीब्रण के समान भयानक और कडवो तूबडी के समान उपभोग के अयाग्य बतलाया हे । अनेक तरह से उसका 
सरक्षण करने पर भी अन्त में जजं रित होकर नष्ट हो जाता है। | 


२५ स्नानाष्टक -मल से परिपूर्ण घड़े के समान मल-मूत्रादि से परिपूर्ण रहने बाला यह गरीर जल 
स्‍्तान से पवित्र नही हो सकता । उसका यथार्थ स्नात तो विवेक है जो जीव के चिर सचित मिथ्यात्वादि श्रान्तरि 
मल को धो देता है। जल स्नान से प्राणि हिसा जनित केवल पाप का ही संचय होता है। स्वान करने और संग क 
द्रव्यो का लेप करने पर भी उसकी दुग्गन्धि नही जाती । कक 

२६ ब्रह्मचर्याष्टक--विषय मोग एक प्रकार का तीकषण कुठार है जो सयम रूप गे निर्म 
है। विषय सेवन ज़ब भ्रपनी स्त्री के साथ भी निन्य माना जाता है । 3 पर स्त्रो 320 कक २8४ 
प्रच्छा केसे कहा जा सकता है । 


' अयारहषी और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य ३२६ 
पशप्रम मलधारीदेज 


पद्चप्रभ मलघा रीदेव--मूलसंघ कुन्दकुन्दान्वय पुस्तकगचछ और देशीगण के विद्वान वीरनन्दी ब्रतीन्द्र के 
शिष्य थे! । इनकी उपाधि मलधारी थी, यह उपाधि प्रनेक विद्वान आचार्यों के साथ लगी देखी जाती है* । इनकी 
बनाई हुई पश्राचर्य बुन्दकुन्द के नियमसार की एक सस्क्ृत टीका है जिसका नाम 'तात्पर्यवृत्ति' है, वृत्तिकार ने वृत्ति 
की पुष्पिकाः में प्रपने लिये तीन विद्वेषणों का प्रयोग किया है--सुकविजनपयोजमित्र' “प्रेन्द्रियप्रसारवर्जित' भ्रौर 
ात्रमात्रपरिग्रह' । इन तीन विशेषणों से ज्ञात होता है कि पश्मप्रभ सुकविजन रूप कमलो को विकसित करने 
वाले मित्र (सूर्य) थे। ध्रौर पचेन्द्रियो के प्रसार से रहित थे--जितेन्द्रिय थे । तथा शरीरमात्र परिग्रह के घारी थे-- 
मप्न दिगम्बर थे। भ्रच्छे विद्वान प्रौर कवि थे। इन्होने समयसार के टीकाकार श्राचार्य प्रमृतचन्द्र की तरह नियम- 
सार की तात्पयंवृत्ति में भी झनेक सुन्दर पद्च बताकर उपसहार रूप में यत्र-तत्र दिये हैं । 
पश्मप्रभ ने वृत्ति में यथा स्थान प्ननेक विद्वानों भोौर उनके ग्रन्थों के पद्मों को ग्रन्थ कर्ता का नाम लेकर या 
बिना किसी नामोल्लेख के उद्धत किये है। उनमें समन्तभद्र, सिद्धसेन, पृज्यपाद, ग्रमृतचन्द्र, सोमदेव, गुणभद्ठ, 
बादिराज, योगीन्द्रदेव प्रौर चन्द्रकीति तथा महासेन का नामोल्लेख किया है। समयसार कलश, मार्मप्रकाश 
प्रमताशीति एकत्व सप्तति, झौर श्रुतविन्दु नामक ग्रन्थो का उल्लेख किया है। 
* . इसके झ्तिरिक्त वृत्तिकार ने 'तथा चोक्तम्‌ महासेन पडितदेवे, वाक्य के साथ निम्न पद्म उद्धत 
क्या है। कर 
शानाडििन्नो न बाभिन्नों भिन्‍नाभिस्नः कर्थंचन । 
ज्ञानं. पूर्वापरीमृत॑ सो5्यमात्मेति कीतित: ॥। 


इसके पश्चात्‌ उषत च षण्णवतिपाषडिविजयोपाजित विशालकी ति महासेन पंडित्त देव” वाक्य के साथ उद्धत 


किया है : 
पथावहस्तुनिर्णोति: सम्यसज्ञानं. प्रदीपवत्‌ । 
तत्स्वा्थव्यव्तायात्मा कथंखित्‌ प्रमितेः पृथक्‌ ॥” 
ये दोनों ही पद्य 'स्वरूप सम्बोधन' नामक ग्रंथ के हैं, जिसके कर्ता झ्राचायं महासेन हैं। टीकाकार के 
। उल्लेखानुसार वे छघानवे वादियों के विजेता थे। शोर लोक मे उनकी विशाल कौति फेल रही थी । इनकी गुरु 
परम्परा धौर गण-गच्छादि कया है, यह कुछ ज्ञात नही होता | डा० ए० एन० उपाध्ये ने स्वरूप सम्बोधन के कर्ता के 
सम्बंध में लिखा है कि वे नयसेन के शिष्य थे । 
थ्रियः पति केवल बोधलोचन, प्रणम्य प्रद्मप्रभ वोध कारणं । 
करोमि कर्णाटगिरा प्रकाद्ञनं, स्थरूपसंबोधन पंचविशते ।। 

“ग्रीमन्नयसेनपंडित देवरं शिष्यरप्पश्रीमन्महासेनदेवरुभव्यसार्थसंबोधनार्थ मार्ग स्वरूप संबोधन कच्च 
विशति व ॒ग्रथम माडुत्तमा ग्रन्थद मादेलोल्‌ इष्ट देवता नमस्कार म म्यडिद पर” । महासेन नामके प्रोर भी विद्यान 
हुए है । एक तो लाड बागड गण के महासेन जो प्रद्युम्नचरित के कर्सा हैं। जो संवत्‌ १०५० के लगभग हुए हैं। जो 

__.---त+-+-+++-++ मन 

१: सद्ठिद्यादूय वीरसन्दि ब्रतीखम्‌ 

२- मलधारी विदेषण दिगम्बर इवेताम्बर दोनो ही सम्प्रदायो के मुनियों के साथ संलग्त देखा जाता हैं। बह शरौर के 
स्वच्छता के विपरीत मल परीषह्‌ की सहन-शीलता का द्योतक है। मलधारी गण्डवियुक्त देव, मलघारी माधवचन्द्र 
मलधारी बालचन्द्र, मलघारि मल्लिषेर, मलधारिदेव, आदि दिगम्वर, मलघारी हेमचन्द्र, मलधारि अभयदेव, 
मलधारि जिंनभद्र आदि एवेताम्बर । 

, 'इति सुकविजनपयोजमिन्न पब्रेर्द्रियप्रसरवर्जित गात्रमात्रपरिप्रह श्री पश्चप्रभमलघारि देव विरचितायां नियमसार 
ब्यास्यायों तात्पयंवत्तो शुद्ध निषिचयप्रायरिचेत्ताधिकारो:ध्टम: शुतस्कन्ध: ? 











0 


३३० जैन घर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


मालवपति मुज नरेश द्वारा पूणित ये भौर जो गुणाकरसेनसूरि के शिष्य थे । दूसरे महासेन 'सुलोचता हक 
कर्ता हैं जिनका उल्लेख हरिवंश पुराण' में पाया जाता है' । प्रस्तुत महासेन इनसे भिन्‍त जान पडते हैं। यहू कोई 
िक 5१2 जहाँ वीरनन्दि को नित्य नमस्कार करने की बात लिखी है, और बतलाया है कि जिस मुमुक्ष 
मुनि के सदा व्यवहार और निदचय प्रतिक्रमण विद्यमान हैं। प्रौर जिसके रच मात्र भी श्रप्रतिक्रमण नहीं हैं ऐसे 
सयम रूपी झाभूषण के घारक मुनि को मैं (पद्मप्रभ) सदा नमस्कार करता हू! । 

वृत्तिकार ने अपने समय में विद्यमान 'माधवसेनाचाय्य' को नमस्कार करते हुए उन्हे सयभ झ्रोर ज्ञान की 
मृति, कामदेवरूप हस्ति के क भस्थल के भेदक भौर छ्षिष्य रूप कमलो का विकास करने वाले सूय बतलाया है। 
पद्च में प्रयुक्त “विराजते' क्रिया उनकी वत्तमान मौजूदगी की द्योतक है वह पद्य इस प्रकार है । 

“नोमस्तु ते सथसबोधमूत्तये, स्म्रेभकुभस्थल भेद्नायव, 
विनेयपकेशह विकासभानवे विराजते माधवसेनसूरये ॥* 

माधवसेन नाम के अनेक विद्वान हो गए हैं। परन्तु ये माधवसेन उनसे भिन्‍न जान पड़ते हैं । 

एक माधवसेन काष्ठासघ के विद्वान नेभिषेण के भविष्य थे, और प्रमितगति द्वितीय के गुरु थे । इनका समय 
सं० १०२५ से १०५० के लगभग होना चाहिये । 

दूसरे माघवसेन प्रतापसेन के पटुधर थे । इनका समय विक्रम की १३ वी १४ वी शताब्दी होना सभव है ! 

तीसरे माधघवसेन मूलसघ, सेनगण पोगरिगच्छ के चद्द्रप्रभ सिद्धान्त देव के विष्य थे | इन्होने जिन चरणों 
का मनत करके प्लौर पंच परमेष्ठी का स्मरण कर के समाधि मरण द्वारा शरीर का परित्याग किया था । इनका 
समय ई० सन्‌ ११२४ (वि०स० ११८१) है। 

चौथे माघवसेन को लोक्किय वसदि के लिये देकररस ने जम्बहलि प्रदान की । इस का दान माधवसेन को 
दिया था। यह शिलालेख हक सवत ७८५-सन्‌ १०६२ ई० का है। अत' इन माधवसेन का समय ईसा की ११वीं 
शत्ताब्दी का तुतीय चरण है। 

इन चारों माधवसेनो में से वृत्तिकार द्वारा उल्लिखित माधवसेन का समीकरण नही होता । अतः वे इनसे 
भिन्‍न ही कोई भाधवंसेन नाम के विद्वान होंगे। उनके गण-गच्छादि और समय का उल्लेख मेरे देखने मे नही आ्राया । 

पक्मप्रभ मलधारिदेव ने वृत्ति के १० ६१ पर चन्द्रकीतिमुनि के मन की वन्दना की है” । और पृष्ठ १४२ 
में उन्हों ने भुत विन्दु' नाम के ग्रन्थ का 'तथा चोकत श्रुत बिन्दौ, वाक्य के साथ निम्न पद्य उद्धृत किया है :-- 

जयति बविजयदोषो:मर््य मर्त्ये्र मो लि-- 

प्रबिलसदशमा लाम्यचितांत्रि जिनेन्द्र: । 
त्रिजनवजगती यस्ये दो व्यवनुवाते 
ससमिव विषयेष्वन्योन्य व॒त्ति निषेद्ध म्‌ ॥। 


१. तब्छिष्यो विदिता खिलोरु समयो वादी च बाग्मी कवि' । 
शब्दब्रह्मविचित्रधा मयशसा मान्या सतामप्रणीः । 
आसीत्‌ श्रीमहासेन सूरिरनध श्री मुंजराजाचित, । 
सीमा दशेन बोध वृत्तपसां भव्याब्जिनी बान्धव: ) . --प्रयुम्त चरित प्रशस्ति ३ 
२. महासेनस्थ मघुरा शीमालकार घारिणी । 
कथा न वरण्णिता केन वनितेव सुलोचना --हरिवद पुराण १०-३३ 
३. यस्‍्थ प्रतिक्रमणमेव सदा मुम्रु्षो--नस्त्य प्रतिक्रमण मधप्यणुमात्र मुच्चे. । 
तस्मे तम. सकलसयमभूषणाय, श्री वीरनन्दि मुनि तामधराय नित्यम्‌ ॥॥ ---नियमसार वत्ति 
है. निरुपम मिद वन्ध श्रीचत्दरकीर्ति मुंने मेल: ॥ है 


--वियमसार बूलि पृ० १५२ 





नील्ननिनिनानन जन न + “रू 


ग्यारहवी और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आधषार्य ३९१ 


श्रवण बेल्गोल के शिलालेख नं० ५४ पृ० १०६ में इम्हीं चन्द्रकीति मुनि का स्मरण किया गया है भ्रौर 
उन्हें श्रुतविन्दु का कर्ता भी बतलाया है :-- 
विश्य॑ यइश्रुतविन्दुनावरुरधे भाव॑कुशाग्रीयया, 
बुध्येवाति - महीयसाप्रव्नसाबद्ध गणाधोहवरं: । 
शिष्यास्प्रत्यनुकस्पया कृशमतीनेदं ग्रुगीसात्सुगी-- 
स्तं वाचाध्चंत चन्द्रकीति गणिन चन्द्राभकीति बुधा: ॥ ३२ 
मैसूर स्टेट के तु कर जिले में दो अभिलेख मिले है, वे पद्मप्रभ के प्रभाव क्षेत्र की अच्छी सूचना देते है। 
एक तो कुष्पी ताल्‍लुके के निद्टूरु में प्राप्त हुआ है जिसमें एक प्रसिद्ध धर्मात्मा महिला जैनाम्बिका का उल्लेख है जो 
इनकी एक शिषप्या थी। दूसरा अभिलेख पावुगड़ ताल्लुक के निडगललु मे पहाडी पर के एक जैन मन्दिर मे मिला 
है--(एपिग्राफिया कर्नाटिका जि० १२ पावृगड़ ५२) इसमे एक मुखिया गाँगेयन मारेय के द्वारा एक जैन मन्दिर के 
निर्माण कराये जाने का उल्लेख है। इस अ्रभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि यह मन्दिर निर्माता नेमि पडित के 
द्वारा जेनधर्म मे प्रविष्ट किया गया था। एपिग्राफिया कर्नाटिका जि० १९ 50एशं)। यह नेमि पढ्ित प्मप्रभ 
मलधघधारी के शिप्य थ। 
जब इरुज्रोल देव राज्य कर रहा था--तत्पादपद्मोपजीबी गढ़ गयनमारेय गडः गय नायक झौर चामासे से 
उत्पन्त हुआ था | इसने नेमि पण्डित से ब्रत लिये थे । नेमि पण्डित को पप्मप्रभ मलधारी देव से मनोभिलषित प्र 
की प्राप्ति हुई थी । प० म० देव श्री मुलसघ, देशीयगण, कोण्डकुन्दान्वय, पुस्तक गच्छ तथा वाणद बलिय के वीर- 
नन्दि सिद्धान्त चत्रवर्तो के शिप्य थे । 
कालाञ्जन (निडुगल) पर्वत के बदर तालाब के दक्षिण की तरफ एक चट्टान के सिरे पर गई गयन मारने 
पाइव जिन की बसति खड़ी की थी । इसी को “जोगवट्टिगे बसदि' भी कहते थे । पाइवनाथ-जिनेश की दैनिक पूजा, 
महाभिषेक करने के लिए, तथा चतुवर्ण्ण को आहार दान देने के लिए गड् गयन मारेय तथा उसकी स्त्री वाचले 
ने इरुड्गुल देव से भ्राचन्द्र-सूयं-स्थायी दान करने के लिये प्रार्थना की तब उसने भूमियो का दान किया, तथा 
गड्गेयमारेनहल्लि के कुछ किसानो ने मिलकर बहुत से श्रख्वरोट भ्रौर पान श्रति बोक पर दिये । पैलिके किसानो ने 
भी कोल्हुओों से तेल दिया । 
प्मप्रभ मलघारी देव की दूसरी कृति लक्ष्मी स्तोन्न” है जो संस्कृत टीका के साथ मुद्रित हो चुका है । 
इनकी ग्रन्य क्या रचनाए है यह कुछ ज्ञात नही हुआ । 
मद्रास प्रान्त के 'पाटशिवरम्‌' नामक ग्राम के दक्षिण प्रवेश द्वार पर स्थित एक स्तम्भ के खंडित शिलालेख 
मे बीरनन्दि सिद्धाल्त चक्रवर्ती के शिष्य प्मप्रभ मलधारी देव के सम्बन्ध में निम्त श्लोक अंकित है, जिसमे उनके 
देहोत्सर्ग की तिथि का उल्लेख है:-- 
सक वर्ष सप्त खेदु क्षिति ११९०७ परिमितिविश्वावसु प्रान्तफाल्गुण्यकतच्छुद्धा 
चतुर्थीतिथियुतमरणी सोमवाराद्ध रात्रा 
घिकनाडयेकांत्यदोल्लु निम्म लमति सल्‍्लस्टं नामपद्भप्रमं । 
पुस्तक गरुछ मुलसंघं यतिपतिनुतवेसीगण भुक्लनादं ।। 
शक सवत्‌ ११०७ विश्वावसु, फाल्गुण शुक्ला ४ भरणी, सोमवार को--२४ फवेरी सनू ११८४ ह० 
(बि० स० १२४२) को सोमवार के दिन पद्मप्रभ मलधारी देव का स्वर्गवास हुआ । यह लेख पश्चिमीय चालुक्य 
नरेश सोमेश्वर चतुर्थ के राज्यकाल का है। (उक्ंगरंआ॥ | 5000 हा0॥ ?. 59) 
2 न पट 37344 7 टन कप कर मन लय क्‍ 24 22 +प देन 
१. निरद्धोल-देव राज्य गेय्युत्तमिरे तत्पादपत्मोपजीवियष्प गज यनायकजु चामाजु नेगवुद्भविसि गऊू यन मारेय 


श्री मूल-सघद देशिय-गणद कोण्डकुन्दान्बय पुस्तक गच्छद वाणद-वलिय श्री वीरतन्वि-सिद्धान्त-चक्रवतगिल शिष्यराद 
मेदिनीसिद्धर पद्मप्रभ-मलघारि देवर चरण-परिवर्येयि पर्य्याप्त-कामिदराद नेमि-पण्डित रिनद्धीकृतन्त्रत नादम्‌ । 


--जैनलेख सं० भा० ३ पृ० १३२ 





३३९ जैन धर्म का प्राबीन इतिहास--भाग र 


दासनन्दि त्रविद्य 

दामनन्दि मूलसंघ, देशियगण, पुस्तकगच्छ झौर कुन्दवुन्दान्वय मे प्रसिद्ध गुणचन्द्र देव के प्रशिष्य झौर 

नयकीति सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। इनके छोटे भाई बालचन्द्र मुनीन्द्र थे। सोम सेट्टि ने पादवंजिन की अ्रष्ट विध 
पूजन झौर मन्दिर की मरम्मत झौर मुनियो के प्राह्मरदान के लिए दान दिया था झ्ौर कुछभूमि बालचन्द्र मुनि के पाद 
प्रक्षालन पूर्वक दी गयी थी । यह लेख शक स० ११०० सन्‌ ११७८ ईसवी का है । भरते: इन दामनन्दि का समय 
१२वीं शताब्दी है। जैनलेख स० भ० ३ लें? न० ३६४ पृ० १७७ 


कुलचन्द्र मुनोन्‍्त्र 
कुलचन्त्र सिद्धान्त मुनीन्द्र-यह कुलभूषण सिद्धान्त मुनीन्द्र के शिष्य थे । घवला की हस्तलिखित प्रतियों 
में सत्प्रूपणा विवरण के अन्त में कनाड़ी प्रशस्ति पाई जातो है। उसमे तीन आाचायों की प्रशसा की गई है। 
पद्चनन्दि सिद्धान्त मुनीन्द्र, कुलभूषण सिद्धान्त मुनीन्द्र और कुलचन्द्र सिद्धान्त मुनीन्द्र । 
ऊजितयश से उज्वल कुलचन्द्र सिद्धान्त मुनीन्द्र का उद्धव जगमतीर्थ के समान था । वे सदा काय और 
मन से सच्चारित्रवान्‌ दिनो दिन शक्तिमान्‌ और नियमवान होते हुए उन्होंने विवेक बुद्धि द्वारा ज्ञान दोहन कर 
कामदेव को दूर रखा। सच्चारित्रवान्‌ होना ही कामदेव के क्रोध स बचने का एक मात्र मार्ग है! । इससे उनकी 
चारित्र निष्ठता का पता चलता है । 
यह वही कुलचन्द्र ज्ञात होते है जिनका उल्लेख श्रवण वेल्गोल के ४०ये (६४) लेख मे पाया जाता है। 
झ्रविद्धकर्णा दिक पद्मनन्दी संड्धान्तकाल्योज्जनि यस्प लोके । 
कोमा रवेव ब्रतिताप्रसिद्धि जोयात्तु सोज्नाननिधि: सधीरः ॥ 
तच्छिष्य: कुलभूषणारुपयतिपदचा रित्रवारांतिधि-- 
स्सिद्धान्ताम्थुधिपारयो नतविनेयस्तत्सधर्मो महान्‌ । 
शब्बाम्भोरहभास्क र: प्रथितक॑प्रन्थकार:.. प्रभा-- 
चन्द्रा्यो मुनिराज पड़ितवर: श्रोकुण्डकुन्दस्वय' ।॥। 
तस्य श्रीकूुलभूषणाख्य  सुमुनेश्शिष्ये.. बिनेयश्तुत-- 
स्सद्वत्तः कुलचन्द्रदेव मुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधि:॥ 
इन पद्यों मे पदच्मनन्दि, कुलभूषण और कुलचन्द्र मुनियों के बीच गुरु-शिष्य परम्परा का स्पष्ट उल्लेख है। 
इनमे पद्मनन्दि सैद्धान्तिक को, ज्ञानि निधि, सधीर, श्रविद्धकर्ण और कौमारदेब ब्रती बतलाया है । वे कण छेदन 
सस्‍्कार से पहले ही दीक्षित हो गए थे। अ्रतएव वे कौमारदेव ब्रती भी कहलाते थे। भ्रर्थात्‌ वे बाल ब्रह्मचारो थे । 
इनके एक शिष्य प्रभाचन्द्र थे, जो शब्दाम्भोज भास्कर भ्ौर प्रधित तक ग्रन्थकार थे । कुलभूषण को चारित्र वा 
रानिधि और सिद्धान्ताम्बुधि पारग बतलाया है। झौर कुलचन्द्र को विनय, सद्वुत्त और सिद्धान्त विधानिधि कहा 
है । इनका समय सन्‌ ११३३ के लगभग होना चाहिए । कुलचन्द्र के छ्षिष्य माधनन्द सैद्धान्तिक थे, जो कोल्हापुर 
की रूपनारायण वसदि के प्रधानाचार्य थे | इनका परिचथ श्रागे दिया गया है। 
कुलश्न्व्रमुनि-मूलसघान्वय क्राणूरगण के विद्वान परमानन्द सिद्धान्त देव के शिष्य थे। इन्हें भुवनेक 
मल्ल के सुपुत्र ने, जिस समय उनका राज्य प्रवर्धमान था, श्रौर जो बंकापुर मे निवास करते थे। उनके पाद पद्मयोप- 
१. संतत काल कायमति सच्चरित दिनदि दिनक्कें थी--- 
ये नलेददु मिक्‍्क नियमगल नातु बिवेकबोध दो-- 
हूं तबे कंतु मन्युगिदे सख्चरित कुलचन्द्र देव स--- 
द्वांत मुनीर्र रजितयशोज्वल जगमतोषंरुद्ू बम्‌ ॥। 
--धवला १० २ प्रध््तावनां पृ० ३ 


ग्पारहवी और बारहवीं शताश्दी के विद्वात, आचार्य ३६३ 


जीवी पेर्म्साडि भुवने कबीर उदयादित्य शासन कर रहे थे । तब भुवनैकमल्ल ने 'शान्तिनाथ मन्दिर ' के लिये उक्त 
कुलचन्द्र मुनि को नागर खण्ड में भूमि दान दिया। चूकिअह शिलालेख शक स० ६६६ (वि० सं० ११३१ सन्‌ 
१०७४ है। श्रत; उक्त मुनि विक्रम की १२वी शताब्दी के पूर्वार्ध के विद्वान थे । जैनलेख सं० भा० २ प्‌ ०. २६४-६५ 


भाचाण्रग 
इनके पिता का नाम केशवराज हर माता का नाम मल्लाम्बिका था। कवि का गोत्र भारदाज 
था। यह ज॑न ब्राह्मण थे। गुरु का नाम नन्दियोगीश्व र' झौर ग्राम का नाम पुरीकर नगर (पुलगिर) था। इनके 
पिता केक्षवराज और रेचण नाम के सेनापति ने, जो वसुधेक बान्धव के नाम से प्रसिद्ध था। वर्धभान नामक एक 
पुराण ग्रथ के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया था, किन्तु दुर्देव से उनका बीच में ही शरीरान्त हो गया, तब उस ग्रन्थ 
को भ्राचाण्ण ने समाप्त किया । इस कवि की पाश्व॑नाथ पुराण में, जो कविपादर्व द्वारा सन्‌ १२०४ मे रचा गया है-- 
प्रशसा की है। इससे स्पष्ट है कि कवि प्राचण्ण सन्‌ १२०४ से पहले हुम्रा है। कवि ने अपने से पूव॑ कर्तों कवियों को 
स्तुति करते हुए श्रग्गल कवि की (११८६) की भी श्रशसा को है। इससे कवि ११८६ के बाद हुआ है । रेचण 
चमूपति कलचुरि राजा का मत्री था। शिलालेखो से ज्ञात होता है कि प्राहवमलल (११८१-११०३) के शौर नवीन 
हयशालवश के बीर वललाल (११७२-१२१६) के समय में भी वह जीवित था । इससे कवि का समय ११७४५ के 
लगभग जान पडता है। प्रस्तुत वर्धमान पुराण में महावीर तीर्थंकर का चरित वर्णित है। ग्रन्थ में १६ आदश्वास है। 
इसकी रचना अनुप्रास यमक श्रादि छब्दालंकारों से युक्त प्लौर प्रौढ है। कवि की श्रन्य किसी कृति का उल्लेख 
नही मिलता । 


ब्रह्म शिव 
यह वत्सगोत्री ब्राह्मण था। इसके पिता का नाम श्रग्गल देव था। यह कीतिवर्भा और झाहव- 
मल्ल नरेश का समकालीन था । पहले यह वैदिक मतानुयायी था । परचात्‌ उसे नि.सार समझकर लिगायत मतकाँ 
उपासक हो गया था। उस समय तक वह वेद, स्मृति और पुराण प्रादि ग्रन्थो का श्रध्ययन कर चुका था। परन्तु 
उसमे इन ग्रन्थों से सन्‍्तोष नही हुआ । लिगायत मत को भी उसने यथार्थ नही समझा और पश्चात उसने स्याद्ादमय 
जैनधर्म को ग्रहण कर सन्‍्तुष्ट हो गया। इसका बनाया हुग्ना एक 'समय परीक्षा' नामक ग्रंथ है जिसमें शव, वैष्णवादि 
मतो के पुराण ग्रन्थों तथा श्राचारो में दोष बतला कर जनधर्म को प्रशंसा की है। इस ग्रथ की कविता बहुत ही सरल 
श्रौर ललित है। यह कनड़ी भाषा का कवि है। समय परीक्षा से ज्ञात होता है कि यह सस्कृत का भी प्रच्छा विद्वान 
था । ग्रन्थ के पुष्पिका वाक्य से इसके गुरु का ताम वीरनन्दी मुनि जान पड़ता है--“हृति भगवदहुंत परमेश्वर चरण 
स्मरण परिणतानतः करण वीरनन्दि मुनित्त खरण सरस्रोत्त-षट धरण-समिथ्या समय तोग़ तिसिर चण्डकिरण-- 
सकलागम निपुण - महाकवि ब्रह्मशिव विरधित समय परीक्षायां-- 
ये वीरनन्दी मेश्वचन्द्र त्रेविद्य के शिष्य जान पड़ते है। जो सन्‌ १११५ मे दिवगत हुए थे | यदि ये वी रनन्दि 
वही है। तो कवि का समय सन्‌ ११२०--११२४ दह्वोना चाहिये । 


बालचनद श्रध्यात्मी 


यह मूलसंध, देशीयगण पुस्तकगच्छ प्रौर कुन्दकुन्द प्रन्वय के चिंद्वान थे। इनके गुरू नयकीति 
थे जो गुणचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के शिष्य थे श्लौर जिनका स्वर्गगास शक सं० १०६६ सन्‌ ११७७ मे 
वेष्ाख शुक्ला चतुर्दशी को हुआ था *। इनके भाई का नाम दामनन्दी था। श्रनेक दिलालेखों मे इनको स्तुति के 


१. मद्रास के प्राज्य कोशालय के एक शिलालेख से मालूम होता है कि नन्दियोगीश्वर सन्‌ ११८६ में मोजूद ये । 
२. शाके रन्प्रनवद्युचद्यमसि दुम्मू स्या व (स्य) सबत्सरे । 

वेशाले धवले अतुर्देशदिने वारे श्र सूर्य्यात्मजे। 

पूर्वाल्ल प्रहरे गतेडद्ध सहिते स्वर्ग जयामात्मबान्‌ 

विख्यातो नयकीति-देव मुनिपो राद्धान्त-चकाशिप: ॥२३ “जैन शिलालेख संग्रह भाग ६ १० ३७ 








३१४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 
पद्य मिलते हैं । इनकी बनाई हुई ५ टीकाएं उपलब्ध है। सारब्रय--प्रवचनसार, समयसार श्लौर पंचास्तिकय, 
परमात्मप्रकाश, झौर तत्वरत्न प्रदीपिका (तत्त्वार्थमृत्रटीका) ये टीकाए बडी सुन्दर भर श्॒ध्यात्म विषय पर विस्तृत 
प्रकाश डालतो है। प्राभृतत्रय की टीका के श्रन्त में निम्न गद्य पक्ति दी है--इति समस्त संद्धान्धिक चक्रवर्तो श्रोनय 
कीतिनन्दत - विनेयजनानन्दन--निजरुचि सागरनन्दि - परमात्मदेवसेवासा दितात्सस्वभावनित्यानंद--बालचंद्र 
देव बिरचिता समय प्राभृत सूत्रानुगत तात्पर्य वृत्ति: | कवि ने तत्त्वार्थमूत्र की 'तत्त्वरत्न प्रदीपिका' टीका कुमुद चंद्र 
भट्टारक के प्रतिबोध के लिये बनाई थी, ऐसा टीका मे उल्लेख मिलता है। इनका समय सन्‌ ११७० ईस्वी है। 


राजादित्य 
पद्यविद्याधर इनका उपनाम था। इसके पिता का नाम श्रीपति और माता का नाम वसन्ता 
था । कोडिमडल के पूविन बाग में इसका जन्म हुआ था । यह विप्णुवर्धन राजा की सभा का प्रधान पडित था। 
विप्णुवर्धन ने ईस्वी सन्‌ ११०४ से ११४१ तक राज्य किया है । कवि के समक्ष उसका राज्यभिपक हुआ था । अपने 
प्राश्नय दाता राजा की इसने एक पद्म में बहुत प्रशसा की है। और उसको सत्यवक्ता, परहित चरित, सुस्थिर, भोगी, 
गभीर, उदार, सच्चरित्र श्रखिल विद्यावित और भव्य सेव्य बतलाया है । यह का गणित ज्षास्त्र का बडा भारी 
विद्वान हुआ है। कर्णाटक कवि चरित के लेखक के भ्रनुसार कनडी साहित्य मे गणित का ग्रथ लिखने वाला यह सबसे 
पहला विद्वान था | इसके बनाये हुए व्यवहार गणित, क्षेत्रगणित, व्यवहाररत्न, जैनगणित सूत्रटीका उदाहरण, 
चित्रह सुगे श्रौर लीलावती ये गणित ग्रन्ध प्राप्य हैं । ये सब ग्रन्थ प्राय गद्य-पद्यमय हे। इसका व्यवहार गणित नाम 
का ग्रन्थ बहुत अच्छा है। इसमे गणित के त्रैराशिक, पचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, चक्रवृद्धि श्रादि सम्पूर्ण 
बिषय है और वे इतनी सुगम पद्धति से बतलाये गये है कि गणित जैसा कठिन और नी रस विपय भी सरस हो गया है। 
कवि ने प्रपनी विलक्षण प्रतिभा से इसे पाच दिन में बनाकर समाप्त किया था। 
कवि के गुरु का नाम शुभचद्र देव था* | सभवत' ये शुभचद्र वही है। जिनका उल्लेख श्रवणवेलगोल के 
शिलालेख न० ४३ मे किया है श्रौर जिनकी मृत्यु ईस्वी सन्‌ ११२३ मे बतलाई गई है। इससे कवि का समय सन्‌ 
१११५ से ११२० तक जान पड़ता है । 


कोतिवर्मा 
यह चालुक्य वणीय (सोलकी ) महाराज त्रेलोक्य मल्‍्ल का पुत्र था। त्लोक्यमल्ल ने सन्‌ १०४४ से 
१०६८ तक राज्य किया है। इस के चार पुत्र थे विक्रमाकददेव( १०७६ से ११२६), जयसिह, विष्णुवर्धन, विजया- 
दित्य और कीतिवर्मा । कीतिवर्मा त्रेलोक्यमलल की जनधर्म धारण करनेवाली केवलदेवी रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
था । केतलदेवी ने सैकड़ों जैनमन्दिर बनवाये थे। उसके बनवाए हुए मन्दिरो के खडहर झऔर उनके शिलालेख श्रब 
भी कर्नाटक प्रान्तमे उसके नामका स्मरण कराते है। कीतिवर्मा के बनाये हुए ग्रन्थों मे से इस समय केवल एक 'गोवैद्य 
ग्रन्थ प्राप्त है। इसमें पशुओं के विविध रोगों का झौर उनकी चिकित्सा का विस्तारपूर्वक वर्णन है। इससे जान 
पडता है कि वह केवल कवि ही नहीं बंच्य भी था । गोवेद्य को एक पद्म में उसने अपने लिये कीतिचन्द्र, वेरिकरिहरि, 
कल्दप मूर्ति, सम्यक्त्व रत्नाकर, बुधभव्य बान्धव, वैद्य रत्नपाल, कविताब्धिचन्द्र कीतिविलास आदि विशेषण दिये है। 
'वैरिकरिहरि' विशेषण उसके बडा वीर तथा योद्धा होने को सूचित करता है। उसने अपने गृरू का नाम देवचन्द 
मुनि बतलाया है। थवण वेलगोल के ४० वे शिलालेख में राधव पाण्डवीय काव्य के कर्ता श्रतकीर्ति जैविद्य के समका- 
लीन जिन देवचन्द की स्तुति की है सभवतः वे ही कीतिवर्मा के गुरु हो अथवा अन्य कोई देवचन्द । इनका समय 
सन्‌ ११२५ ई० है। 





१ व्यवहार गणित के प्रत्येक पुष्पिका गद्य वाक्य से कवि के गुरु के नाम का पता चलता है--इति घुभचन्द्रदेव योग 


पादारविन्दमत्तमधुकरायमानमानसानन्दित सकलगणित तत्वविलासे विनेयजन नुते श्री राज्यादित्य विरचिते व्यवहार 
गशणिते--इत्यादि । 


ग्यारहवीं और बारहवीं दतार्दी के विद्वन, आचाये ३१५ 
'. पण्डित बोप्पण 


बोप्पण पण्डित--सुजनोत्तंस इसका उपनाम था। आाच्चण्ण, पादव, केशिराज प्रादि कवियो ने इसकी बहुत 
प्रशंसा की है। केशिराजने इसका 'सुकविसमाजनुत, कह कर उल्लेख किया है भ्रौर इसकी ग्रन्थ पद्धति को लक्ष्यभुत 
मान कर अपनी रचना की है। इससे जान पडता है कि यह प्तेक ग्रन्थों का रचयिता होगा | परन्तु इस समय उसकी 
केवल दो छोटी-छोटी रचनाएँ ही मिलती है। जिनमें से एक तो “गोम्मटेश्वर, की स्तुति है भौर दूसरी 'निर्वाणलक्ष्मी 
पति नक्षत्रमालिका, नाम की कविता है । गोम्मटेश्वर की स्तुति में कनड़ी के २७ पश्च है जो भ्रवणबेलगुलके ६५ (२३४) 
वे शिलालेख मे भ्रकित है। 'निर्वाणलक्ष्मीपति नक्षत्रमालिका में भी २७ कनड़ी पद्म है। कवि ने गोम्मटेश्वर की स्तुति 
सैद्वान्तिक चक्रेवर नयकीति के शिष्य प्राध्यात्मिक बालचन्द्र की प्रेरणा से रची थी। इससे स्पष्ट है कि कवि 
बालचन्द्र के समकालीन था। श्रवण बेलगुल का ५५ वा शिलालेख शक सवत्‌ ११०२ सन्‌ ११८० का लिखा हुआ 
है। ध्रतः कवि का समय ११वी छताब्दो है। जैन लेख स० भा० १ पृ० १६६ 


बी रननन्‍दी 


मूलसंघ देशोयगण के आचार्य मेधचन्द्र त्रेविश देव के प्रात्मतण और शिष्य थे, जिनकी ताकिक चक्रवर्ती, 
सिद्धान्तेश्वर-शिखामणि त्रैविद्य देव उपाधिया थी! । जैसा कि भ्राचारसार के निम्न प्रशस्ति वाक्य से प्रकट है:-- 
वेदग्धभी वधूटी. पतिरतुलगुणालंकृतिमेघचन्द्र-- 
स्त्रविद्यस्थात्मजातो मदनमहिभतो भेदने वच्छापात:।। 
संद्धान्तिथ्यूहूचडाम णिरत्नुफलचिन्ताम णिर्भूजनामा | 
योधभूत सोजन्यरन्द्रश्रगमवति महावीरनन्दी मुनीन्‍्द्र' | 
-आचारसार १२, ४२ 
प्राचार्य वीरनन्दी चतुरता रूपी लक्ष्मी के स्वामी है, झनुपम गुणों से अलकृत है। मेघचन्द्र त्रेविद्यदेव के 
श्रात्मज-पुत्र है, श्रौर कामदेव रूपी पव॑त को भेदन करने लिये वच्च के समान हैं, सिद्धान्त शास्त्रज्ञों के समूह में 
चूडांमणि है, और पृथ्वी-मडल के लोगो को इच्छित फल देने वाले उत्तम चिन्तामणि है। ऐसे श्री बीरनन्दी मुनि 
सज्जनता रूप सघन लक्ष्मी की सदा रक्षा किया करते हैं । 

प्रस्तुत वीरनन्दी भ्रपने समय के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने अपने झाधारसार में प्रपने गुरु मेघचन्द्र की बड़ी 
प्रशंसा की है। 

चूकि मेघचन्द्र त्रेविद्यदेव का स्वर्गवास शक सं० १०३७ (वि० संवत्‌ ११७२) में मगसिरसुदी चतुर्दशी 
बृहस्पतिवार के दिन धनुलंग्न में हुआ था। जैसा कि श्रवणबेलगोल के शिलालेख न० ४७ के निम्न वाक्य से 
प्रकट है;--- 

“सकवर्ष १०३७ नेय मन्मथसंवत्सरद मारग्गंसिर सुद्ध १४ वृहवार धनुलग्नद पूर्वाण्हदारुघलिगेयप्पा 
गलु श्रीमुलसद्भद देसियगणद पुस्तक गच्छ श्री मेघचन्द्र जे विद्यदेव त्तम्मवशान कालमनरिदु पल्यकाशन दोलिदुदु श्रार्म- 
भावनेय भाविसुत्तं देवलोककके सन्दराभावनेयेन्तप्पुदेन्दोडे |” 

झननन्‍्तवोधात्मकमात्मतत्व॑ निधायचेतस्थपहाय हेय॑ । 
श्र विद्यव ता मा सुनि सेधचचन्द्रो दिवंगतो बोधनिधि व्विशिष्टाम्‌ ॥ 

इनके प्रमुख शिष्य प्रभाचन्द्र नाम के थे। इन्ही प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देवने महा प्रधान दण्ड नायक गंगराज 
द्वारा मेघचन्द्र की निषद्या का निर्माण कराया था । 

प्रवचनसा रादि ग्रन्थो के टीकाकार झाचायें जयसेन ने पंचास्ति काय की दूसरी गाथा की टीका में झ्ाचार्य 


१. मूलसघ कृत पुस्तक गच्छ देशीयोग्ज़णाधिपसुताकिक चक्रवर्ती । 


संद्वान्तिकेश्वरशिखामणिमेघचद्धस्त्रविद्य देव इति सद्विदुधाः स्तुवन्ति ॥२६।॥ 
; अवरा ० जैन लै० सं० भा० १ ले० नं० ४७ पृ० ५८ 





किणतण।ख-ज-+»+ 


4 का प्राचीन इतिहास---भाग रे 
३२३६ जैन धर्म का इतिह 


बीरनन्दी के 'भ्राचारसार' के चतुर्थ श्रधिकार के ६५, ६६ नं० के दो इलोक उद्धृत किये है । भौर डा० ए० एन० 
उपाध्ये ने श्रपनी प्रवचनसार की प्रस्तावना में श्राचायं जयसेन का समय ११५० ई० के बाद विक्रम की १ श्वी 
शताब्दी का उत्तरार्ध निश्चित किया है | इससे स्पष्ट है कि प्राचार्य जयसेन वीरनन्दी के ही समकालीन थे, क्योंकि 
प्राच्रसार के मूल रचे जाने के कुछ समय बाद झ्राचायं वीरनन्दों ने ११५३ 6 0 (वि० स० १२१०) में उस पर 
एक कनड़ी टीका बनाई | इससे प्राचार्य वीरनन्दी का समय वि० की १२वीं शताब्दी का उत्तरार्ध श्रौर १३वीं 
शताब्दी का पूर्वार्ध है। वे १३वीं शताब्दी में १०वर्ष जीवित रहे है। क्योकि कन्‍नड टीका उस समय रचो गईं है । 
इनके शिष्य तेमिनाथ ने ग्राचार्य सोमदेव के 'नीतिवाक्यामृत' की कनड टीका बनाई है। 

झाचारसार' संस्कत भाषा का भपूर्य ग्रन्थ है। इसमें श्रवणों - मुनियों की क्रियाओं का-उनके झआचार- 
बविच्चार का-- वर्णन किया गया है। साथ ही भ्रन्य प्रावश्यक विषयो का भी समावेश किया गया है । इस ग्रन्ध में 
'मूलाचार' के समान १२ प्रधिकार दिये है, मुलाचार शोर आचारसार का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता 
है कि वीरनन्दी ने मूलाचार को सामने रखकर इसकी रचना की है। झादि श्रन्त मगल और प्रशा। स्‍त को छोडकर 
शेष सब इलोकों का मूलाचार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध जान पड़ता है। हा, विषय वर्णन की क्रमबद्धता तो नही 
है | मूलाचार के १२वे पर्याप्ति अधिकार का वर्णत आचारसार के तीसरे चोथे सर्ग में पाया जाता है । इसकी तुलना 
मैने जेन सि० भा० भाग ६ की प्रथम किरण में दी हुई है। ग्रन्थ पर वीरनन्दी की कन्नड टीका भी है, जो अभी 
प्रकाशित नही हुई । 


गणधर कोति 
यह मनि गुजरात के निवासी थे। इन्होंने अपनी गुरु परम्परा प्रशस्ति में निम्न श्रकार दी है 
सागर नन्‍दी, स्वर्णनन्दी, पद्मनन्दी, पुष्दन्त कुब॒लयचन्द्र प्लौर गणधर कीति। यह श्राचाय पृष्पदन्त के प्रशिष्य 
प्रौर कुबलयचन्द्र के शिष्य थे। इन्होने किन्ही सोमदेव के प्रतिबोधनार्थ, गूढ श्र भ्रौर सकेत को दूरने वाली 
सोमदेवाचार्य की 'ध्यान विधि' नामक ४० पद्यात्मक ध्यान ग्रन्थ पर टीका लिखी है? । टीका का नाम श्रध्यात्म 
तरंगिणी है। इसमें भगवान झ्लादिनाथ की ध्यानावस्था का वर्णन करते हुए ध्यानों का स्वरूप श्रौर विधि का 
विधान किया है। इस टीका का नाम अश्रध्यात्मतरगिणी है। लेखकों की कृपा से मूलग्रन्थ का नाम भी अध्यात्म 
तरगिणी हो गया है । 
गणधर कीर्ति ने वाट ग्राम (वटपद्र ) जहा वीरसेनाचार्य ने धवला टीका लिखी थी । वहा शुभतु ग देव क 
वसति' नाम का ज॑नमन्दिर था। वही पर गणधर कीति ने यह टीका विक्रमसवत ११८६ सन्‌ ११३२ मे चंत्र शुक्ल 
पंचमी रविवार के दिन गुजरात के चालुक्य वशीय राजा जयसिह या सिद्धराज जयसिह के राज्य काल में बनाकर 
समाप्त की है--जंसा उसके निम्न पद्म से प्रकट है -- 
एकादश शताकोर्ण नवाशौत्युत्तरे परे। 
संबत्सरे शुभ... योगे प्ृथ्यनक्षत्रसंज्ञके ॥१७ 
चेत्रसासे सिते पक्षे्थ पच्चर्या रवो दिने। 
सिद्धा सिद्धिप्रदा टीका गणभृत्कीति विपश्च्चित. १८ 
निस्श्रद्ात जिताराति विजयश्नी विराजनि। 
जयसिहदेशव सोराज्ये. सक्जनानन्व दायनि ॥१६ 


भट्टवोसरि 
यह दिग्रम्बराचार्य दामनन्दी के शिष्य थे। इन्होने दामनन्दी के पास से श्रायों के गुह्य रहस्य 


शफि किक कल च न लल्कलतत्क्कलललल्टट््ल्ल्ल् चलाता चनट नए कपल लता ना 32 तत2 लत 3२५+5-+++>>-क 55२०० ३२८४+०+० 5 स9+-3+०++-+ 5०००-०० 








१. श्री सोमसेन प्रतिबोधनाय् धर्मामिधानोज्जयश' स्थिरार्था । 
गूढार्भसन्देहृहरा प्रशस्ता दीका कृताध्यात्म तरंज्िी यम्‌। 


7धारहवी और बारहूबी शताब्दी के विद्वान, आचाय॑ ४४ 


'को जातकर 'झायज्ञानतिलक' को रचना की है' । यह प्रइन विद्या से सम्बन्ध रखने वाला महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
इसमें प्रएनों के शुभाशुभ फल को जानने शोर बतलाने को कला का निर्देश है। प्रच्थ की गाया संख्या ४१४ है। 
प्रौर तिम्न २५ प्रकरण हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं--१ स्‍्रायस्वरूप, २ पातविभाग, ३ भायावस्था, ४ प्रहयोग, ५ 
शा कार्यश्ञान, ६ शुभाआ्युभ, ७ लाभाउलाभ, ८ रोगतिर्देश, € कन्या परीक्षण १० भूलक्षण, ११ गर्भपरिशान, १२ 
» १३ गमनागमन, १४ परिचयज्ञान, १५ जय-पराजय, १६ वर्षालक्षण, १७ पर्धकाण्ड, १८ नष्ट परिज्ञान 
१६ तपोनिर्धाह परिज्ञान, २० जीवितमान, २१ नामाक्षरोद्रेश, २२ प्रदनाक्षर-सख्या, २३ संकी्णं, २४ काल, २५. 
झौर चक्रपूजा । 
ग्रन्थ पर अन्धकार की बनाई हुई स्वोषज्ञ एक संस्कृत टीका है, उससे ही ग्रल्थ के विषय की जानकारी होती 
है। संभवत. ग्रन्थकार पहले प्रजेन रहे हों, बाद में जैन संस्कारों से संस्कत होकर जैन धर्म में दीक्षित हुए हों भौर 
दिगम्बराचायं दामनन्दी के शिष्य हुए हों । 
जिन दामनन्दी का उन्होंने झपने को शिष्य बतलाया है वे वही जान पड़ते हैं जिनका श्रक्ण बेलगोल के लेख 
मं ५५ (६६) में उल्लेख है, जिन्होंने महावादी विष्णु भट्टको बाद में पराजित किया था--पीस डाला था, इसी से उसे 
“विष्णुभट्ट-धरट्र' लिखा है। ये दामनन्दी शिलालेखानुसार उन प्रभाचन्द्राचार्य के सधर्मा (साथी भ्रथवा गुरुभाई) 
ये जिनके चरण धाराधिपति भोज द्वारा पूजित थे। शौर जिन्हे महाप्रभावक उन गोपनन्दी श्राचार्य का सघर्मा 
लिखा है जिन्होने कुवादि द्वेत्य धर्जि को बाद में पराजित किया था। यदि यह कल्फना सही है तो उनके शिष्य का 
समय १२वीं शताब्दी हो सकता है।* 


ताग अन्य 

नाय चस्द्र-इनका दूसरा नाव ध्भिनव पम्प है। भारती कर्णपूर, कविता मनोहर, साहित्य 
साहित्य सर्वश, भौर सूक्‍्ति मुक्तवतंस झ्रादि झ्नेक कवि के नाम प्रथवा विरुद थे। यह विद्वान होने व 
भी था। इसने विपुल धन लगाकर “मल्लिनाथ' का एक विशाल जिनमन्दिर बीजापुर में बनवाया था । जो इसका 
निवास स्थान था। उसी समय नागचन्द्र ने 'मल्लिनाथ पुराण” की रचना की थी। जो १४ आदवासों में वर्णित है। 
ग्रन्थ गद्य-पद्य मय चम्पू शैली में लिखा गया है। कथन शेली मनमोहक है झौर सरस है। 

इनके गुरु वक्र गच्छ के विद्वान मेघचन्द्र के सहाध्यायी बालचन्द्र थे। बालचन्द्र ताम के कई मुनि हो गए हैं 
जिनमें एक पुस्तक गच्छ भृकत नयकीति के शिष्य थे। और प्राकृत ग्रन्थों के कनमड़ी टीकाकार होने से भाध्यात्मिक 
आालचन्द्र कहलाते हैं। ये सन्‌ ११९२ तक जीवित थे । दूसरे बालचन्द्र वक्त गच्छ के थे शोर वीरनन्दी सिद्धान्त 
चक्रवर्ती के गुरु मेघचरद्र (पूज्यपाद कृत समाधि क्तक.या समाधितत्र के टीकाकार) के सहाध्यायी थे । यही दूसरे 
बालचन्दर के गुरु थे । 

कवि की दूसरी कृति रामायण झथवा पम्प रामायण है। यह बहुत ही सुन्दर एवं सरस ग्रन्थ है। इसका 
सभी प्रध्ययन करते हैं। कर्माटक देश में इसका बड़ा प्रचार है। यह ग्रन्थ भी गद्य-पद्यध मय है। जिन मुनि तनय 
धोर जिताक्षर माला ये दो ग्रन्थ भी इनके बनाये हुए कहे जाते हैं परन्तु उनकी रचना साधारण भौर महत्वहीन 
होने के कारण उक्त कवि की कृति नहीं मालूम पड़ती । संभव है उनके रचयिता कोई दूसरे ही कवि हों । इनका 
समय सन्‌ ११०५ (वि० सं० १२४०) के लगभग है। 


१- ज॑ं दाममन्दि गुऱणोप्मशयं अयाण जाछिएं युक्क । 
त॑ आवशाणतिलए नोशरिशा मस्तेए पयड ॥२॥ 
'२. “श (सं) बीयशास्मसारेश यत्कृतं जनमंदन । 
तदाय ज्ञान तिलक स्व विश्रियत मया ।” . आयज्ञान तिलक 


्िजि-जजन ५ + जनीनिनानन न 








श्श्प जैम धर्म का प्राचीन इतिहास--भाभ २ 


गुणमत्र 
गुणभव्र - मूलसंघ, देशीयगण, पुस्तकगच्छ ग्रोर कोण्ड कुन्दान्यय के दिवाकर थे। इनके शिष्य नयकीति- 
सिद्धान्तदेव थे झौर प्रशिष्य भानुकीति, जिन्हें शक सं० १०६४ के विजय सवत्‌ में होयसल वश के बल्‍्लाल नरेश 
ने पाएवे व्रतीन्द्र को चौबीसवे तीथेंकरों की पूजन हेतु 'मारुहल्लि' नाम का एक गाँव दान में दिया था। श्रतएव 
इनका समय बि० सम्वत्‌ १२३० है। भौर गृणभद्र का समय इससे ३० वर्ष पहले माना जाय तो भी विक्रम की १२ 
वी शताब्दी का श्रन्तिम चरण हो सकता है ।* ६ 
दिखो, जेनलेख स० भा० ! पृ० ३८५) 
कर्णपाय--के कण्णय, कर्णट, झौर कण्णमय भादि नामान्‍्तर हैं। ये नाम इसके प्रन्धों में जगह-जगह पाये 
जाते है । किले कल दुर्ग के स्वामी गोवर्धन या गोपन राजा के विजयादित्य, लक्ष्मण या लक्ष्मी धर वर्धमान भ्रौर 
शान्ति नाम के चार पुत्र थे । इनमे से कवि लक्ष्मीधर का श्राश्चित था। इस कवि के बनाये हुए नेमिनाथ पुराण, 
वीरेश चरित गप्रोर मालती माधव ये तीन ग्रन्थ बताये जाते है। परन्तु इस समय केबल नेमिनाथ पुराण ही उपलब्ध 
है। इसमे २२ वे तीर्थंकर नेमिनाथ का चरित वाणित है। ग्रन्थ मे १४ ग्राश्वास हैं भोर वह चम्पू रूप है। प्रशस्ति 
से ज्ञात होता है कि उसे कवि ने लक्ष्मीधर की प्रेरणा से बनाया है। इसमें लक्ष्मीधर राजा की और कृष्ण की 
समता बतला कर स्तुति की है । लक्ष्मीधर के गुरु नेमिचन्द्र मुनि थे, भौर कवि के गुरु कल्याण कीरति थे । कल्याण 
कीति मलधारि गुणचन्द्र के शिष्य और मेघचद्ध त्रैविद्येव के--जो सन्‌ १११५ में मृत्यु को प्राप्त हुए है। सतीर्थ या 
सहपाठी थे। गरुणचन्द्र भुवनकमलल राजा [ ११६६ से १०६७ तक ) के समय में उनके गुरु थे। कबिता सुगम 
प्लोर ललित है। रुद्रभट्ट (१२८० अ्ण्डव्य (१२३५) मगरस १५०६) भ्रोर दोडुय्य प्रादि कवियों ने इसकी प्रशसा 
की है। (कर्नाटक जेनकवि) 


भर तकोति--(पंचवस्तु व्याकरण ग्रन्थ के कर्त्ता)-- 

नन्दि सघ की गुर्वावली में श्रुतकीति को वैयाकरण भास्कर लिखा है।' श्रुतकीति की गुरु परम्परा ज्ञात 
नहीं है। और उक्त व्याकरण ग्रथ में कर्ता का नाम नही है। ग्रन्थ के पाचवे पत्र में श्रुतकीर्ति नाम श्राया है। 
जिससे मालूम होता है कि वे व्याकरण ग्रथ के रचयिता है -- 

“याम-वैर-वर्ण-कर चरणादीना सधीना बहुना सभवत्वात्‌ सशयान' शिष्य: स प्रच्छतिस्म--कस्सन्धिरिति । 
स॒ ज्ञास्वर प्रकृति हलृज विसर्ग जन्मा सन्धिस्तु इतीत्य मिहाहुरन्ये । तत्र स्वर प्रकृति हल्ज विकल्पतोउस्मिन्‌ सधि त्रिधा 
कथयति श्रुतकीतिरार्य ।' 

कनडी भाषा के 'चन्द्रप्रभ चरित' नामक ग्रंथ के कर्ता श्रग्गल कवि ने श्रूतकीति को अपना गुरु बतलाया 
है। “इदु परमपुरुनाथकुलभूभूत समुद्भूत प्रवचन सरित्सरिन्नाथ-शध्रुतकी ति त्रैविद्य चक्रवति पद प्मनिधान दीषवर्ति 
श्रीमदग्गल देव विरचिते चन्द्रप्रभचरिते--”' इत्यादि । 

यह चन्द्रप्रभ चरित शक स० १०११ (बि० स० १ १४६) में बन कर समाप्त 


५ हुमा है। श्रतएवं यह श्रुत- 
कीति त्रविद्य चक्रवर्ती विक्रम की १२ वी शताब्दी के विद्वान है । गा फल 


बत्ति विलास 

वृत्ति विलास--यह भ्रमरकोति के शिष्य ये। इसके दो ग्रथों का--धर्म परीक्षा झौर शास्त्र सार का--पता 

चलता है। धर्म परीक्षा, अमितगतिक्षृत सस्कृत धर्म परीक्षा के प्राधार से बनाई है। इसकी रचना बहुत ही सरल 
प्रौर सुन्दर है । इसके गद्य-पद्य मय दश श्राश्वास हैं। प्रारम्भ मे वर्धभान स्वामी की ध्तुति की है, फिर सिद्धपरमेष्ठी, 
यक्ष यक्षिणी भ्लौर सरस्वती को नमस्कार कर केवलियों से लेकर द्वितीय हेमदेव तक गृरुझों का स्मरण किया है । भ्रथ 
के भ्रन्त मे--निम्न पुष्पिका वाक्य दिया है »“विनमदमरमुकुटतट्यटितमणिगणमरीचि मड्जरी पु०जरड्जित 
“पाप सन नर नल कत नकल + ३० न 


७ >जजन+ ५-3--०००००५+-र०५+००-->क 


६ भविद्य० श्रुतकीत्यख्यो बैयाकरण भास्कर:। 








ध्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, भाचाये ३३६ 


पादरविन्दभगवदहत्यरमेष्व॑रवदसविभियंत. श्रुतास्भोधिवद्धन सुधाकरे. श्रीमदम रकी ति राव ल्लब्रतीश्वरच रण 
सरसीरुह षट्पदवृत्तिविजीसविरचिते धर्मपरीक्षा ग्रंथे--' श्रादि गद्य दिया है। हु 

दूसरे ग्रथ शास्त्रसार का कुछ भाग 'प्राक काव्यमाला' नाम की कनड़ी-ग्र थमाला में प्रकाशित हुप्ना है। 
परंतु पूरा ग्रंथ इस समय प्राप्य नहीं है। कवि ने प्पने ग्रथ में भ्रपने समय भ्रादि का कृुछ भी परिचय नही दिया है । 
पर॑तु कवि ने जिन शुभकीति ब्नती, संद्धान्तिक माघनन्दि यति, भानु कीतियति, धर्मभूषण, अ्रमर कीति (कवि का 
गर ), अभयसूरी, वादीव्वर झ्ादि जेनाचारयों का स्तवन किया है। उनके समय का विचार करने से इसका समय 
११६० के लेंगभग निश्चित होता है। उक्त झात्रायों मे से शुभकीति १११५ में दिवग॒त होने वाले मेघचन्द्र के सम- 
कालीन थे। माघनन्दि संद्धान्तिका समय ११६० हैं भानुकीति ११६३ में समाधिस्थ होने वाले देवकीति के सह॒पाठी 
थे। प्रभयसूरि, बल्‍लाल नरेश झोौर चारुकीति पण्डित के समकालीन ये। क्योकि ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रभय- 
सूरि ने इन दोनो को एक बड़ी भारी व्याधि से मुक्ल करके श्रवण बेलगोल मे निवास कराया था। बलल्‍्लाल विष्णु- 
वर्धन राजा का भाई था शोर चारकीति श्रुतकीति का पुत्र था। श्रवणवेलगुल के जैन गुरुम्नो ने 'चारुकीति पण्डिता- 
साये का पद १११७ के अनतर धारण किया था। इससे मालूम होता है कि यह चारुकीति श्रवण बेलगोल का 
प्रथम चारुकीति पण्डित होगा। श्रवण बेलगोल के १११ व शिलालेख मे विशालकीर्ति क॑ शिष्य शुभकीर्ति, 
शुभकीति के शिष्य घर्मभूषण भौर धर्मभूषण के शिष्य प्रमरकीति बतलाये गये है। भौर घुम कीति १११४ मे दिव- 
गत होने वाले मेघचन्द्र के समकालीन है | इसलिये घुभकीर्ति के शिष्य धर्ंभूषण झौर प्रशिष्य श्रमरकीति का समय 
११५० के लगभग होना चाहिये। शिलालेख की यह गुरु परम्परा धर्मपरीक्षोल्लिखित गरुपरम्परा से बराबर 
मिलती है। किन्तु यह झिला लेख शक १२६५ परिघाविसंवत्सर का है। श्रत. समय विचारणाय है। 

देखो, कर्नाटक जैन कवि 

छत्रसेन--काष्ठासध माथुरान्वय के विद्वान श्राचायं थे । जो उच्छण नगर मे भ्रपने व्याख्यानों से समस्त 
सभाजनो को सन्तुष्ट किया करते थे" । उच्छूण नगर में उस समय परमारवशीय मडलीक (मदनदेव ) नाम के 
राजा का पौत्र चामुण्डराज का विजयराज पुत्र स्थलिदेश का शासक था। उक्त नगर मे उस समय भूषण नामक एक 
जैन श्रावक ने प्रादिनाथ का एक मनोहर जिन मन्दिर बनवाकर उसमें वषभनाथ (आदिनाथ) की प्रतिमा की वि० 
स० ११६६ वैशाख सुदी तीज सोमवार सन्‌ ११०६ई० को प्रतिष्ठा सम्पन्न कराई थी* । अ्रतः प्रस्तुत छत्नसेनाचार्य 
का समय ईसा की११वी शताब्दी का प्नन्तिम चरण और १२वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है । 


सागरनन्दी सिद्धान्तदेव 


सागरनन्दी सिद्धास्त देव--मूलसंघ देशीबगण पुस्तक गज्छ कोण्डकुन्दान्वय कोल्हापुर सामन्‍्त बसदि से 
प्रतिबद्ध माधनन्दि के प्रद्चिष्य श्लीर शुभचन्द्रत्रे विद्येव के शिष्य थे। रेचिरस सेनापतिने १२०० ईस्वी के लगभग 
श्रतण वेलगोल में शान्तिनाथ का मम्दिर बनवाया था। कलचुरि कुल के सचिवोत्तम रेचरस ने बललालदेव के चरणों 
में क्‍प्राश्नय पाकर आरसिय केरे मे सहस्त्रकूट जिनालय को स्थापता की। भगवान की श्रष्टविधपूजा, पुजारी भौर 
सैबको की भ्राजी विका तथा मन्दिर की मरम्मत के लिए राजा बललाल ने 'हन्दर हल्लु' प्राम प्राप्त करके उक्त सागर 
नन्दि को प्रदान किया । रेचस द्वारा स्थापित इस सहस्त्रकूट जिनालय के लिए जैनो द्वारा एक करोड़ रुपया इक्ठा 








१. यो माथुरास्यय नम स्थलतिसमभानोव्यास्यादरणितसमस्तसभाजनस्य । 
श्रीछत्॒सेन सुगुरोश्चरणारबिद सेवापरोभवदन्‍्यमता: सदेव ॥।११ 
--अथू शा विलालेख अजमेर स्मूजियम्‌ 
२. विक्रम संवत्‌ ११६६ वेशाल सुदी ३ सोमे बृषभताथस्य प्रतिष्ठा । 
क्षीवृषभनाथ धास्तः प्रतिष्ठिते भषशेन विस्वमिद उच्छुणक नशरेस्मिन्निह जगती वृषभनाथस्य ॥।२६ अधू णालेख 
वर्ष सहले याते पट षष्ठयुत्तर झतेन संयुक्त । 
विक्रम भानों: काले स्थलि विषय मवति सति विजय राम्ये 


६४० जैत धर्म का प्राचीन इतिहातं--भाग है 


किया गया, उससे मन्दिर तथा उसकी चहार दीवार बनवाई गई। इस जिनालम के निर्माण में ७ करोड़ लोगों को 
सहायता होने से इसका नाम 'एल्कोटि जिनालय' रक्‍्खा गया । प्रारसिय केरे के लोगों ने झान्तिनाथ का एक मन्दिर 
प्रौर बनवाया था। उसके प्रबन्ध के लिये दान दिया था । जैन लेख सं० भा० ३ १० ३११ 


झहेनन्दि 
प्रहेतन्दि-- मूलसघ देशीगण ओर पुस्तक गच्छ के प्राचाये माघनन्दि सिद्धान्त देव के शिष्य थे । जो रूप 
नारायण वसदि के प्राचाये थे। शक सं० १०७३ (सन्‌ ११५१) में कामगाबुण्ड के द्वारा बनवाए हुए मन्दिर के, जो 
क्षुल्लकपुर (कोल्हापुर) में रूपनारायण वसदिके नाम से प्रसिद्ध है। पाइ्वनाथ भगवान की श्रष्ट प्रकारी पूजा के 
लिये, मन्दिर की मरस्मत तथा मुनिजनो के भ्राहारार्थ विजयादित्यदेव ने प्रपने' मामा सामन्‍्त लक्ष्मण की प्रेरणा से 
भूमिका दान दिया। इस कारण झहेनन्दि का समय ईसा की १२वीं शताब्दी का मध्यकाल है । 
-जैनलेख स० भा० २ १०९६ 


माइलल धवल 
यह द्रव्य स्वभाव नयचक्र के कर्ता माइल्‍ल धवल है। जो देवसेन के शिष्य थे | उन्होने नयचक्र के कर्त्ता 


देवसेन गुर को नमस्कार किया है और उन्हे स्थात्‌ शब्द से युक्त सुनय के द्वारा दुनेय रूपी देत्य के शरीर का 
विदारण करने में श्रेष्ठ वीर बतलाया है। यथा-- 


सियसद्दसुणयवुण्णयद णुवेह-विदा रणेक्कवरथीरं। ' 
त॑ं देवसेणदेव णयचकक्‍्कयरं गुरु णम्रह्‌ ॥ ४२३ 
ग्रंथ कर्ता ने कुन्द कुल्दाचार्य के शास्त्र से सार ग्रहण करके अपने और दूसरों के उपकार के लिए द्रव्य 
स्वभाव नयचक्र की रचना की है। इस ग्रन्थ में ४२५ गाथाएं है । ग्रन्थ निम्न १२ श्रधिकारों में विभाजित है । जैसा 
कि उसकी निम्न दो गाथाओ से स्पष्ट है :-- 
ग्रुणपञ्जाया दव्षियं काया पंचत्थि सत्त ततक््चाणि। 
झ्रण्णे वि णव पयत्था पमाण-णय तह य णिक्लेथं ॥।८ 
दंसणणाणचरित्ते कमसो उबयारमेबइदरेंहि। 
दव्वासहाबपयासे प्रहियारा बारसवियय्पा ६ 
गुण, पर्याय, द्रव्य, पचास्तिकाय, साततत्त्व, नौ पदार्थ, प्रमाण, नय, निक्षेप और उपचार तथा निश्चय नय 
के भेद से सम्पर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान प्लौर सम्यक चारित्र । इन वारह अधिकारों में द्रव्यानुयोग का कथन समाविष्ट 
हो जाता है । क्योकि जेन सिद्धान्त है छह द्रव्य पाच अस्तिकाय, सप्ततत्त्व, और नौ पदार्थ हैं। गूण और पर्यायों 
का प्राघार द्रव्य है ग्रोर प्रमाण नय निश्षेप ज्ैैयो के जानने के साधन है। सम्बन्दर्शन, सम्यग्जान धौर सम्यक्‌ 
चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं। इस तरह इस नयचक्र में सभी ज्ञेयों का कथन किया गया है । 
माइल्‍ल धवल ने ४२०वी गाथा में लिखा है कि दोहो मे रचित शास्त्र 


को सुनते ही शुभंकरने' 
झौर बोला--इस रूप मे यह ग्रन्थ शोभा नही देता, गाथाओ में इसकी रचना करो। इते हो घु का 


सुणिऊण बोहसत्यं सिग्धं हुसिकृण सुहंक रो भणइ । 
एत्थ ण सोहइ प्रत्थो गाहाबघेण तं मणह्‌ ॥४२० 
प्रन्थ कर्ता ने इस दोहा बद्ध द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र को कब किसने प्रौर कहां बनाया 
न हे , इसका को 
उल्लेख नहीं किया । द्रव्य स्वभाव प्रकाश को दोहाझो में रचा हुआ देखा, भौर उसे माइल्ल धवत ने गाथा बद्ध किया 
दव्वसहाबपयासं दोहयबंधेण प्रासि ज॑ं दिद॒ठं । 
ते ग्राह्मबर्धंण रहय॑ माइल्‍ल घबलेण ॥४२४ 


गारहुबी और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आयाय॑ हर 


सम्रय 


अन्य में रखनाकाल दिया हुप्रा नहीं है। झत: यह निरचय करने में कठिनाई होती है कि यह प्रन्थ कब भौर 
कहाँ रचा गया। पुरातास्यिक, थ लेखादि सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। प्रत: ग्रन्थ के ग्रन्तः परीक्षण द्वारा इस समस्या 
को सुलभाने का यत्न किया जाता है। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक तयचक्र में झनेक ग्रन्थकारों के पद्यों को उक्त च वाक्य 
के साथ उद्धत किया गया है। झौर विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के विद्वान प* प्ाशाधर जी द्वारा इष्टोपदेश 
टीका का निर्माण सं० १२४८४ से पूर्व हो गया था, क्योकि सं० १२८४ में रचे जाने वाले जिन यज्ञकल्प को प्रश्नस्ति 
में इष्टोपदेश टीका का उल्लेख है। इष्टोयदेश के २२वें पद्म की टीका के अन्तर्गत द्रव्य स्वभाव प्रकाश नयचक्र की 
३४६ वीं गाथा उद्धत है :-- 

गहिय॑ त॑ सुझ्रणाणा पष्छा संवेबणेण भाविज्जा। 
जो णहू सुय मवलंबइ सो मुज्क्‌इ अप्पसध्भावे ।।३४६॥ 

चूकि प्राशाधर १३वी शताब्दी के विद्वान हैं। भ्रतः द्रव्य स्वभावप्रकाश की रचना सं १२८४५ से पूर्व हुई 
है। वह उसके बाद की रचना नहीं है। 

एकत्व सप्तति के श्रादि प्रकरणों के कर्त्ता मुनि पद्मनन्दि हैं। उनकी एकत्व सप्तति के पद्य अनेक 
विद्वानों ने उद्धत किये है। एकत्व सप्तति के दो पद्ों को प्मप्रम मलघारी देव ने नियमसार की टीका में (गाथा 
५१--५५में) तथा चोक्तमेकस्वसप्ततो नामोल्लेख के साथ एकत्य सप्तति का ७६ वा पद्य, और १००वीं गाथा की 
टीका में (३६--४१) पद्मों को उद्धृत किया है। प्मप्रम मलधारी देव का स्वर्गवास वि' स० १२४२ में हुआ्रा था । 
झ्रत: पद्मनन्दि की एकत्व सप्तति स०१२४२ से पूर्व बनकर प्रचार में श्रा चुकी थी । 

इस एकत्व सप्तति की एक कनड़ी टीका है जिसके कर्ता पद्मनन्दिव्रती है जिनकी ३ उपाधियों पाई जाती 
है। पडित देव, ब्रती भौर मुनि । यह शुभचन्द्र राद्धान्त देव के अग्र शिष्य थे और उनके विद्या गुरु थे कनकनन्दि 
पण्डित । पद्मनन्दि मुनिने अमृतचन्द्र की वचन चन्द्रिका से प्राध्यात्मिक विकास प्राप्त किया था श्लौर निम्बराज 
नृपति के सम्बोधनार्थ एकत्व सप्तति की कनड़ी वृत्ति रची थी ।* 

प्रस्तुत निम्बराज शिलाहार बंशीय गण्डरादित्य नरेश के सामन्‍्त थे। उन्होंने कोल्हापुर में अपने अधिपति 
के नाम से 'रूपनारायण वसेदि, नामक जैन मन्दिर का निर्माण कराया था। तथा कारतिक वदि ५ शक सं० १०५८ 
(वि० सं० ११६३) में कोल्हापुर में मिरज के आस-पास के ग्रामों का प्रापने दास दिया था। 


एकत्व सप्तत्ति के कर्ता पद्चनन्दि श्लौर कनड़ी वृत्ति के कर्ता पद्मनन्दि ब्रती दोनो भिन्‍न भिन्‍न विद्वान हैं । 
प॑द्मनन्दि पच्रविशतिका के कर्त्ता पद्मनन्दि विक्रम की १२वी के पूर्वार्ध के विद्वान जान पड़ते हैं। अ्रत. द्रव्यस्वभाव 
प्रकाश नयचक्र के कर्सा माइलल धवल १२वीं शताब्दी के मध्यकाल के विद्वान होना चाहिये। 


कुमुबदचन्त्र 
कुमुदचन्द्र नाम के अनेक विद्वान श्राचायं हो गए हैं । उनमें कल्याण मन्दिर स्तोत्र के रचयिता भिन्‍न 
कवि है। 





नाते अफिलनन्‍ तक 2ननिननन&+०+५3-3०++++« 


है श्रीपद्मनन्दि वुति निभिते यम्‌ एकत्वसप्तत्थसिलार्थ पूर्ति: ।। 
वृत्तिश्चिर निम्बनूप प्रबोधलब्धात्मवुि जया जगत्याम्‌। 
स्वस्ति श्रीशुतचच्धराद्घधाव्तदेवाप्रशिष्येश. कतकनन्दिपण्डितवाग्रस्मिविकसितह॒त्कुमुदानन्द श्रीमद्‌ - अमृतचर् 
घन्द्रिकोन्मीलितनेत्रोत्पलावलोकिताशेषाध्यात्मतत्थववेदिना पद्मनतन्दिमुनिता श्रीमणज्जेमसुधाब्धिवर्धनकरा पूर॒न्दुराराति 
बोर श्रीपतिनिम्बराजावबोधनाय कृतेकत्वसप्ततेबु तिरियम्‌ू--तज्जञा: संप्रवदन्ति संततमिह श्रीपद्मनन्दि ब्रती, 
कामध्यंसक दृत्मल तदसृत तेषां बनस्सवंधा अग्न॑ जी प्रस्तावना प्मनन्दि पत्रविश्ति पृ० १७ 


३४२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भांग रे 


कल्याण मन्दिर स्तोत्र पाश्वंताथ का स्तवन है । इस का झ्ादिवाक्य 'कल्याण मन्दिर' से शुरु होने के कारण 
यह सतोन्न कल्याणमन्दिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। प्रस्तुत स्तवन में ४४ पद्म हैं। उन में ४३ पद्म वसंन्‍्ततिलका 
उन्द मे प्रौर श्रन्तिम पद्म भ्रार्यावत्त में है। इसमें तेवीसवे तीर्थंकर पाश्वंनाथ का स्तवन किया गया है। यह स्तवन 
दिगम्बर ब्वेताम्बर दीनो ही सम्प्रदायों में माना जाता है | यर्याप दिगम्बरों मे इस स्तोत्र की बडी भारी मान्यता है । 
सभी स्त्री पुरुष बालक बालिकाएँ इसका नित्य पाठ करते देखे जाते है । अनेको को यह स्तवन कण्ठस्थ है। झौर भनेकों 
को प०वरनारसीदास कृत हिन्दी पद्मानुवाद कण्ठस्थ है । 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे कल्याणमन्दिर स्तोत्र का कर्ता सिद्धमेन दिवाकर को बतलाया गया है श्रौर उनको 
अपर नाम कुमुदचन्द्र माना गया है ' । सिद्धसेन दिवाकर का दूसरा नाम कुमुदचन्द्र प्राचीन इतिहास से सिद्ध नही 
होता और न उन्होने कही झपने इस द्वितीयवाम का कोई उल्लेख ही किया है। परन्तु अर्वाचीन कुछ ग्रन्थकारो ने 
उनका भ्रपर नाम कुमुद चन्द्र गढ लिया है । जिसका इतिहास से कोई समर्थन नही होता किन्तु कल्याण मन्दिर स्तोन्न 
के विषयवर्णन से कई बाते श्वेताम्बर सम्प्रदाय के प्रतिकूल पाई जाती है । 
हवेताम्बर सम्प्रदाय में तीर्थंकर के ग्रशोक वक्ष, सिद्दासन, चमर और छत्र त्रय ये चार प्रातिहायं माने गए है । 
उनके भक्तामर स्तोत्र पाठ में भी चार ही प्रतिहार्य रवीकार किग्रे गये है। शेष दुन्दुभि, पुष्पवृप्टि, भामइडल और 
दिव्य-ध्वान छोड़ दिये गये है । इन आठ प्रतिह्ार्यों का पाया जाना उक्त सम्प्रदाय के विपरीत है । 
दूसरे स्तोत्र में भगवान पारवेनाथ के बरी कगठ के जीव शम्बर यक्षेन्द्र द्वारा किये गये भयकर उपसर्गो का 
'प्राग्भारसभूत्‌' नभासि रजासि रोपात्‌ नामक ३१ वे पद्म से ३३ वे पच्य तक वर्णन है, जो दिगम्बर परम्परा के अनुकूल 
और इवेताम्बर परम्परा की मान्यता के प्रतिकूल है। क्योंकि दिगम्बराचार्य यतिवृषभ की 'तिलोय पण्णत्ति' की 
१६२० न० की गाथा में- 'सत्तम तेवीसतिम तित््थयराण च उवसग्गो' वाक्य से सातवे, तेबीसवे और अन्तिम तीर्थंकर 
के सोपसर्ग होने का उल्लेख है। किन्तु ब्वेताम्बर सम्प्रदाय में ग्रन्तिम तीर्थंकर महावीर को छोडकर शेप तेईस तीर्थ- 
करो को निरुपसर्ग माना गया है जेसा कि आचाराग निय क्ति की निम्न गाथा से स्पष्ट है'-- 
सब्बेसि तवो कम्म॑ निरुवसग्ग तु बष्णियं जिणाण । 
नयर तु वडढ्माणस्स सोबसरग सुणेयव्व ।॥।२७६ 
इससे स्पप्ट हैं कि पारवेनाथ का सोपसग्गीा हाना श्वेताम्बर भान्यता के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति मे शिद्धसेन 
दिवाकर को इस स्तोत्र का रचयिता मानना किसी तरह भो सगत नही है । चित्तौड़ के दिठ्जेन कीतिस्तभ को हसे- 
ताम्बर बनाने के अनेक प्रयत्न किये गये ' । सभवत दवेताम्बर परम्परा के साधुश्रो द्वारा इस तरह की इतिहास 
विरुद्ध अनेक घटनाए गढ़ी गई है । जो अप्रमाणिक हे । 
प्रस्तुत कुमुदचन्द्र वे जिनका गुजरात के जयसिह सिद्ध राज को सभा में वि० स० ११६४१ में श्वंताम्बरीय 
विद्वान वादिसूर दव के साथ वाद हुआ था। उस समय से ही सभवतः दवेताम्बर सम्प्रदाय में उसका प्रचार हुआा 
जान पड़ता है | 
संभवत इस स्तोन्न की रचना १२वीं शताब्दी में हुई हो, क्योकि वादिदेव सूरि से क्रुमुदचन्द्र का वाद 
इसी शताब्दी में हुआ था। यह तो प्रायः निश्चित है कि कल्याणमन्दिर भकतामर स्तोत्र के बाद की रचना है । 


०>++-«>कें । अन्‍नने ५ फल; कल 2४+->समकक “० -- ““+रकन <+००3>+. अल पओ- 


१. सिद्धसेनस्य दीक्षा काले कुमुदचन्द्र इति तामासीत्‌ । सूरिपदे पुनः 'सिद्धसेन दिवाकर इति नाम प्रप्चे । तदा दिवाकर 
इति सूरि सज्ञा। 


--प्रबन्ध कोश--सिंधी जैन ज्ञानपीठ शान्ति निकेतन सन्‌ १६३५ ई०, वृद्धवादि सिद्धसेन दिवाकर प्रबन्ध पृ० १६ 
देखो, अनेकान्त वर्ष ६ किरण १६१ १० ४१५ 
२. जन्मान्तरे४पि तब पाद युग न देव | मन्‍्ये मया महित मीहितदानदक्षम्‌ । 

तेनेह जन्मनि मुनीश ! पराभवाना, जातो तिकेतससमहू मथिताशयानाम्‌ ॥३६ 


>-कल्यांण मन्दिर स्तोत्र 


श्यर रहवीं भर बारहवीं शताब्दी के गिद्वात, आचाये ३४३ 
स्तथन कितना भावपूर्ण एवं सरस है इसे बतलानें की ग्रावश्यकता नहीं है पाठकगण उसकी महत्ता से स्वयं परिचित 


ही है। 
जिनेन्द्र के गुणों में प्रनमुराग होना भक्ति है--'गुणेष्‌ श्रनुरागों भकति' । हा भक्त के श्नेक प्रकार है। 
वे सब प्रकार सकामा निष्कामा भक्ति में समाविष्ट हो जाते हैं। भक्त जब वीतराग के गुणों का भ्रनुरागी होता है । 
तब उसका हृदय भगवत्‌ गुणानुराग से सराबोर रहता है, उस समय उसे किसी भी वस्तु की चाह नही होती, बह 
तो केवल बीतराग भाव मे सलगन रहता है। वह उसकी निष्कामा भक्ति है, जो कम क्षय में साधक होती है। भक्त 
जब किसी वांछा से भगवान के गुण गान करता है तब उसकी अभिलाषा इच्छित पदार्थ की प्राप्ति को झोर होती 
है, वह बाह्य में स्‍्तवन करता है, हाथ जोड़ता है, विनय करता है किन्तु आन्तरिक भावना ऐहिक इच्छा की पूर्ति को 
झोर रहती है। इसी का नाम सकामा भक्ति है, श्राजकल इसके रूप में भी परिवतंन हो गया है । इस भक्ति से 
जितने श्रश् में विशुद्धि होती है उतने श्रद् में कर्म निर्जेरा ओर पण्णका बध होता है । 
कवि कहता है कि है देव ! मुझे ऐसा लग रहा है कि जन्मान्तर में मैने मनवाछित फल देते वाले आप के 
चरण कमलों की पूजा नही की, इसी से हे मुनीोश | मै इस भव' में हृदय भेदी तिरस्कारों का निकेतन हुआ हूं' । 
यदि मैने जन्मान्तर में श्रापके चरणों की पूजा की होती तो मुझे विश्वास है कि मेरी श्रापदा अवश्य टल जाती । 
झ्राकशितो5पि महितो5पि निरीक्षितो5पि, नून॑ न खेतसि मया विधुतोसि भकत्या । 
जातो5स्मि तेन जन बान्धव दु खपात्र यस्मात्क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शुन्या: ॥३८ 
हे नाथ ! मैने श्रापका चरित्र सुना, आपके चरणों की पूजा भी की, आपके दर्शन भी किये, किन्तु निश्चय 
से मैंने भक्तित से श्रापकों हृदय मे धारण नही किया है, उसीसे मै दुःख का पात्र हुआ हू, क्योंकि भाव शून्य क्रियाए 
फलवती नही होती । 
कवि भगवान की भक्ति को समस्त दु:ःखो का नाशक मानता है'-- 
त्वं नाथ | दुःख जन-वत्सल हे शरण्य, कारुण्य-पुण्य-बशते बंशिनां वरेण्य । 
भवक्‍त्या नते मयि महेश ! दयां विधाय, दुःखाइकुरोहलनतत्परतां विधेहि। 
हे नाथ ! श्राप दीन दयाल, शरणागत प्रतिपाल, करुणानिधान योगीन्द्र श्नौर महेश्वर है। अतः भक्ति से 
नम्नीभूत मुझ पर दया करके मेरे दुखांकुरो को नाश करने में तत्परता कीजिए । 
कवि अपने झाराध्य के शील पर मुग्ध है उसका विश्वास है कि भगवान की भक्त विपत्तियों का दूर 
करने वाली है । 
हुहतिनि त्वपि विभो !' शिथिलीभवन्ति 
जस्तो: क्षणेन निबिडा श्रपि कर्म-बन्धा: ) 
सद्यो भुजंगससया इब सध्य-भाग-- 
सम्यागते वन-शिख्ण्डिनि चन्दनस्थ ॥। 
हे प्रभो ! आपके हृदय वर्ती होने पर कर्मों के बन्धन उसी तरह शिथिल पड जाते है जिस तरह चन्दन के 
वृक्ष पर मयूर के श्राने पर सर्पो के बन्धन ढीले पड़कर नीचे खिसकने लगते हैं । इस पद्य में कवि ने उपमालंकार द्वारा 
झ्राराध्य के प्रभाव को व्यक्त किया है । १५० बनासीदास कृत इसका पद्चानुवाद भी दृष्टव्य है :-- 
तुम श्रागत भविजन मन मांहि, कर्म निबंध शिथिल हो जांहि। 
ज्यों चन्‍्दसतरबोलहमोर, डर्राहभुजंगलखें. बहुश्नोर ॥| 
इस तरह यह स्तवन भ्रतिशय सुन्दर भावपूर्ण भौर सरस है । कुमुदचन्द्र की यह कृति महत्वपूर्ण है। 


श्री चन्द्र 


यह कुन्दकुन्दात्वय देशीगण के प्राचार्य सहस्त्र कीति के प्रक्षिष्य और वोरचन्द्र के शिष्य थे। 
सहस्रकीति के गुरु श्रुतकी्ति प्रौर प्रगुर श्रीकीति थे । सहख्कोति के (देवन्रन्द, वासवमुनि, उदयकीति, शुभचन्द्र, 


३४४ जैन धर्म का प्राच्नीन इतिहांस-- भाग १२ 
झौर वीरचन्द्र) पांच शिष्य थे। इनका समय विक्रम की ११वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर १२वीं शताब्दी के 
पूर्वा्ध तक है। कवि श्रीचन्द्र ने अपने को मुनि पंडित झौर कवि विशेषणों के साथ उल्लेखित किया है । 
कवि की दो रचनाए उपलब्ध हैं। कथाकोष प्लौर रत्नकरण्ड श्रावकाचार । 
कथाकोष--कवि की प्रथम कृति जान पड़ती है। कथाकोश में त्रेपन सन्धियां हैं, जिनमें विविध ज्तों के 
अनुष्ठान द्वारा फल प्राप्त करने वालो की कथाओं का रोचक ढंग से सकलन किया गया है। कथाएं सुन्दर झौर सुखद 
हैं। ग्रन्थ के प्रारम्भ में मगल झौर प्रतिज्ञा वाक्य के भप्रनन्तर ग्रन्थकार कहते है कि मैंने इस ग्रन्थ में वही कहा है 
जिसे गणधर ने राजा श्रेणिक या बिम्बसार से कहा था, भ्थवा शिवकोटि मुनीन्द्र ने भगवती भ्राराधना मे जिस तरह 
उदाहरणस्वरूप अनेक कथाश्रो के सक्षिपत रूप प्रस्तुत किये हैं। उसी तरह गुरु क्रम से और सरस्वती के प्रसाद से 
मैं भी श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार कहता हू । मूलाराधना में स्वर्ग और श्रपवर्ग के सुख साधन का--अथवा धर्म, अर्थ, 
काम झौर मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय का-गाथाओ में जो श्रथ प्रूपषित किया गया है उसी प्रर्थ को मै कथाओो द्वारा 
व्यक्त करूगा, क्योंकि सम्बन्ध विहीन कथन गुणवानों को रस प्रदान नही करता, अतएव गांथाग्रों का प्रकट श्र्थ 
कहता हू तुम सुनो" । 
ग्रन्थकार ने देह-भोगो की झसारता को व्यक्त करते हुए ऐन्द्रिक सुखो को सुखाभास बतलाया है। साथ 
ही धन-यौवन भ्रौर शारीरिक सौन्दर्य व्गरह को अनित्य बतलाकर मन को विषय-वासना के झाकप॑ण से हटने का 
सुन्दर एवं शिक्षाप्रद उपदेश दिया है और जिन्होंने उनको जीत कर आत्म-साधना की है उनकी कथा वस्तु ही 
प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय है । इन कथाश्रों द्वारा कवि ने मानव हृदय में निर्वेदभाव' उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है । 
प्रस्तुत कथाकोश ग्रौर हरिषेण की कथाश्रों मे श्रत्यधिक समानता है, श्रीचन्द्र ने उससे पर्याप्त सहयोग लिया है । 
कवि ने ग्रन्थ में वशस्थ, समानिका, पद्धड़िया, दुहडउ, (दोहा) मालिनी, भ्रलिल्लह भ्रादि छन्दों का प्रयोग 
किया है। इन छन्‍्दों में सस्क्ृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग हुआ है । जैसा कि निम्न उदाहरण से स्पष्ट है'-- 
“विविह रसरसाले, णेयकोऊहलाले । 
ललियवयणमाले, प्रत्यसंदोहसाले । 
भुवण-विदिद-णासे,. सव्बदोसो वबसासे 
इह खलु कहकोसे, सुन्दरे विण्णतोसे ॥।” 
यह सस्कृत का मालिनी छन्द है। इसमें प्रत्येक पक्ति में ८ प्रौर७ अक्षरों के बाद यति क्रम से १४ अक्षर 
होते है । कवि ने प्रत्येक पक्ति को दो भागो में विभक्तकर यति के स्थान पर श्रौर पक्ति की समाप्ति पर भ्रन्त्यानुप्रास 
का प्रयोग कर छन्‍्द को नवीन रूप दिया है। 
सोराष्ट्रदेश अ्रणहिलपुर मे प्रसिद्ध प्राग्वाट वश के नीनान्वय कुल में समुत्पन्न सज्जनोत्तम सज्जन ताम का 
एक श्रावक था, जी धर्मात्मा था भ्रोर मूलराज नृपेन्द्र की ग्रोष्ठी में बेठता था। अपने समय मे वह धर्म का एक 
क्राधार था उसका कृष्ण नाम का एक पुत्र था और जयन्ती नाम की एक पुत्री थी। जो धर्म कर्म में निरत, जनशिरो- 








१. गणहर हो पयासिउ जिणवइणा, सेरिएय हो भ्ासि गणवहणा ॥ 
सिवकोष्डि मुणिद जेमजए, कह कोसु कहिउ प्रम समए | 
तिह भुरु कमेश अह मवि कहमि, नियबुद्धि विसेसु नेब रहूमि । 
महु देवि सरासइ सम्मुहिया, सभवउ समत्यु लोय महिया । 
आभण्णहो मूलाराहराहे, सग्गापवग्ग सुसाहणहे । 
गाहूं सरियाउ सुसोहराउ, बहु कहुउ अत्यि रजिय जणउ । 
धम्मत्थ काम मोक्‍्लावासयउ, गाहासु जासु संठियउ तत्च । 
ताखत्थं 'भरिऊण पुरठ, पुणु कहमि कहाउ कयायरउ । 
घत्ता--सबंध विहृणु सव्बु वि जाणरसु न देइ गुरावन्तह । 
तेशिय गाह्याउ पयडि वि ताउ कहसि कहाउ सुणतहं ॥ 





ग्यारहवी और बारहवी शताब्दी के विद्वान, आचाय॑ ३४५ 


मणी झौर दानादि द्वारा चतुविध संघका संयोपक था। उसकी 'राणू' नामक साध्वी पत्ली से तीन पुत्र और चार 
पुत्रियाँ उत्तन्त हुई थी । वीजा, साहनपाल झौर साढदेव। श्री, श्ुगा रदेवी, सुल्दु श्लौर सोखू,। इनमें से सुन्दु या 
सुन्दिका विशेषरूप से जैन धर्म के प्रचार और उद्धार में रुचि रखती थी। कृष्ण की सन्तान ने अपने कर्म क्षय के हेतु 
कथाकोश की व्याब्या कराई | कर्ता ने भब्यों की प्रार्थना से पूर्व श्राचार्य की कृति की रचना को श्रीचन्द्र के सम्मुख 
की । इसी कृष्ण श्लावक की प्रेरणा से कवि ने द्क्त कथाकोश को बनाया था। प्रस्तुत ग्रन्थ विक्रम की ११वों 
धतान्दी की रचना है । 


रचना कोल-- 


कवि श्रीचन्द्र ने भ्रपना यह कथा ग्रन्थ मुलराज नरेश के राज्यकाल में अणहिलपुर पाटन में समाप्त 
किया था। इतिहास से ज्ञात होता है कि मूलराज सोलकी ने सं० ६६८ मे चावडा वंशीय अपने मामा सामन्तसिह 
(भूयड़) को मार कर राज्य छीन लिया था! । और स्क्यं गुजरात को राजधानी पाटन (ग्रणहिलवाड़े) की गद्दी पर 
बैठ गया । इसने वि० सं० १०१७ से १०५२ तक राज्य किया है' । मध्य में इसने घरणी वराह पर भी चढ। की 
थी, तब उसने राष्ट्रकूट राजा धवल की शरण ली, ऐसा धवल के वि० स० १०५३ के शिलालेख से स्पष्ट है?। मूलराज 
सोलकी चालुक्य राजा भीमदेव का पुत्र था, उसके तीन पुत्र थे मूलराज, क्षेमरज, और कर्ण । इनमें मूलराज का 
देहान्त श्रपने पिता भीमदेव के जीवन काल में ही हो गया था और भ्रन्तिम समय में क्षेमराज को राज्य देना चाहा; 
परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया, तब उसने लघुपुत्र कर्ण को राज्य देकर मरस्व॒तो नदी के तट पर स्थित मंड्केश्वर में 
तपश्चरण करने लगा। श्रतः श्रीचन्द्र ने श्रपना यह कथाकोश सन्‌ ६६९५ वि० स० १०४२ में या उसके एक दो वर्ष 
पूर्व ही सन्‌ &६३ मे बनाया होगा । 
रत्नक रण्ड्रावकाचर--प्रस्तुत ग्रन्थ स्वामी समनन्‍्तभद्गर के रत्नकरण्ड नामक उपासकाध्ययन रुप गंभीर 
कृति का व्याख्यानमात्र है। कवि ने इस आधार ग्रन्थ को २१ सधियो में विभक्त किया है। जिसकी झानुमानिक 
इलोक सख्या चार हजार चार सौ भ्रट्टाईस बतलाई गई है। कथन को पुष्ट करने के लिये झ्नेक उदाहरण और ब्रता 
चरण करने वालो की कथाओं को प्रस्तुत किया गया है। गृहस्थो के आचार विपय को कथाओं के माध्यम से विशद 
किया गया है जिससे जन साधारण उसको समभ सके । प्रनेक सस्कृत पद्म भी उद्धत किये है । 
कवि ने ग्रन्थ मे एक स्थल पर अपश्रश के कुछ छन्‍्दो का भी उल्नेख किया है। प्ररणाल, प्रावलिया, 
चच्चरि, रासक, वत्थु, अडिल, पद्धडिया, दोहा, उपदोहा, दुबई, हेला, गाथा, उपगाथा, ध्रुवक, खलडक उवखड़क 
झोर घत्ता आदि के नाम दिये है यथा-- 
छंदर्णियारणाल प्रावलियहि, चच््चरि रासय रार्साह ललियाँहि। 
बत्यु भ्रवत्थु जाइ विसेसहि, अडिल सडिल पद्धड़िया अंसहि। 
दोहय उवदोहय प्रवभर्साहि, दुबई हेला गाहुवगा्हाह। 
धृवषय खंड उबलंड य घर्ताह, समविसमहसभेहि विधिर्ताहि। 
प्रशस्ति में हरिनन्दि मुनीन्द्र, समन्तभद्र, ध्रकलंक, कुलभूषण, पादपूज्य (पृज्यपाद ) विद्यानन्दि, प्रनन्त 


न. अननीनरणननीनननननननननाओ 3 >+०->+>4+->बन नल जनन+० 3. 


१ य॑ मूलादुदमूलपद गुरुषबलः श्री मूलराज नृपो, 
दर्षान्धो धरणीवराह नपति यद्धद्‌ द्विप' पादपम्‌ | 
आयात भुविकांदि शीक मभिको यस्त शरण्यों दथौ । 
दंष्ट्रायाभिवरूढमहिमा फकोलो मही सण्डलम्‌ ।। 








--एपि प्राफिया इडिका जि० ६ पृ० २१ 
२. दैखो, राजपूतानेका इतिहास दूसरा संस्करण भा० ३ १० २४१ 
३. देखो, राजपूताने का इतिहास प्रघम जिश्द वूसरा सं० पृ० ११२ 


३४६ जैन धर्म का प्राथीन इतिहास--भाग २ 


वीय॑, वरषेण, महामति वीरसेन, जिनसेन, विहंंगसेन, ग्ुणभद्र, सोमराज चतुमु ख, स्वयभू, पुष्पदन्त, श्रीहृर्ष भौर 
कालिदास नाम के पूर्ववर्ती विद्वानों का उल्लेख किया गया है। 

क्रविने स्वयं भ्रपनी रचता में झ्ारणाल, दुबई (१२-३) जभिदिया उवखडयं, गाथा ओर मदनावतार छदों 
का प्रयोग किया है, किन्तु ग्रथ में प्रधानता पद्धड़िया की है । 

कवि ने रणणकरडसावयायार की रचना स० ११२३ मे कर्ण नरेन्द्र के राज्यकाल में श्रीवालपुर में 
समाप्त की थी"। यह कर्ण देव वही कर्ण देव ज्ञात होते हैं जो राजा भीमदेव के लघु पुत्र थे । और जिनका राज्यकाल 
प्रबन्ध चिन्तामणि के कर्त्ता मेरु तु ग के अनुसार स० ११२० से ११३६ तक उदन्नीस वर्ष आठ महीना और इक्कीस दिन 
माना जाता है । इन दोनो रचनाओ्रो के श्नतिरिक्त कवि की श्रन्य रचनाए अन्वेषणीय है, ग्रन्थ भ्रभी अप्रकाशित है । 


चन्द्रकीति-श्र्‌ तबिन्दु के कर्ता): 
चन्द्रकीति श्रौर उनके ग्रन्थ 'श्रुतबिन्दु' का उल्लेख मल्लिषण प्रशस्ति में पाया जाता है। यह प्रणशस्तिलिख 
(५४) है जो शक स० १०५० (सन्‌ ११२८ई० ) और वि० स० ११८४५ की फाल्गुण वदी तीज को उत्कीर्ण हुआ 
है, जिस दिन मुनि मल्लिषेण ने श्राराधना पूर्वक अपने शरीर का परित्याग किया था । चन्द्रकीति का समय 
मल्लिषेण से सभवत' २५ वर्ष पूर्व मान लिया जाय, तो उत्का समय वि० स० ११६० के लगभग होना 
चाहिये । 
पद्यप्रभ मलधारी देव ने श्रपनी नियमसार की टीका में चन्द्रकीति के दो पद्मयों को उद्धत किया है । एक 
पद्च पृ० ६१ में चन्द्रकीति के नामोल्लेख के साथ दिया है-- 
सकल करणपग्रामालंबादहिमुक्तमनाकुल । 
स्वहितनिरत शुद्ध निर्व्वाणका रणका रणस्‌ । 
शस-दसमावास मेत्रीदयादममंदिरस्‌ । 
नियपर्सासद॑ वन्ध श्रीचन्द्रकीतिमुनेमन: ॥। 
दूसरा पद्म पृ० १४२ में तथा चोक्‍्त श्रुतवन्दो' (विन्वौ)' वाक्यों के साथ उद्धत किया है ? 
जयतिविजयदोधो5मरत्यंम॒र््येंय्द्रभो लि-प्रविलसदुरुमालाभ्यत्ितां घ्रिजिनेन्द्र: । 
त्रिजगदजगती यस्ये दृशो ध्य 'नुवाते समसिय विषसेष्वन्योन्यव॒त्ति निषेद्धम ॥। 
इससे स्पप्ट है कि चन्द्रकीति का “श्ुतविन्दु नामका यह ग्रन्थ मल्लिपण और पद्चप्रभ मलाधारी दे वः्के 
सामने मोजूद था । उसके बाद वह विनष्ट हो गया । ग्रन्थ भण्डारो मे उसका प्रन्वेषण होना चाहिए । 
इस पद्म में बतलाया है कि जिनका मन सम्पूर्ण इन्द्रियो के ग्रामो रहित है, जो अ्राकुलता रहित अपने 
ग्रात्मकल्याण मे तत्पर है । निर्वाण के कारणभूत शुक्लध्यान की प्राष्ति का कारण है। समता आर इरिद्रय दमनता 
का मन्दिर है। दया भौर जितेन्द्रितता का घर है, उपमा रहित ऐसे चन्द्रकीति गुर का मन मरे द्वारा वन्द्नीय है। 


नि चन्द्रकोति नाम के दूसरे विद्वान 
यह माथुर सघ के विद्वान श्रीषेणसूरि के दीक्षित शिष्य थे । जो पण्डितो मे प्रधान झौर वादिरूपी बन के 


_लिये कुशानु (अग्नि) थे* _ 'चन्द्रकीति तपरूपी लक्ष्मी के निवास, प्रथिजन समूह की श्राश्ञा पूरी करने वाले तथा 


१. रायारह तेवीसा वाससया विककमस्स महि बइणो |. रा ५23४9 
जश्या गयाहु तश्या समारिए सुंदर रइय ।॥ 
कण्णणरिन्द हो रज्जसुहि सिरि सिरिबालपुरम्मि बुहदें । 


--बालपुर महि सिरियं रव दे एड रादउ कव्बु जयणिद 
२. चन्द्रकीति ने अपने शिष्यो पर अनुकम्पा करके श्रुतविन्दु ग्रन्थ की 
३. सिरि सेणसूरि पडिय पहाणु, तहो सीसुवाइ-काराण-किसाशा | 


“श्ट्कर्मोपदेश्य प्रशस्ति, जन प्रत्य प्र० सं० भप० २प १४ 
| हि 


रचना की थी। देखो, शिलालेख का ३२ वा पद्च) 


भैया रहूबीं और बारहवों शताब्दी के विद्वान, आचाये शैड७ 


दूसरे परबादिरूप हाथियों के लिगे मुग्रेन्द्र (सह) थे । जैसा कि 'षट्‌ कर्मोपदेश' के निम्न पद्म से प्रकट है-- 
पुण्‌ बिक्‍्खउ तहो तवसिरि-णिवास भत्यियण-संघ-व॒ह-पूरियास्‌ । 
परवाइ-क भि-दा रण-सहंदु,. सिरिचिन्दकिशति जायउसु्णिवु ॥। 
इन्ही के छोटे सहोदर गणि श्रमरकीति उनके शिष्य हुए थे। अ्मरकीति ने अपना षट्कर्मोप देश झौर 
नेसिताथ चरित स० १२४७, और १२४४ में बना कर समाप्स किया था। अत: इनका समय भी विक्रम की 
१३वीं शताब्दी का द्वितीय चरण होना चाहिये, यह ईसा की १२वीं शताब्दी के विद्वान थे । 


चन्द्रकोति 


तीसरे चन्द्रकीत मूल सघ देशियगण के विद्वान राउलत्रिभुवन कीति के शिष्य कलयुगिगणधर मलधारी 

बालचद्र राउल के पुत्र चन्द्रकोति ने सन्‌ १२६८ ईसवी में स्वर्गलाभ किया । हेगोरे के भव्य लोगो के श्रग्रणियों ने 
उक्त मुनि की स्वर्ग प्राप्ति के उपलक्ष में स्मारक बनाया । 

(80, >॥ था; ि४४छ४८४॥ 49॥6 !३० 24 जैन लेख स० भाग ३ लेख न० ५४५ पृ० ३०३ 


चन्द्रकौति 


चौथे चन्द्रकी ति--काष्ठा सघ नन्दि तट गष्छ प्लौर विद्यागण के भट्टारक थे । यह ईडर गद्दी के पट्टधर 
भ० विद्याभूषण के प्रशिप्य ओर भ०श्रीभूषण के शिष्य थे। ईडर की गद्दी के पट्ट स्थान सूरत ड गरपुर, सोजित्रा श्रौर 
कल्लोल श्रांद प्रधान-प्रधान नगरा में थे । उनमें से भ० चन्द्रकीति किस स्थान के पट्टधर थे । यह निश्चित रूप 
से नही कहा जा सकता । पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वे ईडर के आस-पास के स्थान के भट्टारक रहे 
है । यह विद्वान होने के साथ कवि भी थे, और प्रतिष्ठादि कार्यों मे दक्ष थे । इन्होने अनेक मन्दिर और मूर्तियों की 
प्रतिप्ठा करवाई थी। इनकी अनेक कृतिया उपलब्ध है । सस्कृत के प्रतिरिक्त हिन्दी में भी श्रनेक रचानए पाई 
जाती है । यह १७ वी शताब्दी के विद्वान है। इन्होने पाहव पुराण की रचना स० १६५४ में की है। ऋषभदेव 
पुराण पद्म पुराण, पचमेर पूजा श्रादि रचनाए इनकी कही जाती है। 


माघननिद सिद्धान्त देव 

प्रस्तुत माघ नन्दि सिद्धान्तदेव मूल सघ कुन्दकुन्दान्बय देसियगण श्र पुस्तक गच्छ के सिद्धान्त विद्या 

निधि कुलचन्द्र देव के शिष्य थे, जो पण्डितजनो के द्वारा सेव्य झौर चारित्र चक्रेश्वर थे।'। यह कोल्लापुर तीथे 
क्षेत्र कं कर्ता थ । अतएवं कोल्हापुरीय कहलाते थे। यह कोल्लापुर* (क्षुल्लकपुर) के निवासी थे। यह माधनन्दि 


नम नम» ७5 कज+ +ज चन तल + अिअिअिि७-+>+ ७ » »--.....त0.० 





१ सदृवृत्त. कुलचन्द्रदेव मुनिप स्सिद्धान्त विद्यानिधि, । 
तच्छिष्पोषजनि माघनन्दि मुनिष:ः कोल्लापुरे तीथेकृ--+ 
द्राद्धान्ताण्णंव पारगोअचलघृतिइचारित्र चक्रेश्वर: ॥ 
“जन लेख सं० भा० १ ले० नं० ४०पृ० २४ 
२ कोल्हापुर दक्षिण महाराष्ट्र का एक शक्तिशाली नगर है। शिलालेखों और भ्रन्थ प्रशमस्तियो मे इसका नाम 'क्षुल्लकपुर, 
मिलता है। यह जेतथर्म का केन्द्र रहा है। कोल्हापुर और उसके ब्ास-पास के अनेक दि० जेन मन्दिर बनाये शये हैं। अनेक जैन 
मन्दिर इस समय वैष्णव सम्प्रदाय के अधिकार में हैं। यहूं दिगम्बर समाज का महान्‌ विद्यापीठ था। इसमे त्यागीन्नती मुनियो के 
अतिरिक्त सामन्‍त और राजपुरुष भी विक्षा प्राप्त करते थे । इस पर अद्वभृत्य, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य और शिलाहार राजाओं 
ने राज्य किया है । १३वीं शताब्दी मे चालुक्यो से शिलाहारो ने राज्य छीन लिया था। शिलाहार नरेश जैनधर्म के उपासक थे। 
इनमे मार्रासह गूवलग क्षुदेव, भोज, बल्‍लाल, ग्रण्डारादित्य, विजयादित्य और द्वितीय भोज नाम के प्रतापी ज्ञासक हुए है। इनका राज्य 
सन्‌ १०७५ से ११२६ ई० तक रहा है। इस समय भी यहाँ पर भट्टारकीय मठ मौजूद है। इन राजाओ से जैनमन्दिरों को अनेक 


दानप्राप्त हुए हैं । 


शैडव जैन धर्म का प्राधीन इतिहासे--भाग २ 
कोल्हापुर की रूपनारायण वस॒ति (मन्दिर) के प्रधानाचार्य थेः। ३३४ न० के शिलालेख में इन माघनन्दि सिद्धात 
देव को कुन्दकुन्दान्वय का सूये बतलाया है' । इनके झ्रनेक शिष्य थे। अपने समय के बड़े ही प्रभावशाली विद्वान 
थे । रूपनारशायण वसदि के भ्रतिरिकत धन्य अनेक जिनालयो के भी प्रवधक थे । 

रूपनारायण वसदि का निर्माण सामन्त निम्बदेव ते कराया था। निम्बदेव जैन धर्म का पवका अनुयायी 
था। उसने रूपनारायण वसदि का निर्माण कराकर ग्रपना धर्म प्रेम प्रकट किया था। माघनन्दि सैद्धान्तिक इनके 
चारित्र गुरु थे। सन्‌ (१३५६० में भगवान पार््वनाथ का मदिर भी बनवाया था। इनके सामन्त केदारनाकरस, 
सामस्त कामदेव” और चमुपति भरत भी शिष्य थे* इनकी शिष्य परम्परा मे प्रनेक विद्वान्‌ हुए है। माघनन्दि 
सैद्धान्तिक के पट्ट क्षिष्य गण्डविमुक्त देव सिद्धान्त देव थे । अन्य शिष्य कतकनन्दि, चन्द्रकीति, प्रभाचद््र भ्रहं तन्दि भर 
माणिक्यनदि थे । ये सभी शिष्य अच्छे विद्वान थे। 

माण्डलिक गोक-- जैन धर्म का पक्का श्रद्धानी और अनुयायी था। तेरदाल क॑ जैन मदिर मे प्राप्त शिला 
लेख से गोंककी जैन धर्म को दुंढ़ प्रतीत का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। लेख में बतलाया है कि पचरपरमेष्ठी के स्मरण 
मात्र से गोंक का विषदुर होगया था । गोक ने तेरदाल में नेमिनाथ का मदिर बनवाया था शौर उसके प्रबन्ध के 
लिये तथा जैन साधुशो को श्राह्मरदान देने क॑ लिये भूमिदान दिया था यह दान रट्ट नरेश कारतिवीयं (द्वितीय) 
के शासन काल में अपनी रानी वाचलदेवी, जो इन्ही माघनन्दि की शिष्या थी, द्वारा निर्मापित गोक जिनालय के 
नेमिनाथ के लिये शक स० १०४५(सन्‌ ११२३ ई०) को माघनन्दि सैद्धान्तिक को दिया था ।* 

गण्ड विमुक्त देव के एक छात्र सेनापति भरत शोर दूसरे शिष्य भानुकीति और देवकीति थे। गण्डविमुक्त 
देव के सधर्मा श्रुतकी्ति त्रेविद्य मुनि थे, जिन्होंने विद्वानों को भी चकित करने वाले अनुलोम-प्रतिलोमकाव्य 
राघव-पाण्डवीय काव्य की रचनाकर निर्मेलकीति प्राप्त को थी ओर देवेन्द्र जेसे विपक्ष वादियों को परास्त किया 


था।” इनका समय शक स० १०४५ (सन्‌ ११९२३ ई०) से १०६५ (सन्‌ ११४३ ई०) है यह वारहवी शताब्दी के 
विद्वान है। 


देवकीति 


देवकीति मुलसघ॑ कुन्दकुन्दान्वय देशीय गण और पुस्तक गच्छ के विद्वान माघनन्दि सैद्धान्तिक के प्रशिष्य 
प्रौर गण्ड विमुक्तदेव के शिष्य थे। प्रद्धितीय कवि 'ताकिक,वक्ता श्रौर मण्डलाचार्य थे । इनके सन्मुख साख्य, चार्वाक, 
नैयायिक, बेदन्ती श्रौर बौद्ध आदि जेनतर दाशंनिक विद्वान अपनी हार मानते थे। इनके अनेक शिष्य थे। 
किन्तु पट्टधरशिष्य देवचन्द पण्डित देव थे। इनके सधर्मा माधनन्दि त्रेविद्य, शुभचन्द्र त्रेविद्य, गण्डविमुक्त चतुर्मुख 
ध्रौर रामचन्द्र त्रैविद्य थे । देव कीति के पदधर शिष्य देवचन्द्र पडित देव को, जो कोल्लापुरीय वसदि के थे, शक स० 
११०६ सन्‌ ११८४ ई० को भरतियय्य दण्डनाथ और बाहु बली दण्डनाथ ने दान दिया था: । 


३. श्री मूलसघ देशीयगण पुस्तक गच्छ अधिपते क्षुल्वकपुर श्री रूपनाराथण जिनालयाचार्य स्य श्रीमान्‌ साघतन्दि सिद्धान्त, 
देवस्थ ... ..... 


-“एपि प्राफिका इंडिका भा० ३ पृ० २०८ 
४. श्री मूलसंघ देशीगण-पुस्तकगन्छ क्षुल्लकपुर श्रो रूपनारायण--चैत्मालयस्थाचार्य: । हु 

श्री माधतन्दि सिद्धात देवो विश्व मही स्तुत्त. ॥ 

फूलचन्द्र भुने: शिष्य: कुन्दकुन्दान्वयाशुभान्‌ ॥ 

-जन लेख स० भा० ३ ले० न० ३३४ प० ६५४ 

४. देखो, जन लेख सं० भा० १ ले० न ४० पृ० २७ 

६. देखो, जन लेख स० भा० २ लेख न॑० २८० 

७. जैन लेख स॒० भा० ३ लेख न॑० ४१४ 

८. जैन लेख स० भा० १ प० २६ 

६. जैन लेख स० भा० ३ ले० नं० ४११ 


ग्यारहुवी और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य रैडहै 


देवकीति का स्वर्गवास शक सं० १०५५ सन्‌ ११६३ सुभानुसंवत्सर प्राषाढ शुक्ला तबमी बुधवार को सूर्यो- 
दय के समय हुआ था" “ । इनका समय सन्‌ १०४० से ११६३ ई० है। अर्थात्‌ यह ईसा की १२वो शताब्दी के विद्वान 
है। यादव वंशी नरेश नरसिह प्रथम के मंत्री हुल्लप ने निषद्या बनवाई, और देवकीति के शिष्य लक्खनन्दि श्ौर 
माधवचन्द्र ने प्रतिष्ठित की । 


गण्ड विमुक्त सिद्धान्तदेव 

यह मूलसघ कुन्दकुन्दान्वय देशीगण पुस्तक गच्छ के कोल्हापुरीय माघनन्दि सैद्धान्तिक के शिष्य थे । 

, बड़े विद्वान थे। शक स० १०५२ (सन्‌ ११३० ई०) में माधनन्दि के शिष्य गण्ड विमुक्त सिद्धान्तदेव को होयसल नरेश 

विष्णुवद्धंन की पुत्री एव बल्‍लाल देव की बडी बहिन राजकुमारी हरियब्वरसि ने एक रत्न जटित जिनालय बनवाकर 

स्वगुरु को प्रदान किया था! । और सन्‌ ११३४७ मे इन्ही गण्ड विमुक्तदेव व्रनीश को दान दिये जाने का उल्लेख 

है! * । इनके पट्टधर शिष्य देवकीति थे, भ्रौर श्नन्य शिष्य शुभनन्दी थे | देवकीति का समाधिमरण सन्‌ ११६३ ई० में 
हुआ था "३ । इनका समय सन्‌ ११३५ से ११४४ई० तक है। 


माणिक्यनन्दी 
यह मूलसघ कुन्दकुन्दान्वय देशी गण पुस्तक गच्छ के विद्वान माघनन्दि सैद्धान्तिक के शिष्य थे । 
क्षुल्लकपुर (कोल्हापुर)के शिलाहार नरेश विजयादित्य ने सन्‌ ११४३ मे माघनन्दि के गृहस्थ शिष्य द्वारा 
निर्मापित जिनालय के लिये उनके शिष्य माणिक्यनन्दी को दान दिया था ** । यह भी बड़े विद्वान शौर तपस्वी थे | 
इनका समय ईसा की १५वीं शताब्दी का मध्यभाग है । 


माधवचन्द्र सलधारी 

यह भट्टारक श्रमृत चन्द्र के गुरु थे। श्रौर जो प्रत्यक्ष में धमं, उपदशम, दम, क्षमा के धारक, तथा इन्द्रिय 

ओर कपायों के विजेता थे! । इनकी प्रसिद्धि मलधारी' नाम से थी। मलधारी एक उपाधि थी जो उस समय 

किसी-किसी साधु सम्प्रदाय में प्रचलित थी । यह उपाधि दुर्धर परीषहों, विविध उपसर्गों, और शीतउष्ण तथा बष 

की बाधा सहते हुए भी कष्ट का अनुभव नही करते थे | पसीने सेतर बतर शरीर होने पर धूलि के कणों के ससर्ग से 

मल्लिन शरीर को पानी से धोने या नहाने जेसी घोर बाधा को भी हसते हसते सह लेते थे। ऐसे ऋषि पुगव 
ही उक्त उपाधि से श्नलक्ृत किये जाते थे । 

इनका समय विक्रम की १२वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जान पड़ता है। क्योकि इनके शिष्य श्रमृतचन्द्र 

कवि सिह के गुरु थे। कवि सिंह ने सिद्ध कवि के श्रपूर्ण खण्ड काव्य पज्जुण चरिउ को प्रशस्ति में बम्हणवाड नगर 

का वर्णन किया है। उस समय वहा रणधारी या रणधीर का पुत्र बल्लाल था जोश्रर्णोराज का क्षय करने के लिए 


काल स्वरूप था क्योकि वह उसका वैरी था। जिसका माडलिक भृत्य या सामन्‍्त गृहिल वशीय क्षत्रीय भुललण 
बम्हणवाड का शासक था । 








१० जन लेख सं०भा० १ ले० नं० ३६ (६३) पृ० 
१६ जैन लेख स० भाग २ ले० ने० २६३ पृ० ४४५ 
१२ जैन लेख स० भा० रे ले० न० ३०७ पृ० २१ 
१३ जैन लेख स० भा० ६ ले० न० ३६ पृ० २१ 
१४ जैन लेख स०मा० ३ ले० न० ३२० पु० ५३ 
१ ता मलधारि देव मु्यि पृ गसु, ण पच्चक्ख धामु उबसमु दम । 
माहबचद आसि सुपसिद्धउ, जो खम, दम गम-सियम समिश्उज । --पज्जुण्ण चरिए प्रद्मरित 





नीीीख-: व ता त++त्वत जज+ज+++“०+>न्‍>+>« -++-++ 


३४० जैन धम का प्राचीन इतिहास--भाग रै 


गुरपभद्र 
प्रस्तुत गुणभद्र समवतः माथुर सघ के विद्वान थे। यह मुनि माणिक्यसेन के प्रशिष्य और नेमिसेन के 
शिष्य थे । इन्होने अपने को सैद्धान्तज्न मिथ्यात्व कामान्त कृत, स्याद्वादामल रत्नभूषण धर, तथा मिध्यानय ध्वंसक 
लिखा है, जिससे वे बडे विद्वान तपस्वी मिथ्यात्व और काम का अन्त करने वाले, संद्धान्तिक विद्वान थे । स्याह्ादरूप 
निर्मेल र॒त्नभूषण के धारक तथा मिथ्या नयो के विनाशक थे! । 
इनकी एक मात्र कृति 'धन्यकुमार चरित्र है जिसमे धनन्‍्यकुमार का जीवन-परिचय श्रकित क्रिया गया है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ उन्होंने लम्ब कचुक गोत्री साहु शुभचन्द्र जो सुशील एवं शान्त और धर्म वत्सल श्रावक थे । 
साहु शुभचन्द्र के पुत्र वल्हण नामका था “जो दानवान' परोपकार कर्ता, तथा न्यायपूर्वक धन का श्र्जन करने वाला 
था, उसी धर्मानुरागी बल्हण के कल्याणार्थ धन्यकुमार चरित्र रच गया है। इसी से उसे बल्हण के नामाकित किया 
गया है 
ग्रन्थ में कवि ने रचनाकाल नहीं दिया किन्तु उन्होने धन्यकुमार चरित्र को विलास पुर के जिनमन्दिर 
में बैठकर परमर्दि के राज्य काल में बनाया था| ज॑ंसा कि प्रशस्ति के निम्न पद्म से प्रकट है -- 
शास्त्र सिद कृत राज्ये राज्ञो श्री परमदिनः । 
पुरे बिलासपूर्व चर जिनालयविराजते ।॥५ 
इस पद्म में उल्लिखित विलास पुर भासी जिला उत्तर प्रदेश का मोठ परगना में पचार या पठार में सन्‌ 
१८७० में इस ग्राम के निवासी वृन्दावन नामक व्यक्ति को अपने मकान की नोव खोंदते समय एक ताम्र शासन 
मिला जिसे उसने सन्‌ १६०८ में सरकार को भेट किया | दस अभिलेखानुसार कालिजर नरेश प्रमदिदेव (चन्दल 
परभाल) ने केशव शर्मा नाम के ब्राह्मण को करिग्राम पहल के अन्तर्गत विलासपुर नामक ग्राम ने कर विमुक्त 
भूमिदान की थो* । इस करिग्राम को भासी जिले के परगना मोठ मे करगेवा नामक स्थान से पहिचाना गया हूँ-- 
चन्देलों के समय में यह स्थान विलासपुर के नाम से प्रसिद्ध था । 
प्रशस्ति पद्म में उल्लिखित परिमादिदेव चन्देल वी नरेश परमाल है, जिनका पृथ्वीराज चौहान से 
सिरसा गढ मे, जालोन जिले के उरई नामक स्थान के निकट युद्ध हुआ था । उसमें परमाल को पराजय हुई थी, 
कलतः भझासी का उक्त प्रदेश चौहानो के आधीन हो गया था । इस युद्ध का उल्लेख मदन पुर के स० १२२६ सन्‌ 
११८२ ई० के लेख में पाया जाता है । बाद में कुछ प्रदेश उसने वापस ले लिया था, पर कासी जिले का उत्तरी 
शाग प्राप्त नही कर सका । 
धन्य कुमार चरित की प्रशस्ति के ५वे पद्म मे उक्त बिलासपुर को 'जिनालयैविराजते' वाक्य द्वारा 
जानलयो से शोभित लिखा है। इससे वहाँ कई ज॑नमन्दिर रहे होगे। पुरातन्वाव्णपों से ज्ञात होता है कि वहा 
एक छोटा सा पाषाण का मन्दिर मौजूद है, किन्तु काल के प्रभाव रे आस-पास की भूमि ऊची हो गई है भोर 
मन्दिर की छत भूमितल से ६ फुट नीचे हो गई है। अन्वेषण करने पर वहा जेन मन्दिरों का पता चल सकता है। 
चूँकि परमाल का राज काल ११७० से ११८२ तक तो सुनिश्चित है। उसके बाद भी रहा है। धन्य कुमार चरित्र 
उक्त समय के मध्य ही रचा गया जान पडता है । 
वन्‍--मममतननमम+-+ल नमन नमन सन रे 
१. आचार समिती दंधों दश विधे धर्म तप. सयमम्‌ । 
सिद्धान्तस्थ गणाधिपस्य गुरिन शिष्यों हिं मान्यो3भवत्‌ । 
सैद्धान्तों गुणभद्र नाम भुनिपो मिथ्यात्व-कामान्तक्ृतू । 
स्याद्गादामलरत्नभूषणधरो मिथ्यानयध्वसक: ॥।३ -“धन्य कुमार चरित प्रशस्ति 
१ यू पी. डिस्टिक्ट गजेट्रिटियसे, बी. वाल्यूम (१६१६, १० ३६, ६५--६६ तथा डी. वाल्यूम १६३४ पृ० २१ 
« एपीग्राफिया इण्डिका, &, पृ० ४४--४६ | 
. जैनसन्देश शोधाडू, १७, १० अक्टूबर १६६३ का शाधकरा नामका डा० ज्योतिप्रसाद का लेख । 
४, देखो कनिधम रिपोर्ट १० पृ० ६८, तथा अनेकान्त वर्ष १६ कि० १--२ मे मध्यभारत का ज॑न पुरातत्व पृ० ५४ 


न 


ग्यारहवी और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार ३५१ 


माधव चन्द्रवतो 


प्रस्तुत माधवचन्द्रव्रती मुनि देवकीति के शिष्य थे | जो अद्वितीय ताकिक, कवि वक्‍ता और मण्डलाचार्य 
थे। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इनका स्वर्गवास शक सं* १०८५ (वि० स०१२२०) सुभानु सवत्सर 
आपाढ शुक्ला €वी बुधवार को सूर्योदय के समय हुआ था तब उनके शिष्य लक्खनन्दी, माधवचन्द्र और जिभवन 
मल्लने इनकी निषद्या को प्रतिष्ठित किया था। श्रत: इनका समय सन्‌ ११६३ (वि० स० १२२०) सुनिश्चित है। 
यह ईसाकी १२वीं शताब्दी के विद्वान थे । 


माधबचन्द्र 


यह मूल सघ देशीयगण पुस्तक गच्छ हनसोगे बलि के आचार्य थे और शुभचन्द्र सिद्धान्त देव के शिष्य 
थे। होयसल नरेश विष्णु वरद्धन ने अपने पुत्र के जन्मापलक्ष्य मे इन्हे दोरघरट्ट जिनालय (उस समय जिसका नाम 
पाइवेनाथ जिनालय कर दिया गया था) के लिए ग्रामादि दान दिये थे। यह लेख नय कीति सिद्धान्त चत्रब्रतों के 
शिष्य नेमिचन्द्र पडित देव को उसी जिनालय के लिए दिया था, जो वर्ष प्रमादिन के दान शासन मे है। (एपिग्ना- 
फिया क०५ वेलूर पृ० १२४) मि० ल्‌इराइसने इस लेख का समय सन्‌ ११३३ ई० झनुमानित किया है। अत यह 
माधवचन्द्र ईसा की १२वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के विद्वान है । 

इन्ही माधवसेन को शक स० १०५७ (सन्‌ ११३५ ई०) के लगभग विष्णुवर्धन के प्रसिद्ध दण्डनायक 
गगराज के पुत्र बोप्पदेव दण्ड नायक ने अपने ताऊ बम्मदेव के पुत्र तथा श्रनेक वस्तियो के निर्माता एचिराज की 
मृत्यु पर उनकी निषद्या बनवाकर उन्ही द्वारा निर्मापित वस्तियों के लिए स्वथ एचिराज की पत्नी की प्रेरणा पर 
इन माधवचर्द्र को धारापूर्वक दान दिया था। (देखो, जैनलेख स० भा० १ पृ० २६८) 

चूकि इस लेख का समय लगभग सन्‌ १०५७ है। अतः प्रस्तुत माधवचन्द्र ईसा की ११वीं शताब्दी के 


विद्वान हैं । 
बसुनन्दी सेद्धान्तिक 


वसुनन्दी नाम के अनेक विद्वान हो गए है | उनमें एक वसुनन्दी योगी का उल्लेख ग्याहरवी सदी के विद्वान 
प्रमितगति हितीय ने भगवती आराधना के अन्त में आराधना की स्तुति करते हुए 'वसुनन्दि योगिमहिता' पद द्वारा 
किया है। जिससे वे कोई प्रसिद्ध विद्वान हुए है। प्रस्तुत बसुनन्दी उनसे भिन्‍न और पश्चाद्वर्ती विद्वान है। किन्तु 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य की वशपरम्परा में श्रीनन्दी नामके बहुत ही यशस्वी गुणी एवं सिद्धान्त शास्त्र के पारगामी 
प्राचार्य हुए है । उनके शिष्य नयनन्‍्दी भी वैसे ही प्रख्यातकीति, गुणशाली सिद्धान्त शास्त्र के पारगामी श्रौर 
भव्य सयानस्दी थे । इन्ही नयनन्‍्दी के शिष्य नेमिचन्द्र थे। जो जिनागम समुद्र को बेला तरगो से धूयमान और 
सकल जगत में विख्यात थे । उन्ही नेमिचन्द्र के शिष्य वसुनन्दी थे। जिन्होंने अ्रपने गुरु के प्रसाद से, श्राचार्य 
परम्परा से चल झाये हुए श्रावकाचार को निबद्ध किया है! । 
वसुननन्‍्दी के नाम से प्रकाश में आने वाली रचनाश्नो में उपास का ध्ययन,--आप्तमो मासा वृत्ति, जिनशतक 
टीका, मूलाचार वृत्ति और प्रतिष्ठा सार सग्रह ये पाच रचनाए प्रसिद्ध है। इनमे उपासकाध्ययन (वसुनन्‍्दी श्रावका 
चार) झोर प्रतिष्ठासार सग्रह के कर्ता तो एक व्यक्ति नही है । प्रतिष्ठा पाठ के कर्ता वसुनन्दी श्राशाधर के बाद के 
विद्वान है। क्योकि प्रतिष्ठापाठ के समान उपासकाध्ययन में जिनबिम्ब प्रतिष्ठा का खूब विस्तार के साथ 
वर्णन करते हुए झ्नेक स्थलों पर प्रतिष्ठा शास्त्र के प्रनुसार विधि-विधान करने की प्रेरणा को गई है * । इसमें 
प्रतिष्ठा सम्बन्धी प्रकरण है, उसमें लगभग ६० ग्राधाशो में कारापक, इन्द्र, प्रतिमा, प्रतिष्ठाविधि, श्ौर प्रतिष्ठा 








१. देखो, वसुनन्दि श्रावकाचार की अन्तिम प्रशस्ति 
२- उपास का ध्ययन गाया ३६६--४१० 


[4 षट्‌ क्‌ अर भाग 
३५२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


फल इन पाँच श्राधिकारो में प्रतिष्ठा-सम्बन्धी कथन दिया हुआ्ना है । श्राकर शुद्धि, गुणारोपण, मल्त्रन्यास, तिलक- 
दान, मुख वस्त्र और नेत्रोन्मीलन भ्रादि मुख्य-मुख्य विषयों पर विवेचना को है । इसको यह विशेषता है कि शासन- 
देवी-देवता की उपासना का कोई उल्लेख नही है। द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा का -वणन है। 
इस वसुनन्दि श्रावकाचार (उपास का ध्ययन ) में ५४८ गाथाए है, जिनमे श्रावकाचार का सुन्दर वर्णन किया 
गया है । ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ मे अन्य श्ावकाचारो से वैशिष्ट लाने का प्रयत्न किया है। रचना पर कुन्दकुन्दाचार्य 
स्वामिकार्तिकेय के ग्रन्थों का भ्लौर श्रमितगति के श्रावकाचार का प्रभाव रहा है। श्रावकाचार के कथन मे कहीं-कह्ी 
विशेष वर्णन भी दिया है उदाहरण स्वरूप । कूट तुला और हीनाधिक मानोन्मान आदि को अतिचार न सान कर 
झनाचार माना है। और भोगोपभोग परिमाण शिक्षात्रत के भोगविरति, परिभोगविरति ये दो भेद बतलाये 
है। । जिनका कही दिगम्बर--श्वेताम्बर श्रावकाचारों मे उल्लेख नहीं मिलता श्रौर सललेखना को कुन्दकुन्दचार्ये 
के समान चतुर्थ शिक्षात्रत माना है“ । 
आाप्तमीमांसा वृत्ति 

श्रानाय समनन्‍्त शद्र के देवागम या आप्तमीमासा में ११४ कारिकाए है। जिन पर वसुनन्दी ने अपनी 
व॒त्ति लिखी है। कारिकाश्रो की यह वृत्ति अत्यन्त सक्षिप्त है जो केवल उनका अर्थ उद्घाटित करती है। वृत्ति मे 
कारिकाझों का सामान्‍्यार्थ दिया है। उनका विशद विवेचन नहीं दिया कही-कही फलितार्थ भी सक्षिप्त में प्रस्तुत 
किया है | जो कारिकाओं के अर्थ समभने मे उपयोगी है । वृत्तिकार ने अपने को जडमति ्रोर विस्मरणशील बतलाते 
हुए अपनी लघुता व्यक्त की है। उन्होंने यह वृत्ति प्रपने उपकार के लिये बनाई है। इससे वृत्ति बनाने का प्रयोजन 
स्पष्ट हो जाता है वृत्तिकार ने ११४ वे पद्म की टीका भी की है। किन्तु उन्होंने उसका कोई कारण नहीं बतलाया, 
सन्‍्मवत: उन्होने उसे मूल का पद्य समभकर उसको व्याख्या की है। पर वह मूलकार का पद्य नही है । 


जिनशतकटीका 
यह भ्राचार्य समन्‍तभद्र कृत ११६ पद्यात्मक चतुविशति तीर्थंकर स्तवन ग्रन्थ है | इस ग्रन्थ का मुलनाम 
स्तुति विद्या है, जँसा कि उसके प्रथम मगल पचद्य में प्रयुक्त हुए 'स्तुति विद्या प्रसाधये' प्रतिज्ञा वाक्य से ज्ञात होता 
है। प्रथकार ने उसे स्वय 'आगसा जये--परापो कीजीतने का हेतु बतलाया है। यह शब्दालकार प्रधान ग्रथ है। इसमे 
चित्रालकार के अनेक रूपो को दिया गया है। उनसे ग्राचायय महोदय के झ्गाघ काव्य कोशल का सहज ही पता 
चल जाता है । इस ग्रन्थ के अभ्रन्तिम ११६ व 'गत्वेक स्तुतमेव' पद्य के सातवे वलय से शान्तिवर्मकत आर चाय वलय 
मे जिन स्तुतिशत पदां की उपलब्धि होती है, जो कवि ओर काव्य नाम को लिये हुए है। ग्रन्थ में कई तरह के 
चक्रवृत्त है। इसो से टीकाकार वसुनन्‍्दी ने टीकाकी उत्थानि का में इस ग्रथ को 'समस्त गुणगणोपेता' 'सर्वालकार 
भूषिता' विशेषणों के साथ उल्लेखित किया है । ग्रथ कितना महत्वपूर्ण है यह टीक्राकार के--'धन-कठिन-घाति 
कर्मेन्धथन दहुन समर्था' वावय से जाना जाता है। जिसमे घने एवं कठोर घातिया कर्म रूपी ईंधन को भस्म करने 
वाली भ्रग्नि बतलाया है । यह ग्रथ इतना गूढ है कि बिना सस्कृत टीका के लगाना प्राय: अ्रसभव है। अ्तएवं टीका 
कार ने 'योगिना मपि दुष्करा विशेषण द्वारा योगियो के लिये भी दुर्गंभ बतलाया है | इसमे वर्तमान चौबीस तीर्थंकरों 
की अलकृत भाषा में कलात्मक स्तुति की गई है। इसका शब्द विन्याश अलकार की विशेषता को लिये हुए है । कही 
इलोक के एक चरण को उल्टा रख देन से दूसरा चरण बन जाता है, और पूर्वार्ध को उलटकर रख देने से उत्तरार्ध 
भर समूच इलोक को उलट कर रख देने से दूसरा इ्लोक बन जाता है। ऐसा होने पर भी श्रर्थ भिन्न-भिन्न है । 
इस ग्रन्थ के अनेक पद्म ऐसे है जो एक से अधिक श्रलकारो को लिये हुए है। मूल पद्म अ्रत्यन्त क्लिष्ट श्रौर गंभीर श्र 
के द्योतक है। टीकाकार ने उत सब पदो की ग्रच्छी व्याख्या की है और प्रत्येक पद्य के रहस्य को सरल भाषा में उद्‌- 
घाटित किया है। मूल ग्रन्थ मे प्रवेश पाने के लिये विद्यार्थियों के लिये बडे काम की चीज है। इस टीका के सहारे 
_ ग्रन्थ में सनिहित विश श्रर्थ को जानने में सहायता मिलती है। ग्रथ हिन्दी टीका के साथ सेवा मन्दिर से प्रकाशित 


३. देखो, २९७, २१८, न० की गाथाए, वसनन्दि श्रा० प्र० ६६, १००। 
४. देखो, उक्त श्राव का चार गाया न॑० २७१, २७२, पृ० १०६। 


वारहँवी और बारहवीं शताब्दी के विज्ञान, आचार्य १५३ 
हो चुका है। ' 
साकार बुल्ति 


मूलाचार मृलसंघ के आचार जियय का वर्णन करने वाला प्राचीन मोलिक ग्रन्थ है। जिसका उल्लेख ५वीं 
झज्ञाब्दी के धाचाये यति वृषभ ने तिलोय पण्णत्ति के झ्ाठवें श्रधिकार की ५३२वीं गाया में 'मूलाइरिया' बाकषय'के 
आष किया है। और तवमी शताब्दी के विद्वान भ्राचार्य वीरसेन ने प्रपती धवला टीका में 'तह भ्रामारंगे वि बस बाकत 
के साथ उसकी 'पचत्थिकाया' नाम की गाथा उद्धत की है जो उक्त भ्राचाराग में ४०० नम्बर पर पाई जाती हैं। 
१२वीं शताब्दी के प्राचार्य वीरनन्दी ने आचारसार में मूलाचार की गाथाप्रों का भ्र्थशः प्रनुवाद किया है । १३वीं 
शक्ताव्वी के विध्वान प० प्राशाधर जी ने 'उकतं च मूलाचारे' वाक्य के साथ श्रनगार धर्मामृत की टीका के पृ० ५५४ 
में शसम्मत्तणाण सजम' नाम की गाथा उद्धृत की है जो मूलाचार में ५१६ नम्बर पर पाई जाती है। १५वीं शताब्दी 
के भटष्टारक सकलकीति ने “मूलाचार प्रदीप” नाम के ग्रथ में मूलाचार की गाथाश्रों का सार दिया है । इससे उसके 
वरम्परा प्रशार का इतिवत्त पाया जाता है। ग्रन्थ में १२४६ गाथाए है जो १२ भ्रधिकारो मे विभकत हैं । 

इस ग्रन्थ की टीका का नाम आचारवृत्ति है, इसके कर्ता श्राचार्य वसुतन्दी है । टीकाकार ने टीका की 
उत्थानिका मे बदुकेराचार्य का नामोल्लेख किया है, परन्तु उतका कोई परिचय नहीं दिया, शिलालेखादि में भी 
अद्केर का नाम उपलब्ध नहीं होता, भौर न उनकी गुरु प्रम्परा ही मिलती है। टीका गाथाझ्ो के सामान्यार्थ की 
कोश्वक है। यश्यपि उनकी विश्वेष व्याख्या नहीं है, किन्तु कहीं-कही ग्राथा्रो की अच्छी व्याख्या लिखी है । और 
उनके विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। टीकाकार ने पडावश्यक अभ्रधिकार की १७६वीं गाथा की टीका 'में 
प्रमितगति उपासकाघार के-- त्यागी देह ममत्वस्य तनूत्सृतिरदाहृता' श्रादि पच इलोक उद्धत किये है । टीका 
में वसुमन्दी ने उसकी रचना का समय नहीं किया। डा० ए० एन० उपाध्ये ने इस वृत्ति का समय १२वी शताब्दी 
बतलाया है! । 


सभय 
प्राचायं वसुनन्दी ने अपने उपासकाचार में श्रोर टीका ग्रन्थों में उनका रचनाकाल नहीं दिया । इस 
खिपे निश्चित रूप से यह कहता कठिन है कि उक्त रचनाएं कंब-बनी । विक्रम की १३ वीं दाताब्दी के विद्वान 
प॑० ब्राशाधर जी ने स० १२६६ में समाप्त हुए सांगारधर्मामुत को टीका में वसुनन्‍्दी का प्रादरणीय ाब्दों में 
उल्लेख किया है -- 
यस्तु--पंचुबरसहियादह' सस वि बसणाहई जो विवज्जेह । 
सस्मराविसुद़मभई सो दंसणसावशो भणिष्तों २०५ 
इति वसुनन्दी सैद्धान्त मतेन दर्शन प्रतिमाया प्रतिपत्नस्तस्येदं । तन्मते नव ब्त प्रतिमायां विश्वतों ब्रह्माणु 
क्रत॑ स्थात्‌ तद्यथा--'पव्वेसु इत्थिसेवा भ्रणणकीडा सया विवज्जेइ। थूलयड़ बंभयारी जिणेहि भणिदों पद्यरणस्मि। 
इस सल्लेख से वसुनन्दी १३वी शताब्दी से पू्व॑वर्ती है। चू कि उन्होंने ११वीं शताब्दी के श्राचार्य प्रमितगति के 
उपासकाचार के ५ पद्म प्राचार वृत्ति में उद्धत किये हैं । प्रत: वसुनन्दी का समय ११वीं शताब्दी का उपान्त्य 
धीर १२वी शताब्दी का पूर्वा्ध हो सकता है। 


नरेखकोति त्रेविद्य 

मूलसघ कोण्ड कुन्दान्वय देशियगण पुस्तक गचछ की गुरु परम्परा में सागरनन्दी सिद्धान्तदेव के अध्षिष्य 

झौर भ्रहंनन्दि मुनि के शिष्य नरेन्द्रकीति त्रेविद्य देव थे, जो न्याय व्याकरण झौर जन सिद्धान्त के कमल वन थे । 

डतके साथी ३६ गुण पालक मुनिचन्द्र भट्टारक थे। कौशिक अक परम्परा में होनें वाला देवराज था, उसका 
'पूत्र उदयादित्य था, उसके तीन पुत्र थे, देवराज, सोमवाथ, झौर श्रीधर । इनमें देवराज कडुत्रिते का प्रधान था। 
डैसे देवराज होमसलने सुरनहल्लि श्रम कम में-दिया, कहां उसमे एक जिनमस्दिर बनवाया, उसकी भ्रष्ट विघपूजा 

प्लोर प्राहर दान के निमित्त उक्त ग्राम सन्‌ ११५४ ई० में मुनिचन्द्र को प्रदान किया । धौर उसका नाम पार्श्यपुर 


श्भ्४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाव २ 
रकक्‍्खा । इससे प्रस्तुत नरेन्द्र कीति ईसा की १२वीं शताब्दी के विद्वान हैं। (जेन लेख स० भा० ३ १० ६०) 


त्रिभुवन मल्‍ल 

त्रिभुवन मल्ल तर्काचार्य देवकीति के शिष्य थे। इनके दो शिष्य और भी थे | लक्खनन्दि और माधव- 

घन्द्र ब्रती । देवकीति का स्वर्गंवास शक स० १०८५ सन्‌ ११६३ (वि० सं० १२२०) में सुभानु सकत्सर में ग्राषाढ़ 
शुक्ला हवी बुधवार को हुप्रा था। भ्रत. त्रिभुबन मल्‍ल का समय ईसा की १२वीं शताब्दी का उत्तराध॑ प्लौर विक्रम 
की १३वीं शताब्दी का पूर्वाधे है । जैन लेख स० भा० ११० २२,२३ ' 


समुनिकनकासर 
मुनि कनकामर चन्द्रऋषि गोत्र में उत्पन्न हुए थे । उनका कुल ब्राह्मण था। किन्तु देह भोगों से वैराग्य 
होने के कारण वे दिगम्बर मुनि हो गये थे। कवि के गुरु बुध मगलदेव थे । कवि भ्रमण करते हुए ग्रासाइ 
(प्राशापुरी) नगरी में पहुचे थे । वे जिन चरण कमलों के भक्त थे। कवि ने वहा के भव्य जनों के विनय पूर्वक वे 
स्नेह वश करकण्डु चरित की रचना की । जिनके श्रनु राग वश इस ग्रन्थ की रचना की, उनको प्रशसा करते हुए भी 
कवि ने उनका नामोल्लेख नही किया । किन्तु वह कनक वर्ण झौर मनाहर शरीर का धारक था, विजय पाल नरेश 
का स्नेह पात्र, धर्म रूपी वक्ष का सीचने वाला, दुस्सह वैरियो का विनाशक, तथा वान्धवो, इष्टो और मिश्र जनों 
का उपकारी था। भूपाल राजा का मनमोहक, अनाथों का दुख भजक और कर्ण नरेन्द्र का हृदय रजक था, बडा 
दानी, चैयेशाली, श्रौर जिन चरण कमलो का मधुकर था। उसके तीन पुत्र थे श्राहुल, रल्हु श्रौर राहुल॥ जो कन- 
कामर के चरण कमलो के भ्रमर थे ! 
कवि ने ग्रथ मे सिद्धमेन, समन्‍्तभद्र, अकलक देव, जयदेव, स्वयभू और पुष्पदन्त का उल्लेख किया है। इन 
में कवि पुष्पदन्त ने अपना महापुराण सन्‌ €६५ ई० में समाप्त किया था। अत करकण्डु चरित उसके वाद की 
रचना है। कवि द्वारा उल्लिखित राजा गण यदि चन्देलवशी है जिनका डा० हीरालाल जो ने उल्लेख किया है। 
तो ग्रथ का रचना समय विक्रम की ११ वी झताव्दी हो सकता है। डा० हीरालाल जी ने विजयपाल कीतिवर्मा 
(भूवतपाल) श्रौर कर्ण इन तीनों राजाग्रों का अस्तित्व समय सन्‌ १०४० श्रीर १०५१ के श्रास-पास का बतलाया 
है ॥" झ्रतः मुनि कनकामर का समय विक्रम की ११ वी शताब्दी का मध्यकाल हो सकता है। ग्रथ कर्त्ता के गुरु 
बुध मंगल देव है, पर उनका भी कही से कोई उल्लेख प्राप्त नही हे । 
प्रस्तुत ग्रथ एक खण्ड काव्य है इस में पाश्वंनाथ की परम्परा में होने वाले राजा करकण्ड का जीवन परि- 
तय पंकित किया गया है। ग्रथ दश सधियों में विभक्त है, जिनमे' २०१ कडबक दिये हुये है। कावि ने ग्रथ को 
रोचक बनाने के लिए अनेक आवान्तर कथाए दी है। जो लोक कथाओं को लिये हुए हे। उनमे मत्र शक्ति का 
प्रभाव, भ्रज्ञान से आपत्ति, नीच सम्रति का बुरा परिणाम और सत्सगति का अच्छा परिणाम दिखाया गया है। 
पाचवी कथा एक विद्याधर ने मदनावलि के विरह से व्याकुल करकडु के वियोग को सयोग में बदल जाने के लिए 
सुनाई । सातवी कथा शुभ शकुन-परिणाम सूचिका है। आठवी कथा पद्मावती ने विद्याधरी द्वारा करकड के हरण किये 
जाने पर शोकाकुल रतिवेगा को सुनाई। नोमीकथा भवान्तर मे नारी को नारीत्व का परित्याग करने की सूचिका 
है। ग्रन्थ मे देशी शब्दो का प्रचुर व्यवहार है, जो हिन्दी भाषा के अधिक नजदीक है। रस अ्रलकार, इलेष झौर 
प्राकृतिक दृश्यों से ग्रन्थ सरस बन पड़ा है । ग्रन्थ में तेरापुर की ऐतिहासिक गुफाशो का परिचय भी प्रकित है, जो 


स्थान धाराशिव जिले में तेर पुर के नाम से प्रसिद्ध है। डा० हीरालाल जी ने इस ककण्डचरित का सानुवाद 
सम्पादन किया है जो भारतोय ज्ञान पीठ से प्रकाशित हो चुका है । रे 


कषि श्रीधर 


प्रस्तुत कवि हरियानादेश_का निवासी था। भ्रौर प्ग्रवाल कुल में इत्पन्न हुआ था। इनके पिता का 


१ विशेष परिचय के लिये करकण्ड चरित की प्रस्तावना देखें । 





ग्यारहवी और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य १५४ 


नाम बुध 'गील्ह' था" ध्लौर माता का नाम था वील्हा देवी, जो सति साध्वी और धर्म परायणा थी। कवि ने इसके 
झतिरिक्त झ्रपनी जीवन घटनाभ्रों और गृहस्थ जीवन का कोई परिचय नही दिया। कवि की इस समय दो रचनाएं 
उपलब्ध हैं | पासणाह चरिउ झौर वड्ढमाण चरिउ । कवि ने ग्रन्थ में चन्द्रप्रभ चरित का उल्लेख किया है । 


पासणाह थरिउ 

प्रस्तुत ग्रथ एक खण्ड काव्य है। जिसमें १२ सन्धिया हैं जिनको इलोक संख्या ढाई हजार से ऊपर है। 
ग्रन्थ में जैनियो के तेइसवे तीर्थंकर भगवान पाइवंनाथ का जीवन परिचय अकित किया गया है। कथानक वही है 
जो प्रन्य प्राकृत-सस्कृत के ग्रंथो में उपलब्ध होता है । ग्रन्थ के प्रारम्भ में कवि ने दिल्‍ली नगर का अ्रलकृत भाषा में 
प्रच्छा परिचय दिया है, उस समय दिल्‍ली जोयणिपुर (योगिनीपुर) के नाम से विख्यात थीं, जन-घन से सम्पन्न, 
उत्तगसाल (कोट) गोपुर विशाल परिखा (साई) रणमडपो, सुन्दर मदिरों, समद गजधटाओा, गतिशील तुरंगो, झोर 
ध्वजाओ्ो से झलंकृत थी। स्त्रियों की पदनूपुर ध्वनि को सुनकर नाचते हुए मयूरों प्ौर विश्ञाल हृटूट मार्यो का 
निर्देश किया गया है । 

उस समय दिल्‍ली में तोमर वंशी क्षत्रिय अनगपाल तुतीय का राज्य था ।* यह श्रनगपाल श्रपने दो पूर्बंज 
पग्रनंगपालो से भिन्न श्रर्थात्‌ तृतीय भ्रनगपाल नाम से र्यात था । यह बड़ा प्रतापी और वीर था, इसने हम्मीर वीर की 
सहायता की थी । ये हम्मीर बोर श्रन्य कोई नही, प्रतिहार वश की द्वितीय शाखा के हम्मोर देव जान पड़ते हैं, 
जिन्होने सबत्‌ १२१२९ से १२२४ तक ग्वालियर में राज्य किया है। अनगपाल का इनसे क्या सम्बंध था, यह्‌ 
कुछ ज्ञात नही हो सका। उस समय दिल्‍ली बेभव सम्पन्न थी, और उसमे विविध जाति और धर्म वाले लोग 
रहते थे । 


ग्रन्थ रचना में प्रेरक 

पाइवेनाथ चरित की रचना में प्रेरक साहु नट्टल था, जिसका पारिवारिक परिचय कवि ने निम्न प्रकार 
दिया है । साहु नट्टल के पिता का नाम 'ग्राल्हण' था। इनका वश्ञ अग्रवाल था, वह सदा धर्म कर्म में सावधान रहते' 
थे। माता का नाम 'मेमडिय' था, जो शील रूपी सत्‌ आ्रभूषणो से अ्रलकृत थी और बाधव जनों को सुख प्रदान 
करती थी । साहु नट्ठल के दो ज्येष्ठ भ्राता थे, राधव श्र सोढ़ल | इनमे राघव बडा ही सुन्दर एवं रूपवान था। 
उसे देखकर कामनियो का चित्त द्रवित हो जाता था। श्रौर सोढल विद्वानों को आनद दायक, गुरु भक्त झौर प्ररहंत 
देव की स्तुति करने वाला था, जिसका शरीर विनय रूपी आभूषणो से अलकृत था, तथा बडा बुद्धिवान शोर धीर- , 
बीर था। नटूूल साहु इन सबमे लघु, पुण्यात्मा, सुन्दर श्रौर जनवल्लभ था। कुल रूपी कमलो का आकर झौर पाप 
रूपी पाशु (रज) का नाशक, तीर्थंकर का प्रतिष्ठापक, वन्दी जनो को दान देने वाला, पर दोषो के प्रकाशन से विरक्त 
रत्नत्रय से विभूषित और चतुविध सध को दान देने मे सदा तत्पर रहता था। उस समय वह दिल्‍ली के जैनियों में 
प्रमुख था । व्यसनादि से रहित श्रावक के ब्रतो का झनुष्ठान करता था । साहूनट्ूल केवल धर्मात्मा ही नही था, किन्तु 
उच्चकोटि का कुशल व्यापारी भी था। उस समय उसका व्यापार ध्ग, बग, कलिग, कर्नाटक, नेपाल, भोट पाचाल, 
चेदि, गौड़, ठकक (१पजाब) केरल, मरहट्ट, भादानक, मगध, गुर्जर, सोरठ भौर हरियाना ग्रादि नगरों और देक्षों 
में चल रहा था। यह राजनीति का चतुर पंडित भी था, कुट्म्बी जन तो नगर सेठ थे श्लोर आप स्वय तोमरबक्षी 
प्रनंगपाल तृतीय का प्रामात्य था। साहु नट्टल ने कवि श्रीधर से, जो हरियाना देश से बुना नदी पार कर 
दिल्‍ली मे आये थे, पाश्वंनाथ चरित बनाने की प्रेरणा की । तब कवि श्रीधर ने इस सरस खण्ड काव्य की रचना वि० 





१ सिरि अयरवाल कुल संभवेण, जगणी-यील्हा-गब्भुव्भवेण । 
अणवरय-विशय-परायारुहेणा, कइणा बुह्द गोल्ह-तणुरुहेशा ॥--पाएवनाथ च० प्र० 
२ जहि असि-वस्तोडिय रिउ-कवाल, णरणाहु प्रसिद्ध अणंगभाल ॥ 


ब््चा० चे७ प्र ७ 





१४५४६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भांग रै 


सं० ११८९ प्रगहन वदी प्रष्टमी रविवार के दिन पूर्ण की थी ।! 
उस समय नदल साहु ने दिल्ली मे प्रादिनाथ का एक प्रसिद्ध जिनमन्दिर बनवाया था, जो भ्रत्यन्त सुन्दर 
था, जैसा कि ग्रंथ के निम्न वाक्‍्यों से प्रकट है :-- 
कारावेधि णाहेयहों णिकेउ, परथ्िदृण्ण पंचवण्ण सुकेउ । 
पइ पुणु पहुटठ पविरइयस, पास हो चरित्‌ जइ पुणवि तेम ॥ 
उस आदिनाथ मन्दिर की उन्होंने प्रतिष्ठा विधि भी सम्पन्न को थी, उस प्नतिष्ठोत्सव का उल्लेख ग्रन्थ 
की पांचवी सन्धिके बाद दिये हुए निम्न पद्म से स्पष्ट है :-- 
येनाराध्य विदुध्य धीरमतिना वेवाधिदेव जिन । 
सत्पुण्य॑ समुपाजित निजगुण: संतोषिता बांधवा: । 
जन चेत्यमफारिसुन्दरतर जैनी प्रतिष्ठां तथा । 
स श्रीमान्विदितः सदेव जयतात्पध्वी तले नटुलः ॥॥ 
इयं सिरि पर्स चरित्त रहय बुह सिरिहरेण गुणभरिय । 
झणुमण्णिय सणोज्ज णट्ुल णामेण भव्वेण ।। 


कवि की दूसरी कृति 'वड्ढमाणचरिउ' है । इसमे १० सधियों प्रौर २३१ कडवक है। जिनमें प्रस्तिम 
तीर्थंकर भगवान महावीर की जीवन गाथा दी हुई है। जिसकी इलोक सख्या कवि ने ढाई हजार के लगभग बतलाई है। 
चरित वही है, जो अन्‍य ग्रन्थों मे चर्चित है, किन्तु काँव ने उसे विविध वर्णनों से सजोकर सरस और मनहूर बनाया 
है। ग्रन्थ सामने न होने से उसका यहा विशेष परिचथदेना सभव नही है । 

कवि श्रीधर ने ग्रन्थ की प्रन्तिम प्रशस्ति में ग्रपना वही परिचय देते हुए ग्रन्थ रचना मे प्रेरक जेसवालवशी 
नेमिचन्द का परिचय कराया है, और लिखा है कि मैने यह ग्रन्थ साहु नेमिचन्द्र के श्रनुरोध से बनाया है, नेमिचन्द्ध 
बोदाउ नगर के निवासी थे, जायस कुल कमल दिवाकर थे । इनके पिता का नाम साहु नरवर शोर माता का नाम 
सोमाद्वेवी था, जो जनधम को पालन करने में तात्पर थे । साहु नेमिचन्द्र की धर्मपत्नी का नाम 'वीवादेवी था। सभव- 
ता इनके तीन पुत्र थे--रामचन्द्र, श्रीचन्द्र प्रौर विभलचन्द्र । 

एक दिन साह नेमिचन्द्र ने कवि श्रीधर से मिवेदन किया कि जिस तरह आपने चन्द्रप्रभचरित्र और 
शान्तिनाथ चरित्र बाग है उसी तरह मेरे लिये श्रन्तिम तीर्थंकर का चरित्र बनाइये । तब कवि ने उक्त चरित्र का 
लिर्भाण किया है । इसीसे कवि ने प्रत्येक सन्धि पुष्पिका में उसे नेमिचन्द्रानमुमत लिखा है, जेसा कि उसके निम्न 
पुष्पिका वाक्य से प्रकट है :-- 


“हुये सिरि बड़डमाण तित्थयरदेवजरिए पथरगुणरयणगुणभरिए विशुह सिरि सुकइसिरिहरविर 
हुए सिरि णेसचद झणुसण्णिए वीरणाह णिव्वाण गरसणवण्णणों जाम दहसो परिष्छेभो सम्मत्तो ।” 
कवि ने प्रत्येक सन्ध के प्रारम्भ मे जो सस्कृत पद्म दिये है उनमे नेमिचन्द्र को सम्यग्दष्टि, धीर, बुद्धिमाम: 
लक्ष्मीपति, न्यायवान, श्रौर मव-भोगो से विरक्त बतलाते हुए उनके कल्याण की कामना की गई है । जेंसा कि उसके 
आडुवीं सन्धि के प्रारभ के निम्न इलोक से प्रकट है :-- 
यः सदुष्टि रुदारुधीरधिषणो लक्ष्मीमता समतो। 
न्यायान्वेषण तत्पर: परमतप्रोक्तायमासगत:ः 


जेनेकाभव-भोग-भगुरवपु: वेराग्यभावान्वितो, 
ननन्‍्दत्वात्सहि नित्यमेवभुवने श्रीनेमिचन्द्रश्थि रम्‌ ॥॥ 


१ विककम णरिद सुप्रसिद्ध कालि, ढिल्ली पट्टरिण धरा-कणा विसालि । 
स॒ शावासि एयारहू सएहि, परिवाडिए वरिसह परियएि। 
कसराद्ृभोहि आगहण मासि, रविवार समाणिड सिंसिर भासि ॥ १२-- १६८४ 











कमल ंिजी तीज 5 





गयरहवी औरवा रहती शताब्दी के विद्वान, जाचाये 4 रश७ 


कवि ने इस ग्रन्थ को विक्रम सवत्‌ ११६० में ज्येष्ठ कृष्ण पचमी शनिवार के दिन बनाकर समाप्त 
किया है *। इस से एक वर्ष पहले स० ११८६ में पाइर्वनाथ चरित नट्टल साहुकी प्रेरणा से बनाया । चन्द्रप्रभचरित 
स० ११८५६ से पूर्व बन चुका था, संवत्‌ ११८७ या ११८८ में बनाया हो । और सभवततः ११८६ में ही शान्तिनाथ 
चरित की रचना की है, इसी से उसका उल्लेख स० ११९० के वर्धमान चरित मे किया है। कवि ने अन्य किन भ्रन्धों 
की रचना की, यह अभी अन्वेषणीय है । ये दोनों चरित ग्रथ उपलब्ध नही है । 


श्रमतचनद्र (द्वितोय) 
यह महामुनि माधवचन्द्र मलधारी के शिष्य थे, जो प्रत्यक्ष धर्म, उपशम, दम, क्षमा के घारक और इन्द्रिय 

तथा कपायों के विजेता थे, और उस समय “मलधारि देव” के नाम से प्रसिद्ध थे। अमृत चन्द्र इन्ही माधव चन्द्र के 
शिष्य थे। यह महामुनि श्रमृत तप तेज रूपी दिवाकर, ब्रत नियम तथा शील के रत्नाकर थे । तक रूपो लहरों से 
जिन्होंने परमत को भकोलित कर दिया था--डगमगा दिया था, जो उत्तम व्याकरण रूप पदो के प्रसारक थे । जिनके 
ब्रद्मचर्य के तेज के आगे कामदेव भी छिप गया था--बह्‌ उनके समीप नही झा सकता था | इससे उनके पूर्ण ब्रह्मचर्य 
निप्ठ होने का उल्लेख मिलता है। इनके दिष्य सिह कवि ने, जब श्रमृत चन्द्र विहार करते हुए बह्मणवाड नशर्‌ 
(सिरोही) मे श्राये तब सिद्ध कवि के श्रपूर्ण एवं खण्डित 'प्रद्युम्न चरित' का उद्धार किया था । इनका समय विक्रम 
की १२बी शताब्दी है। 

ता मलधारी देउ मुणि-प्‌ंगसु, ण पच्चक्ख धम्मु उवसमु दमु। 

माहवचंद श्रासि सुपसिद्धअ, जो खम-दम-जम-णियम-समिद्धउ । 

तासु सीसु तब-तेय-विबायरु, बय-तब-णियम-सील-रयणायरु । 

तक्‍क-लहरि-ककोलिय परमउ, वर-वायरण-पबर पसरिय पउ । 

जासु भृवणदूरंतरु बंकियि, ठिउ पच्छष्णु सयणु श्रासंकिवि । 

प्रसियखवु णामेण मडारठ, सोविहरतु पत्तु बुह-सारउ । 

सस्सिर-णंदण-बण-संछण्णड, मठ-विहा र-जिणभवण - रवष्णउ । 

वम्हण वाडउ णामें पट्टणु । जेनग्रन्थ प्र० सं० भा० २ प० २१ 


मल्लिषेणमलधारी 

पह द्रमिलसघ नन्दिगण अ्रुद्भलान्वय के वादीभसिह प्रजितसेन पडित देव प्रौर कुमारसेन के शिष्य थे । 

तथा श्रीपाल जैविद्य के गुरु थे । मल्लिषण बडे तपस्वी थे | उनका शरीर बारह प्रकार के प्रचण्ड तप३च रण का धाम 
था। और वह घल धूसरित रहता था, उसका वे कभी प्रक्षालन नहीं करते थे । उन्होंने श्रागमोक्त रत्नत्रय का 
प्राचरण किया था श्र नि.शब्य होकर भ्रशेष प्राणियो को क्षमाकर लिनपाद यूल में देह का परित्याग किया था-- 
सन्‍्यास विधि द्वारा शक स० १०५० के कीलक सवत्सर में (सन्‌ ११२८ ई०) में श्रवण बेलगोल में तीन दिन के 
झ्रनशन से मध्याहक्ल मे शरीर का परित्याग किया था। जेसा कि मल्लिषेण प्रशस्ति के भ्रन्तिम पद्मों से स्पष्ट है. -- 


झाराध्यरत्न-त्रयमागसोक्त विधायनिशशल्यमशेष जन्तो: | 
क्षमां कृत्वा जिनपादमूले देहूं परित्यज्य दियं विज्ञाम: ॥७ १॥। 
शाके शुन्यश राबरावनि सिते संवत्सरेकी लके, 
सासे फाल्गुण. के तृतीय दिवसे वास सितेभास्करे। 


१ णिव विक्‍कमाइच्च हो कालए, शिब्वुच्छवव॒र तुर खालए। 
एयारह सएहि परि विगयहिं, सबच्छुर सय ण॒वहि समेय हि । 
जेट्ट पढम पकखइ पंचमिदिणें सूदवारे गयणा गणि ठिह्मरों || --जैन ग्रथ प्र० सं० भा० २ पृ० १७८ 


३५८ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


स्वातोी इ्वेत-सरोबरे सुरपुरं यातो यतीनां पति-- 
स्मंध्याह्न दिवसत्रयानशनत: श्रीमल्लिषेणो घुनिः॥ 


लक्ष्मरण देव 


कवि लक्ष्मण देव का वश पुरवाड था। पिता का नाम रयण देव या रत्न देव था इनकी जन्मभूमि मालव' 
देशान्तर्गंत गोनन्द” नामक नगर में थी। यह नगर उस समय जेन धर्म श्र विद्या का केन्द्र था। वहा अ्रनेक उत्तुंग 
जिन मन्दिर तथा मेर जितालय भी था। कवि अ्रत्यन्त धामिक धन सम्पन्न और रूपबान था। और भिरन्तर 
जिनवाणी के अध्ययन में लीन रहता था । वहा पहले पत्तज्जलिने व्याकरण महाभाष्य की रचना की थी। जो 
विद्वानों के कण्ठ का झाभारण रूप था। इससे गोनद नगर की महत्ता का आभास मिलता है । यह नगर मालवदेश 
में था। श्र उज्जेन तथा भेलसा (विदिशा) के मध्यवर्तो किसी स्थान पर था | वहा के निवासी कवि जिनवाणी के 
रस का पान किया करते थे। इनके भाई का नाम श्रम्वदेव था, जो कवि थ, उन्होंने भी किसी ग्रन्थ की रचना की 
थी। पर वह अनुपलब्ध है । मालव प्रान्त के किसी शास्त्र भण्डार में उसको तलाश होनो चाहिये । 

कवि ने ग्रन्थ मे रचना काल नही दिया, जिससे यह निश्चित करना कठिन है कि ग्रन्थ कव रचा गया। 
कवि ने गुरु परम्परा झौर पूर्ववर्ती कवियों का कोई उल्लेख नही किया । भ्रन्थ की प्रति लिपि सवत्‌ १५१० की प्राप्त 
हुई है । उससे इतना ही कहा जा सकता है कि ग्रन्थ स० १५१० मे पूर्व रचा गया है। कितने पूर्व रच! गया, यह 
विचा रणीय है । ग्रन्थ सभवतः ११वीं शताब्दी में रचा गया है। 


प्रन्थ परिचय 


प्रस्तुत णेमिणाह चरिउ' मे चार सधिया श्रौर 5८३ कडवक है जिनकी झानुमानिक घ्लोक संख्या १३४० 
के लगभग है। ग्रन्थ में चरित और घामिक उपदेश की प्रधानता होते हुए भी वह अनेक सुर्दर स्थलों से ग्रलकत है 
ग्रन्थ की प्रथम सचि में जिन श्रौर सरस्वती के स्तवन के साथ मानव जन्म की ढुल॑भता का निर्दश करते हुए सज्ज न- 
दुर्जन का स्मरण किया है झ्लौर फिर कवि नें भ्रपनी अल्पज्ञता को प्रदर्शित किया है। (मगध देश और राजगह नगर 
के कथन के पश्चात्‌ राजा श्रेणिक ( बिम्बसार) अपनी ज्ञान पिपासा को शात करने के लिये गणधर से नेमिनाथ का 
चरित वर्णन करने के लिये कहता है। वराडक देश में स्थित वारावती या द्वारावत। नगरी मे जनादिन नाम का 
राजा राज्य करता था, वही शौरीपुर नरेश समुद्रविजय अपनी शिव देवा के साथ रहते थे । जरासन्ध के भय से यादव 
गण शीरीपुर छोड़कर द्वारिका में रहने लगे। वही उनके तीर्थकर नमिनाथ का जन्म हुआ था । यह कृष्ण के चचरे 
भाई थे। बालक का जन्मादि सस्कार इन्द्रादि देवों ने किया था। दूसरी सबि में नेमिनाथ को युवावस्था, वसत 
वर्णन और जल क्रीडा आदि के प्रसगो का कथन दिया हुआ है । कृष्ण को नेप्रिनाथ के पराक्रम से ईर्षा हो होने 
लगती है और वह उन्हे विरक्‍त करना चाहते है। जूनागढ़ के राजा की पुत्री राजमती से नेमिनाथ का विवाह 











१. प्रस्तुत गोणद' नगर जिसे गोदन, या गोनद्ध कहा जाता था, मालव देथ में अवम्धित था । डा० दष्शस्थ शर्मा एम०ए० 
डी० लि के अनुसार गोनर्द या गोनद्ध नगर पतञ्जलि की जन्म भूमि था | पतझ्जलि गोनर्दीय के ताम से प्रसिद्ध थे। पतऊजलि ने पुष्प 
मित्र शुद्ध से यज्ञ करवाया था। उन्होने व्याकरण महाभाष्य की रचना इसी सगर मे की थी। पतड्जलि की गोनर्दीय सज्ञा भी 
उनके महाभाष्य की रचना का सकैत करती है । इसी से कवि लक्ष्मण ने भी नेमिनाथ चरित की प्रश्ञस्ति मे वहा प्रथम व्याकरण सार 
के रचे जाने का उल्लेख किया है । 

सुत्त नियात की बुद्ध घोषीय टीका 'परमत्थज्योतिका' के अनुसार भी गोनद्ध या गोनद की स्थिति मालवदेद मे थी । 
बुद्धघोष ने उज्जयिनी गोनद्ध वेदिश और वनसाह्मय (तुम्बबन) का एक साथ वर्णन किया है । इसमे गोराद नगर की स्थिति का जल 


प्रतिभाष हो जाता है| 
96९ 50065 ग ९ 680ट्वा49030ऋ 40९०0 400 #/९0९९॥॥ [॥62 9. 206--2] 8) 


ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचाये ३५६९ 


निश्चित होता है। बारात सज-धज कर जूनागढ़ के सन्निकट पहुंचती है, नेमिनाथ बहुत से राज पुत्रों के साथ रथ 
में बैठे हुए प्रास-पास की प्राकृतिक सुषमा का निरीक्षण करते हुए जा रहे थे। उस समय उनकी दृष्टि एक झोर गई 
तो उन्होंने देखा कि बहुत से पशु एक बाड़े में बन्द हैं। वे वहां से निकलना चाहते हैं किन्तु वहां से निकलने का 
कोई मार्ग नही है। नेमिनाथ ने सारथि से रथ रोकने को कहा और पूछा कि ये पशु यहां क्‍यों रोके गए हैं । नेमिताथ 
को सारथि से यह्‌ जान कर बडा खेद हुआ कि बरात में भ्राने वाले राजाओं के श्रातिथ्य के लिये इन पशुओं का वध किया 
जायगा। इससे उनके दयालु हृदय को बडी ठेस लगी, वे बोले यदि मेरे विवाह के निमित्त इतने पशुश्रों का जीवन सकट में 
है, तो धिक्‍्कार है मेरे इस विवाह को, श्रब मै विवाह नही करूगा। पशुझ्ो को छुडबाकर तुरन्त ही रथ से उतर कर मुकुट 
झौर ककण को फेक वन की श्रोर चल दिये । इस समाचार से बरात में कोहराम मच गया | उधर जूनागढ़ के श्रन्तःपुर 
में जब राजकुमारी को यह ज्ञात हुप्ना, तो बह मूर्छा खाकर गिर पडी । बहुत से लोगो ने नेमिनाथ को लौटाने का प्रयत्न 
किया, किन्तु सब व्यर्थ । नेमिनाथ पास में स्थित ऊर्जयन्त गिरि पर चढ़ गए श्लौर सहसाम्न क्‍न में वस्त्रालकार आदि 
परधान का परित्याग कर दिगम्बर मुद्रा धर भ्रात्मध्यान में लीन हो गए। राजमती झ्मतिदु:ःखित होती है तोसरी 
सधि में इसके वियोग का वर्णन हैं। राजीमती ने भी तपश्चरण द्वारा आत्म-साधना को । अन्तिम सन्धि में नेमिनाथ 
का पूर्ण ज्ञानी हो धर्मोपदेश और निर्वाण प्राप्ति का कथन दिया हुआ्ना है । इस तरह ग्रन्थ का चरित विभाग बड़ा ही 
सुन्दर तथा सक्षिप्त है, और कवि ने उक्त घटना को सजीव रूप में चित्रित करने का उपक्रम किया है । 
कवि ने ससार की विवशता का सुन्दर अ्रकन करते हुए कहा हँ--जिस मनुष्य के घर में प्रन्त भरा हमरा 
है । उसे भोजन के प्रति अरुचि है। जिसमे भोजन करने की शक्ति है, उसके पास शस्य (धान्‍्य) नही । जिसमें दात का 
उत्साह है उसके पास धन नही, जिसके पास धन है, उसे प्रति लोभ है । जिसमे काम का प्रभुत्व' है उसके भार्या नहीं 
जिसकं पास स्त्री है उसका काम शान्त है । जेसा की ग्रन्थ को निम्न पक्तियों से स्पष्ट है-- 
जसु गेहि भ्रण्णु तसु भ्रुई होइ, जसु भोज सत्ति तसु ससु ण होइ । 
जसु दाण चाहु तसु दविणु णत्यि, जसु दविणु तासु उइलोहु भ्रत्थि । 
जसु मयणुराउ तसि णत्थि भाम, जसु भाम तासु उच्छयण काम । 
-“णेमिणाहचरिंउ ३--२ 
कवि ने ग्रथ मे कडवको के प्रारम्भ में हेला, दुबई और वस्तु बध झ्रादि छन्दों का प्रयोग किया है। कितु ग्रस्थ 
में छन्‍्दों की बहुलता नही है। 
ग्रथकर्न्ता ने स्थान-स्थान पर श्रनेक सुन्दर सुभाषितों और सूक्तियों का प्रयोग किया है । वे इस 
प्रकार है -- 
कि जीवइ धम्म विवज्जिएण-- धर्म रहित जीने से क्‍या प्रयोजन है 
कि सुहडइ सगरि कायरेण --युद्ध में कायर सुभटों से क्या ? 
कि वयण प्रसच्चा भाषणण,--भूठ वचन बोलने से क्या प्रयोजन 
कि पुत्तइ गोत्त विणासणेण,--कुल का नाश करने वाले है पुत्र से क्या ? 
कि फुल्लइ ग्रथ विवज्जिएण-- गध रहित फूल से क्‍या ? 
ग्रंथ की पुष्पिका में कवि ने अपने पिता का उल्लेख किया है -- 
इति णेमिणाह चरिए झवुहकइ-रयणसुप्र-लक्खणेण विर्‌इए भव्वयणमणाणंदे णेमिकुमार संभवोणाम पढमो 
परिच्छेशो समत्तो। 


लघ्‌ भ्रनन्तवीर्य (प्रमेयरत्नथाला के कर्ता) 


लघु अनन्त वीय॑ ने अपनी गुरु परम्परा का झौर रचना काल का कोई उल्लेख नही किया । इस कारण 
उनके रचना काल के निश्चय करने में कठिनाई हो रही है। इन लघु श्रनन्तवीरय की एक मात्र कृति परिक्षामुख पजि- 


३६० जैत धर्म का प्राचीन इत्हास--भाग २ 


है, जिसका नाम उसकी पुष्पिका वाक्‍यों में 'लघुवृत्ति' दिया हुआ है ' । यह ग्रन्थ प्रमेय बहुल होने के कारण 
बाद को इसका नाम प्रमेय 'रत्न माला' हो गया है। कर्ता ने इसके विषय का सक्षेप में इतने सुन्दर ढंग से प्रतिपादन 
किया है कि स्याय के जिज्ञासुओ का चित्त उसकी ओर ग्राकर्षित होता है । इसमें समस्त दर्शनों के प्रमेयो का इतने' 
सुन्दर एवं व्यवस्थित ढग से प्रतिपादन किया गया है। यदि प्रमेयों का विशद वर्णन न किया जाता तो प्रमाण को चर्चा 
श्रधूरी ही रहती । माणिक्यनन्दी के परीक्षामुखक्री विशाल टीका प्रमेयकमल मार्त्ण्ड इन अनन्तवीर्य के सामने था 
उसमें दार्शनिक विषयो का प्रतिपादन विस्तार से किया गया है । पजिकाकार ने प्रभाचन्द्र के वचनो को उदार चन्द्रि- 
का की उपमा दी है श्लौर अपनी रचना पंजिका को खद्योत (जुगनू) के समान प्रकट किया है, जैसा कि उसके निम्न 
पत्च से प्रकट है :-- 
“प्रभेन्टबबनोदार चन्द्रिकाप्सरे... सति । 
मादशाक्वनु गण्यन्ते ज्योतिरिगण सन्निभा।। 

फिर भी लघु झनत्तवीय की यह कृति अपने विषय की मौलिक है, यह उसकी विशेषता है। अनन्तवीय॑ ने 
इसकी रचना वेजेय के प्रिय पुत्र हीरप के भ्रनुरोध से शान्तिषेण के लिये बनाई है * । 

परीक्षामुख सूत्र ग्रन्थ छह श्रध्यायो में विभक्त है। उसी के प्रनुसार पजिका भी छह भ्रध्यायों मे विभाजित 
है, जिन में प्रमाण, प्रमाण के भेदो का कथन, प्रमाण मे प्रामाण्य स्वतः श्र अ्रप्रमाण्य परत होता है, मीमासको की इस 
मान्यता का निराकरण करते हुए अभ्यासदशा मे स्वत झशौर अनभ्यासदशा में परत प्रामाण्य सिद्ध किया गया है। साव्य- 
वहारिक प्रत्यक्ष के वर्णन में मति ज्ञान के ३३६ भेदों का प्रतिपादन सर्वज्ञ की सिद्धि और सृष्टि कर्त त्व का निराकरण 
किया गया है । परोक्ष प्रमाण के स्मृति प्रत्यभिज्ञान झ्ादि भेदों का स्वरूप निदिष्ट करते हुए वेदों को पौरुषेय सिद्ध 
किया है| चार्वाके, बौद्ध, नैयायिक, वेशेषिक और मीमासकों के मतो की आलोचना की गई है । प्रमाण का फल और 
प्रामणाभासो के भेद प्रभेदों का सुन्दर विवेचन किया है । इसमे ग्रन्थ की महत्ता और गौरव बढ गया है । 

आाचाये प्रभाचन्द्र द्वारा स्मृत श्रकलंक के सिद्धि विनिश्चय के व्याख्याकार अनन्तवीर्य इनसे भिन्‍न और 
पूव॑वर्ती है। पडित प्रवर आशधर जी ने अनगार धर्मामृत की स्वोपज्ञ टीका (पृ० ५२८) मे प्रमेयरत्नमाला का मगल 
इलोक उद्धत किया है * । इन्होने अनगार धर्मामृत को टोका को वि० स०१३०० (सन्‌ १२८३) में समाप्त किया 
था *। इससे प्रभेयरत्नमालाकार लघु अनन्तवीर्य का समय ई० सन्‌ १०६५ ग्रोर ई० सन १२४३ के मध्य 
आाजाता है। अ्रनन्तवीय की इस प्रमेय रत्नमाला का प्रभाव हेमचन् की प्रमाण मीमासा' पर यत्र तत्र पाया जाता है। 
हेमचन्द्र का समय ई० सन्‌ १०८८ से ११७३ है ” । भ्रत श्रनन्तवीर्य ईमा की ११वीं शताब्दी के अन्तिम चरण के 
विद्वान प्रमाणित होते है । 


बालचन्द्र सिद्धान्तदेव 

मूलसघ देशीयगण भर वक्र गच्छ के विद्वाव थे। इनके शिप्य रामचन्द्रदेव थे। जिन्हे यादव नारायण 
वीरवल्लाल देव के राज्य काल मे नल सवत्सर १११८ (सन्‌ ११६६) में पुराने व्यापारी कवडमम्थ और देव सेटिठ ने 
शान्तिनाथदेव की वसदि के लिये दान दिया था। इससे बालचन्द्र सिद्धान्तदेव का समय ईसा की १२वी छताब्दो है । 
& “जन लख स७ भा० ३ पुृ० २३० 


है इति परीक्षा मुखस्य लघबृत्तो द्वितीय समुद्ेश ॥रा 272. 88": /। 
२ वैजेयप्रियपुत्रस्य होरपस्थोपरोघत । 

शास्तियेणार्थभारब्धा परीक्षामुबपडिजका ॥ 

हे नतामर्रशरोरल प्रभाष्रोतनरवत्विष । 

नमो जिताय दुर्वार मारवीरमदच्छिदे ॥--प्रमेय रत्तमाला 

४ नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेत्यालयेडसिघत । 


विक्रमाब्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कारतिके ॥३१॥ अनगार घरर्मामत प्रश्षस्ति 
५ प्रमाण मीमासा प्रस्ताबना पृ० ४३ 


स्वारिहबी और करहुवीं सतांब्दी के विद्ान, आाचाय॑ ३६१ 


म्ाच्रस्द् 

प्रभाजज्ा--मेघचत्द्र प्रविद्य देव के प्रधान क्षिष्य थे। श्लौर वद्धेत राजा की पट्टरावी श्ातलदेवी के गुरु थे । 

शक सं० १०६८ सन्‌ १६४६(वि० सं० ६१२० ३)में जिनके स्वर्गा रोहण का उल्लेख श्रवणबेल्गोल के शिलालेख मं ० ४० में 

पाया जाता है। इनके युद मेघचन्द्र का स्वंवास-शक स० १०२३७ (वि० स० ११७२) में हुआ। था । इससे इस प्रभाचनः 
का समय विक्रम की १२वी शताब्दी है । 

देखो जन लेख संग्रह ४४ 


माधवसेन नाम के भ्रन्त बिज्ास 
माभदसेत मूलसंघ सेनमण धर पोगरिगच्छ के चन्द्रप्रम सिद्धान्तदेव के शिष्य थे। इन माधवसेन भट्टा रकदेव 
ने खिन चरणों का मतन करके पंचपरमेष्डी का स्मरण करते हुए समाधिमरण द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया। यह लेख 
संभवत, सन्‌ ११२५ ई० का है। भ्तः इनका समय ईसा की १शवी शताब्दी है । 
(जैन लेख सं० भा० २ पृ० ४३७) 
यह माधकसेन प्रतापसेन के पट्टधर थे, जिन्होंने पंचेन्द्रियों को जीत लिया था, जिससे यह महान तपस्वी 
जान पड़ते है। ये विद्वान होने के साथ-साथ मत्रवादी भी थे। इन्होंने बादशाह प्ललाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रायोजित 
वाद-विवाद में विजय प्राप्त कर जनधर्म का उद्योतत किया था, और दिहल्‍ली के जेनियो का धर्मंसकट दूर किया था । 
(देखो, जैन सि० भा०, भा० १ किरण ४ में प्रकाशित काष्ठासघ पट्टावली का फुटनोट) 
बीरसेन पंडिलदेव- मूलसघ, सेनगण शोर पोगरिगच्छ के विद्वान थे। इनके सहर्र्मी पडित माणिक्यसेन भे । 
जिन्हें सन्‌ ११४२-४३ मे दुन्दुभिवर्ष परष्य शुद्ध सोमवार को उत्तरायण सक्रान्ति के समय, पश्चिमी चालुक्य राजा जग- 
देकमल्ल द्वितीय के १२००० प्रदेश पर शासन करनेवाले योगेश्वर दण्डनायक सेनाध्यक्ष ने पेग्गंडे मय्दुन मल्लिदेव 
सेनाध्यक्ष की भ्रनुमति से भूमि दानदिया था । (जन लेख सं० भा० ३ पृ ५६) 
नरेन्द्र सेन 


लाड वागड सघ के विद्वान वीरसेन के प्रशिष्य प्रौर गुणसेन के शिष्य थे। इन वीरसेन के तीन शिष्य 
थे--गुणसेन, उदयसेन श्ौर जयसेन । इनमें गुणसेन सूरि भ्रनेक कलाभ्रो के धारक थे | इन्ही के शिष्य नरेन्द्र सेन ने 
'सिद्धान्तसार सग्रह' की रचना की है। नरेनन्‍्द्रसेन ने ग्रन्थ के पुष्पिका वाक्य में अपने को पडिताचार्य विशेषण के साथ 
उल्लेखित किया है '-- 
“इति भ्रोसित्वान्तसारसंप्रहे पण्डिताचार्य नरेन्द्रसेनविरखित सम्यग्लाननिरूपणों द्वितोय: परिच्छेद: ।! 
जिस समय नरेन्द्रसेन ने सिद्धान्तसारसंग्रह की रचता को, उस समय उनके गुरु और प्रगुरु दोनों ही मौजूद 
थे। क्योंकि कवि ने ग्रन्थ के नवमें परिच्छेद में दोनों को नमस्कार किया है, श्रोर लिखा है कि वोरसेन के प्रसाद 
से मेरी बुद्धि निर्मेल हुई है भ्ौर ग्रुणसेनाजआाये की भक्ति करने से उनके प्रसाद से मै साधु सपूृजित देवसेन के पट्ट पर 
प्रतिष्ठित दा हूं! । 
देवसेन के पट्ट पर नरेनच्द्रसेन प्रतिष्ठित हुए वे देवसेन कौन हैं ? यह विचारणीय है। नरेन्द्रसेन के 
समय की सगत्ति को देखते हुए मुझे तो यह संधव प्रतीत होता है कि दूवकुण्ड के स्तम्भ लेख में, जो सक्‍त्‌ ११५२ में 


१. योज्यूप्छी वीरसेतों विद्ुपजन हृताराघनों 5 ग्राशदृत्ति: । 
तस्माल्लब्धि प्रसादे मयि भवतु भर में बुद्धि वृद्धों विशुद्धि. ॥२२४ 
सोष्यं श्री गुरसेन संयमघर प्रव्यक्तभकित: सदा, 
सत्पीति तनुते जिनेश्वरमहासिद्धास्तमार्ये गिर: । 
भृल्वा सोडपि नरे्सेन इति वा यास्यत्यवक्ष्यं पदम, 
भरी देवस्प समस्तसाधुमहितं तस्य प्रसादान्तत: २२४ 





३६९२ जैन धर्म का प्रावीन इतिहास--भाग २ 


उत्कीर्ण हुआ है।" जिसमें-सं० ११५२ वेशाखसुदि पण्चम्यां श्री काष्ठासंघ महाचार्यवर्य भ्रोदेबसेन पादुका 
पृगलम्‌ लेख अंकित है उसके भाग में एक खण्डित मृति भ्रकित है जिसपर श्री देव (सेन) लिखा है। इस समय 
के साथ प्रस्तुत नरेन्द्रसेन का समय ठीक बैठ जाता है। झ्र्थात्‌ प्रस्तुत नरेन्द्रसेन विक्रम की १२वीं शताब्दी के 
पूर्वांध के विद्वान है। क्योंकि लाडवागड गण के जयसेन ने अपना '“धर्मरत्नाकर' सं० १०५४ में बनाकर समाप्त 
किया है। उनसे चौथी पीढी में प्रस्तुत नरेन्द्रसेन हुए है। यदि एक पीढी का समय कम से कम २० वर्ष माना जाय 
तो तीन पीढियो का समय ६० वर्ष होता है, उसे १०५४ मे जोडने पर स० १११४ होता है । इसके बाद नरेन्द्रसेन 
का समय शुरु होता है। अर्थात्‌ नरेन्द्रसेवत स० ११२० से ११६० के विद्वान ठहरते है। 


ग्रन्थ रचना 

इस समय इनकी दो क्ृतिया प्रसिद्ध है। एक सिद्धान्तसारसग्रह और दूसरी कृति प्रतिष्ठादीपक है । 
सिद्धान्तसार संग्रह में १२ परिच्छेद या प्रधिकार है, जिनकी इलोक संख्या १६२४ है । इस ग्रन्थ में गृद्धपिच्छाचार्य 
के तत्त्वार्थ सूत्र का एक प्रकार से प्रकटीकरण है| इसके साथ ही भ्रन्य अनेक बातो का संकलन किया गया है । 

प्रथम परिच्छेद मे सम्यग्दर्शन का वर्णन है, और द्वितीय परिच्छेद मे सम्यग्जान का निरूपण है। तीसरे 
परिच्छेद में सम्यक चारित्र का तथा अहिसादि पचब्रतो का कथन किया गया है | चोथे परिच्छेद में अन्य मतान्तरो 
का वर्णन किया है। पाचये परिच्छेद में जीव तत्त्व का कथन किया है। झ्रोर छठे परिच्छेद मे नरक गति का 
वर्णन है । 

सातवे परिच्छेद के २३४ पद्मों में मध्यलोक का कथन किया है।ओर आठव परिच्छेद मे १४६ पद्मो 
द्वारा गत्यनुवाद द्वार से जीवतत्त्व का निरूपण किया गया है । नोव परिच्छेद के २२५ पद्यों मे अजीव आखस्रव और 
बध तत्व का वर्णन किया गया है। १० वे परिच्छेद के १६९ पद्म। द्वारा निर्जरा और प्रायश्चित्त का निरूपण किया 
गया है। ११ वे परिच्छेद के १०१ पद्यो मे मोक्ष तत्व का वर्णन किया है प्रोर ग्रन्तिम १२ वे परिच्छेद के ६१ पद्मों 
में केवलज्ञान की प्राप्ति के लिये श्राराधना का कथन किया है। 

इनकी दूसरी क्ृति प्रतिष्ठा दीपक है जिसे उन्होने पूर्वाचार्यानुसार रचा है, श्रौर जो भी भ्रप्रकाशित है । 
ग्रन्थ के प्रन्त में प्रशस्त नहीं है। इसमे जिनमन्दिर, जिनमूति आदिक़े निर्माण में तिथि, नक्षत्र, योग आदि का 
वर्णन, तथा स्थाप्य, स्थापक झौर स्थापना का कथन किया हैं। उसके प्रारभ के मगल पद्च इस प्रकार है -- 

विश्वविश्वस्भराभा रधारि धर्मधुरन्धर' । देयाद्वो समड्ू ल॑ देवो दिव्य॑ श्रीमुनिसुब्रत: ।। 

श नमस्कृत्मप जिनाधोद्य प्रतिष्ठासारदीपकम्‌ । वक्ष्ये बुद्धपनुसारेण पू्व॑सरिमतानुगम्‌ )। 
प्रन्त में लिखा है-- ध २ 
सर्वप्रन्थानुसारंण सक्षेपाद्चितं मया। 
प्रतिष्ठादीपक शास्त्र शोधयन्तु विज्क्षणा: || 


कवि सिद्ध और सिह 


कवि सिद्ध पपाधय और देवण का पुत्र था । उसने अपभ्र श भाषा में पऊे ि 
पज्जुण्ण चरिउ [प्रद् म्नचरित 
की रचना की थी, किन्तु वह ग्रन्थ किसी तरह खण्डित हो गया था और उसी बा वह्‌ हे को ० 
हुआ । कवि सिह ने उसका समुद्धार किया था, जैसा कि निम्न वाक्य से प्रकट है-- 





जा “5 “४“+++>++लजनननओ औननल>००->मुनाननप्ममका-, 


१६ 566 श०००ह्ाद्यों डप्राए०॥४ ० गराकां॥ एण, २० ?. 02 
२. 'पुण पंपाइय देवण णंदरु मवियण णयणाणदरणु । 
वृद्यणाजर पय पकय छप्पठ, भणइ सिद्ध परामिय परमप्पठ ॥” 


ग्थौरहवों और बारहवीं शंताब्दी के विद्वान, आचाये ३६३ 


'कइ सिद्ध हो विरयंत हो विणासू, संपलउ कम्मवसेण तासु ।' * 
पर कज्ज पर कण्वं विहृडंतं जेहि उद्धरिय (पज्जुण्णच० प्र०) 
कवि सिद्ध ने इसे कंब बनाया, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
कवि सिंह गुजर कुल में उत्पन्न हुआ था, जो एक प्रतिष्ठित कुल था | उसमें झनेक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हों 
जुके हैं । कवि के पिता का नाम 'बुध रल्हण' था, जो विद्वान थे। माता का नाम जिनमती था, जो झीलादि सद्‌- 
गुणों से विभूषित थी। कवि के तीन भाई और थे, जिनका नाम शुभकर, गुणप्रवर और साधारण था। ये तीनो भाई 
घर्मात्मा और सुन्दर शरीर वाले थे। कवि सिंह स्वय प्राकृत, सस्कृत, भ्रपञ्र श और देशी इन चार भाषाओं में 
निपुण था! । 
कवि ने पज्जुण्ण चरिउ की रचना बिना किसी की सहायता के की थी। उसने अपने को भव-भेदन में 
समर्थ, शमी तथा कवित्व के गे सहित प्रकट किया है। कवि ने श्रपने को, कविता करने मे जिसकी कोई समानता न॑ 
कर सके ऐसा असाधारण काव्य-प्रतिभा वाला विद्वान बतलाया है | साथ ही वह वस्तु के सार-प्रसार के विचार करने 
+ सुन्दर बुद्धिवाला समीचीन, विद्वानो में भ्रग्रणी, सर्व विद्वानो की विद्वत्ता का सम्पादक, सत्कवि था ।* उसी ने इस 
काव्य-प्रन्थ का निर्माण किया है । 
साथ ही कवि ने भ्रपनी लघुता व्यक्त करते हुए अपने को छन्द श्रलंकार प्लौर व्याकरण से ग्रनभिज्ञे, तर्क 
शास्त्र को नही जानने वाला और साहित्य का नाम भी जिसके कर्णगोचर नहीं हुआ्रा, ऐसा कवि सिह सरस्वती देवी 
के प्रसाद को प्राप्तकर सत्कवियो मे अग्रणी मान्य तथा मनस्वी प्रिय हुआ है? । 





! जात श्री निजधमंकर्म निरत' शास्त्रार्थसर्व प्रियो, . गा 
भाषाभि. प्रवशदरचतुभिरभवच्छी सिहनामा कवि: । 
पुत्रो रल्हण पंडितस्य मतिमान्‌ श्रीगूजंगगो मिह । 
इष्टि-जञात-चरित्र भूषिततनुवंशे विश्ञालेष्वनौ ॥ 
--पज्जुण्ण चरिड की १३वीं संधि के प्रारम का पद्म 
२ “साहास्य समवाध्य नात्र सुकवे' प्रद् मन काव्यस्य यः । 
कर्ताइभूद्‌ भव-भेदनंकचतुर, श्री सिंह नामा शमी । 
साम्यं तस्य कवित्व गब्ते सहित को नाम जातोध्वनौ, 
श्रीमज्जैनमत प्रणीत सुपथे साथ प्रवुत्तें: क्षमा ॥” 
--चौदहवी सधि के अन्त मे 
सारासार विचार चार विषणः सदघीमतामग्रणी । 





जात. सत्कविरत्नसबंबिदुषां वंदुष्य सपादकः । 

येनेद चरित प्रगल्ममनसा शात. प्रमोदास्पद । 

प्रद्च म्तस्य कृत कृतविता जीयातू स सिह: क्षिती ॥ 
--थवों सधि के अन्त में 

३. छन्दोइलकृति-लक्षर्ण न पढित॑ नाश्श्रावि तरकागमो; 

जात॑ं हृत न कर्ागोचरचर साहित्य नामाप्पि चर । 

सिहः सत्कविरग्रणी समभवत्‌ प्राप्य प्रसाद परं, 

बाग्देव्या: सुकवित्व जातयशसा मान्‍्यों मनस्विप्रियः ॥। 


हर जैन भर का प्राचीन इतिहास «- भांत्र मै 


गुरापरम्प्रा 

कविवर सिह क॑ गुरु मुनि पुज्भव भट्टारक अमृतचन्द्र थे, जा त५-तेज के दिवाकर, ओऔर व्रत नियम तथा 
शील के रत्नाकर (समुद्र ) थे । तक रूपी लहरो से जिन्होने परमत को भंकोलित कर दिया था--डगमगा दिया था-- 
जो उत्तम व्याकरण रूप पदो के प्रसारक थे, जिनके ब्रह्मचर्य क तेज के भ्रागे कामदेव' दूर से ही बकित (खडित) होने 
की झाशंका से मानो छिप गया था--वह उनके समीप नही झ्रासकता था--इससे उनके पूर्ण ब्रह्मचर्य निष्ठ होने का 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है! । 

कवि ने भ्रन्तिम प्रशस्ति मे श्रमृतचन्द्र को परवादियों को बाद में हराने मे समर्थ श्रौर श्रुत केवली के 
समान धर्म का व्याख्याता बतलाया है । 

प्रस्तुत भट्टारक भ्रमृतचत्द्र उन आचाय॑े श्रमृत चन्द्र से भिन्‍त है, जो श्राचार्य कुन्दकुन्द के समयसारादि 
प्राभृतत्रय के टीकाकार झौर पुरुषार्थ सिद्धयुपाय श्रादि ग्रन्थों के रचायता है। वे लोक में “ठक्कुर' उपनाम से भी 
प्रसिद्ध हैं। उनकी समस्त रचनाओं का ज॑न समाज में बडा समादर है। वे विक्रम की दशवी शताब्दी के विद्वान है। 
उनका समय पट्टावली में स० ६६२ दिया हुआ है जो ठीक जान पडता है । 

किन्तु उक्त भट्टारक श्रमृतचन्द्र के गुरु माधवचन्द्र थ, जो प्रत्यक्ष घर्म उपशम, दम, क्षमा के धारक झौर 
इन्द्रिय तथा कषायों के विजेता थे, और जो उस समय “मलधारी देव' के नाम से प्रसिद्ध थे, भ्ौर यम तथा नियम 
से सम्बद्ध थे। 'मलधारी' एक उपाधि थी, जो उस समय के किसी-किसी साधु सम्प्रदाय मे प्रचलित थी | इस 
उपाधि के धारक अनेक विद्वान आचार्य हो गये है । वस्तुत* यह उपाधि उन मुनि पु गवो को प्राप्त होती थी, जो 
दुर्धर परीषही, विविध घोर उपसर्गो श्रौर गीत-उप्ण तथा वर्षा की बाधा सहते हुए भी कभी कप्ट का अनुभव नही 
करते थे । और पसीने से तर व॒तर शरीर होने पर धलि के कणों के ससर्ग से मलिन शरीर को साफ न करने तथा 
पानी से धोने या नहाने जैसी घोर बाधा को भी सह लेते थे । ऐसे मुनि पु गव ही उक्त उपाधि से अल कृत किये जाते 
थे। प्रमृतचन्द्र भ्रमण करते हुए बम्हणवाड नगर मे श्राये थे । इन्ही श्रमृतचन्द्र गुरु के आदेश से पज्जुण्ण चरिउ की 
रचना कवि ने की है? । 


रचना काल 


कवि ने ग्रन्थ मे रचना काल नही दिया, जिससे उसके निश्चय करने मे बड़ी कठिनाई उपस्थित हो रही 
है। ग्रन्थ प्रशस्ति में वम्हणवाड' नगर का वर्णन करते हुए मात्र इतना ही उल्लेख किया गया है कि उस समय वहा 
रणघोरी या रणधीर का पुत्र बल्लाल था, जो अर्णोराज का क्षय करने के लिये कालस्वरूप था | और जिसका 
माडलिक भृत्य भ्रथवा सामन्त गुहिल वशीय क्षत्री भुल्लण उस समय बम्हणवाड का शासक थाएं इससे उक्त राजाध्ो 
के राज्य काल का परिज्ञान नही होता । 

झाचाय सोमप्रभ, भ्राचायं हेमचन्द्र 


झोर सोमतिलक सूरि के कुमारपाल चरित सम्बन्धी ग्रन्थों में 





१. जैन ग्रन्थ प्रशस्ति सग्रह भा० २ पु० २० 
२. देखो, अमृतचन्द्र का समय' श्षीपंक लेख, अनेकान्त वर्ष ६ 
३. अमिय मयद गुरूणा आएस लहेवि मात्ति इय कब्ब | 
प्र्य मन चरित्त की श्रतिम प्रशस्ति 
४, सस्सिर-णंदरा-वरा-संघुण्णर, मठ-विहार-जिश-भवशणार वष्णउ | 
बम्हणबाड णामे पट्टरु, अरिणरणाह-सेशादल बट्टगु । 
जो भुजइ अरिणखय काल हो, रणधोरिय हो सुअहो बल्लाल हो । 
जासु, भिच्चुदुज्जण-मणासल्लणा, खत्तिउ गुहिल उत्त जहि भुल्लण ॥ 
“प्रद्य मत चरित की प्रशस्ति 


कि० ४-४ । 


एपररहवी और बारहवीं दावाब्दी के विद्वान, आचार्य श६६, 


बल्ल्ाल को शालबराज लिखा है, प्रोर यह भी लिश्मा है कि अ्ल्लाल पर चढ़ाई करने वासे सेज्ापति ने शत्रु का शिर 
छेद करके कुमारपाल की विजय पताका उज्जयिनी के राजमहल पर फहरा दो । उदयगिरि (भेलसा) में कुमारफाल 
के दो लेख स० १२२० और १२२२ के भिले हैं, जिनमें कुमारपाल को पअ्रवन्तिनाथ कहा गया है। सालवराज 
बल्‍लाल को मार कर कुमारपाल अवन्तिनाथ कहलागा। ' 

मत्री तेजपाल कें झ्ाबू के लूण वसति गत स॒० १२८७ क॑ लेख में मालवा के राजा बल्‍लाल को यशोघवल 
द्वारा मारे जाने का उल्लेख है! । 

यह यशोधवल विक्र्मासह का भतीजा था। विक्रमसिह के कैद हो जाने पर गद्दी पर बैठा था। यह कुमार 
पाल का मॉंडलिक सामन्‍्त अ्रथवा भृत्य था, मेरे इस कथन की पुष्टि झ्रचलेशबर मन्दिर के शिलालेख गंत निम्न 
पद्य से भी होती है-- 

“तस्मान्मही' ''''विदितान्यकलत्रपात्र, स्पर्शों बशोधवल इृत्यबलस्बत सम । 
यो गुज रक्षितिपतिप्रतिपक्षमाओे, बरलालमालभत सालव मेदितोस्म ॥' 

यशोधवल का बि० स० १२०२ (सन्‌ ११४५) का एक शिलालेख भ्जरी गाव से मिला है, जिसमें-- प्रभार 
वंशोद्भव महामण्डलेश्वर श्रीयशोधबल राज्ये' बाक्य द्वारा बशोधवल को परमार वश का भण्डलेश्वर सूचित 
किया है । यशोधवल रामदेव का पुत्र था, इसकी रानी का नाम सौभाग्यदेवी था। इसके दो पुत्र ये, जिनमें एक 
का नाम धारावर्ष और दूसरे का नाम प्रल्हाददेव था। इनमें यशोधवल के बाद राज्य का उत्तराधिकारी धाराव् 
था | वह बहुत ही वीर और प्रतापी था। इसकी प्रशसा वस्तुपाल तेजपाल प्रशस्ति के ३६वें पद्म में पाई जाती 
है' । धारावर्ष का स» १२२० एक लेख “कायद्रा' गांव के बाहर, काशी विश्वेदवर के मन्दिर से प्राप्त हुमा है? । 
यद्यपि इसकी मृत्यु का कोई स्पप्ट उल्लेख नहीं मिला, फिर भी उसकी मृत्यु उक्त सं० १२२० के समय तक या 
उसके अन्तर्गत जाननी चाहिए । 

कुमा रपाल जब गुजरात की गद्दी पर बठा, तब चौलुक्यराज के राज्य का विस्तार सुदूर प्रान्तों मे था । 
कुमारपाल उसकी व्यवस्था मे लगा हुआ था, उसका मंत्री उदयन था। उदयन का तीसरा पुत्र चाहुड बढ़ा साहसो 
झौर समरवीर था। उस समय चाहड किसी कारणवश कुमारपाल से प्रसन्तुष्ट हो शाकमरी नरेश श्रर्णोराज से 
झा मिला । उसकी कूट नीति के कारण मालवा का राजा बललाल और चन्द्रावती का परमार विक्रमसिह, और सपा 
दलक्ष का चौहान अर्णोराज ये तीनो परस्पर में मिल गए। इन्होंने कमारपाल के विरुद्ध जबर्दस्त प्रतिक्रिया की । 
परन्तु वे उसमें सफल नही हो सके । कुमारपाल ने श्रर्णोराज से युद्ध कर उसे शरणागत होने को वाध्य किया, और 
लौटते समय विक्रमसिह को कंद कर पिजड़े मे बन्द कर ले श्लाया, श्रोर उसका राज्य उसके भसत्तीजे यशोधवल को दे 
दिया | फिर उसने बल्‍लाल को मारा और इस तरह उसने तीन राजाओं को परास्त कर मालवा को गुजरात में 
मिलाने का सफल प्रयत्न किया । 

बललाल को मृत्यु को उल्लेख तो अनेक प्रशस्तियों में मिलता है। बड़नगर से प्राप्त कुमारपाल की 
प्रशस्ति के १५ श्लोकों मे बल्लाल की हार श्रौर कमारधाल की विजेय का उल्लेख किया गया है। बड़नगर की 


लीला लत जनता न तक्‍औ+++++त+++++ तल 5«+तल जा 











१. रोद: कदरवरति कौति लहरी लिप्सामृतां शुद्ये-- 
रप्रद्यू म्नवशोयशोधवल इत्यासीसनूजह्लतः । 
पश्चौलुकंय कुमारपाल नृपतिः प्रत्यधितामाग्तै, 
मत्या सश्वरभेव मालवर्षति बल्लालमालष्घवान ।। 
, शत्रु श्रेणी गलविदलसोन्लिद्र निश्त्रिणधारों, धारोषर्ष: समृजनि सुतस्तस्य विश्व प्रंशस्य: । 
क्रोषक्रान्त प्रधनवसुधा तिदचले यत्र जातादचोतन्नैश्रोत्तल जेलकंणः कोकस्ताधीशपत्य' । 
है. दैखो, भारत के प्राचीन राजवंश भा० १ १० ७६-७७ । 
४. पिकाहाओए079 [0008 १४.३ ९ ० ९०० 


ना 


३६६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भांगे २ 


इस प्रद्मस्ति का काल सन्‌ ११५१ (वि० स० १२०८) है। श्रतः बल्‍लाल की मृत्यु सन्‌ ११५१ (वि० सं० १२०४) 
से पूर्व हुई है । 
पर विचारणीय यह है कि बल्लाल श्रवन्ति का शासक कब बना, और उसका वश क्या था ! 


ऐतिहासिक दृष्टि से सन्‌ ११३८ तक मालवा पर जयसिह का ग्रधिकार रहा | उसके बाद सं भवतः यथशो- 
वर्मन के पुत्र जयवर्मन ने जयरिह चौलुक्य के अन्तिम दिनों में मालवा को स्वतन्त्र कर लिया । किन्तु वह उस पर 
प्रधिक समय तक शासन नही कर सका | कल्याण के चालुक्य जगदेकमलल ओर होयसल नरसिह प्रथम ने मालवा 
पर झाक्रमण कर दिया और उसकी शक्ति नष्ट कर दी, ओर उस देश की राजगद्ो पर बल्‍लाल नाम के व्यक्ति को 
बैठा दिया । इस घटना के कुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ १०५० के लगभग चोलुक्य कुमारपाल ने बल्‍लाल का वध करा 
कर, भेलसा तक मालवा का सारा राज्य अपने राज्य मे मिला लिया । 


खेरला गाव (जि० वेनूल) से प्राप्त शिलालेख में, जो शक स० १०७६ (सन्‌ ११५७ ई०) का है, इस 
शिलालेख में राजा नरसह बहलाल और जैतपाल ऐसी राज परम्परा दा हुई हे। यह शिलालिख खडित है इसलिये 
पूरा नही पढ़ा जा सकता | एक दूसरा लेख भी वही से प्राप्त हुआ है, जो शक स० १०६४ (सन्‌ ११७२ ई०) का 
है । इस लेख का प्रारम्भ 'जिनानुसिद्धि | वाक्य से हुआ है। जिससे जान पड़ता है कि थे राजा जैन थे । किन्तु 
जंतपाल को मराटी के कवि म॒वुन्दराज ने वैदिक धर्म का उपदेश देकर वेदानुयायी वना लिया था। 


ये सब राजा ऐलवशी राजा श्रीपाल के वद्ज थे। खेरला ग्राम श्रीपाल राजा के झाधीन था। श्रीपाल 
के साथ महमूद गजनवी (सन्‌ ६६६ से १०८७) के भाजे अब्दुलस्हमान का युद्ध हुआ था। तवारीखए अश्रमजदिया 
के अनुसार यह थुद्ध सन्‌ १००१ई० में एलिचपुर और खेरला ग्राम के निकट हुआ था। अब्दुल रहमान का विवाह 
हो रहा था, उसी समय लडाई छिड गई, भर वह दूल्हे के वेश मे ही लडा। इस युद्ध में दोनों मारे गए । 


इस ऐतिहासिक घटना से सिद्ध हैं कि बल्‍लाल ऐलवशी था श्रौर उसके पूवंजो का शासन ऐलिचपुर में था । 
कल्याण के चालुक्य जगदेक मल्‍ल और होयसल नरसिंह श्रथम ने परमार राजा जयवर्मन के विरुद्ध सन्‌ ११३८ के 
लगभग ग्राक्रमण करके उसे राज्यच्युत कर दिया, और अपने विश्वस्त राजा बल्लाल को एलिचपुर से बुला कर 
मालवा का राज्य सोप दिया | वल्लाल वहा ५-७ वर्ष ही राज्य कर पाया था | वह वीर और पराकमी शासक था । 
उतने भ्रत्प समय मे ही उसने श्रपता प्रभाव जमा लिया था और पपने राज्य का विस्तार कर लिया था किन्तु 
सन्‌ ११४३ मे या उसके कुछ समय पश्चात्‌ चौलुक्य कुमारपाल की आज्ञा से चन्द्रावती के राजा विक्रमसिह के 
भतीजे परमार वशी यशोधवल ने बहलाल पर आक्रमण करके युद्ध में उसका वध कर दिया और उसका सिर 
कुमारपाल के महलो के द्वार पर लटका दिया। उस समय से कुमारपाल अवन्तिनाथ हो गया। भ्रस्तु, प्रस्तुत बल्लाल 
ही ऊन के मन्दिरों का निर्माता है। 


ऊपर के कथन से यह्‌ स्पष्ट मालूम होता है कि कुमारपाल यशोधवल, बल्लाल और अ्णोराज ये सब 
राजा समकालीन है । प्रस्तुत पज्जुण्ण चरिउ की रचना ईसा की १२वीं सदी के मध्यकाल की रचना है । 


प्रन्थ रचना 


पज्जुण्ण चरिउ के कर्ता कवि सिद्ध और सिह है। प्रस्तुत ग्रन्थ एक खण्ड काव्य है जिसमें १५ सन्धियां 
है प्रोर जिनकी इलोक सख्या साढे तीन हजार के लगभग है। इसमे यदुवशी श्रीकृष्ण के पृत्र प्रधुम्त कुमार का 
जीवन-परिचय गुफित किया गया है, जो जैनियो मे प्रसिद्ध २४ कामदेवो में से २ (वे कामदेव थे और जिन्हे 
उत्पन्न होते ही पूर्व जन्म का बैरी एक राक्षस उठा कर ले जाता है और उसे एक शिला के नीचे रख देता है । 
पश्चात्‌ काल सवर नाम का एक विद्याधर उसे ले जाता है, और उसे अपनी पत्नी को सोप देता है। वहा उसका 
लालन-पालन होता है, तथा बहा वह भ्रनेक प्रकार की कलाओं की शिक्षा पाता है। उसके ग्रनेक भाई भी कल। 
विज्ञ बनते है, परन्तु उन्हे इसकी चतुरता रुचिकर नही होती, उनका मन भी इससे नहीं मिलता, वे उसे ब्पने र 





भयारहवीं लौर बारहंवी शताब्दी के विंद्ामे, आंचाये ३६७ 


दूर करने अथवा मारने या वियुकत करने का प्रयत्न करते हैं। पर पुण्यात्मा जीव सदा सुखी प्रौर सम्पन्न रहते हैं। 
धतएव वह कुमार भी उनपर सदा विजयी रहा। बारह वर्ष के बाद कुमार अनेक विद्याओं और कला से संयुक्त 
होकर वैभवसहित प्रपने माता-पिता से मिलता है। उस समय पुत्र-मिलंन का दृश्य बड़ा ही करुणं और दृष्टव्य 
है | बह बेबाहिक बन्धन में धंद्ध ही कर साप्तारिक सुंख भी भोगता है, श्लौर भगवान नेमिनाथ द्वारा यंह जानकर 
कि १२वर्ष में हाराबती का विभाश होगा, वह भोगीं से विरिक्त हो विगम्बर साथधुं हो जाता है ग्रौर तपश्यरण कर पूर्ण 
स्वातन्त्य प्राप्त करता है। इसी से कवि ने प्रन्थ की प्रत्येक सन्धि थुष्पिका में धर्म-अथे-काम झौर मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय॑ 
से भूषित बतलाया है! । प्रन्थ की भाषा में स्वोभाविक भाधुर्य और पद लॉलित्यं है। रस प्रलंकार श्रौर झ्नेक 
छंद भी उसकी सरसता में सहायक हैं । भ्रन्थ महत्वपूर्ण धौर प्रकाशित होने के योग्य है। पज्जुण्ण चरिउ की फरंख 
तगर की €१पत्रात्मक प्रतिमें १०वी संधि तक सिद्ध कविकृत प्रथम सधि जैसी पुष्पिका दी हुई है । श्रौर ११वीं संधि 
से १५भी संधि तक दूसरी पुष्पिका है* | जिनसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि कविसिह ने ११वीं संधि से ६५वीं 
संधि तक ४ सधियो को स्वयं रचा है। उससे पूर्व की सधियो के सम्बन्ध में यहु कहना कठिन है कि कितनी संधि झौर 
समुद्धारित को है। क्योंकि ११५वी सधि की पुष्पि का निम्न प्रकार है:-- 

/इय पज्जुण्ण कहाए पयडिय धम्सत्थकाम मोक्‍्खाए बुहरल्हण सुझ्र कह्ठ सीहुविरहयाएं सच्चमहादेवी 

साणभगो णास एकादशसो सर्धि परिच्छेयो समत्तो ॥।” 


पद्मनन्दि ब्रती 


प्रस्तुत पद्मनन्दि राद्धान्त शुभचन्द्र के शिष्य थे। इन्होने श्रपनें को उक्त शुभचन्द्र का पग्न शिष्य लिखा है। 
यह महातपस्वी और अ्रध्यात्म शास्त्र के बड़े भारी विद्वान थे। झौर ज॑नामृतरूपी सागर के बढाने वाले थे। इनके 
विद्यागुरु कनकनन्दी पंडित थे। इनके नाम के साथ पंडितदेव, ब्रती श्रौर मुनि की उपाधिया पाई जाती है । इन्होंने 
प्राचार्य भ्रमृतचन्द्र की वचन चन्द्रिका से श्राध्यात्मिक विकास प्राप्त किया था। इन्होने निम्भराज के सम्बोधनार्थ 
पष्मनन्दि की एकत्व सप्तति की कनडी टीका बनाई थी । टीका की प्रशस्ति में पद्मनन्दी और निम्बराज की प्रशंसा 
की गई है । ये निम्बराज वे जान पड़ते है जो पाश्वंकवि कृत 'निम्ब सावन्त-चरिते' नाम के ५०६ षट्पदी पद्यात्मक 
कननड काव्य के नायक है। इस काव्य के वृत्तान्त से ज्ञात होता है कि निम्बराज शिलाहारवंशीय गण्डरादित्य राजा 
के सामन्त थे । इन्होने कोल्हापुर में 'हूपनारायण' बसदि का निर्माण कराया था। श्र कातिक वदि पच्रमी शक सं० 
१०५८ (वि० स० ११०३) मे कोल्हापुर व मिरज के झ्रासपास के ग्रामों की आय का दान भी दिया था। इससे 
इन पद्मनन्दी श्रती का समय विक्रम की १२वीं शताब्दी है । 

एकत्व सप्तति की कनडी टीका की प्रन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है:-- 


श्रीपद्मनन्दीक्षतिनिसितियम_ एकत्वसप्तत्यखिलार्थपूर्ति: । 
बलिश्चिरं निम्बनुप प्रबोषलब्धात्मव॒त्ति जेयतां जगत्याम्‌ ।। 
स्वस्ति श्री शुभलन्द्र राद्धान्तदेवाग्रशिष्येण कनकनन्वि पण्डितवाप्रश्सिथिकसिलहृत्कुमुदानन्ध श्रीमद्‌- 
अ्रमृतचन्द्रचन्द्रिकोम्सी लित तेत्रोत्पलावलो किताशेषा ध्यात्मतर्ववे दिना पद्मतन्विमुनिता श्रीमज्जेन सुधाब्धि 
वर्धनकरापूर्णेन्द्रारातिवीर क्रीपतिनिम्बराजाबबोधनाय._ कृतंकत्वसप्ततेबु त्तिरियमू--तज्ज्ञा:. संप्रवदन्ति 
संततमिह श्रीपदानत्धि व्रती, कासध्वंसक इत्यल तबनृत तेषां बचस्सबंथा । 
(“पप्मतन्दि पंच विशतिका की भ्रग्नेजी प्रस्तावना पृ० १७) 
१, इय पज्जुण्ण कहाए पयड़िय-धम्मत्थ-काम-मोक्‍्लाए कइ सिद्ध-विरश्याए पढ़मो संघी परि समत्तो ॥१॥ 
२. इय पज्जुण्ण कहाए पयड़ियधस्मत्थ काम भोक्लाए बुह रल्हण सुभ कइ सीह विरश्याए पज्जुष्सा-सकु-भाण-अ्रणिरह 
णिव्याणगमण शाम पण्णारहमों परिच्छेठ समत्तो। 





३६4 जैन धर्म का प्राचीन इतसिहाश---भाज हैं 


गिरि कोति 


प्रस्तुत गिरिकीलि मूल संघ बलात्कार गण सरस्वतिगच्छ कुन्दकुन्दान्वय के विद्वान चल्द्रकीति के शिच्य 
थे। बह सन्द्रकीति मेघचन्द्र के सघर्मा थे। गिरिकीत्ति ने प्रशस्ति मे निम्न बिद्वानो का उल्लेख किया है - श्रुतकीलि 
मेघचन्द्र चन्द्र कीति भौर गिरिकीत्ति' । यह भ्पते समय के अच्छे विद्वान थे। गोम्मटसार की रचना आचार्य नेमिचन्द्र 
सिद्धान्त चक्रवर्ती ने चामुण्डराय के प्रश्नानुसार की है । यह चामुण्डराय गगनरेश मारसिह द्वितीय के अमात्य झौर 
सेनापति थे। इन्होंने ग्रपना चामुण्डराय पुराण शक० स० ६०० (सन्‌ €७८ ई०) में बनाया। अतः गोम्मटसार की 
रथना का भी वही समय है । गिरिकीति की एकमात्र कृति गोम्मटसार की पजिका है। इस पंजिका का उल्लेख 
प्रभयचचन्द्र ने अपनी मन्द प्रबोधिका टीका में किया है' | जो उन्होने गोम्मटसार की रचना के लगभग एक सौ 
सोलह वर्ष बाद शक स० १०१६ सन्‌ १०६४ (वि० सं० ११५१) मे बनाकर समाप्त की थी। जैसा कि निम्न 
गाथा से स्पष्ट है ' -- 
सोलह सहिय सहस्से गयसक काले पवडहसाणस्स । 
भावससस्सससत्ता कसिय णदोसर एसा॥ 
प्रस्तुत पंजिका की प्रति &८ पत्रात्मक है जो स० १५६० की प्रतिलिपि की हुई है । पजिका की भाषा 
प्राकृत-सस्कृत मिश्चित है। जिसमे गोम्मट्सार जीवकाण्ड-कर्मकाण्ड की गाथाग्रों के विशिष्ट शब्दों या विषमपदों 
का प्र्थ दिया गया है। कही कही व्याख्या भी सक्षिप्त रूप मे दी गई है । सभी गाथाझ्ों पर पर्जिका नहीं है । 
पजिका की विशेषता 
पजिका का श्रध्ययन करने से उसकी बविशिष्टता का अनुभव होता है । कही कही सैँद्धान्तिक बातो का 
स्पष्टीकरण किया गया है, उसकी भी जानकारी होत॑ है। जीवकाण्ड की पजिका भे बस्तुतत्व का विचार करते 
हुए उसे पुष्ट करने के लिए भ्रन्य ग्रन्थकारों के उल्लेख भी उद्धृत किय्रे है जिससे ग्रन्थ की प्रामाणिकता रहे । उसका 
ध्रादि मंगल पद्च निम्न प्रकार है :-- 
परणामिय जिणिद चंद गोम्सट संग्गह समग्ग सुत्ताणं । 
केसिपि भणिस्सामो विवरण मण्णेस समासिज्ज |! 
तत्य ताब तेसि सुत्ताणमाविए मंगलट्ठ भणिस्स साणद्ठ विसय पहुण्णा करणट्ठ च कयस्स सिद्ध मिच्चाइ 
गाहा सुसस्सत्थो उच्चयेणट्ठ विवरण क हिस्सामो तंजहा बोच्छ-- 
चारो गुणस्थानो में भाव किस अपेक्षा से निरूपित हैं इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि मिथ्या- 
त्वादि गुणस्थानों में भाव दर्शन मोह की भ्रपेक्षा से कहे गये है, क्योकि भ्विरत गुणस्थान तक चारित्र नहीं होता। 


++3-++--+-5+--- « --- बन्‍न '++-+ ् 
बन +-ज+ अं णििनअओी अं ++त+ + #» अिअनजनन-नननने ८रलपनननमननीननन नटी। ज>ि ल> तन. >>>«न्‍०-->->+>ल 





नल मी कलननननत.. +> 5 अब मन्रू 


१ सो जयउ वासुपुण्जो सियासु पुण्जासुपुर्ज-पय-पउमों । 
पविमल व्सुपृज्यसुदों सुदकित्ति पिये पिय वादि ॥ १ 
समुदिय वि मेघचन्दप्पसाद' सुदकित्तियरों 
जो सो कित्ति भणिज्जद परिफुण्जिय चैंदकिसि सि ॥॥२ 
जेशासेस बसंतियां सरभई टाशंत शाभो हताते । 
ज गाढ परिदं भिकण मुहया सोजत मुहासई 
जस्सा पुण्ब गुशप्पभूदरमणालंकार सोहम्पिरि--- 
ह8%% 6६ कित्तिदेव बदिय॥ तेशाप्षि ग्रथो कभ्रो ॥॥ ३---पजिका प्रशस्ति 
२. अबवा सम्छेन यर्भोपपादानाभित्य जन्म भवतीति गोस्मट पजिकाकारादीतामशभिप्राय. । 


गो० जौ० सादे प्रदोधिका टीका गा० ८६३ 


स्यारहँव्ीं और बारहवी शताब्दी के विद्वान, आचाय॑ ३६९ 


इसे स्पष्ट करते हुए उक्त च रूप से तत्त्वार्थ सुत्र के निम्ने सूत्र का उल्लेख किया है-- 
बुसं जे तस्यट्ठयारेणं “मोहक्षयात्‌ शानदर्शनावरणमोहान्तरायक्षयाज्च केवलमिदि ।” 
मिथ्यात्व के भेदों का कथन करते हुए उनके नाम और लक्षण निम्न प्रकार दिये है--एकान्त मिथ्यात्व, 
विपरीत भिध्यात्व, वेनयिक मिथ्यात्व, संशयित सिध्यात्व, और प्रज्ञान मिथ्यात्वे ।' 
एयंल मिथ्यत्वादि--धत्यि चेष, णत्यि बेब, झ्णिल्चमेय, एयमेव, भ्रश्ेयम्रेव तच्चमिच्चादि सव्यहाव रणरूपो 
भ्रहिप्पायो एयंत मिच्छत्त णासम । 
प्रहिसादिलक्खण सद्धस्मफलस्स सरगापवभ्यस्स हिसादि पावफलरेश परिस्छेदणाहिप्पायो विवरोय 
सिसछतणाम । 
सम्मदंसणादि णिरवेक्ख ण गुरु-पाय-पूजा दि लक्खणेण विणएणेव मोक्खोत्ति प्रहिप्पाओ वेणगइयमिच्छत्त णाम। 
पच्चक्थादिणा पमाणेण पडिगेज्ञमाणस्स प्रत्थस्स देसंतर कालंतरे व एय सरूबावहा रणाणुक्‍तीदो, तस्स 
रूय परूवयाण मश्ाहिमाणदंदस्कमाणाणं पि परप्पर विरुद्ध देसमाणासवंधयर्त णिच्छया भावादों हृदसेव तस्लसिवं 
ण होदित्ति परिष्छेंडठ ण सककमिदि उहय सावलंबी प्रहिप्पायो संसहबरभिच्छतं णाम। 
विचा रिज्जमारमठ्टाणमबद्टिदत्ता भावादो कथ मिद सेवेरिस जैवेत्ति णिच्छियदित्ति प्रहिप्पायों प्रण्णाण 
मिच्छतं णाम | 
पत्र ३३ पर सामायिक श्रौर छेदोपस्थापना संयम का वर्णन करते हुए पजिकाकार ने दोनों की एकता का 
निरूपण करने के लिये भूतबलि भट्टारक का उल्लेख किया है--“अझ्रदो जेय दोण्हमेगत्तस्स वि परूवणदरठ भूदबलि 
भट््‌ट।रवेंहि दोण्ह एग जे गणसुद्धि गहणं कद ।' 
पत्र ३४ की गाथा न० ४८१ मे दर्शन का लक्षण करते हुए पंजिकाकार ने आचार्य वीरसेन द्वारा चचित 
दर्शन विषय का उल्लेख निम्न शब्दों में किया है--“एसो वीरसेण भयवंताणस्सयलागभगहिय साराणं च वक्‍लाण 
कसो परूवदो । पुव्वाहरिय वकक्‍्खारा कस पुण एसा गाहा परूवेदि ।” 
सयमी जीवों का प्रमाण छठे गुणस्थान से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक के जीवो का तीन कम नौ करोड़ 
बतलाया है। उन्हे मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ । ये सब गाथाएं नम्बर क्रम के भेद के साथ जीवकाण्ड में 
पाई जाती हैं । 
पंजिका का प्रा ग्रध्ययन करने पर अनेक बिशेष बातों का बोध होगा । 
जीव काण्ड की पंजिका का श्रन्तिम मंगल इस प्रकार है :-- 
जे पृथ्वयणत्यवंति घिमुहा, साहिष्ण मगच्चुदा, 
बिट॒ठं जेहि णय-परमाण-गहणं जोण्हंण सम्मं सं । 
ते णिदंतु थुवंतु कि समतदो, भ्रण्णारिसा जेंइथो, 
ते रज्ज॑ति जदीह साह सहलो सध्वो पयासो मस ।॥। 
कर्मकाण्ड की पंजिका का आदि मंगल निम्न प्रकार है:-- 
णमह्‌ जिण चल-प कमल सुरसउलिमणिप्पहा जलुल्लसियं । 
णह किरण केसरंतव्भमंत बेबी कयब्भभरं, ॥। 
प्रहकम्म भेवं परुजेसाणों विज्ञाए श्र्व॒श्छित्ति णिसमित्तमिदि कादूण मंगल जिंणिदं णसोकक्‍कारं करेदि-- 
पणसिय सिरसा णेमि गुण-रयण-विभूसण महावीर | 
सम्भत्त-रयण-णिलयं पयडिसमुक्कित्तणं बोच्छ ॥१ 
चणमिय --सम्मत्तरयरा रिलयं प्रष्पतरूव लसशिलक्खण समीतचोणरा मेव रयरां तस्स णिलय सासय॑, कुदो 
गणरयणभूसणत्तादो । पयडिससु विकसरा । पयडीरं रारपावरणदीणं सम्मविसेसेण कित्तणं फहुणं जत्य तं बोच्छमिदि 
संबध्यते । जीवमेदे रिपरकसेसे परूथिय सम्मते, किसठ्टलिद परूविज्जदे । ण, गुणादिधोस परुवणेसु परूविज्ज- 
भारेसु । मोह जोगभवा सकम्भभवाहच्याइसु कम्माण भहिहाणमेत्तमेव परूविद । शा समत सरूव॑ । श्रदो तर परूजि- 


जैन धर्में का प्राचीन इतिहास--भाग २ 
३७० 


जाए जीव भेदो चेयण सम्ममबगस्सदित्ति पयड़ि समुक्कित्तणमारंभदे । कि तदित्त्याह--वाक्य के साथ उसकी पहली 
गाथा की पजिका दी गई है । 
अन्तिम भाग 
सो जयउ वासुपुज्जो सिबरासु पुज्जासु पज्ज-पय-पउसों । 
पष्चिमल बध॒पुज्ज सुदो सुदकिक्ति पिये पियंवादि ॥१)। 
समुविय थि मेघचदप्पसाद सुदकित्तियरों । 
जो सो किलि भणिज्जद परिपुज्जिय चंदक्कित्ति त्ति ॥२॥ 
जेणासेसबर्संतिया सरसई ठारंत रागो हणी, ज॑ गाढ परिरु भिऊण मुहया सोजत मुद्दासई । 
जस्सापुष्वगुणप्पभ्दरणणालंकार सोहण्गिरि ''''* किल्िदेवजदिणा तेणासि गथो कश्नो ॥२॥ 
उप्पण्ण पण्णाण मिसोणमंसि, पयोजणं णत्थि तहा विहं चे-- 
कज्ज भवे थे विमिरणा बहूरां, बालाणमिच्च॒त्थ कयय समेयं ।।४॥ हे 
झण्णाणेण पमाददोबगरिमा गंयस्स होदित्ति वा, प्रालस्सेण व एत्थ ज॑ ण संबन्धणिज्ज पि में । 
त॑ पुष्वावर साहुसोहण सुही सोहंतु सम्म॑ सुही, जंहा सव्बपरोवयारकरणे संतोगिही दव्बदा ॥॥५॥॥ 
एसो बंधदि बंधणिज्जमिदिमे वेवस्स बंधों इमो, एदं बंध णिमित्त मस्स समये भेदा इमेस इ्मे ] 
इच्चेदं कहिदक्कसेण इसिरणा णच्चा जदी सगहं, पंचण्ह परिभावश्रो भवभयं णिच्चासिमं बच्चये ।६। 
झ्रह विसला गुर गुरुई बहुप्पिया झंति किय चमंकारा, पंजोरंजिय भुवणा चिट्ठठ सूदकिति किशिव्व (९१ 
जाद॑ जत्थ स्‌ लद्ध मूलमहिमे साहाहि सस्सोहियं। 
सच्छायं सगुराड़िढ ब॒ढ्डि विसयं भूदेवयाणं सया । 
धम्मारामुव राहवस्स कदिणो तत्थेसगंथों कझ्ों । 
गामे पृव्यलि ----णामसहिये कालामए ॥८॥ 
सोलह सहिय सहस्से गय सगकाले प बढ्डमाणस्स । 
भाव समस्ससमत्ता कत्तिय णंदीसरे एसा ॥€॥ 
इसिस्से गंथ संखाणं सिलोएहि फडीकय। 
पण्णासेहि सम ब॒च्छ॑ दसय॑ दसहिगुणं ॥॥१०॥॥ 
भ्रंथ संख्या ५००० । श्रीपंचगुरु»यों नमः शुभसस्तु भव्यलोकाय । 
गोस्मट पजिका ताम गोस्मटसार टिप्पणं समाप्त । 


मेघचन्त्र त्रविद्यदेव 
मेघचन्द्र नाम के अनेक विद्वान हो गये है ! | उनमें सकलचन्द्र के शिष्य मेघवन्द्र का यहा परिचय दिया 
जा रहा है। यह मेघचन्द्र मूलसध देशीयगण भ्ौर पुस्तक गच्छ के थे । न्याय, व्याकरण सिद्धान्त झ्रादि सभी विषयों 
के भ्रधिकारी विद्वान थे । इसी कारण श्रवणवेलगोल के ४७वें शिलानेख मे आपकी बडी प्रशसा की गई है झौर 
बतलाया है कि भ्राचार्य मेघचन्द्र सिद्धान्त मे वीरसेन, तक में अकलकदेव और व्याकरण मे पृज्यपाद के समान 
विद्वान थे । त्रेविद्य इनकी उपाधि थी और यह त्रेविद्यचक्रेश्वर कहलाते थे । 
श्री मूलसंघकृत पुस्तक गच्छ बेशीयोद्यद्गणाधिप सुताकिक चक्रवर्ती । 
संद्धान्तिकिश्वर शिखामणि भेघचन्द्रस्त्रं विद्येव इति सद्दिदुधा: स्तुबन्ति ॥। 








१. गुराचद्ध के सधर्मा मेघचद्ध । नयकीति के शिष्य मेघचन्द्र, नयकीति का स्वर्गंवास शक स० १०६६ (सन्‌ ११७७) में 


हुआ था। बालचन्द के शिष्य मेघचन्द्र, माघनन्दी ब्रती के शिष्य मेघचन्द्र । और सकलचन्द्र के शिष्य मेघचन्द्र, जो अ्विद्यचक्र एव 
नाम से प्रसिद्ध थे । ह 


श्यारहेवीं और बारहबीं शताब्दी के विद्वान, आचाय॑ ३४१ 


सिद्धान्ते जिन बीरसेन सदृशः शास्त्राज्जभा-भास्करः 
घट्तकंष्वकलंकदेव विबुध: सक्षादय भूतले | 
सर्व व्याकरण विपश्चिदधिपः श्रीपुज्यपाद: स्वयं । 
अं विद्योत्तम मेघचन्द्र मुनियों बादोभपंचानन:।! 
इनके दिध्य वीरनन्दी श्राचायं ने श्राचारसार की प्रशस्ति में उन्हे 'सिद्धान्तार्णवपूर्णतारकपति' योगीन्द्र 
चूड़ामणि, भर त्रंविद्यविभूषण आदि विशेषणी के साथ उल्लेखित किया है। यथा-- 
सिद्धान्ताणंव पूर्णतारकपतिस्तर्काम्बुजाहुस्‍्पंतिः 
शब्दोब्ानवनामुतो रुस रणियोंगीन्द्रचू डराम णि: । 
अेविद्यापरसा्थ नाम विभवः प्रोद्‌ धृतचेतो भव: , 
स्थेयावन्यमृतावनीमुदश नि: श्रोमेघचन्द्रो मुनि: ।।३० 
यदह्ाकछी रबतंस मण्डनम णिवंदग्घदिग्धत्विषासम्‌ 
यच्चारित्र विचित्रता शमभूतां सूत्र पवित्रात्सनाम्‌ । 
यत्कीतिध बलप्रसाधनधुरं धत्त धरा योषितः, 
स तविद्वविभूषणं विजयते श्रीमेघचन्द्रो मुनिः ॥३ १ 
इनके अनेक शिष्य थे । वीरनन्दी, अनन्तकी ति, प्रभाचन्द्र और शुभकीति । लेख न० ५० में मेघचन्द्रश्नेक्द्य 
देव के शिष्य प्रभाचन्द्र को श्रागम का ज्ञाता और बीरनन्दी को भारो सैद्धान्तिक बतलाया है। इन प्रभाचन्द्र का स्वर्ग- 
बास शक स० १०६८ (सन्‌ ११४६ई०) शोर वि० स० १२०३ में हुआ था। इनमें वीरनन्दी 'आचारसार के कर्ता है, 
प्रौर जिन्होंने उसकी स्वोपज्ञ कनडी टीका शक स० १०७६ (सन्‌ ११५३ ई०) में बनाकर समाप्त की थी। 
मेधचन्द्र त्रेविद्येव का स्वगंवास शक स० १०३७ वि० स० ११७२) मे' मगशिर सुदी चतुदंशी वहस्पति- 
बार के दिन धनुलंग्न मे हुआ था जैसा कि श्रवणवेलगोल के शिलालेख न० ४७ के निम्न वाक्यों से प्रकट है-- 
“सक वर्ष १०३७ नेयसन्मथ संवत्सरद साग्गंसिर सुद्ध १४ वृहवार धनुरलग्नद पूर्वाह्न दारुथलि मेयप्पग्गलु 
श्रोमुलसद्रूद देसियगणद_ पुस्तकगच्छदश्रीमेघचन्द्रत्न विद्यदेव्तस्मवसा नकालमवरिवु॒ पल्यद्धासन दोलिदव 
प्रात्ममावनेयं भाविसुत्त वेबलोकके सन्दराभाव नेयन्त प्पुदेन्दोड ।” हु 
प्रत इन मेघचन्द्र का समय वि० की १२ वी शताब्दी सुनिश्चित है | 


शान्तिषेण 

यह काष्ठासधान्तर्गत माथुरसघ के विद्वान अमितगति (द्वितीय) के शिष्य थे | जिन्होंने भ्रपने चरण कमलो- 

पर महीश को नमा दिया था।। चूकि अभमितगति द्वितीय का समय संवत्‌ १०५० से १०७३ है। श्रतः उनके शिष्य 
शान्तिषण का समय ११वीं शताब्दी का भ्रन्तिम भाग होना चाहिये । 

श्रमरसेन 

शान्तिषेण के शिष्य श्रौर माथुरसघ के श्रधिप भ्रमरसेन हुए, जो पापो का नाश करने वाले थे--माहु- 

रसधाहिउ प्रमरसेणु तहो हुड विणेउ पुणु हय-दुरेणु /। (षट्‌ कर्मोपदेश प्रशस्ति) । इनका समय १२वी द्षताब्दी का 

मध्य भाग सभव है । 
श्रौषेणसूरि 
यह प्रमरसेन सूरि के शिष्य ये। मार्थरसंघ के पंडितों में प्रधान भ्ौर वादिरूपी बन के लिये कृशानु[अ्रग्सि) 
दर १. गणि सतिसेणु तहो जा सीसु, रिय-चररणा-कमल-शाामिथ महीसु-- घट्कम पदेश प्रशस्ति | 


१७२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


थे। इनका समय १२वीं शताब्दी का तृतीय चरण होना चाहिये । 
“सिरिसेणू पडित पहाणु, तहो तीसबवाइय-काणण-किसाणु ।” 


नेमिचन्द्र 


यह कवि अपने समय में बहुत प्रसिद्ध था| वीर वल्लाल देव और लक्ष्मण देव इन दो राजाओं की सभा में 
इसकी बडी प्रतिष्ठा थी । कलाकान्त, कविराज मल्ल, कवि धवल, शुज्भा रकारागृह, कविराज कुजर, साहित्य विद्या 
धर, विद्यावधूवल्लभ, सुकविकण्ठाभरण, विश्वविद्या विनोद, चतुर्भाषा कवि चक्रवर्ती, सुकर कवि शेखर, झ्रादि इसके 
विरुद थे । इसकी दो क्ृतियाँ उपलब्ध है-- लीलावती और नेमिनाथ पुराण | इनमें लीलावती कनडी भाषा का चम्पू 
ग्रन्थ है । इसमें १४ झाश्वास है। कि ने इसे केवल एक बर्ष में बनाकर समाप्त किया था। यह ग्रन्थ मुख्यतः शव गा- 
रात्मक है। कर्नाटक कवि चरित में इसकी कथा का सार निम्न प्रकार दिया है: -- 

कदम्बवशीय राजाओं की राजधानी जयन्तीप्र भ्रथवा जनवास नाम के नगर मे थी। वहाँ चूडामणि नाम 
का राजा राज्य करता था। उसकी प्रधान रानी का नाम पद्यावती और पत्र का नाम कन्दर्प देव था। गुणगन्ध 
नामक मंत्री का पृत्र मकरन्द राजकुमार का बहुत ही प्यारा मित्र था। कन्दप एक दिन स्वप्न मे' एक रूपवती स्त्री 
का दर्शत करके उस पर भ्रत्यन्त आसक्त हो गया । दूसरे दिन उस स्त्री को खोज में वह अपने मित्र के साथ उस 
दिशा की पश्रोर चल दिया, जिस दिद्या की ओर उसने उसे स्वप्न मे जाते देखा था। चलते-चलते वह कुसुमपुर नाम 
के नगर में पहुचा | वहाँ के राजा श्वगारशखर की लीलाबती नाम की एक रूपकती राजकुमारी थी। इस राज- 
कुमारी ने भी स्वप्न में एक राजकुमार को देखा था और उस पर अपना तन मन वार दिया था । स्वप्नदृष्ट 
राजकुमार की खोज मे उसने कई दूत इधर-उधर भेजे थे। उन दूतो के द्वारा लीलावती ग्रौर कन्दर्प का परिचय हो 
गया, झौर श्रन्त में उन दोनों का विवाह हो गया । लीलावती को प्राप्त करके कन्दर्ष अपनो राजधानी को लौट 
ध्राया प्लोर सुखपूर्वक राज्य-कार्य सम्पादन करने लगा।' इसका कथा भाग सुबन्धु कवि की बासवदत्ता का 
प्रनुकरण मालूम होता है । 

लीलावती की रचना सरस शोर सुन्दर है। इसकी रचना गभीर, शृ गाररसपूरित और हृदयहारिणी है । 
इससे कवि की प्रतिभा, शब्द सामग्री का चयन ओर वाक्यपद्धति अनन्यसाधारण प्रतीत होती है । 


कवि की दूसरी कृति 'निमिनाथ पुराण' है । इसमें बाईसबे तीर्थकर नेमिनाथ का जीवन-परिचय प्रकित किया 
गया है। यह ग्रत्थ कवि ने वीरवल्लाल नरेश (१ १७१--१२१६) के पद्यनाभ नामक मत्री की प्रेरणा से बनाया था । यह 
भ्रथ श्रधूरा जान पडता है, क्योंकि इसके आरभ मे यह प्रतिज्ञा की गई है कि तेमिनाथ की कथा मे गौणता से वायुदेव 
क्षष्ण श्रौर कन्दर्प की कथा का भी समावेश किया जायगा, परन्तु श्राठवे आश्वास मे कसवध तक का कथा भाग पाया 
जाता है। जान पड़ता है, ग्रन्थ पूर्ण होने स पहले ही कवि दिवगत हे। गया हो । इस कारण ग्रन्थ का नाम 'र्धनेमि' 
कहा जाने लगा है। इस ग्रन्थ के प्रारभ में तीथकर, सिद्ध, यक्ष यक्षिणी और गणधर की स्तुति के बाद गृद्धपिच्छ 
प्राचार्य से लेकर पूज्यपाद पर्यन्त पूर्वाचार्यों का स्मरण किया गया है। ग्रन्थ के प्रत्येक श्राश्वास के अम्त मे निम्नलिखित 
गद्य मिलता है--“इति मृदुपद बन्ध बन्धुर सरस्वतीसोभाग्य व्यंग्य भगी निधान दीपवर्ति-चतुर्भाषाकबि चक्र्वात 
नेमिचन्द्र छृते भीमत्प्रताप चक्र्वात श्री बीर बल्‍लाल प्रसादासादित--महाप्रधान पदवीधिराजित--सज्जेबल्ल पद्स 
मभाभवदेवकारिते मेसिनाथ पुराणे । 


लीलावती ग्रन्थ के भ्रन्त में इसने एक पद्य मे लिखा हैक राजा लक्ष्मणदेव समुद्र बलयाकित पृथ्वी का 
स्वामी है। उक्त लक्ष्मणदेव का कर्णपायं (११४०/ ने अपने नेमिनाथपुराण मे उल्लेख किया है । कर्णपाय के 
समय में लक्ष्मणदेव सिहासनारूढ नही हुआ्आा था, उसका पिता या बडा भाई विजयादित्य राज्य करता था । परल्तु 
कवि नेमिचन्द्र के समय वह राज्य का स्वामी था। इससे कवि नेमिचन्द्र का समय कर्णपाय के वाद का निश्चित होता 
है। नेमिच्न्द्र ने नेमि पुराण की रचना जिस वीरवल्लाल के मत्री पदष्मनाभ की प्रेरणा से की है, उसका समय ११७ २ 
से १२१६ पयेन्तहै। इससे भी उक्त समययथार्थ प्रतीतहोता है। कविनेमिचन्द्र ईसा की १२बी शताब्दी के चतुर्थ चरण 


प्यारहबी और बारहनीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य ३७३ 


प्रौर विक्रम की १३वीं शताब्दी के विद्वान हैं। कन्नड़ भागा के जन्न, पाइ्य, कमलभव, प्रादि कवियों ने कबि नेमि- 
अन्‍न्द्र की प्रशंसा की है। 


शीघर 


यह ज्योतिष शास्त्र के विशिष्ट विद्वान थे । यह कर्नाटक प्रान्त के जैन ब्राह्मण थे, झ्ौौर बेलबुल नाडांतगंत 
मरिगूंद के निवासी थे। इनकी माता का नाम श्रव्वोका प्लौर पिता का नाम बलदेव शर्मा था। इन्होने प्रपने पिता 
से ही संस्कृत श्रौर कन्नड ग्रन्थों का अध्ययन किया था। प्रारम्भ में यह शव धर्मानुयायी थे, किन्तु द्वाद में जेन धर्मा- 
नुयायी हो गए थे । यह गणितशास्त्र के भ्रच्छे विद्वान थे । इनका समय ईसा की दशवीं शताब्दी का झ्न्तिम भाग 
कौर सभवत. ११वीं का प्रारभ रहा है। 

इनकी गणितसार झौर ज्योतिर्शान निधि दो रचनाए सस्कृत भाषा में हैं श्ौर जातक तिलक कन्नड भाषा 
की रचना है। 

गणितसार में क्रभिन्‍न गुणक, भागहार, वर्ग, वर्गभमूल, घन, घनमूल भिन्‍न, समच्छेद, भागजाति, 
प्रभागजाति, भागानुबन्ध, भागमात्र जाति, त्रराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, भाण्डप्रतिभाण्ड, सिश्रक 
व्यवहार एक पत्रीकरण, सुवर्ण गणित, प्रक्षेपषक्त गणित, क्रय-विक्रय, श्रेणी व्यवहार क्लौर काष्ठक व्यवहार भझादि 
गणितो का कथन किया है। 

ज्योतिर्शाननिधि--यह ज्योतिष का प्रारम्मिक ग्रन्थ है। इसके प्रारम्भ में सवत्सरों के नाम, नक्षत्रों के 
लाम, योग करण और उनके शुभा शुभ फल दिये हैं। इसमें व्यवहारोपयोगी ज्योतिष का वर्णन है । 

जातक तिलक-- कन्नड भाषा का ग्रन्थ है। यह जातक सम्बन्धी रचना है। यह कन्द वृत्तो में रचा गया है 
इसमें २४ प्रधिकार है। इसमें लग्न, ग्रह, ग्रहयोग भ्रौर जन्मकुण्डली सम्बन्धी फलादेश का कथन किया गया है । इस 
ग्रन्थ को श्रीधराचार्य ने पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम के राज्यकाल में बनाया था। कवि ने लिखा है कि 
मैंने विद्वानों की प्रेरणा से जातक तिलक की रचना की । यह ग्रन्थ मैसूर विश्वविद्यालय की भोर से प्रकाशित हो 
चुका है । 


वासवचन्द्र मुनौन्द्र 
इन्हें मूलसंघ देशीयगण के विद्वान श्राचाये गोपनन्दी के सघर्मा बतलाया है। यह कर्कश तकेशास्त्र में निपुण 
थे। इन्होंने चालुक्य राजधानी में भ्रपने वाद पराक्रम से “बाल सरस्वति' की उपाधि प्राप्त की थी। जैसा कि 
दिलालेख के निम्न पद्म से प्रकट है-- 
धासवच रह्र-मुनीन्‍्त्रो रुन्द्र-स्था हा द- तक्कंदा -कक्कश-घिषण: । 
चालुक्य कटकमध्ये बाल-सरस्वतिरिति प्रसिद्धिप्राप्त:॥। 
-जन लेख सं० भा० १ पृ० ११६ 
यह लेख शक सं० १०२२ (सन्‌ ११०० ई०) में उत्कीर्ण किया गया है। भ्रतः वासवचन्द्र का समय ईसा को 
११वीं शताब्दी जान पड़ता है। 


देवेन्रमुनि 
इनकी गुरु--शिष्य परम्परा ज्ञात नहीं है। इनकी एक रचना बालग्रह चिकित्सा है। इसमें बालकों को 
प्रहपीड़ा की चिकित्सा का वर्णन है। ग्रन्थ प्रायः वाक्य रूप में है। कवि का समय लगभग १२०० ईसवी है । 


नयकोतिसुनि 
मुनि नयकीति मूलसंघ देशीयगण के झाचारय॑ गुणचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के शिष्य थे । जो जैनागम के 


रेछ४ड जैन धर्म का प्राचीन दंतिहास--भाँग रे 


विद्वान झौर सैद्धान्तिकाग्रेश्वर, चारिश्र चूडामणी, शल्यत्रयरहित, और दण्डत्रय के ध्वसक थे *। नागदेव मंत्री इनके 
दिष्य थे। गुणचन्द्र मुनि के पुत्र माणिक्यनन्दी इनके सधर्मा थे । इनकी शष्य मडली में मेघचन्द्र ब्रतीन्द्र, मलधारि 
स्वामी, श्रीधरदेव, दामनन्दि त्रेविद्य, भानुकीतिमुनि, बालचन्द्र मुनि, माघनन्दिमुनि, प्रभाचन्द्र मुनि, पद्मनन्दी 
मुनि शौर नेमिचन्द्र मुनि के नाम मिलते हैं । ४ 
नयकीति का स्वगंवास शक स० १०६९ (सन्‌ ११७७) में वेशाख शुक्ला चतुर्दशी शनिवार को हुप्ा था । 
जैसा कि शिलालेख के निम्न पद्य से प्रकठ है-- 
* शाके रन्प्रनवशुघन्द्रमसिदुम्मुख्याख्य संवत्सरे 
वेशाले धवले चतुदंशि दिने बारे च सूम्य त्मजे । 
पूर््याद्व प्रहरे गतेदद्धंसहिते स्वर्ग जगासात्मवान्‌ ॥। 
विख्यातों नयकोति-देब-मुनिपों राद््रान्‍्तचक्राधिप: ॥२३ 
नागदेव मत्री ने अ्रपने गुरु नयकीति की निषद्या का निर्माण कराया था। 


मार्िक्यसेन पंडितदेब 


यह मूलसंघ सेनगण पोगरि गरुछ के वीरसेन पडितदेव का सधर्मा था। यह सनू ११४२-४३ ईसबी 
मे दुन्दुभि वर्ष पुष्य शुद्ध सोमवार को उत्तरायण सक्रान्ति के समय पश्चिमी चालुक्य राजा जगदेक मल्ल द्वितीय के 
राज्यकाल मैं, उसके वनवसे १२००० के प्रदेश पर शासन करने वाल योगेश्वर सेनाध्यक्ष की प्रशसा करता है और 
पेग्गंडे मय्दुन मल्लिदेव गेनाध्यक्ष की अनुमति से, जो जिड्वलिगे ७० के राज्य पर शासन कर रहा था, इसने 
प्रावली के भगवान प्रार्र्वनाथ को एक भूमिदान दिया । 
झ्रौर एक दान सभवतः एक ज॑नमन्दिर को मुद्द गावुण्ड और दूसरे लोगों द्वारा दिया गया था । जो जैनधमं 
के पकके प्रनुयायी श्रोर भक्त थे। यह दान उक्त वीरसेन पण्डितदेव के सहधर्मी माणिक्यसेन पण्डितदेव के पाद 
प्रक्षालनपूर्वक दिया गया था। इससे पण्डित माणिक्यसेन का समय ईसा की १२बी शताब्दी का मध्य काल है | 
“जिन लेख सग्रह भा० ३ पृ० ५६ 


महासेन पण्डितदेव 
इनकी गुरु परम्परा और गण गच्छादि का उल्लेख मेरे देखने मे नही श्राया | डा० ए० एन० उपाध्ये के 
- अनुसार ये नयसेन पण्डितदेव के शिष्य थे। इनका उल्लेख पद्मप्रभ मलधारिदेव ने नियमसार की तात्परय॑वत्ति मे किया 
है भर उन्हे ६६ वादियों के विजेता होने से विशालकीति को उत्पन्न करने वाला सूचित किया है ।* तथा 
गाथा की वृत्ति में तथा चोक्तम्‌ श्री महासेन पण्डितदेव,--वाक्य के साथ निम्न पद्म उद्धृत किया है :-- आह 
ज्ञानाखझधूल्तो न ताभिन्नो भिन्‍नाशिस्न: कथचत:। 
_________ _ _._ कान थुर्वापरीभृत सोध्यमात्मेति कीतितः॥ 

१. साहित्य-प्र मदा -मुखाब्जमुकुरइचा रित्र-चूड। मणि जा 0 व 
श्री जेनागम-वाद्धि -वद्ध न-सुधाशो विस्समुखूा सत । 
यहईशल्यत्रय-गारव-त्रय लस हृण्ड-त्र य-ध्वसक--- 
स्स श्रीमानन्नथकीति देव मुनियस्संद्धान्तिकाप्रेसर, ॥|२० 


“४ 7४/०४७७७७७फए इकफ++७«_०«*- 


ह | “जैन लेख स॑० भा० १ १० ३७ 
२. उक्त च षण्णबति प्रांडि विजयोप्रजित विज्ञालकीतिमि: महासेन पण्डितदेवे 


यथावद्वस्तु निर्शीति सम्यस्शान प्रदोषवत । 
तत्स्वारथ व्यवसायात्मा कथचित्‌ प्रमिते प्रथक ॥ 
““वियमसार तात्पर्य वृत्ति पृ० १३६ 





श्यारहूवी और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, जाचाय॑ है १ 


यह स्वरूप सम्बोधन का पद्य है। ' हु 

इनकी दो कृतियां कही जाती हैं--एक स्वरूप सम्बोधंत श्रौर दूसरा 'प्रमाण निर्णय । स्वरूप सम्बो- 
धन के कर्ता उक्त महासेन हैं' । इनमें स्वरूप सम्बोधन २५ इलोकात्मक एक छोटी सी महत्त्वपूर्ण कृति है। उस पर 
केशवाचार्य भौर शुभचन्द्र ने वृत्तियाँ लिखो हैं। प्रमाण निर्णय ग्रस्थ मेरे अवलोकन में नहीं श्राया | समवत' वह 
झप्रकाशित दा में किसी ग्रन्थ भष्टार में होगा । ेृ 

नियमसार वृत्ति के कर्ता पद्यप्रभ मलधारि देव का स्वरगंवास शक सं० ११०७ सन्‌ ११८५ ईसवी में 
हुआ था, यह सुनिश्चित है । भरत: महासेन पण्डितदेव का समय सन्‌ ११८४५ ई० से पूर्ववर्ती है। अर्थात्‌ वे ईसा की 
१२वीं शताब्दी के मध्य काल के विद्वान जान पड़ते है । 


प्रमाचरद्र 


प्रस्तुत प्रभाचन्द्र सृरस्थगण के विद्वान थे। ये अनन्तवीरय के प्रश्षिष्य और बालचन्द्र मुनि के शिष्य थे । 
प्रनन्तवीय की स्तुति कम्बदहल्लि के शिलालेख मे की गई है । यह शिलालेख शक सं० १०४० (सन्‌१११८) बि० 

स० ११७५४ का है। ध्तएव इन प्रभाचन्द्र का समय विक्रम की १ रवी-शताब्दी है । है 
(जैन लेख स० भा० २ १०३६६) 


प्रमाच्चन्द्र 

ये मूलसघ, पुस्तकगच्छ देशियगण के प्रसिद्ध ताकिक विद्वान मेघचन्द्र श्रैविद्यदेव के प्रधान शिष्य थे* । इन 
मेघचन्द्र श्रेविद्य का स्वगंवास शक वर्ष नेय मन्मथ सवत्सरद १०३७ सन्‌ १११५ मगशिर सुदि १४ वृहस्पतिवार को 
हुआ था । यह मेघचन्द्र सकल चन्द्रमुनि के शिष्य थे । इन मेघचन्द्र के दूसरे शिष्य वीरनन्दी थे । प्रस्तुत प्रभाचन्द्र 
विष्णु वद्धंन राजा की पट्टरानी धर्मपरायणा, पतिब्रता, सती साध्वी, जो भकित में रुक्‍्मणि सत्यभामा तथा सीता जैसी 
देवियों के समान थी, के गुरु थे । 

हक स० १०६८ (सन्‌ ११४६) वि० सं० १२०३ में ध्रासोज सुदि १०मी वृहस्पतिवार को जिनके स्वर्गा- 
रोहण का उल्लेख श्रवणबेलगोल के शिलालेख न० ५४० में पाया जाता है? । इन प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव ने अपने गुरु 
की निषद्या महाप्रधान दण्डनायक गगराज द्वारा निर्माण कराई थी ।* 

मेघचन्द्र के शिष्य इन प्रभाचन्द्र ने शक स० १०४१ (सन्‌ १११६ ई०) में एक महापूजा प्रतिष्ठा कराई 
थी ।* इससे इन प्रभाचन्द्र का समय विक्रम की १२वीं शताब्दी है। 


प्रभाचन्त्र त्रेविय 


यह मड॒पगण के सूर्य, समस्त शास्त्रों के पारगामी, परवादिगज मृगराज और मन्रवादि मकरध्वज प्रादि 
विद्येषणो से युक्त थे श्लौर वीरपुर तीर्थ के अ्रधिपति मुनि रामचन्द्र त्रेविद्य के शिष्य थे। नय-प्रमाण में निपुण एव 








१. एनाल्‍्स ऑफ दि भाण्डारकर ओरियन्टल हत्स्टियूट भा० १३ 
पृ० ८८ में डॉ० ए एन. उपाध्ये का लेख । 

२. श्री मूलसद्धू कत-पुस्तक गच्छ देशीयोद्यद्गरशाधिप सुताकिक चक्रवर्ती । , 

सैद्धान्तिकेश्वरशिखामशिमेघचन्द्र--स्त्रविद्यदेव इति, सद्मिदुष्ा; स्तुत्रम्ति ६ 

जैन लेख सं० भा० ३ [० छ्भू्‌ 

३. जन लेख सं० भा० १ लेख नं० ५० (१४०) पृ० ७१ 
४. जन लेख सं० भा० ६ पु० ६४ 9 
४. जैन साहित्य ओर इतिहास पु०हरे “ '  ' 


३७६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भातर २ 


तीक्षण बुद्धि थे ” यह भट्टारक प्रभावन्द्र मत्रवादी थे। इन्हें चालुक्य विक्रम राज्य संवत्‌ ४८ (११२४ ई०) में 
प्रश्नहार ग्राम सेडिम्ब के निवासो, नारायण के भक्त, चौसठ कलाओो के जानकार, ज्वालामालिनी देवी क॑ भक्त, तथा 
झपने अभिचार होम के बल से काँचीपुर के फाटको को तोडने वाले तोनसौ महाजनो ने सेडिम में मन्दिर बसवाकर 
भगवान शान्तिनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी धौर मन्दिर पर स्वर्ण कलक्षारोहण किया था। मन्दिर की 
मरम्मत धौर नैमित्तिक पूजा के लिये २४ मत्तर प्रमाण भूमि, एक बगीचा और एक कोल्हू का दान दिया था। इससे 
इन प्रभाचन्द्र का समय विक्रम की १२वीं शताब्दी का अन्तिम चरण है। 





त..स्‍__े नमन 3 नम <4+-3+++-- ९>»>न- 2००» जनन-म«नमन+>-३»-+»... 


१. जिनपति मततत्वरुचिनेयप्रमाणप्रवीणनिशितमति । 
परहितचरित्र फाश्नो बसौ प्रभावन्द्र यतिनाथ. । 
ख्यातस्त्रविद्यापरनामा श्रीरामचत्धमुनि तिलक. । 
प्रियश्िण्य:त्रेविद्यप्रभेन्दु भट्टारको लोके ॥ 
-जनिज्म इन साउथ इंडिया पृ० ४११ 


नील +-+०_-नन+-+++०9>---._............. 


अध्याय ४५ 


तेरहवीं झौर चोदह॒वीं शताब्दी के आचार्य, विद्वान ओर कवि 


कमकचना सुसोन्‍्द्र 

विजयफीति 

देवसेनगणी 

सुनि देवससत् (पासनाह च०) 
जयसेन 

भ्न्द्रकौति 

प्रमरकीर्ति 

अ्रग्गलबेव 

श्रीधर 

सुनि विनयचर्त्र 

उदयचरद 

पं० भहावीर 

कवि लक्ष्मण या लाख 

दामोदर 

श्रीधर (भविसयशकहा कर्ता) 
भसाधवचनद्र ज्रेविद्य (क्षपणासारगणश) 
सुनि विनयजन्द्र (सागरचन्द्र के द्षिष्य) 
रामचत सुमुक्षु (पुण्याखम,के कर्ता) 
विमलकीसि 


मुनि सोमदेव (दाब्दाणंबचन्द्रिका) 

कथि हरदेत हे 

प्रदा:कीति (चंदप्पह चरिउ कर्ता) 

मवनकोति (अहेदास) 

भाजसेन ज्रेविद 

प्रण्डितप्रधर प्राशाधर 

नरेस्द्रकीति (अरहँनस्वि शिष्य) 

धासबसेत (यशोधर स०) 
विशालकीति 


शुति पूर्ण (सुरुमालचरिउ) 
भह्र (सुझूमालच 
गुखबर्म (ड्वितोय) 


कमलभव 

प्रभयचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तो 
भानुफीति सिद्धान्तदेव 

सुनिचन्द्र (वि० सं० १२८६) 
झजितसेनाथारय (झलंकार घिन्ता० ) 
श्रीधरसेन (विश्वलोचनकोश्न ) 
विजयवर्णो (शव गाराणंव चन्द्रिका) 
कवि वाग्भट (काय्यानुशञासन) 
दा (आराधना समुश्यय ) 
र्टकवि भरहंंदास 

बालचन्त पण्डितदेव 

इन्द्रनम्दी 

विमलकीति 


' मेघचन्त्र 


कुमुदेन्द्र 

गुणभद्र 

प्रभावन्तर 

पझग्रण्डय्य 
शिशमायण 
पाइयपण्डित 

का जन्म 
श्रीक्षीति 

महाबल कवि 

लघु सभन्‍्तभद्र 
कुलचनकछ उपाध्याय 
सकलचनाः भट्टारक 
सकलकीति 


नह्वि ग्‌द मादिराज 


शुभचग्त्र योगी 
सल्लियेण पण्डित 


३७९ 


२७८ 


बालचर मलधारी 

बादिराज दितीय 

तरिविक्रमदेंव 

भट्टारक प्रभाचनतर 

भट्टारक इन्द्रनन्दि (योगशासत्र टीका) 
देवसेन भावसंप्रह 

बाल चन्द्र कवि 

विद्यानन्द 


अतभुनि 

रत्न योगीनद्र 

कुलभद्र 

कवि नागराज 

प्रभावरद्र 

मधुर कवि 

पं० हरपाल (वंद्यकग्रन्थ कर्ता ) 
केद व वर्णो 


ज॑त धर्म का प्राबीन दतिहास--भाग २ 


कवि शभ्रीधर 
वद्धसान भट्॒टारक 
मगराज द्वितीय 
प्रभयचनद्र 
गुणभूषण 

प्रय्य पाय॑ 
माधनन्दि योगोन्‍्द्र 
बादिकमुदचन्द्र 
कवि मंगराज 

पं० वामदेव 
अमरकीति 
हस्तिमल्‍ल 

पं० नरसेन 
सुप्रभाचार्य 
भारकर ननन्‍्दी सुखबोधा तत्त्वार्थ बत्तिकर्ता 


तैरह॑वीं शौर बोद्हओं शताब्दी कै आचायं, विद्वान और कवि ३७६ 


कनकचंद्र 


श्री मुलसंघ क्राण्रगण मेष पाषाण गच्छद कनकचन्द्र सिद्धान्तदेवर-- ( सिद्धान्तदेव को) प्ररटाल के मन्दिर 
की पूजा के वास्ते दान दिया गया है । इस मन्दिर में भगवान पाइर्व॑वाथ की बड़ी कायोत्सर्ग मूलि विराजमान है । उसके 
नीचे कनड़ी श्क्षरों मे एक शिलालेख है। इस मन्दिर को वद्टक्र निवासी बचिप्रेटूट ने बनवाया था। [सत्याश्रय 
कुलतिलक चालुक्यराजम्‌ भुवनंकमल्ल विजय राज्ये श्ञाका १०४५ (वि० स० ११७०) भर्थात्‌ यह विक्रम की १२ वी 
शताब्दी के तृतीत चरण के विद्वान है। ] देखो, दि० जैन डायरेक्टरी पृ० २४१) 


विजयकोीरति 


प्रस्तुत विजयकी ति शातिषेण गुरु के शिष्य थे ।,जो लाडबागड गण की प्राम्नाय के विद्वान देवसेन की शिष्य 
परम्परा के थे। ये शान्तिषेण दु्ले भसेन सूरि के शिष्य थे, जिन्होंने राजा भोजदेव की सभा में पडित शिरोमणि पंब रसेन 
झादि के समक्ष सैकड़ो वादियों को हराया था । निमेल बुद्धि और शुद्ध रत्नत्रय के धारक थे । इन्होंने दूबकुण्ड (चडोभ) 
ग्वालियर के मन्दिर की प्रशस्ति लिखी थी | उसमें लिखा है कि विक्रम सवत्‌ ११४५ मे कच्छपशी महाराज विक्रमसिह 
के राज्य काल में मुनि विजयकीति के उपदेश से जेसत्रालवंशी पाहड, कुकेक, सूपंट देवधर झौर महीबन्द्रादि चतुर 
श्रावको ने ७५० फीट लम्बे और चारसी वर्ग फीट चौड़े ग्रडाकार क्षेत्र में इस विशाल मन्दिर का निर्माण कराया था 
भ्रौर उसके सरक्षण , पूजन और जीर्णोद्धार के लिए उक्त कच्छपवजी विक्रमसिंह ने भूमिदान दिया था। 

इस प्रशस्ति में कच्छपवद् के राजाओं की वंश परम्परा के राजाओं के नामों का--भीमसेन, श्रजु नभूषति, 
विद्याधर राज्यपाल, अ्रभिमन्यु, श्री भोज, विजयपाल और विक्र मसिह का काव्य दृष्टि से वर्णन किया है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से यह प्रशस्ति महत्वपूर्ण है। विजयकीति विक्रम की १२वी शताब्दी के द्वितीय तृतीय चरण के विद्वान्‌ हैं। 


देवसेनगणी (सुलो चना चरिउ के कर्सा) 


प्रस्तुत देवसेन सेनगण के विद्वान्‌ विमलसेन गणधर के श्षिष्य थे। इन्होंने श्रपनी गुर परम्परा का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि वीरसेन जिनसेन की परम्परा में होट्ल्‍लमुक्त नाम के मुनि हुए, जो रावण की तरह अनेक 
शीश तथा भअ्नेक शिष्यहृप परिग्रह के धारक थे। और जो सकलागम से युक्त श्रपरिग्रही थे। उनका शिष्य 
गण्डविमुक्त हुआ, जिनके तपस्वी जीवन का नाम रामभद्र था। इनके शिष्य सयम के धारक निबड़िदेव थे। इन्ही 
निबडिदेव के शिष्य मलधारीदेव थे, जो शील ग्रुण रूप रत्न के धारक थे। उपश्म, क्षमा श्लोर सयम रूप जल के 
सागर, मोहरूपी महामल्ल वृक्ष के उखाड़नें के लिए गज (हाथी) के समान थे। भोर भव्यजन रूप कुमुद वन के 
लिए शशिधर (चन्द्रमा) थे। पचाचार रूप परिग्रह के धारक, पच्समिति और गुप्तित्रय से समृद्ध, गुणी जन से 
बंदिस और लोक मे प्रसिद्ध थे । कामदेव के बाणों के प्रसार के निवारक झ्लौर दुर्धर पच्र महाव्रतों के धारक मलधारिदेव 








१. प्राश्थानाधिपतों बुधादविगुरों श्रीमोजदेवे नृपे, 
सं+प्रेप्व व रसे पडितशिरोरलादिपृद्यन्मदान्‌ । 
पोनेकान्‌ दात्शी व्यजेष्टपटुता भीष्टोद्यमो कादिन:, 
शाह्तवाभोनिभिषा रंगों भवदतः श्रोशा तिषेएो गुरु: ॥ 
गुरुतरण क्षरो जाराधनावाप्तपुण्य, 
प्रभवदमलबुद्धि, शुद्वर॒त्नत्रयोस्मात्‌ । 
प्रजनिविजयकीति:. सूक्‍तरत्नावकीण्णो 
जलधिमुवमिवेता य : प्रशसित व्यधत्त । (दुबकुण्डनेश, जन लेख स० भा० २५१० ३४० ) 


५० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाज रे 


थे, जिनका नाम विमलसेन, था । इन्ही विमलसेन के शिष्य उक्त देवसेन थे जो सेनगण के विद्वानू, धर्माधर्म के 
विशेषज्ञ, सयम के घारक तथा भव्यरूप कमलो के भ्रज्ञान तम के विनाशक रवि (सूर्य) थे । शास्त्रों के ग्राहक, कुशील 
के विनाशक धर्मकथा के प्रभावक, रत्नत्रय के धारक भौर जिन गुणों में अनुरकक्‍त थे। प्रस्तुत देवसेन मम्भल- 
पुरी में निवास करते थे । जैसा कि निम्न प्रशस्ति वाक्य से प्रकट है :--णिव मम्मल्लपुरि हो णिवसते, चारुद्टाणें गुण 
गणवंते ।” इससे देवसेन दक्षिण देश के निवासी जान पड़ते हैं। इन्होने राजा की मम्मलपुरी' में रहते हुए सुलोचना 
चरिउ की रचना राक्षस सवत्सर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी बुधवार के दिन की थो' | ग्रन्थ को रचना राक्षस 
सवत्सर में हुई है । राक्षस सवत्सर साठ सवस्सरों में से ४६ वा सवत्सर है। ज्योतिष की गणनानुसार एक राक्षस 
संवत्सर सन्‌ १०७५ (वि० स० ११३२) में २६ जुलाई का श्रावण शुक्ला बुधवार के दिन पड़ता है श्रौर दूसरा सन्‌ 
१३१५ (वि० स० १३७२)में १६ जुलाई को उक्त चतुर्दशी बुधवार के दिन पड़ता है। इन दोनो समयों में २४० वर्ष 
का _प्न्तर है। पह्तः इनमे पहला सन्‌ १०७५ (वि० स० ११३२) इस ग्रन्थ की रचना का सूचक जान पड़ता है। 
मुनि देवसेन ने श्रपने से पूर्व वर्ती कवियो का उल्लेख करते,हुए बाल्मीकि, व्यास, बाण , मयूर, हलिय गोविन्द, चतुमुंख 
स्वयम्भू, पुष्पदन्त और भूषाल कवि का नाम दिया है। इनमें पुष्पदन्‍्त का समय वि० स० १०३४ के लगभग है। 
प्रौर भूपाल कवि का समय प्राचाय गुणभद्र के बाद श्लौर प० आशाधर के पूर्वकर्ती है । अत: सभवतः ११वी के विद्वान 
जान पडते है । 

डा» ज्योति प्रसाद ने जैन सन्देश शोधाक १४५ में देवसेन नामक विद्वानो का परिचय कराते हुए लिखा हैं-- 
कल्याणि के चालुक्य वश मे जयसिंह प्रथम (१०११-१०४२) का उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम त्रेलोक्य का नाम 
झाहयमल्ल था जिसका शासन काल लगभग १०४२-१०६८ ई०) था, और जिसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर द्वितीय 
भुवनैकमतल (१०६८-१०७५ ई० ) था । सोमेश्वर प्रथम नाम का राजा सामान्यतया जेलोक्यमल्ल नाम से प्रसिद्ध था, 
बड़ा प्रतापी था, दक्षिण भारत का बहुभाग उसके झ्राधीन था। मम्मल नगर भी उसके राज्य में था। प्रतएवं गड़ 
विमुक्त रामभद्र का समय भी लगभग सन्‌ १०४०-१०७० ई० में होना चाहिये और उनकी तीसरी पीढ़ी मे होने 
वाले देवसेन ५४० वर्ष पीछे (११२० ई०)'में होने चाहिए । उक्त डा० सा० ने लिखा है एक प्रन्य गणना के श्नुसार 
राक्षस सबत १०६२-६३ ई०, ११२२-२३ ई० और ११८२-८३ ई० की तिथि में पड़ता था| इन तीनों तिथियों में 
से ११२२-२३ ई० की तिथि ही भ्रधिक संगत प्रतीत होती है। 

डा० ज्योति प्रसाद के द्वारा बतलाई तिथि में और ऊपर की ज्योतिष के अनुसार बतलाई तिथि में ४८ 
वर्ष का प्रन्तर पड़ता है। विद्वानों को इस सम्बन्ध मे विचार कर प्रस्तुत देवसेन का समय मानना चाहिए । वे १५वीं 
शताब्दी के विद्वान जान पढते है । 


रखता 


भुभि देवसेन की एकमात्र कृति 'सुलोयंणाचरिउ' है। प्रश्तुत ग्रन्थ की २५ सन्धियों में भरत चक्रवर्ती, 

(जिनके नाम से इस देश का नाम “भारतवर्ष पड़ा है) के सेनापति जयकुमार की धर्म पत्नी सुलोचना का, जो 
| काशी के राजा अकम्पन भ्रौर सुप्रभा देवी की सुपृत्री थी, चरित भ्रकित किया गया है। सुलोचना प्रनुपम सुन्दरी 
थी । इसके स्वयम्बर में भदेक देशो के बड़े-बड़े राजागण भ्राये थे। सुलोचना को देखकर वे मुग्ध हो गए। उनका 
हृदय क्षुब्ध हो उठा श्ौर उसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा करने लगे । स्वयवर में सुलोचना ने जयकुमार को चुना, उनके 
गले में बरमाला डाल दी । इससे चक्रवर्ती भरत का पुत्र भ्रकंकीति क्र द्ध हो उठा, श्रौर उसने उसमें प्रपना अ्रपमान 


१. प्रस्तुत मम्मसपुर तमिल प्रदेश का मम्मलपुर ज्ञान पडता है जिसका निर्माण मे हामतल पल्लव ने क्ष्या था, जंसा कि 
डा० दशरथ शर्मा के निम्न वाक्य से प्रकट है । -चिबाए॥ए पका) 0070800५ श्ाह्4॥4 ?8]97 


जन ग्रंथ प्रगस० भा०२ काफुठनीट 
२. रक्‍्लस-संवच्छरथुह-दिवसए, सुक्क-बउह॒सि सावश मासए । जे 


चरिउ सुलोबणाहि रिप्पण्णउ, क्त-अत्य-वण्णण-सपुष्णउ ॥ जैन ग्रंथ धाप्रस्ति सें० भा० २ पृ २० 


तेरइी और त्रौद[्‌वी शताब्दी के आचार्य, विद्वान और कवि | 
समझा । झपने पपसान का बदला लेने के लिये प्रकंकीति श्रोर जयकुमार में युद्ध होता है और श्रन्त में जय कुमार 
की विजय होती है। उस युद्ध का वर्णन कवि के इांब्दों में निम्न प्रकार है :-- 
“भडो कोवि खग्मेण खर्गं खलंतो, रणे सम्सुहे सम्मुहों श्लाणहूंतो । 
भडो कोबि बाजेण बाणो, दलंतो, समुद्धाई उद्दुद्धरों ण॑ कयंतो । 
भड़ो कोषि कोंतेण कोंते॑ सरतो, करे गाढ़ चकक्‍को श्ररी स' पहुंतो। 
भडटो कोवि खर्डोह खंडो कयंगो, लडतं ण सुक्को सगा जो पहूंगो। 
भड़ो कोबि सगाम भूस धुलंतो, विव्णोह्‌ू ग्रिद्धयधली णोय प्ंतों। 
भडो कोबि धायेण णिव्वट्टि संसो, भ्रसिया बरेई झ्रोसाण भीसो। 
भड़ो कोवि रत्तप्पवाहे तरतो, . फुरंतप्पयेणं तड़ि सिग्ध पत्तो। 
भडो कोवि मक्का उहे वन्‍न इत्ता, रहे दिष्णयाउ विबण्णोह इत्ता। 
भड़ो कोबि इत्थी विसाणहि भिण्णो, भडो क। वि कंठोट्टु छिण्णो णिसण्णों। 
घत्ता-तहि. झवसरि णिय सेण्णु पेच्छणि सरजज्जरियउ | 
धावबह. भुयतोलतु जउ बकू मच्छर भरियठ ॥ ६--१२ 
युद्ध के समय सुलोचना ने जो कुछ विचार किया था, उते ग्रन्यक्तार ने गूथने का प्रयत्न किया है । 
सुलोचना को जिनमन्दिर म बेठे हुए जब यह मालूम हुआ कि महतादिक पुत्र, बल भ्लौर तेज सम्पन्त पात्र सौ सैनिक 
शत्रपक्ष ने मार डाले है, जो तेरी रक्षा के लिये नियुक्त किये गए थे। तब वह झ्ात्म निन्‍दा करतो हुई विचार करती 
है कि यह संग्राम मेरे कारण ही हुआ है, जो बहुत से सैनिको का विनाशक है । अत. मु ऐसे जीवन से कोई प्रयोजन 
नही । यदि थुद्ध मे मेघेश्वर (जयकुम।र) को जय होगी भर मैं उन्हे जीवित देख लू गी तभी शरीर के निमित्त भ्राहार 
करूंगी । इससे स्पष्ट है कि उस समय सुलोचना ने श्रपने पति की जीवन-कामना के लिये प्राह्मर का परित्याग कर 
दिया था । इससे उसके पातिद्नत्य का उच्चादर्श सामने झ्राता है। यथा- 
“इस जंपिकरण पउत्तं जम्रेणं, तुमं॑ एहू कण्पा सणोहार बण्णा। 
सुरक्खेह पूण प्रेणेह ऊणं, तऊ जोइ लक्खा प्रणेया असंखा। 
सुसत्या वरिण्णा सह विक्ख दिशण्णा, रहा चार चिधा गया जो सयधा। 
महंताय पृत्ता-बला-तेय जुता, सया पच्सला हुया बेरिपक्खा। 
पुरीए णिहाण वरं तुंग गेहूं, फुरतीहू णील मभोल कराल। 
पिया तत्थ रम्मो वरे चित कस्से, अरभोय चिता सुठ हुल्लवत्ता । 
णिय सोयवंती इणं चितर्यती, प्रह पाव-यस्सा अलज्ञा-प्रधम्मा। 
मह कज्ज एय रण प्रश्ज जाया हे हि | 
बहुणं गराणं विणास करेण, महं जोविएणं खा कज्ज प्रणेण। 
जया हुंसताउ स-सेहेसराई, सहे मंगवाई इसो सोसराई। 
घत्ता--ए सयलबि स गामि, जोवियमाण कुमार हो | पेश्छमि होई पवित्ति, तो सरीर ध्राहार हो ॥ 
इस तरह ग्रन्थ का विषय ओर कथानक्क सुन्दर है, भाषा सरल औ्ौरप्रसाद गरुणयुक्त है । प्रस्तुत प्रन्थ एक 
प्रामाणिक कृति है; क्योकि प्राचार्य कुन्दकुन्द के प्राकृतगाथाबद्ध सुलोचना चरित का पद्धडिया आदि छन्दों में 
प्रनुवाद मात्र किया है। यह कुन्दकुन्द प्रसिद्ध सारत्रय के कर्त्ता से भिन्‍न ज्ञात होते हैं * ग्रन्थगत चरितभाग बड़ा ही 





१. जे गाहा-बंधे आसि उत्त, सिरि कुन्द कुन्द-गणिणा रिरुत्‌ । 
त॑ एव्वहि पंड़डिधहि करेमि, परि कि पि न गूढुड अत्यु देमि।। --जैन प्रन्थ प्रशस्तिसप्रह मा० २ पृ० १६ 
उक्त पद्म में निर्देशित कुन्दकुन्द समयसारादि ग्रन्थों के रचयिता कुन्द कुन्द प्रतीत नहीं होते है। कोई दूसरे ही कुन्दकुन्द 
नाम के विद्वान की रचना सुलोचना चरित होगी । जिसकी देवसेन ने पद्धडिया छन्द में रचना की है । ट 


इ्षरे जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग ३ 


सुन्दर है; क्योंकि जयकुमार भर खुलोचना का चरित स्वय ही पावन रहा है | १५ वी शताब्दी के कवि रदइघू ने 
अपने मेघेष्वर चरित मे--“'मेहेसरहु चरिउ सुर सेणे - वाक्य द्वारा उसका उल्लेख किया है| 


भुनि देवचन्द्र 
ये मूलसघ देगीय गच्छ के विद्वान मुनि वासवचन्द्र के शिप्य थे जो रलत्रय के भूषण, गुणों के निधान तथा भ्रज्ञान 
रूपी अधकार के विनाशक भानु (सूर्य) थे। प्रशरित भें उन्होंन अपनी गुरु परम्परा निम्न प्रकार दी है श्री 
कीर्ति, देवी ति, मौनिदेव, माधवचन्द्र, अभयनदो, वासबयद्ध ग्रौर देवचर्द्र । इस गुछ परम्परा के भश्रतिरिक्त ग्रन्थकर्ता 
ने रचना समय का कोई उल्लेख नही किया, हा रचना का स्थल गुदिज्ज नगर का पाश्वंनाथ मन्दिर बतलाया है" जो 
कही दक्षिण में श्रवस्थित होगा । वासव बन्द्र वाम के दो विद्वानों का उल्बेख मिलता है। प्रथम वासवचरुद्र का उल्लेख 
स० १०११ वेशाख सुदि ७ सोमवार के दिन उर्त्कर्ण किये गए खजुराहो के जिननाथ मन्दिर के लेख मे हुप्रा है जो 
राजा धग के राज्य काल में उत्वीर्ण हुआ था । 
बूसरे वासवचन्द्र का उल्लेख श्रवणवेल्गोल के ५५ ये शिलालेख में पाया जाता है जो शक स० १०१२ 
(बि० स० ११४७ ) का खोदा हुआ है । उसके २५ वे पद्य में वासवचन्द्र मुनि का नामोल्नेख है, जिनकी बुद्धि 
कर्कंश तक करने में चलती थी, और जिनन्‍्ह चालुक्य राजा की राजधान। भें बाल सरस्वृति की उपाधि प्राप्त थी 
यदि ये देवचन्द्र वासवचन्द्र के गुरु हो तो इनका समय विक्रम की १२वीं गताब्दी हो सकता है। ग्रन्थ प्रशस्ति मे 
बासवचन्द्र सूरि को श्रभयनन्दी का दीक्षित शिष्य बतलाया है और [लखा है कि उन्होंने चारो कपायो को विनष्ट 
किया था, जी भमव्यजना को झानन्ददायक थे, और जिन्होंने जिन मन्दिरों का उद्धार किया था, जैसा कि निम्न 
वाक्य रे प्रगट है--'उद्धा रमइ जे जिणमदिवद । उन्ही के शिष्य देवचर््ध थ। ग्रन्थ के भाषा साहित्यादि पर से बह 
११वीं १शवी शताब्दी से पूव की रचना नही जान पड़तो । चरित्र भी सामान्यतया वही है । उसमे काई खास वेशिष्ट्य 
के दर्शन होते । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में ११ संन्धियाँ श्रौर ९०२ कड़वक है। जिनमे भगवान पाशर्व॑नाथ वा चरित्र-चित्रण किया 
गया है । कवि ने दोधक छन्द में पाइ्वनाथ की निरचल ध्यानमुद्रा को अकित है, उससे पाठक ग्रस्थ की शली से 
परिचित हो सकेंगे । 
तत्थ सिलायले थक्‍कु जिणिदो, सतु महतु तिलोय हो बंदो, 
पचमहुव्वंय--उहय कधो, निम्ममु चत्त चउव्विह बधो। 
जीव दया बरु सग विमुककों, ण दह लक्खण धम्मु गुरुकको । 
न्‍्म-जरासरणुड्किय दप्पो वाह़्सभेयतवस्स महष्पो। 
मोह-तमथ-पयाव-पयगो, खंतिलया_्तहण गिरिनुगो। 
सजम-सोल-विहुसिय दहो, कम्म-कसाय हुश्लासण मेहो । 
पृष्फं धर बर तोमर धसो मोक्स-महासरि कोलण हमसो | 
इन्दिय-सप्पहचिसहर यतो, श्रप्पसरूय -समाहि-सरतो 
केवलनाण-पयासण-कंखू , धाण पुरम्मि नियेसिय चक्‍ख । 
णिज्जिय सास पलंवियवाहो, णिच्चल देह विसिज्जय-वाहो । 
कचण सेलु जहां थिरच्ित्तो,दोधक छठ इमो बुह वत्तो ॥ 
इसमे बतलाया गया है कि भगवान पाश्वनाथ एक शिला पर ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। वे सन्त महन्त 














१ गृदिज्ज तयरि जिशपासहम्मि, नतिवसतु सतु संजशिय-सम्मि । 

२. १६९ ल्‍फाशगशारल गरठट्य ०0 ॥ ?4४2९०३6 

३. वासवचन्द्रमुनीस्द्रोरुद्वस्यादादतकर्क ककश-धिषणा' । 
घालुक्यकटकपध्ये बालसरस्वतिरिति प्रसिद्धि प्राप्त' | जनशिला ले० सं० भा० १ लेख २४५। 


-जैनग्रन्थ प्रह० भा०२ पृ० २४ 


सैशहभी और चौदहवीं शताब्दी के आचार, विदान और कवि हे 


जिलोकवर्ति जीवों के द्वारा बन्दनीय हैं, पंच महाव्नतों के धारक हैं, निर्मम हैं,भोर प्रकृति प्रदेश स्थिति श्रनुभागरूप 
चार प्रकार के बन्ध से रहित है दयालु ध्ौर सग (परिभ्रह) से मुक्त है, दश्लक्षण धर्म के धारक है। जन्म, जरा भौर 
अभरण के दर्प से रहित है । तप के द्वावह् भेदो के झनुष्ठाता हैं । मोहरुपी ग्रधकार को दूर करने के लिये सूर्य समान हैं। 
क्षेमारूपी लता के आरोहणार्थ वे गिरि के समान' उन्नत हैं। जिनका शरीर सयम प्लौर ज्ञील से विभूषित है। जो 
कर्मरूप कषाय हुताशन के लिये मेघ है | कामदेव के उत्कृष्ट बाणों को नष्ट करने वाले तथा मोक्षरूप महा सरोवर में 
क्रीडा करते वाले हंस हैं । इन्द्रियकूपी बिषधर सर्पों को रोकने के लिये मत्र हैं। झ्रात्म-समाधि में चलने वाले है । 
केवलज्ञान को प्रकाशित करने वाले सूर्य हैं, नासाग्र दृष्टि है। इवास को जीतने वाले है, जिनके बाहु लम्बायमास 
है धौर व्याधियों से रहित जिनका निश्चल शरीर है। जो सुमेरु पर्वत के समान स्थिर चित्त हैं।" 

यह सब कथन पाह्व॑ंताथ की उस ध्यान-समाधि का परिचायक है जो कर्मावरण की नाशक है ! 

ग्रन्थ की यह प्रति सं० १४६८ के दुर्मति नाम संवत्सर के पूस महीने के कृष्ण पक्ष में श्र॒ला उद्दीन के राज्य 
काल में भटटारक नरेन्द्रकीति के पटटाधिकारी भटटारक प्रतापकीमिके समय देवगिरि के महादुगं में झग्रवाल' श्रावक 
पण्डित गागदेव के पुत्र पासराज द्वारा लिखाई गई है । 


जयसेन (प्राभृतत्रयके टीकाकार)- 


यह मूलसंघ के विद्वान भ्राचायं वीरसेन के प्रशिष्य श्नौर सोमसेन के शिष्य थे। जयसेन मालूसाहू के पौश्र 

झौर महीपतिसाधु के पुत्र थे। उनका बाल्यकाल का नाम चारुभट था, वे जिन चरणों के भक्त श्रौर आचार्यों के 
सेवक थे । जैसा कि उनकी प्रशस्ति के निम्न पद्मों से प्रकट है .-- 

सूरि श्री वीरसेनाष्यो मुलसधेषि सत्तपाः। 

नेग्रंस्थ पदवों भेजे जातरूप धरोषि यः॥ 

ततः श्री सोससेनोइभूद गणी गुणगणाश्रयः। 

तहिनेयोपस्ति. यस्‍्तरस्यथ जयसेन . तपोभूते ॥ 

शीघ्र अभव साल (१) साथः सदा धर्मरतो वदान्यः । 

सूतुस्ततः साधु महीपतियंस्तस्मादयं चारुभटस्तनज' ॥ 

यः संतत सर्व विद: सपर्या सार्ग क्रमराधनया करोति । 

स श्र ये प्राभुत नाम प्रन्थ पुष्यत्‌ पितुभक्ति विलोपभीर। ।। 

चारुभट जब दिग॑म्बर मुनि हो गये तब उनके तपस्दी जीवन का नाम जयसेन हो गया। उन्होंने कुन्द- 

कुन्दाचार्य के प्राभृत ग्रन्थो का अध्ययन किया और समयसार पचास्तिकाय भ्ौर प्रवचनसार तीनों ग्रन्थों पर वृत्ति 
सस्कृत भाषा मे बनाई, जिसका नाम तात्पर्य वृत्ति है। वृत्ति की भाषा सरल और सुगम है। इनमें पच्रास्तिकाय 
की वृत्ति पर ब्रह्मदेव की द्रव्यसग्रह की टीका का प्रभाव परिलक्षित है। उन्होंने स।मश्रेष्ठी के लिए द्रव्यसग्रह के रचे 
जाने के निभित्त का भी 'प्रन्यत्र द्रव्यसग्रहादों सोमश्रेष्ठयादि ज्ञातव्य' निम्न शब्दो में उल्लेख किया है। जयसेन ने झपनी 
वृत्ति में रचना समय नही दिया, फिर भी अन्य साधनों से उनका समय डा० ए० एन० उपाध्याय ने ईसा की १२ बी 
शताब्दी का उत्तरार्ध और विक्रम की १३वीं शताब्दी का पूर्वाघे निश्चित किया है, क्योंकि इन्होने श्राचार्य वी रनन्‍्दी 
के आचार सार से दो पद्म उद्धत किये हैं । आ्राबारय वोरनन्‍्दी ने श्राचारसार को स्वोप॑ज्ञकनड़ी टीका शक सं० १०७६ 
(वि० स० १२११) में समाप्त की थी' । वीरनस्दी के गुरु मेघचन्द्र त्रेविद्यदेव का स्वर्गवास विक्रम की १२वीं सदी 


१६ 866 वाध04फ्रढटांणा एज (8 ए/चफरटथा5इद78 ए, 04 

२. देखो, तात्पयंवृत्ति पृ० ८ और आचार सार ४॥९५-६६ इलोक 

३. स्वस्ति श्रीमस्मेषजन्दत्रविद्येवर श्री पादप्रसादासादितात्मप्रभाव समस्त-विद्या-प्रभाव सकल दिग्बति श्री कीति 
श्रीमद्वीरनन्दिसेद्धान्तिक चक्रवतिगलु ,शकदर्ष १०७६ श्रीमुननाम सवत्सरे ज्येष्ठ शुक्ल १ सोमवार दह्लु ताब 
साडिया चार सारकके कर्णाद पृत्ति माहिंद पर” 


शणट जैन धर्म का प्राचीन इतिहाश--भाग ३ 


के ह समय में प्र्थात्‌ सन्‌ ११७२ में हुआ है। इसमे जयसेन का समय विक्रम की १३ वीं सदी का प्रारम्भ ठीक 
। 

जयसेन ने प्रश्स्ति में त्रिभुवनचन्द्र नाम के गुरु को नमस्कार किया है जो कामदेव रूपी महा पर्वत के शत- 
खण्ड करने वाले थे | संभव है, सोमसेन इनके दीक्षा गुरु हों और तरिमुवनचन्द्र उनके विद्यागुरु रहे हों। इनका समस 
भी विक्रम की १३ वी झताब्दी का प्रारंभ है । 

जयसेन ने समयसार की तात्पय॑ वृत्ति के श्रन्त मे, ब्रह्मदेव की परमात्म प्रकाश टीका की प्रन्तिम भावना 
को--लिसमें लिखा है कि परमात्मप्रकाश की [टीका पढ़कर भव्य जनों को क्‍या करना चाहिए बाकयों के साथ 
उल्लिखित है उसे, ज्यो के त्यों रूप में उद्धत किया है । 


झमरकोति 


प्रस्तुत भ्रमरकीर्ति काष्ठासघान्तर्गत उत्तर माथुर सघ के विद्वान मुनि चन्द्रकीति के शिष्य एव प्रनुज थे । 
भ्रमरकीति की माता का नाम 'चचिणी' और पिता का नाम 'गुणपाल' था। इन्होने भ्रपनी गुरु परम्परा का उल्लेख 
निम्त प्रकार किया है'--अमितगति द्वितीय (१०५० से १०७३ ) के उत्तरवर्ती शान्तिषेण, श्रम रसेन, श्रीषेण, श्रीचन्द्र 
झौर श्रमरकीति । इन विद्वानों का श्रौर श्रमितगति द्वितीय से पूर्व॑वर्ती चार विद्वानों का-देवसेन 'अमितगति प्रथम, 
नेमिषेण झौर माधवसेन इन सब दश झाचारयों का समय दसवी शतार्दी से सं० १२४७ तक ढाई सौ वर्ष के लगभग 
इस अ्रविच्छिन्न परम्परा का बोध होता है। इन अभ्रमरकीति की परम्परा के शिष्यों का कोई उल्लेख नही मिलता । 
सिर्फ एक शिष्य का उल्लेख उपलब्ध हुआ है, जिनका नाम 5व्द्रनन्दी है, जिन्होंने शक सवत्‌ ११८० (बि० स० १३- 
१५) में हेमचन्द्राचाय के योगशास्त्र पर सस्क्ृत टीका लिखी है । इसी परम्परा में उदय चन्द्र, बालचन्द्र और विनय- 
चन्द्र मुनि हुए हैं । 


समय 


कवि अभ्रमरकीति का समय विक्रम की १३ वी शताब्दी है । क्योकि कवि ने अपने णेमणाहचरिउ को सं० 
१२४४ में भाद्रपद शुक्ला चतुददंशी को समाप्त किया है' और उक्करम्मोवएस' (पट्कर्मोपदेश) वि० स० १२४७ 
बीतने पर भाद्रपद शुक्ला १४ गुरुवार के दिन आलस को हर कर एक महीने मे बनाकर समाप्त किया है । षद्कर्मो - 
पदेश की रचना गुजरात देश के महीयड्‌ प्रदेश के गोध्ा नगर के आदिनाथ मन्दिर में बंठकर की है। उस समय 
गुजरात में चालुक्य भ्रथवा सोलकी वश के कण्ह या कृष्णनरेन्द्र का राज्य था, जिसकी राजधानी झ्नहिलवाड़ा थी । 
जो बदिग्गदेव का पुत्र था। परन्तु इतिहास में वदिग्गदेव भ्रौर उनके पुत्र कृष्णनरेन्द्र का कोई उल्नेख देखने में नही 
झ्राया। उस समय प्रनहिलवाड़े के सिहासन पर भीम द्वितीय का राज्य शासन था। इनके वाद बघेलवद की शाखा 
ने श्रपना राज्य प्रतिष्ठित किया है। इनका राज्य स० १२२६ पे १ २३६ तक वतलाया जाता है। सक्‍त्‌ १२२० से 
१२३६ तक कुमारपाल, श्रजयपाल श्र मूलराज द्वितीय वहा के शासक रहे है। भीम द्वितीय के शासन समय से 
पूर्व ही चालुक्य वश की एक शाखा महीकाठा प्रदेश में प्रतिष्ठित हो गई, जिसकी राजधानी गोध्ा थी। इस सम्बन्ध 


हवन बल आना अ++---- >> 


१ अनेकान्त वर्ष २० कि० ३ पृ० १०७ 
२. जैन ग्रन्थ प्रशस्ति सग्रह भा० २ पृ० ५६ 
है ताहू रज्जि बट तए विक्कमकालिगए, बारहसयत्रउ आलए सुक्ख, 
जन ग्रन्थ प्रशस्ति सं० भा० २ पृ० ५६ 
४ वारह सयह ससत्त चयालिहि, विक्कम संबच्छर हु विशालहि। 
गयहिंसि भह्ू वयहु पक्खतरि, ग्रुरवारम्मि चउदहिसि बासरि। 
इक्के मार्से हहु सम्सतिउ सइ लिहियठ आलसु अवहत्यिउ । 
जैन भ्रन्य प्रश्वस्ति सग्रह भा० २ १० १३। 


तैरहवीं और चौदहवीं शताब्दी के आचार्य, विद्यान और क्र शेयर 


में प्रभी भ्रत्वेषण करने की श्रावश्यकता है जिससे यह ज्ञात हो सके कि इस वश की प्रतिष्ठा कब हुई', झोर राज्य 
शासन कब तक चला। 


रचनाएँ 

कथि ने झपनी निम्न रचनाओं का उल्लेख किया है, जो स० १२४७ तक रचो जा चुको थी--( १) 
णेमिणाहचरिउ, (२) महावीरचरिउ, (३) जसहरचरिउ, (४) धर्म चरित टिप्पण, (५) सुभाषितरत्न निधि, (६) धर्मो- 
पदेश, (७) भाणपईव (ध्यानप्रदीप), (८) षट्‌ कर्मोपदेश, और (६) पुरदरविधान कथा । 

इनमें केवल तीन रचनाएँ ही उपलब्ध है। 

इन रचनाझरं मे 'पुरदर विहाण कहा' 'छक्कम्मोवएस' की दशवी सधि में समाविष्ट है। इसके साथ हौ 
वहाँ देव पूजा का विस्तृत कथन समाप्त होता है । इसमे पुरन्दर ब्रत का विधान बतलाया गया है। यह ब्रत किसी 
भी महीने के शुक्ल पक्ष में किया जा सकता है । शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा से अष्टमी तक प्रोषधोपवास करना चाहिए। 
जिन पूजन झोर उद्यापन विधि का भी वर्णन है। कवि ने इसे अम्त्रप्रसाद के निमित्त से बनाया है। 


णेमिणाहचरिउ 

. इस ग्रन्थ में २५ सन्धियाँ है, जिनकी इलोक संख्या छह हजार आठ सौ पच्चाणवे है। इसमें जैनियों के 
बाईसव तीथकर भगवान नेमिनाथ की जोवनगाथा झ्रकित है। जो क्रृष्ण के चचेरे भाई थे। इस ग्रन्थ को कवि ने 
सवत्‌ १२४४ भाद्रपद घुबला चतुर्दशी को समाप्त किया था। यहू प्रति स० १५१२ को लिखी हुई है, जो सोनागिरि 
के भट्टारकीय शास्त्रभडार मे सुरक्षित है । 


छक्कम्मोवएस 


प्रस्तुत षघट्कर्मोपदेश में १४ सन्धियाँ और २१५ कडवक है, जिनकी इलोक सख्या २०४५० के प्रमाण को, लिए 
हुए है । इस ग्रन्थ को कवि ने अम्बाप्रसाद के निमित्त से बनाया है। भ्रमरकीति ने इस ग्रन्थ में ग्रहस्थों के घट्‌कर्मों का- 
देवपुजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय (शास्त्राभ्यास ) सयम (इद्रिय दमन) झर षट्काय जोव-रक्षा, इच्छा निरोध रूप तप, 
और दान रूप धट्‌कर्मो का--कथन किया है | दूसरी से ६ बी सन्धि तक देवपूजा का विस्तृत कथन किया गया है। 
जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नंवेद्य, दोप, धूप, फल और गप्रर्घ, इस प्रष्ट द्रव्य प्रकारी पूजा, उसका फल, अ्रनेक नतन 
कथा रूप दृष्टातो के द्वारा उसे सुगम और ग्राह्म बना दिया है। दशवी सन्धि मे जिन पूजा विधि की कथा और 
उद्यापन की विधि भ्रकित की गई है । 

ग्यारहवी सधि में दूसरे तीसरे गृहस्थ कर्म-गुरु उपासना झौर स्वाध्याय का सुन्दर उपदेश दिया है । स्वाध्याय 
के वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, श्राम्नाय और धर्मोपदेश प्रादि का भी कथन निदिष्ट है। गुरु का स्वरूप बतलाते हुए 
कहा है कि मन की शकाओं का निवारण करने वाला, शीलवान, शुद्ध निष्ठावान, चारित्र भूषण, दुषणों का त्यागी ही 
उत्कृष्ट गुरु है। इन्द्रिय-विषय-विकारी गुरु सछिद्र नोका के समान बतलाया है। अ्रतएवं विवेको, विद्वान, सयमो, 
विषय-व्यापार से रहित पुरुष को ही गुरु बनाना श्रेयस्कर है । 

१२ वी सधि में सयम का उपदेश है। संयम के दो भेद हैं--इन्द्रियसयम भर प्राणिसयम । पहले इन्द्रिय सयम 
है। इन्द्रियो का प्रस॑यम भापत्ति का कारण है। जब एक एक इन्द्रिय के विषय प्राणघातक हैं तब पाचो ही इन्द्रियों 
के विषय किस झ्नर्थ को उत्पन्न नही करते । झ्रतएवं इन्द्रिय-विषयों का त्याग ज़रूरी है। मन द्वारा ही इन्द्रियां 
विषयो में प्रवृत्ति होती है । यदि मन वश में हो जाय, उसे विजित कर लिया जाय तो फिर इंद्वियाँ अपने विषयों में 
व्यापार नहीं कर सकती। झ्त' मन का जीतना जरूरी है। पट्काय के जीवो की रक्षा प्राणि संयम है। इसका 
पालन करना आवश्यक है । 





(सननन+-+>>० 


लक हे तन 3३ न 9+ 3८++ 
है. 886 प्रांजण१,र्ण ठप प्र ऐणा92ए (एंब०७ ९०-५०, | 


८६ जन धर्म का प्राचीन इतिहुस--भाग 


१३ वी सधि में भी सयम का उपदेश दिया गया है। झौर गृहस्थो के पाच भ्रणुत्रत, तीन गरुणप्रत और चार 
शिक्षात्रतों का कथन करते हुए रात्रि भोजन त्याग पर जोर दिया है। शौर सन्त मे समाधिमरण का उपदेश है। 
उसके साथ ही सन्धि समाप्त हो जाती है । 

प्रन्तिम १४ वी सन्धि में दान और तप कर्म का उपदेश दिया गया है। दान की महत्ता का भी कथन किया 
है और उसका फल भोगभूमि का सुख बतलाया है। दान को दुर्मति नाशक और सब कल्याणों का कर्ता बतलाया 
है । उत्कृष्ट पात्र दान का फल उत्कृष्ट कहा है। ग्रन्थ अभी श्रप्रकाशित है, उसका प्रकाशन होना चाहिए। 


श्री चन्द्रकीति 


यह काप्ठा संघान्तर्गत माथुरसघ के विद्वान श्रीषेणसूरि के दीक्षित शिष्य थे। जो तपहपी लक्ष्मी के 
निवास और अधथिजन समूह की प्राश्ा को पूरी करने वाले, तथा परवादिरूपी हाथिग्रों के लिए मृगेन्द्र थे! । इनके 
छषिष्य श्रमरकीति थे । जिनकी दो रचनाएँ नेमिपुराण (१२४४) झौर पटकर्मोपदेश (१२४७) उपलब्ध हैं। श्री चनद्र- 
कीति का समय विक्रम की १३ वी शताब्दी का पूर्वार्ध है । झ्र्थात्‌ वे स० १२२० से १२३४५ के विद्वान होने चाहिए । 


कवि श्रग्गल 

प्रग्गल मूलसघ, देशीयगण पुस्तक गच्छ और कृन्दकुन्दान्वय के विद्वान श्रुतकी ति तैविद्यदेव का शिष्य था । 
इसके पिता का नाम जान्तोश भर माता वा नाम पोचाम्बिका था। कवि का जन्म इ गलेश्वर नाम के ग्राम में हुआ 
था। यह संभवत. किसी राज परिवार का प्रसिद्ध कवि था। जैन जैन मनोहर चरित, कवि कुल कलभ-ब्रातयू 
थाधिताथ, काव्य क्णंधार, भारती-बालनेत्र, साहित्यविद्याविनोंद, जिन समयसार-केलि मराल श्रौर सुललित 
कविता नतेंकी नृत्य-रंग श्रादि इनके विरूद थे। 

इस कवि की एकमात्र कृति चन्द्रप्रभ पुराण है, जिसमे आठवे तीर्थंकर चन्द्रप्रभ का जीवन परिचय श्रकित 
किया गया है । मद्रास लायब्रे री में बिलगी नाम के स्थान का शिलालेख है । उससे ज्ञात होता हे कि इसने उक्त 
ग्रन्थ अ्रपने गुरु श्रतकीति जेविद्य की आज्ञा से बनाया था। ग्रत्थ मे १६ आशवास हे। ग्रन्थ की भाषा प्रौढ़ और 
संस्कृत बहुल है । गन्थ के प्रतोक आश्वास के अन्त में निम्न पुण्पिका वाक्य पाय्रे जाते है- 'इति परसप्रुष नाथकृत 
सूमुत्समुझू त प्रवचनस रित्मरिन्ताथ-भ्र्‌ तकीति तेविद्य चक्रवर्तों पदपच्मविधान दीपवर्ति श्रीमदग्गलदेव (वरचिते 
सन्द्रप्रभ चरिते-दिया है। ग्रन्थ वी रचना शक स० (०११ (वि० स« ११८६) सन १०६८९ में की गई है। अत 
कवि का समय विक्रम की १२वीं शताब्दी है। है 


कवि श्रीधर 
कवि विबुध श्रीघर ने भपनो रचना में अपना कोई परिचय और गुरु परम्परा का उल्लेख नही किया । 
किन्तु इतनी मात्र सूचना दी है कि वलडइ ग्राम के जिन मन्दिर मे पोमसेण (पद्ममेन ) नाम के मुनि अनेक शास्त्रों 
का व्याख्यान करते थे । 
कवि का समय विक्रम की १३वी शताब्दी का प्रारम्भ है। 


प्रम्थ रचना 


कवि की रचना 'सुकुमाल चरिउ' है, जिसमें छह सन्धियाँ और २२४ कडवक है, जिनमे सुकुमाल 
स्वामी का जीवन-परिचय दिया हुमा है । सुकुमाल स्वामी का जीवन पत्यन्त पावन रहा है। इसी से सस्कृत ग्रपश्रश 
प्रोर हिन्दी भाषा में लिखे गए प्रनेक ग्रन्थ मिलते है। प्रस्तुत चरित में कवि ने सुकुमाल के पूर्व जन्म का वृत्तान्त 


“+ -कननननफिनननजनन-मन>3+-नाम>»०+नननम 








१ पुणु दिविखड तहो तबसिरि-रिवासु, अत्थियण-सघ-बुह पूरियासु । 
परवाइ-कुमि-दारण-मइदढु, सिरिचन्दकित्ति जायउ मुशिदृ। “यट्‌ कर्मोपदेश प्रशस्ति 


तेरहबीं और चौदहवौ छाताब्दी के श्राचार्य, विद्वान और कवि ३६७ 


देते हुए लिखा है कि वे पहले जन्म में कौशाम्बी के राजा के राजमत्री के पुत्र थे और उनका नाम वायुभूति 
थां। उन्होंने रोष में आकर भ्रपनोी भाभी के मुख में लात मारी थी, जिसमे कुपित हो उसने निदान किया था 
कि मैं तेरी इस टाग को खाऊँगी। श्रनन्तर श्रनेक पर्याय धारण कर जैनधम के प्रभाव से वे उज्जेनी में सेठ पुत्र हुए 
वे बाल्य अवस्था से ही झ्रत्यन्त सुकुमार थे, अतएवं उनका नाम सुकुमाल रक्‍्खा गया । पिता पुत्र का मुख देखते ही 
दीक्षित हो गया झौर आत्म-साधना मे लग गया । माता ने बडे यत्न से पुत्र क। लालत-पालन किया और उसे सुन्दर 
महलो में रखकर सासारिक भोगोपभोगों मे अनुरक्त किया। उसकी ३२ सुन्दर स्त्रियों थी। जब उसकी आयु अल्प 
रह गई, तब उसके मामा ने, जो साधु थे, महल के पीछे जिनमन्दिर मे चातुर्मास किया, और अन्त में स्तोच्र पाठ को 
सुनते ही सकुमाल का मन देह-भोगादि से विरक्‍्त हो गया। वह एक रस्सो के सहारे महल से नीचे उतरा धोौर 
जिन मदिर में जाकर मुनिराज को नमस्कार कर प्रार्थना की कि है भगवन्‌ ! आत्मकल्याण का मांग बताइये। 
उन्होंने कहा-तेरी झ्रायु तीन दिन की शेष रह गई है । अत शीघ्रही झात्म-साधना में तत्पर हो । सुकुमाल ने जिन 
दीक्षा लेकर और प्रायोपगमन सन्‍्यास लेकर कठोर तपश्च रण किया । वे शरीर से जितने सुकामल थे, उपसर्ग-परिषहो 
के जीतने मे वे उतने ही कठोर थे । वे वन मे समाधिस्थ थे, तभी एक श्यालनी ने ग्रथने बच्चे सहित आकर उनके 
दाहिने पैर को खाना शुरु किया और बच्चे ने बाएँ पैर को उन्होने उस भ्रमित कृष्ट को शान्ति से बारह भावनाओं 
का चिन्तवन करते हुए सहन किया और सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए। ग्रन्थ का चरित भाग बड़ा ही सुन्दर है। 


ग्रन्थ निर्माण ऐ प्रेरक 

कवि ने इस चरित की रचना साहु पीथे के पुत्र कुमार के भ्रनुरोध से की है। प्रशस्त में उनका परिचय 
निम्त प्रकार दिया है -- 

बलड॒इ ग्राम के निवासी पुरवाड वशी साहु 'जग्गण' थे। उनकी भार्या का नाम 'गल्हा' देवी था। उससे 
झ्राठ पृत्र उत्पन्न हुए थे। साहु पीधे, महेन्द्र, मणहर, जल्हण, सलक्खणु, सपुण्णु, समुदपाल, और नयपाल । इनमें 
ज्येप्ठ पुत्र साहु पीथे की पत्नी सुलक्षणा के पुत्र कुमार थे। कुमार के भी कई पुत्र थे। कुमार ज॑नधर्म का आराधक 
था, देह-भोगो से विरक्‍्त था, उसे दान देने का ही एक व्यसन था, विजयी, भौर जितेन्द्रिय था” । कवि ने सन्धियों 
के प्रारभ में सस्कृत पद्यों मे कमार की मंगल कामना की है । ग्रन्थ चूंकि कुम|र की प्रेरणा से बनाया है झ्रतएव उन्ही 
के नामाकित किया है। जैसा कि उसके निम्न परष्पिका वाक्य से प्रकट है -- 

इय सिरिसुक्रमालसामि मणोहरचरिए सुन्दर यरगुणरयण-णियरस भरिए विब्रुध सिरि सुकई सिरिहर 
बिरइए साह पाथे पुत्र कुमार णामकिए अग्गिभूइ-वाउमूइ सुमित्त मेलाववणणों णाम पढमी परच्छेश्नो समत्तों ॥१॥ 

कवि ने इस ग्रन्थ की रचना बलड्‌इ (भ्रहमदाबाद) के राजा गोविन्दचन्द्र के राज्य में वि० सं० १२०८ 
प्रगहन कृष्णा ततीया सोमवार के दिन समाप्त की है'। पर इतिहास से प्रभी यह पता नहीं चला कि ये गोबिन्द 
राज कौन है श्ौर इनका राज्य कब से कब तक रहा है! 


मुनि विनयचन्द्र 


प्रस्तुत मुनि विनयचन्द्र माथुरसंव के विद्वान बालचन्द्र मुनि के दीक्षित शिष्य थे। इनके विद्यागुरु उदय- 
चन्द्र थे, जो पहने गृहस्थ थे भ्लौर उनकी पत्नी का नाम देमति (देवमती) था । उन्होंवे उस अवस्था में 'सुगध दशमी' 


व जज+- >> +- 








१ भक्तियंस्य जिनेन्द्रपादयुभले धर्म मति, सबेदा । 
बैराग भव-भोगवन्ध॑विंषये बाँछा जिनेंशागमे । 
सद्दाते व्यसने भुरी विनविता प्रीतिब धा विद्यते | 
से श्रीमान्‌ जयतास्जितैन्द्रिय रिपु' श्रीमत्कुभारामिध' ।। 
“-बुकुमाल चरिड ३--१ 
२. देखो, जैन प्रन्ध प्रशस्सि संग्रह भाग २१० ११ 


औैदद जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग 


कथा का निर्माण किया था | और कुछ समय बाद वे मुनि हो गए थे। वे मथुरा के पास यमुना नदी के तढ ५ 
बसे हुए महावन में रहते थे। मुनि विनयचन्द्र भी वहा के जिन भवन में रहते थे। मुनि विनयचन्द्र ने महावन नग 
के जिन मन्दिर में 'नरग उतारी रास' की रचना की थो। उसे स्वर्ग बतलाया है जिससे वह अत्यन्त सुन्दर होगा 
जैसा कि उसके निम्न पद्म से प्रकट है :-- 
हधमिय सरीसउ जबर जलु, णयरु महावण सगग। 
ताह जिण भवणि वसतइण, विरहउ रासु समग्गु ॥ 
मुनि विनयचन्द्र अच्छे विद्वान और कवि थे। उनकी एक रचना का स्थल उक्त महावन था और दूस 
दो रचनाझ्रो का--णिज्भरपचमी कहा (रास) और चुनडी रास का--रचना स्थल तिह॒बण गिरि की तलहूटी, श्र 
श्रजयपाल नरेन्द्र का विहार था । 
कवि की इस समय पाच रचनाएं उपलब्ध है। णिज्कर पचमी कहा (रास) तरग उतारी रास, चून 
रास, कल्याणक रास भ्रौर निदुख सप्तमी कथा । 
रिज्भरपंचमी कहारास--इस रास में कवि ने निर्भरपत्षमी श्रत का स्वरूप श्रौर उसके पालन का निर्दे 
किया है श्लौर बतलाया है कि अपाढ शुक्ना पचमी के दिन जागरण करे, और उपवास कर, तथा कार्तिक के मह 
में उसका उद्यापन करे। अश्रथवा श्रावण मास में आरम्भ करके अगहन महीने में उद्यापन करे । उद्यापन मे छ 
चामरादि पाच-पाच वस्तुएँ मन्दिर जी मे प्रदान करे। यदि उद्यापन की शक्ति न हो तो ब्रत दुगुने दिन करे, जैर 
कि उसके निम्त पद्य से प्रकट है :-- 
धवल पक्खि प्रासार्डह पत्रप्ति जागरण, 
सुह उपधासइ किज्जइ कातिक उज्जवण्‌ । 
श्रह सावण झ्रार/भय पुज्जइ ग्रागहणे, 
इय सइ णिज्कर पचमि प्रक्‍्लिय भय हररगे ॥। 
कवि ने इस रास की रचना तिहुयणगिरि की तलहटी में बनाकर समाप्त की हैं यथा-- 
तिहुयण गिरि तजह॒दूटी इहु रासहु रचउ । 
माथुरसंघह घुणिवर विणयचंदि कहिउ ।॥। 
दूसरी रचना 'नरग उतारी रास' है जिसे कवि ने यमुना नदो के किनारे बसे हुए महावन (नगर) के जिर 
मन्दिर में रहते हुए की थी। हु 
तीसरी रचना 'चूनडी रास' है । इस रास में ३२ पद्म है। जिसमे चुनडी नामक उत्तरीय वस्त्र को रूपः 
बनाकर एक गीति काव्य के रूप में रचना की गई है। कोई मग्धा युवती हसती हुई अपने पति से ऋ्ती है कि है सुभग 
जिन मन्दिर जाइयरे श्लौर मेरे ऊपर दया करते हुए एक अनुपम चूनडी शोप्र छतवा दो जिए, जिसम में जिनशासन २ 
विचक्षण हो जाऊ | वह यह भी कहती है कि भाप वैसी चुनडी छपवा कर नहीं दगे, ता वह छीपा मे तानाकश 
करेगा । पति पत्नी की बात सुनकर कहता है कि हे मुग्धे ! वह छीपा मुझे जैनसिद्धान्त के रहस्य से परिपूर्ण एक 
सुन्दर चूनड़ी छापकर देने को कहता है । 
चूनड़ी उत्तरीय वस्त्र है, जिसे राजस्थान की महिलाएं विशेष रूप से ओढती थी। कवि ने भी इसे रूप5 
बतलाते हुए चूनड़ी रास का निर्माण किया है। जो वस्तु तत्त के विविध वागू-भूपण रूप प्राभूषणों से भषित है 
प्रोर जिसके भ्रध्ययन से जैन सिद्धान्त के माभिक रहस्यो का उद्घाटन होता है । वैसे ही वह शरीर को अलकत करत॑ 
हुई शरीर की प्रद्धितीय शोभा को बनाती है। उससे शरीर को अलकत करती हुई बालाएँ लोक मे प्रतिष्ठा को प्रा: 
होगी भर प्पने कण्ठ को भूषित करने के साथ-साथ भेद-विज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगी । रचना सर 
झौर चित्ताकर्षक है। इस पर कवि को एक विस्तृत स्वोपज्ञ टीका भी उपलब्ध है, जिसमें चूनड़ी रास म दिए सैद्धान्तिब 
बार के रहस्य को उद्घादित किया गया है । ऐसी सुन्दर रचना को स्वोपज्ञ सस्कृत टीका के साथ प्रकाशित करन 
भाहिए। 


तेरहुओ और चौदहवीं शताब्दी के आचाय॑, विद्वान और कवि शेद६ 


कवि ने इस रास रचना को 'त्रिभुवनगढ़' से 'प्रजय नरेन्‍्द्र' ग्रजयपाल राजा के बनवाए हुए विहार में बैठ 
कर बनाया है। उस समय यह नगर यदुवशी राजाझ्रों की राजधानी रहा है, श्रत यह तहनगढ़ जन-धन से समृद्ध था। 
इसी से कबि ने उसे 'सग्ग खड॒ ण धरियल झायउ' वाक्य द्वारा उसे स्वर्ग खण्ड के तुल्य बतलाया है। कवि को इस 
रचना से पूर्व इनके विद्यागुरु उदयचन्द्र मुनि हो चुके थे। इसी से इसकी प्रशस्ति में मथुरा सघह उदय मुणीसरु' 
रूप से उल्लेखित किया है । 
चौथी रचना कल्याणक रास है, जिपतें चौबीस तीर्थकरों को गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान प्राप्ति स्‍्रौर 
निर्वाण रूप पचकल्याणक की तिथ्ियों का निर्देश किया गया है।इस रास की स० १४४५ की लिखी हुई प्रतिलिपि 
उपलब्ध है, जो १० दीपचन्द्र पाण्डया केकडी के पास मौजूद है । 
पाचवी कथा निर्दख सप्तमी है । जिसे कत्रि ने कहाँ बनाया, यह्‌ उस प्रति में कोई उल्नेख नही है। उसका 
आदि मगल पद्च इस प्रकार है'-- 
स ति जिणिदह-पय-कमलु, भव-सय-फलुस-कलंक-णिवारु । 
उदयचन्द्र गुरु धरे वि मणे, बालइबु मुणि णविदि णिरतरु ॥ 
अन्तिम प्रशस्ति उपलब्ध नही है। 


समय 
मुनि विनयचन्द ने अपनी किसी भी रचना मे उनका रचना काल नही दिया। किन्तु दो रचना स्थलो का उल्लेख 

ग्रवद्य किया है। एक महावन का और दूसरा तिहुवण गिरि (तहनगढ़) की तलहटी तथा उसके अभ्जयपाल नरेन्द्र के 
विहार का । प्रस्तुत तिहुवण गिरि महावन से दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग साठ मील राजस्थान के पुराने करौलो 
राज्य भ्रौर भरत पुर राज्य मे पडता है। अत इनका निवास ओर विहार क्षेत्र मथुरा जिला और भरतपुर राज्य 
रहा है । तिहुयण गढ के अजयपाल नरेश की एक प्रशस्ति महावन से सन्‌ १०५० (बि० स० १२०७) की मिली 
है! । और दूसरा लेख अजयपाल के उत्तराधिकारी हरिपाल का उसी महावन से सन्‌ ११७० (वि० स० १२२७) 
का मिला है'। इससे स्पष्ट है कि विनयचन्द्र ने अपनी रचना उक्त अजयपाल नरेश के विहार मे बैठ कर बनाई 
है? । अत. उसका रचना काल सन्‌ ११५० से ११७० के मध्य रहा है। अर्थात्‌ वितयचन्द्र मुनि विक्रम को १३वों 
शताब्दी के पूर्वार्ध के विद्वान ठहरते है। भरतपुर राज्य के झ्रघपुर स्थान से एक मूत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर 
सन्‌ ११६२ (वि० स* १२४६) के उत्कीर्ण लेख में सहनपाल नरेश का उल्लेख है। सहनपाल के बाद कुमा रपाल 
तिहुबण गिरि को गद्दी पर बेठा था। वह वहा ३-४ वर्ष ही राज्य कर पाया था कि उस पर सन्‌ ११६६ में झ्राक्रमण कर 
दिया गया । मुसलमानी तबारीख 'ताजुलभग्रासिर' में लिखा है कि हिजरी सन्‌ ५७२ सन्‌ ११६६ (वि० सं० १२५३) 
में मुइजुद्दीन मुहम्मद गोरी ने कुमारपाल पर हमला कर उसे परास्त कर तिहुबण गिरि का दुर्ग वहारुद्दीन तुधरिल 
को सोप दिया । उस समय तिहुबण गिर बुरी तरह तहस-नहस हो गया था। वहा के सब हिन्दू और जंन परिकार 
इधर उधर भाग गये थे । बह वीरान हो गया था । ऐसी स्थिति में वहा रहकर रचना करने का प्रश्न ही नहीं उठता 
विनयचन्द्र ने श्रपना चुनड़ी रास अजयपाल नरेन्द्र के विहार में बेठकर रचा था जिसे श्रजयपाल ने बनवाया था । 
प्रजयपाल की सन्‌ १०५० की प्रशस्ति का ऊपर उल्नेख किया गया है। इससे विनयचन्द्र विक्रम को तेरहवी शताब्दी 
के पूर्वार्ध के विद्वान निश्चित होते है । 

१, देखो एपिग्राकिका इडिका जि० १ पु० २८६ 

२. एपिग्राफिका इडिका खण्ड २ ५१० २७६ 

तंधा ७. (एपाशशहशात्षाओ ४0। ४ 5 । 
३. तहिं णिवसते मुरिवर अजयरारिदं हो राजविहारहिं । 
वेगे विरइय वृसडिय, सोहहु मुखिवर जे सुयधारहिं ॥ 
--चूनडी प्रशस्ति 


कन्‍नीनन जन ललनन+न+ 5 


३६० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भाग २ 


उदयचनन्‍द 


कवि उदयचन्द्र ने अपनी रचना में अपना कोई खास परिचय नही दिया, किन्तु आत्म-निवेदन करते हुए 
बतलाया है कि वे अपने कुलरूपी श्राकाश को उद्योतित करने वाले उदयचन्द्र नामधारी गृहस्थ विद्वान थे ' और 
उनकी भार्या का नाम देमति या देवमति था, जो अत्यन्त सुशी ला थी । वे मथूरा के पास यमुत्ता नदी के तट पर बसे 
हुए महाव॒न में रहते ये । उदयचन्द्र मुनि बालचन्द्र के दीक्षित शिष्य विनयचन्द्र के विद्यागुरु थ्रे । विनयचन्द्र भी 
वहाँ रहते थे। उन्होंने बढ़ा के जिन मन्दिर मे नरग उतारी कथा (रास) बनाया था। उसके आदि में विद्याग्ुरु को 
नमस्कार नहीं किया, बयोकि मुनि का गृहस्थ को नमरकार करना उचित नहीं है, इसलिव उन्होंने--उदयचदु गुस 
गणहर गरबंउ, वाक्य द्वारा उनका रमरण किया है। उन्हाने महावन को “अमसय सर!सउ जवणजलु णयरु महावन 
सरगु । तहिं जिण भवणि वसंत इण विरद्दठ रासु समरग्‌ ॥ उक्त वावय में स्वर्ग बतलाया ह। इससे महावन की 
सुन्दरता का आभास होता है। कवि विनयचन्द्र ने अपनी उबन कृति का रचना स्थल महादत का जिन मंदिर बत 
लाया है | 

कवि उदयचन्द्र ने लिखा है कि शास्त्रकारों ने सुगन्ध दगम। कया को विस्तार # साथ जठा है। किल्तु मैंने 
उसे मनोहर रीति से गाकर सुनाया ?ै । जिस तरह उन्होंन जसहर (यणोवर ) और तागकुमा र खरित्रा का ब/चकर 
मनोहर भाषा से सुनाया था । 

सुगन्ध दशमी कथा दो सन्धियों की छोटी-सी रचना है, किन्तु रचना प्रसाद ग्रुणयुक्तर है, उसकी प्रथम 
सन्धि मे १९और दुरूरी सच्ि भे & कटयक है । इन कडब॒कों की रचना प्राय पद्धड़िया और ग्रलल्‍नह छन्दो 
में हुई है । इसमें दी के; त्रत पालन की महत्ता और फल बतलाग्रा गया है। युगधदशमी बत का पावन करते से 
श्रात्मा जहा पापों से छटकारा पाता रे बह उसके प्रभाव से सुगच्धित थरीर भी पाता है, जैसा कि टगस्था ने 
सुगन्ध दशमी का ब्रत पोलकर प्राप्त किय्य था। कथा वड़ी रांचक हे | कथानक की सन्दरता ने ग्रन्व की महत्ता 
को बढावा दिया है। इसी से ८स कथा की रचना प्राकृत, ससक्ृत, अर भ्रण् और हल्दी भाषा मे विविध कवियों ने की 
है | कथा में दर्गस्धा ढ़ारा जिनामिपेक करने का कवि ने उत्लेख किया हे, जो आग्ताय 3 प्रतिकल है । 

यह कथा सरकृत भाषा के १६१ पद्मों मे ब्रह्मश्षतसागर ते वाई है ग्रोर उसी का पद्य रूप अनुवाद कवि 

शालचद्द्र ने दोहा चौयाई मे किया है, जो कई बार छप च॒का है। कथानक बढ़ो है ज। उदयचद्ध को कृति में दिया है। 


रचना काल 

कवि ने कथा से रचना का उल्लेख नहीं किया और ने रचतास्थल का संकेत किय्रा है। किले बिनयचन्द्र 
मुनि ने अपने रास का रचना स्थल यमुना नर्दी के तट पर बसा हुआ मड़ावन का गन्दिर बजाया जै । सत्र के 
आ्रासपास अनेक बना का उल्लख मिलता हे, उसमें महावन भी एक है । उस महावन से यदुवर्णीय राजा अजयपाल की 
सन्‌ ११५० (वि०्स० १२०७) की एक प्रशरित उपलब्ध हुई है ओर सन्‌ ११७० (वि० स॒७० १२२७) का एक 
लेख राजा झजयपाल के उत्तराधिकारी हरीपाल के राज्य का उत्कोर्ण किया हुआ उसो महावन रे मिला है: 
भरतपुर राज्य के अ्पपुर नामक स्थान से भी एक मूति उपलब्ध हुई है, जिस पर सन्‌ ११६२ (वि० स० १९४६) 
के उत्कीर्ण लख में सहनपाल नरेश्ञ का उल्लेख है | सहनपाल के बाद (क्रुवरपाल) कुमासरपाल, तिहुबण गिरी की 
गद्दी पर बैठा था । वह ३-४ वष ही राज्य कर पाया था। मुसलमानी तबारीख ताजूलमझआसिर में लिखा है कि 


१ णिप्र कुलणहू-उज्जोदप-चदड़, राज्जणा-मण कय-णयणारण 

२. अद्द सुसोल-देमइयहि कत 

३ इय सुअदिकवहि कहिय सवित्यर, मई गावित्ति सुणाइय मणहर 
भवियर-कण्णा-मणहर-भासई, जसहर-णग्मकुमार हो वायड़ ॥ --सुगध दक्षमी कथा पृ० २८ 

४. देखो एपि प्राफिका इडिका, जिल्द १ पृ० २८६ | 

५, एपिग्राफिका इडिका, खण्ड २प० २०६, तथा & एफामाहाबशा रण, जफ 


हे जन -+ “र+-« ->-२३००००७००+-००-०-०००-««क० 


तेरहवी भौर चोदहनीं घताब्दी के आाचाये, विद्वात और कवि १६९ 


हिजरी सन्‌ ५७२ सन्‌ ११९६ (वि० स० १२५३ ) में मुईजुद्दीन मुहम्मद गौरी ने कुमारपाल पर झ्ाक्रमण कर 
उसे परास्त किया, और तिहुवनगिरी का दुर्ग वहारुद्रीन तुघरिल को सौप दिया । उस समय तिहुबन गिरि नष्ट 
अष्ट हो गया था श्रौर वहा से हिन्दू और जैन परिवार इधर-उधर भाग गये थे। नगर वीरान हो गया था। 

मुनि विनयचन्द्र ने णिज्मर पच्मी कहारास, को रचना तिहुवण गरि की तलहटी में की थी,' और 
चुनडी की रचना का स्थन्त भ्रजयपाल नरेन्‍्द्रकृत विहार को बतलाया है चूनडी को रचना से पूर्व उदयचन्द् 
मुनि हो गये थे । उसका उल्लेख, माथुर सधहि उदय भुणीसरु, वाक्य में किया है। सुगंधदशमी कथा उनके गृह्ी 
जीवन की रचना है। 

इस सब कथन से सुनिश्चित है कि सुगन्ध दक्षमी की कथा का रचना काल सन्‌ १०५० (बि० सं० 


१२०७) है । 


५ >" ं पण्डित सहावीर 
यह वादिराज पण्डित धरसेन के शिष्य थे। धारा नगरी के निवारी थे। न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र 
गौर धर्मशास्त्र के विद्वान थे । 
सन्‌ ११९२ (वि०्स० १२४६) में जब शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्‍ली श्रौर 
ग्रजमेर पर अधिकार कर लिया था, तब सदाचार के विनाश के भय से भ्राशाधर जी बहुत से परिजन और परिवार 
के लोगों के साथ विन्ध्यवर्मा राजा के मालवमण्डल घारा नगरी भें आ वसे थ' । उस समय अ्रशाधर जी सभवत: 
किशार ही होगे । उन्होंने उक्त पण्डित महावीर से प्रमाण घासत्र और व्याकरण का अध्ययन [क्या था। इससे इनका 
समय विक्रम की तरह॒वी शताब्दी का मध्य काल है । 


कवि लाखु या लक्ष्मण 


कवि लक्ष्मण का कुल यादत्र या जायस है। जो प्रसिद्ध यदवश का विक्ृत रूप है। यह प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल 
है  । कवि के प्रपिता का नाम कोसवाल था, जिनका यश दिक चक्र मे व्याप्त था उनके सात पुत्र थे--अल्टण, गाहल, 
साहुल, सोहण, महल , रतन श्र मदन । ये सातों ही पुत्र कामदेव के समान सुन्दर रूप वाले शौर महामति थे । इन 
में प्रस्तुत कवि के पिता साहुल श्रेप्टी थे । ये सानो भाई और कवि लक्ष्मण अगने परिवार के साथ पहले त्रिभवन- 
गिरि या तहनगढ़ के निवासी थे। उस समय त्रिभुवनगिरि जन-धन से समृद्ध तथा वंभव से थुक्त था । परन्तु कुछ 
समय बाद त्रिभवनगिरि की समृद्धि विनष्ट हो गई थो-- उसे म्लेच्छाधिप मुइजुहन मुहम्मद गौरो ने बल पूर्वक धरा 


१ तिहुयशगिरि तलहदी इहु रासउ रइउ,--माथुरसघह मुणिवर विशयचदि कहिउ । 
२. तिहुयणगिरि जगि विक्वायउ, सर्गलदु ण॑ घरयलि आयउ | 
तहिं शिवसते मृनिवरे अजयरारिदहों राजविहारहि ॥ 
बेगें विरइय चूनडिय सोहहु मुरिगिवर जे सुयधारहि ।॥। 
चूनडी प्रशस्ति 
३. स्लेब्छेशेन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुवृत्त क्षति- 
अ्ासाद्विन्ध्य नरेण्दूदो परिमलस्फूर्जस्त्रिवर्गोंजसि । 
प्राप्तों मालव मण्डले बहु परीवार, पुरीमावसन, । 
यो घारामपठज्जिन प्रभितिवाबशास्त्रे महावीरत' ॥५॥ 
अनगारघर्मामृत प्रशम्ति 
४. यदुकुल प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल है। यदुकुल ही यादव झौर बिगड़कर जायब या जायस बन गया है। इस कुल का राज्य 
छुरसेन देश में था। शौरीपुर, मथुरा और भरतपुर मे यदुवशियों का राज्य रहा है। श्रीकृष्ण और नेमिनाथ तीर्थंकर 
का जन्म इसी कुल मे हुआ था । यह क्षत्रिय वृद्ध बरतथान में बेदय कुल मे प्रिश्रतित हो गया है। 


३९२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भाग २ 


डालकर नप्ट-अ्रष्ट कर ग्रात्मसात कर लिया था" । झ्तः कविवर लक्ष्मण त्रिभुवनगिरि से भाग कर यत्र-तत्र अमण 
करते हुए बिलरामपुर मे श्राये । यह नंगर प्राज भी इसी नाम से जिला एटा में वसा हुआ है। उस समय वहा बिल- 
रामपुर मे सेठ विल्हण के पौत्र झौर जिनधर के पुत्र श्रीधर निवास करते थे। इन्होंने कथिवर को मकान आ्रादि की 
सुविधा प्रदान की | यह कबिवर के परम मित्र बन गए । साह विल्हण का वश पुरवाड था और श्रीधर उस वश रूपी 
कमलो को विकसित करने वाले सूर्य थे। इस तरह कवि उनके प्रेम और सहयोग से वहा सुखपूर्वक रहने लगे। 
कवि की इस समय दो रचनाए उपलब्ध हैं, जिनदत्त चरित, श्ोर अणुत्रत रत्न प्रदीप । 


जिनवत्त चरित-- 


जिनदत्त चरित्र में ११ सन्धिया है जिनके इलोकों की सख्या चार हजार के लगभग है। प्रस्तुत ग्रन्थ में 
जीवदेव और जीवयशा श्रेप्ठी के सृपुत्र जिनदत्त का चरित्र अकित है। कवि को यह रचना एक सुन्दर काव्य है। 
इस मे श्रादर्श प्रेम को व्यवतत किया गया है। कवि काव्य शास्त्र में निष्णात विद्वान्‌ था। ग्रन्थ का यमकालकार 
युक्त भ्रादि मंगल पद्म कवि के पाण्डित्य का सूचक है । 
सप्पय सर कलहंस हो, हियकलहंस हो, कलहस हो से यंसवहा । 
भणमि भूवण कलहंस हो, णविधि जिण हो जिणयत्त कहा ।। 
ग्र्थात्‌-मोक्षरूपी सरोवर के मनोज्ञ हस, कलह के भ्रश को हरने बलि, करि शावक (हाथी के बच्चे) 
केसम ।न उन्नत स्कन्ध और भवन में मनोज्ञ हस, आदित्य के समान जिनदेव की वरदना कर जिनदत्त की कथा 
कहता है । 
ग्रन्थकर्त्ा ने इस ग्रन्थ में विविध छन्‍्दों का उपयोग किया है। ग्रन्थ की पहली चार सन्धरियों मे कवि ने 
मात्रिक भर वर्णवुत्त दोनो प्रकार के निम्न छन्दों का प्रयोग किया है--विलासिणी, मदतावतार, चित्तगया, मोत्ति 
यदाम, पिगल, विचित्तमणोहरा, आरणाल, वस्तु, खडय, जभेट्टिया, भजगप्पयाउ, सामराजी, समग्गिणी, परमाणिया, 
पोमणी, चच्चर, १च चामर , णराच, विभगिणिया, रमणीलता, समाणिया, चित्तया, भमरपय, मोणय, और ललिता 
प्रादि । इन छन्दो के श्रवलोकन से यह स्पष्ट पता चलता है कि अपभ्रश कवि छन्द विशेषज्ञ होते थे । 
कवि ने इसमे काव्योचित अनुप्रास अ्रलकार और प्राकृतिक सौन्दर्य का समावेश किया है। किन्तु भौगो- 
लिक वर्णन की विशेषता शोर शब्द योजना सुन्दर तथा धति-सुखद है। इस सबसे रचना श्र्‌ तियुखद श्रौर हृदय 
हारिणी बन गई है। ग्रन्थ में अनेक अलक्ृत काव्यमय कथन दिये है जिससे काव्य सरस आर कवि के शब्द 
योजना चातुर्य से भाषा भी सरस और सरल हो गई है । 
कवि ने ग्रन्थ में अपने से पूर्ववर्ती अनेक जैन-जैनेतर कविया का आदरपूर्वक उल्लेख किया है--अकलक, 


|. अल पलक 


१ विजयपाल के उत्तराधिकारी त्रिभुवतपाल (तिहनपाल ) ने बगाना से १५ मौल और करौती से उत्तर पू २४ मील 
की दूरी पर तहनगढ़ का किला अनवाया | इसे त्रिधुवनगिरि के नाम से उल्लेखित किया जाता था। विभुवनपाल के 
पिता विजयपाल का उल्लेख श्रीपथ (बयाना) के सन्‌ १८४४ के उत्कोर्णो लेख मे पाया जाता है। इस बश के अजय- 
पाल नामक राजा की एक प्रश्नस्ति महावन से मिली है। जिसके अनुसार सन्‌ ११५० ई० में उसका राज्य वर्तमान 
था । इसके उत्तराधिकारी हरिपाल का भी सनू ११७० का उत्कीर्ण लेख महावन से मिला है। भरतपुर राज्य के 
श्रधपुर नामक स्थान से एक मूर्ति मिलो है जिसके सन्‌ ११९२ के उत्कीण्ण लेख मे सहनपाल नरेश का उल्लेख है। 
इनके उत्तराधिकारी कुमारपाल थे। जिनका उल्लेख मुसलमानी तवारीख 'ताजुलमश्रासिर' मे मिलता है। जिसमे कहा 
गया है कि हिजरी सन्‌ ५७२ सन्‌ ११९६ ई० मे मुइजुद्दीन मुहम्मद गोरी ने तहनगढ़ पर आक्रमण कर वहाँ के राजा 
कूबर पाल को परास्त किया और वह दुगं बहा।उद्दीत तुधरिल या तुमरीन को सौप दिया । कुमारपाल वहाँ स० १२ ४४6 
सत्‌ ११६२ के आसपास गद्दी पर बैठा था। वह वहां ३-४ वर्ष हो राज्य कर पाया था जब गोरी ने तह॒नगढ़ पर 
अधिकार किया, तब वहाँ के सब हिन्दु परिवार नगर छोड़कर यत्र-तत्र भाग गये। उतके साथ जैनी लोग भी भाग 
गये । लाखू या लक्ष्मण कवि का परिवार भी वहाँ से भागकर बिलरास (एटा) पहुँचा था। 





तैरहवीं भौर भीवहवी शताब्दी के आचार्य, विद्याम और कवि ३६३ 


खलुमु ख, कालिदास - श्रोहर्ष, व्यास, प्रोण, बाण, ईशान, पुष्पंदन्त, स्वयंभू, और बाल्मीकि' । 

' ग्रस्थ रचना में प्रेरक श्रीधर का ऊपर उल्लेख किया गया है। एक दिन झवसर पाकर सेठ श्रीधर ने लक्ष्मण 
से कहा कि हे कविवर ! तुम जिनदत्तचरित की रचना करो। तब कवि लक्ष्मण ने श्रीधर श्रष्ठी की प्रेरणा एवं 
झनु रोध से जिनदतत चरित क्री रखना वि० स० १२७४ के पूसवदी षष्ठी रबिवार के दिन समाप्त की है, जेसा कि 
उसके लिम्न पद्म से स्पष्ट है-- ' 

झा “बाशहसय सत्तरय पंचोर्तरयं, विक्कसकालिवि इत्तड । 
पढ़स पक्लि रविवारइ छटष्टि सहारइ पूसमासे सम्भत्तिउ ॥१-कत्तिस प्रवास्ति 


चरित सार । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में मगधराज्यान्त्गंत बसन्‍्तपुर नगर के राजा शशिशेखर श्रौर उसकी रानी नयना सुन्दरी के 
कथन के झननन्‍लर उस नगर के श्रेष्दी जीवदेव शौर जीवयंशा के पुत्र जिनदत्त का चरित्र श्रकित किया गया है। 
वह कऋ्रमदा' बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त कर अपने रूप-सौंदय से युवति-जनों के मनको मुग्ध करता है--और 
ग्रग देश में स्थित चम्पानगर के सेठ की सुन्दर कन्या विसलमती से उसका विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात्‌ 
दोनो बस्ततपुर भ्राकर सुख से रहते है । 

जिनदत्त जुश्रारियो के चंगुल में फ़तकर ग्यारह करोड रुपया हार गया | इससे उसे बडा पश्चाताप हुआ । 
उसने अपनी धर्म पत्नी की हीरा-माणिक झ्रादि जवाहरातो से ग्रड्धित कचुली को नौ करोड़ रुपये में जुआरियो को 
बेच दिया । जिनदत्त ने धन कमाने का बहाना बना कर माता-पिता से चम्पापुर जाने की श्राज्ञा ले लो। और 
बुछ दिन बाद धर्म पत्नी को अकेली छोड़ जिनदत्त दशपुर (मन्दसौर) भ्रा गया। वहा उसकी सागरदत्त से भेट हुई। 
सागरदत्त उसी समय व्यापार के लिए विदेश जाने वाला था, अवसर देख जिनदत्त भी उसके साथ हो गया, और 
वह सिहल द्वीप पहुच गया । वहा के राजा की पुत्री श्रीमती का विवाह भी उसके साथ हो गया । जिनदत्त ने उसे 
जैन धर्म का उपदेश दिया । जिनदत्त प्रचुर धनादि सम्पत्ति को साथ लेकर स्वदेश लोटता है, परन्तु सागरदत्त ईर्षा 
के कारण उसे धोखे से समुद्र मे गिरा देता है और स्वय उसकी पत्नी से राग करना चाहता है। परन्तु वह अपने' 
शील मे सुदृढ रहतो है। वे चम्पा नगरी पहुचते है श्रोर श्रीमती चम्पा के “जिनचेत्य' मे पहुचती है। इधर जिनदत्त 
भी भाग्यवश वच जाता है और वह मणिद्वीप में पहुंचकर वहा के राजा अशोक को राजकुमारो श्रृगारमती से 
विवाह करता है । भ्रौर कुछ दिन बाद सपरिवार चम्पा झा जाता है। वहां उसे श्रीमती श्रौर विमलमतं दोनो मिल 
जाती है। वहा से वह सपरिवार वसन्‍्तपुर पहुंचकर माता-पिता से मिलता है। वे उसे देखकर बहुत हरित होते है। 
इस तरह जिनदत्त भ्रपना काल सुख पूरक व्यतीत करता है। अन्त मे मुनि होकर तपदचरण द्वारा कर्म, बधन का 
विनाशकर पूर्ण स्वाधीन हो जाता है । 


झणुबय रयण पईव (अणुन्नतरत्नप्रदीष) 

कवि की दूसरी कृति भणुब्रतरत्न प्रदीप है जिसमे ८ सन्धिया और २०६ पद्धड़िया छन्द हैं। जिनकी इलोक 
सख्या ३४०० के लगभग है । ग्रन्थ में सम्यग्द्शत के विवेचन के साथ श्रावक के द्वादश ब्रतों का कथन किया गया 
है। श्रावक धर्म की सरल विधि श्लौर उसके परिपालन का परिणाम भी बतलाया गया है । ग्रन्थ की रचना सरस है। 
कवि ने इस ग्रन्थ को ६ महीनों में बनाकर समाप्त किया है। 





न अनार जिनानननगग-कन-33५333७-०.. -+-3५+-++>० 2५4 ९००-क-भान-+4-० ८ +म न 2244+न+-मक-कअ+नकजे कक 


१. शिक्कलंकु अकलकु चउम्मुह हो, कालियासु सिरि हरियुकरइ सुहो । 
वय विलासु कइयासु असरिसो, दीरेंध बाणू ईसाण सहरिसो ! 
फुप्फपतु सुसयभुमल्लओ, बालेमीउ सम्मदं रप्तिल्लथो । 
| >-जिनदरा बरित प्रशस्ति 


इ्ह४ जन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


कवि ने प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना रायवहिय नगर में निवास करते हुए की थो। वहा उस समय चौहान वंश 
के राजा प्राहवमल्‍्ल राज्य करते थे! । उनकी पट्टरानी का नाम ईसरिदे था, भ्राहवमल्ल ने तत्कालिक मुसलमान 
शासकों से लोहा लिया था और उसमे विजय प्राप्त की थी । किसी हम्मीरवीर ने उनकी सहायता भी की थी । 
कवि के आश्रय दाता कण्हका वंश लम्बकचुक या लमेचू था। इसवश में 'हल्लण नामक श्रावक नगर 
श्रेष्ठी हुए, जो लोक प्रिय श्लौर राजप्रिय थे। उनके पुत्र श्रमृत या अमयपाल थे, जो राजा प्रभयपाल के प्रधानभन्त्री 
थे। उन्होंने एक विशाल जिनमदिर बनवाया था श्रौर उसकी शिखरपर सुवर्ण केलश चढाया था | उनके पुत्र साहू 
सोढ थे,जो जाहड नरेन्द्र श्रौर उनके पश्चात्‌ श्रीवल्लाल के मत्री बने । इनके दो पुत्र थे रत्नपाल भोर कण्ह्ड । इन 
की माता का नाम 'मल्हादे' था। रत्नपाल स्वतत्र प्रौर निरर्गल प्रक्षित के थे। किन्तु उनका पुत्र शिवदेव कला और 
विद्या में कुशल था, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद नगर सेठ के पद पर झआरूढ हुआ था। झोर राजा आहवमल्लने 
पपने हाथ से उसका तिलक किया था। कण्हड (क्रृष्णादित्य) उक्त राजा आ्राहवमल्ल के प्रधानमत्री थे। उनको 
धर्मपत्नी का नाम 'सुलक्षणा' था। वह बडी उदार, धर्मात्मा, पतिभकक्‍त्रा झौर रूपवती थी । इनके दो पुत्र हुए । 
हरिदेव धर द्विजराज । इन्ही कण्हकी प्रार्थना से कवि ने इस ग्रन्थ को वि० सं०१३१३ कार्ति कृष्णा ७ सप्तमी गुरुवार 
के दिन पुष्प नक्षत्र और साहिज्ज योग में समाप्त किया था जैसा कि उनके निम्न वाक्य से प्रकट है -- 
तेरहसय तेरह उतराल परिगलिय विक्कमाइच्चकाल । 
संवेय रहइ सबव्वहं समकक्‍्ख, कत्तिय मासम्सि श्रसेप-पक्‍्ख । 
सतमिदिण गरवारे समोए, भ्रट्ठमि रिवखे साहिश्ज-जोए। 
नवमास रखते पायडत्थु, सम्मत्तर कम कम एहु सत्य ॥ 
“(जन ग्रन्थ प्रशस्ति सं० भा०२ पृु० ३२) 


कविदामोदर 


कविदामोदर का जन्म मेडेत्तम वश में हुआ था। उनके पिता का नाम कवि मसाल्‍्हण था जिसने दल्ह का 
चरित बनाया था। कवि के ज्येप्ठ भ्राता का नाम जिनदेव था। कवि गुजर देश से चलकर मालवदेश में आया था । 
भौर वहां के सलखणपुर को देखकर सन्तुप्ट हुआ। उसने वीर जिनके चरणों को नमस्कार किया श्रौर स्तुति की । 
सलखणपुर उस समय एक जन-धन सम्पन्त नगर था, और परमारवशी नरेश देवपाल वहा का शासक था। 
इसी सलखणपघुर में प० झ्रशाधरजी सवत्‌ १२८२ में मौजूद थे, वे उस समय गहस्थाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित थे । 
इसी से उन्होंने अपने को 'गृहस्थाचायं कुजर, लिखा है । वे उस समय श्रावक के ब्रतों का ग्रनुष्ठान करते थे । सलखण 
पुर में उन्होंने परमारवशी देवपाल के राज्य समय में मल्ह के पुत्र नागदेव की धर्मपत्नी के लिये जो उस राज्य 
में चैंगी व टकक्‍्स विभाग में काम करता था उक्त सबत्‌ १२८२ में सस्कृतगद्य मे 'रत्नत्रयविधि' नाम की कथा लिखी 
थी ।* यह रचना उतको रचनाश्नो में सबसे पहली जान पड़ती है। उसके बाद वे नलकच्छपुर में चले गये है । 





नील लजन $4५++-+-+०न्‍>>++ ४ 


१ राजा आहवमल्लकी वश की परम्परा चन्द्रवाड नगर से बतलाई गई है। चौहान वज्ञी राजा भरतपाल, उनके पुत्र 
अभयपाल, के पुत्र जाहुड, उनके श्रीवल्लाल और श्रीवल्लाल के आहवमल्ल हुए। इनके समय में राजधानी 'राय- 
वहिय या रायभा ही गई थी । चन्द्रवाड और रायवहिंय दोनो हो नगर यमुनातट पर बसे हुए थे । 

२ साधो मडितवाग्बशसुमणों सज्जनचूडमणे.। मालास्यस्य सुत. प्रतीतमहिमा श्रीनागदेवोष्भबत १॥ 

य शुल्कादिपदेषुमालवपते नात्राति युक्तशिव । श्रॉसल्लक्षशयास्वमाश्रितवस. का प्रापयत. श्रिय २॥ 
श्री मत्केशवसेनाय वर्थवाक्यादुपेयुषा । पाक्षिक श्रावकों भाव तेव मालबमडले ॥१३ 

सतलक्षणपुरे तिष्ठन्‌ गृहस्थाचार्य कुजर । पण्डिताशाघरो भक्त्या विज्ञाप्त: सम्यगेकदा ॥|४ 

प्रायेश राजकार्येथ्वरुद्ध धर्माश्वितस्य मे। भाद्र किचिदनुष्ठेय ब्रतमादिश्यतामिति ॥४ 

ततस्तेन समीक्षों वे प्रमागमबिस्तर | उपविष्ट सतामिष्ट तस्याय विधिसततम' ॥ ६ 


तैरहवीं और चौदहवीं शताब्दी के आचार्य, विद्वान और कवि ३९४ 


छस समय सलक्षणपुर में कमलभद्र नाम के संघवी रहते थे, जो काम के बाणों को विनष्ट करने के लिये 
तपदच रण करते थे, अष्टमदो के विनास करने में वीर थे, और वाईस परिषहों के सहने में धीर थे । कर्म शत्रुओं का 
नाश करने वाले तथा भव्य रूप कम्नलों को सम्बोधल करने के लिए सूर्य के समान थे ।' कषायो प्रौर सल्यत्रय के 
विनाशक श्रीमन्‍्त सन्त श्रौर संयम के निधान थे । उसी नगर में मल्ह (माला) के पुत्र नागदेव रहते थे, जो निरन्तर 
पुण्याजन करते थे। वहीं संयमी गुणी, सुशील रामचन्द्र रहते थे। वही पर खण्डेलवाल कुलभूषण, विषय विरक्त, 
भव्यजन बास्घ व केशव के पुत्र इन्दुक या इन्द्र चन्द्र रहते थे, जो जेनधर्म के धारक थे, और जित भक्त में तत्पर 
तथा संसार से उदापधीन रहते थे। इससे स्पष्ट है कि उस समय सलक्षणपुर में भ्रच्छे धर्मनिष्ठ लोगों का निवास 
था। उबत इन्दुक ने नेमिजिन की स्तुति कर तीन प्रदक्षिणाएं दी पश्लौर भव्य नागदेव को शुभाशीर्वाद दिया। तब 
नागदेव ने कहा कि राज्य परिकर से क्‍या, मनहारी हय, गय से क्या, जब कि माता-पिता पुत्र कलन्न, मित्र सभी 
इन्द्रधनुष के समान अनित्य है| निर्मल चित्त प्लौर भव्यो के मित्र नागदेव ने कवि से कहा, है दामोदर कवि ! ऐसा 
काम कीजिए जिससे धर्म मे हानिन हो। मुझे नेमिजिन चरित्र बनाकर दीजिए, जिससे मै गभीर भव से झाज 
तर जाऊ और मेरा जन्म सफल हो जाय । तब कवि ने नागदेव के श्रनुरोध से, ओर पण्डित रामचन्द्र के आदेश से 
नेमिनाथ जिन का चरित्र बनाया । जैसा कि उसकी सचिपुष्पि का से प्रकट हैः-- 

दासोयर विरइए पड़ियरासयद आएसिए महाकव्वे मल्हसुश्रणग्गएबल्रायण्णिए णेमिणिव्वाण गसणं 

पत्रमोपरिच्छेशो सम्मसो ॥१४४५।। 

प्रस्तुत चरित एक खण्ड काव्य है जिसमें पाच सन्धियो में बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथ की पावन जीवन- 
गाथा भ्रकित है । ग्रन्थ की अ्रपूर्ण प्रति उपलब्ध है, सम्भव है किसी शास्त्रभडार मे उसकी पूर्ण प्रतिउपलब्ध हो जाय । 
ग्रन्थ मे काव्यत्वकी विशेषता नही है, हाँ चरित को सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है। कवि ने गुणभद्र के पट्ट समु- 
दारक कलिमल के ताशक मुनि सूरिसेन का नामोल्लेख किया है। उनके शिष्य मुनि कमलभद्र थे, जोभव्यजन 


ग्रानन्ददायक थे | 


रचनाकाल 
कवि ने ग्रन्थ की रचना का समय दिया है। कविने ग्रन्थ की रचना सलक्षणपुर में वि० सं० १२८७ में 
परमारवशी राजा देवपाल के राज्य काल में समाप्त किया है जैसा कि उसके निम्न वाक्य से स्पष्ट है'-- 
बारहसयाई सत्तासियाइं विक्कसरायहों कालहूं। 
परमारह पदट्ट समुद्धरणु णरबइदेवपालहं ।। 
देवपाल मालवे का परमारवंशी राजा था, और महाकुमार हरिश्चन्द्र वर्मा का, जो छोटो शाखा के 
वशधर थे, द्वितीय पुत्र था। क्योंकि भ्रजु न वर्मा के कोई सन्‍्तान नही थी, श्रत: उस गद्दी का अधिकार इन्हे ही प्राप्त 
हुआ था । इसका भ्रपरनाम 'साहुसमल्ल' था । इसके समय के ३२ शिलालेख और एक दान पत्र मिला है। उनमे एक 
विक्रम सबत्‌ १२७५४ (सन्‌ १२१८) का हरसोडा गाँव से झौर दो लेख ग्वालियर राज्य से मिले है। जिनमे एक 





निज 


तैनान्येशच यथाशक्ति भंवबभीत॑ रनुष्ठित' । ग्रन्थों बुधाश्ाघरेश सद्धमार्थ मथो कृत ॥॥७ 

विक्रभाऱ व्यशीत्प्रद्व दशाब्द शताध्यये । वद्मम्या पदिचमे (भागे) कृष्णे प्रथता कथा ।|८ 

पत्नी श्री तागदेवस्थ मंश्याद्धमेंशनायिका । यासीद्वत्नत्रयविधि चरतीना पुरस्सरी ॥६ 
--रत्नत्रय विधि प्रशस्ति 


१. तहिकमलभद संघाहिबई, कुसुम सर वियारणु तड़ तवई। 
मय अट्टू दुटठ शिट्रुवण वीर, बाबीस परिसह्‌ सहणधोर । 
अरि-कम्म किरड़ि छिण्णरप, विवाणु, राईव भव्यसंबोहभाणु । 

२. इन्डियन एण्टीक्येरी जि० २० १० ३११ 


३६९ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--आंग रे 


बि० स० १२८६ भ्रौर दूसरा वि० सं० १२८६ का है! । माधाता से वि०स० १२६२ भादो सुदी १५, (सन 
१२३५,२६ अगस्त) का दान पत्र भी मिला है । 

दिल्‍ली के सुलतान शमसुद्दीन अल्लमश ने मालवा पर सन्‌ १२३१-३२ में चढाई को थी। श्र एक वर्ष 
की लड़ाई क॑ बाद ग्वालियर को विजित किया था, श्रोर बाद मे भेलसा और उज्जन को जीता था, तथा वहां के 
महाकाल मदिर का तोडा था, इतना होने पर भी वहा सुलतान का कब्जा न हो सका। सुलतान जब लूट-पाट कर 
चला गया । तब वहा का राजा देवपाल ही रहा!। इसी के राज्य काल मे प० आश्ञाधर ने वि० स० १२८४ में 
नलकच्छपुर" मे 'जिनयज्ञ कल्प' नामक ग्रन्थ की रचना की थी, उस समय देवपाल मौजूद थे। इतना ही नही किन्तु 
जब दामोदर कवि ने सवत्‌ १२८७ में णमिणाह्‌ चरिउ' रचा उस समय भी देवपाल जीवित था। कितु जब सबत्‌ 
१२६२ (सन्‌ १२३५) म॑ 'त्रिषष्ठ स्मृति शास्त्र आशाधर ने बनाया“ । उस समय उनके पुत्र जंतुगिदेव' का राज्य 
था। इससे स्पष्ट है कि देवपाल की मृत्यु स० १२६२ से पूर्व हो चुकी थी। वि० स० १३०० में जब प्रनग।र धर्मा- 
मृत की टीका बनी उस समय ज॑तुगिदेव का राज्य था,। यह झपने पिता के समान ही योग्य शासक था । 


कवि श्रीधर 


कवि श्रीधर ने अपना कोई परिचय नही दिया, और गुरु परम्परा का भी उल्लेख नही किया। अन्यत्र से 
भी इसका कोई समधान नहीं मिलता । कवि विक्रम की १३वीं शताब्दी का विद्वान है। इसकी एक मात्र कृति 
भविसयत्त कहा है। ग्रन्थ में छह सधियाँ श्र १४३ कडवक दिये हुए है, जिनकी हलोक संख्या १५३० के लगभग 
है। ग्रन्यम ज्येप्ठ शुक्ला पंचमी (श्रृत पंचमी) ब्रतका फल और माहात्म्य वर्णन करते हुए व्रत संपालक भविष्य 
दत्तके जीवन परिचय को भ्रकित किया है । कथन पूर्व परम्परा के अनुसार ही किया गया है | श्रीधर ने भविसयत्त 
चरित की रचना चन्द्रवाड नगर में स्थित माथुरवशीय नारायण के पुत्र सुपट्ट साहुकी प्र रणा से की थी* । समचा 
काव्य नारायण साहुकी भार्या रूपिणी के निर्मित्त लिखा गया है। सुपट्ट साहु नारायण के लघुपुत्र थे । उनके ज्येष्ठ 
आताका नाम वासुदेव था ?। कविने प्रत्येक सधि के प्रारम्भ मे सस्कृत पद्यो मे रूपिणी की मगलकामना की है, जो 


१, इम्डियन एण्टी क्वेरी जि० २० पृ० ८३ ७४४७४ न 

२. एपि ग्राफिया इन्डिका जि० ६ पु० १०८-१३। 

३. ब्विग, फिरिश्ता जि० १ पृ० २१०-११ 

४, नेलकच्छपुर ही नामछा है, यह धारा से २० मील दूर हे, यह स्थान उस समय जैन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था । 
विक्रम वर्ष सपचाशांति द्वादशछ्ततेष्वतीत्तेपु । 
आदिविनसितान्यदिवस साहुसमल्लापराख्यस्य ॥॥ 
श्रोदेवपालनुपते: प्रमारकुल शेखरस्य सोराज्ये । 
नलकच्छपुरे सिद्धो प्रयोग नेमिनाथ चेत्यगृहे ॥ --जिनयज्ञ कल्प प्रशस्ति 

५. प्रमारवश वार्धन्दु देवपालनुपात्मजे । 
श्रोमज्जैतु गिदेवे सिस्थाम्ना बन्‍्तीमबन्यलम ॥१२ 
नलकच्छपुरे श्री मल्तेमि चेत्यालयेडसधत । 
ग्रत्थोष्यं द्विनवद्येक विक्रमाकसमात्यये ॥१३ 

६. सिरिचन्दवा रणयरट्रिएण, जिशधस्म-करण उककठिएण । 
माहुरकुल-गयण तमीहरेरा, विवुहयण सुयण-मण-घधणा-हरेण । 

जः न्पाः न रन 

णीसेसे सविलक्व गुणालएण, महवर सृपद्ट शामालएण- 

७. णारायण-देह समुब्भवेण, मण-वयण-काय-खिदिय भवेण । 
सिरि वासुएव गुरु भायरेण, भव-जलरिहि-सिवडणा-कायरेण | 


ज-त्रिर्षाष्ठ स्मृति शास्त्र 


-“भविसयत्त कहा प्रशस्ति 





तैरहूवीं और चौदहवी शताब्दी के आचाय, विद्वात और कवि ३६७ 


इन्द्र वद्चा श्रौर शादू ल विक्रीडित प्रादि.छन्दो, में निबद्ध है जेसा कि उसके निम्न पद्मसे स्पष्ट है :-- 
या देव-धस्सं-गुरुपादपयोज-भक्‍ता, सर्वज्देव सुखदायि-मतानु-रक्ता । 
संसारकारिकुकथा कथने धिरक्ता, श्ला रूप्पिणो बुधजनेन कूथ प्रशस्था । --संति २--२ 
, यह काब्य-पग्रन्थ सीधी-सादी एबं सरल भाषा में निबद्ध है किन्तु भाषा चलती हुई प्रसाद ग्रुण युक्त है । 
इसमें विक्रम की ते रहवी शताब्दी के जन सामान्य में प्रचलित भाषाके शब्द यत्र-तत्र मिलते है--जैसे जावहि -ज्योही, 
तावहि-त्योही, सपत्तउ (सपाटे से) विलल्‍ल (वेल), कखंद (करोदा) भान्ति भटसे) | भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियो 
एव सूक्तियो का प्रयोग हुआ है । बोलचाल की भाषा के प्रयोग भो देखने में झाते है। सूक्तिवा भी जन सामान्य में 
प्रचलित पाई जाती है यथा-- 
विणु उज्जमेंण णउ किपि होइ-विना उद्यम के कोई काम नहीं बनता । 
जहि सच्चइ तहि फिरि-किरि रसइं--जहाँ अच्छा लगता है वहा मनुष्य बार-बार जाता है । 
ग्रन्थ का चरितभाग घनपाल की मविसयत्त कथा से समानता रखता है। परन्तु धनपाल की भविश्वयत्त 
कथा की भाषा प्रोढ है। परन्तु घनपाल की कथा के समान भाषा का प्राजल रूप, श्रलकरणता, कल्पनात्मक 
वैभव, श्र सोन्दर्यानुभूति की भलक श्रीधर की भविष्यदत्त कथा में नही पाई जातो | फिर भी ग्रन्थ महत्वपूर्ण है । 
कविने इस ग्रन्थ की रचना वि० स० १२३० (सन्‌ ११७३ ई०) के फाल्गुतमास के कृष्णपक्ष की दशवी रवि- 
वार के दिन समाप्त की है? । 


माधवचरद्र श्रेविद्य (क्षपषणासारगद्य के कर्ता) 


प्रस्तुत माधवचन्द्र मूलसघ क्राणरगण तिन्त्रिणी गच्छ के विद्वान मुनि चन्द्रमूरि के प्रशिष्य श्रौर सकल चन्द्र 
के शिष्य थे । जो तर्क सिद्धान्तादि तीन विषयो में निपुण होने के कारण त्रैविद्य कहलाते थे । 

जैन शिलालेख सग्रह तृतीय भाग के लेख न० ४३१ में, जो शक स० १११६ (वि० सं० १२५४ का 
उत्कीर्ण किया हुआ्रा है, उसमे मुनिचन्द्र श्रौर कुलभूंषणब्नरती के शिष्य सकलचन्द्र भट्टारक के पादो (चरणो) का 
प्रक्षालन करके महाप्रधान दण्डनायक ने कुछ चावलो की भूमि, दो कोल्हू श्रौर एक दुकान का 'एदग' जिनालय को 
दान दिया है। इन्ही सकलचन्द्र के शिष्य उक्त माधवचन्द्र हैं, जिनकी उपाधि त्रैविद्य थी। इन्होंने क्षुल्लकपुर (वर्त- 
मान कोल्हापुर) में क्षपणासार गद्यकी रचना की है । 

क्षपणासार गद्य मे कर्मो के क्षपण करने की प्रक्रिया का सुन्दर वर्णन किया गया है। माधवचनद्र ने इ्स 
ग्रन्थ की रचना शिलाहार कुल के राजा वीर भोजदेव के प्रधान मत्री बाहुबलो के लिये की थी। शौर जिन्हे माधव- 
घन्द्रने भोजराज के समुद्धरण में समर्थ, बाहुबल युक्त, दानादिगुणोत्कृष्ट, महामात्य श्रौर लक्ष्मीवललभ बतलाया है । 
उन्ही के लिये शकस० ११२५ (सन्‌ १२०३) वि० स० १२६० में क्षपणासारगद्य का निर्माण किया था, जैसा कि 
उसके निम्न पद्च से स्पष्ट है .-- 





झमुना माधवचन्द्रविव्यगणिना त्रैवद्चिचक्त शिना, . आक 
क्षपणासारमकारि बाहुबलिसन्मंत्रीशसंशप्तये । 
१. णरणाह॒विक्कमाइच्चकाले पवहतए सुहयारए विसाले । 
बारहसय-बरिसाहि परिमएहि फागुणमासम्मि बलक्खपक्खे | 
दसमिहि दिणे तिमिरुषकर वियक्खे, रबिवार समारिउ एउ सत्य ॥ 
-- जन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रहू भा० २ १० ५० | 
२. “पंचागमंत्रबृहस्पतिसमानबुद्धियुत-भोजराजप्राज्य सामज्राज्यममुद्धरणसमथं-बाहुबूल॒ युक्त--दानादि गुणो(कृष्ट 
महामात्य-पदवी-लक्ष्मीवललभ--बाहुबलिमहाप्रधानेन वा ।”! ; ह 
--क्षपणासार गद्य प्रशस्ति जैन ग्रन्थ प्र० स० भा० १ पु. १६४ 


३६६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग॑ रै 


शककालेशर-सुर्य-चन्द्रणणिते जाते पुरे क्षुल्लके, 
शुसदे वु दुभिवत्सरेविजयतामाचन्द्तार भुवि।। 
इन्ही भोजराज के राज्यकाल मे कोल्हापुर देशान्तवर्ती श्रज्‌ रिका (आजरे) नामक गाँव मे क्षपणासार गद्य 
की रचता के दो वर्ष बाद शक स ० ११२७ क्रोधन सवत्सर (वि० स० १२६२) में सोमदेव' ने शब्दाणंव धन्द्रिका नाम 
की जैन व्याकरण की वृत्ति समाप्त की थी! । 


सुनि विनयचनद्र 
यह मूलसध के विद्वान सागरचन्द्र मुनीन्द्र के शिष्य थे* | इन्हे पडित आशाधर जी ने धर्मशास्त्र का ग्रव्य- 
यन कराया था। इन्ही विनयचन्द्र मुनि के भ्रनुरोध से ग्राशाधर जी ने भव्यजनों के हितार्थ इष्टोपदेशटीका भूपाल 
कबिकृत चतु विशतिका टीका और देवसेन के क्राराधतासार की टीका बनाई थी इन मे प्रथम दो टीकाए प्रकाशित 
हो चुकी है। किन्तु आराधनासार'” की टीका उपलब्ध नहीं हुई थी। किन्तु श्रामेर के शास्त्र भण्डार में संवत्‌ १५८१ 
की लिखी हुई भ्राराधनासार की टीका उपलब्ध है। टीका श्रत्यन्त सनक्षिप्त है, जो गाथाओं के गृढयदों के श्र्थ का 
बोधकराती है, । जैसा कि उसके मगल पद्च तथा प्रतिज्ञा वाक्य से स्पष्ट है :-- 
प्रणम्य परमात्मानं स्वशकक्‍त्याशाघर: स्फुट: । 
आरराधनासा रगृढ पदार्थाफथयाम्यहम्‌ ।५९ 
“विमलेत्यादि-- विमलेभ्य: क्षीणकषायगुणेभ्योशतिशयेन विमला विसलतरा शुद्धतराः गुणा परमावगाढ 
सम्यरदर्शनादय: । सिद्ध जीवन मुक्त जगत्प्रतीतं बा। सुरसेन बंदिय सहईइ वे: स्वासिभिर्वतंते सेना स स्वामसिका, 
निजनिजस्वा मियुकत जतुणिकायदंवस्तथा देबसेननासम्ता प्रन्थकृताः नमस्कृतमित्यर्थ । श्राराहणासाएं सम्पग्दर्शना 
दीमुद्योतनाद्युपाय प चका राधना तस्था: स सम्यरदर्शनादि चतृष्टयं । तथा तस्ये वा राधना तयोपादेयबत्तात्‌ ॥।” 
भ्रन्त मे लिखा है-- “बिनयेन्दुमुनेहँतो राशाधरकबीदवर: । 
स्फुटमा राधनासार टिप्पनं॑ कृतवानिदं [* 
>८ >८ > >< 
श्री विनय चन्द्रथेमित्याशाधरविरचिताराधनासार विवृत्तिः समाप्ता। 
अत विनयचन्द्र का समय वि० स० १२७० से १२६६ तक जान पडता है । 


--रामचन्द्रमुमुक्षु 

प्राचार्य कुन्द-कुन्द की वशपरम्परा में दिव्यवुद्धि के द्वारका केशवनन्दी नामके प्रसिद्ध यति हुए । जो भव्य 
जीव रूप कमलो को विकसित करने के लिए सुर्यसमान, थे, सबम के प्रतिपालक, कामदेव रूप हाथी को नप्ट करने 
में सिह के समान पराक्रमी, और श्रनेक दुखोत्पादक कर्मरूपी पव॑त को भेदनेके लिये बज्ञ के समान थे। बड़े-बड़े 
योगीन्द्र और राजा महाराजा जिनके चरणों की वन्दना करते थे । भ्लौर जो समस्त विद्याग्नो मे निष्णात थे" । उन्ही 





७...-....>--3०० 2५५3-५3... किन >-ामकक ५ «+क-नकक-4५७कननन--+ 53५ ५८३७>+ 3० नकान3५००++>मथ <+--+--न-+न०>3०+>नकजनी 





१. जैन ब्रन्धप्रशस्ति स० भा० है पृ० १६६ 
२ उपशम इवब मूत्तें सामरेन्द्रो मुनीन्द्रादजणनि विनयचन्द्र सच्चकोरैक चन्द्र' । 
जगदमृतसगर्भा शास्त्रसदर्भगर्भा शुविचरितवरिष्णों यंस्यधित्वतिवाच, ।। --पूरी गाथा इस प्रकार है: 
३ विमल यर गुणसमिद्ध, सिद्ध सुरसेण वदिय सिरसा । 
णमिऊण महाबीर वोच्छे आराहुणा सार ॥१ 
४. “यो भव्याब्ज-दिवाकरों यमकरो मारेभ पल्चाननो, 
नानादु खविधायिकम्मंकुभृतो वद्यायते दिव्यधी: । 
यो योगीन्द्र-नरेन्द्र-बन्दित पदो विद्यार्णवोत्तीरणण वान्‌, 
ख्यातः केशवनन्दिदेव-यतिपः श्रीकु दकु दान्वय: ॥१॥ 


लेरह॒बीं और चौदहषी शताब्दी के आजा, विदान और कवि १६६ 


के शिष्य रामचन्द्र मुमुक्ष था, जो समस्तजनों का हितामिलाधो था। रामघन्द्र मुमुक्ष ने पद्मयनन्दी नामके श्रेष्ठ मुनीन्‍्द्र 
के पासमें व्याकरण शास्त्र का ग्रध्ययल कर गिरि भौर समिति के बराबर सख्यावाने सत्तावन पदों द्वारा पृण्याखव 
नामक कथा प्रत्थ की रचना की! । 

प्ररतुत प्रन्थमें ५६ कथाए हैं, जो छह श्रधिकारों में विभाजित हैं, जिन की श्लोक सख्या साढ़ें चार हजार 
है। प्रथम पांच खण्ड में श्राठ-प्राठ कथाएं हैं, ओर श्रन्तिम छठे खण्ड में १६ कथाएं दी हैं । 

प्रथम भ्रष्टक की कथाश्रो में देवपूजा में भ्रहेन्तदेव के स्वरूप की बोधक झौर देवपूजा के महत्व को ख्यापित 
करनेवाली कथाएं दी है, जो पुण्यफल की प्रतिपादक हैं । 

दूसरे अ्रष्टक मे णमो प्ररहताणं' झ्रादि पंच नमस्कार मन्त्र के उच्चारण करने वाली धौर उसके प्रभावको 
व्यक्त करने वाली श्राठ कथाए दी है, जिनसे पंच नमस्कार मन्‍्त्रको महत्ता का बोध होता है, भौर पृण्यफल की 
प्राप्ति रूप सदगतिका लाभ प्रतिपादित किया है । 

तृतीय भ्रष्टकमे स्वाध्याय के पुण्य फलकी प्रतिपादक कथाएं दी है, जिनमें शास्त्रों के पठन-पाठन, उनके 
श्रवण और उच्चारण श्रादि का पुण्य भी निर्दिष्ट है । 

चौथे प्रष्टक मे शीलक्षत के पालकीं की पुण्य कथाएं दी हैं। गृहस्थों में पुरुषों को अपनी पत्नी के प्रति झौर 
पत्नी को पति के प्रति पूर्ण शीलवान होना झावश्यक है । 

पाचवे श्रष्टक में उपवास के पृण्यफल की प्रतिपादक कथाएं दी हैं। और छठे खण्ड में पात्रदान के महत्व 
की प्रतिपादक १६ कथाए दी है। इन सब कथाप्रों के प्रध्ययन से जहां भावविशुद्धि होती है, वहा उनके प्रति ग्रास्था 
भी उत्पन्न हो जाती है। महा कवि रइधू ने भी भ्रपश्र शभाषा में पृण्याल्नव कथाकोीष की रचना की है। 

ग्रन्थकर्ता ने ग्रन्थ में रचनाकाल नहीं दिया, और न रचनास्थल का ही उल्लेख किया है। कर्नाटक कवि 

चरित से ज्ञात होता है कि नागराज ने कन्नड भाषा में 'पुण्यास्रव चम्पू काव्यकी रचना शकसव॒त्‌ १२५३ (सन्‌ १३३१ 
में की है जो संस्कृत ग्रन्थ का कनड़ी भाषान्तर है । बहुत सम्भव है कि नागराज ने रामचन्द्र मुमुक्षु के पृण्यास्रव' का 
प्राधार लिया हो । क्योकि दोनों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। इससे रामचन्द्र मुमुक्ष की रचना पूर्व॑वर्ती है । 
इनका समय विक्रम की १३ वी शताब्दी जान पड़ता है। निश्चित समय तो केशवनन्दी के समय का निश्चय हो जाने 
पर मालूम हो सकता है | 


विभलकीति 

प्रस्तुत विमलकीति रामकीति गुरु के शिष्य थे । रामकीति नाम के चार विद्वानों का उल्लेख मिलता 

है । उनमे प्रथम रामकीति के शिष्य विमल कीति हैं। दूसरे रामकोति मूलसघ बलात्कारगण और सरस्वती गच्छ 

के विद्वान थे* | इनके शिष्य भ० प्रभाचन्द्र ने स० १४१३ में वैशाख सुदि १३ बुधवार के दिन झमरावती के चौहान 

राजा प्रजयराज के राज्य मे बल कचुकान्वयी श्रावक ने एक जिनमूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी। जो खण्डितदशा में 
भौगाव क॑ मन्दिर की छतपुर रखी हुई है । 


जजजजज+ +3 ०»... कब >&+ अं यनियण. अअिननावलीन उननन--मनकी>पन+लन 3-3 --... 





विनननन-+ननननमन-न 2 ७>२०कलनम--क मरमनननान- ट।. जजन«>मनपनमासभ 2 कम 


१. “शिष्योथ्मूत्तस्यभव्य' सकल जनहितो रामचन्द्रो भुमुक्षु--- 
ज्ञत्वा शब्दापशब्दान्‌ सुविशद यशस, पद्मनस्याभिषानात (छुयाह)। 
वन्दाद्वादीससिहारमयतिपते: सो व्यधादुभव्यहेतो--- 
ग्रेन्य॑ पुण्याश्रवारुय गिरिसमितिमिते दिव्यपक्ै कथार्थ, ॥२॥ “-जैनग्रस्थ प्रदास्ति स० भा०१ पृ० १५४ 
२. संवत १४१३ वैशाखत्र सुदि १३ बुधे श्लीमदमबरावती नगराघोश्वर चाहुवारा कुल श्रीअजयराय देव राज्य प्रवतेमाते 
मूजसधे बलाल्कारगण सरस्वती गच्छे श्रीरामकीतिदेवास्तस्य दिष्य भ० प्रभाचन्द्र लंबकचु कास्वये साधु'''*'“भार्मा 
सोहूल तथोः पुत्र; सा० जीवदेव भार्या खुरकी तयो: पृत्रः केशों प्रणमंति । 
--देखो जैन स्रि० भा. भा. २२ घक ३ 


४०० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


तीसरे रामकीति भट्टारक वादिभूषण के पट्टधर थे, जिनका विम्ब प्रतिष्ठित करने का समय संवत्‌ १६७० 
है । यह रामकीति १७वी शताब्दी के उत्तराध के विद्वान है। चौथे रामकीति का नाम भट्टारक सुरेच्रकीर्ति के 
पटधर के रूप में मिलता है। इनमें से प्रथम रामकीति का सम्बन्ध ही विमलकीति के साथ ठीक बैठता है।यह राम 
कीति के शिष्य थे, जिनकी लिखी हुई प्रशस्ति चित्तौड मे सवत्‌ १२०७ की उत्कीर्ण की हुई उपलब्ध है' । रामकीरति 
के शिष्य यश कीति ने 'जगत सुन्द री प्रयोगमाला' नामके वँद्यक ग्रन्थ की रचना की है। जिनका समय विक्रम की 
तेरहवी शताब्दी है। वयोकि यश'कीति ने जमगत्‌ सुन्दरी प्रयोगमाला में अभयदेव सूरि का शिष्य धनेश्वर सूरि का 
(स० ११७१) का उल्लेख किया है । 

विमलकीति की एक माज्रकृतिं सुगन्धदशमी कथा है। जिसमे अपश्र शभाषाके ८ कंडवकों में भाद्रपद 
शुक्ला दशमो के व्रत की कथा का वर्णन करते हुए उसके फल का विधान किया गया है। कविने दशवीं व्रत के झ्नुष्ठान 
करने की प्रेरणा की है। ग्रथ मे रचना काल नही दिया । इन के गुरु रामकीति का समय विक्रम की १३वीं शताब्दी 
का पूर्वाधं-[स० १२०७) है। प्रत विमलकीति का समय भी विक्रमकी १३वी शताब्दी का पूर्वार्ध सुनिददिचत है । 


मुनि सोमदेव 
मुनि सोमदेव व्याकरण झाास्त्र के अच्छे विद्वान थे । इन्हो ने अपनी शब्दचन्द्रिका वृत्ति में अपनी गुरुपरम्परा 
झौर सघध-गण गच्छादिक का कोर्ई उल्लेख नहीं किया । यह शिलाहारबश के राजा भोजदेव (द्वितीय) के समय 
हुए है । कोत्हापुर प्रान्त के श्र्जुरिका नामक ग्राम के “त्रिभवन तिलक! नामक जंन मन्दिर मे, जो महामण्डलेश्वर 
गण्डरादित्य देव द्वारा निर्मापित किया गया था। उसमे भगवान नेमिनाथ जिनके चरण कमलों को आराधना के 
बल से झौर वादीभ वज्ञाकुणश विशालकीति परण्डितदेव के वेयावृत्य से मुनि सोमदेव ने शक स० ११२७ (वि० स॒० 
१२६२) में वीर भोजदेव के विजयराज्य मे शब्द चन्द्रिका' नाम की वृत्ति बनाई *। इस वृत्ति को मूलसघीय मेध- 
चन्द्र के दीक्षित झ्षिष्य भुजग सुधाकर' (नागचन्द्र) और उनके शिप्य हरिचन्द्र यति के लिये उक्त सवत मे बनाकर 
समाप्त को थी । ज॑सा कि उसकी प्रशस्ति के निम्न पद्म से प्रकट है .-- 
श्री मूलसंघ जलजप्रतिबोधमानोमेंघेन्दु दीक्षितभुजंगसुधाकरस्य । 
राष्टवान्त तोयनिधिवद्धि करस्पर्व॒त्ति रेभे हरीन्दु यतये बर दीक्षिताय ।२॥। 
शब्दाणंव की रचना गुणनन्दी ने की थी, क्‍यों कि मुनि सोमदेव ने शब्दचन्द्रिका वृत्ति को गुणनन्दी के 
छब्दार्णव में प्रतेश करने वे. लिये नौका के समान बतलाया है | तथा-- 
'श्री सोमदेव यति-निर्मित मादधाति, यानोः प्रतीत-गुणनन्दित-शब्दबाधों । 
सेयं सतामसमलचेतसि बिस्फुरन्ती, वृत्तिः सदानुतपद परिवर्तिषीष्ठ ।॥ 
प्रेमी जी ने दो नागचन्द्र नाम के विद्वानों का उल्लेख किया है। एक नागचन्द्र पम्परामायण के कर्ता है, 
जिन्हे भ्रभिनव पम्प कहा जाता है यह गृहस्थ विद्वान्‌ थे। दूसरे नागचन्द्र लब्धिसार के टीका कर्त्ता है यह मुनि थे । 
इन द्वितीय नागचन्द्र के शिप्य हरिचन्द्र के लिये मुनि सोमदेव ने वृत्ति बनाई है। दन हरिचन्द्रयती को 'राद्धान्त तोय 


१ सएपि ग्राफिफा इंडिया जि० २ पृष्ठ ४२१। 

२ देखो, जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला प्रशस्ति । 

३ स्वस्ति श्री कोल्लापरदेशान्तवृत्याजु रिका महास्थान युधिष्ठरावतार महामण्डलेश्वर गढरादित्य देव निर्मापित त्रिमुबन 
विलक जिनालये श्रीमत्परमपरमभेष्ठि श्रीनेमिनाय श्रीपादफद्माराधनबलेन वादीभवज्ञाकुश श्रीविदलकीति पढितदेव 
वेबावृत्यत श्रीमच्छिलाहार कुलकमल मार्तण्डतेज, पुज्जराजाधिराज परमेश्वरपरमभट्टारकपदिचमचम्रबर्ति श्रीवीर 
भोजदेव विज॑यराज्ये शकवर्षक सहसंक शतसप्तविशति ११२७ तम ऋरोधन सम्वत्सरे स्वस्ति समस्तानयद्यविद्याचक्रवर्ति 
श्री पूज्यपादानुरक्त चेतसा श्रीमत्सोमदेव मुनीश्वरेण विरचितेय शब्दार्णव चन्द्रिका नाम वृत्तिरिति । 


“जन ग्रम्थ ,शस्ति स० भा० ११० १६९ 


न जन्‍« ब्लड > न ऋ« “जज 89न-9स-ननमयक «जम «मम, 


जरहवीं और चोदहवीं शताब्दी के आधाये, विद्वान शौर कवि ४०१ 


निधिवृद्धिकरं' विशेषण दिया है, जिससे वे सिद्धान्त के विहान्‌ टीकाकार जान पढ़ते हैं। धोर मेघचन्द्र मूलसंघ 


देशीयगण पुस्तकगच्छ के विद्वात्‌ थे। उनके प्रभाकतद्र 'शुभचन्द्र, वीरनन्दी और रामचन्द्र भ्रादि शिष्य थे। मेघचर्द 
का स्वर्गवास शक सं० १०३७ (वि० सं० ११७२) में हुआ है। इनके एक शिष्य शुभचन्द्र का स्वरगंवास शक स० 


१०६८ (वि० सं० १५०३) में हुआ था। भ्लोर वीरनन्दी से भ्राचारसार की कनड़ी टीका शक सं० १०७६ (विं० 
तं० १११६) में बनाई थी। 
मुनि सोमदेव का समय ब्रिकम को १३वीं शताब्दी है। और तागचन्द्र के शिष्य हरिचन्द्र का समय भी 


विक्रम की १३वीं शताब्दी है| 
कवि हरिदेव 


इनके पिता का नाम चंग देव और माता का नाम चित्रा था। इनके दो जेठे भाई थे किकर धोर कृष्ण । 
उनमें किकर महागुणवान, और कृष्ण स्वभावतः निपुण थे। उनके तीसरे पुत्र हरि हुए इनसे दो कनिष्ठ भाई 
द्विजवर और राघव थे | जो जिनचरणों के भक्त और पापों का मान मर्देन करने वाले थे 
इस कुटुम्ब के परिचय नागदेव का संस्कृत मदनपराजय से चलता है-- 
यः शुद्धसोसकुलपद्मविकासनाकों. जातोषथिनां. सुरतरुभु विच्वगदेवः । 
तम्तन्दनो हरिरसत्कविनागसिहः तस्माद भिष्जनपतिभु विनागद्द वः ॥२॥ 
तज्जावुभों सुभिषजाविहहेमरामो, . रामात्प्रियदररहति प्रियदो:थिनां यः । 
तज्जइ्चकित्सितमहाम्बुधिपा रमाप्तः, 8४2९-22: जमत्तभुड़ः ॥। 
तज्जोहं नागदेवारुय: स्तोकज्ञानेन संयुतः, छनन्‍्दो>लकार काव्यानि नासिधानानि वेवस्यहम्‌ ।। 
कथाप्राकृतबन्धेन हरिंद बेन या कृता, वक्ष्ये सस्‍्कृतबन्धेन भव्यानांधमंबद्धये ॥५॥। 
प्र्थात्‌ पृथ्वी पर शुद्ध सोमकुलखूपी कमल को विकसित करने के लिये सूर्यरूप याचकों के लिये कल्पवृक्ष 
चगदेव हुए | उनके पुत्र हरि हुए, जो प्रसत्कवि रूपि हस्तियों के सिह थे। उनके पुत्र हुए वैद्यराज नागदेव । नागदेव 
के हेम भ्रोर राम नाम के दो पुत्र हुए, जो दोनों ही प्रच्छे वेद्य थे। राम के पुत्र हुए प्रियंकर, जो याचकों को प्रिय 
थे। प्रियंकर के पुत्र हुए 'मल्‍लुगि, जो चिकित्सा महोदधि के पारगामी विद्वान तथा जिनेन्द्र के चरण-कमलों के मत्त- 
अ्रमर थे। उनका पुत्र हुआ मैं नागदेव नामक, जो झल्पज्ञानी हूँ। काव्य, श्रलंकार, श्लोर शब्द कोष के ज्ञान से 
विहीन हूं । हरिदेव ने जिस कथा को प्राकृत बन्ध में रचा था, उसे मैं धर्मवृद्धि के लिये संस्कृत में रचता हूँ । 
कवि की एकमात्र कृति 'मयणपराजय चरिउ' है, जो एक रूपक काव्य है। इसमें दो संधियां हैं जिनमें से 
प्रथम सन्धि मे ३७ और दूसरी सन्धि में 5१ कुल ११८ कडवक है । जिनमें मदन को जीतने का सुन्दर सरस वर्णन 
किया गया है। इसमें पद्धडिया, गाथा और दुवई छन्‍्द के सिवाय वस्तु (रडढा) छन्द का भी प्रयोग किया गया है न्‍ 
कितु इन हन्दों में कवि को वस्तु या रड्ढा छन्द ही प्रिय रहा जाना पड़ता है ।* इस छन्द के साथ ग्रन्थ में यथास्थान 








१. वंगएबहुएवियजिशपयडु । 
तह चित्त महासहहि पहपुत्त फिकरू महागुण । 
पुण बीगउ कण्ठु हुड 'जेझ लद॒घु ससहाड खिय पुणु ॥। 
हरि तिज्जउ कइ जारियइ दियवरु राघववेइ। 
ले लहुया जिशपमथुणहि पावहमाणु मलेइ २३॥--मयरा पराजयचरिड 

२. प्राकृत पिगल में रडढा छुन्द का लक्षण इस तरह दिया है। जिसमें प्रथम चरण में १४ मात्राएं, दितीय चरणा में १२ 
तृतीय चररा में १४ चतुर्थ चरण में ११ भौर धबें चरण में १४ मात्राए हो। इस तरह १५०८१२)८१४)८ ११३८ 
१५ कुल ६८ माताओ के परचातू अन्त में एक थोहा होना चाहिए, तब प्रसिद्ध रडढा छन्द होता है जिसे वस्तु छन्द 3९ 
भी कहा जाता है । (प्राकृत पिगल १-१३३ ) 


०२ जैन धर्म का प्राधीत इतिहास--भाग २ 


प्रलंकारों का भी संक्षिप्त वर्णन पाया जाना इस काव्य की श्रपनी विशेषता है। ग्रन्थ में अनेक सूक्तियाँ दी हुई हैं 
जिन से प्रन्थ सरस हो गया है। उदाहरणार्थ यहा तीन यूक्तियो को उद्धृत किया जाता है--- 

१ प्रसिधारा पहेण को गउछइ-- तलवार की धार पर कौन चलना चाहता है । 

२ को भयदंडहि सायरुलंघहि--भुजदंड से सागर कौन तरना चाहेगा । 

३ को पचाणण सुत्तउ खबलइ--सोते हुए सिंह को कोन जगायगा । 

इस रूपक काव्य में कामदेव राजा, मोह मन्त्री ग्यौर झ्ज्ञान ब्रादि सेनापतियों के साथ भावनगर में राज्य 
करता है| चारिश्रपुर के राजा जिनराज के उसके शत्रु है, क्योकि वे मुक्ति रूपी लक्ष्मी (सिद्धि) के साथ अपना विवाह 
करना चाहते है। कामदेव ने राग-ह ष नाम के दूत द्वारा जिनराज के पास यह सन्देश भेजा कि श्राप या तो मुक्ति- 
कन्या से विवाह करने का झपना विचार छोड़ दे, श्रौर अपने ज्ञान-दर्शन-चरित्र रूप सुभटों को मुझे सौप दे, अ्रन्य- 
था युद्ध के लिए तैयार हो जायें। जिनराज ने कामदेव से युद्ध करना स्वीकार किया और अन्त में कामदेव को परा- 
जित कर श्पना विचार पूर्ण किया । 

ग्रन्थ का कथानक परग्परागत ही है, कवि ने उसे सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है। रचना का ध्यान से 
समीक्षण करने पर शुभचन्द्राचार्य के ज्ञानाणंव का उस पर प्रभाव परिलक्षित हुआ जान पडता है। इससे इस ग्रन्थ 
की रचना ज्ञानार्णव वे बाद हुई है | ज्ञानाणंव की रखना वि० की ११वीं शताब्दी की है। उससे लगभग दो सौ वर्ष 
बाद 'मयण पराजय' की रचना हुई जान पडती है । 

इस ग्रन्थ की एक प्रति स० १५७६ की लिखी हुई झ्ामेर भडार मे सुरक्षित है। भौर दूसरी प्रति स० १५५१ 
के मगशिर सुदि अ्रप्टमी गुरुवार की प्रतिलिपि की हुई जयपुर के तेरापथी बडे मन्दिर के शास्त्रभण्डार मे उपलब्ध 
है । इस कारण यह ग्रन्थ की स० १५५१ के बाद की रचना नहीं है । पूर्व की है | झ्र्थात्‌ विक्रम की १३वीं शताब्दी के 
द्वितीय तृतीय चरण की रचना जान पड़ती है । 


यहशःकीति-- 

यथ.कीति नाम के अनेक विद्वान हो गए है! | प्रस्तुत यश.कीति उन सबसे भिन्‍न जान पड़ते है । इन्होने 

अपने को 'महाकवि' सूचित करने के भ्रतिरिक्त अ्रपनी गुरु परम्परा और गण-गच्छादि का कोई उल्लेख नही 
किया | इनकी एक मात्र कृति 'चदप्पह चरिउ' है जिसमे ११ सन्धिया और २२५ कडबवक है, जिनमे आाठव तीर्थ- 
कर चन्द्रप्रभ जिनका जीवन-पररिचय अंकित किया गया है। ग्रन्थ का गत चरितभाग बडा ही सुन्दर और प्राजल है । 
इसका श्रध्ययन करने से जहा जन तीर्थकर की आत्म-साधना की रूप-रेख। का परिज्ञान होता है वहा आत्म-साधन की 
निर्मल भाकी का भी दिग्दर्गन होता है । कवि ये तीर्थंकर के चरित को काव्य-शली मे अकित किया है, कितु साध्य 
चरित भाग को सरल शब्दा म रखने का प्रयास किया है। झ्ार अन्तिम ११वीं सधि में तीर्थंकर के उपदेश का चित्रण 








१. प्रस्तुत यश.कीति गीपतन्दी के शिष्य थे, जो स्याह्वादतर्क रूपी कमलो को विकसित करने वाले सूर्य थे। बौद्ध वादियो 
के विजेता थे | सिहलाधीशने जिनके चरण कमलो की पूजा की थी । (जेन लेख स० भा०१ लेख ५५) 

२ दूसरे यश.कीति वागड़ सघ के भट्टा रक विमलकीति के शिष्य और रामकीति के प्रशिष्य थे । 

३ तीसरे यश.कीति मूलसघ के मरट्टारक पद्मनन्दी के प्रशिष्य, भ० सकल कीति के शिष्य और शुभचन्द्र के गुरु थे । 

४ चौथे यश कौति काप्ठासध माथुरान्वय पुष्करगण के भ० सहलकीति के प्रश्षिष्य, तथा भ० गुणकीति के शिष्य, 
लघुआता एवं पटुघर थे । यह ग्वालियर के तोभर वी राजा इगरसिंह के राज्य काल में हुए है, इनक समय सं०७ 
१४८६ से १५२० तक है। इनकी अपभरा भाषा की ४ रचनाएँ उपलब्ध हैं पाण्डवपुराण (१४६७) हरिवशपुराश 
(१५००) रिश्वत कथा, और जिन राज्रि कथा । 


पांचवें यश:कीति भ० ललितकीति के शिष्य थे, धर्मशर्माभ्युदय की 'सन्देह घ्वान्त दीपिका” नाम की टीका के कर्ता हैं । 
छूठवें यक्ष:कीति जग्रत्सुदरी प्रयोग माला के कर्ता हैं । 


तैरहपों और चौदहवीं शताब्दी के आध्ाये, विद्वान भौर कवि ४०» है 


करते हुए धाभिक सिद्धांतों का भ्च्छा कथन किया है। कितु लगता है कि कवि ने वीरनन्दि के चन्द्रश्रभ चरित्र के 
धाभिक कथन को देखा है, दोनो की तुलना करने से कथन शैली की समानता का आभास मिलत्ता है। 
ग्रन्थ में गुरु परम्परा का उल्लेख न होने से समय निर्णय करने मे' बड़ी कठिनाई हो रही है। कवि ने इस 
ग्रन्थ को हुजंड कुलभूषण कुम रसिह के पुत्र सिद्धपाल के झनुरोध से बनाया है, श्रौर इसीलिए उसकी प्रत्येक पुष्पिका 
में सिद्धपाल का नामोल्लेख किया है। जसा कि उसके निम्त पुष्पिका वाक्य से प्रकट है:-- 
“हुयसिरि चंदप्पहचरिए महाकव्ये सहाकइजसकिशलिविरइए_ सहाभव्वसिद्धपालसबभभूसणे 
अंदप्पहसामिणिव्याणममणवण्णणो णाम एयारहमो सन्धि परिच्छेश्रो समर्तो ।” 
महाकवि ने ग्रन्थ से अपने से पूर्ववर्ती आचायों का उल्लेख करते हुए गणि कुन्दकुन्द, समन्तभद्र देवनन्दि 
(पूज्यपाद) श्रकलक और जिनसेन सिद्धसेन का उल्लेश्न करते हुए श्लाचार्य समन्‍्तभद्र के मुनि जीवन के समय घटने 
वाली घटना द्वारा झ्ाठवे तीर्थकर के स्तोन्न की सामथ्यं से चन्द्रप्रभ जिनकी मूर्ति के प्रकट होने का उल्लेख निम्न 
बाक्यों में किया है :-- 
“जामें समंतभदृि सुणिदु, भ्रदणि।स्मलु ण पुण्णमहिचंदु । 
जिउ रजिउ राया रुदकोडि जिण थुत्ति मित्ति सिर्वापडि फोडि। 
णीहरिउः बिवुचंदप्पहासु उज्जोयतड फुड दसदिसासु ।” 
झौर ग्रकलक देव को तारादेवी के मान को दलित करने वाला बतलाया है। 
“भ्रकलंकुणाइ पच्चक्खू णाणु जे तारादेविह दलिउ साणु। 
उज्जाल्लिउ सासणु जगपसिद्ध णिद्धाडिउ थॉल्लिय सयलबुद्धि।” 
जिनसेन और सिद्धसेन को परवादियो के दर्प का भजक बतलाया हू ।* 
प्रस्तुत ग्रन्थ वी रनन्दि के चन्द्रप्रभ चरित के बाद बना है। भ्रत. इसका रचनाकाल विक्रम की १२वीं या 
११वीं शताब्दी हो सकता है। 
कुछ विद्वानों ने चन्द्रप्रभ के कर्ता यशः:कीति और भ० गुणकीति क॑ पट्टधर यश कीति को नाम साम्य के 
कारण एक मान लिया है, पर उन्होने दोनो की कृतियों का ध्यान से समीक्षण नहीं किया, आर ने उनके भाषा 
साहित्य तथा कथन शैली पर ही दृष्टि डाली है। विचार करने से दोनो यश.कीि भिन्न-भिन्न है। उनसे चन्द्रप्रभ 
चॉरित के कर्ता यश:कीति पूर्ववर्ती है, भौर पाण्डव पुराणादि के कर्ता यशःकीति अर्वाचीन है। पाण्डव पुराणकी 
पुष्पिका वाक्य निम्न प्रकार है :-- 
इय पण्डव-पुराणे सयमलयण-मण-लबण-सुहयरे सिरिगुणकित्ति-सिस्स-मुणि जसकित्ति विरह्वए साथ बील्हा 
पुत्त हेम राज ण/मंकिए जेमिणाह शुधिदृर-भोमाज्जु-ण णिव्याण गमण नकुल सहवेब-सव्बटठसिद्ध बलहहँ- 
पंचम-सग्ग गण पयासणों जाम चउतीसभो इसो सम्गो समतो।' " 
इस पुष्पिका वाक्य के साथ चंदप्पह चरिउ का निम्न पुष्पिका वाक्य की तुलना कीजिए । 
“/इय सिरि वंदप्पह्चरिए महाकव्बे महरकहजसकिसतिबिरइए सहाभव्य सिद्धपाल सवणभसणे चंदप्पह्‌ 
सामि णिव्वाण गमण धण्णणो णास एयरहमो सन्धि परिच्छेश्नो समसो |” के 


दोनो के पुष्पिका वाक्य भिन्‍नता के द्योतक हैं। पाण्डव पुराण के कर्ता ने श्रपने से पूर्ववर्ती आचारयों का 
कोई उल्लेख नही किया । हा श्रपनी भट्टारक परम्परा का भ्वदय किया है। 


मवनको ति श्रहृंद्वास 
प्रस्तुत मदनकीति वादीच्द्र विशाल कीति के श्षिष्य थे। पोर बड़े भारी विद्वान बे। इनकी झासनचतुस्त्रिं 


७+-_क- (न नलब-33..>५ ५००००-०- 


१. जिशसेरा सिद्धसेणा वि भयत, परवाइ-दप्प-मंजंण-कयत । ा 
--चन्दप्रभ चरिएउ प्रशस्ति 





$ 


के वादियों को जीतकर उन्होने “महा प्रामाणिक चूड़ार्माण' पदवी प्राप्त की थी। उन्होंने मदन कीति 


छ्०४ जैन धर्म का प्राथीन इतिहास--भागे रै 


हातिका नामकी छोटी सी रचना है, जिसकी पद्म सख्या ३५ है। जो एक प्रकार से तीथे क्षेत्रों का स्तवन है, उनमें 
पोदनपुर के बाहुबली, श्रीपुर के पाश्वेनाथ, शंखजिनेश्वर, धारा के पाइर्ब जिन, दक्षिण के गोम्मट जिन, नागद्गहु- 
जिन, मेदपाट (मेवाड़) के नागफणिग्राम के मल्लिजिनेश्वर, मालवा के मंगलपुर के अभिनन्दन जिन, पुष्पपुर (पटना) 
के पुष्पदन्त, पह्िचम समुद्र के चन्द्रप्रभ जिन, नवेदा नदी के जल से भ्रभिषिक्त शान्तिजिन पावापुर के बीर जिन, 
गिरनार के नेमिनाथ, चम्पा के वासुपृज्य आदि तीर्थों का स्तवन किया गया है | स्तवनों में अनेक ऐतिहासिक घटनाश्रों 
का उल्लेख भ्रकित है और उसके प्रत्येक पद्य के श्रस्तिम चरण में “दिग्वाससां शासनम्‌' वाक्य द्वारा दिगम्बर शासत 
का जयघोष किया गया है । 


मालव देश के मगलपुर में स्लेच्छो के प्रताप का झ्रागमन बतलाते हुए लिखा है कि वहा अभिननन्‍्दन 
जिन की मूर्ति को तोड़ दिये जाने पर वह पुनः जुड़ गई | इस घटना का उल्लेख विविध तीर्थ कल्प के पृ०५७ पर 
झभिनन्दन कल्प नाम से किया गया है। 
थी सन्‍्मालवदेश मंगलपुरे स्लेच्छप्रतापागते, 
भग्तामूर्ति यो भियो जितशिरा: सम्पूर्णाता माययो । 
यस्योपद्रवनाशिनः कलयुप्ेज्तेक प्रभावेयु तः, 
सभीमानभिननन्‍्दनः स्थिरयत दिग्वाससां शासनम्‌ ॥३४॥ 


इस पथ में जो म्लेच्छो के प्रताप के श्रागमन की बात लिखी है वह स०१ २४६ के बाद की घटना है। 
इससे इतना और स्पष्ट है कि मदनकीति विक्रम की १३वीं शताब्दी के विद्वानू आशाधर क समकालीन है । प० 
प्राशाधर ने प्रशस्ति मे मदन कीति यति पतिना' वाक्य के साथ उनका उल्लेख भी किया है । 


प्राश्रम पत्तन मे घटित घटना का उल्लेख मुनि मदनकीति ने शासन चतुस्त्रिशिका के निम्न २८वें पद्म में 


किया है। हे 
पत्र या <अ्ममाजगामसरिता नायाभ्युदिध्याशिला, 


तस्या देवगणान्‌ द्विजस्प दधतस्तथों जिनेश: स्वयं । 
कोपाद्विप्रजनावरोधनकरे: देवे: प्रपृज्याम्बरे, 
दाने यो मुनिसुन्नतः स जयतात्‌ दिग्वाससां शासनम्‌ ॥२८॥ 
इसमे बतलाया है कि जो शिला सरिता से पहले भ्राश्रम को प्राप्त हुई। उस पर देवगणों को धारण करने 
वाले विप्रो के द्वारा कोधवश प्रवरोध होने पर भी मुनिसुब्रत जिन स्वयं उस पर स्थित हुए--बहा से फिर नही हटे 
ओर देवो द्वारा आकाश में पूजित हुए, वे मुनि सुब्रत जिन ! दिगम्बरों के शासन की जय कर । हा हट, 
प्राश्मम पत्तन! नाम का यह स्थान जा वर्तमान में केशोराय पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। कोटा से नौ 
दुर भौर बूंदी से तीन मील दुर चम्बल नदी क॑ किनारे अवस्थित है । पह चम्बल नदी कोटा और बंदी की सीम 
विभाजन करती है। इस नदी के किनारे मुनिसुश्रत नाथ का चंत्यालय है जा तीर्थ स्थान के रुप में प्रसिद्ध है कम 
चन्द्र सिद्धान्त देव भर ब्रह्मदेव यही रहते थ। सामराज श्रेष्ठी भी नेहा भ्राकर तत्त्व चर्चा का रस लेता था । हे के 
चन्द्र सिद्धान्त देव ने उक्त सोम राज श्रेष्ठी के लिए द्रव्य सग्रह (पदार्थ लक्षण ) की रचना को थी, धोर रे का 
ने उसकी वृत्ति बनाई थी । इस तीर्थ की यात्रा करने लिए दूर से यात्री आते है । ) ह्देव 
राजशेखर धूरि (स० १४०५) ने अपने चतुविशात प्रबन्ध में लिखा है कि मदन कीर्ति ने 


मील 


चारो दिशाद्रों 
प्रबन्ध में लिखा 





१. अस्सारम्मे पट्टा मुनि सुब्बय जिए व बदामि'।--निर्वाणकाण्ड-.. 


है 'मुणि सुब्वठ जिण तह आसरम्मि! | मुनि उदयकौति कृत निर्वाणा 
* पेलिये, द्र्य संप्रह की ऋहादेव कृत वृत्ति की उत्पानिका, और डब्प संग्रह के कर्ता और टीकाकार के समय किया 


तामका लेखक का लेख । “अनेकान्त बर्ष १६ कि० १-२ पृ० १४५ 


तैरहबीं और चौदहवीं शताज्दी के आचाये, विद्वान और कवि हैं ० है 


है कि एक बार मंदन कीति गुरु के निषेध करने पर भी वे दक्षिणा पथ को प्रयाण करके कर्नाटक पहुँचे । वहां विद्- 
त्विय विजयपुर नरेश कुन्तिभोज उनके पाण्डित्य पर मोहित ही गए। भ्ौर उन्होंने उनसे धपने पूर्वजों के चरित पर 
एक ग्रत्थ की रचना करने के लिए कहा । कुन्ती भोज की कन्या मदन मंजरी सुनेखिका थी। मदन कीति पद्म रचना . 
करते जाते थे और मदन मजरी पढें की प्राड़ में बैठकर उसे लिखती जाती थी । कुछ समय बाद उन दोनों के मध्य प्रेम 
का प्राविर्भाव हुआ, झौर वे एक दूसरे को चाहने लगे । राजा को जब इसका पता चला तो उप्तने मदनकोति के वध 
करने की प्राज्ञा दे दी । परन्तु जब तक कन्या भी उनके लिए अपनी सहेलियों के साथ मरने के लिए तैयार हो गई, 
तब राजा ने लाचर हो उन दोनों को विवाह सूत्र में बाध दिया । मदनकीति अन्ततक गृहस्थ ही रहे, गुरु वादोन्‍्द्र 
विशाल कीति के पत्रो द्वारा बार-बार प्रबुद्ध किये जाने पर भी प्रबुद्ध नही हुए । तब विशाल कीति स्वय भी दक्षिण 
की ओर अपने शिष्य को प्रबुद्ध करने के लिए गए। झ्ौर कोल्हापुर प्रान्त के 'अजू रिक्रा' नामक ग्राम में गए, वहाँ मुनि 
सोमदेव ने वादीन्द्र विशालकीति की वैयावृत्य से 'शब्दाणंव” की “चन्द्रिका' नाम की वृत्ति शक स० ११२७ (वि० सं ० 
१२६२) में बनाई थी! । 

संभवत: वे भ्रन्त समय में पडित श्राशाधर जी की सूक्तियों से प्रबुद्ध हुए हों । झौर मुनिसुत्रत काव्यादि 
प्रशस्ति पद्मो के भ्रनुसार वे अ्रहेदास हो गए हों । 


कथि भ्रहदास 
यह सुनिश्चित है कि कवि झाशाधर के शिष्य नहीं थे। वे उनके समकालीन थे उनकी जिन वचन रूप 
सूक्तियों से प्रभावित थे । ऐसा मुनि सुब्रत काव्य, पुरुदेव चम्पू भौर भव्यजन कण्ठाभरण के अन्तिम प्रश्वस्ति पद्मो 
से स्पष्ट प्रतीत होता है । बहुत सभव है कि कवि रागभाव के कारण श्रेष्ठ मार्ग से च्युत हो गए थे। और बहुत काल 
भटकने के पश्चात्‌ काललांब्ध वश वे अष्टमार्ग से पुनः सन्‍्मार्ग मे लौट श्राये थे । यह बात यथार्थ जान पड़ती है। 
जैसा कि मुनि सुब्रतकाव्य की प्रशस्ति से प्रकट है :-- ; 
“धावन्कापथ संभूते भववते सान्‍्मा्ग सेक॑ परस्‌। 
त्यक्त्वा श्रान्ततरदिचिराय कथमय्यासाथ फालावमुभ्‌। 
सर्द्धर्मामृतमुद्धत जिनवचः क्षोरोवधेरावरात्‌, 
पाय॑ पाय सितः श्रमः सुखपथं दासो भवास्यहेत. ॥६४॥ 
प्र्थात्‌--कुमार्ग से भरे हुए ससार रूपी बन मे जो एक श्रेष्ठ मार्ग था, उसे छोड़कर मैं बहुत काल तक 
भटकता रहा । भ्रन्त में बहुत थककर किसी तरह काललब्धि वह उसे फिर पाया। सो अब जिन वचनरूप क्षीरसागर 
से उद्धत किये हुए धर्माभृत को सन्तोषपूर्वक पी-पीकर और विगत श्रम होकर मै झहंद्‌ भगवान का दास होता हैँ ।' 
मिथ्यात्व रूप कर्म पटल से बहुत काल तक ढकी हुई मेरी दोनों भाखे जो कुमार में ही जाती थी, भ्राशाधर 
की उक्तियों हे विशिष्ट भ्रजन से स्वच्छ हो गई श्रौर इसलिए झब मैं सत्पथ का प्राश्रयलेता हूं । जैसा कि निम्न 
पश्च से प्रकट है'-- 
मिथ्यात्व क्ृंपटलश्चिरसावते में युग्मे दुशे कुपषययाननिदानभूते । 
झाशाधरोक्ति लसदंजन संप्रयोगरण्छीकृते प्टयूल सत्पयभा श्रितो5स्मि ॥६५३१। 
पुरुदेव चम्पू के प्रन्त में कवि ने मिथ्यात्व कर्म रूप पंक से गदले झपने मातस को आशाधर की सूक्तियों 
की निर्मली से स्वच्छ होने का भाव प्रकट किया है' । 
भव्य कण्ठाभरण पंजिका में भ्राश्याधर की सुक्तियों की बड़ी प्रशसा की गई है' । इससे लगता है कि मदन 
१. मिथ्यात्व पंककलुषे मम मानसे#स्मिन्‍नाशाधरोक्ति कस्कप्रसरे प्रसन्‍ते । 
डल्लासितेन शारदा पृ रुदेव भक्तया तच्जम्पु दभजलजेन समुज्जजुम्भे | १ 
३. यूक्‍्त्येद तेषां भवभीरबो ये गृहाश्षमस्था एचरितात्मधर्मा: । 
त एंग शेषा अमिर्णा सहाय पस्या: स्युराशाधरसूरिमुस्या: ॥२३६ 


४०६ जैन धर्म का प्राचौन इतिहास--साग २ 


कीति अन्त मे प्राशाधर की सूक्तियो के प्रभाव से भ्रहँद्वास बन गये हों, तो कोई आ्राशचर्य नहीं है, क्योंकि झाँखें 
झौर मन दोनो ही राग भाव में कारण है। तो जब हृदय मत पर नेत्र सभी स्वच्छ हो गये-- रागरूपी प्रजन 
झानाजेन से धूल गया और प्रात्मा अन्त का दास बन गया। यह सब कथन कुपथ से सन्‍्मार्ग मे आने की घटना का 
सद्योतक है । 

प्रेमी जी ने जैन साहित्य और इतिहास के पृ० ३५० में लिखा है कि-- इन पद्मों मे' स्पष्ट ही उनकी 
सूक्तियाँ उनके सदग्रन्थो का ही सकेत है जिनके द्वारा महंद्ास को सम्मार्ग की प्राप्ति हुई थी, गुरु-शिष्यत्व का नही। 

हा, चतुविशति-प्रबन्ध को पूर्वोक्त कथा को पढने के बाद हमारा यह कल्पना करने को जी अवश्य होता है 
कि कही मदनकीति हो तो कुमार्य में ठोकरे खाते-खाते अन्त में झआशाधर की सृक्तियों से अहंद्ास न बन गये हों । 
पूर्वोक्त ग्रन्थों में जो भाव व्यक्त किये गए है, उनसे तो इस कल्पना को बहुत पुष्टि मिलती हे ।” 

इनका समय विक्रम की १३वीं शताब्दी है। 


भावसेंन त्रविद्य 


भावसेन नाम के तीन विद्वानों का उल्लेख मिलता हं। उनमे एक भावसेन काष्ठासध लाडवागड गच्छ के 
विद्वान गोपसेन के शिप्य और जयसेन के गुरु थे । जयसेन ने भ्रपना 'धमेरत्नाकर' नामक सस्क्ृत ग्रन्थ विक्रम सवत्‌ 
१०५५ (सन्‌ ६६८) में समाप्त किया था! । झ्रत ये भावसेन विक्रम की ११वीं शताब्दी के पूर्वार्ध क विद्वान है । दूसरे 
जावसेन भी काप्ठासध माथ्रगच्छ के आचार्य थे। यह धर्ममेन के शिष्य श्रीर सहस्तकीति के गुरु थे। इनका 
समय विक्रम की १४वीं शताब्दी है। इन दोनों भावसेनों से प्रस्तुत भावशेन त्रेविद्य भिन्‍न हे । यह्‌ दक्षिण भारत 
के विद्वान थे । 
यह मूलसध सेन गण के विद्वान ग्राचाय थे। झो२ त्रविद्य की उपाधि से प्रलकृत थे । यह उपाधि उन 
विद्वानों को दी जाती थी, जो छाब्दागम, तर्कागम और प्रमागम में निपुण होते थे” । सेनगण की पट्ठावली से इनका 
उल्लेख निम्न प्रकार है.-- परम शब्द ब्रह्म स्वरूप त्रिविद्याधिप परवादि परवंतवल्रदण्ड श्री भावसेन भट्टा रकाणाम्‌ 
(जैन सि० भा० वर्ष १य० ३८) ; 
ज्ञावपेन त्रेविद्य देव अपने समय के प्रभावशाली विद्वान ज्ञात होते है । इन्होने अपनी रचनाओं मे स्वय त्र॑ विद्य 
प्रौर बादि पर्वत बज्जिणा उपाधियों का उल्लेख किया है, जिससे यह व्याकरण के साथ दद्ंनशास्त्र के विशिष्ट 
विद्वान जान पड़ते है । इसीलिए व बादिरूपी पर्बतो के लिये बद्च क समान थ। इनकी रचनाए भो व्याकरण शोर 
दर्शनशास्त्र पर उपलब्ध है। विश्वतत्व प्रकाश की प्रशस्ति के भव पद्म में भ्रपने का पटुतक, शब्दशास्त्र, अशेष 
राद्धात, बैद्यक, कवित्व सगीत ओर नाटक भ्रादि का भी विद्वान सूचित किया है । 
यथा-घद्तरक॑ शब्दशास्त्र स्वपरसतगताशेषराद्धान्तपक्ष: 
वेद्य वाक्य विलेश्य विषससमाविश्ेद प्रयुक्त कांवत्वम। 
संगीत स्वकाव्य सरसकबिकृत नाटक वेत्सि सम्यगु, 
त्रविध्धत्वे प्रवुत्तत्तिव कथमबनों भावसेनद्रतीन्द्रम्‌ ॥५ 
भावसेन त्रविद्य ने अपने व्यवहार के सम्बन्ध में विश्वतत्त्व प्रकाद् के अन्त में लिखा है कि--दुर्बलो के 


>> जज ४ै हा जी हा | “5 
बज जलन 5 अनेक न लिन 
कि जलजञ जन ओ> न + ८ 


१ बाशेन्द्रिय व्योम सोममिते सवत्सरे शुभे । १०५५ । 
प्रग्योष्य सिद्धता यात सबली कर हाट के ॥ --धर्म रत्नाकर प्रशस्ति 

२. श्रवण वेलगील के सत्‌ १११५ के शिलाबेखों मे मेघचन्द त्रेबिद्य को, सिद्धान्त मे बीरसेन बटतक में अंकल देव 
और व्याकरण में पूज्यपाद के समान बतलाया हैं। और नरेन्द कौरति अँविद्य को भी- तक कक िय ? 
म्वुकहवन दिन कर मेदसिद श्रोमन्‌ नरेन्दकीति त्रेविद्य देवर,' नाम से उल्लेख किया है । अर 


जैन लेख सं० भा० ३ पृ० ६२ 


तैरहवीं भौर चौदहपी शताब्दी के विद्वात, चाचाये और कवि ४०७ 


प्रति मेरा धनुग्रह रहता है, समानों के प्रति सोजन्य, भौर श्रेष्ठों के प्रति सन्‍्मान का व्यवहार किया जाता है किन्तु 
जो प्रपनी बुद्धि के गव॑ से उद्धत होकर स्पर्धा करते हैं। उनके गवंरूपी पर्वत के लिए मेरे वचन वच्च के समान 
होते हैं ।” 
क्षीणेज्नुग्रहकारिता समजने. सोजन्यमात्माधिके, 
संमानंइतुतभावसतेन मुनिपे जेविशवेब सयि। 
सिद्धान्तोध्थ सयापि य स्वधिषणा गर्षोद्धतः केवलं, 
संस्पर्धत तदीयगर्बकुधरे बच्ञापते सदवधचः।॥ 
इनकी कृृतियों की पृष्पिकाशों और शअ्रन्तिम पद्यों में, परवादिगिरि सुरेश्वर, बादिपवंत वज्ञभृत्‌ वाक्‍्यों 
का उल्लेख मिलता है जिनसे उनके तकंश्षास्त्र में निष्णात विद्वान होने की सूचना मिलती है यथा-- 
भावसेन त्रिविद्या्यों वादिपरषंतवद्धभृत्‌ 
सिद्धान्तसार शास्त्र 5स्मिन प्रमाणं प्रत्ययीपदत ।११०२ 
इति परवादिगिरि सुरेश्वर श्रीमद्‌ भावसेन ज्विद्य देव विरचिते सिद्धान्तसारे मोक्षशास्त्रे प्रमाणनिरूपणं 
ताम प्रथम परिच्छेद:।। 
काततन्न रूपमाला के अन्त में भी उन्होने 'त्रेविद्य श्लौर वादिपवंत वज्चिणा उपाधि का उल्लेख किया है:-- 


भावसेन त्र॑ विद्येन वादिपवंत वज्निणा। 
कृतायां रूपमालायां कृदन्त: पर्यपुर्यंतः ।। 


समय 
भावसेन त्रैविद्य का अमरापुर गाव के निकट, जो प्रान्श्न प्रदेश के भ्रनन्तपुर जिले में निम्न समाधिलेख 
प्रकित है । 
“श्री घुलसंघ सेनगणवद वादिगिरि वज्खदंडसप्प । 
भावसेनत्र विद्यचऋवतिय निषिधि: ॥” 


इस लेख की लिपि तेरहवी सदी के श्रधिक श्रनुकूल बतलाई जाती है। यदि यह लिपि काल ठोक है तो 
भावसेन का समय ईसा की १३वीं शताब्दी का अन्तिम भाग होना चाहिए | डॉ० विद्याधर जोहरापुरकर ने लिखा 
है कि वेद प्रामाण्य की चर्चा में भावसेन ने 'तुरुष्क शास्त्र" को (पृ० 5५० और €८ मे) बहुजन सम्मत कहा है । 
दक्षिण भारत में मुरिलम सत्ता का विस्तार अ्रलाउद्दीन खिलजी के समय हुझ्ना है। अलाउद्दीव ने सन्‌ १२९६ 
(वि० १३५३) से १३१५ (वि० स० १३७२) तक १६ वर्ष राज्य किया है । इससे भी भावसेन ईसा की १३वीं के 
उपान्त्य में श्रौर विक्रम की १४वीं शताब्दी के विद्वान थे। ऐसा जान पड़ता है। 


रचनाए 

डॉ० विद्याधर जोहरापुरकर ने 'विश्वतत्त्व प्रकाश' की प्रस्तावना में भावसेन को दश रचनाएँ बतलाई 
है--विश्वतत्त्व प्रकाश, प्रमाप्रमेय, कथा विचार, शाकटायन व्याकरण टीका, कातन्त्ररूपमाला, न्याय सुर्यावली, भूक्ति 
मुक्तिविचार, सिद्धान्तसार, न्यायदीपिका और सप्त पदार्थी टीका। ये रचनाएँ सामने नहीं है। इसलिए इन सब 
के सम्बन्ध में लिखना शक्‍्य नहीं है । यहां उनकी तीन रचनाश्नों का सक्षिप्त परिचय दिया जाता है। 

विश्यतत्व प्रकाश--मालूम होता है यह गृद्धपिच्छाचार्य के तत्त्वार्थविषयक मंगल पद्म के 'ज्ञातार विश्व 
तत्त्वाना' वाक्य पर विस्तृत विचार किया है, इसीसे पुष्पिका में “मोक्षश्यास्त्रे विध्वतत्त्व प्रकाशे' रूप में उल्लेख किया 
है, श्लौर यह ग्रन्थ उसका प्रथम परिच्छेद है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि लेखक ने तत्तार्थ सूत्र के मगलाचरण 
पर विशाल ग्रन्थ लिखने का प्रयास किया था । इसके झ्नन्य पच्छिद लिखे गये या नही कुछ मालूम नहीं होता । 

प्रभा प्रभेष--यहू प्रस्थ भी दा्षनिक चर्चा से ओत-प्रोत है। इसके संंगल पद्य में तो 'प्रमा प्रमेय प्रकद 


०्द जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


प्रवक्ष्ये' वाक्य द्वारा प्रमाप्रमेय ग्रन्थ को बनाने की प्रतिज्ञा की गई हैं। किन्तु अन्तिम पुष्पिका वाक्य में इसे सिद्धांत- 
सार मोक्ष शास्त्र का पहला प्रकरण बतलाया हैः--/इति परवादिगिरि सुरेश्वर श्रीमद्‌ भावसेन त्रेविद्यदेव बिरचिते 
सिद्धान्तसारे मोक्ष शास्त्रे प्रमाण निरूपणः प्रथम: परिच्छेद: ।” ये दोनो भ्रन्थकर्ता की दार्शनिक कृति हैं। भौर दोनों 
ही ग्रन्थ डॉ० विद्याधर जोहरापुरकर द्वारा सम्पादित होकर 'जीवराज ग्रन्यमाला' शोलापुर से प्रकाशित हो चुके हैं । 

कातंत्ररूपमाला-- इसमें शर्ववर्माकृत कालन्त्र व्याकरण के सूत्रों के अ्रनुसार शब्द रूपो को सिद्धि का वर्णन 
किया गया है । इस ग्रन्थ के प्रथम सन्दर्भ में ५७४ सूत्रों द्वारा सन्धि, नाम, समास झौर तद्धित का वर्णन है | भौर 
दूसरे सन्दर्भ में ८०६ सूत्रों द्वारा तिझुन्त व कुदन्त का वर्णन है । 


पंडित प्रवर भ्राशाघधर 


महाकवि प्राशाधर विक्रम की १३वीं शताब्दी के प्रतिभा सम्पन्न विद्वान थे। उनके बाद उन जैसा प्रतिभा- 
शाली बहुश्रुत विद्वान ग्रन्थकर्ता भ्रौर जनधर्म का उद्योतक दूसरा कवि नही हुआ । न्याय, व्याकरण, काव्य, अ्रलकार, 
धाब्दकोश, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र श्र वेद्यक श्रादि विविध विषयों पर उनका असाधारण अधिकार था। उनकी 
लेखनी अस्खलित, गम्भीर झौर विषय की स्पष्ट विवेचक है। उनकी प्रतिभा कंबल ज॑न शास्त्रों तक ही सीमित 
नही थी, प्रत्युत अन्य भारतीय ग्रन्थों का उन्होने केवल झ्रध्ययन ही नही किया था, किन्तु “अष्टाग हृदय काव्या- 
लकार झौर भ्रमरकोश जैसे ग्रन्थो पर उन्होंने टीकाए भी रची थी। किन्तु खेद है कि वे टीकाए अरब उपलब्ध नही 
है। मालवपति प्रजु नवर्मा के राजगुरु बालसरस्वती कवि मदन ने उनके समीप काव्यशास्त्र का अध्ययन किया 
था। और विन्ध्य वर्मा क॑ सन्धि विग्नहिक मन्‍्त्री बिल्हुण कबीश ने उनकी प्रशसा की है। उन्हे महा विद्वान यत्तिपति 
मदन कीतिने 'प्रशापुज' कहा है श्रौर उदयसेन मुनि ने जिनका “नयविश्वचक्ष' 'काव्यामृतौध रसपान सुतृप्त गात्र' 
तथा 'कलिकालिदास' जैसे विशेषण पदों से श्रभिनन्‍्दन किया है। और विन्ध्यवर्मा राजा के महासान्धि विश्रहिक 
मन्‍्त्री (परराष्ट्र सचिव) कवीश विल्हण ने जिन की एकद्लोक द्वारा सरस्वती पुत्र' आदि के रूप में प्रशसा को है' । 
यह सब सम्मान उनकी उदारता श्र विशाल विद्वत्ता के कारण प्राप्त हुआ है । उस समय उनके पास श्रनेक मुनियों 
विद्वानों, भट्टारकों ने अध्ययन किया है। वादीन्द्र विशालकीति को उन्होने न्यायश्ञास्त्र का अध्ययन कराया था, 
धौर भट्टारक विनयचन्द्र को धर्मशास्त्र पढ़ाया था। श्रौर अनेक व्यक्तियों को विद्याध्ययत्त कराकर उनके ज्ञान का 
विकास किया था उनकी कृतियों का ध्यान से समीक्षण करने पर उनके विशाल पाण्डित्य का सहज ही पता चल 
जाता है। उनकी पघनगार धर्मामृत की टीका इस बात की प्रतीक है। उससे ज्ञात होता है कि पण्डित श्राशाघर जी 
ने उपलब्ध जैन ज॑नेतर साहित्य का गहरा अ्रध्ययन किया था। वे अपने समय के उद्भूट विद्वान थे, और उनका 
व्यक्तितत्व महान था । और राज्य मान विद्वान थे । 
फन्मभूमि और बंद परिचय 
प० प्राशाधर श्रौर उनका परिवार मूलतः: माडलगढ (मेवाड) के निवासी था। भ्राशाधर का जन्म वहीं 
हुआ था । अत: आशाधर की जन्मभूमि माडलगढ़ थी। वहा वे भ्रपने जीवन के दश-पन्द्रह वर्ष हो बिता पाये थे 
कि सन्‌ १२६२ (वि० स० १२४६) में शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज को कैदकर दिल्ली को अपनी राजघामी 
बनाया, भौर भ्रजमेर पर अधिकार किया । तब गोरी के झ्ाक्रमण से सत्रस्त हो और चारित्र की रक्षा के लिए वे 
सपरिकर बहुत लोगों के साथ मालवदेश की राजधानी घारा में आवसे थे*। उस समय धारा नगरी मालवराज्य 
न नल कम 





१. आद्याघर त्वं मयि विद्धि सिद्ध निसगंसौन्द्यमजयमार्य । 
सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थे परं बाच्मय प्रपञुच ॥६ 
२. म्लेच्छेशेन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुवृत्तक्षति- 
अआसादिस्ध्यनरेन्ददो: परिमलस्फूर्जस्विवर्गोजसि । 
प्राप्तो मालव मण्उले बहुपरीवार; पुरीमावसन्‌, 
यो धारामपठण्जिनप्रमितिवाष्यास्त्रे महावीरत; ६ -अनगारघर्मामृततप्रशस्ति 


तैरहवीं और चौदहवीं शताष्दी के विद्वान, आचायं और कवि '४०६ 


की राजधानी थी, ध्रौर विद्या का केन्द्र बनी हुई थी। पौर मालवराज्य का शासक परमार वंशी नरेश विन्ध्य- 
वर्मा था। महाकवि मदन की पारिजात मजरी के झनुसार उस विशाल नगरी में चौरासी चौराहे थे" । यहां 
प्रनेक देशो और दिशाश्रों से श्राने' वाले विद्वानों श्लौर कला-कोविंदों की भीड़ लगी रहती थी । यद्यपि वहा प्रनेक 
विद्यापीठ थे, कितु उन सब में ख्यातिप्राप्त शारदा सदन नामक विशाल विद्यापीठ था। वहाँ झतेंक प्रतिष्ठित श्रावकों 
जैनविद्वानों श्ौर श्रमणों का निवास था, जो ध्यान, अ्रध्ययन और अ्रध्यापन में संलग्न रहते थे। इन सब से धारा 
नगरी उस समय सम्पन्न और समृद्धि को प्राप्त थी। आशाधर ने घारा में निवास करते हुए पण्डित श्रीघर के शिष्य 
पण्डित महावीर से न्याय श्र व्याकरण शास्त्र का भ्रध्ययन किया था । 

इनकी जाति वधेरवाल थी। पिता का नाम 'सललखण' ध्लौर माता का नाम “श्री रत्नी' था। पत्नी का 
नाम सरस्वती धौर पुत्र का नाम छाहड था, जिसने अ्रजु नभूषति को श्रनुरंजित किया था? । इसके सिवाय इनके 
परिवार का श्रौर कोई उल्लेख नही मिलता। पं० झ्राशाधर झजु नवर्मा के राज्य काल में ही जैन धर्म का उद्योत 
करने के लिए धारा से नलकच्छपुर* (नालछा) में चले गये थे । 

यद्यपि प० आशद्याधर ने अपने जीवनकाल में धारा के राज्य सिहासन पर पांच राजाप्रों को बेठे हुए देखा 
था । किन्तु उनकी उपलब्ध रचनाएं देवपाल श्रौर उनके पुत्र जैतुगिदेव के राज्य काल में रची गई थी । इसीसे 
उनकी प्रशस्तियों मे उक्त दोनों राजाओं का उल्लेख मिलता है। नालछा में उस समय अश्रनेक धर्मनिष्ठ श्रावकों का 
ग्रावास था। वहा का नेमिनाथ का मन्दिर आ्रशाधर के भ्रध्ययन और ग्रन्थ रचना का स्थल था। वह उनका एक 
प्रकार का विद्यापीठ था, जहा तीस-पेतीस वर्ष रह कर उन्होने अनेक ग्रन्थ रचे, उनकी टीकाए लिखी गई, और भ्रध्या- 
पन कार्य भी सम्पन्त किया। जेनधर्म श्रौर जैन साहित्य के अभ्युदय के लिए किया गया पण्टडितप्रवर श्राशाधर का 
यह महत्वपूर्ण काये उनकी कीति को अमर रक्‍वेगा । 

सवत्‌ १२८२ में ग्राशाधर जी नालछा से सलखणपुर गये थे । उस समय वहा अनेक धामिक श्रावक रहते 
थे । मत्दह का पुत्र नागदेव भी वहा का निवासी था, जो मालव राज्य के चुगी आ्रादि विभाग में काये करता था । 
झौर यथाशक्ति धर्म का साधन भी करता था*। झाशाधघर उस समय गृहस्थाचार्य थे। नागदेव की प्रेरणा से 


आीज--+व अचनना ए++--+--- न नमन 
जज नन #-+ ५-++-+-++ल जलन न. ५अत---+--०२--+००२क क्‍नीेनम>--ज 3० लक ताज +न 5 2 


१.  चतुसशीति चलुष्प् सुरसदन पाते ''सकलदिगन्तरोपगतानेकत्रविद्य सहृदयकला-कोबिद रसिक सुकवि संकुले"। 
२ "यो घारामपठज्जिन प्रमिति वावशास्त्रे महावीरतः ॥* 
३ 'य पुत्र जाहद गुण्य रजिताजेनभूपतिम्‌ । 
४, 'श्रीमदर्ज नभूषाल राज्ये श्रावक सकुले। 
जैनधर्मोदयार्थ यों ननकच्छपुरे बसत्‌ ।। 
नलकच्छुपुर को नालछा कहते हैं। यह स्थान बारा नगरी से १० कोसकी दूरी स्थित है। वहा भ्रव भी जेस मन्दिर 
और कुछ श्रात्रको के घर है । 
५४ साधोमडितवागवंशसुमणों. सज्जन चूड़ामणोः । 
माल्हाख्यास्य सुत' प्रतीत महिमा श्री नागदेवोउभवत्‌ ॥१ 
य. शुल्कादिपदेष मालवपते” नात्राति युकतें शिव । 
श्री सल्नक्षणया स्वमाध्षितवस का आपयत: श्रियं ॥२ 
श्रीमस्केशंव सेनायवर्य घाक्यादुपेयुषा । पाक्षिक भ्रावकीमार्व तेनमालव मडले ॥!३ 
सल्लक्षशापुरे तिष्ठन्‌ गृहस्थाचार्य कुंजर: । पण्डिताशाधरो भकत्या विज्प्त: सम्यगेकदा ॥ 
प्रायेशराजकार्येथवरुद्ध धर्माश्ितस्थ मे । भाव किबिदनुष्ठेयं ब्रतमादिद्यतामिति ॥५ 
ततस्तेन समीक्षी बे परमागमविस्तरं | उपविष्ट सतामिष्टतस्थायं विधिसत्तम: ॥। 
तेनान्यैश्च यथा वक्तिभंवभीतैरनुष्ठितः । प्रंथो बुधाशाघरेरा सद्धर्मा मथों कृतः ॥७ 
विक्रमार्फ व्यशीत्यप्रद्वादक्षाब्दशतात्यये । दशम्या परश्चिमे (भागे) कृष्छो प्रसतां कथा | 
पत्नी श्री नामदेवस्थ मंद्याद्धम्मेंस नायिका। यासीद्रलत्रयविधि चरंतीनां पुरस्मरो॥ --रल्नत्रय विधि प्रशस्ति 








४१७ जैन परम का प्रातीन इतिहास--- भाग २ 


उन्होंने उसकी पत्नी के लिए “'रत्नत्रय-विधान' की रचना की थी। उसकी प्रशस्ति के चतुथे पद्च में उन्होंने प्रपने को 
'भृहस्थाचार्य कु जर' बतलाया है, जैसा कि उसके निम्न पद्य से स्पष्ट है: 
सललक्षणपुरे. तिष्ठन्‌ू गृहस्थाचार्यकृंजरः। 
पण्डिताशाधरों भकत्या विज्प्त: सम्यगेकदा ।।४॥॥ 
मालवनरेश अजु नवर्म देव का भाद्धपद सुदी १५ बुधवार स० १२७२ का लिखा हुआ्ना दानपत्र मिला है। 
उसके प्न्त मे लिखा है--“रचित्तमिद महासन्धि० राजा सलखण समतेन राजगुरुणा मदनेन*।” इससे स्पष्ट है 
कि यह दान पत्र महा सन्धि विग्रहिक मत्री राजा सलखण की सम्मति से राजगुरु मदन ने रचा। सम्भव है श्राशा- 
घर के पिता सलखण भ्रजु तवर्मा के महासन्धि विग्रहिक मत्री बन गये हों । 
पण्डित श्राशाधर गृहस्थ विद्वान थे और वे प्रन्तिम जीवन तक सम्भवत गृहस्थ श्रावक ही रहे है । हा 
जिन सहस्त्र नाम की रचना करते समय वे ससार के देह-भोगो से उदासीन हो गए थे, और उनका मोहावेश शिथिल 
हो गया था, जैसा कि उसके निम्त वाक्यो से प्रगट है :-- 
प्रभो भवांगभोगेष॒ निर्विण्णो दुखभीरुक । 
एषविज्ञापपामि त्वां शरण्यं फरुणाणवम्‌ ।१ 
भ्रद्य मोहग्रहायेशश थिल्यित्किझिच वुन्मुख 
सहस्त्र नाम की रचना स० १२८५ के बाद नही हुई वह स० १२६६ से पूर्व हो चुकी थी, क्योंकि 
जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्ति मे उसका उल्लेख है। भ्रत' वे १२६६ से कुछ पूर्व वे उदासीन श्रावक हो गये थे । 


रचनाएं 


प्रापकी २० रचनाओं का उल्लेख मिलता है। उनमे से सम्भवतः सान रचनाए प्राप्त नही हुईं । जिनकी 
खोज करने की भ्रावश्यकता है । शेप १३ रचनाओरो मे से ५ रचनाओं में रचना काल पाया जाता है । झाठ रचनाओं 
में रचनाकाल नही दिया । 

१ प्रमेपरत्ताकर--इसे ग्रन्थकार ने स्थाद्वाद विद्याका निर्मल प्रसाद बतलाया है यह गद्य-पद्यमय ग्रर 
होगा, जो श्रप्राप्य है । 

२ भरतेश्वराभ्युदय--(सिद्धयक) इसके प्रत्येक सर्ग के अन्तिम वृत्त में 'सिद्धि' शब्द आया है, स्वोपज्ञ टीका 
सहित है भोर उसमे ऋषभदेव के पुत्र भरत के श्रभ्युदय का वर्णन है। यह काव्य ग्रन्थ भी अप्राप्य है । 

हे शानदीपिका--यह सागार अ्नगार धर्मामृत की स्वोपज्ञ पजिका है, जो अब अ्रप्राप्य ही गई है। 
भट्टारक यश कीति के केशरिया जी के सरस्वती भवन की सूची मे 'धर्मामृतपजिका' आशाधर की उपलब्ध है, जो 
स० १५४१ की लिखो हुई है सम्भव हे यह वही हो, अन्वेषण करना चाहिए। 

४ राजीमती विप्रलंभ--यह एक खण्ड काव्य है, स्वोपज्ञ टीका सहित है । इसमे राजीमती और नेमिनाथ 
के वियोग का कथन है, यह भी भ्रप्राप्य है। 

है अध्यात्म रहस्य--यह ७२ इलोकात्मकग्रन्थ है, जिसे कविने श्रपने पिताकी 
प्रति भ्रजमेर के शास्त्रभडार से मुख्तार सा० को प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होने हि 
प्रकाशित किया है। यह अध्यात्म विषयका ग्रन्थ है। इसमे श्रात्मा-परमात्मा भ्रोर दोनों के सम्बन्ध की यथार्थ 
वस्तुस्थिति का रहस्य या मर्म उद्घाटित किया गया है | ब्राचार्य उन्दकुन्द ने आत्मा के बहिरात्मा, भ्रन्तरात्मा श्रौर 


परमात्मा ये तीन भेद किये हे प० झाशाघर जी ने स्वात्मा, युद्धस्वात्मा ओर परब्रह्म ये तीन भेद * 
स्वरूप तथा प्राप्ति आदि का कथन किया है । ग्रन्थ मनन करने योग्य है । हे केये है श्रौर उनके 


६ सूलाराघता टीका--यह शिवार्य के प्राकृत भगवती श्राराधना की टीका 
टीका के साथ प्रकाशित हो चुकी है । 


७ इष्टोपदेश टोफा--यह आचार्य देवनन्दी (पृज्यपाद) के प्रसिद्ध ग्रन्थ की टीका है, जो सागरचन्द्र के शिष्य 


न्थ 


भाज्ञा से बनाया था । इसकी 
नदी टीकाके साथ वोरसेवाभन्दिर से 


है। जो झ्रपराजित सूरि की 


तैरहवीं और चौदहवीं शताब्दौ के भिद्वास, भ्ायायं और कवि श्र 


मुनि विनयचद्द के प्रनुरोध से बनाई थो । झौर वह हिन्शे टोका के साय बोर सेवामन्दिर से प्रकाशित हो चुकी है । 
८ भूपाल चतुविशति टीका--यह भपाल कवि के चतुविशति स्तोन्न की टीका है, जो उक्त विनयचन्द्र 
मुनि के लिये बनाई गई थी, श्रौर बम्बई से प्रकाशित हो चुकी है । 
€ ह्राराधनासार टीका--यह देवसेन क्रे प्राकृत आराधनासार की ७ पत्रात्मक और सं० १५५८१ की 
लिखी हुई संक्षिप्त टीका है, जो उक्त विनयचन्द्र मुनि के उपरोधसे रचो गई है श्नौर आमेर के शास्त्र भडार में 
उपलब्ध है, उसका श्रांदि-अन्त भाग इस प्रकार है :-- 
प्रणम्य परभात्सान स्वशक्त्याशाधर:स्फुट: । 
आराधनासा रगृूह पदार्था कथयास्यहूं ।।१ 


विमलेत्यादि! विभलेभ्य: क्षीणकवायगुणेश्योडइतिशयेन विसला विमलतरा शुद्धतरा: गुणा परसावगाढ़ 
सम्यग्वर्शनादय: । सिद्ध जीवन्मक्त जगत्प्रतीत॑ बा। सुरसेन बंदियं--सहइ वे स्वामिशिवंतते सेना: स स्वासिका: 
निजनिज स्वाभियुक्त चतुणिकाय देवेस्तथा देवसेन नाम्ना ग्रन्थकृता नमस्क्रुतमित्यर्थ:। झ्राराहणासारं सम्पर्बर्शनादी 
मुग्योतताद्य पाय पंचका राघना तस्याः स सम्यग्दर्शनादि चतुष्टयं तया तस्ये वा राघना तयोपादेय बत्तात्‌ ॥१॥ 

बविनयचन्द्रमुनेहेंता राशाध रकवीइवर: । 
स्फुटमाराधनासार टिप्पन॑ कृतबानिदस्‌ ॥ 
उपशम इव मृत सागरन्द्रास्मुनीन्द्राइजनि विनयचन्द्र: सच्चकोरंकचन्द्र:। 
जगवमृत सगर्भा: शास्त्रसंदभंगर्भा: शुचि चरितवरिष्णो यंस्थ घिन्वतिवाच: ॥| 
एकमाराधनासार गुढार्थ (पद) बिव॒ततिः | 
शिष्ये त॑ श्रेयोथिनों बोधयितु कृतामता॥ 
श्री विनयचन्द्रार्थ मिस्याशाधर विरचिताराधनासार विवृत्तिः समाप्ता। 
शुभम्‌ स्व॒स्ति झादिजिन प्रणस्य, स ० १५८१ छ॥ 

१० अ्मरकोश टोका-यह अ्रमरसिह के प्रसिद्ध कोष की टीका है जो अभप्राप्य है। 

११ क्रियाकलाप--इसकी ५२ पत्रात्मक प्रति ऐ० पन्‍नालाल दि० जैन सरस्वती भवन बम्बई में 
उपलब्ध है । 

१२ काव्यालंकार टीका--यह रुद्रट के काव्यालंकार की टीका है । 

१३ सहस्न नाम स्वोप झविवृति सहित--यह ग्रन्थ अपनी स्वोपज्ञ विवति श्रौर श्रुतसागर सूरि की टीका 
तथा हिन्दी टीका के साथ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुका है । इस टीका की भ्रति मुनि विनयचन्द्र ने 
लिखी थी । 

१४ जिनयक्लकल्प सटीक--यह मूल ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। परन्तु इसकी स्वोपज्ञ टीका अभी 
प्रप्राप्त है। ग्रन्थ में प्रतिष्ठासम्बन्धि क्रियाओं का विस्तृत वर्णन है। महाकवि झाशाधर ने यह ग्रन्थ बि० स० 
१२८४ में परमरवक्षी राजा देवपाल के राज्य में नल कच्छपुर के तेमिनाथ चंत्यालय में पापा साधुः के श्रनुरोध से 
बनाकर समाप्त किया था। जैसा कि उसके प्रश्स्ति पद्यसे प्रकट है :-- 





१. पूरी भाथा इस प्रकार है -- 
विमलयर गुणसमिद्ध' सिद्ध सुरसेश बंदियं सिरसा । 
शमिऊंश महावीर वोच्छे आराहरणासार ॥१॥ 

२. खाडिल्यान्वय भूषणाल्हरा सुतः सागारधमरतो, 
वास्तव्यों मलकच्छ चारमभरे कर्सा फ्रोपक्रियाम्‌ । 
सर्वेज्ञाचंनपा अदानसमयोद्योत प्रतिष्ठाग्रणी., 
पापासाधुरकायत्पुनरिम कुत्वोपरोध मुहु: ॥--जिन यज्ञकल्प प्र ० 


'3७४3५33.-५3००७७3. “कर. ९०७. 
जनक निज न-न न नल जन-+-क+--+ 
नकल लक नल न 





४१२ ,. जैन धर्म का प्राचौन इतिहास--भाग १ 


विक्रम वर्ष सपंचाशीसि द्वादशशतेध्वतीतेषु । प्राश्विनसितान्त्यदिवसे साहसमल्ला पराख्यस्थ । 

श्रीवेषषाल नुपते. प्रभारकुलशेखरस्य सौराज्ये, नल कच्छपुर सिद्धो ग्रल्थोयं नेमिनाथचेत्यगृहे ॥२०॥। 

१४ त्रिषष्टि स्मृतिश्ञास्त्र सटीक--इसमे तिरेसठ शलाका पुरुषा का चरित जिनसेनाचाय के महापुराण के 
झ्राघार से अत्यन्त सक्षेप मे लिखा गया है | इसे पंडित जी ने नित्य स्वाध्याय के लिये, जाजाक पण्डित की प्रेरणा से 
रचा था! । इसको भ्राद्यप्रति खण्डलवाल कुलोत्पन्त धीनाक नामक श्रावक ने लिखी थी । कवि ने इस ग्रन्थ की रचना 
वि० स० १२६२ में समाप्त की है, जेसा कि उसकी अन्तिम प्रशस्ति के निम्न पद्मों से प्रकट है :-- 

प्रमारवशवार्धीन्दुदेवपालन्‌पात्मजे । भ्रीमज्ज॑तुगिदेवेडसि स्थास्नावन्तीमवत्यलम्‌ ॥१२ 
नलकच्छपुरे भीमन्ने मिचेत्यालयेडसिधत्‌ । प्रन्थोध्य द्विनवद्धयेकविक्रमाकंसमाप्तये ॥।१३ 
नित्यमहोद्योत--यह जिनाभिषंक (स्नान श्ञास्त्र ) श्रुतसागर सूरिका टीका के साथ प्रकाशित हो चुका हे । 

१६ रत्नन्नय विधान--यह ग्रन्थ बहुत छोटा-सा है श्रार गद्यमे लिखा गया हूं, कुछ पथ भी दिये हे । इसे 
कवि ने सलखण पुर के निवासी नागदव को प्रेरणा से, जा परमारवशी राजा देव पाल (साहुसमल्ल) के राज्य में 
शुल्क विभाग में (चुगी झ्रादि टेक्‍्स के कार्य मे) नियुक्त था, उसकी पत्नी के लिये स० १२८२ में बनाया था। जैसा 
कि उसकी प्रशस्ति के निम्न पद्यसे प्रकट है --- 

विक्रमार्क व्यशीत्यप्रद्वादशाब्वशतात्यये । दशम्या पश्चिम (भागे) कृष्ण प्रथता कथा ८ 
पत्नी श्रीनागदेवस्थ नंद्याद्धम्मेंण यायिका। तासीद्रत्नश्र्यावधिचरतीना पुरस्मरों ॥६ 
१७-१८ सागरधर्मामुत की भव्यफुमुदचन्द्रिका टीका-- 

सागारधर्म का वर्णन करने वाला प्रस्तुत ग्रन्थ पड़ित जी ने पौरपाटान्वयी मदहोचन्द साधु की प्ररणा से 
रचा था और उसीने इसकी प्रथम पुस्तक ।लखकर तंयार की। इसकी टीका की रचना वि० स० १२६६ मे पाष- 
बदी ७ शुक्रवार को हुई है! । इसका परिमाण ४५०० इलोक प्रमाण है। 

१६-२० प्रनगार धर्मामृत की भव्य कुमुद उन्द्रिका टीका-- े 

कवि ने इस ग्रन्थ की रचना ६५४ इलोकों में की है। धणचन्द्र श्लोर हरिदेय की प्रेरणा से इसकी 
टीका की रचना बारह हजार दो सी इलाको मे पूर्ण की है, और उसे बि० स० १३०० में कातिक सुदो ५ सोमवार 
के दिन समाप्त की थी | टीका पडित जी के विशाल पाडित्य की द्योतक है । इसके ग्रध्ययन मे उनके वि्ञाल अध्ययन 
का पता चलता है| माणिकचन्द ग्रन्थमाला से इसका प्रकाशन सन्‌ १६१६ में हुआ था । मूलग्रन्थ और सम्दूत टोका 
दोनो ही श्रप्राप्य है। भारतीय ज्ञानपीठ को इस ग्रन्थको सस्क्ृत हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित करना चाहिये। 
ग्रन्थ प्रभेय बहुल है। 


नरेन्द्रकोति त्रेविद्य--- 


भूलसंघ कोण्डकुन्दान्वय देशीयगण पुस्तक गच्छ के प्राचार्य सागर नन्दि सिद्धान्त देव के प्रशिष्य भर मुनि 
पुज्ुव श्रहंनन्दि के शिष्य थे। जो तक, व्याकरण और सिद्धान्त शास्त्र मे निपुण होने के कारण जेविद्य कहलाते थे । 
इनके सधर्मा ३६ गुणरण्डित श्र पचाचार निरत मुनिचन्द्र भट्टारक थे। इनका शिष्य देव या देवराज था। यह 
देवराज कौशिक मुनि की परम्परा मे हुआझ्ला है। कड॒चरिते के देवराज ने सूरनहल्लि में एक जिन मन्दिर बनवाया 
था । उसको होयसल देवराजने सूरनहल्लि' ग्रामदान में दिया था | श्रत: उसने सूरनहल्लि ४० होन में से १० होन 
इसके लिये निकाल दिये, भ्रौर उसका नाम “पारवंपुर' रख दिया। देवराज ने मुनिचन्द्र के पाद प्रक्षालन पूर्वक भूमि- 


दात दिया ! 





तु ० ७३५०५७५५५५०००-+न ० --+--न>«--ल--मण»-+ा-म>नक»+3कन- कक -+९०> कलम 





२. सक्षिप्यता पुराणानि नित्य स्वाष्याय सिद्धये । 
इति पंडित जाजाकादिशप्ति) प्रे रिकात्र में ॥--त्रिषष्ठि स्पृतिश्ास्त्र 


तैरहवीं और चौदहबीं ध्वताब्दी के. विद्वात, आचाय और कवि ४१३ 


लुईसराइस के प्रनुसार इस लेख का समय ११५४ ६० है। यही समय सन्‌ ११५४ (वि० स० १२११ 
नरेन्द्रकीति जैविद्य श्रौर उनके सधर्मा मुनिचन्द का है। 


वासवसेन 
मुनि वासवसेन ने अपना कोई परिचय नहीं दिया। और न ग्रन्थ में रचना काल ही दिया। इनको एक 
मात्र कृति यशोधर चरित है। उसमे इतना मात्र उल्लेख किया है कि बागडान्वय में जन्म लेने वाले वासवसेन की यह 
कृति है--'कृति वासवसेनस्प बागडान्वय जन्मनः ४ ग्रथ ८ सर्गात्मक एक खण्ड काव्य है। जिस में राजा यशोधर 
शभौर चन्द्रमती का जीवन भ्रकित किया गया है। यशोघर का कथानक दयापूर्ण श्रौर सरस रहा है। इसी से यशोधर 
के सबंध मे दिगम्बर-श्वेताम्बर विद्वानों ओर श्राचार्यो ने प्राकृत सस्कृत भाषामे श्रनक ग्रथ लिखे है । वास्तव में ये 
काव्य दयाधर्म के विस्तारक है। इनमे सबसे पुराना काव्य प्रभजन का यशाधर चरित है । इस चरित का उल्लेख 
क्वलयमाला के कर्ता उद्योतनसूरि (बि० स० ८३५ के लगभग) ने किया है' । कविवासवर्सन ने लिखा है कि पहले 
प्रभजन और हरिपेण आदि कवियों ने जो कुछ कहा है वह मुझ बालक से कंस कहा जा सकता है । 
प्रेमी जी ने लिखा हे कि विक्रम स० १३६४५ में गधर्व ने पुष्पदन्त के यशोधरचरित मे कौल का प्रसंग, 
विवाह और भवांतर कथन चरित में शामिल किया है उसका उन्होंने यथायस्थान उल्लेख भी कर दिया है । कवि गधर्व 
ने पहली सधि के २७ वे कडब॒क की ७६वीं पक्ति में लिखा है कि--'जें वासवर्सोण पुथ्वरइउठ, त पेक्खवि गंधव्वेण 
फहिउ' । इससे स्पष्ट है कि वासवसेन का यशोधर चरित पहले रचा गया था, उसे देखकर ही गधव कवि ने लिखा 
है । इस उल्लेख से इतना स्पष्ट हो जाता है कि वासवसेन वि० सं० १३६४ से पूर्व वर्ती विद्वान है, उससे बाद के 
नही । सभवतः वे विक्रम की १३वीं शताब्दी के विद्वान हो । 


वादीख विशालकौति 

बडे भारी वादी थे । इन्हे पण्डित आशाधर जी ने न्यायश्ञास्त्र पढाया था। वे तकंशास्त्र मे निपुण थे, भ्ौर 

धारा या उज्जैन के निवासी थे। यह धारा या उज्जन की गद्दी देः भट्टा रक थे इनके शिष्य मदनकीति थे। श्रपने गरु 
के मना करने पर भी मदनकीति दक्षिण देश की ओर कर्नाटक चले गए थे। वहा पर विद्वत्प्रिय विजयपुर नरेश 
कुन्तिभोज उनके पाण्डित्य पर मोहित हो गए । फिर वे बहा से वापिस नही लौटे । विशालकीतति ने उन्हे अनेक पत्रों 
द्वारा प्रबुद्ध किया किन्तु वे टस से मस नही हुए। तब विशालकीति जी स्वय दक्षिण की ओर गए । वे कोल्हापुर गये 
हो, श्रौर सम्भवतः उन्होंने मदनकोति को साक्षात्प्रेरणा की हो, श्रोर उससे सम्प्रबुद्ध हुए हो। सोमदेव मुनि कृत 
दब्दार्णवचन्द्रिका की प्रशस्तिः से ज्ञात होता है कि कोल्हापुर प्रान्तान्त्गंत प्रजु रिका नाम के गाव मे शक स०११२७ 
(बि० स० १२६२) में श्री नेमिनाय भगवान के चरण कमलो की प्लाराधना के बल से श्रौर वादीभवज्ञाकुश 











१ सत्तूरा जो जसहरों जसहर चरिएण जणाबए पयडो । 
कलिमलपभजणोब्विय प्रजणो आसि रायरिसी ।कुवलयमाला 

२ प्रभ॑जनादिभिपूर्व हरिषेशसमन्वित: | 
सदुक्तं तत्कथं दक्य मया बालेन भाषितुम्‌ ॥ यशोधरचरित 

३ स्वस्ति श्रीकोल्लापुर देझास्तवेतत्यार्जुरिकामहास्थानयुधिष्ठिरावतार महामण्डलेइ्ब€ गंडरादित्यदेव निर्मापित त्रिभुवन- 
तिलक जिनालये श्रीमत्सरमपरमेप्ठि श्री नेमिनाथ श्रीपादपद्माराधवब लेन वादीभवजाकुश श्रीविशालकोति पण्डितदेव 
बंयावृत्यतः श्री मच्छिलाहारकुलकमलमातंण्डतेज; पुृञ्जराजाधिराजपरमेदवरपरमभट्टारक परद्चिमचक्रवरति श्रीवीर- 
भोजदेव विजयराज्ये कक वर्षफसहस कशतसप्तविशति ११२७ तम ओधन सम्बत्सरे स्वस्तिसमस्तानवच्य विद्याचक्रवर्ति 
श्री पृज्यपादानुरक्त्रेतसा श्रीमत्सोमदेवमुनीएबरेश विरखितेयं;क्षब्दारं वचन्द्रिका ताम वृत्तिरिति । 

जैन ग्रन्थ प्रशस्ति सं० भा० ह पृ० १६६ 


डर जन धर्म का प्राचौन इतिहास---भाग रै 


विशालकीति पण्डितदेव की वैयावृत्य से शब्दाणंवर्चा.द्रका को रचना को थी । उस समय वहा शिलाहारवंशीय बीर 
भोजदेव का राज्य था। राजशेखर सूरि के 'चतुविशति-प्रबन्ध' में वणित विजयपुर नरेश कु,तिभोज और सोमदेव 
द्वारा वणित बीर भोजदेव दोनों एक ही है। प्रत वादीन्र विशालकीति का समय स० १२६० से १३०० के मध्य 
तक जानना चाहिए। इस उक्ष्तेल से विशालको्ति का कोल्हापुर के आस-पास जाना निश्चित है 


सुनि पूर्ण भद्र 

यह मुनि गुणभद्र के शिष्य थे । इन्होंने श्रपनी कृति 'सुकमालचरिउ की अन्तिम प्रशस्ति में झ्रपनी गुरु 
परम्परा का तो उल्लेख किया है किन्तु सघगण-गच्छादिक का कोई उल्लेख नही किया। गुजरात देश के सुप्रसिद्ध 
नागर मडल के निवासो वीरसूरि के विनयशील शिण्य मुनिन्द्र थे। उनके शिष्य कुसुमभद्र हुए, और कुसुम भद्र के 
शिष्य गृणभद्र मुनि थे, श्रोर गृणभद्र के शिष्य पूर्ण भद्र थे। ग्रन्थ मे कवि ने रचना काल का कोई उल्लेख नहीं किया । 
ऐसी स्थिति मे समय का निश्चित करना कठिन है । 

श्रामेर शास्त्र भंडार की यह प्रति स०१६३२ की प्रतिलिपि को हुई है। इससे मात्र इतना फलित होता है 
कि सुकमाल चरित की रचना स० १६३२ से पूर्व हुई है । 

णेमिणाह चरिउ' के कर्ता कवि दामोदर ने अपने गुरु का नाम महामुनि कमलभद्र लिखा है। जो गुणभद्र 
के प्रशिष्य थे। और सूरसेत मुनि के शिष्य थे। यदि दामोदर कवि द्वारा उल्लिखित गणभद्र और मुनि पूर्ण॑भद्र के 
गुरु गृणभद्र की एकता सिद्ध हां जाय तो इस पूर्ण भद्र का समय विक्रम की १३ वी शताब्दी का मध्यकाल हो सकता 
है; क्योकि दामोदर ने नेमिनाथ चरित की रचना का समय स० १०८७ दिया है, दामोदर गूजरात से सलखणपुर 
झ्ाये थे। और मुनिपूर्ण भद्र भी गुजरात देथ के निवासी थे । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम 'सुकमाल चरिउ' है। जिसमें छह सधियां है, जिनमे अवन्ति नगरी के सुकमालश्रेष्ठी 
का जीवन परिचय भ्रकित है जिससे मालूम होता है कि उनका शरीर अत्यन्त सुकोमल था। पर वे उपसर्ग और 
परीषहो क॑ सहने में उतने ही कठोर थे। उनके उपसर्ग की पीडा का ध्यान आते ही शरीर के रोगठे खड़े हो जाते है । 
प्रन्तु उस साधु की निस्‍्प्टहता ओर सहिष्णुता पर आ्राइचर्य हुए बिना नही रहता, जब गीदडी श्रौर उसके बच्चों 
द्वारा उनके शरोर के खाए जाने पर भी उन्होंने पीडा का अनुभव नहीं किया, प्रत्युत सम परिणामों हारा तश्वर 
काया का परित्याग किया। ऐसे परीषहजयी साधु के चरणों में मस्तक झ्नायास भुक जाता है । 


गुणवर्स (द्वितीय) 

कवि का निवास कूँडि नामक स्थान में था। इसके गुझ बढ़ी मुनिचन्द्र जान पड़ते है जो कारतिवो्य नरेश 
के गुरु थे। कातिवीय अझहितद्ष्मभूद्दद्म' रोेनापति शान्तिवर्म कवि का पोपक था। गृणाब्जवन कलहस, कवितिलक, प्रौर 
काव्यसत्कलाणव मृगलक्ष्मी आदि विरुद थे। कवि की दो रचनाएँ उपलब्ध है, पुष्पदन्त पुराण और च॒द्र नीथाष्टक 
पुष्पदन्त पुराण में ६ वे तीर्थंकर का चरित्र चित्रण किया गया है। उसमे अपने से पूर्ववर्ती कवियों का स्मरण करते 
हुए कवि ने जन्त कवि (सन्‌ १२३० ई०) का गुणगाल किया है। इससे स्पप्ट है कि कवि जन्य के बाद हुआ है। 
और सन्‌ १२४५ ई० के मल्लिकाजु न ने अपने 'सूक्तिसुधार्णव' मे पुष्पदन्त पुराण के पश्च उद्धत किए है। इससे यह 
कवि मल्लिकार्जुन से पहले हुआ है। भ्रतएव इसका समय सन्‌ १२३५ ई० जान पड़ता है । कि को रचना सुकर झौर 
प्रसाद गुणयुक्त है । 


फैंसलमव 


मूलसध कुन्दकुन्दान्बय 3 8/22/ पुस्तक गच्छ के आचाय॑ माघनन्दि का शिष्य था | इसके दो बिरुद थे, 
कवि कजगर्म, भ्ौर सूक्तिसन्दर्म गर्भ । कवि की एक मात्रकृति शान्ती३वर पुराण है। इसने श्रपने से पूव॑वर्ती कवियों में 


लैरंहुबीं और चौदहवीं झताब्दी के विहान, भ्राचायं और कवि ४१५ 


जन्न कवि का स्मरण किया है। झौर मल्लिकार्जुन ने सूक्तिसुधार्णव में शान्तीश्वर चरित के पद्य उद्धत किए है। इस 
कारण इसका समय भी सन्‌ १२३५ ई० के लगभग जान पड़ता है। 


ग्रभवचनद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 


मूलसंघ, देशिय गण, पुस्तक गच्छ कुन्दबुन्दाब्यय कीइगलेश्वरीय शाखा के श्रीसमुद।य मे माघनतद भाट्रक 
हुए | उनके दो शिष्य थे, नेमिचन्द्र भट्टारक और झभयचन्द्र से द्धान्तिक । प्रस्तुत प्रभयचन्द्र संद्धान्तिक बालचन्द्र पण्डित 
देव के श्रुत गुरु थे” गोम्मटसार जीवकाण्ड की मन्द प्रबोधिका टीका मे भ्रभयन्द्र ने बालचन्द्र पण्डित देव का उल्लेख। 
किया है* । प्रभयचन्द्र सूरि छन्द, न्याय, निषण्टू, शब्द, समय, प्रलकार और प्रमाण ज्षास्त्र के प्रकाण्ड विद्ान थे* 
श्रुत मुनि ने प्रभयचन्द्र सैद्धातिक को भावसग्रह में शब्दागम, परमागम, भ्रोर तर्कागम, का ज्ञाता, श्रौर सब वादियों 
की जीतने वाला बतलाया है” । इन सब उल्लेखो से झ्रभयचन्द्र के व्यक्तित्व का ब्राभास मिलता है। प्रस्तुत प्रभय- 
चन्द्र शौर बालचन्द्र बही है जिनकी प्रशसा वेल्लूर के शिलालेखों मे की गई है” । इनका स्वर्गवास शक वर्ष १२०१ 
स० १२७६ मे हुप्ना है' । झ्त. अ्रभयचन्द्र ईसा की १३वीं सदी के विद्वान है। गोम्मट सार की कनडी टीका के कर्ता 
के शववर्णी इन्ही प्रभयचन्द्र सूरि के शिष्य थे । इन्होने अपनी कनड़ी टीका भ० धर्ंभूषण की प्राज्ञानुसार शक सं० 
१२८१ (सन्‌ १३५६ ई०) में की है । 
रचनाएं 


प्रस्तुत प्रभयचन्द्र दर्शन शास्त्र के विद्वान थे । इन्होने अकलक देव के 'लघीयस्त्रय' की 'स्थाद्राद भषण' तामक 
तात्पय व॒त्ति के प्रारम्भ में जिनेन्द्र के विकेषण के रूप में अकलक और श्रनन्तवीर्य का नामोल्लेख किया है । प्रस्तुत 
प्रभयचन्द्र ने झाचार्य प्रभाचन्द्र के न्याय कुमुदचन्द्र को देखकर उक्त वृत्ति बनाई थी। जंसा कि उनके 'अकलक प्रभा 
व्यक्तम्‌' वाक्य से जान पड़ता है। यह प्रभाचन्द्र के बाद के विद्वान है। 

इनकी बनाई हुई गोम्मटसार जीवकाण्ड की मन्दप्रबोधिका टीका ३८३ गाथा तक ही उपलब्ध है। इस 
टीका में मोम्मटसार पजिका टीका का उत्लेख निम्न शब्दों में है -- 

“झथवा सम्मूछन गर्भोपपादाना श्रित्य जन्म भवतीति गोस्मट पंजिका कारादीनामभिप्राय. ।” (गो०जी० 
मन्द प्र० टीका गा० ५३)। इस पजिका टीका की १ प्रति उपलब्ध है। इस पजिका के कर्ता गिरिकीति हैं। यह्‌ 
पजिका गोम्मटसार की रचना से सौ वर्ष बाद बनी है। जैसा कि उसकी निम्न प्रशस्ति गाथा से स्पष्ट है :-- 

सोलहसहियसहस्से गयसककालेपवडुमाणस्स । 
भावसभमस्ससमत्ता कत्तियणंदीसरे एसा॥॥६ 


क++ ..................._. -... -- #ह> न्चिनओअिीणनयिलजजललनि-:ऊण--++++_-++++++--- - --+ ७७.०० क्ललन्नलल न रे टन ननन- ४ "है --नननननने ०० +>नमान ज+ अनभिनजरलाओ ५ लभयन हे. ७3... अिनन2ररभगरनतअ>ओ ८>--+-ज+- न तनमन पपननकन-ब०+क 3००५० 


१. जन शिलालेख स० भा० ३ लेख ५२४ पृ० ३७१ 
२. गोम्मठसार जीवकाण्ड टीका कलकत्ता सस्करण १० १५० 
३. छन्दो-न्याय-निषण्दु शब्द समयालडूर षट्खण्डवागू- 

भूचक्र विवृत जिनेन्द्र हिमवज्ञात-प्रमाणद्यी । 

गड्भा-सिन्धु-युगेन-दुर्म्मत-खगोर्वी भृज्िदा यत्‌ स्वधी- 

चक्राकान्त मतो5भयेन्दु-पतिप, सिद्धान्तचक्राधिप' ॥। 

जेनलेख सं० भा० रे ले० ५२४ पृ ३७१ 

४. सदह्ागम-परमागम-तक्‍्कागस निरवसेस वेदी हु । 

विजिद-सयलण्णवादी जयउ जिरं अभयसूरिसिद्धती ॥ --भावसंग्रह प्रशस्ति 
४. एपिग्राफिया कर्शांटिका जिल्द ५ संख्या १३१-३३ 
६. जेन लेख सं० भा० रे लेख नं० ५२४ १०३७१ 


४१६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


पंजिका का रचना काल शक स० १०१६ ( वि० स० ११५१) कातिक शुक्ला है । 

कर्म प्रकृति संस्कृत गद्य- यह भी इन्हीं की कृति है, जिसमे संक्षेप में कम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
है । द्रव्य कर्म के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश भेदो का उल्नेख करते हुए मूल ज्ञानावरणादि झाठ झौर उत्तर 
१४८ प्रकृतियों के स्वकूप श्र भेदा का वर्णन किया है। ओर अन्त में पाँच लब्धियों तथा चौदह गुणस्थानों का 
कथन किया हैं। प्रन्य इनकी क्‍या क्ृतियाँ है यह अन्वेषणीय है। यह ईसा को १३ वो शताब्दी के भ्रन्तिम चरण 
के, और क्िक्रिम को १४वीं शताउदो के विद्वान है । 

गोम्मटसार की कनड़ी टीकाकार केशववर्णो इन्ही अभयचद्ध के शिष्य थे। केशवबर्णी ने गोम्मट्सार की 
जीवतत्त्व' प्रबाधिका कनडोबृत्ति भट्टारक धघरमंभूषण के आदिशानुसार शक स० १२१८१ (सन्‌ १३५६ ई०) में 
समाप्त की थी । 


भानुकीति सिद्ध न्तदेव 
यह मूल संघ कुन्दकुन्दान्वय काणूरगण तिन्त्रिणी गचछ के विद्वान्‌ भ्राचारय्य पद्मनन्दी के प्रशिष्य भ्रौर ' मुनि 
चन्द्रदेव यमी के शिष्य थे । जो न्याय व्याकरण और काव्यादि श्ञास्त्रो मे पारगत थे। मन्त्र तत्न मे बहुत चतुर थे । 
बन्दणिका तीर्थ के श्रधिपति थे जेसा कि तेवर तेप्प के शिलालेख के निम्न पद्य से प्रकट है '-- 
श्रीमन्मुलपदादि-संघ-तिलके श्रीकुन्डकुन्दान्वये, 
काणर-न्नास-गणोत्स-गत्सशभगे-भू सिन्त्रिणी काह्नये। 
शिष्य: श्री मनिचन्द्र देव यमिनः सिद्धान्त-पारड्धयो , 
जीयाद वन्दणिका-पुरेश्वरतया श्री भानुकीतिम्मुनि: ॥। 
इन भानुकीति सिद्धान्त देव को विज्जलदेव की पुत्री अलिया ने शक वर्ष १०८१ के प्रमाथि स+त्सर की पूष 
शुक्ला चतुर्दशी शुक्रवार को, सन्‌ ११५६ बि० स० १२१३ मे) होन्‍्नेयास के साथ इस सुन्दर मन्दिर को भूमियों का 
दान दिया था' । 
नागर खण्ड के सामनन्‍्त लोक गावुण्ड ने सन्‌ ११७१ ई० (वि० स० १२२८) में एक जैन मन्दिर का निर्माण 
कराया, और उसकी शअ्रष्टप्रकारी पूजा के लिये उक्त भानुकीति सिद्धान्त देव को भूमि दान की थी 2 । 
शक १०६६ (सन्‌ ११७७ ई० वि० स० १२३४) में सद्थू गावुण्ड देकि सेट्टि के साथ मिलकर एलम्बलिल्‌ 
में एक जिनमन्दिर बनवाया और ज्यान्तिनाथ वसदिं की मरम्मत तथा मुनियों के आहार दान के लिए उक्त भानु- 
कीति सिद्धान्त देव को भूमि दान दिया? । 
मुनिचन्द्र सिद्धान्त देव के शिष्य भानुकीति सिद्धान्त देव को राजा एकक्‍्कल ने कनकजिनालय के साथ-साथ 
चालुक्य चक्री जगदेव राजा के राज्य में राजा एक्कल ने सन्‌ ११३६ (वि० स० ११९६) में भूमिदान दिया ४ । 
इन सब उल्लेखो से ज्ञात होता है कि भानुकीति सिद्धान्तदेव उस समय प्रासद्ध विद्वान थे। यह ईसा की 
१२वीं और विक्रम की १३वीं शताब्दी के विद्वान थे । 


मुनिच न्द्र 
मुनिचद्र गुणवर्म द्वितीय के शिष्य थे । इन्होने भ्रपने पुष्पदन्त पुराण में उभय कवि कमलगर्ग कहकर स्मरण किया 
है प्रोर महाबलि कवि (१२५४) ने नेमिनाथ पुराण में--'भ्रखिल तर्क तत्र मत्र व्याकरण भरत काव्य नाटक प्रवीण' 











(4४० न»» कक ० हे 
लत ता अत ऑन ७0 जम->मम>-आ 


१. जैन लेख संग्रह अ० ३ पृ० ११७ 
२, जैन लेख सं० भा० हे पृ० १४२ 
है. वही भा० ३ पृ० १७० 

४. जैन लेख स० अ० दे पृ० ३१-३२ 


तैरहबीं और चोदहुवीं शताब्दी के आचार्य, विद्वान और कवि ४१७ 


लिखकर प्रशंसा की है। इनके उभय कवि विशेषण से मालूम होता है कि ये संस्कृत और कनडी दोनों भाषाओ्रों के 
कवि और ग्रंथकर्ता होगे, परन्तु श्रमी तक इनका कोई भी ग्रथ उपलब्ध नही है सौदत्तिके शिलालेखों में जो शक 
संवत्‌ ११५१ भ्रौर सन्‌ १२२६ के लिखे हुए हैं प्रौर जो रायल एशियाटिक सोसाइटी बाम्ब्रे ब्राचके जनंल मे मुद्रित 
हो चुके है। मालूम होता है कि ये रह्टराज कातंवीयं के राजगुरु थे। और गृहस्थ प्रवस्था मे उसके पृत्र लक्ष्मोदेव को 
इन्होने शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनो को शिक्षा दो थो। लक्ष्मीदेव के समय में ये उसके सचिव या मत्रो भी 
रहे हैं । यह बडे ही बीर और पराक्रमी थे। इसलिए इन्होने शत्रुओ को दबाकर रट्टराज की रक्षा की थी सुगन्धवर्ती 
१२ का शासन लक्ष्मीदेव चतुर्थ की श्रधीनता मे रट्टों के राज़गुरु मुनिचद्र देव के द्वारा होता था। इस कारण उन्हे 
रट्रराज प्रसिष्ठाचायं की उपाधि भी प्राप्त हुई थी । इनके समय में रट्राज के शातिनाथ, नाग और मल्लिकाजु न भी 
प्रामात्य रहे है। जो मुनिचद्र के सहायक या परामशंदाताओं मे से थे। इससे स्पष्ट है कि मनिचद्र का समय शक स० 


१०५१ सम्‌ १९२६ (वि० स० १२६८६) है! (जन लेख स० भा० ३ पृ० ३२२ से ३२६ तक ) 


अ्रजितसेन 
इस नाम के अनेक विद्वान हो गए हैं।' उन सबमे प्रस्तुतअञ्रजनसेन गेनगण के विद्वान आचाये और तुलु 
देश के निवासी थे क्योंकि श्रूगार मजरी की प्रुष्पिका मे--श्री सेनगणग्रागण्य तथों लक्ष्मी विराजिताजितसेन देव! 
यतीश्वर विरचित श्वूगार मजरी नामालकारोयम्‌ ।“-सेनगण का श्रग्रणी बतलाया है । 
इससे श्रजितस्ेन सेनगण के विद्वान थे यह सुनिश्चित है । 
ग्राचाय अजितसेन की दो रचनाएँ उपलब्ध है। श्रूगार मजरी और अलकार चिन्तामणि । 
शत गार मंजरी--यह छोटा-सा अलकार ग्रन्थ है । इसमे तीन परिच्छेद है, जिनमे सक्षेप में रस-रीति और 
प्रलंकारों का वर्णन है। यह ग्रथ'. अजितमेनाचार्य ने शीलविभूषणा रानो बिद्दुल देवी के पुत्र, 'राय' नाम से खु्यात 
सामवशी जेन राजा कामिराय के पढ़ने के लिग्रे बताया था जैसा कि उसकी प्रशस्ति* के निम्न पद्मों से प्रकट है .-- 
राज्ञो विट्ठल देवोति ह्याता शीलविभूषणा । 
तत्पुत्र: कामिरायार्यों 'राय' इत्येव विश्वुतः ।४६ 
तद्भूमिपालपाठार्थमुदितेयमल क्रिया । 
सक्षेपेण बुधह्वंषा यद्धात्रास्ति (*) विशोध्यताम्‌ ॥४६ 
प्रस्तुत कामिराय सोमवशी कदम्बी की एक शाखा वगवंश के नाम से विख्यात है। प० के भजबली 
शास्त्री के भ्रनुसार दक्षिण कनन्‍नड जिले के तुन्दिप्रदेशान्त्गंत वगवाडि पर इस वश का शासन रहा है। उक्त प्रदेश के 


बन गगमगनन3>-++.>-+ निभाना बे अनबन +२०७०+५-०-०--५०-२०००००-०७“ ३+कजकाओ लक 


१. एक अजितमेन द्रमिल सघ में नन्दि सध अरूड्डलान्बय के विद्वान्‌ मुनिय थे। जो सम्पूर्ण शास्त्रों मे पारगत 

थे। मूइहल्लिका का यह लेख सभवत, (लू० राइस) के जनुतार ११७० ई० का है । 
दूसरे अजितसेन आरयंप्तेत के शिष्य थे, बड़े विद्वानू, सौम्यमूति, राज्यमान्य प्रभावशाली वक्ता और बकापुर विद्यापीठ क 

प्रधान आचाय थे । गगवशी राजा मारसिंह के गुरु थे । मारसिह ने बकापुर में समाधि मरण द्वारा शरीर का परित्याग किया था। यह्‌ 
चामुण्ड राय के भो गुरु थे, जो मारसिह के महामात्य और सेनापति थे । गोम्मटसार के कर्ता नेभिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने उन्हे ऋद्धि 
प्राप्ती गणाघर के समान गुणी और भुवन गुरु बतलाया है । इनका समय विक्रम की १०वीं झताछ्दी का है । 

तीसरे अजितसेन वे हैं जिनका उल्लेख मल्लिषेण प्रदस्ति मे पाया जाता है। यक्त प्रशस्ति शक स० १०४० मे उत्कीरं को 
गई है। उसमे अजितसेन को ताकिक और नेया के बतलाया है। इनकी उपाधि वादीभ सिंह थी । 

चौथे भ्रजितसेन वे हैं । जिलका सन्‌ ११४७ के लेख में उत्लेख है जिनका शिष्य बड़ा सर्दार पर्माद्धी था। उसका जेप्ठ पुन्र 
भीमप्पा, भार्या देलव्या से दो पुत्र हुए । मगनीसेटठी, मारीसेट्ठी, मारीसेट्ठी ने दोर समुद्र में एक जिन मन्दिर बनवाया था। अजित- 
सेन नाम के और भी विद्वान हुए हैं, जिनका फिर कभी परिचय लिखा जायगा। 

२. जैन ग्रथ प्रशस्ति सं० वीर सेवामन्दिर भा० १, सन्‌ १६४४ प्‌ृ० ६० 


४१्द जैन धर्म का प्राथीन इतिहास--भाग रे 


जैन राजवशो में यह वश मान्य रहा है। इस वश के प्रसिद्ध राजा वीर नरसिंह (सन्‌ ११५७-१२०८ ई०) के बाएँ 
चंन्द्रशेवर वग सन (१२०८-१२२४ ई०) जो वीर नरसिह का पुत्र था । इनके छोटे भाई पाण्डेय वग ने सन्‌ (१२२४- 
१२३६ ई०) तक राज्य किया । इसके प्रनतर पाड्य वंग की बहिन रानी बिद्दुलदेवी (१२३९-१२४४ ई०) तक 
राज्य का सचालन किया भर उसके बाद उसका पुत्र कामिराय जो पाण्ड वग का भाग्नेय था सन्‌ १२४४ में सिहासना- 
रूढ हुआ । श्रौर उसने १२६४ ई० तक राज्य किया। इन्ही कामिराय की प्रेरणा से विजयवर्णो ने श्वुगारणंव- 
चन्द्रिका का निर्माण किया | 
झ्रलंकार चिन्तामणि--यह भ्रलकार का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
जो प्रजितसेनाचाय की काव्य लक्षणविषयक घारणा का समच्वयात्मक रूप है। उन्होने लिखा है कि 
--काव्य बब्दालकार तथा भ्र्थालकार से मुक्त, नवरसों से समन्वित, रीतियो के प्रयोग से मनोरम, व्यंग्यादि श्रर्थों 
से सम्पन्न, दोष विरहित होना चाहिये । कवि के अनुसार काव्य ग्रथ में दो बातो का होना आवश्यक है। उभयलोको- 
पकारी और पुण्यधर्म के प्राप्त करने का साधन । ज॑सा कि ग्रन्थ के निम्न पद्म से स्पष्ट है :-- 
शब्दार्थालंकृतीद्ध/ नवरसकलित. रीतिभावाभिरामं । 
व्यंगाद्यथ विदोष॑ं गुणमणकलितं नेतु सद्वर्णनाद्यम । 
लोकोह्न्द्रोपकारि स्फुटमिह तनुतात्‌ काव्यमग्र य सुखार्थो । 
नानाशास्त्रप्रवी५७- कविरतुलमति: प्ण्यधर्मोरुहेतुम्‌ ॥ १-७ 
इस ग्रन्थ में पाच परिच्छेद है । उनमे प्रथम परिच्छेद को इलोक ससख्या १०६ है, जिनमे कविशिक्षा पर 
महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है । दूसरे परिच्छेद में शब्दालकारा के चित्र वक्रोक्ति, अनुप्रास ओर यमकालकार ग्रे 
चार भेद बतलाये है। उनमे चित्रलकार का विशेष वर्णन किया गया है, उसके ४२ भेद बतलाये है । इस परिच्छेद के 
पद्यो की सख्या १८६ है। तीसरे परिच्छेद में चित्रालकार के अतिरिक्त शब्दालकार के अन्य भेद, वक्रोक्ति, अनुप्रास 
और यमक के उदाहरण के सहित विश्लेषण किया गया है । इस परिच्छेद की इलोक सख्या ४१ है। 
चौथे परिच्छेद में श्र्थालकारों के ७० भेदो का विस्तृत वर्णन ३४५ पद्मों द्वारा किया है। साथ में बीच- 
बीच में गद्याश भी निहित है। इस परिच्छेद के प्रारभ में अ्रलकारो की परिभाषा, गण श्लौर उनक भेदों का विस्तत 
कथन दिया है । ' | 
पाचवे परिच्छेद मे नौरस, चार रीति, दो पाक,- द्राक्षा ओर शब्द का स्वरूप श्रौर भेद, लक्षणावत्ति 
तथा नाटको के भेद-प्रभेद आदि काव्य शास्त्र-सम्बन्धि सभी आवश्यक विपयो को चर्चाआ को समाविष्ट किया गया 
है । इसकी पद्मसख्या ४०६ है। 
कवि ने अलकारा के उदाहरणों मे समन्त भद्र, जिनमेन हरिचद्र, वाग्भट, अहंद्ास और पीयूष वर्षादि अनेक 
आचार्यों के ग्रथो के पद्यों को उद्धत किया है।इन सब विद्वानों में वाग्भट ११वीं शताब्दी क हे, और मुनिशुत्रत 
काव्य के कर्ता अ्हद्यास प० आशाधर जी के सामकालीन है। मुनि सुत्रतकाव्य की रचना सागर धर्मामत स० १२६६ 
(सन्‌ १२८८) के बाद हुई है । उन्हों ने उनके प्रति बहुत ही आदरव्यक्त किया है । इस कारण प्रजितसेनाचार्य का 
समय विक्रम की १३वीं शताब्दी का उपान्त्य है। 


े श्रोधरसेन 
यह सेनसघ के श्राचार्य मुनिसेन के शिष्य थे। जो बड़े भारी कवि और नैयायिक थे । नेमिकुमार के पृत्र 


कवि वाग्भट ने 'काव्यानुशासन' की वृत्ति में पुष्पदन्त के साथ मुनिसेन का उल्लेख किया है और उन तो 
५ 2322 की 
की ओर भी सकेत किया है- “यत्पुष्पदन्त मुनिसेन मुनीन्‍्द्रम॒ख्ये: पूर्बे. कृत सुकविभिस्तदहं विधित्सु: क्‍” इससे 





>+-+--+++--++- ५..............0हु२ म 
औत---+ ०+--.तन....... 


१. इस वश का परिचय श्वगाराणंवचन्द्रिका के इलोक ११ से १८ तक के पद्यों मे दिया गया है। यह ग्रथ डा 
0 
कुलकर्णी द्वारा सम्पादित होऋर भारतीय शानपीठ से प्रकादित हो चुका है। 


>> 








ए्थ 


सैरहवीं और चौदहवों सताब्दी के आयार्य, विद्वान और कवि ४१६ 


स्पष्ट है कि मुनिसेन ने कोई ग्रन्थ बनाया था, जो श्रव उपलब्ध नही है। कवि श्रीधरसेन नानाशास्त्रों के पारगामी 
धिद्वान थे, श्नौर बडे-बड राजा लोग उन पर श्रद्धा रखते थे। वे काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान और कवि थे' । 

इनकी एकमात्र कृति 'विश्वलोचन कोश' है, इसका दूसरा नाम मुक्तावलि कोश है जैसा कि 'मुक्तावली 
विरचिता' ग्रन्थ के वाक्य से स्पष्ट है। इस कोश मे २४५३ इलोक है । स्वर वर्ण और ककारादि के वर्णक्रम से शब्दो 
का सकलन किया गया है। नानार्थ कोशो में यह सबसे बड़ा कोश है | इस कोश की यह विशेषता है कि श्रीधरसेन 
ने एक शब्द के श्रधिक से भ्रधिक भ्रर्थ बतलाये है। उदाहरण के लिए 'रुचक' शब्द को लीजिये। विश्वलोच॑न में इसके 
१२ भ्रर्थ बतलाये है, प्रमरकोश के चर और मेदनी मे दश् श्र बतलाये है । 

प्रशस्ति के चौथे पद्म मे 'पदविदा च॒ पुरे निवासी' वाक्य से श्रोधर सेन का निवासस्थान ज्ञात होता है, पर 
उसके सम्बन्ध मे इस समय कुछ कहना शकय नही है। कवि ने स्वय लिखा है कि मैंने इस कोश की रचना कवि नागेन्ढई 
ग्रौर भ्रमरसिह आदि के कोशो का सार लेकर की है* । कोश महत्व पूर्ण है । 

कोश मे रचनाकाल नही दिया । किन्तु इसकी रचना मेदनी ओर हेमचन्द्र के बाद हुई है श्रत: श्रीधरसेन का 
समय विक्रम की १३वी शताब्दी का उपान्त्य जान पड़ता है। 


विजयवर्णो 


विजयवर्णी ने भ्रपना कोई परिचय नहीं दिया ।केवल गुरु) का और जिसको प्रेरणा से ग्रन्थ बनाया उसका 
उत्लेख तो किया है. किन्तु अपने सघगण-गच्छादि और समय का काई उल्लेख नही किया | यह काव्यशास्त्र के 
प्रच्छे विद्वान थे | इन्होने बग नरेन्द्र” कामिराय की प्रेरणा से 'श्गाराणवचन्द्रिका' नाम का ग्रन्थ बनाया था जैसा 
कि निम्न पुष्पिका वाक्य से प्रकट है -- 
इतिपरम जिनेन्द्रवदनचन्दिर बिनिगंतस्पाद्ादच ्द्रिकाचको र विजयकी तिमुनीनद्रव र ण॒ब्जच5'च रीक विजयवर्णि- 
विरचिते श्रीवोरनर्रासह कामिराज बड्भनरेन्द्रफीश्र दिन्वुसं निभकी तिप्रकाशके ध्यू गाराण॑व चन्द्रिका नाम्नि 
झ्लडूगरसग्रहे वर्णणणफलनिर्णय नाम प्रथमः परिच्छेद: । 
सोमवशी कदम्ब राजाओं के द्वारा सरक्षित भूमिका शासन करने वाला नरेश वीर नरसिह हुआ । इसने 
सन्‌१ १५७ ई० मे बगवाडि में श्रपनी राजधानी स्थापित की थी । इसने प्रजा पर धर्म और न्‍्यायनीति से शासन किया 
था । इनका पुत्र चन्द्रशेवर राजा हुआ इसने सन्‌ १२०८ से १२२४ ई० तक, और इनके छोटे भाई पाण्ड्च वग 
शासक हुए उन्हें'ने सन्‌ १२२५ से १२३६ तक राज्य किया। सन्‌ १२३६ से १२४४ तक पाण्डयबग की वहित विद्ुल 
महादेवी ने राज्य का सचालन किया । और सन. १२४५ से १२६४ तके महारानों बिट्ठुल देवों के पुत्र कामिराय ने 





१ सेनातस्ये सकलसत्वसमपितश्री श्रीमानजायत कविमु निसेत नामा । 
आन्वीक्षकी संकलशास्त्रधयों च विद्या यस्या स बाद पदवी न दवीयसो स्थात्‌ ॥१ 
तक्ष्मादभूतखिलवाइ मयपारद॒श्वा विश्वासपात्रमवनीतलनतायकानाम्‌ । 
श्री श्रीधर सकलमत्क््रिगुम्फितत्त्व पीयूषपानकृतनिजं र भारनीक ॥२ 
तस्परातिणायिनि कवे' पथि जागरूक धीलोचनप्य ग्रर्शासनलोचनस्थ । 
नानाकवीर्द्ररचितानभिधान कोशाना|$ष्यलोचनसिवाय मदीयि कोश ॥३ 
>+विश्वलोचन कोश प्र० 


२ नागेद्ध सग्रधित कोशसमुद्रमध्ये नावाकवीन्द्रमुखशुक्ति समुदभवेयम्‌ । 


विद्वदगृह्दमरनिर्भित पट्टसुत्रे मुक्ताबलो विरचिता हृदि सनिधातुम्‌ ॥६ 
-- विश्वलोचन कोझा प्र० 


, श्रीमद्वि जयकी त्यख्य गुरुााजपदाग्बुजम्‌ । भदीयचित्रकासारे स्थेयात्‌ सशुद्धधीजले । 
४. इत्थ नुपप्राथितेन मयालकारसग्रह. । क्रियते सूरिणा नास्‍्ना श्वगाराणवचन्द्रका १--२२ 


न्ध्को 


४२० जैन धर्म का प्राधीन इतिहास-- भाभ रे 
शासन किया। प्रस्तुत कामिराय पाण्ड्यबंग का भागिनेय (भानजा) था । और उसे राजेन्द्र पूजित बतलाया है। 
कंबि ने कामिराय के वश का विस्तृत परिचय दिया है" । ये सभी राजा जैनघधर्म के पालक थे । 

इस ग्रथ का नाम श्यगाराणंव चन्द्रिका और अलकार सग्रह है। ग्रन्थ में दश परिच्छेद है । १ वर्गगणफल 
निर्णय २ काव्यगत शब्दार्थ निश्चय ३ रस भाव निश्चय ४ नायक भेद निश्चय ५ देश गुणनिश्चय ६रीति निश्चय ७वृत्ति 
निश्चय ८ शय्या पांक निश्चय € अलकार निर्णय १० दोष गुण निर्णय । इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि श्रलंका रों के 
सभी उदाहरण स्वय्न कवि द्वारा निमित है। इस ग्रन्थ का निर्माण कवि ने सन्‌ १२५० के लगभग किया है। अतः 
कवि का समय तेरहवी शताब्दी है । ग्रन्थ डा० कुलकर्णी द्वारा सम्पादित होकर भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो 
हो चुका है । 


कवि वाग्भट 
वाग्भट नाम के अनेक विद्वान हुए है। उनमें अ्ष्टाड्र हृदय नामक वंश्यक ग्रन्थ के कर्ता वाग्भट सिहगरुप्त 
के पुत्र भर सिन्धु देश के निवासी थे” । दूसरे वाग्भट नेमि निर्वाणकाब्य के कर्ता है, जो प्राग्वाट या पोरवाड़ वश के 
भूषण तथा छाहड के पुत्र थेध“। तीसरे वाग्भट सोमश्रेष्ठी के पुत्र थे, वाग्भट्रालकार के कर्ता और ग्रुजरात के 
सालकी राजा सिद्धराज जर्यासह के महामात्य थे। और यह बि० स० ११७६ में मोजूद थे ।वि०स० ११७८्मे 
मुनिचन्द्र सूरि का समाधिमरण हुआ | वाग्मट ने धवल और ऊचा जैनमन्दिर बनवाया था उसके एक वर्ष बाद देव- 
सूर द्वारा वर्धमान की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी। यह इवेताम्वर सम्प्रदाय के विद्वान थे । 
चौथे वाग्मट इन सबसे भिन्‍न थे, और महाकबि वाग्भट नाम से प्रसिद्ध थे। इनके पितामह का नाम 
'मक्‍कलप' पितामही का नाम महादेवी था और पिता का नाम नेमिकुमार था। मक्‍्कलप क दो पुत्र थे राहुड और 
नेमिकुमार । उनमे राहड ज्येप्ठ श्रौर नेमिकुमार लघुपुत्र थे जो बडे विद्वान धर्मात्मा और यशस्वी थे। और अपने 
ज्येप्ठ आभ्राता राहड के परम भक्त थे। मेवाड़ देश में प्रतिष्ठित भगवान पाश्व॑ंनाथ जिनके यात्रा महोत्सव से उनका 
अद्भुत यश अखिलविश्व में विस्तृत हो गया था। नेमिकुमार ने राहुड पुर * में भगवान नेमिनाथ का और नलोटक 
पुर मे वाईस देवकुलकाश्रो सहित भगवान भ्रादिनाथ का विशाल मन्दिर बनवाया था। राहड ने उसी नगर मे झ्रादि 
नाथ मन्दिर की दक्षिण दिशा मे २२ जिनमदिर बनवाए थे*। जिससे उसका यशरूपी चन्द्रमा जगत में पूर्ण हो 
गया था--्याप्त ही गया था । 





तरय श्रीवाण्ड््य जू स्‍्थ भागिनेयों गुणाणव । विट्वलाम्बा महादेवी पुत्रों राजेद्रपूजित ॥१-- १६ 
देखो, श्यगाराणव चन्द्रिका के ११ से १८ तक के पद्म । 

यज्जन्मन सुकृतित खलु सिन्धु देशे य पुत्रवस्तमफरोद भुविसिह गुप्तम । 
तेवोक्तमेतदुभयज्ञ भिषग्वरेण स्थान समाप्तिति------------- ॥१ 





लए #० 


श्ए 


“-पद्मराज पुस्तकालय को अध्टाग हृदय की कन्सडी प्रति 
अहिच्छन पुरोत्यन्न-प्राग्वाट कुलशालिन । 


छाहडस्य सुतश्चक्रे प्रबन्ध वाग्भट कवि ॥5८5७ -“-नेमिनिर्वाण काव्य 
५ 'सिरि वाहइत्ति तनओ आप्ति वुहो तम्स सॉमस्स' | वाग्भटालकार 
शर्तेकादशके स/ट सप्तती विक्रमार्कत । वत्सराणा व्यनिक्रान्ते श्री मुनिचन्द्र सुरय । 
आराधनाविषि श्रेष्ठ कृत्वा प्रायोपवेशन । शमपीयूष कल्लोलप्लुतास्ते त्रिदिव यथु ॥ 
पत्सरे तत्न चंकेन पूर्ण श्री देवसूरिमि: । श्री वीरस्प प्रतिष्ठा सबाहट&कारयन्मुदा युग्मम्‌ ॥ 
६ राहुडपुर मवाड देश मे कही था जो नेमिकुमार के ज्येष्ठ भ्राता राहुड द्वारा वसाया गया था 


हु 


--प्रभावकचरित 


“काव्यानुशासन की उत्वानिका 
७ नताभेय चैत्य सदने दिशि दक्षिण स्या, दाविशति विदधता जिनमन्दिराणि । 


मन्‍्ये निज ग्रजबरप्रभुराह.डग्य, पूर्णी क 3, जगति येन यश शश्ाडद्ू: ॥ --काव्यानुण्चासन परृ० ३४ 


ते रहवीं और जीदहवीं शताब्दी के प्राचार्य, विद्ान और कवि ४२१ 


कवि वार्भट व्याकरण, छन्द, प्रलंकार, काव्य, नाटक चम्पू और साहित्य के मर्मज़् थे। कालिदास, दण्डी 
श्रौर वामन आदि विद्वानों के काव्य-ग्रस्थों से खूब परिचित थे शौर झ्पने समय के अखिल प्रज्ञालुप्रो मे चूडामणि थे 
तथा नृतन काव्यरचना करने में दक्ष थे! | कयि ने अपने पिता नेमिकुमार की खूब प्रशसा की है, भौर लिखा है 
वे कोन्तेय कुल रूपी कमलो को विकसित करने वाले अद्वितीय भास्कर थे, सकल शास्त्रों मे पारगत तथा सम्पूर्ण 
लिपि भाषाझो से परिचित थे, श्लौर उनकी कीति समस्त कविकुलों के मान सन्‍्मान और दान से लोक में व्याप्त हो 
रही थी । 
कवि वाग्भट भवित के अद्वितीय प्रेमी थे । स्वोपज्ञ काव्यानुशासन वृत्ति में प्रादिनाथ, नेमिनाथ और भग- 
बान पाद्वनाथ का स्तवन किया गया है। जिससे यह सम्भव है कि उन्होने किसी स्तुति ग्रन्थ की रचना की हो; 
क्योंकि रसो में रति (श्यूगार) का वर्णन करते हुए देव विषयक रति के उदाहरण में निम्न पद्च दिया है-- 
“लो मुक्त्ये स्पहयासि विभवे: कार्य न सांसारिक:, 
कित्वा योज्य करो पनरिदं स्वासी दामभ्यचंये। 
स्वप्ने जागरण स्थितो बिचलने दुःखे सुखे मन्दिरे 
कान्तार निशिवासरे च सतत भक्तिमंमास्तु त्वयि ।” 
इस पद्य में बतलाया है--'कि हे नाथ ! मै मुक्तिपुरी की कामना नही करता और न सासारिक कार्यों के 
लिये विभव (धनादि सम्पत्ति) की ही आकाक्षा करता हु; किन्तु हे स्वामिन्‌ हाथ जोडकर मेरी यह प्रार्थना हैं कि 
स्तरप्न में, जागरण मे, स्थिति मे, चलने मे, दु ख सुख मे, मन्दिर मे, वन मे, राति और दिन में निरन्तर आपकी ही 
भक्ति हो ।' 
इसी तरह कृष्ण नील वर्णों का वर्णन करते हुए राहुड के नगर झोर वहाँ के प्रतिष्ठित नेमि जिनका स्तवन- 
सूचक निम्न पद्म दिया है “"- 
र सजलजलदनीलाभातियस्मिन्वनाली मरक्तत सणिकृष्णो यत्रनेमिक्िनेन्द्र: । 
विकचकुबलयालि व्यामल यत्सरोम्भ: प्रमुदयति न कास्कांस्तत्पुरं रफ़ूडस्प ।। 
इस पद्य में बतलाया है--'कि जिसमे वन पक्तिया सजल मेघ के समान नीलवर्ण मालूम होती है श्रौर जिस 
नगर में नीलर्माण सदृश क्ृप्णवर्ण श्री नेमि जिनेन्द्र प्रतिष्ठित है तथा जिनमे तालाब विकसित कमल समूह से पूरित है 
बह राहुड का नगर किन-किन को प्रमुदित नही करता ।/ 
नेमिकुमार और राहड में राम लक्ष्मण के समान भारी प्रेम था। यद्यपि राहड ने विशेष श्रध्ययन नही किया 
था, क्योकि उसका उपयोग व्यापार की प्लोर विशेष था । उसने ब्यापार मे विपुल द्रव्य और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । 
इस कारण नेभिकुमार को प्रध्ययन करने का विशेष भ्रवसर मिल गया, भ्रौर सिद्धान्त, छन्‍्द, भ्रल॒कार, काव्य प्रौर 
व्याकरणादि तथा भाषा और लिपि का परिज्ञान किया' । अध्ययन के उपरान्त नेमिकुमार भी अपने भाई के साथ 
व्यापार में लग गये, और दोनो से न्याय में विपुल धन प्रनजित किया। राहड प्रसिद्ध व्यापारी था उसका व्यापार 
द्वीपान्तरों मे भी होता था! । व्यापार में जो धन कमाया उससे उन्होने दो नगर बसाये, राहड़पुर भौर नलोटकपुर 
राहुड़पुर राहुड के नाम से बसाया गया था, उसमे नेमि जिनका विज्ञाल मन्दिर था जिसमे भगवान नेमिनाथ की 
मरकत मणि क॑ समान कृष्ण वर्ण की सुन्दर मूति विराजमान थी । 








१. नव्यानेक महूप्रबन्ध रचन।चातुय विस्करजित-स्फारोदा रमश प्रचारसततव्याकीर्ां विश्वत्रय:। 
श्री मन्तेभिकुमार-सू रिरसि नप्रज्ञालु यूडामरिग' काव्यातामनुशासन_वरमिद धक्के कविर्वाग्भट: ॥ 

२. 'दुस्तरसमस्तशास्त्रपारावारगहनमध्यावगाहुनसदमन्दरस्य ।” काव्यानुशासन पृ० १ 

३. 'अयन्दमन्दरायपाणयानपात्रपहसरम्रध्यमानमहाब्धिमध्य समुल्लासल्यक्ष्मो ज़क्षितवक्ष:स्थलस्य । यही पृष्ठ १ 

४. कारितामरपुरपरिस्पद्धि श्रीराहुड़पुर प्रतिष्ठापित सुप्रसिद्धहिमिगिरिशिखरानुकारि रमणीय छुश्राध्रालिह शिनवरा 
गारोत्त रू शज्गोत्सज्सजजतसौवराध्वजाग्र लम्बायमानणीकिद्धिणी भणत्कारविज्ञासितरविरथ तुरह्जमस्य | वही प्ृ० १ 


४२२ जैन धर्म का प्राथीन इतिहास--भाग २ 


नलोटकपुर में पहले राहुड ने श्रपनी रुचि के भनुस।र ऋषभदेव का विशाल मन्दिर बनवाया था। बाद में 
नेमिकुमार ने उसी जिनालय के श्रागे दक्षिण भाग में २२ वेदिया बनवाई थी ।” उससे राहड की प्रसिद्धि श्रधिक हो 
गई भ्री । मेवाड़ की जनता नेमिकुमार से बहुत प्रभावित थी | इस जिनालय मे रात्रि के समय स्त्री पुरुष इकट्ठ होकर 
स्तुतिया पढ़ते थे, और नारिया मिलकर सुन्दर गीत गाती थी । नगर बाग-बगीचो और तालाबो से शो भायमान था। 
मेमिकुमार की कीति भी कम नही थी । 


रचनाएँ 


महाकाव वाग्भट्र की इस समय दो क्ृतियों उपलः्ब्ध है छन्दोःप्नुशासन और काव्यानुशासन । इनमे 
छन्दो5नुशासन काव्यनुशासन से पूर्व रचा गया है, क्योंकि काव्याध्नुशासन की स्वोपन्नवृत्ति में स्वोपज्ञ छन्दोः्नुशासन 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसमे छन्दों का कथन विस्तार से किया गया है। झतएवं यहा पर नही 
कहा जाता । 

जैन साहित्य में छन्दश्ास्त्र पर हन्दोः्नुशासन?' स्वम्भूछन्द* छन्दकोश* ओर प्राकृत पिगल' आ्रादि 
अनेक छन्दग्रन्थ लिखे गये है। उसमे प्रस्तुत छन्दोःनुशासन सबसे भिन्‍न हे यह सस्क्ृत भाषा का छन्दग्रन्थ है 
झौर पाटन के दइवेताम्बरीयज्ञानभडार में ताड़पत्र पर लिखा हुम्ना विद्यमान है” । उसकी पत्रसख्या ४२ पश्लौर 
इलोक सख्या ५४० के करीब है और स्वोपज्ञव॒त्ति से अलकृत हे । इस ग्रन्थ का आदि मगलपद निम्न प्रकार है -- 

विभु नाभेयमानम्य छन्‍्दसामनुशासन्‌ । श्रीमन्ते सिकुमा रस्थात्मजो कं वचक्मि वाग्भट:।॥। 

यही मगल पद्म काव्याध्नुशासन को स्वापन्नवृत्ति में! छन्दसामनुणासन, के स्थान पर 'काव्यानुशासनम्‌' 
दिया हुआ है । 

यह छन्दग्नन्थ पाँच श्रध्यायों मे विभक्त है, सज्ञाध्याय १ समवृत्ताख्य २ श्र्घसमवृत्ताख्य ३ मात्रासमक ४ 
ओर मात्रा छन्‍्दक ५। ग्रस्थ सामने न होने से इन छन्दो के लक्षणादि का काई परिचय नही दिया जा सकता और न 
यही बताया जा सकता है कि ग्रन्थकार न अपनी दूसरी किन-किन रचनाम्नों का उल्लेख किया है । 

इस ग्रन्थ मे राहइ और नेमिकुमार की कीति का खुलागान किया गया है झोर राहड को पुरुषोत्तम तथा 














१ निजमुजयुगलोगाजित वित्तजात जनित नलोटकपुर प्रतिष्ठित त्रिभुवनाद्‌ भुत श्री नाभिसम्भवजिन सदन प्राग्भाग निर्मा- 
पित द्वाविशति देवगृहिका मण्डलस्य । (काव्यानु० १० १) 

२ अय च सर्व प्रपंच श्रीवास्भट्राभिध स्वोपज्ञछुन्दो-तुशासने प्रपचित टति दात्रोच्यते' । 

३ यह छन्दो-नुशासन जयकोति के द्वारा रचा गया है। इसे उन्होंने माडव्व, पिगल जनाश्रव' सेतव, पूज्यपाद (देवनन्दी ) 
और जयदेव आदि विद्वानों के छन्द ग्रन्थों को देखकर बनाया गया है। यह जयकीति अमलकोर्ति के शिप्य थे | सबत्‌ 
११६२ में योगसार की एक प्रति अमलकोति ने लिखवाई थी, उससे जयकीति १२ वी शताब्दी के उत्तरा्ध और १३वीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध के विद्वान जान पड़ते है। यह ग्रन्थ जैसलमेर के श्वेताम्बरीय ज्ञानभण्डार मे सुरक्षित है। (देखो 
गायकवाड सस्कृत सोरोज में प्रकाशित जैसलमेर भाण्टागारीय ग्रन्थाना सूची । ) 

४ यह अपभ्रश और प्राकृत भाषा का महत्वपूर्ण मौलिक छन्द ग्रथ है। इसका सम्पादन एच० डी० वेलकर ने किया है । 
(देखो,बम्बई यूनिवर्सिती जनरल सन्‌ १६३३ तथा रायलएसियाटिक सासाइटी जनरल सन्‌० ६३५), 

५. रत्न शेखर सूरि द्वारा रचित प्राकृत भाषा का छन्दकोश है। 

६ पिगला अ्चार्य के प्राकृत पिगल को छोडकर, प्रस्तुत पिगलग्रन्थ अथवा छन्दोविद्या कविराजमल की कृति है। जिसे 
उन्होने श्रीमालकुलोत्पन्न बणिक्‌ पति राजाभारमल्ल के लिये रचा था। इस ग्रन्थ में छन्दों का निर्देश करते हुए राजा 
भारमल्ल के प्रताप यश और वेंसव आदि का अच्छा परिचय दिया गया है। इन छन्द प्रन्थो के अतिरिक्त छन्दशास्त्र, 
वृत्तरताकर और श्रुतव्रोध नाम के छन्द ग्रन्थ और है जो प्रकाशित हो चुके है | 

३ ईिह€ रिताबा) एथांव2.८ छा चिद्यापताए5 ?ै 7 





तैरहवीं और चौदहवीं शताब्दी के भ्राचाये, विद्वान और कवि ४२ 


उनकी विस्तृत चत्यपद्धति को प्रमुदित करने धाली प्रकट किया है यथा-- 
प्रषोत्तम राहुडप्रभो कस्य न हि प्रमदं ददाति सद्य' । 
बितता तब चेत्यपद्धतिर्बातश॒लध्वजमालधारणी ॥। 
कवि ने प्रपने पिता नेमिकुमार की प्रशसा करते हुए लिखा है कि घूमने वाले भ्रमर से कम्पित कमल के 
मकरन्द (पराग) समूह से पूरित, भडौंच प्रथवा भृगुकच्छ नगर में नेमिकुमार की श्रगाध बावडी शोभित होती 
है। यथा-- 
परिभमिरभमरकपिरसरूहम यरदपंजपंजरिया । 
वाबी सहइ प्रगाहा णेमिकुमारस्स भरुअच्छे ॥ 
इस तरह यह छन्द ग्रथ बडा हो महत्वपूर्ण जान पड़ता है और [प्रकाशित करने योग्य है । 


काव्यानुशासन 


यह ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है। इस लघुकाय ग्रन्थ में ५ अध्याय है जिन में क्रश ६२,७५,६५,२६, और 
भ्र८ कुल २८६ सूत्र है। जिनमे काव्य-सम्बन्धी विषयो का--रस, अ्रलज्जार, छन्‍्द और गुण दोष वाक्य दोष ग्रादि 
का--कथन किया गया है। इसकी स्वोपज्ञन अलकारतिलक नामक वृत्ति! मे उदाहरण स्वरूप विभिन्‍न ग्रन्थों के 
अनेक पद्म उद्धत किये गग्ने है जिनमे कितने ही पद्म ग्रन्थ कर्ता के स्वनिरभित भी होगे, परन्तु यह बतला सकना कठिन 
है कि वे पद्य इनके किस ग्रन्थ के है। समुद्धत पौद्यो मे कितने ही पद्य बड़ सुन्दर झौर सरस मालूम होते है । पाठकों 
की जानकारी के लिए दो तीन पद्म नीचे दिये जाते है .--- 
को5यं नाथ ! जिनो भवकेत्त बवश्ञी हुं-हुं प्रतापी प्रिये, 
हु-ह तहि विमुझ्च कातरमते शौयविलेपक्रियां ॥। 
मोहोःनेनविनिजित: प्रभुरसां तकिकरा: के वय, 
इत्येब रति कामल्पविषयः सो5यंजिनः पात्‌ वः ॥ 
एक समय कामदेव और रति जड्जल मे विहार कर रहे थे कि अचानक उनको दृष्टि ध्यानस्थ जिनेन्द्र पर 
पडी, उनके रूपवान प्रशात घरीर को देखकर कामदेव श्रौर रति का जो मनोरजक संवाद हुआ है उसीका चित्रण 
इस पद्म में किया गया है। जिनेन्द्र को मेरुवत्‌ निश्चल ध्यानस्थ देखकर रति कामदेव से पूछती है कि हे नाथ ! 
यह कौन है ” तब कामदेव कहता है कि यह जिन है - राग-द्वेषादि कर्म शत्रुम॥ओो को जीतने वाले है--पुन: रति पूछती 
है कि यह तुम्हारे वश में हुए ” तब कामदेव उत्तर देता है कि है प्रिये ! यह मेरे वश में नही हुए, क्योकि यह 
प्रतापी है, तब वह फिर कहती है यदि यह तुम्हारे वश में नही हुए तो तुम्हे 'त्रिलोक विजयी' पनकी शूरवीरता का 
प्रभिमान छोड देना चाहिए | तब कामदेव रति से पुन' कहता है कि इन्होंने मोहराजा को जीत लिया है, जो हमारा 
प्रभु है, हमतो उसके कि्भुर है। इस तरह रति झ्लौर कामदेव के सवाद विषयभूत यह जिन तुम्हारा कल्याण करे । 
शठ कमठ विमुक्ताग्राव संघातघात-व्यथितमपिमनोन ध्यानतो यसस्‍्य नेतु : 
भ्रचलद्च लतुल्य विधवविदर्वकधी रः, स दिशत॒ुशु भमीशःपाइवनाथोजिनोव: ।। 
इस पद्च में बतलाया है कि दुष्ट कमठ के द्वारा मुक्त मेघ समूह से पीडित होते हुए जिनका मन ध्यान से 
जरा भी विचलित नही हुआ वे मेर के समान भ्रचल ओर विश्व के अद्वितीयधी र, ईश पाइवेनाथ जिन तुम्हे कल्याण 
प्रदान करे । ४ 
इसीतरह 'कारणमाला' के उदाहरण स्वरूप दिया हुआझा निम्न पद्य भी बड़ा ही रोचक प्रतीत होता है। 
जिसमे जितेन्द्रियवा को विनय का कारण बतलाया गया है। झौर विनय से मृणोत्कर्ष, गुणोत्कष से लोकानुरजन 
झौर जनानुराग से सम्पदा को अभिवृद्धि होना सूचित किया है, वह पद्य इस प्रकार है.--- 





१. इति महाकवि श्री बार्मट विरचितायामलझु(रतिलकामिधान स्वोपज्ञ काव्यानुशासन वृत्तों प्रथमोषध्ययः । 


४२४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


जितेन्द्रियत्वं विनय स्थ कारणं, गुण प्रकर्षो विनय दवाप्तते ! 
गुणप्रकर्षणजनोउनु रज्यते, जनान्रागप्रभवाहि सम्पदः || 
इस ग्रन्थ की स्वोपज्ञवृत्ति में कवि ने अपनी एक कृति ऋषभदेवकाव्य का 'स्वोपज्ञ ऋष भदेव महाकाव्ये' वाक्य 
के साथ उल्नेख किया है झौर उसे 'महाकाव्य' बतलाया है, जिससे वह एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रन्त् जान पड़ता है, 
इतना ही नही कितु उसका निम्त पद्म भी उद्धुत किया है -- 
यत्पुष्पदन्त-मुनिसेन-मुनीद्रणुरुष: पूर्व: कृत सु कविभिस्तदह विधित्स : । 
हास्याय कस्यननु नाह्लि तथा पिसत , श्यृण्वतुकचन मसापि सुयुक्तित सक्‍तम्‌ । 
इन के सिवाय, कवि ने भव्य नाटक क्लौर श्रलकारादि काव्य बनाये थे। परन्तु वे सब अभी तक प्नुप- 
लब्ध है, मालूम नही कि वे किस शास्त्र भण्डार की कालकोठरी मे अपने जीवन की सिसकियां ने रहे होगे । 
कवि का सम्प्रदाय दिगम्बर था, क्योंकि उन्होंने विक्रम की दूसरी शताब्दी के आचाये समन्तभद्र के बृहत्स्व- 
यम्भ स्तोन्न के द्वितीय पद्म को 'आगम आप्तवचन यथा' वाजय के साथ उद्धत किया है -- 
प्रजापतिये: प्रथम जिजोी विष शशासकष्या दिषकर्मस प्र जा: 
प्रब॒द्धतत्वः पुनरखू तोदयों ममत्वतो निधिवदे विदाबर: ॥९॥ 
वीरनन्दी “चन्द्रप्रभ चरित का आदि मगल पद्म भी उद्धत किया है। ओर पृ० १६१ मे सज्जन दुर्जन 
चिस्ता में वाग्भट के 'नेमि निर्वाण काव्य के प्रथम सर्म का २० वा पद्य भी दिया है । -- 
गुणप्रतीति: सुजनां जनस्य, दोषेध्ववज्ञा खल जल्वितेषु । 
अतो ध्रुव नेह मम प्रबन्ध, प्रभूतदोषे:प्यशो:बकाह. ॥। 


समय विचार 


कवि ने ग्रन्थ मे रचना समय का कोई उल्लेख नहीं किया | कितु वोरनन्दी शोर वाग्भट के ग्रन्थों के पद्म 
उद्धृत किये है । इससे कवि इन के बाद हुआ है । काव्यानुगासन के पृष्ठ १६ मे उल्लिखित ' उद्यान जन केलि मबपान 
वर्णन नेमिनिर्वाण राजीमती परित्यागादो” इस वाक्य के साथ नेमिनिर्वाण ओर राजीमती परित्याग नामके दो ग्रन्थों 
का समुल्लेख किया है। उनमे से नेमिनिर्वाण के ८वे सर्ग मे जल क्रीडा और १०वें सर्ग मे मधपान सुरत का वर्णन 
दिया हुआ है। हा, 'राजीमती परित्याग' नामका अन्य कोई दूसरा हो काठ्य ग्रन्थ है जिसमे उक्त दोनों विषयो को 
देखने की प्रेरणा की गई है। यह काव्य ग्रन्थ सम्भवत. प० झाशाधर जी का राजमतो विप्रलम्भ या परित्याग जान 
पड़ता है । क्योंकि विप्रलम्भ और परित्याग शब्द पर्याय वाचो है। पण्डित झ्राशाधर जी का समय विक्रम की ११वो 
शताब्दी है। कवि ने काव्यानुशासन मे. महाकवि दण्डो वामन झोर वाग्भटालकार के कर्ता वारभट द्वारा माने गए, 
दश काव्य गुणो से कवि ने सिर्फ माधुर्य, ओज और प्रसाद ये तीन गुण ही मानते है। और शेष गुणों का उन्ही में 
अन्‍्तर्भाव किया है! । वाग्भट्रालकार के कर्ता का समय १२वीं शताब्दों है। इस सर्व विवेचन से कवि वार्भट का 
समय विक्रम की १३वो शताब्दी का उपान्त्य और १४वी का पूर्वार्घ हो सकता है । 


रविचन्द्र (्राराधना समुच्चय के कर्ता) 


मुनि रविचन्द्र ने अपनी गुरु परम्परा सघ-गण-गछछ झौर समय का कोई उल्लेख नहीं किया। इनकी 
एकमात्र कृति प्राराधना समुच्चय, है जो डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित होकर भाणिकचन्द्र ग्रन्थमाला 
से प्रकाशित हो चुका है। 


लिन. ७33 नीनन नी ततीनीीकनलियनीीन-तनीननीयीनीनी वतन  िच किक कि कतखकतभभभक्‍ऊझम तन खनन न ननकन»«+++«»»०५० «3 


१ इति दण्डि वामनवाम्भटादिप्रणोता दक्षक्राव्यगुणा । वय तु माधु्यॉजप्रसाद लक्षशास्त्रीनेव गुणा मन्‍्यामहै 


शेषास्तेष्वेवान्तभंवन्ति | तद्यथा-माधु्य कान्ति सौकुमायं च, ओजसिदलेष' समाघधिरुदारता च। प्रसादेश्य व्यक्ति: 
समता चान्तभंवति । (काव्यानुश्ासन २, ३१) ! 


तैरहबी भौर चौदहवी शताब्दी के आचार, विद्वान और कवि ४२५ 


प्रस्तुत ग्रन्थ में संस्कृत के २५२ श्लोक हैं। जिनमें श्राराधना, भ्ाराधक, श्राराधनोपाय तथा आराधना का 
फल, इन चारो को भ्राराधना के चार चरण बतलाये है। ग्रुण-गुणी के भेदसे श्राराधना के दो प्रकार बतलाये हैं। 
साथ में सम्यग्दर्शन सम्यग्जान, सम्यक चारित्र झौर सम्यक्‌ तप ये आराघना के चार गुण कहे। इन चारो झाराधनाओं 
के स्वरूप और भेद-प्रभेदो का सुन्दर वर्णन दिया है। चारित्र झ्राराधना का स्वरूप और भेद-प्रभेदों का उनका काल 
झौर स्वामी बतलाये है। सम्यक्‌ तप झ्राराधना के स्वरूप भेद प्रभेद वर्णन करने के पदचात्‌ ध्यान के भेद और 
स्वामी झ्ादि का परिचय कराया गया है । द्वादश पश्रनुप्रेक्षाप्लो का वर्णन सस्थान विचयधर्मध्यान में परिणत कर 
दिया है । 

इस ग्रन्थ के कर्ता वतंमान मैसूर राज्यन्तग्गंत पतसोगे' निवासी मुनिरक्चिन्द्र है। ? ग्रन्थ में रचनाकाल 
दिया हुआ नही है । 

रट्रकवि अ्रहंद्यास 

यह जन ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नागकुमार था। यह कन्वड भाषा के प्रकाण्ड विद्वान थे। कवि 
वा समय सन्‌ १३०० ईस्वी के आस-पास है। यह गग मारसिंह के चमूपति काडमरस का वशज है । काइमरस वड़ा 
वीर झौर पराक्रमी था। वारेन्दुर के जीतने वाले राजा मारसहु का एक किला था। इस किले का किसी चक्रवर्ता 
की रोनाने घेर लिया था। मारसिह की झाज्ञा से काडमरस ने बड़ी बहादुरी के साथ चक्रवर्ती की सेना को भगा दी, 
ओर ध्वजा गिरादी, तथा वारह सामन्‍्त योद्धाग्रो को परास्त किया । इससे राजा बहुत प्रसन्‍न हुआ । अतरव उपने 
काडमरश को २४ ग्रामों की एक जागीर पारितोषिक मे दे दी । इसी काडमरस को १८वों पीढो में नागकुमार नाम 
का व्यक्ति हुआ । कविसट्ट या अहंद्रास इसी नागकुमार का पुत्र था। 

इसने कननड में अट्रुमत नाम के महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रन्थ को रचना की है। यह ग्रन्थ पूरा नही मिलता 
शकसबतकी १४वीं शताब्वी में भास्कर नाम के आन्ध्र कवि ने इस ग्रन्थ का तैलगूमाषा मे अनुवाद किया था। इस 
ग्रन्थ के उपलब्ध भाग मे वर्षा के चिन्ह, श्राकस्मिकलक्षण, दकुन वायुचक्र गृहप्रवेश भूकप भूजात फल, उत्पात लक्षण 
इन्द्र धनुलेक्षण प्रथम गर्भेलक्षण, द्रोण सख्या, विद्युतलक्षण, प्रतिसूयेलक्षण सबत्सरफल, ग्रहद्वेप मेघो क॑ नाम 
कुलवर्ण, ध्वनिविचा र, देशवृष्टि, मासफल, नक्षत्रफ़ल, और सक्रान्तिफल आदि विषयो का निरूपण किया गया है। 


बालचन्द्र पण्डितदेव 


बालचन्द्र नाम के श्रनेक विद्वान हो गए है। उनमें से एक बालचन्द्र का उल्वेख कम्बदहल्ली में कम्बरराय 
स्तम्भ में मिलता है। इनका समय शक स० १०४० (वि० स० ११५७) है। इनके गुरु का नाम राद्धान्ताणंव पारग 
प्रनन्तवीर्य और शिष्य का नाम सिद्धान्ताम्भोनिधि प्रभाचन्द्र था। (जेन लेख स० भा० २ लेख न० २६६ पृ० ३९९) 

दूसरे बालचन्द्र वे है जिनका उल्लेख बुबनहल्लि (मंसूर) के १० वी सदी के कन्‍्नड लेख में बालचन्द्र सिद्धान्त 
भट्टा रक के शिष्य कमलभद्र गुशद्वारा एक मूर्ति की स्थापना की गई थी। (जैन लेख सं० भाग ४ प० ७०) । 

तीसरे बालचन्द्र वे है जिनको हक स ६६६ मे उत्तरायण सक्रान्ति के समय यापनीय सध पुन्नाग वृक्ष 
मूलगण के बालचन्द्र भट्टारक को कुछ दान दिया गया था। (जन लेख स० भा० ४ पृ० ५१) । 

चौथे बालचन्द्र वे है जिनको सन्‌ १११२ मे मूलसंघ देझ्लीगण पुस्तक गच्छ के आचार्य वर्धमान मुनि के शिष्य 


१. प० के भुजबली शास्त्री के अनुसार मंसूरजिलान्तसंति कृष्णराजनगर तालुके में साले ग्राम से लगभग ५ मील की 
दूरी पर अवस्थित हनसोगे (फनसोगे) ही जाराधना समुज्यय का रचनास्थल है । वहा एक द्िकुट जिनालय है जिसमे 
आदिताथ और नेमिनाथ की मूतिया विराजमान हैं। --अनेकान्त वर्ष २३ कि० ४-६ १० २३४ 

२. श्री रविचस्द्र मुनीस्े: पनसोगे ग्राम वासिभिग्रन्थ, । 
रचितोध्य मखिसकज्ञास्त्र प्रदोण विद्वन्मनोहारी ॥ ४२ 





४२६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग ३ 


बालचन्द्र ब्रती के दिष्य अहेनन्दि वेट्रदेव को पाश्वनाथ वसदि के लिये भूमिदान दिए जाने का उल्लेख है (जैन लेख 
सं० भा० ४ पृ० १ ३४) 
पाँचवे बालचन्द्र वे है जो मूलसध देशीगण पनसोगे शाखा के नयकीति सिद्धान्त चक्रवर्ति के शिष्य बअध्यात्मी 
बालचन्द्र के उपदेश से बिम्मिसेट्टि के पुत्र केसरसेट्टि ने वेलूर में सन्‌ ११८० मे मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी। 
(जैन लेख स० भा० ४ पृ० २७०) | 
छठे बालचन्द्र वे हैं, जो माधवचन्द्र त्रविद्य के शिष्य थे, और कवि कन्दर्प कहलाते थे। इन्होने शक 
११२७, रक्ताक्षी संवत्सर मे द्वितीय पौष शुक्ल २ को बेलगाँव के रट्जिनालय के लिए वीचण द्वारा शुभचन्द्र को 
दिए जाने वाले लेख को लिखा था| भ्रतएव इनका समय शक ११२७ सन्‌ १२०४ (वि० स० १२६१) है। (जैन 
लेख स० भा० ४ पृु०२३६) | 
इनमें प्रस्तुत बालचन्द्र पण्डितदेव मूलसंध देशियगण पुस्तक गच्छ कुन्दकुन्दान्वय इगलेश्वर शाखा के श्री 
समुदाय कर माघनन्दि भट्टारक के प्रशिष्य श्रौर नेमिचन्द्रभट्टारक के दीक्षित शिष्य थे । श्रौर प्रभयचन्ध सैद्धा- 
न्तिक उनके श्रुत गुरु थे । ये बलचन्द्र ब्रति श्रुतमुनि के झ्रणब्रत गुरु थे श्रुतमुनि ने भी बालचन्द्र मुनि को अभयचन्द्र 
का शिष्य बतलाया है-- 
“सिद्धंतापहहयचदस्स ये सिससों बालचन्द मुणि पवरों।” (भावसग्रह) 
ग्रभयचन्द्र ने स्वयं गोम्मटसार जीवकाण्ड की मन्द प्रवोधिका टीका में बालचन्द्र पण्डित देव का उल्लेख 
किया है! । इन्होने द्रव्यसग्रह की टीका शक सं० ११६५ (वि० स० १३३०) में बनाई थी । 
बालचन्द्र के सन्‌ १२७४ के समाधि लेख में सस्कृत के दो पद्यों में बतलाया है कि वे बालचन्द्र योगीदवर 
जयवंत हों, जो जैन ग्रागमरूपी समुद्र के बढाने के लिए चन्द्र, कामके अभिमान के खड़क, झ्ौर भव्यरूप कमलों को 
प्रफुल्लित करने के लिए दिवाकर है, गुणों के सागर, दया के समुद्र, तथा भ्रभयचन्द्र मुनिर्षात के शिप्योत्तम है, अपनी 
प्रात्मा में रत है। जिन्होने इस जगत में पूर्वाचार्यो की परम्परा गत जिनस्तोत्र, झ्रागम श्रध्यात्म शास्त्र रचे, वे अभयेन्दू 
योगी प्रख्यात शिष्य बालचन्द्र ब्रती से जैन धर्म शोभायमान है । यथा-- 
श्रीजनागमवाधिवद्धन विधु: कवपंदर्पापहो, 
भव्याम्भोजदिवाकरों गुरानिधि: कारुण्यसोधोदधिः। 
सश्नीमान्‌ श्रभयेन्द्र सन्मुनिपति प्रर्यात शिष्योत्तमों, 
जीव्यात्‌'' *'' - निजात्मनिरतो बालेन्द्र योगीशवरः ॥ 
पूर्वाचार्यपरम्परागत जिनस्तोत्रागसाध्यात्समस, 
उछास्त्राणि प्रथितानि येन सहसा भुवन्निलामडले। 
श्रीसन्सान्येभयेन्दुधो गि विदुधप्रस्यातसतसू नु ना, 
बालेन्द॒त्नतियेन तेनलसति श्रीजेनर्धोमधुना ।। 
-(म० मैसूर के प्राचीन स्मारक पृ० २७८) 
इनबालचन्द्र पण्डित देव की गृहस्थ शिष्या मालियक्के थी* । 
प्रस्तुत बालचन्द्र का स्वर्गवास सन्‌ १२७४ में हुआ है। श्रत यह बालचन्द्र ईसा की १३ वी शताब्दी के 
प्रन्तिम चरण और विक्रम की १४ वी शताब्दी के विद्वान थे । 


इन्द्रनन्दी 
इन्द्रनन्दी ने प्रपनी गुरु परम्परा और ग्रन्थ रचनाकाल झादि का उल्लेख नहीं किया। इनकी एक कृति 


ग्चल्ल्ल््जणज्त््ज लत नल तन न्‍>+> ५००००» 
१ गोम्मटसार जीवकाण्ड कलकत्ता सस्करण पृ० १५० । 


२. जेन लेख स० भा० ३ पृ० २६६ । 


तैरहेगी और धौदहवी शताब्दी के श्रावाय विद्वान और कर्वें ४२७ 


'खेदपिण्ड' है। जो ३३३ गाथा को सख्या को लिए हुए है। प्रस्तुत ्रन्थ॑ का विषय प्रायश्चित्त है। प्रायदिचित्त-विष- 
यक यह ग्रन्थ एक महत्वपूर्ण कृति है । प्राग्रश्चित्त, छेद, मलहरण, पापनाशन, शुद्धि, पुण्य पवित्र, श्रौर पावन ये सब 
उसके पर्यायवाची नामान्तर है' । इसमें सन्देह नही कि प्रायदिचत्त से चित्त शुद्धि होती है। और चित्तशुद्धि आत्म 
विकास में निमित्त है। चित्तशुद्धि के बिना प,्रात्मा में निर्मलता नही झ्राती । श्रत प्ात्म विकास के इच्छुक मुमुक्षु 
जनों को प्रायश्चित्त करना उपयोगी है, ज्ञानी को भ्रात्म निरीक्षण करते हुए अपने दोषो या अपराधों के प्रति साव- 
धान होना पडता है। अन्यथा दोषो का उच्छेद सम्भव नही है। किस दोष का क्या प्रायश्चित्त विहित है यही इस 
ग्रन्थ का विषय है। जिसका कथन अनेक परिभाषाओ्रो और व्याख्याश्री द्वारा दिया है। इन्दनन्दी ने यह ग्रत्थ मुनि, 
प्राथिका, श्रावक, श्राविकारूप चतुविध सघ और ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-प्रोर शुद्ररूप चारो वर्ण के सभी स्त्रो-पुरुषो को 
लक्ष्य करके लिखा गया है। सभी से बन पड़ने वले दोषो का अपराधो के प्रकारों का--प्रागमादि विहित तपर्च- 
रणादिरूप शोघनो का--पन्थ मे निर्देश किया गया है । 

छेद शास्त्र के साथ इसकी तुलना करने से ऐसा जान पड़ता है कि एक दूसरे के सामने ये ग्रन्थ रहे हैं। छेद 
शास्त्र के कर्ता का नाम अज्ञात है | छेदशास्त्र की २-३ गाथाएँ छेदर्पिण्ड में प्रक्षिप्त है'। क्योकि कहा उनका होना 
उपयुक्त नही है। छेंदपिण्ड को दूसरी प्रतियो में वे नही पाई जाती। अझतएव वे वहा प्रक्षिप्त है। कुछ गाथा में 
समानता भी पाई जाती है। इस कारण मेरी राय मे छेदपिण्ड के कर्ता के सामने छेदशास्त्र भ्रवश्य रहा है । 

छेदपिण्ड व्यवस्थित स्वतत्र कृति मालूम होती है । 

इन्द्रनन्दी ने अपने को गणी झौर योगीन्द्र विशेषणो के साथ उल्लेखित किया है। इन्द्रनन्दी नाम के श्रनेक 
विद्वान हो गए है :-- 

प्रथम इन्द्रनन्दी वे है, जो वासवनन्दी के गुरु थे। 

दूसरे इन्द्रनन्दी वे है जो वासवनन्दी के प्रशिष्य प्लौर बलनन्दी के शिष्य थे, श्लौर जिन्होंने शक स० ५६१ 
(वि० स० ६९६) में ज्वालामालिनी कल्प की रचना की है। सम्भवतः गोम्मटसार के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
के भी गुरु यही जान पडते है। 

तीसरे इन्द्रनन्दी श्रुतावतार के कर्ता है। इनका समय निश्चित नही है। चौथे इन्द्रनन्दी का उल्लेख 
मल्लिपेण प्रशरित में पाया जाता है? । जो शक स० १०५० (वि० स० ११८५) में उत्कीर्णा की गई है । 

पांचवे इन्द्रनन्दी भट्टारक नीतिसार के कर्ता है। यह ग्रन्थ ११३ इलोकात्मक है। इसमें जिन झाचारयों के 
प्रन्थ प्रमाण माने जाते है। उनमें श्लोक ७० में सोमदेवादि के साथ प्रभाचन्द्र और नेमिचन्द्र (गोम्मटसार करे कर्ता) 
का भी नामोल्लेख है । इस कारण ये इन्द्रनन्दी उनके बाद के विद्वान हैं। 

छठे इन्द्रनन्दी वे हैं । जिन्होने श्वेताम्बरी विद्वान हेमचन्द्र के योगशास्त्र की टीका शक स० ११८० (बि० 
प्त० १३१५) में बनाई थी और जो अ्रमरकीति के शिष्य थे। यह योगशास्त्र टीका कारजा भडार में उपलब्ध है । 

सातवे इच्द्रनन्‍्दी सहिता ग्रन्थ के कर्ता है। इन सात इन्द्रनन्दी नाम के विद्वानों में से यह निश्चित करना 
कठिन है कि कौन से इन्द्रनन्दी छेदपिण्ड ग्रन्थ के कर्ता है । 

प० नाथूराम जी प्रेमी ने सहिता ग्रन्थ के कर्ता इन्द्रनन्दी को छेदपिण्ड का कर्ता बतलाया है। भौर मुख्तार 
प्ता० ने नीतिसार के कर्ता इन्द्रनन्दी को छेट्पिण्ड का कर्ता सुचित किया है। बहुत सभव है नीतिसार के कर्ता ही 
छेदपिण्ड के कर्ता निश्चित हो जांय । 

नीतिसार के कर्ता का समय विक्रम की तेरहवी शत्ताब्दी माना जाता है। इन्होंने अपने देवज्ञ भौर कुन्द- 


ववक्‍वलिनिनी न +ण" 








निनिनानी न तत-+9म+वलब+-+-न न न-ननन+--+3० 


१. पायछित्त सो ही मलहरण पावागसण छंदो । पज्जाया''**** । छन्दरशास्त्र 
२. देखो, पुरातन वाक्य-सू वी की प्रस्तावना पृ० १०६ 
३. दुरित-गृहु-निग्रहाद्भय यदि भो भूरि-नरेन्द्र-बन्दितम | 

ननु तेन हि भव्यदेहिलों भजत श्री मुनीभिन्दिने ।॥ - मल्लिषेण भ्रशस्ति 


४८ जैत धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


कुन्द प्रभु के चरणों की विनय करनेवाला सूचित किया है। इससे यह मूलसघ के विद्वान ज्ञात होते है | मेरी राय में 
यह छेंदपिण्ड के कर्ता हो सकते है। 


विमलकीति 


प्रस्तुत व्मिलकीति वागडसध के रामकौति के शिष्य थे! | यह रामकीति वही है जो जयकीति के शिष्य 
थे। और जिनकी लिखी हुई प्रशस्ति चित्तोड मे सवत्‌ १२०७ मे उत्कीर्ण की हुई उपलब्ध है । 

विमलको ति की दो रचनाएँ है। 'सोखव३ विहाण कहा' श्रौर सुगन्धदसमों कहा । दोनो कथाझ्रो में ब्रत का 
महत्त्व गौर उसके विधान का कथन टिया गया है । जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला के कर्ता यश कीति भी विमलकारति के 
शिष्य थे । इनका समय विक्रम की १३ वी शताब्दी है। 


मेघचन्द्र 
यह मूलसंघ, देशीगण, कुन्दक्ुन्दान्वय, पुस्तक गच्छ शोर इगलेश्वर वलि के विद्वान थे | इनके गुरु का नाम 
भानकीति था और प्रगुरु का बाहुबलि था। यह चन्द्रनाथ पाश्वेनाथ वसदि का पुरोहित था। अनन्तपुर जिले के 
ताडपत्रोय शिलालेख से प्रकट है कि उस स्थान पर एक जैन मन्दिर और जन गुरुओं की प्रभावशाली परम्परा थी । 
उन्हे उस प्रदेश के सामान्‍्तों से सरक्षण प्राप्त था । यह शिलालेख सन्‌ ११६९८ ई० का हे, जिसमे उदयादित्य सामन्त 
के द्वारा मेघचन्द्र को भूमिदान देने का उल्लेख है। (उ्ाशाज्मा ॥0 $0७॥ ]॥0॥8 # 22) 
इससे प्रस्तुत मेधचन्द्र विक्रम की १३वीं शताब्दी के विद्वान है। इनको कोई रचना उपलब्ध नहीं है । 


कुमुदेन्दु 
मूलसंघ-नन्दिसघ बलात्कार गण के विद्वान थे । इन कुमुदेन्दु योगी के शिप्य माघनन्दि सैद्धान्तिक थे। पर- 
वादिगिरिवत्ञ और सरस कवितिलक इनके उपनाम थे। इनकी एक मात्र कृति 'कुम्ुदेन्द-रामायण' नाम का 
प्रन्‍्थ है । इस ग्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि- यह प्मनन्दि ब्रती का पुत्र था, और इसकी माता का नाम 
कामाम्बिका था । पद्यनन्दि ब्रती साहित्य कुमृदवन चन्द्रचतुर चतुविधि पाण्डित्य कला शतदल विकसन दिनमणि- 
वादि धराधर कुलिश-कवि मुखमणिमुकुर, उपाधियाँ थी । इनके पितृव्य (काका) श्री अ्रहेनन्दि ब्रति बतलाये गये 
है। उन्हे परमागम नाटक तक व्याकरण निधण्टु छन्‍्दोलड कृति चरित पुराण पडड्जभस्तुति नीति स्मृतिवेदान्त भरत 
सुरत मन्त्रोषधि सहित नर तुरग गजमणिगण परीक्षा परिणत विशेषणो के साथ उललेखित किया गया है। इनका 
समय सन्‌ १२६० के लगभग है। (कर्नाटक जन कवि) 


गुणभद्र 


यह मूलसंघ देशीगण ओर प्रुस्तकगच्छ कुन्दकु्दास्वय के गगन दिवाकर थे। इनके शिष्य नयकीति 
सिद्धान्त देव थे, और प्रश्ष्य भानु कीति ब्रतीन्द्र को, जिन्हे शक्ोस० १०६५ के विजय सबत मे होय्यसल वश के 
बहलाल नरेश ने पाइ्वनाथ और चौबीस तीर्थकरों की पूजन हेतु 'मास हल्लि' नाम का गाव दान मे दिया था। 
प्रतणव इनका समय विन्नम सबत १२३० है। और इनके प्रगुरु गुणभद्र का समय इनसे कम से कम २४५ वर्ष पूर्व 
माना जाय तो उनका समय विक्रम की १२वीं जताब्दी का अन्तिम चरण और १३वीं का प्रारम्मिक भाग माना जा 
सकता है । (जैन लेख स० भा० १ पृ० ३८५) 


प्रभाचनन्‍द्र 
प्रस्तुत प्रभावन्द्र श्रवणवेलगोल के शक सवत्‌ १११५ के उत्कीर्ण हुए शिलालेख न० १३० में, श्रौर शक स० 


१. राप्कित्ति गुहविशउ करविण विमलकित्ति महियलि पड़े विश । --सुगन्ध दममी कहा प्र० 


तेरहूंतीं और चौदहवीं शताब्दी के झाचायें, विद्वान और कवि ४२६ 


११श८ के १२८ वे शिलालेख में तथकीति सिद्धान्तदेव के शिष्यो मे प्रभाचन््र का नामोल्लेख है । इससे वे नयकीति 
के शिष्य थे । नयकीति का स्वर्गवास शक संवत्‌ १०६६ (सन्‌ ११७७--वि० सं० १२३४ ) में हुआ था। ऐसा शिला 
लेख नं० ४२ से ज्ञात होता है। अत' यह प्रभाचन्द्र विक्रम की १३वीं शताब्दी के विद्वान हैं । 


अ्रण्ड्य्य 

इनके पितामह का नाम भी श्रण्डय्य था । जिनके तीन पुत्र थे। शान्‍्त, गुम्मट झौर वेजण । ज्येष्ठ पुत्र शञान्त 

की पत्नी बललब्बे के गर्भ से अस्तुत अण्डय्य का जन्म हुआ था। इनका निवास स्थान कननड था। इसका रखा हुआा 

'कव्बिगर' नाम का एक काव्य ग्रन्थ है, जो शुद्ध कन्नडी भाषा का ग्रन्थ है । इसमें संस्कृत का मिश्रण नहीं है। इसने 

जन्न कवि की स्तुति की है। भ्रतएव इसका समय १२४० ई० के लग-भग माना जा सकता है। यह ईसा की १शेवी 
शताब्दी का कवि था। 


शिकश्ष मायण 


यह होयसल देश के अन्तर्गत नयनापुर नाम का एक ग्राम है। उसके समीप कावेरी नदी की नहर बहती 
है श्रौर वहाँ देवराज के इष्टानुसार राजराज ने भगवान नेमिवाथ का विशाल मन्दिर बनवाया है। इस ही गम में 
उक्त कवि के पितामह मायण सेट्री रहते थे । वे बडे भारी घनिक और व्यापारी थे । उनकी रत्री तामरसि के गर्भ 
से बोमसेट्रि नाम का पुत्र हुआ | वोम्मसेट्रि की स्त्री नेमाबिका के गर्भ से कवि शिशुमायण का जन्म हुआ था। कापूर 
गण के भानुम॒नि इसक गुरुथे। कवि ने दो ग्रथ्ो की रचना की है। त्रिपुर दहनसागत्य, और प्रजनाचरित । इनमे' 


प्रअना चरित की रचना कवि ने बेलुकरे पुर के राजा गुम्मठ देव की रुचि और प्रेरणा से की थी। इनका समय 
ईसा की १३वीं शताब्दी है । 


पादवव पंडित 
यह पंडित सौदत्तिके रट्राज वशी कातिवीय (१२०२-१३२०) का सभा कवि था। इसने श्रपने एक 
पद्म में कहा है कि-कार्तवीर्य का पुत्र लक्ष्मणोवीर्य था। यह लक्ष्मणोवीर्य १२२६ में राज्य करता था। बाम्बे की 
रायल एशियाठिक सोसाइटा के जनेल में जो एक शिलालेख प्रकाशित हुआ है, उसे पाइ्वे कवि ने शक सम्बत्‌ ११२७ 
सन्‌ १२०५ में लिखा था, उसमे लिखा है कि--कोण्डी मण्डल के वेणुग्राम में रट्रवशीय राजाकातंबीये,--जो मल्लिका- 
जुन के सहोदर भाई थ राज्य करते थे श्र उन्होने भ्रपने मण्डल के आचाये शुभचन्द्र भट्टारक के लिये उक्त ग्राम कर 
रहित कर दिया था । यह शिलालेख पाश्वंकवि का ही लिखा हुआ है । इसमें इसलिए भी सन्देह नही रहता कि कवि, 
ने अपने 'पार्श्वपुराण” मे जिस कविकुल तिलक विरुद को अपने नाम के साथ जोड़ा है, वही उक्त शिलालेख के भी 
प्रन्तिम पद्य मे लिखा है। इससे इस का समय १२०४ के लगभग निश्चित होता है। सुकविजन मनोह॒ष शस्यप्रवर्ष, 
बुधजन मन पद्मिनी प्॑ममित्र, कविकुल तिलक श्रादि इसके प्रशसा सूचक उपनाम थे। इसकी एकमात्र कृति पाइवये 
पुराण ग्रन्थ उपलब्ध है, जो गद्य-पद्य-मय चम्पू ग्रन्थ है । इसमे सोलह आ्राध्वास है। प्रथ के प्रारम्भ में जिनकी स्तुति 
करके कवि ने सिद्धान्तसेन से लेकर वोरनन्दी पर्यन्त गुरुओ की, और पप पोन्‍्न, रत्न, धनजय, भूपालदेव, अ्रच्चण्ण 
ग्रग्गल, नागचन्द्र, बोप्पण भ्रादि पूर्व कवियो की स्तुति की है। कवि ने स्वयं अपने इस ग्रन्थ की चार पद्यों में प्रशसा 
की है। अकलक भट्ट ने अपने शब्दानुशासन (१६०४) में इस ग्रथ के बहुत से पद्य उदाहरण स्वरूप उद्धृत किये है 
कवि का समय सन्‌ १२०५ (वि० स० १२६२) है। ह 


कवि जन्न 
जन्न-- का जन्म कम्मे नामक वश में हुआ था । इनके पिता का नाम शकर श्लौर माता का नाम गंभादेवी 
था शकर हयशालवशीय राजा नरसिह के यहाँ कटकोपाध्याय (युद्ध विद्या का शिक्षक या सेतापति) था। गगादेवी 


७ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


के गुरु रामचन्द्रदेव नाम के मुनि थे, जो माधवचन्द्र के शिष्य थे। रामचन्द्रदेव जगदेक मल्ल के दरबार के कंटकोपा 
ध्याय थे यह जस्न के गुरु नागवर्म के भी गुरु थे। जन्न कवि सूक्तिसुधाणंव ग्रन्थ के कर्ता मल्लिकाजुन का साला झौर 
दाब्दमणिदर्पण के कर्ता केशिराज का मामा था। यह चोलकुल नरसिहदेव राजा के यहाँ सभी कवि, सेनानायक और 
मन्‍्त्री भी रहा है। यह बड़ा भारी धर्मात्मा था। इसने किलेकाल दुर्ग में प्रनन्तवाथ का मन्दिर और द्वार समुद्र के 
विजयी पार्श्वनाथ के मदिर का महाद्वार बनवाया था। इसकी यशोधरा चरित्र, अ्रनन्‍्तनाथ पुराणभौर शिवाय 
स्मरतन्त्र नाम की तीन रचनाएँ मिलती है। इसका समय सन्‌१२०६ ई० कर्नाटक कवि रचित में दिया हुझा है । 


श्री कोर्ति 


यह मुनि- कुन्दकुन्दाचायं की परम्परा के नन्दि सघ के विद्वान थे। जो चित्रकूट से नेमिनाथ तोर्थंकर की 

यात्राके लिये गिरनार जाते हुए गुजरात की राजधानी भ्रणहिलपुर म झ्राये । वहा उन्हे राजा ने मण्डलाचार्य का 
विरुद (पद) प्रदान किया और उनका सत्कार किया। इनका समय विक्रम की १३वीं शताब्दी है। 

(दिखों वेरावल का शिलालेख' जेन लेख स० भा० ४ पृ० २२०) 


महाबल कवि 


महाबल कवि--भारद्वाज गोत्री 4 ब्राह्मण था । इसके पिता का नाम रायिदेव भ्रौर माता का ताम राजियक्का 
था। गुरुका नाम माधवचन्द्र था जो त्विद्य को उपाधि से उपलक्षित थे। क्योंकि नेमिनाथ पुराण के श्रश्वास के 
ग्रन्त मे--माधवचन्द्र त्रेवद्य खक्रवतों श्रोपादपद्मप्रसाइसादित सकलकलाकलाप” इत्यादि वाक्य लिख 
कर अपना नाम लिखा है। सहजकविमलगेह (१) माणिक्यदीप, और विश्वविद्याविरचि, कवि इन तीन नामो से 
प्रसिद्ध था । इसकी एकमात्र कृति नेमिनाथ पुराण उपलब्ध है। जिसमें २२ झ्राश्वास है । उसमे प्रधानता से हरिवश 
झौर कुरुवश का वर्णन है। यह कनडी भाषा का चम्पृ ग्रन्थ है । इसके प्रारम्भ में नेमिनाथ तीर्थंकर, सिद्ध, सरस्वती 
श्रादि की स्तुति करके भूतबलि से लेकर पुप्पसेन पर्यन्त आचार्यों का स्तवन किया गया है । इसके पश्चात्‌ अपने 
प्राश्नयदाता के नायक और अपना परिचय देकर कविने ग्रन्थ प्रारम्भ किया है। केतनायक प्रमवीर और स्वय कवि 
था । उसी के अनुरोध से इस ग्रन्थ की रचना हुई है। ग्रथ की रचना सुन्दर श्र प्रोौढ़ है । कवि ने इसे शक सवत्‌ 
११७६ (ई० सन्‌ १२५४) में समाप्त किया है । 


लघु समन्तभद्र 
लघु समन्तभद्ब--इनकी गुरु परम्परा श्रौर गण-गच्छादि का कोई परिचय नहीं मिलता । इन्होने श्राचार्य 
विद्यानन्दकी श्रष्टसहस्री पर विषम पदतात्पयेबृत्ति' नामक टिप्पण लिखा है, जो भ्रष्टसहस्री के विपम पदो का अर्थ 
व्यक्त करता है । इनका समय विक्रम की १३१ी शताब्दी बतलाया जाता है! इनके टिप्पण की प्राचीन प्रति पाटन के 
ज्ञान भण्डार में उपलब्ध है। 
देव स्वामिनमसल विद्यानद प्रणम्य निजभकत्या । 
विवृणोस्यष्टसहस्नी विधमपद लघुसमन्तभद्रो5हम्‌ ॥ 
झन्तिम-- 
शिष्ट कृत वद्‌ एिट सहस्री दृष्टो कृत परवृष्टि सहस्री । 
स्पष्टी कुरुतादिष्टसहस्नी मरमाविष्टपमरष्टसहस्री ? 
सं० १५७१ वर्षे--पूर्ण ग्रन्थ मुख्तारसा० के नोट से 
कुलचन्द्र उपाध्याय- स० १२२७ वेशाख वदि ७ शुक्रवार के दिन वद्धमानपुर के शातिनाथ चैत्य में सा० 
भलन सा० ग्रोशल ठा० ब्रद्मादेव ठा० कणदेवादि ने कुटुम्ब सहित अम्बिकादेवी की मति बनवाई और उसकी 
प्रतिष्ठा कुलचन्द्र उपाध्याय ने की । इससे कलचन्द्र का समय विक्रम की १३वीं शताब्दी है। 


वैरहवीं और चोवहदों शताब्दी के आाचाये, विद्वान और कवि ४३१ 


सकलचन्द मदट्टारक्ष 


मूलसंघ काणूरगण तिन्त्रिणी गच्छ के विद्वान थे। महादेव दण्डनायक के गुरु थे। भुनिचन्द्र के शिष्य 
कुलभूषणत्रति त्रेविद्य विद्याधर के शिष्य थे। धाक वर्ष १११९ (वि० सं १२५४) में महादेव दण्डनायक ने 'एरग' 
जिनालय बनवा कर उसमें शान्तिनाथ भगवान की प्रतिष्ठाकर सकलचन्द्र भट्‌टारक के पाद प्रक्षालन पूर्वक हिडगण 
तालाब के नीचे दण्ड से नापकर ३ मत्तल चावल की भूमि, दो कोल्लू श्ौर एक दुकान का दान किया । अतः इनका 
समय वि० की १३वीं शताब्दी है । --जैनलेख सं० भा० ३ बं० र 


हे सकलको ति 

यह माथुर सघ के ग्राचायं थे। सवत्‌ १२३२ में फाल्गुण सुदी १० मी को इनके भक्त श्रेष्ठी मनोरथ के 
पुत्र कुलचन्द्र ने मूर्ति की प्रतिष्ठा की । 

(सवत्‌ १२३२ फाल्गुन सुदि १० माथु रसधे पडिताचार्य श्री सकलकीति भक्त श्रेष्ठ मनोरथ सुत कलचन्द्र 
लक्ष्मी पति श्रेयप्ेकारितेय ।) 

इसी सवत्‌ मे एक दूसरी मूर्ति की भी प्रतिष्ठा उनके भक्त साह हेत्याक के प्रथम पुत्र वील्हण ने कल्या- 
णार्थ की थी । 

(स० १२३२ फाल्गुन सुदि १० माथुरसघे पडिताचार्य श्री सकलकीति भक्तिन साह हेत्याकेन प्रथम पृत्र 
बील्हण सुतेन श्रेयसे करणये । (कारितेय) - देख, मारौठ का इतिहास 


नल्विगुंद मादिराज 


इसका जन्म साकल्‍्य कुल में हुआ था। इसके पिता का नाम चाम ध्यौर माता का नाम महादेवी था। 
नल्विगुद ग्राम में इसका जन्म हुआ था । गुण वम्मे का पुष्पदन्त पुराण ई० सन्‌ १२२६ के लगभग बना है। उसकी 
एक प्रति के भ्रन्त मे दो पद्म दिये है। पद्यो की रचना देखने से ज्ञात होता है कि यह एक भ्रच्छा कवि था । पुष्पदन्त 
पुराण की प्रतिलिपि करने के कारण यह उससे कुछ समय बाद सन्‌ १३०० के लगभग हुआ होगा । इसकी भ्रन्य कोई 
रचना प्राप्त नही हुई । 


शुभचन्द योगी 

इनके सघ गण गच्छादि 'का कोई परिचय” उपलब्ध नहीं है। सभवत. यह मूलसघ के विद्वान थे, तपइ्चरण 

द्वारा आत्म-शोधन में तत्पर थे। रागादिरिपुमल्लाण--रागादि क्षत्रुओं को--जीतने के लिये मल्‍ल थे कषाय झऔर 
इन्द्रिय जय द्वारा योग की साधना में उन्होंने चार चाद लगा दिये थे । उस समय वे अत्यन्त प्रसिद्ध थे । 

जाहिणी भायिका ने, तपस्या द्वारा शरोर की क्षीणता के साथ कषायो को कृशकिया था। उसने प्पने 

ज्ञानावरणी कर्मके क्षयार्थ शुभचन्द्र के ज्ञानार्णव की प्रति लिखवा कर सवत्‌ १२८४ में उन प्रसिद्ध शुभचन्द्र योगी 

को प्रदान की थी। इससे हन शुभचन्द्र का समय विक्रम की १३ वी शताब्दी है। 
+देखो ज्ञानार्णव की पाटन प्रति की लिपि प्रशस्ति । 


मल्लिषेंण पंडित---- 

यह द्रविल संघ स्थित नन्दिसंघ अरुन्गलान्बय के विद्वान श्रीपालत्रेविद्य देव के प्रशिष्य श्रौर वासुपृज्य देव 

के शिष्य मल्‍ल पडित को दाक वर्ष १०५८० (वि० स० १२३५) में पारिसण्ण की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शान्तियण 

दण्डनायक ने एक वसदि बनवाई और उसके लिये भूमिदान भ्रौर दीपक के लिये तेल की चबकी दान में दी। तथा 

मल्ल गोण्ड झोर समस्त प्रजा ने गाव के घाट की प्रामदनी, तथा धान से चावल निकालते समय अनाज का हिस्सा 
भी उक्त मल्लिषेण पण्डित को दिया। मल्लिषेण पंडित का समय विक्रम की १३वी शताब्दो है | 


४३२ जन धर्म का प्राचीन इतिहस-- भाग २ 


बालचन्द मलधारि 

मूल सघ, देशीय गण कोण्ड कुन्दान्वय पुस्तकगच्छ इगनेश्वर बलिक त्रिभुवनकीति रावुल क॑ प्रधान शिष्य 

थे । इनके प्रिय गृहस्थशिप्य सद्भयक पुत्र वोम्मिसेट्टि तथा मेलब्वे से उत्पन्त मल्लि सद्ठि ने तैलगेरे बर्साद के प्रसन्‍्त 

पाश्व॑देव के लिये तम्मडियहल्लि मे सुपारी के २००० पेड़ों के दो हिस्से वशानु वशतक जाते के लिग्रे अलग निकाल 

दिये । और दोपनायक पोन्‍्लब्वेसे उत्पन्न चेत्ल पिल्‍ले को श्रपित कर दिये । चहलपिल्लेनेजो सवनगिरि और बालेन्दु मल 

धारि देव का छिष्य था। श्रमरापुर के इस लेखका समय शक १२०० (सन्‌ १२७८ ई० है। अ्रता|व वालचरद्र मल- 
धारि का समय ईसा की १३१वी शताब्दी है। 


वादिराज (द्वितोय) 

यह वादिराज की शिप्य परम्परा के विद्वान थे | ४६५ ग० के शिलालेख मे, जो शक्स० ११२२ (बि० 

स॒० १२५७ के लगभग का उत्कीर्ण किया हुआ हे, लिखा हू कि षट्‌ दर्शन के अ्रध्ता श्रीपालइव्े स्वर्गवास हो जाने 
पर उनके शिष्य वादिराज (ह्ितीय) ने 'परवादिमत्ल-जिनालय' नाम का मन्दिर बनवाया थ! । और उसकी पूजन 
तथा मुनिया क प्राहार दान के लिये कुछ भूमि का दान दिया। प्रस्तुत वादिराज गग नरेश राचमल्न चतुर्थ या सत्य 
वाक्य क गुरु थे । इनका समय विक्रम का १३वीं शताब्दी हे । (जनलेख स० भा० १ पृ० ४०५) 


त्रिविक्रमदेव (प्राकृत शब्दानुशासन के कर्ता) 


यह भ्रहनन्दि त्रेविद्य मुनि के शिष्य थे। त्रिविक्रम का कुल वाणस था। आदित्यवर्माके पौत्र और मत्लि- 
नाथ के पुत्र थे । इनके भाई का नाम भाम (दिव) था जो वृत्त और विद्या का धाम (स्थान) था! । यह दक्षिण देश के 
निवासी ये । इनकी एक मात्र कृति 'प्राकृत शब्दानुशासन' है । जो तीन अध्यायो में विभकत है और स्वोपज्ञ वृत्ति से 
युक्त है। प्रत्येक अध्याय के चार-चार पाद है। इसमे हेमचन्द्र पाकृत व्याकरण में दिये हुए अ्रपश्रश पद्मो को 
उद्धत किया है, भौर उनके पद्यो को उद्धत कर उनका खण्डन भी किया है । इससे यह निश्चित है कि प्ररतुत व्याकरण 
का रचना काल हेमचन्द्र कं बाद, विक्रम की १३वीं शदी है, डा० ए० एन० उपाध्ये ने इनका समय १२३६ ई० बत- 
लाया है| व्याकरण बहुत अ्रच्छा है, इसका अध्ययन करने से प्राकृत भाषा का अ्रन्छा परिज्ञान हो जाता है । डा० 
पी० एल ० वैद्य ने इसका सम्पादन किया है, और यह ग्रथ जीवराज ग्रथमाला शोलापुर से सन्‌ १६५४ में प्रकाशित 


दो चुका है । 


भट्टा रक प्रभाचन्द 


यह मूलसध के भट्टारक रत्नकीर्ति के पट्टधर थे। रत्नकीति प्रौर प्रभाचन्द्र नाम के श्रनेक विद्वान झाचार्य 
और भट्टारक हो गए है । उनमे यह भट्टरक प्रभाचन्द्र उन रत्नकीति के पट्धर थे जो भ० धर्मचन्द्र के प्रपट्ट पर 
प्रजमेर में प्रतिष्ठित हुए थे, जिन का समय पट्टावली मे स० १२६६ से १३१० बतलाया गया है। 
पट्टे थ्री रत्नकीतें रनुपमतपस: पृज्यपादोयश्ञास्त्र- 
घ्याख्या विश्यातकीति गुणणनणनिधिप' सत्क्रियाचारुचंचु । 


१ श्रुतअतु रहंनन्दि त्रविद्यमुने पदाम्बुज श्रमरः । 
श्रीवारासकुल कमलदय मणेरादित्यवमंणः पौत्र ॥$ 
श्रीमल्लिताथ पुत्रों लक्ष्मीगर्भासताम्युधिसुधालु' । 
भामस्य बुत विद्याघाम्नों श्राता त्रिविक्रम सुकवि ॥३ 


बैरह॒वी और चौदह॒वीं जताब्दी के आचार्य, विद्वान और कवि ४३३ 


ओऔमानानन्दधामा प्र तिवुधनुतमामानसंदायिवादों । 
जीयादाचन्द्रतारं नरपतिविदितः श्रीप्रभावन्प्रदेव:' ॥ 

पट्टावली के इस पद्च से प्रकट है कि भट्टारक प्रभावन्द्र रत्नकीति भट्टारक के पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे । 
रत्नकीति अजमेर पट्ट के भट्टारक थे। दूसरी पटावली में दिल्ली पट्ट पर भ० प्रभाचन्द्र के प्रतिष्ठित होने का 
समय सं० १३१० बतलाया है। झ्लौर पट्टकाल स० १३१० से १३८५ तक दिया है, जो ७५ वर्ष के लगभग बैठता 
है। दूसरी पट्‌टावली में स० १३१० पौष सुदी १४ प्रभाचन्द्र जी गृहस्थ वर्ष १२ दीक्षा वर्ष १२ पट्ट वर्ष ७४ मास 
११ दिवस १४ प्रन्तर दिवस ८ सर्वे वर्ष €८ मास ११ दिवस २३। (भट्टारक सम्प्रदाय पृ० ६१) । 

भटटारक प्रभाचन्द्र जब भ« रत्नकीति के पट्‌ट पर प्रतिप्ठित हुए उस समय दिल्‍ली मे किसका राज्य था, 
इसका उक्त पट॒टालियो में कोई उल्लेख नही है। किन्तु भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य घनपाल के तथा दूसरे शिष्य ब्रह्म 
नाथराम के स० १४५४ श्रौर १४१६ के उल्लेखो से ज्ञात होता है कि प्रभाचन्द्र ने मुहम्मद बिन तुगलक के मन को 
प्रनुरजित किया था और वादी जनी को बाद में परास्त किया था-जैप्ता कि उनके निम्न वाक्‍्यों से प्रकट है :-- 

तहि भव्यहि सुसमहोच्छव विहियठ, सिरिरमणकित्ति पट्टेणिहियउ । 
महमंद साहिमणुरंजियउ, विज्ज हिवाइपसणुभजियड ।। 
“बाहुबलि चरित प्रशस्ति 

उस समय दिल्‍ली के भव्यजनो ने एक उत्सव किया था और भ० रत्नकोति के पट्ट पर प्रभाचरद्र को प्रति- 
प्ठित किया था। मुहम्मद बिन तुगलक ने सन्‌ १३२५ (वि० स० १३८२) से सन्‌ १३५१ (वि० स० १४०८) तक 
राज्य किया है। यह बादशाह बहुभाषा-विज्ञ, न्‍्यायी, विद्वानों का समादर करने वाला भौर अत्यन्त कठोर शासक 
था| भ्रत प्रभाचन्द्र इसके राज्य में स० १३८५ के लगभग पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए हो। इस कथन से पट्टावलियों 
का वह समय कुछ ग्रानुमा निक सा जान पड़ता है। वह इतिहास की कसौटी पर ठीक नही बेठता। भ्रन्य किसी प्रमाण 
से भी उसकी पुष्टि नही होती । 

प्रभाचन्द्र श्रपने श्रनेक शिप्यों के साथ पट्टण, खभात, धारानगर झौर देवगिरि होते हुए जोइणिपुर 
(दिल्ली) पधारे थे। जैसा कि उनके शिष्य धनपाल के निम्न उल्लेख से स्पष्ट है :-- 

पट्‌टणे खभायच्चे धारणयरि देवगिरि। 
मिच्छामयविहुणंतु गणिपत्तद जोयणपुरि | - बाहुबलि चरिएउ प्र० 

प्राराधना पजिका के स० १४१६ के उल्लेख से स्पष्ट है कि वे भ० रत्नकीति के पट्ट को सजीव बना 
रहे थे* । इतना ही नही, किन्तु जहा वे अच्छे विद्वान, टीकाकार, व्याख्याता झौर मंत्र-तत्र-बादी थे, वहा वे प्रभावक 
व्यक्तित्व के धारक भी थे। उनके भ्रनेक शिष्य थे। उन्होंने फीरोजशाह तुगलक के ग्रनुरोध पर रक्ताम्बर वस्त्र 
घारण कर भ्रन्त:पुर मे दर्शन दिये थे। उस समय दिल्ली के लोगो ने यह प्रतिज्ञा की थी कि हम श्रापको सबसत्र जती 
मानेंगे । इस घटना का उल्लेख बखतावर शाह ने झपने बुद्धिविलास के निम्न पद्म में किया है -- 


बिल्‍ली के पातिसाहि भये पेरोजसाहि जब, चांवो साह प्रधान भट्टारक प्रभाचन्द्र तब, 
प्राये बिल्ली मांझिि बाद जीते विद्यावर, साहि रीश्कि के कही करे दरसन प्रंतहप्र, 





१. जैन सि० भा, भा०१ किरण ४। 
२. स० १४१६ चैत्र सुदि पचम्या सोमवासरे सकलराजशिरोमुक्ुटमारिक्यमरीचि पिजरीकृत चरणकमलपादपीठस्य 
श्रीपेरोजसाहे सकल साम्राज्यधुरीबिम्रारास्थ समये श्री दिल्या श्रीकुदकुन्दाचार्यान्यये सरस्वती गच्छे बलात्कारगरो 
भ० श्रीरत्नकीतिदेवपट्रोदयाद्रि तरुणतरशित्वमुर्वीकृर्वाश भट्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेव तत्दिष्ियाणा ब्रह्म नाथूराम 
इत्या राधना पंजिकाया ग्रन्थ आश्म पठनार्थ लिखापितम्‌ । जैन साहित्य और इतिहास पृ० ८१ 
दूसरी प्रशस्ति सं० १४१६ भादवा सुदी १३ गुरुवार के दिन की लिखी हुई द्रव्यसंग्रह की है जो जयपुर के ठोलियों के 
मन्दिर के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है। ग्रंथ सूची भा० २, पृ० १८० | 


४३४ जेत धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


तिह समे लंगोट लिबाय पुनि चांद बिनती उच्चरी। 
मानि है जती जुत वस्त्र हम सब श्राधक सौगद करी ६१६ 

यह घटना फीरोजशाह के राज्यकाल की है, फीरोजणगाह का राज्य स० १४०८ से १४४५ तक रहा है। 
इस घटना को विद्वज्जन वोधक मे स० १३०५ की बतलाई है जो एक स्थूल भूल का परिणाम जान पड़ता है क्योकि 
उस समय तो फीरोजशाह तुगलक का राज्य ही नही था फिर उसको सगति कंसे बेठ सकतो है। कहा जाता है कि 
भ० प्रभाचन्द्र ने वस्त्र धारण करके बाद में प्रायश्चित लेकर उनका परित्याग कर दिया था, किन्तु फिर भी वस्त्र 
धारण करने वी परम्परा चालू हो गई । 

इसी तरह अनेक घटना क्रमो में समयादि की गड़बडी तथा उन्हे बढा-चढ़ा कर लिखने का रिवाज भी हो 
गया था । 

दिल्‍ली में प्रलाउद्दीन खिलजी के समय राघो चेतन के समय घटने वाली घटना को ऐतिहासिक दृष्टि से 
विचार किये बिना ही उसे फीरोजशाह तुगलक के समय की घटित बतला दिया गया है । (देखो बुद्धिविलास पृ०७६ 
और महावीर जयन्ती स्मारिका अप्रैल १६६२ का श्रक प० १२८) । 

राघव चेतन ऐतिहासिक व्यक्ति है और झलाउद्रीन खिलजी के समय हुए है। यह व्यास जाति के विद्वान 
मन्र, तत्रवादी और नास्तिक थे। धर्म पर इनको कोई आस्था नही थी, इनका विवाद मुनि माहवसेन से हुआ था, 
उसमे यह पराजित हुए थे । 

ऐसी ही घटना जिनप्रभसूरि नामक इ्वे० विद्वान के सम्बन्ध में कही जाती है--एक बार सम्राट मुहम्मद- 
शाह तुगलक की सेवा में काशी से चतुर्दशविद्या निपुण मत्र तत्रज्ञ राधवचतन नामक विद्वान आया। उसने अपनी 
चातुरी से सम्राट्‌ को रजित कर लिया । सम्राट्‌ पर जनाचार्य श्री जिनप्रभयूरि का प्रभाव उसे बहुत अखरता था । 
ग्रतः उन्हे दोषी ठहरा कर उनका प्रभाव क्रम करने के लिए सम्राट का मुद्रिका का अपहरण कर सूरिजी के रजोहरण 
में प्रच्छनन्‍न रूप से डाल दी । (देखो जिनश्रभसूरि चरित पृ० १२) | जब कि वह घटना झलाउद्दीन खिलजी के समय 
को होनी चाहिए । इसी तरह कुछ मिलती-जुलती घटना भ० प्रभाचन्द्र के साथ भी जोड दी गई है । विद्वानों को इन 
घटनाचक्रों पर खूब सावधानी रो विचार कर अन्तिम निर्णय करना चाहिए | 


टीका-प्रस्थ 


पट्टावली के उक्त पद्य पर से जिसमें यह लिखा गया है कि पृज्यपाद के थारत्रों की व्याख्या से उन्हे लोक 
में प्रच्छा यश और ख्याति मिली थी। विस्तु पृज्यपाद के समाधि तंत्र पर तो प० प्रभाचरद्र की टीका उपलब्ध है। 
टीका केवल शब्दार्थ मात्र को व्यक्त करती है उसमें कोई ऐसी खास विवेचना नहीं मिलती जिससे उनकी प्रसिद्धि 
को बल मिल सके । हो सकता है कि वह टीका इन्ही प्रभाचन्द्र की हो, आत्मानुशासन की टीका भी इन्ही प्रभाचनद्र 
की कृति जान पड़ती है, उसमें भी कोई विशेष व्याख्या उपलब्ध नही होती । 

रही रत्नकाण्ड श्रावकाचार की टीका की बात, सो उस टीका का उल्लेख १० आ्राशाधरजी ने अनगार धर्मा- 
मृत की टीका में किया है। 

“यथाहुस्तत्र--भगवन्तः श्रीमत्प्रभेन्दुपादा र॒त्नकरण्डटीकायां चतुरावतं त्रितय इत्यादि सृत्र द्विनिषद्यइत्यस्प- 
व्याख्यातेदेववन्दनां कुवंताहि प्रारम्भे समाप्तीचोपविदय प्रणाम: कतंव्य इति ।”? 

इन टीकाश्रो पर विचार करने से यह बात तो सहज हो ज्ञात होती है कि इन टीकाओ का श्रादि-अन्त 
मगल श्रौर टीका की प्रारभिकसरणी मे वहुत कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है। इससे इन टीका का कर्त्ता कोई 
एक ही प्रभाचन्द्र होना चाहिये। हो सकता है कि टीकाकार की पहली ति रत्नकरण्डकटीका ही हो । और शेष 
टीकाए बाद में बनी हो । पर इन टीकाओ का कर्ता प्रभाचन्द्र प० प्रभ' पर्व ही है, प्रमेयकमलमातंण्ड के कर्त्ता मो 
चन्द्र इनके कर्त्ता नही हा सकते । क्योंकि इत टीकाओ्ों में विषय के »थन और भाषा का वैसा सामजस्य अथवा 
उसकी वह प्रौढ़ता नही दिखाई देती, जो प्रमेयकमलमार्तंण्ड भौर न्यायकुमुदचन्द्र मे दिखाई देती है। यह प्रायः धुनि- 


तैरहवीं और चौदहवी शताब्दी के विद्वा। आचार्य और कवि ४६५ 


दिचत-सा है कि वे धारावासी प्रभाचन्द्राचा्य जो माणिक्यनन्दि के शिष्य थे उक्त टीकाओ्ो के कर्त्ता नही हो 
सकते । 


समय-विश्ार 


प्रभाचनद्र का पट्टावलियो मे जो समय दिया गया है, वह ग्रवश्य विचारणीय है। उसमे रत्नकीर्ति के पदूट 
पर बैठने का समय स० १३१० तो चिन्तनीय है ही । स० १४८९१ के देवगढवाले शुभचन्द्रवाले शिलालेख मे भी रत्न- 
कीति के पट्‌ट पर बैठने का उल्लेख है, पर उसके सही समय का उल्लेख नही है। प्रभाचन्द्र के गुरु रत्नकीत्ति का 
पट॒टकाल पटटावली में १२६६-१३१० बतलाया है। यह भी ठीक नहीं जचता, सभव है वे रा ४ बंप पट्टकाल में 
रहे हो । किन्तु वे भ्जमेर पट्ट पर स्थित हुए और वही उनका स्वर्गंवास हुआ । ऐसी स्थिति में समय सीमा को 
कुछ बढा कर विचार करना चाहिए, यदि वह प्रमाणो आदि के ग्राधार से मान्य किया जाय तो उसमें १०-२४ वर्ष 
की वृद्धि भ्रवश्य होनी चाहिये, जिससे समय की सगति ठीक बंठ सके । श्रागे पीछे का सभी समय यदि पुष्कल प्रमा- 
णोंकी रोशनी में चचित होगा, तो वह प्राय प्रामाणिक होगा । आशा है विद्वान लोग भट्टारकीय पट्‌टावलियों मे 
दिये हुए समय पर विचार करंगे, । 


भट्टा रक इखनन्‍दी (योगशास्त्र के टोकाकार) 


यह काष्ठासघान्तर्गत माथुरसघ के विद्वान अमरकीर्ति के शिष्य थे! । जिन्हे इन्द्रनन्दिने चतुर्थागमवेदो 
मुमु क्षुनाथ ईशिन्‌, झनेक वादिव्रज सेवितचरण श्र लोक मे परिलब्धपूजन ज॑से विशेषणो के साथ उल्नेखित किया हे । 
यथा--लसच्चतुर्धागम वेदिन पर मुमुक्षुनाथा ःमरकोतिसीशिनम्‌ | 
प्रमेकवाविद्वजसेवितक्रम,.. विनम्यलोके. परिलब्धपूजनम्‌ ॥२॥ 
जिना (निजा) त्मनो ज्ञानविदे प्रशिष्टां विद्वह्विशिष्टस्य सुयोगिनां च्‌। 
योगप्रकाशस्य करोसि टीका सूरीद्धनन्दीहितनन्दिनंय ।।३ 
यह अपने समय के अच्छे विद्वान थे। इन इन्द्रतन्दि की एक मात्र कृति श्वेताम्बराचार्य हेमचन्र कृत 
योगशास्त्र की टीका है। जिसका नामकर्ता ने योगीरमा, सूचित किया है। जैसा कि 'टीका के योगिरमेन्द्रमुनिय-' 
वाक्य से जाना जाता है। इस टीका की एक प्रति स्व० १० जुगलकिशोर मुख्तार को करजाभडार से माणिक 
चन्द्र जी चवरे द्वारा प्राप्त हुई थी । श्र जिसे भट्टा रक इन्द्रनन्दि ने जेनागम, शब्दशास्त्र भरत (नाट्य) और छन्द 
शास्त्रादि को विज्ञा चन्द्रमता नाम की चाह विनया (विनयशील) शिष्य के बोध के लिये बनाई थी। जैसा कि प्रशस्ति 
के निम्न पद्म वाक्यों से स्पष्ट है-- 
“शी जनागसशब्दशास्त्र-भरत-छन्दोभिमुरुयादिक-- 
वेत्री चन्द्रमतीति खारुविनया तस्था विवोध्ये शुभा |” 
टीका रुन्द्र और विषय की प्रतिपादक है। इस टीका का विशेष परिचय श्रनेकान्त वर्ष २० किरण ३ 
पु० १०७ में देखना चाहिये । इस टीका का तुलनात्मक अ्रध्ययन करने से योगश्ास्त्र की मूल स्थिति पर अच्छा प्रकाश 
पड़ेगा । टीका मे रचना समय दिया है। जिससे इच्द्रनन्दी का समय वि० स० १३१४ निश्चित है। हेमचन्द्र के ८ ६ वर्ष 
बाद टीका बनी है। हेमचन्द्र का स्वर्गयवास स० १२२६ मे हुआ है। प्रस्तुत टीका ११व ईश्वर सम्बत्सर ११८० 
(वि० सं० १३१५) मे चंत्र शुक्ल द्वितीया के दिन बनाकर समाप्त की गई है। 
खाष्टेशे शरदीतिमासिच् शु्रो शुक्लह्िितीया तिथौ, 
टीका योगिरसेन्द्रनन्दिमुनिय: श्रीयोगसारीकृता । 


जज 5 ४ “पा पड “जज हकत> + + >>. >>०« --+>०--०....0...0.... -. ... 


१. इति योगशास्त्रे पस्या पंचमप्रकाशस्थ श्रीमदमरकीतिभट्टारकाणा धिष्य श्रीभट्टारक इस्द्रनन्दि विरचिताया योगद्षास्त 
दीकाया द्वितीयोधकार: । कारजा मण्डार प्रति, अनेकान्त वर्ष २० किरण ३ पृ० १०७ 





४३६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग 


श्री जनागम शब्दशास्त्र-भरत छन्दोमिम॒स्यादिक-- 
वेन्नी चरद्रमतोति चारबिनया तस्या विवोध्य शुभा ॥ 
श्वेताम्बरीय योगशास्त्र पर दिगम्बरीय विद्वान द्वारा लिखी गई यह टीका अवश्य प्रकाशनीय है। उससे 
कितनी ही बातों पर नया प्रकाश पडंगा' । 


बालचन्द कवि 
यह मूलसघ देशिय गण इगलेश्वर शाखा के विद्वान नेमिचन्द्र पण्डितदेव के शिष्य थे । इनकी एक मात्र 
कृति 'उद्योगसार' है, जो कनड़ीभमाषा में रचा गया है। कवि ने ग्रन्थ मे अ्पता नाम व्यक्त नही किया। किन्तु निम्न 
पद्य मे अपने को नेमिचन्द्र का शिष्य सूचित किया है -- 
श्र्‌तनिधि विमलदयाम्बुधिविततयज्ञोधामनेमिचन्द्र मुनीस्ध:। 
श्रुतलक्ष्मी द्वितवक्क सुतनोनिसि सुतत्वदर्शियेति सुवृदरिदे ।। 
श्रवण बेलगोल के शक स० १२०५, सन्‌ १२८३ ई० के लेख में महामण्डलाचार्य श्री मूलसघीय इगलेश्वर 
देशीयगणाग्रगण्य राजगुरु नेमिचन्द पण्डित देव का वर्णन कर उनके शिप्य वालचन्द का उल्लेख किया है* । इससे 
यह ईसा की १३वीं शताब्दी के अन्तिमचरण और वि० की १४वीं शताब्दो के कवि है । 


देवसेन (भावसंग्रह के कर्ता) 


देवसेन नाम के श्रनेक विद्वान हो गए है। उनमे भावमग्रह के कर्ता वे देवमेन है जो विमलसेन के शिष्य 
थे। दर्शनसार के कर्ता देवसेन इन से भिन्‍न है। उनका समय विक्रम की १०वीं शताब्दी है। किन्तु भावसग्रह के 
कर्ता देवसेन सोमदेव और राजशेखर के बाद के विद्वान्‌ है। दर्शनसार के कर्ता विमलसेन के शिष्य नही थे, इससे भी 
दोनो की पृथकता स्पष्ट है। भावसग्रह के कर्ता उनमे पश्चाद्वर्ती विद्वान्‌ है। 

भावसग्रह मे ७०१ गाथाए हैं जिनमे चौदह गुणस्थानो का वर्णन किया गया है। प्रथम गणस्थान के वर्णन 
मे मिथ्यात्व के पाच भेदो का उल्लेख करते हुए ब्रह्मवादियो को विपरीत मिथ्यादृष्टि बतलाया है और लिखा है कि 
वे जल से शुद्धि मानते है, माससे पितरो को तृप्ति, पशुघात से स्वर्ग ओर गौ कं स्पर्श से धर्म मानते है । इसका 
विवेचन करते हुए स्नानदुषण और मास दूषण का कथन किया है और उनकी झ्ालोचना की है। प्रस्तुत ग्रन्थ मल- 
सघ का आम्ताय का श्रतात नहा हता, क्‍्याकि उसमें कितना हीं। कथन उस आम्नाय के विरुद्ध ओर ग्रसम्बद्ध पाया 
जाता है। 

पंचम गुणस्थान का वर्णन लगभग २५० गाथाओं में किया गया है। किन्तु उसमे श्रावक के १२ ब्रतो के 
नाम और गअष्टमूलगुणा के नाम तो गिना दिये किन्तु उनके स्वरूपादि का कथन नही किया और न सप्त व्यसन भौर 
११ प्रतिमाओ्रों का स्वरूप ही दिया। हा दान पूजाद विषय का कथन विस्तार से दिया है । इस गणस्थान क॑ वर्णन 
में गुणब्रत भ्रोर शिक्षात्रतों के भेद तो कुन्दकुन्दाचायं के अनुसार बतलाए है कितु सामायिक के स्थान मे जिकाल 
सेवा को स्थान दिया गया है। 

भावसग्रह मे त्रिवर्णाचार के समान ही आचमन, सकलीकरण, यज्ञोपवीत और पचामत अभिषेक का 
विधान पाया जाता है। इतना ही नही कितु इन्द्र, श्रग्नि, काल, नैऋत्य, वरुण, पवन, यक्ष, सोम, दश दिकक्‍्पालों 
की उपासना, भगवान का उवटना करना, शास्त्र तथा युवति वाहुन सहित * श्राह्मात करके बलि चर आदि पृज्य 





१. टीका के विशेष परिचय के लिये देखे. श्रनेकान्त वर्ष २० कि० ३ में मुरुखतार श्री जु गलकिशोर का लेख पृ० रब 
२ जैन लेख स० भा० ६ पुृ० १५४१-२ 
३. सोमसेन कृत त्रिवर्ाचार मे भी दश दिक्‍्पालों का, आयुध, वाहन, शस्त्र और 


रे ; मे युवति सहित पूजने का विधान है--भों 
इद्राग्ति यम नेऋत्य बरुणा पवन कुवेरेशान घररा सोम्य सर्वेत्यायुध वाहन युवति । है--भे 


सहिता भायात आयात हृद मर्च 


तैरहबी और चौदहबी शताब्दी विद्वान, अक्रार्य और कवि ४३७ 


द्रव्य तथा यज्ञ के भाग को बीजाक्षर नाम युक्त मत्रों से देने का विधान किया गया है। जैसा कि उसकी निम्न दो 
गाधभाओ्रों से प्रकट है -- 
झाहाहिऊण देवे सुरबह-सिहि-कालणेरिएवरुणे। 
पवरसोे जरवे स सली सपिय स याहुणे स सत्येय ॥४३६ 
बाऊण पुज्ज दव्यं॑ बलि चरुयं तहय गण्ण भायंच । 
सब्वेसि मंतेहि ये बोयक्खरणामजुर्तोहि ।|४४० 
पं० केलाशचन्द्र जी सिद्धात शास्त्री ने सोमदेव के उपासकाध्ययन प्लौर भावसग्रह का तुलनात्मक प्रध्ययन 
करके यह निष्कपं निकाला है कि भावसग्रह कार ने सोमदेव के उपासकाध्ययन से बहुत कुछ लिया है। उपासका 
ध्ययन का रचनाकाल वि० स० १०१६ है। भरत: भावसग्रह उस के बाद को रचना है । 
भावसग्रह के कर्ता ने कौलधर्म का कथन कपू र मजरी से लिया जान पड़ता है। दोनो कथनों मे झ्ौर 
शब्दों में समानता दृष्टिगोचर होती है'। भावसग्रह का शिथलाचार विषयक वर्णन उसको श्रर्वाचीनता का 
द्योतक है | 
स्व० पं० मिलापचन्द्र जी कटारिया ने भी भावसंग्रह के सम्बंध में एक विस्तृत लेख “महाबीर जयन्ती' 
स्मारिका में प्रकट किया था। उसमें भावश्ग्रह के कर्ता को दर्शनसार के कर्ता से भिन्‍न मानते हुए प्रम्ताय विरुद्ध 
कथन करने का भी उत्लेख किया है । 
गाथा १३वी में पुरातन साधुओं की कर्म निर्जरा से हीन सहननधारी साधुम्रो की निजरा को महत्वपूर्ण 
बतलाया है । 
बरिस सहस्सेण पुरा ज कम्मं हणइ तेण पुण्णेण । 
त संपइ वरिसेणहु णिज्जरयइ हीण संहणणों ।|१३१ 
भावसग्रह कार ने प्राकृत और श्रपभ्रश के पद्यों को एक साथ रक्‍्खा है। 


पण्डित वामदेव ने भावसग्रह का सस्क्ृतिकरण किया है। वामदेव का समय विक्रम की १४वीं शताब्दी है। 
पण्डित श्राशाघर जी के सामने भावसग्रह नही था । यदि होता तो वे उसके सम्बंध में अवश्य कुछ लिखते । सभव है 
देवसेन ने वि० की १३वीं शताब्दी के उपान्त्य समय मे इसका सकलन किया हो। ग्रन्थ में कुछ गाथाए पुरानी भी 
सग्रहीत है, कुछ ११वी शताब्दी की भी है। यह मौलिक ग्रथ नही जान पड़ता । कथन क्रम की असम्बद्धता भी इसकी 
अवचीनता की सूचक है। इस ग्रन्थ के सम्बध मे श्रन्वेषण होना चाहिए, जिससे ग्रन्थ सम्बद्ध और वस्तु स्वहूप का 
प्रामाणिक विवेचक हो सके । 


श्र्‌तमुनि 

मूलसध, देशीयगण, पुस्तक गच्छ की इगलेश्वर शाखा में हुए है । इन के अणृत्रत गुरु बालेन्दु (बालचन्द्र) 

भर मुनिधर्म मे दीक्षित करने वाले महात्रत गुरु श्रभयचन्द्र सिद्धाती थे। इनमें बालचन्द्र मुनि भी भ्रभयचन्द्र सिद्धाती 
के शिष्य थे, प्रौर इससे वे श्रुतमुनि के ज्येष्ठ गुरुभाई भी हुए । क्षास्त्र गुरुओं में भी श्रभ्यसूरि सिद्धाती थे, जो शब्दा- 
ग़म, परमागम भर तकगम के पूर्ण जानकार थे। और उन्होने सभी परवादियों को जीता था। झौर प्रभात्नन्द्र मुनि 
सारत्रय में--प्रवचनसार, समयसार श्रौर पचास्तिकायसार -मे निपुण थे। परभाव से रहित हुए शुद्धत्मस्वरूप में 
लीन थे। झौर भव्य जनों को प्रतिबोध देने में सदा तत्पर थे। श्रुतमुनि ने प्रश्धस्ति में इन सभी गुरुओं का जयघोष 
किया है । झौर चारुकीति मुनि का भी जयघोष किया है जो श्रवणबेलगोला की भट्टारकीय गह्ी के पट्ठघर थे। 
झ्लौर जिनका नाम चारुकोति रूढ़ था। उन्हे कवि ने नयनिक्षेपों तथा प्रमाणों के जानकार, सब धर्मों के विजेता, 





१. देखो बर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ पु० २०७ में कौलघर्म परिचय नाम का लेख 


४ैद जैन धर्म का प्राचीन हृतिहाल--भाग २ 


नृपगण से वन्दितचरण, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, और जिनमार्ग पर चलने वाले प्रकट किया है।'* 
रचनाकाल-- 


श्रुतमुनि की तीन रचनाएँ है-भावत्रिभगी (भावसग्रह) आखवत्रिभंगी श्रोर परमागमसार। इनमें 
प्रथम की दो रचनाओं में रचना समय नहीं दिया। अन्तिम रचना परगमसार मे उसका रचना काल शक संवत्‌ 
१२६२ (वि० स० १३६७) वृषसवत्सर मगशिर सुदी सप्तमी गृरुवार दिया है। जंसा कि उसकी निम्न गाथा से 
प्रकट है.-- 
सगकाले हु सहसस्से विसय-तिसट॒ठी १२६३ गदे दु विसवरिसे | 
मग्गसिरसुड्सत्तमि ग्रुवारे..पग्रन्थसंपुण्णो ॥२२४।॥। 
इससे श्रूतमुनि का समय सन्‌ १३४१ (वि० स० १३६२) है । श्रर्थात्‌ यह १४वीं शताब्दी के विद्वान है । 


रचना-परिचय-- 


भावत्रिभगी-- इसका नाम भावसग्रह भी है, जो श्रनेक ताडपत्रीय प्रतियो में पाया जाता है जैसा कि 'मूलु 
त्तरभावसरूव पववखामि' वाक्‍्यों से प्रकट है। ग्रन्थ की गाथा सख्या प्रशस्ति सहित १२३ है। इस ग्रन्थ मे भावों के 
तीन भग करके कथन करने से इसका नाम भावत्रिभगी' रूढ हो गया है। इसमें जीव! के औपशमिक भअभ्रादिक 
क्षायोपशमिक झश्ौदयिक और पारिणामिक ऐसे पाच मूलभावों श्रीर इनके क्रश २,६,१८,२१ और ३८ ऐसे ५३ 
उत्त रभावों का कथन किया गया है | जो चोदह गुणस्थानों, १४ मार्गणास्थानो की दृष्टि को लिग्रे हुए है। ग्रन्थ अपने 
विषय का महत्वपूर्ण है। ग्रन्थ में रचना काल दिया हुआ नही है । 

झ्रासख्रवत्रिभंगी- इस ग्रन्थ की गाथा सख्या ६२ है। इसमे मिथ्यात्व, अविरत, कपाय, योग इन मूल झाख्रवो 
के क्रश ५,१२,२५,१४ ऐसे ५७ भेदों का गृणस्थान प्रोर मार्गणास्थान की दृष्टि से कथन किया है। इसमे गोम्मट- 
सार की अ्रनेक गाथा प्रो को मूल का अ्रग बनाया गया है। अन्तिम गाथा में 'बालेन्दु! बालचन्द्र का जय गान किया 
है, जो श्रुतमुनि के अणुब्रत गुरु थे। इस ग्रन्थ में भो रचना काल नही दिया। 

परमागसमसार--इसकी गाथा सख्या २३० है, और आठ अधिका रो मे विभकत है। पचास्तिकाय, पट्दव्य 





१. अणुवद-गुरु-बलेन्दु मह॒व्बदे अभयचन्द्र सिद्धति । 
सत्ये भयसूरि-पहाचदा खलु सुयमुणिस्स गुरू ॥११७ 
विरि मूल व देध्िय (गण) पुत्थय गच्छ कोडकुन्द मुसिणाह । (कुदाण) 
परमण्णा इगलेस बलिम्मि जाद [स्स| मुणि पहाणस्स ॥११८ 
सिद्ध ता5हय चदस्स य प्िस्सो बालचदमुण्ि पवरो । 
सो मविय कुंबलयाण आरणद करो सया जयऊ ॥ ११६ 
सहागम परमागम-तकक्‍्क्रागम-निरवसेस वेदी हु | 
विजिद-सयलण्णवादी जयउ चिर अभवसूरि धिद्धति ॥१२० 
णय-णिक्खेव-पमाण जाणित्ता विजिद-सथल-पर प्तमयां । 
बरनणवइ-णिवह-ब दिय-पय- म्मो चारुकित्ति मुणी ॥६१२१ 
णाद“णखिलत्थ सत्यो सयलपरि देहि पूजिशो विमलो । 
जिण-मग्ग-गयरत-सूरों जयठ बिर घारुकित्ति मुणो ॥१२२ 
वर सारत्तय-शिउणो सुद्धप्परतो विरहिय-यरभाओ | 
भवियाण पड़िवोहणपरो पहाचदरशाम मुणो ॥१२३ 

--भावश्तग्रह प्रशस्ति 


तेरहबी और चौदहवी शताब्दी के विद्वान, आचाययं और कवि ४३६ 


सप्ततत्त्व, नवपदार्थ, बन्ध, झ्ौर बन्ध के कारण, मोक्ष भौर मोक्ष के कारणों का' क्रमशः वर्णन दिया हुआ है । ग्रन्थ 
के प्रन्त में उसका रचना काल शक स० १२६३ (सन्‌ १३४१ (वि० सं० १३६०) वृषपसवत्सर मगसिर सुदि सप्तमों 
गुरुवार दिया है। इससे श्रृतमुनि १४वीं शताब्दी के विद्वान्‌ है । 


* रत्नयोगोन्द्र 
इन्होने भ्रपनी गुरु परम्परा का कीई उल्लेख नही किया श्लौर न समय ही दिया। इनकी एक मात्र कृति 
'नागकुमार चरित' है, जो पचसर्गात्मक है । और पाच सौ इलोक प्रमाण सर्या को लिये हुए है। जिसमें पंचमी ब्रत 
के उपवास का माहात्म्य वर्णित है । 
श्री पंचस्युपवासस्य फलोदाहरणात्मकस्‌ । 
एवं नाग कुसारस्प समाप्ति चरित ययो |। 
इति क्री रत्नयोगीन्द्रणोपसहत्य कीतित्तम्‌ । 
सहस्त्राद्धं सिति ग्रन्थये तच्चरितमुच्चक: ॥ 
इति श्री नागकुमार चरिते श्री पंचणी महोपवास फलोदाहरणे पचरम: सगे:। 
ग्रन्थ की यह प्रति खभात के श्वेताम्बरीय शास्त्र भगार में अवस्थित है* | ग्रन्थ की यह प्रति १४वी शताब्दी 
की लिखी हुई है प्रतएव रत्नयोगीन्द्र का समय विक्रम की १३वीं या १४वीं शताब्दी श्रनुमानित किया जा सकता है । 


कुलभव्र 
कुलभद्र ने अपनी रचना में अपने नामोल्लेख के सिवाय अन्य कोई परिचय देने की कृपा नहीं की । भौर 
न अपनी गुरु परम्परा तथा गणगच्छादि का ही उल्लेख किया । इससे इनका परिचय और समय निश्चित करने मे 
बडी कठिनाई उपस्थित हो रही है । इस ग्रन्थ की लिपिबद्ध प्रतिया जयपुर और उदयपुर के शास्त्रभडार में पाई 
जाती है। इस पर पण्डित दौलतराम जी कासलीवाल ने हिन्दी टिप्पण भी लिखा है। जयपुर के वधीचन्द्र मन्दिर के 
शास्त्रभडार मे सवत्‌ १५४४ कातिक सुदी चतुर्थी की लिखी हुई प्रतिलिपि पाई जाती है । इससे इतना तो सुनिश्चित 
है कि यह भ्रन्य स० १५४५ के बाद की रचना नही है, किन्तु उससे पूर्ववर्ती है । 
इनकी एकमात्र कृति 'सार समुच्चय' है, जो एक उपदेशिक ग्रन्थ है रचना साधारण होते हुए भी उसमें 
सरल शब्दों में धर्म के सार को रखने का प्रयत्न किया है। ३३० सस्कृत के अनुष्ट्प पद्यो द्वारा आत्मा के स्वहित का 
उपदेश दिया गया है। उसमे बतलाया है कि जो जीव कषायो से मलिन है, जिनका मन राग से अनुरजित है, वह चारो 
गतियों में दुख उठाता है, भ्रौर जो विषय-कषायो से सतप्त नही है किन्तु उन्हे जीतने का यत्न करता है वही सुख का 
पात्र बनता है । जो परीबहो के जीतने मे वीर है, और इन्द्रियो के निग्रह में सुभट है, श्रौर कषायों के जीतने में सक्षम 
है, वही लोक मे शूर-बीर कहा जाता है! । श्रथवा जो इन्द्रियों को जीतने मे चीर है, कर्म बधन में कायर है, तत्त्वार्थ 
में जिसका मन लगा है। और जो शरीर से भी निस्पृह है। वही परीषह रूपी शत्रुओं को जीतने में समर्थ है। झौर वही 
कषायो के जीतने में भी धीर है, वही श्र वीर कहा जाता है* । रचना को देखते हुए यह श्नुमान होता कि प्रस्तुत 


के मुलिस-३०+न (नल मर... 2० नमनल सनक २००2-०० ०७ 





१. पंचेत्यि कायदव्व छुक्‍क तच्चारिं] सत्तय पदत्था | 

णवबन्धो तबकारण मोक्‍्खो तक्‍कारण चेदि ॥६ 

अहियो अट्ठविहो जिशवयरण शिरूविदों सवित्यथर दो । 

वोच्छामि समासेण य सुशुय जणा दल चित्ता हु ॥१० (परमागमत्तार) 
२. ग्रन्थ इ्वेताम्वरीय $शाधा॥/॥० $७॥॥ ७48 4& ०70०५ में उपलब्ध है। देखो, खंभात भडार की सूची भा० २ 
३. अय॑ तु कुलभद्र ण भवविच्छत्ति कारणम्‌ । द्रब्धो बालस्वभावेन ग्रंधः सार समुल्‍्चयः ॥॥३२५ 

परीषह जये शुरा. शूर/इचेन्द्रियनिग्रहे । कषायविजये शूरास्ते छुरागदिता बुर्ध. ॥ २१० 
४, देखो, पृथ नं० २१४, २१५ । 








डंडे जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भाग ३ 


कृति १३वी १४वीं शताब्दी को हो सकती है । 

कुलभद्र का यह ग्रन्थ धर्म श्लौर नीति का प्रधान सूक्ति काव्य है । 
तास्ति काम समो व्याधिनास्ति मोह समोरिपु:। 
नास्ति क्रोध समोब हिर्नास्ति ज्ञान सम सुखम्‌ ॥॥२७ 
विषयो रगदष्टस्प कपाय विषमोहित । 
संयमो हि महामंत्रस्त्राता स्वत्रदे हिनम्‌ ॥३० 
धघर्मागृतं सदा पेय दु खातडुः विनाशनम्‌ । 
यस्मिनूपीते पर सोख्य जोबानां जायते सदा ॥६३ 


कवि नागराज 


यह कौशिक गोजत्रीय से डिम्ब (सेडम) के निवासी थे । जहा अनेक जिन मन्दिर बने हुए थे | इनके पिता का 
नाम विवेक विट्ठुलदेव था, जो जिन शासन दीपक थे और माता का नाम भागारवी, भाई का नाम तिप्परस था 
प्रौर गुरु भ्रनन्त वीरय॑ मुनीन्‍्द्र थे। ग्रन्थ की पुष्पिकाशों में उन्होंने अपने को मासिवालद नागराज कहा है । सरस्वती 
मुख-तिलक, कवि-मुख-मुक्र' उभय कविता विलास आदि उनकी उपाधिया थी | ग्रथ के प्रारम्भ में जिनेन्द्र, पत्र पर 
मेष्ठी, सरस्वती झादि के स्तवन के पश्चात्‌ उन्होंने वीरसेन, जिनसेन, सिहनन्दि, गृद्ध पिच्छ, कोण्डकन्द, गणभद्र, 
पूज्यपाद, समन्तभद्र, श्रकलक कुमाररं.न (सेनगणाधीश) धरसेन और अनन्तवीय आदि पूर्ववर्तों आचार्यों का 
उल्लेख किया है। उन्होंने पग्प, बन्धुवमं, पोन्‍न, रन्‍न, गजाकुश, गृुणवर्म ग्लौर नागचन्द्र आदि पू्ववर्ती कन्तड कवियों 
से प्रोत्साहन प्राप्त किया था । 

इनकी रचना (पृण्यास्त्रव चम्पू” जिसमे १२ अध्याय और ५२ कथाएँ है। कवि ने सगर के लोगो के हितार्थ 
अपने गुरु अनन्तवीर्य की श्राज्ञा से शक सवत्‌ १२५३ सन्‌ १३३१ ई० में सस्क्ृत से कन्नड में रूपान्तर किया है । 
कवि ने सूचित किया है कि उनकी इस कृति को आयंसेन ने सुधार कर चित्ताकर्षक बनाया । 


प्रभाचनद्र 


यह मूलसघ देशीयगण पुस्तक गचछ के विद्वान थे । और श्रृत मुनि के विद्यागुरु थे । जो सारत्रय में निपुण 
थे । इससे यह समयसार, प्रवचनसार और पचास्तिकाय के ज्ञाता जान पहते है। यह प्रभाचन्द्र विक्रम की १३वीं 
शताब्दी के उपान्त्य ओर १४वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के विद्वान जान पड़ते है । क्योंकि अभयचन्द्र सैद्धान्तिक के शिष्य 
बालचन्द्र मुनि नें, जा श्रुतमुनि के अणुक्रत गृरु होने से उनके प्राय समकालीन थे । इन्होने शक स० ११६५ (वि० 
स० १३३०) में द्रव्य सग्रह पर टोका लिखी है । दिगम्बर जैन ग्रन्थ कर्ता और उनके ग्रन्थ; नाम की सूची में उनका 
समय वि० स० १३१६ का उल्लेख है, जो प्राय ठीक जान पडता है। 


मधुर कवि 
यह वाजिवश के भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ था । इनके पिता का नाम विष्णु श्रौर माता का नाम 
नागाम्बिका था । बुक्कराय के पुत्र हरहर (द्वितोय १३१७७--१४०४ ई०) का मन्त्री इसका पोषक था । (भूनाथा- 
स्थान चुडामणि मधुर कवीन्द्र) विशेषण से यह ज्ञात होता है कि यह हरिहर राय द्वितीय का भ्रास्थान कवि या सभा 
कवि था।' इसी राजा के राज्यकाल मे रत्न करण्ड कन्नड के कर्ता प्रायतवर्मा और परमागमसार के कर्ता चन्द्र- 
कीति भी हुए है। कविविलास, कविराज कला विलास, कवि माधव मधुरमाधव, सरस कवि रसालवन्त भारती' 
मानस केलि राजहस झ्रादि इसको उपाधिया थी। इसको दो कृतियाँ प्राप्त है। धर्मेनाथ पुराण और गोम्मटाष्टक । 
यद्यपि धमंनाथ पुराण पूरा नही मिलता । पर उपलब्ध भाग से भाषा की प्रौढ़ता और कविता हृदयहारिणी झौर 
सुन्दर है। कवि का समय ईसा की १४वीं शताब्दी है। 





तैरहबीं और घौदहवी शताब्दी के बिद्वान, आचायं और कवि ४४१ 


पं० हरपाल 
पं० हरपाल ने प्रपना कोई परिचय नही दिया। किन्तु श्रपनी कृति वेद्यशास्त्र में उसका रचना काल 
विक्रम सवत्‌ १३४१) बतलाया है.--विक्कम-मरवइ-काले तेरसया गयाइ एयाले (१३४१) सिय-पोसद्भु मि मदे विज्ज- 
यसत्थों य पुण्णो य ।।२५७ 
इस वंद्यक गन्थ मे २५७ गाथाएं है, जिनमें रोग झौर उनकी चिकित्सा का वर्णन है, ग्रन्थ प्राकृत भाषा में 
लिख। गया है| गन्धथ की २५५ वीं गाथा में 'जोयसारेहि' वाक्य द्वारा पश्रपनी योग्यसार नामकी रचना का उल्लेख 
किया है, जो इसके पूर्व रचा गया था । परन्तु वह अभी उपलब्ध नहीं हुआ। कवि का समय विक्रम की १४वीं 
शताव्दी का दूसरा चरण है । 


केशव्र्णो 


यह अभयचन्द्रसूरि के शिष्य थे | केशव वर्णी ने गोम्मटसार की कनड़ी वृत्ति (जीवतत्त्व प्रबोधिका) भट्टा- 
रक धर्मभूषण के प्रादेशानुसार शक स० १२८१ (सन्‌ १३५६ई०) में बनाकर समाप्त की थी। कर्नाटक कवि चरित 
से ज्ञात होता है कि इन्होने अमित गति के श्रावकाचार पर भी कनड़ी में वृत्ति लिखी थी। देवचन्द की 'राजाबली 
कथे' से ज्ञात होता है कि केशववर्णी ने श्ञास्त्रय-समयसार, प्रवचनसार-पचास्तिकाय-पर टीका लिखी है। कवि 
मगराज ने केशववर्णी का उल्लेख करते हुए उन्हे 'सारत्रय वेदि' विभेषण दिया है जिससे वे सारत्रय के ज्ञाता थे । 
इनका समय ईसा की १४वीं शताब्दी है । 


करति विब॒ध शक्रीधर 


इन्होने अपना कोई परिचय प्रस्तुत नही किया, जिससे गुरु परम्परा झ्लौर गण-गच्छादि का परिचय देना 

शक्य नही है | कवि की एक मात्रकृति 'मविष्यदत्त' पचमी कथा है, जो सस्कृत पद्यों मे रची गई है। भ्रन्य में रखना 
काल भी नही दिया, जिससे यह निश्चित करना कठिन है कि प्रस्तुत श्रीधर कब हुए है। हाँ, गन्थ प्रतिपर से इतना 
जरूर कहा जा सकता है कि इस ग्रन्थ की रचना विक्रम की १५वीं शताब्दी के उत्त राध से पूर्व हो चुकी थी, क्यो 
कि ग्रन्थ की प्रतिलिपि वि० स० १४८६ की लिखी हुई नया मदिर धर्मपुरा दिल्‍ली के शास्त्र भडार में उपलब्ध है" । इस 
ग्रन्थ की रचना लम्बकचुक कुल के प्रसिद्ध साहु लक्ष्मण की प्रेरणा से हुई थो। जैसा कि ग्रन्थ के निम्न पद्मों से 
प्रकट है:-- 

श्रीस हूं दो सयृतायां ? स्थितेन नयशालिता । श्रीलस्वकंचुकाउनक-नभो-भूषण-भानुना ।€ 

प्रसिद्ध साधुधामेक वनुजेनदयावता । प्रवरोपासकाधार-विचाराहित-चेतसा |१० 

गुर देवा5चंना-दान-ध्यानाध्ययत-कर्मणा । साधुना लक्ष्मणार्येन प्रेरितोभक्ति संयुत ॥॥११ 

तद हु शक्सिहो वक्ष्ये चरितं दुरितापहूं। श्रीम:्भूविष्य दत्तस्य कमलश्री तनुभुव' ॥१२ 


ग्रन्थ मे कमल श्री के पृन्न भविष्थदत्त का जीवन-परिचय श्रकित किया गया है । 


ग्रन्थ का रचनाकाल सं० १४८६ से बाद का नहीं हो सकता उससे पृ्वकर्ती है समवत: यह चोदहवी शताब्दी 
की रचना होना चाहिए । 











१ संवत्‌ १४८६ बर्षे आधषाड़ वदि ७ गुरुदिने गोपाचलदुर्गे राजाडूगरसिहराज्य प्रततंमाने श्रीकाष्ठा सवे माधुरान्वये 
पुष्करगशे आचार्य सहस्त्रकीति देवास्तत्पट्ट झाचांय श्री गुणफीतिदेवास्तब्छिष्य श्री यश कीतिदेवास्तेन निजज्ञाना- 
वरणी कर्मक्षयार्थ इृद भव्रिष्यदत्त पंचमी कथा लिखापित । 

«“+भविष्यदल पच्रमी कथा लिपि प्रशस्ति 


इंडर२ जैन धमं का प्राचीन इतिहास---भांग २ 


कवि बद्धंसान भट्टारक 


यह मूलसघ बलात्कारगण श्रोर भारतो गच्छ के विद्वान थे । इनकी उपाधि 'प्रवादि पचानन' थी, वराग- 
चरित की प्रशस्ति में कवि ने श्रपना परिचय निम्न प्रकार दिया है .-- 
स्वस्ति भ्रीमूलसंघे भुवि विदितगर्ण श्रीबलात्कारसज्ञें, 
श्रीभारत्याख्यगच्छे सकलगुण निधिवंद्धमानाभिधान:ः । 
झासी-दूदटारकोउसो सुचरितमकरोच्छीवराजुस्थ राज्ञो, 
भव्यश्रेयांसि तन्बद भविचरितमिद बतंतामाकंतारस्‌ ।। 
>+-वरागचरित १३-८७, 
वरद्धमान नाम के दो विद्वानों का उल्ेख मिलता है। उसमें एक वद्धंमान न्‍्यायदीपिका के कर्ता धर्मभूषण के 
गुरु थे । और 'देशभवक्‍त्यादि महाशास्त्र' के भी कर्ता थे, और दूसरे वद्धमान हमच शिलानेख के रचयिता है। इनका 
समय १५३० ई० के लगभग है । विजयनगर के शक स० १३०७ (सन्‌ १३८५ ई०) में उत्कीर्ण शिलालेख में भट्टारक 
धर्मभूषण के पट्टधर और सिहनन्दी योगीन्द्र के चरण कमलो के भ्रमर वर्द्धधान मुनि थे, उनके शिष्य धर्मभूषण हुए । 
जैसा कि उसके निम्नपद्यों से प्रकट है -- 
पटटे तस्य सुतेरासीदृद्धंभानसुनीदवरः। 
श्री सिहनन्दि योगीनद्र चरणाम्भोज पट्पदः: ॥१२ 
शिस्यस्तस्प ग्रोरासीद्धर्मभूषणदे शिक. । 
भटटारक मुनि श्रीमान शत्यत्रय विर्वाजत ॥१३ 
इनके समय मे शक स० १३०७ (सन्‌ १३८५ ई०) की फाल्गुण कृष्ण द्वितीया को राजा हरिहर के मत्री 
चेत्रदण्ड नायक के पुत्र इरुगप्प ने विजयनगर में कुन्थताथ का मन्दिर बनवाया था! । 
दश भकत्यादि शास्त्र के निम्न पद्म में उल्लेिखित विजयनगर नरेश प्रथम देवराज राजाधिराज परमेश्वर 
की उपाधि से विभूषित थे। इतका राज्य समवत सन्‌ १४१८ ई० तक रहा है। और द्वितीय देवराज का समय 
सन्‌ १४१६ से १४४६ ई० तक माना जाता हैे। 
राजाधिराज परमेश्वर देवराज, भूपाल मोल्लिसदंत्रि सरोजयुग्मः । 
श्रीवर््धआान मुनि वललभ मौढच मुख्य: श्रीधमंभषण सुखी जयती क्षमाठ्य: ॥। 
भट्टा रक धर्मभूषण ने न्‍्यायदीपिका की अ्रन्तिम प्रशस्ति मे, और पुष्पिका मे भट्टारक वरद्धमान का उल्लेख 
किया है -- 
मदगुरोबंड्मानेशों बद्धंमानदयानिधे । 
श्रीपदस्नेह सम्बन्धात्‌ सिद्धेयं न्‍्यायदीपिका ॥ 
-“न्यायदीपिका प्रश० 
इन सब उल्लेखों से स्पष्ट है कि धर्म भूषण के गुरु वही भट्टारक वद्धंमान है, जो वराग चरित के कर्ता हैं। 
वद्धंमान भट्टारक का समय धर्मभूषण के गुरु हाने के कारण ईसा की चोदहवी शताब्दी का उत्तरार्ध है । 
वराग चरित्र सस्‍्कृत भाषा का लघुकाय ग्रन्थ है। इस काव्य में १३ सर्ग है जिसमे बाईसवे तीर्थकर 
नेमिनाथ के वरदत्त गणधर के समकालीन होने वाले राजा वराग का चरित बाणित किया गया है। यह जटिल 





१* तस्य श्री चेंचदण्डाधिनायकस्थोजिज॑तश्रिय । 
शझासीदिरुण दण्डेशो नन्‍्दनों लोकनन्दन | २१ 
तस्मिन्निरुग दण्डेश, पुरेचारशिलामयम्‌ । 
श्री कुन्य जिन नाथस्य चेत्यालयमचीकरत्‌ ।। २८ --विजयनगर हि० नं० २ 


तैरहवी और चौदवहीं शताब्दी के विद्वान, आचार्य और कवि ४४३ 


कवि के वराग चरित का संक्षिप्त रूप है, कवि वद्धमान ने इसमे धामिक उपदेशों झ्ौर कुछ वर्णनों को निकाल कर 
कथानक की रूप-रेखा ज्यों की त्यो रहने दी है, ऐसा डा० ए० एन० उपाध्ये ने लिखा है। जैसा कि ग्रन्थ के निम्न 
पद्च से स्पष्ट है :-- 
गणेदबरेया कथिताकथावरावराड्भ राजस्य सविस्तर पुर: । 
सयापि सक्षिप्य च सेब वर््यंते सुकाव्यवन्धेन सुबुद्धि बधिनी ।। 

कवि वद्धंमानने राजा वराग के कथानक में धर्मोप देश को कम कर दाशंनिक झौर धामिक चर्चाओ को 
बहुत सक्षिप्त रूप में दिया है। पर जटिल मुनि के पराग चरित्र का उस पर पूरा प्रभाव है। वराग का चरित 
इस प्रवार है -- 

विनीतदेश मे रम्या नदी के तट पर उत्तमपुर नाम का नगर है उसमे भोजवशका राजा धर्मसेन राज्य करता 
था, उसकी ग्रुणवत्ती नाम की सुन्दर और रूपवती पट्रानी थी। समय पाकर उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम 
वराग रक्‍्खा गया । जब वह युवा हो गया, तब उसका विवाह ललितपुर के राजा देवसेन की पुत्री सुनदा, विन्ध्यपुर 
के राजा महेन्द्रदत्त की पुत्री वपुष्मती, सिहपुर के राजा द्विषन्तप की पुत्री यशोमती, इष्टपुरी के राजा सनत्कुमार 
की पुत्री वसुन्धरा, मलयदेशके श्रधिपति मकरध्वज की पुत्री श्रनन्त सेना, चक्रपुर के राजा समुद्रदत्त की पुत्री 
प्रियव्रता, गिरिन्रजनगर के राजा वाह्नायुध की पुत्री सुकेशी, श्रीकोशल पुरी के राजा सुमित्रसह की पुत्री विश्वसेना' 
वारागदेश के राजा विनयन्धर की पुत्रा प्रियकारिणी,और व्यापारी की पुत्री धनदत्ता क साथ होता है । वराग इनके 
साथ सासारिक सुख का उपभोग करता है । एक दिन अरिष्टनेमिके प्रधान गणधर वरदत्त उत्तमपुर मे आये, राजा 
धमंसेन मुनिवदना को गया। राजा क प्रश्न करने पर उन्होंने श्राचारादिका उपदेश दिया। बराग के पूछने पर 
उन्होने सम्यकत्व श्रोर मिथ्यात्व का विवेचन किया। उपदेश से प्रभावित हो वराग ने अणन्नत धारण किये। श्ौर 
उनकी भावनाओ का भ्रभ्यास आरम्भ किया | तथा राज्य सचालन और श्रस्त्र-शास्त्र के सचालन मे दक्षता प्राप्त की 
राजा धर्मसेन वराग के श्रेष्ठ गुणो की प्रशसा सुनकर प्रभावित हुआ झौर तीन सौ पुत्रोके रहते हुए वराग को 
युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। वराग क श्रम्युदय से उसको सौतैली मा सुषेणा तथा सुतेले भाई सुषेण 
की ईर्पा हुई । और मत्री सुबुद्धि से मिलकर उन्होंने पडयत्र किया। मत्री ने एक शिक्षित घोड़ा वराग को दिया। 
वराग उस पर बेठते ही वह हवा से वाते करने लगा । वह नदी, सरोवर, वन और झ्टवी को पार करता हुआ श्रागे 
बढ़ता हे श्रोर वराग को एक कुएँ मेगिरा देता है। वराग किसी तरह कुए से निकलता है,भ्ौर भूख प्यास से 
पीड़ित हो भ्रागेबढने पर व्याप्र मिलता है हाथी की सहायता से प्राणी को रक्षा करता है, और एक यक्षिणी ब्रजगर 
से उसकी रक्षा करती है, और वह उसके स्वदार सन्तोष ब्रव की परीक्षा कर सन्तुष्ट हो जाती है। वन मे भटकते हुए 
बरांग को भील बलि के लिये पकड़ कर ले जाते है। किन्तु सपं द्वारा दशित भिल्लराज के पुत्र का विष दूर करने 
से उप्ते मुत्तिमिल जाती है । वृक्ष पर रात्रि व्यतीत कर प्रातः सागरवृद्धिसार्थपति से मिल जाता है। सार्थपति के 
साथ चलने पर मार्ग में बारह हजार डाकू मिलते है साथंवाह का उन डाकझो से युद्ध होता है। साथंवाह को सेना 
युद्ध से भागती है इससे सागरवृद्धि को बहुत दुख हुआ। सकट के समय वराग ने साथंवाह से निवेदन किया कि 
श्राप चिन्ता न करे मैं सब डाकुभों को परास्त करता हूँ कुमार ने डाकुओ को परास्त किया, भर सागरबृद्धि का 
प्रिय होकर सार्थवाहों का ग्रधियति बन ललितपुर में निवास करने लगता है । 


इधर घोडे का पीछा करने वाले सेनिक हाथी-घोड़ा लौट झाये, वराग का कही पता न चला, इससे धर्म 
सेन को बड़ी चिन्ता हुई! राजाने गुप्तचरों को कुमार का पता लगाने के लिये भेजा वे कुएँ में गिरे हुये मृत अश्व 
को देखकर श्रौर कुमार के वस्त्रो को लेकर वापिस लौटे । उन्हें ढढ़ने पर भी कुमार का कोई पता न लगा। अत. 
पुर मे कश्णा का समुद्र उमड़ ग्राया। 


मथुरा के राजा इन्द्रसेन का पुत्र उपेन्द्रसेन था इस राजा ने एक दिन ललितपुर देवसेन के पास अ्रपना द्त 
भेजा, और भ्प्रतिमल्‍ल नामक हाथी की माग की, देवप्तेन द्वारा हाथी के न दिये जाने पर रुष्ट हो मथुराधिपति ने 


४४४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भांग 


उस पर श्राक्रमण कर दिया । इन्द्रसेन और उपेन्द्रसेन दोनों की सेना ने बडी वीरता से युद्ध किया, जिससे देवसेन 
को सेना छिन्त-भिन्‍न होने लगी । कुमार बराग ने आकर देवसेन को सहायता की और इन्द्रसेन पराजित हो गया । 

ललितपुर के राजा देवसेन कुमार के बल और पराक्रम से प्रसन्‍त होकर उसे श्रपनी पुत्री सुनन्‍्दा श्ौर 
ग्राधा राज्य प्रदान करता है। एक दिन राजा की मनोरमा नाम को पुत्री कुमार के रूप सौन्दर्य को देखकर भ्रामक्त 
हो जाती है, भौर विरह से जलने लगती है। मनोरमा कुमार के पास अपना दूत भेजती है। पर दुराचार से दूर 
रहने वाला कुमार इकार कर देता है । मनो रमा चिन्तित और दुखी होती है । 

वराग के लुप्त होजाने पर सुषेण उत्तम पुर क॑ राज्य कार्य को सम्हालता है परन्तु वह श्रपनी अयोग्यताग्रो 
के कारण शासन मे ग्रसफल हो जाता है। उसकी दुर्बलता और घर्ममेन की वृद्धावस्था का अनुचित लाभ उठाकर 
वकुलाधिपति उत्तमपुर पर श्राक्रमण कर देता है। धर्मतेन ललितपुर के राजा से सहायता मागता है। वराग इस 
झवसर पर उत्तमपुर जाता है, और वकुलाधिपति को पराजित कर देता है। पिता-पुत्र का मिलन होता है, श्रौर 
प्रजा वराग का स्वागत करती है। वह विरोधियों को क्षमाकर राज्य प्रशासन प्राप्त करता है। श्रौर पिता की 
झनुमति से दिग्विजय करने जाता है भ्रौर भ्रपने नये राज्य की राजधानी सरस्वती नदी के किनारे श्रानर्तपुर 
को बसाता है। 

वराग ने आनतेपुर मे सिद्धायतन नाम का चंत्यालय निर्माण कराया ।श्लोर क्धि पूर्वक उसकी 
प्रतिष्ठा सम्पन्न कराई ) 

एक दिन ब्राह्म मुह्॒तं मे राजा वराग ने तेल समाप्त होते हुए दोपक को देखकर देह-भोगो से विरक्‍्त 
हो जाता है झौर दीक्षा लेने का विचार करता है परिवार के व्यक्तियों ने उसे दीक्षा लेने से रोकने का प्रयत्व किया, 
किन्तु वह न माना । और वरदत्त केवली के निकट दिगम्बर दीक्षा धारण को । और तपश्चरण द्वारा आत्मसाधना 
करता हुआ अन्त में तपश्चरण से सर्वार्थ सिद्धि विमान को प्राप्त किया । उसकी स्त्रियों ने भी दोक्षा ली उन्होने भी 
प्रपनी शक्ति अनुसार तपादि का प्रनुष्ठान किया । और यथायोग्य गति प्राप्त की । 


मंगराज (द्वितीय) 

यह 'कम्मे' कुल के विश्वामित्र गोन्नीय रेम्माई रामरस का पुत्र था। यह अ्रभिनव' मगराज के नाम से 

प्रसिद्ध है । इसने मगराज निघण्टु या अभिनव निघण्ट्‌ नाम का कोश बनाया है। कवि ने शशिपुर के सोमेश्वर के 

प्रसाद से शक स० १३२० (सन्‌ १३६८ ई०) भे उक्त कोष को समाप्त किया है। अतः कवि का समय ईसा को 
१४वीं दादी का भश्रन्तिम भाग है । 


अमभमयचन्द्र 

यह कन्दकुन्दान्वय देशीय गण पुस्तक गच्छ के विद्वान जयकीति के शिष्य थे । यह वही राय राजगुरुमण्ड- 

लाचार्य महावाद वादीश्वर रायवादी पितामह अभयचन्द्र सिद्धन्त देव जान पडते है जिन्होंने साझ्य, योग, चार्वाक 

बौद्ध, भट्ट प्रभाकर झादि अनेक वादियो को शास्त्राथ मे विजित किया था। शक स० १३३७ (ई० सन्‌ १४१५) में 

इनके गृहस्थ शिप्य बुल्ल भौड ने समाधिमरण किया था! | इनका समय १३७५--१४०० ई० के लगभग सुनिश्चित 
है। यही ध्रभयचन्द्र लघीयस्त्रभयवृत्ति के टीकाकार जान पड़ते है । 


गुणभूषण 
यह मूलसंघ के विद्वान सागरचन्द्र के शिष्य विनयचन्द्र मुनि के शिष्य त्रैलोक्यकीति थे उनके शिष्य गुण- 





१. देखो, एपिग्राफ्रिया कर्ताटिका ७ सोरब तालुका न० १३६। 


तैरहवी और चौदह॒वी छाताब्दी के विद्वान, भाचायें और कवि इ४ ४ 


भूषण थे । इन्होंने प्रपने को 'स्थाह्वाद चूड़ामणि' लिखा है? | इसकी एक मात्र कृति ग्रणभूषण श्रावक चार है। जिसे 
भव्य जिन चित्त वल्लभ' भी कहा जाता है । इस ग्रन्थ को कवि ने पुरपाट वशी जोमन प्लौर नामदेयी के पुत्र नेमिदेव 
के लिये बनाया था । जो गुणभूषण के चरणो का भक्त था। जोमन के दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण था।'* जैसा कि ग्रन्थ 
के निम्न पुष्पिका वाक्य से प्रकट है :-- 
पति श्रोमद्‌ गुणभूषणाचायं विरचिते भव्यजनचित्त वललभाभिधान भावकाचारे साधु नेसिदेव नामांकिते 
सम्यफक्त्वचरित्रं तुतीयोह शः समाप्त: ।' 
प्रस्तुत ग्रथ तीन उद्देश्यो में समाप्त हुआ है । अन्तिम उद्देश्यों में सम्यक्व और चारित्र का वर्णन किया 

गया है। गुण्भूषण के ्रावका चार पर वसुनन्दि के उपासका चार का प्रभाव भ्रकित है। इतना ही नही किन्तु दोनो 
की तुलना से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने उसकी अनेक प्राकृतिक गाथाम्नों के संस्कृत रूपान्तर द्वारा अपने प्रन्य 
की श्री वृद्धि की है। श्रावकचार के वर्णन मे कोई वेशिष्ट्य भी नहीं है--अन्य श्रावका चारों के समान ही 
उसमे कथन है। जैसा कि निम्न तुलना से स्पष्ट है -- 

स्थावन्योन्य प्रदेशानां प्रवेशों जीवकमंणो: । 

स्‌ बन्ध: प्रकृति स्थित्यनुभावा दिस्वभावक ॥१७गु ण० 

अ्रण्णोण्णाणु पवेसो जो जोवपएसकस्सखंधाण । 

सो पयडिद्विदि-प्रणुभव-पएसदो चउविहो बंधो ।(४१ बसु ० 

सम्यक्तवते. कोपादी निग्रहाद्योगनिरोधतः । 

फर्मल्नव निरोधो यः सत्सवरः: स उच्चते १८ गुण० 

सम्मत्तोहि वर्एह कोहाइ कसाय णिग्गाह गुण हि । 

जोगणिरोहेण तहा कम्मासब सबरो होइ ॥।४२ बसु ० 

सविपाका विपाकाइच निर्जरा स्थाद दिधादिसा । 

संसारे सर्व जीवानां द्वितीया सु-तपस्विनाम्‌ ॥।गुण० 

सबिपागा पश्रविवागा दुविहा पुण णिज्जरा सुणेयव्वा । 

सब्बेसि जीवाणं पढमा विदिया तवस्सीण ॥ 

घृतमध्वासिषं वेश्याखेटचौयंपराइता । 

सप्तेवः तानि पापानि व्यसनानि टस्यजेत्सुधी: ॥११४ गृण० 

जूय. मज्ज॑ मर्स बेसा पारद्वि-चोर-परमारं। 

दुग्गह गमणस्सेदाणि हेडभूवाणि पावाणि ॥ ५६ बसु० 


इसी तरह गुणभूषण श्रावकाचार के २०४, २०५, २०६, २०७ पद्यों के साथ वसुनन्दी श्रावकाचारकी 
गाथा ३३६, ३३७, ३४२, शोर ३४४ के साथ तुलना कीजिए। शोर भी प्रनेक गाथाझो का संस्कृति रूपान्त र किया 
गया है। वधुनन्दी का समय १२वीं शताब्दी है इससे इतना तो सुनिश्चित है कि गुणभूषण वसुनन्दी के बहुत बाद 
हुए है । 

गुणभूषण ने जोमन के पुत्र नेमिदेव के लिये इसकी रचना की है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। 
नेमिदेव वी रजिनेन्द्र के चरण कमलों का भक्त, हेय उपादेय के विचारों में निपुण, रत्नश्रय के धारक, दानदाता, धादि 


आन 5 +--+०++-+००७००+ न क०००>->कन>>> 2 


१, विख्यातो५स्ति समस्तलोकबलये श्री मूलस्ंघोष्नथ । 
तत्राद्विनयेन्दु रतदभुतमति श्री सागरेन्दी सुतः।॥॥२५६ 
पच्छिष्यो5जनि मोहभूभूदशनिस्त्रेलोक्यकीतिमुनि. । 
तच्छिष्यो गुरभूषण: समभवत्स्याद्वादयुड़ामरितः ॥२६० गुरा०प्र० 

२. देखो गुणभूषण श्रावक।चार प्रशस्ति के २६१ से २६७ तक के पद्च । 


४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग 


रूप से उसके गुणों की प्रशसा करते हुए उसकी मगल का कामना की है! । 

समय-गुणभूषण ने ग्रन्थ मे रचना काल नहीं दिया, भ्रत* अन्य साधनो से उस पर विचार किया जाता है । 
विनयचन्द्र प० भ्राश्माधर के शिष्य थे, श्राशाधर ने उन्हे धम्मंशास्त्र पढाया था। सागरचन्द्र के शिष्य विनयचन्द्र के 
लिए इष्टोपदेश श्रादि ग्रन्थो की टीका की थी । इन्ही विनयचन्द्र के शिष्य त्रैलोक्य कीति के शिष्य गुणभूषण थे । श्रतः 
गुणभूषण का समय विक्रम की १४वीं शताब्दी का पूर्वार्घ जान पडता है। 


भ्रय्यपा ये 
यह मूल सधान्वयी पुष्पसेन मुनि के शिप्य थे। अय्यण्य ने अपने गुरु पुप्पसेन की बडी अशसा की है, उन्हे 
अन्य मताधकारमथन ' और 'स्याह्वाद तेजोनिधि जैसे विशेषणो से युक्त प्रकट किया है* । इससे वे बड़े भारी 
विद्वान भौर तपस्वी जान पड़ते है। कवि के पिता का नाम करुणाकर था, जो श्रावक धर्म के पालक थे | और माता 
का नाम 'अर्काम्बा' था जो पतिक्नता, पुण्यलक्ष्मी और चारित्रमुति थी। इनका गोत्र काश्यप था? । और इन दोनो 
का पुत्र था अय्यपायं, जो जिन चरण युगल के झ्राराधन में तत्पर था। जिसने अनेक शास्त्रो का अध्ययन किया था । 
झ्ौर मत्र तथा औपधियो का भी ज्ञाता था, नय-विनयवान था, उसने पद्मावतो देवी द्वारा वर के प्रमाद से “जिनेन्द्र 
कल्याण भ्युदय' नामक ग्रन्थ की रचना की थी । इस ग्रन्थ मे जिनेन््र की प्रतिष्ठा विधि का वर्णन किया है । प्रशस्ति 
में कवि ने चतुविशरतितीर्थकरों को स्तुति के बाद भगवान महावीर की सघ परम्परा के श्रतधर ग्राचार्यों का उल्लेख 
करते हुए कुन्दकुन्द, वाचक उमास्वाति (गुद्धश्रिच्छाचार्) समस्तभद्र, शिवकोटि, शिवायन, पृज्यपाद बीरसेन 
जिनसेन, गुणभद्र नेमिचन्द्र, रामसेन, प्रकलक, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्र, रामचन्द्र, वासवचन्द्र, आदि का 
उल्लेख किया है। 


१ श्रीमद वीरजिनेश पादकसले चेत पड़ल्नि सदा । 
हेयादेय विचा रबोधनिपुणा बुद्धिर्च यरयात्मनि ॥२६८५ 
दान श्रीकर कुडमने गुशततिदहे शिरस्युन्ननि । 
रत्नाना जितय हुँदि स्थितमसी नेमिश्चर नदतु ॥२६९ 

२. तबच्द्धिष्योन्य मतान्धकारमथन स्याद्वादतेजोनियि । 


नि नि +++++ल--लत+तत.__लनलनतनन्‍न>ह॒_€» «००... ल--ओ>त+ »>+> 


“7 जिनेन्द्र कर्याराभ्युदय प्र० 


न्प्ण 


, त पृष्पसेन देव कलिगरोश्वर सदाबदे । 

यस्यप्मसेना बिबुघाना भवति काम दुह्ा ।५१ 
तदीयशिप्पोप्जनि दाक्षिणात्य: श्रीमान्द्रिजन्मा मिपजा वरिष्ठ । 
जिने-द्र पादाभ्बुरुटैकभक्त सागारधमं करुणाकरास्य ॥५२ 
तरय॑व पत्नी कुलदेवते व पतित्रतालकृत पुण्य लक्ष्मी , 

यदकरमाम्ब। जगति प्रतीत चारित्रमूति जिनशासनोक्ता ॥५३ 
तयोरामी त्पूनुस्सदरवगुणाढ्यों स विनयो, 

जिनेद्ध श्री पादाभ्बुरह युगलाराधन पर । 

अधीत: जास्वाणामरिवलमणि मत्रौपधिवता, 

विपश्चि तिरत नय-विनयवानारय्य इतिप ॥५४ 
श्रीमूलमधकथिता खिल सन्मुनीना, श्रीपादपद्मस रसीरुह राजहस । 
स्थादर्यपार्य इति काश्यप गोतवर्यो जेनालपाक वरवशसमुद्रचन्द्र ॥५५ 
४. पद्मावती दत्तवरप्रसादात्स।रस्वत प्राप्य बुधाय्य॑ येन । 
जिनेस्द्र कन्याण समा छूयो थ ग्रन्थोम्युधाय्यम्युदया: प्रबंध: ॥५६ 


++जि० कल्या» प्र७ 


++जि० कल्याण» प्र० 


तेरहवी भौर चौदहवी शताब्दी के विद्वान, आचायं और कवि ४७ 


कारणा शास्त्र भंडार” की प्रशस्ति में ग्रन्थ का रचना काल शक सं०१२४१ सिद्धार्थ संवत्सर बतलाया 
है । प्रय्यपायें ने इस ग्रन्थ की रचना पुष्पमेनाचारय के झादेश से शक १२४१ (सन्‌ १३१६) माथ शुक्ला दश्मी 
रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र मे एक शेल नगर मे रुद्र कुमार के राज्यकाल में की है, जंसा कि उसके निम्न पद्च से 
प्रकट है :-- 
शाकाब्दे विधुवेदनेत्र हिमगे (१) सिद्धार्थ संवत्सरे । 
साधेमासि विशुद्ध पक्ष दशमी परुष्याकंवारि-हुनि । 
ग्रन्थों रुद्रकुमार राज्य विषये जैनेन्द्र कल्याणभाक | 
सम्पूर्णो$भवदेक शेलनगरे क्रीपाल बन्धूजित' ।। 
कवि ने लिखा है जिनसेन गुणभद्र, वसुनन्दि, इन्द्रनन्दि आशाधर झौर हस्तिमल्ल श्रादि विद्वानों द्वारा 
कथित ग्रन्थो का सार लेकर इस ग्रन्थ की रचना की है -- 
बीराचार्य सुपुज्यपाद जिनसेनाचार्य संभाषितो । 
य' पूर्व गुणभद्र सूरिवसुनन्दीन्द्रादि न छूज्जितः । 
यश्चाशाधर हस्तिमल्‍ल कथितो यह्चेक संधीरितः । 
तेम्यः स्वहृतसारमायं रचित: स्थाज्जेन पूजा क्रम: ॥ १६ 
यही बात ग्रन्थ की श्रन्तिम पुष्पिका वाक्य से भी स्पष्ट है-- हर 
इति श्री सकल ताकिकचक्र्वतिश्रोसमन्तभद्र मुनीहबर प्रभूति कवि वन्दारक वन्द्ामान सरोवर राज 
हँंसाय मान भगवदहतंप्रतिमाभिषेक विशेष विशिष्ट गन्धोदकपबित्री कृतोत्तमाड़ें वाय्यपार्येण श्री पुष्पसेनाचार्यो- 
पदेश क्रमेण सम्यग्विचाय पूर्वशात्र स्यः सारमुद्धत्य विरचित: श्री जिनेन्द्र कल्याणाम्यदयापरनामधेयस्श्रि वश्ाभ्यु- 
दयोऊहँत्‌ प्रतिष्ठा प्रन्थ: समाप्त । 
प्रस्तुत प्रशस्ति में ग्रन्थ का रचनास्थल एक शैलनगर बतलाया है, जो वर्तमान वरगल का प्राचीन नाम 
है' | वरगल के और भी कई नाम है? । यह प्राचीन नगर तैलग देश को राजधानी था” । काकतैयों ने इस पर सन्‌ 
१११०ई० से १३२३६० तक राज्य किया है” । इसी वश्ञ में रुद्रदेव हुए है* | जान पडता है रुद्रदेव इस बश के 
प्रत्तिम राजा थे। क्योकि इस ग्रन्थ की रचना सन्‌ १३१६-२० ई० में हुई है। उस समय वे वहाँ शासन कर रहे 


ज् 


थे | अतएव श्रय्यपार्य वि० स० १३७६ के विद्वान है । 


माधनन्दि योगीनद्र 
प्रस्तुत माघनन्दि मूलसघ-नन्दिसघवलात्कार गण के विद्वान कुमुदेन्दु योगी के शिष्य थे। इन्हे सन्‌ १२६४ ई० 





86९ ९३(80886 $075 [दा बाएं छाबोता। गरधयाप्टापए05 ॥॥ रह टशांग्रा।श 0ए॥0० 00 श्शथा । 
रायबहादुर हीरालाल द्वारा सम्पादित । 

हिन्दी विदव कोष भा० ३ पृ० ४६९ और ॥8 ० #8- 6॥/पपएश्राबा। एथग वा ॥0 ६ रिया, हग707८5 
फैज 0078278. 4्षाणील गरध्याह ० छक्षाव्वा84] ज 3,5 +धवावाव(क्ष, जीा।ली ॥ 6 0 का ०00४0॥5 8 
॥॥6 5872 ४८/ जा।॥॥98व8,, 

-77760060० ह्वाथए॥9 0७ एलाणाआ 0 #्वालएशा 870 शीताल्व५धां 7009 मात 099 9. 8 

३ अनुमकुन्दपुर, अनुमकन्द पटुन, कोरुकोल (06 90७५) वेशाटक, एक शेल नगर प्रादि (6 8९०फाणशाल] (९०४३ 

#07%07 (9. 262) 

४ दुद्ददेव का शिलालेख 78५8, 834 ९० 9०३ साथ ही 96०0 एश$0० (३०८९८॥258 606८ा65 9. 76 

॥ बह उ60०कराधणीाएय। ठतालाएत्णफ ७. 8 

६. वरगलके का कतीयवशी एक राजा £ ४ », । हिन्दी विश्वकोष भाग १३ पृ ६२७। 


नाच 


न 


ड४८ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रे 


(वि० स० १३२२) में त्रिकूट रत्नत्रय शान्तिनाथ के जिनालय के लिए होयसल नरेश नरसिह द्वारा उक माधनन्दि 
सेद्धान्तिक को 'कल्लनगेरे' नाम का गांव दान में दिया गया! । इस कारण इस जिनालय को त्रिकूट रत्नत्रय जिनालय 
भी कहते थे । दोर समुद्र के जैन नागरिकों ने भी छान्तिनाथ की भेट के लिये भूमि और द्रव्य प्रदान किया था। 
इन माघनन्दि की चार रचनाग्नों का उल्लेख मिलता है। सिद्धान्तसार, श्रावकाचारसार, पदार्थसार 
धोर शास्त्रसार समुच्चय-- 
साधनन्दि योगीन्त्र: सिद्धास्ताम्थोधि चन्द्रमा: । 
झन्नीकर द्वि चिश्रार्थ शास्त्रसा रसमुख्चयम्‌ ।। 
उक्त श्रोमूलसंघश्रीदलात्का रगणाधिपे: । 
श्रीमाघनन्दि सिद्धास्ते: शास्त्रसार समुच्चयम्‌ !। 
ये दोनों पद्म दौबंलि जिनदास शास्त्री की टीका रहित प्रति में दिये है। इनका समय १३वीं छताब्दी है। 
इनके शिष्य कुमृदवन्द्र भट्टारक थे। शास्त्र समुच्चय के टोकाकार वहो माघनन्दिश्वावकाचार के कर्ता है। टीका 
कन्नड़ मे है । 
प्रेमी जी ने लिखा है कि मद्रास की झरियन्टल लायब्ररी में 'प्रतिष्ठाकल्प टिप्पण' या जिन सहिता नाम 
का एक ग्रन्थ है, उसकी उत्थानिका' झऔर अन्तिम पुष्पिका! से मालूम होता हे कि प्रतिष्ठाकल्व टिप्पण के कर्ता 
वादि कुमुदचन्द्र माघनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती के शिष्य थे । 


वादि कुमुद चन्द्र 


यह माघनन्दि सिद्धान्त चत्रवर्ती के पुत्र थे। और प्रतिष्ठाकल्प के कनाडी टिप्पणकार हैं । 

श्री माधनन्दि सिद्धान्त चक्रव्ति तनुभवः । 
कुमुदेन्दु रह बच्मि प्रतिष्ठा कल्पटिप्पणम्‌ ॥। 
इस टिप्पण के श्रन्त में लिखा है-- 

'इलि श्री माघनन्दि सिद्धान्तचक्रवतो सुत चतुविध पाण्डित्य चक्रवति-भ्री वादि कुमुदचन्द्र पण्डितदेव-वघिर- 
चिले प्रतिष्ठा कल्प टिप्पणें--- इस पुष्पि का वाक्य में वादि कुमुदचन्द्र को स्पष्ट रूप से 'सत' श्रौर यात्राचेन विधि 
समाप्त: पद्म मे 'तनुभव' लिखा है, जिससे वे उनके पुत्र थे। और उनकी उपाधि चतुरविध पाण्डित्य चक्रवर्ती थो 
प्रत: इनका समय भी वही है जो माघनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्ती का सन्‌ १२६५ (वि० स० १३२२) है | यह विक्रम की १४ 
वीं शताब्दी के विद्वान है । 


कवि मंग राज 

इनका जन्म स्थान वर्तमान मैसूर राज्यान्तगंत मुगुलिपुर था। उन्हे उभय कवीश, कवि पद्म भास्कर श्रौर 

साहित्य वैद्या विद्याम्बुनिधि उपाधियाँ प्राप्त थी। यह कनन्‍नड शोर सस्कृत दोनो भाषा के प्रौह कवि थे। और जैन 

धर्म के पालक थे। इनका समय स्वर्गीय झार० नरसिहाचार्य ने सन्‌ १३६० ई० के लगभग बतलाया है। इनकी 
कृति का नाम 'खगेन्द्रमणि दर्पण है । 

यह एक वंद्यक ग्रन्थ है, इसमें स्थावर विषों की प्रक्रिया और प्रायः सभी विधों की चिकित्सा लिखी है। 








१. जन लेख स० भाग '४ंपृ० २५७ 

२. श्री माधनन्दि सिद्धान्त तनुभव । 
कुमुदेन्दुरह वच्मि प्रतिष्ठा कल्प टिप्पणम्‌ । 

३. इति श्री माघनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती तनूभव चतुविध पाण्डित्य चक्रवर्ती श्रीवादि कुमुदचन्द्र मुनीन्द्र विरचिते जिन 
संहिता टिप्पणे पृज्य-पूजक पृजकाचार्य पूजाफल प्रतिपादन समाप्तम॥ 


तैरहुबी' और चौदहुवी शताब्दी के विद्वान, आचाय॑ भर कवि है ४६ 


गरुड़ पक्षी सर्पों का वैरी है वह सर्प विषधापहारक है, यह लोक में प्रसिद्ध है उसा प्रकार गरुड़मणि भो लोक में विष 
निवारक मानी जाती है। उसी तरह यह ग्रन्थ भी विष दूर करने के उपाय को बतलाता है, इस कारण इसका यह 
नाम प्रन्वर्थक जान पड़ता है। यह ग्रन्थ कद वत्तों में रचा गया है । कवि ते इसे “जीवित चिन्तामणि' भी बंतलाया 
है । कवि इस ग्रन्थ को पुरुषार्थ चतुष्टय का कथन करने वाला बतलाता है । 


इसमे १६ अधिकार हे । जिनमें विष और उसके दूर करने के उपायों का वर्णन है। 

प्रथम अधिकार में मगल के बाद स्थावर जगम और क्त्रिम श्रादि विषों के भेद, सर्पों को जातियाँ, प्रौष- 
धियो का संग्रह काल, भेद और उनकी शक्तियों के वर्णन के साथ सद्‌ वेद्य औ्ौर दुर्वद्ध के लक्षणादि बतलाये गये है । 

दूसरे भ्रधिकार में रथावर विपभेद, विषाक्रान्त लक्षण और उनके परिहारक नस्य, पान, लेप और अजन 
भ्रादि के श्रौषध और भ्रतेक मत्र दिय्रे है। इसी तरह भ्रन्य सब भ्रधिकारों मे 'विष' के दश्ष प्रकार, लक्षण, उनके भेद, विषा- 
पहारक मत्र शोर झ्रोपधियो का वर्णन किया गया है। ग्रन्थ यदि हिन्दी श्रर्थ के साथ प्रकाशित हो जाय तो उसका 
परिज्ञान हिन्दी भाषा भाषियों को भी सुलभ हो जायगा। ग्रन्थ उपयोगी है। 

ग्रन्थ में कवि ने झपने से पूर्ववत्तों कुछ आचार्यों आ्रादि का नामोल्लेख किया है पूज्यपाद, वो रमेन, कन्दकन्द 
भानुक्रोति, अमरक,ति तच्छिष्य धर्ममूगण आदि ! 92 


पं० बामदेव 


यह मूल सघ के नट्टारक विनयचन्द्र के शिप्य, त्रलोक्यकीति के शिष्य श्रौर मुनि लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य थे 
इन्होने अपने को इन्द्रवाम देव भी लिखा है। पडित वामदेवब का कूल नेगम था। नेगम या निगम कल कायस्थों का 
है, इससे स्पष्ट है कि पंडित वामदेव कायस्थ थे। अनेक कायस्थ विद्वान जैन धर्म के धारक हुए है। जिनमे हरिचनद्र 
पद्मनाभ ओर विजयनाथ माथर ग्रादि का नाम उल्लेखनीय है। पडित वामदेव जैन धर्म के अच्छे विद्वान, प्रतिष्ठादि 
कार्यों के ज्ञाता आर जिन भक्ति में तत्पर थे। वामदेव ने पच संग्रह दोपक की प्रशस्ति में अ्रपने को-- नाना ज्षास्त्र 
विचार कोविद मति श्री वामदेव क्ृती' वाक्य द्वारा नाना शास्त्र विचार कोबिद मति प्रकट किया है। 
इनकी इस समय तीन रचनाएं उपलब्ध है । भावसग्रह (सस्क्ृत), 'तलोक्य दीपक' झ्ौर पच संग्रह दीपक । 
इनमें से केवल भावमग्रह माणिकचद् ग्रन्थमाला मे प्रकाशित हुम्ना है। शेष दोनो रचनाएं श्रप्रकाशित है। 
भावस प्रह -प्रस्तुत ग्रन्थ सस्कृत भाषा का पद्म ग्रन्थ है, जो ७८१ पचद्चो में पूर्ण हुआ है । यह देवसेन के 
प्राकृत भावसग्रह का सशाथितर और परिवर्धित अनुवाद हे। यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र ग्रन्थ माला से प्राकृत भाव 
सग्रह के साथ प्रकाशव हो चुका है। 
दम न न न 
१ भूयाझूठ्यजनस्थ विश्वमहित श्री मूलसघ श्रिये, 
यत्राभूद्विनयेन्दुर द्वतगुण' सच्छील दुग्धारांव, । 
तब्ठिष्पोषजनि भव्य तिर्मलस्वैलोक्य कीति शशी । 
येने कान्त्महातम: प्रमथिते स्थाह्ादविद्याकर: ॥७७६ 
हष्टि स्वस्तटिनी महीधरपतिज्ञानाब्धिचन्द्रोदयो, 
वृत्त श्रो कलि केलि हेमनलिन शान्ति क्षमा मन्दिरम्‌ 
काम स्वात्मरक्षा प्रसन्न हरथ समक्षपा भास्कर -- 
स्तच्छिष्य: क्षितिमण्डले विजयते लद्ष्मीन्दु नामां मुनि: ॥७८० 
श्रो मत्सबंश्पूजाकरण परिणुतस्तन्वचिन्ता रसालो, 
लक्ष्मीचर््द्मा हर प्म मधुकर श्री वामदेव: सुधी । 
उत्तत्तिय्स्य जाता शशिविशद कुले नैगमश्री विशाले । 
सोध्य जीया प्रकाम जगति रसलसद्भाव शास्त्र प्रसेता ॥७८६१ --भाव संग्रह प्रशस्ति 





४५० जुन धमम का प्राघीत हतिहास--भाग २ 


जैलोक्य दोपक--इस ग्रन्थ में तीन लोक के स्वरूप का कथन किया गया है प्रस्तुत प्रन्थ नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्ती के त्रिलोकसार का संस्कृत रूपान्तर है । उसे देखकर ही इसकी रचना की गई है । इस ग्रन्थ में तीन अधि- 
कार--अधोलोक-मध्यलोक झौर ऊध्वेलोक-- इन तीनो श्रधिकारों के इलोको की कुल सख्या १२८१ इलोक प्रमाण है । 
प्रथम श्रधिकार में २०५ इलोक है ! जिनमें लोक का स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि जिसमे जीव, पुद्गल, धर्म, 
अधर्म, श्राकाश और काल का सघात पाया जाता है वह लोक है । उस लोक का मान दो प्रकार का है। लौकिकमान 
झोौर लोकोत्तर मान । इन दोनों मानो के भेद-प्रभेदों का कथन किया गया है । 

दूसरे प्रधिकार में मध्य लोक का वर्णन है जिसकी इलोक संख्या ६१६ है। मध्य लोक का कथन करते 
हुए द्वीप, समुद्रो के वलय, व्यास, सूची व्यास, सूश्म परिधि, स्थल परिधि सूक्ष्म और स्थूल फल श्रादि का गणित 
द्वारा कथन किया है। जम्बूद्वीप के पट कुलाचल और सप्त क्षेत्रो भ्रादि का गणित द्वारा विस्तार के साथ वर्णन दिया 
है। भारत क्षेत्र के उत्सपिणी श्रवसपिणी के पट्‌ कालो का वर्णन करते हुए, तीर्थकरो, चक्रवरतियों, नारायण प्रति 
नारायण त्रेसठ शलाका पुरुषो की आयु, शरीरोत्सेध, और विभूति आदि का सुन्दर वर्णन किया गया है। मध्यलोक के 
कथन में व्यासपरिधि, सूची फल, क्षेत्रफल झौर घनफल गञादि के लाने के लिए करण सूत्र भी दिये है। सदृष्टियाँ भी 
यथास्थान दी हैं । 

ऊध्वलोक के वर्णन में भवनवासी, व्यन्तर ज्योतिषी श्रौर कल्पवासी, देवों का वर्णन, ग्रायु, शरीरोत्मेघ, 
परिवार, विभव, कथन सख्या, विस्तार उत्सेध आदि का वर्णन किया गया है। यह सब जिलोकसार के अनुसार 
किया गया है। 

कवि ने यह ग्रन्थ नेमिदेव की प्रार्थना से बनाया है । जो पुरवाडवश में समस्त राजाओं के द्वारा माननीय 
कामदेव नाम का राजा हुझ्ला । उसकी पत्नी का नाम नामदेवी था, जिससे राम और लक्ष्मण के समान जोमन और 
लक्ष्मण नाम के दो पुत्र हुए थे! । पच सग्रह दीपक की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि जोमन की पुत्री बडी गुणाग्र और 
धर्माराम रूप वृक्ष की वर्धिका, सर्वक्षपदारविदनिरता, सद्दान चिन्तामणी, और ब्रतशीलनिष्ठा थी। प्रशस्ति पद्य 
के प्रन्तिम अक्षर त्रुटित होने से उसका नाम ज्ञात नही हो सका जैसा कि उसके पद्य से प्रकट है* । 

जोमन का पुत्र नेमिदेव था, उसकी माता का नाम पद्मावती था! । नेमिदेव जिनचरणसेवो और सम्यकव 
से विभूषित था। बड़ा उदार न्यायी, दानी, स्थिर यश वाला और प्रतिदिन जिनदेव की पूजा करता था। वक्त नेमिदेव 
के अनुरोध से ही ग्रन्थ की रचना की गई है। ग्रन्थ में रचना काल नही दिया । इसकी एक प्राचीन प्रति स० १४३६ 
में फीरोजशाह तुग़लक के समय की योगिनीपुर (दिल्ली मे लिखी हुई ८६ पत्रात्मक उपलब्ध है” जो ग्रतिशय क्षेत्र 
महावीर जी के शास्त्रभडार में उपलब्ध है। उससे जान पडता है कि त्रिलाकदीपक स० १४३६ से पूर्व रचा गया है । 





१. अस्त्यश्न वश: पुरवाड सज्ञ: समस्त पृथ्वीपति माननीय । 

त्यकत्वा स्वकीया सुरलोक लक्ष्मी देवा अपीच्छन्ति हि यत्र जन्म ॥६३ 

तत्र प्रसिद्धोपजनि कामदेव: पत्नी च तस्या जनि नामदेवी । 

पुत्रौ तयोजॉमन लक्ष्मणाख्यं बभूवतु: राघव लक्ष्मणाविव ॥६४ --अलोबय दीपक प्र० 
२. जोमरास्य दुहिता जाता गुणाप्रेसरा । 

धर्मारामतरो: प्रवर्धव सुधाकल्पक पुण्योह का । 

श्री स्वक्षपदारविदनिरता सद्दान चितामणी-- 

शयारित्त ब्रत देवता सुविदिता श्री वाददे*****« ** । २२१ -“अनेकान्तवर्ष २३ कि० ४ पृ० १४६ 
३. पह्कावती पुत्र पवित्रवष्ष: क्षीरोदचन्द्रामलयो यथास्थ । 

तनोरुह: श्रीजिनपादसेवी स नेमिदेवाश्चिरमत्र जीयातू ॥ 

--पच सं० दीपक शाँतिनाथ सेनभंडार खभात 

४, देखो, आमेर शास्त्रभडार जयपुर की सूची पृ० २१६ प्रन्थ० न० ३०६ प्रति न० २ 


तैरहवीं और भौदहवीं शताब्दी के विद्वान, आचाये और कमि ४४३ 
पंचसंप्रह दीपक 
इस गन्थ की १०४ पत्रात्मक ताड पत्रीय प्रति खमात के श्वेताम्बरीय शान्तिनाथसेन भडार में न० १३८५ 
उपलब्ध है। उससे ज्ञात होता है कि यह नेमिचन्द्र सिद्धान्त चन्द्रवर्ती के गोम्मटसार अ्रपरनाम पंचसंग्रह की सस्कृत 
इलोक बद्ध रचना है, जैसा कि उसके प्रारम्भिक निम्न पद्यों से प्रकट है -- 
सिद्ध शुद्ध जिनाधीशं नेमीश गुणभूषणम्‌ । 
न तथा प्रन्थं प्रवक्ष्यासि 'पंचसंग्रह दीपकम' ॥।१।। 
नेमिचन्ध्र मुनोस्रेण यः कृत: पंचसंग्रह: । 
सयवब इलोक बंधेन प्रव्यक्तोी कियते सया ॥२॥ 
बन्धतो.. बध्यमानं थे बंधभेदास्तथेसता । 
हेतवश्चेति पचातां संग्रहोउईभ प्रकाशते ॥३॥। 
यस्तत्र बंधकों जीव: सद्‌ सत्कर्ंणां स्वयम्‌। 
तत्म्वरूय प्रकाशाय विजशति: स्यु प्ररूषणा ॥४॥ 
गुण जीवाइच पर्याप्ति प्राणसंज्ञाइच सा्गणा। 
उपयोग समा य॒क्‍ता भवंण्येता-प्ररूषणा ॥५॥ 
सार्गणा गुण-भेदाभ्ला फबतो के प्ररूपणे। 
मार्गणांतगंताशेषा: जीव मुख्या: प्ररूपणा: ॥६॥ 
गोम्मटसार का इलोक बद्ध यह सस्कृतिकरण अब तक देखने में नही श्राया था । स्व ० मुनिश्री पुण्यविजय 
जी ने खंभात के शातिनाथ सेन भंडार की सूची भाग० २ में न० १३६ में पचसगह दीपक का 'इलोक बद्ध' नाम से 
परिचय दिया है। 
यह ताडपत्र प्रति १३वी शताब्दी की लिखी हुई है । 
“इति श्रीद्रवामदेव विरचिते 'प्रवाट बंश विशेषक श्री नेमिदेव यशः प्रकाशके पंचसं ग्रह प्रदोपके बधक 
स्वरूप प्र ( प्ररपिणों नाम) प्रथमो श्रधिकार:। 
यह प्रति सभवत ग्रन्थ रचना के समय की या श्रास-पास की रची हुई जान पड़ती है। चकि विनयचन्द्र 
पंडित आशाधर जी के शिष्य थे, उन्होने विनयचन्द्र को धर्मशास्त्र पढ़ाया था । विनयचन्द्र के शिष्य त्रैलोक्य कीति के 
शिष्य लक्ष्मीचन्द्र थे । इन लक्ष्मी चन्द्र के शिष्य वामदेव ते इस ग्रन्थ की रचना की । प० झ्राशाधर जी १३वीं शताब्दी 
के विद्वान है। भ्रतएवं उसके बाद वामदेवः का समय होना चाहिए। प्रत' वामदेव का समय विक्रम की १४वीं 
शताब्दी जान पड़ता है। 


श्रम रकोति 


यह ऐन्द्रवंश के प्रसिद्ध विद्वान थे। जो त्रेविद्य कहलाते थे। यह भ्पने समय के अच्छे विद्वान जान पड़ते 
हैं। इनका बनाया हुआ धनजय कवि की नाममाला का भाष्य भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुका है। उस ग्रन्थ 
की पुष्पिका में उन्हे त्रेविद्य महा पण्डित ध्लौर शब्द वेधस बतलाया है। भाष्य को देखने से भ्रम रकीति विविध ग्रन्थों 
के भ्रभ्यासी शात होते हैं । 

“हुति सहापण्डित श्रीमदमरकीतिना तैविश्वन श्रीसेल्रबंशोत्पन्नेन शब्द वेधसा कृतायां धनंजय नास 
सालायां प्रथम काण्ड व्याख्यातस्‌' 





20 02777 पर माधव 5६26 6 5० 
3 $26 > ४० ]39 शेक्ाणीव5शाइदा)8 70980 5]07 8870॥9, 70॥05 ]04 एड्राला एव्वागीव5 686 'शै $ 
छआा95७ 279 णी 39% छा 4$- डाइएंगाक्ष8 5िदवत छि0087 (!०॥७9०१ 
-अनेकास्त व्य २३ कि० ४ पृ० १४६ 


0, जैन धर्म का प्राचीन इतिहास---भाग २ 


प्रस्तुत कोश का भाष्य लिखते हुए भ्रमरकोति ने परम भट्टारक यश'की ति, अमरसिह, हलायुध, इन्द्रनन्दी, 
सोमदेव, हेमचन्द्र भौर आशाधर झादि के नामो का उल्लेख करते हुए महापुराण युक्त मुक्तावजा, हैमीनाममाला, 
यशस्तिलक, इन्द्रनन्दी का नीति सार और झाशाधर के महाशिषेक पाठ का नामोल्लेख किया है। इनमें ग्राशाधर का 
समय स० १२४६ से १३०० तक है । अत अमरकोति टसके बाद के विद्वान ठहरते है। यह १३वों शताब्दी के 
उपान्त्य समय के या १४वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के विद्वान होने चाहिए ' 


हस्तिमल्‍्ल 
इन क॑ पिता का नाम गोविस्ध भट्ट था, जो वत्मगोत्री दक्षिणी ब्राह्मण थे। उन्होंने ग्राचार्य समन्‍्त मद्र के 
'देवागमस्तोत्र' को सुनकर सद्दृष्टि प्राप्त की थी--सर्वथा एकान्तरूप मिथ्याए्‌ प्ट का परित्याग कर अनेकान्तरूप 
सम्यक्दृष्टि के श्रद्धालु बने थे। उनके छह पुत्र थे-श्री कुमार, सत्यवाक्य, देवर वललम, उदयभषण, हस्तिमल्‍्ल 
और वर्धमान। ये सभी पुत्र सस्क्ृताद भाषाआ के मर्मज्ञ ओर काय्य भास्त्र क अच्छे जानकार एवं कवि थे । 
हस्तिमहल कवि का असली नाम नही है | अश्रसली नाम कुछ ओर ही रहा होगा । यद्ध नाम उन्हे सरण्यापुर 
में एक मदोन्मत्त हाथी को वश में करते क कारण पाण्ड्य राजा द्वारा प्राप्त हुआ था । उस समय राज सभा मे 
उनका श्रनेक प्रशसा वाक्य से सत्कार किया गया था?। हस्त युद्ध का उल्नेख सुभद्रा नाटक में कवि ने स्वयं किया 
है | उसमें जिन मुनि का रूप धारण करने वाल किसी धूर्त को भी परास्त करन का उत्तेख है । 
कवि के सरस्वती स्वयवर वल्लभ, महा कवि तल्‍लज और 'सूबितरत्तनाकर! चिछद थे । 
कवि हस्तिमतल गृहस्थ विद्वान » । इनके पुत्र का नाम पाश्व पडत था। जा झपन पिला के समान ही 
यशस्वी, शास्त्र ममंज्ञ और धमत्मा था। हस्तिमनल न अपनो कीति को लाक व्यागी बना दिया था। ओर स्थाद्वा- 
दशासन द्वारा विशुद्ध कीति का अज॑न किग्रा था। वे पृण्य मूति और अशेप कवि चक५षतर्ती कहलात थे। तथा परवादि- 
रूप हस्तियों के लिये सिह थे | अ्रतएव हरितिमल्‍ल इस सार्थक नाम से लोक में विश्वुत थे। रन्‍्हे भ्रगेक विरुद भ्रथवा 
उपाधिया प्राप्त थी, जिनका समुल्लेख कवि ने स्वय विक्रान्त कौरब नाटक में किया है। "राजा वलाकथ' के कर्ता 
कवि देवचन्द्र ने हस्तिमल्‍ल को 'उभय भाषा कविचकरवर्ती! सूचित किया है। कविव्रर हस्तिमल्‍्ल ने स्वय अपने को 
कनड़ी आदि पुराण की पुष्पिका में उभय भाषा चक्रवर्ती लिखा हे। ऐसा जन साहित्य और इतिहास से ज्ञान होता 
है । इससे वे सस्कृत और कनडी भाषा के प्रोढ विद्वान जान पड़ते है। उनके नाटक तो कवि की प्रतिभा के सद्यो- 
तर है ही, किन्तु ज॑ंन साहित्य मे नाटक परम्परा क जग्मदाता हे। मेरे स्थाल में शायद उस समय तक नाटक रचना 
नही हुई थी । कविवर हस्तिमल्‍ल न इस कर्मी को दूर कर जन समाज का बडा उपकार किया है। यह उस समय 


आन लीन न क ी+++++ 





१. गोविन्द नट्ट इत्यासी द्विद्वास्मिथ्यात्ववजित । देवागमन सूत्रस्यश्षुत्या सहर्शनास्वित । 
अनकान्तमत तत्त्व बहुमेन विदाबर , नन्दनातस्यथ सजाता वाॉषिफालितकोबिंद; ॥ 
दाक्षिणात्या जयस्त्यत्र स्वशांयक्षीप्रधादत , श्रीकुमारकावि सत्यवाक्यों देजर्बतलम ।॥ 
उद्यदूभूषणनामा च हस्तिमतलामिधानका , वर्ध मानकविश्व ति पड्‌ भूवन्‌ कवीश्वर । 


विक्रन्त कौरव 
२. श्रीवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टरमेकधामतनु नो. भुविहस्तियुद्धात्‌ । 
नाता कालाम्बुनिधिपाण्डचमहीश्वरेरा इलोके शत्तेस्सदर्स सत्कृतवान्‌ बभूव ॥ विक्रन्तकौष 


ज््ए 


: सम्यवत्व सुपरीक्षित मंदगज मुकक्‍ते सरण्यापुरे। 
चास्मिन्पाण्ड्यमहेश्वरेश कपटाइन्तु स्वमभ्यागते (त) । 
झोलूष जिनमुद्धधारिणमपास्यासा मदध्वसिना । 
इलोकेनापिमदेभभत्ल इति य॒प्रस्यातवान्सूरिभि ॥--सुभद्ा, 
सम्पक्त्वस्थ परीक्षार्थ मुक्त मत्तमतवजम्‌ । य. क्षरण्पापुरे जित्वा हस्तिमल्‍लेति कीनित ॥ 


४. इत्युभयाघा कविचक्रवति हस्तिमह्ल विरचित पूर्वपुराण महाकथाया दशमपवं म्‌ । “आदि पु० पुष्पिका 


तैरहबी और चौदहवीं शताब्दी के बिद्वान, आचार्य और कवि ४४३६ 


के कवियों में तो प्रग्रणो थे ही, कि-तु नाटकों के प्रणयन में भी दक्ष थे ग्रापके ज्येप्ठभ्राता सत्य वाक्य आपको सूक्तियो 
की घड़ी प्रशसा किया करते थे । 

हस्तिमल्ल ने पाण्डय नरेश का झनेक स्थानों पर उल्लेख किया है, पर उन्होने उनके नाम का उल्लेख नही 
किया । वे उनके क्ृपापात्र थ और उनकी राजधानी में अपने विद्वान झाप्तजनों के साथ आ बसे थे। पाण्डय नरेश ने 
सभा में उनका खूब सम्मान किया था। पाण्ड्य नरेश भ्रपने भुजबल से कर्नाटक प्ररेश पर शासन करते थे !। 

ब्रह्मसूरि ने प्रतिष्ठा सारोद्धार में लिखा है कि वे स्वय हस्तिमल्‍्ल के वश में हुए है, उन्होंने उनके परिवार 
के सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा है कि पाण्ड्यदेश में दीप गुडिपत्तन* के शासक पाण्ड्य राजा 
थे। वे बड़े धर्मात्मा, वीर, कलाकुशल और विद्वानों का आदर करते थे। वहा भगवान आदिनाथ का रत्न 
सुवर्ण जटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमे विशाखनदी झञ्रादि विद्वान मुनि रहते थे। कवि के पिता गोविन्दरभट्ट यह 
के निवासी थे। पाण्ड्यराजाग्रो का राज्य दक्षिण कार्नाटक में रहा है। काफिल व्गेरह भो उसमें शामिल थे । 
इस देश मे ज॑नधम का प्रच्छा प्रभाव रहा है। इस वश मे प्राय सभी राजा जेनधमं पर प्रेम श्लोर आस्था रखते थे । 
कवि हस्तिमल्‍ल विक्रम की १४वीं शताब्दी के विद्वान थे। कर्ताटक कवि चरित्र क कर्ता आर० नरसिहाचार्य ने 
हस्तिमल्‍ल का समय ईसा की १३वीं शताब्दी का उत्तरार्ध १२६० और विक्रम स० १३४७ निश्चित किया है। 


रचनाएं 


...._ कवि की सात रचनाए उपलब्ध हैं। विक्रान्तकौरव, मैथिली कल्याण, अजनापवनजय और सुभद्रा। 
ये चारो नाटक माणिकचन्द्र ग्रथमालामे प्रकाशित हो चुके है। प्रतिप्ठा पाठ आरा जैन सिद्धान्तभवन में है और 
दो रचनाएं कन्नड भाषा की है अदिपुराण और श्रं पुराण । इनकी मूल प्रतियां । मूलबिद्रो श्रौर वराग जैन मठो 


में पाई जाती है। कन्नड श्रादि पुराण का परिचय डा०ए०एन० उपाध्य ने अग्रेजी मे हस्तिमलल्‍ल एण्ड हिज झ्रादिपुराण 
नामक लेख मे कराया है । 


पं० नरसेन 

इन्होने प्रपना कोई परिचय नही दिया)। इनकी दो कृतिया उपलब्ध है। सिद्धचक्रकथा भौर जिणरत्ति- 
बिहाण कथा । 

सिद्ध चक्र कथा (श्रीपाल चरित)- इस ग्रन्थ में सिद्धाचक्र ब्रतके माहात्म्य को व्यक्त करने वाली कथा दी 

हुई है। चम्पा नगरी के राजा श्रीपाल अश्ुभोदय वस श्लौर उनके सातसौ साथी भयंकर कुष्ट रोग में पीड़ित हो 

गए । रोग की वृद्धि हो जाने पर उनका नगर में रहना असह्य हो गया। उनके शरीर की दुर्गध से जनता का वहां 

रहना भी दुभर हो गया । तब जनता के श्रनुरोध से उन्होने ग्रपना राज्य भ्रपने चाचा अरिदमन को दे दिया झ्ौर 


जनता ++ि---3>«>>- -« --.-........ 





१. कि वोणागुराभ्ंकृते किमथवा साद्वम॑धुस्थन्दिभि-- 

बिश्राम्यत्सहका रको रकशिखाकरा वितसै रपि | 

पर्याप्ता: श्रवशोत्सवाय कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपते । 

सत्य नस्तव हस्तिमल्लसुभगास्तास्ता सदासूक्तय ॥--मैं०क० ना० 

' दीपगरुडी पत्तनमस्तितस्मिन्‌ हर्म्यावलीतोरणराजिगोपुर: । 

मनोहरागारसुरत्नसंभ्टतेरुद्यानजे भात्यम रावतीय ॥। ३ 

तद्राज राजेन्द्रमुपाण्डय भूष: कीर्त्या जगद्गवचापितवान सुधर्मा । 

रराज भूमाविति निस्सपत्न: कलान्बित: सद्दिबुधे: १रीत: ॥४ 

तत्रास्ति सद्वत्नसुवंशंतुगच॑त्यालये श्रीवृषभेश्वरो जिन । 

विशाखनन्दीशमुनीद्रमुख्या सच्छास्त्रवन्‍्तों मुनयों वसन्ति ॥५ प्रधस्ति सग्रह, आरा पृ० १६२ 


दि 8 


४१४ जैन धमम का प्राचीन इतिहास- भाग २ 


कहा कि जब मेरा रोग ठीक हो जायेगा, तब मैं भ्रपना राज्य वापिस ले लूंगा। श्रीपाल अपने साथियों के साथ 
नगर छोड़ कर चले गए, और अनेक कष्ट भोगते हुए उज्जैन नगर के बाहर जंगल में ठहर गए। वहां का राजा 
झपने को ही सब कुछ मानता था कर्मों के फल पर उसका विश्वास नहीं था। उसकी पुत्री मना मुन्दरी ने जन साधुओं 
के पास विद्याध्ययन किया था कर्मसिद्धान्त का उसे ग्रच्छा परिज्ञान हो गया था। उसकी जेनधर्म पर बड़ी श्रद्ध। और 
भक्ति थी ! साथ ही साध्वी ध्लौर शीलवती थी। राजा ने उसे अपना पति चुनने के लिग्रे कहा, परन्तु उसने कहा कि 
यह कार्य शीलवती पुत्रियों के योग्य नही है। इस सम्बन्ध में श्राप ही स्वय निर्णय कर। राजा ने उसके उत्तर से 
असन्तुष्ट हो उसका विवाह कुष्ट रागी श्रीपाल के साथ कर दिया। मत्रियों ने बहुत समभ।या परन्तु उस पर राजा 
ने कोई ध्यान न दिया । निदान कुछ ही समय मे मैना सुन्दरी ने, सिद्ध चक्र का पाठ भक्ति भाव से सम्पन्न किया 
धोर जिनेन्द्र के श्रभिषिक जल से उन सब का कुष्ठ रोग दूर हा गया। और वे सुलपूवक रहते लगे। पश्चात्‌ 
श्रीपाल बारह वर्ष के लिये विदेश चला गया, वहा भी उसने कर्म के अनेक शुभाशुभ परिणाम देखे और वाह्मविभूति 
के साथ बारह वर्ष बाद मैनासुन्दरी से श्रा मिला। उसे पटरानी बनाया और चम्पापुर जाकर चाचा से भ्रपना 
राज्य वापिस लेकर प्रजा का सुखपूर्वक पालन किया। झ्न्त में तप द्वारा आत्म-लाभ किया । इस कथानक से 
सिद्धचक्त की महत्ता का श्राभास भिलता है। रचना सुन्दर झोर सक्षिप्त है। कथानक रोचक होने के कारण इस 
पर श्रनेक ग्रन्थका रो की विभिन्‍न कृतिया पाई जाती है। ग्रन्थ में रचना काल और रचना स्थल का उल्लेख नहीं है । 

जिनराशत्रि कथा- इसे वर्धभान कथा भी कहा जाता है। जिस रात्रि में भगवान महावोर ने अप्ट कर्म 
का नाशकर अ्रविनाशी पद प्राप्त किया उस ब्रत की यह कथा शिवरात्रि के ढंग पर रची गई है । उस रात्रि में 
जनता को इच्छाशों पर नियत्रण रखते हुए आत्म-शोधन का प्रयत्न करना चाहिये। रचना सरस हैं। कवि ने 
रचना में अपना कोई परिचय नहीं दिया ओर न गुरु परम्परा तथा समयादि का कोई उल्लेख ही किया है । इससे 
कवि के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही प्राप्त हो सकी । 

सिद्ध चक्र कथा की प्रति स०१५१२ लिखी हुई उपलब्ध है, उस से इतना तो सुनिश्चित है कि ग्रन्थ उक्त 
सवत्‌ से पूर्व बन चुका था। सभवत. ग्रन्थ १४वीं शताब्दी के श्रास-पास कही रचा गया जान पडता है। 


सुप्रभाचाय 


इनका कोई परिचय प्राप्त नही है। इनकी एकमात्र कृति ७७ दोहात्मक वेराग्यसार है। जिसमे ससार 
के पदार्थों की असारता दिखलाते हुए बेराग्य को पुष्ट किया गया है । दोहो का अर्थ व्यक्त करने वाली श्रज्ञात करत क 
एक सस्क्ृत टीका भी है, जो जन सिद्धान्त भास्कर भाग १६ किरण २ और भाग १७ किरण १ में प्रकाशित है । 
दोहा उपदेशिक है। पाठकों की जानकारी के लिये उसमे से कुछ दोहा भावानुवाद के साथ नोचे दिश्र जाते है । 
भाषा सरल कथनी सम्बोधात्मक है। ग्रन्थ का पहला पद्च ही वैराग्यभाव का प्रतिपादन करता है। ससार मे जहा 
एक घर में बधाई मगलाचार हो रहे हैं वही दूसरे घर मे घाडमार-मार कर रोया जा रहा है। कवि सुप्रभपरमार्थ- 
भावसे कहता है कि ऐसी विषम स्थिति मे वराग्यभाव क्‍यों धारण नहीं किया जाता ? 
इककहि घरे बधामणा भ्रण्णहि घरि धाहहि रोबिज्जड । 
परमत्थइई सुप्पए भणई, किम वहरायाभाउ ण किज्जद ॥१ 
सांसारिक ढिपयों की अ्रस्थिरता श्रौर ससार की दुःखबहुलता का प्रतिपादन करते हुए कवि सुप्र भ 
कहते हें । कि है धामिको ! दशविध धर्म से स्खलित मत होश्रो, सूर्योदय के समय जो शुभ ग्रह थे। वे सूर्यास्त 
के होने पर श्मशान हो गए। कर 
सुप्पठ भणह रे धसम्मिपहु खसहु म धम्मविय्याणि। 
जे सुरग्गभि धवलहरि ते श्रथयण मसाण ॥२ 


कवि सुप्रभ का कहना है कि परोपकार करना मत छोड, क्योंकि ससार रक्षा रे 
भी प्रस्त हो जाते हैं तब प्रन्य कौन स्थिर रह सकता है। क्षणिक है जब चन्द्रमा और सूय 


तेरहथीं भौर चौदहवीं शताब्दी के विद्वान, आचाये और कवि ४५४ 


» सप्पठ भणइ मा यरिहरहु पर उकयार चरत्थु । 
ससि-सूर वुहु भ्रंथणि भ्रष्ण ह्‌ ककण थिरत्थु ॥ ३ 
यह जीव गुरुतर गंभीर पाप करके शरीर सरक्षणार्थ धन,का संचय करता है, कवि सुप्रभ कहते है 
कि घन रक्षित वह शरीर दिन पर दिन गलता जाता है, ऐसी प्रवस्था में घन-धान्यादि अन्य परिग्रह कंसे 
नित्य हो सकते है । 
जस कारणि घन संचइ पाव करे वि गहीरु । 
त॑ पिजछहु सुप्पण भणइ, विणि दिणि गलइ सरीरु ॥३६ 
जो पुरुष दीनों को धन देता है, सज्जनों के गुणों का झ्ादर करता है। श्रौर मन को धर्म में लगाता है । 
कवि सुप्रभ कहते है कि विधि भी उसकी दासता करता है। 
धणु दीणह गुण सज्जणहूं मणु धम्मह जो देह । 
तह पुरिसे सुप्पट भणइ विही दाससु कोइ ॥३८ 
जिस तरह प्पने वल्लभ (प्रिय) का ध्यान किया जाता है वेसा यदि श्ररहत का ध्यान किया जाय तो 
कवि सुप्रभ कहते है कि तब मनुष्यों के घर के भ्रागन में ही स्वर्ग हो जाय । 
जिस भाइज्जह बललहउ तिमजद्द जिय अरिहंतु । 
सुप्पए भणइ ते माणसहूं सग्गु घरिगण हुतु ॥६ 
इस तरह यह वेराग्य सार दोहा भावात्मक उपदेश का सुन्दर ग्रन्थ है। दोहों की भाषा हिन्दी के प्रत्यन्त 
नजदीक है। इससे यह ग्रन्थ १४वीं शताब्दी का जान पड़ता है । 


विद्यानन्द 

मूलसघ बलात्कारगण सस्वतीगच्छ कुन्दकुन्दान्वय के विद्वान राय राजगुरुमंडलाचाय महा वाद- 

वादीश्वर सकल विद्वज्जन चत्रवर्ती सिद्धन्ताचाय पूज्यपाद स्वामी के शिष्य थे। शक सं० १३१३ या १३१४ 

(सन्‌ १३९२ ई०) भ्रगिरस सवस्सर में फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी दनीवार के दिन विद्यानन्द के नाम पर 
निषिधि का तिर्माण किया गया था। झतः मलखेड के यह विद्यानन्द ईसा की १५वीं सदी के विद्वान है । 

जेनिज्म इन साउथ इडिया पृ० ४ २२ 


भसास्करनन्दी 


प्रस्तुत भास्करनन्दी सर्वंसाधु के प्रशिप्य ध्रौर मुनि जिनचन्द्र के शिष्य थे। जेसा सुखबोधा' नामक 
तत्त्वार्थवृत्ति का प्रशस्ति के निम्न पद्यों से प्रकट है :-- 
* “नो निष्ठोवेन्न होते वदति चर न पर एहि याहीति जातु। 
नो कण्ड्येत गातश्र' प्रजति न निदि नोडादयेव्द्ानंधत्ते। 
नावध्ट भ्ताति किड्चिव्‌ गणनिधिरिति थो बद्धपर्य दृकयोग: । 
क्त्था संन्‍्यासभम्ते शमगतिरभवत्सवंसाधु प्रपृज्य: ॥२ 
तस्यासोत्सु विशुद्धदृष्टिविभवः सिद्धांतपारंगत: । 
शिष्य: श्रीजिनचर्द्रनामकलितदला रित्र भूषान्वितः ॥ 
क्षिष्यो भास्करनन्दिनासबिजुधस्तस्था भवसत्वजित 
तेनाकारि सुखादिबोधविषया तसस्‍्वार्थबृत्ति: स्फुट । 
भास्करनन्दी' नाम के एक विद्वान का उल्लेख लक्ष्मेश्वर (मेसूर) के सन्‌ १०७७-७८ के लेख में मिलता 


रज«०«माकनन-आ «५3७९५ >न-भन+म+बननान बनना बन काट किन+ब-+-+०-+-. “+-कनत 


१. एक भास्करतन्दी का उल्लेख प्रारा जैत सिद्धान्त भवत की स्थाय कुमुदचन्द्र की लिपि प्रशग्ति में सौल्यनत्दी के 
प्रश्षिष्य भर वेवनन्दी के शिष्य भ्रास्करनन्दी का उल्लेल है, जो उनसे भिन्न हैं। (अनेकान्त वर्ष १ पृ० १३३ 


४१६ जैन धर्म का प्राचीत इतिहास--भाग रे 


है | सूरस्थगण के श्रीनन्दिपडित देव तथा उनके बन्धु भास्करनन्दि पडितदेव के समाधिमरण का उल्लेख है। 
(जैन लेख स० भा० ४ प्ृ० ११३) ! 
जिनचन्द्र नाम के भी भ्रनेक विद्वान हो गए है. - नर का ५ 
एक जिनचन्द्र का उल्लेख स० १२०६ के विजोलिया के शिलालेख मे हे जो लोलाक के गुरु थे। 
कलसापुर (मंसुर) के सन्‌ ११७६ के शिलालेख मे बालचन्द्र की गुरुपरम्परा में गोपनन्दि चतुमु खदेव के 
बाद जिनचन्द्र का उत्नेख है'। है 
श्रवणबेलगोलके शिलालेख न० ५६ में एक योगि जिनचद्ध का उल्लेख है* । हि 
चौथे जिनचन्द्रवे है। जिनका स० १४८८ (सन्‌ १३६२) के लेख में जिनचन्द्र भट्टा रक के द्वारा मूर्ति स्थापना 
का उल्लेख है?। है है 
पाचवे जिनचन्द्र वे है जिनका उल्लेख माधवनन्दी की गुरु परम्परा में गुणचन्द्र कं बाद जिनचर्द्र का 
नाम दिया है । 
छठे जिनचन्द्र भास्करनन्दि के गुर है । और सातवे जिनचन्द्र मूलसघ क॑ भट्टा रक शुभचन्द्र क पद्धर है, 
जो स० १५०७ में प्रतिष्ठित हुए थे। इनका समय विक्रम की सोलहवी शताब्दी है। 
इन जिनचन्द्रों में से कोन से जिनचन्द्र भास्करनन्दि के गुरु थे, यह निश्चित करना कठिन है । 
भास्तरतन्दि ने अपनी सुखबोधबुत्ति क॑ तीसरे अध्याय के तोसरे सूत्र की टोका में निम्न पद्म उद्धत किया 
है ““-जो इड॒ढा के सम्कत पच सम्रह के जीव समास प्रकरण का १६८ वापद्य है - 
हिष्कापोताथ का पोता नील नीला च सध्यमा ! 
नोलाकृष्णे च कृष्णाति कृष्णरत्नप्रभादिषु ॥ 
पंच स० १-१६८ पु० ६७० 
इसके ग्रतिरिक्त भास्करनन्दी ने चतुर्थ अध्याय के दूसरे सूत्र की टीका मे निम्न पद्म उद्धृत किये है-- 
“लेइ्था योगप्रबुत्ति:. स्पात्कषायोदयरणिजता' | न 
भावतो द्रव्यतो:ट्स्प छवि: षोढोमतो तु सा” ॥१ १८४ 
“बड्लेश्यागा मतेःन्येषा ज्योतिष्का भौमभावना: । 
कापोतमुद्गगोमूत्र वर्णलेश्यानिलाड्धिन: ॥१-१६० 
“लेश्याइचतुषु घट ॒च॒ स्य॒स्तिस्नस्तित्र' शुभास्त्रष । 
गुणस्थानेष्‌ शुकक्‍्लंका घटषु निलेश्यमन्तिमम्‌ ॥ १-१६५ 
प्राद्यास्त्नोप्प पर्याप्तेष्व सख्येयाब्द॑जीविषु । 
लेइ्या क्षायिक सदृष्टों कापोतास्था ज्जधन्यका' ॥। १०१९६ 
षट्न्ट-तियंक्ष तिस्त्रोब्न्त्यास्तेष्यपंर्घाबद जीविष । 
एकाक्ष विकला संज्ञिष्वाश लेश्यात्रयं मतम्‌” ॥१-१६७ 
इससे स्पप्ट है कि भास्करनन्दि ने उक्त पद्च डड्ढा के सस्कृत पचसग्रह से उद्धृत किये है । डड्ढा का समय 
विक्रम की ११वों शताब्दी का पूर्वार्ध है। श्र भास्करनन्दि उसके बहुत बाद हुए है। 
शान्तिराज शास्त्री ने 'सुखबोधावृत्ति' की प्रस्तावना मे भास्करनन्दी का समय ईसा की १३वीं शताब्दी 
का अन्तिम भाग बतलाया है। मेरी राय में इनका समय विक्रम की १४वीं शताब्दी होना सभव है ग्रन्थ सामने न 
होने से उस पर इस समय विज्लेष विचार नहीं किया जा सकता। 


भास्करनन्दी की दूसरी कृति ध्यानस्तव है। जिसमें मय प्रशस्ति 


पद्यों के १०० पद्म है, जिनमे ध्यान का 
वर्णन किया है इसका ध्यान से समीक्षण करने पर उसपर तत्त्वानुशासनादिद्राथो का प्रभाव परिलक्षित होता है । 
१. जुन लेख स० भा० ४ पृ० २०१ ७७४७४७७७७४ ॥४0॥७४४४४७ 
२. ज॑न लेख सग्रह भा० १ पृ० ११५ 


३. ज॑न लेख स० भा० ४ पृ० २५७ 


छठा अध्याय 


१५वीं, १६वीं, १७वीं श्रोर १८वीं शताब्दी के झ्राचायं, भट्टारक झौर कवि 


कबि रहध्‌ 

हेरिचर्द् अग्नवाल 
भट्टारक पद्चनन्दी 
भट्टा रक यशःकीति 
मुनि कल्याणकीर्ति 
भट्‌टारक प्रभाचरद्र 
भ० शुभकीति 

कवि मंगराज (तृतीय) 
सोमदेव 

पद्मनाभ कायस्थ 
कबि धनपाल 
भट॒टारक सकलकोति 
पण्डित रामचनरद 
नागदेव 

चारुकीति पण्डितदेव 
लक्ष्मी चरद्र 

कवि हलल या हरिचन्द्र 
कवि प्रसवाल 

ब्रद् साधारण 

बध विजयसिह 
भट्टा रक शुभचन्द्र 
भ० रत्नकोति 
पंडित योगवेव 

कषि जल्हिग 
मेमचन्द्र 

पण्डित नेमिचन्द्र 

भ० शुभचनन्‍्ता 

कवि भास्कर 

भ० कसलकीति 
कवि चमसेम 


कवि गोविन्द 

कवि कोटीश्वर 
पंडित खता 
भट्टारक ज्ञानभूषण 
कवि दामोदर 
नागच-न्द्र 

झभिनव समस्त भव्र 
भ० गुणभद्र 

ब्रह्म भुतसागर 

ब्रह्म नेमिदत 
अभिनव घमंभूषण 
भ० विद्यानन्दि 

भ० श्रुतकीति 

कवि माणिक्य राज 
कवि तेजपाल 

भ० सोमकोति 
अजित ब्रह्म 

कवि ठकुरसी 

ब्रह्म जी बधर 

पं० नेमिचन्द्र (प्रतिष्ठा तिलक के कर्ता) 
कवि धमंधर 

पं० हरिच्॒न्द्र 

पं० मेघावी 

कथि महाचर्द्र 

भ० प्रभाचरद्र 

भ० शुभचन्‍्द्र 

भ० प्रमरकोति 
बोर कवि या बुघवीर 
कवि दो ड्डय्य 
पंडित जिनदास 


४२७ 


ड्द 


ब्रह्म कृष्ण या केशवसेन सूरि 
वादिचन्द्र 

कवि राजमल्ल 

शाह ठाकुर 
भट्टाश्क विश्वसेन 
भट्टारक विद्याभूषण 
भ० श्रीभूषण 

भ० चम्द्रकोति 

भ० सकलभूषण 

भ० धर्मकोति 

भ० गुणचन्त्र 

भ० रतनचन्‍्द 

घादि बिल्लानन्द 

बहा कामराज 

ब्रह्म रायमल्ल 

भ० जशानकीति 


जैन धमं का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


पण्डित रूपचनद्र 
सुमतिकीति 
भट्टकलंकवेव 

कषि भगवतीदास 
भ० सिहनन्दो 
पण्डित शिवा भि राम 
पण्डित श्रक्षयराम 
कवि तागव 

प० जगन्नाथ 

कवि वादिराज 
ग्ररणमणि (लालमणि) 
भ० देवेन्द्रकीति 

भ० धर्मचन्द्र 
विमलदास 


है शवों, १६वीं, १७बों और १८वाँ शताब्दी के आजाये, भट्टारक और कवि ४१६ 
कविवर रहथ्‌ 


कविवर रइधू संघाधिप देवराय के पौत्र भ्रौर हरिसिघ के पुत्र थे, जो विद्वानों को आनन्ददायक थे, और 
माता का नाम 'विजयसिरि' (विजयश्री) था! जो रूपलावण्यादि गुणों से प्र॒ल॑कृत होते हुए भी शील संयमादि 
सदगुणों से विभूषित थी। कविवर की जाति पद्मावती पुरवाल थी झौर कविवर उक्त पद्मावती कुलरूपी कमलों को 
विकसित करने वाले दिवाकर (सूर्य) थे जैसाकि 'सम्मइजिनचरिड' ग्रथ की प्रशस्ति के निम्त वाक्‍यों से प्रकट है-- 
अंस देवराय संघाहिब जंदणु, हरिसिघु बुहयण कुल, झ्राणंदणु । 
'पोमावहइ कुल कमल-विवायरु, हर्रिसिघु बुहयण कुल, झाणंदण। 
जस्स घरिज रइध्‌ बुह जायठ, देव-सत्य-गुरु-पय-ध्रणुरायठ ॥४ 
कविवर ने अपने कुल का परिचय 'पोमावइकुल” पोमावइ 'पुरवाडवंस' जैसे वाक्‍्यों द्वारा कराया है। 
जिससे वे पश्मावती पुरवाल नाम के कुल में समुत्पन्न हुए थे। जेनसमाज में चौरासी उपजातियों के भ्रस्तित्व का 
उल्लेख मिलता है। उनमें कितनी ही जातियों का भ्रस्तित्व श्राज नहीं मिलता। कितु इन चौरासी जातियों में ऐसी 
कितनी ही उपजातियां श्रथवा वश है जो पहले कभी बहुत कुछ समृद्ध भौर,सम्पन्न रहे है, कितु भ्राज वे उतने समृद्ध 
एवं वैभवशाली नहीं दिखते श्रौर कितने ही वश एवं जातिया प्राचीन समय में गौरवशाली रहो हैं कितु श्राज उक्त 
सख्या में उनका उल्लेख भी शामिल नहीं है। ज॑से घक्कट* श्रादि । 
इन चौरासी जातियों में पद्मावती पुरवाल भी एक उपजाति है, जो श्रागरा, मनपुरी, एटा, ग्वालियर श्रादि 
स्थानों में भ्राबाद है। इनकी जन-सख्या भी कई हजार पाई जाती है। वर्तमान में यह जाति बहुत कुछ पिछड़ी हुई 
है तो भी इसमे कई प्रतिष्ठित विद्वान है। वे श्राज भी समाज-सेवा के कार्य में लगे हुए है। यद्यपि इस जाति के 
विद्वान्‌ भ्रपना उदय ब्राह्मणो से बतलाते हैं श्रोर अपने को देवनन्दी (पृज्यपाद) का सनन्‍्तानीय भी प्रकट करते हें, 
परन्तु इतिहास से उनकी यह कल्पना केवल कल्पित जान पड़ती है । इसके दो कारण है। एक तो यह कि उपजातियों 
का इतिवृत्त प्रभी श्रधकार मे है। जो कुछ प्रकाश में श्रा पाया है, उसके श्राधार से उसका प्रस्तित्व विक्रम की दशमी 
शरती से पूर्व का ज्ञात नही होता । हो सकता है कि वे उसके भी पूर्ववर्ती रही हो, परन्तु बिना किसी प्रामाणिक आधार 
के इस सम्बन्ध में कुछ वही कहा जा सकता, 
पट्टावली वाला दूसरा कारण भी प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता, क्योकि पट्टावली में झराचार्य पृज्यपाद 
(देवनन्दी) को पद्मावती-पुरवाल लिखा है, परन्तु प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाणो से उनका प्मावतो-पुरवाल होना प्रमा- 
णित नही होता, कारण कि देवनन्दी ब्राह्मण कुल में समुत्पन्न हुए थे । 
जात्ति भौरयोत्रो का प्रधिकांश विकास अथवा निर्माण गाव, नगर और देश प्रादि के नामों १२ से हुआ 
है । उदाहरण के लिए सांभर के श्रास-पास के बधेरा स्थान से बघेरवाल, पाली से पल्लीव[ल, खण्डला से खण्डेलवाल, 
प्रग्रोहा से प्ग्रवाल, जायस झथवा जंसा से जेसवाल भौर ओसा से प्रोसवाल जाति का निकास हुम्ना है। तथा चदेरी 
के निवासी होने से चम्देरिया, चन्दवाड से चांदुवाड या चादवाड़ और पद्मावती नगरी से पद्मावतिया आदि गोत्रों 
एवं मूर का उदय हुभा है । इसी तरह प्नन्य कितनी हो जातियो के सम्बंध में प्राचीन लेखों, ताम्नपत्रों, सिक्कों, ग्रन्थ- 
प्रशस्तियों भौर ग्रन्थों स्‍्रादि पर से उनके इतिवृत्त का पता लगाया जा सकता है। 








१. हरिसिधहु पुत्तें गुणगरा जुर्ते हंसिवि विजयसिरि शदरोण। 
“समत्त गुणनिषान जन ग्रन्थ प्र०, प्रस्ता० मा०7 थृ० ८७ 
२- यह जाति जैत समाज में गौरबशालिनी रही है। इसमें अनेक प्रतिष्ठित श्रीसम्पत्त श्रावक और विद्वान्‌ हुए हैं जिनकी 
कृतियां आज भी अपने अस्तित्व से भूतल को समलंकृत कर रही हैं। भविष्यदत्त कथा के कर्ता बुध घनपाल और 
घरमंपरीक्षा के कर्ता बुध हरिषेण ने भो अपने जन्म से 'धकंट वश को पावन किया है। हरिचेश ने अपनी धर्मपरीक्षा 
. थि० सं० १०४४ में बनाकर समाप्त को है। धरकंट वश के अनुयायी दिगम्वर इबेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों मे रहे हैं। 





४६० जैन धंमं का प्राचीन इतिहास--मा्ग रे 


उक्त कविवर के ग्र थो में उल्लखित 'पोमावइ' शब्द स्वय पद्मावतों नाम को नगरी का वाचक है। यह 
नगरी पूर्व समय में खूब समृद्ध थी । उसकी इस समृद्धि का उल्लेख खजुराहो के वि० सं० १०५२ कं शिलालेख में 
पाया जाता है। इसमे यह बतलाया गया है कि यह नगरो ऊँचे-ऊंचे गगनचुम्बी भत्रनो एवं सकनाता से सुशाभित थी 
उसके राजमार्गो मे बड़े-बड़े तेज तुरग दोड़ते थे और उसको चमकतो हुई स्वच्छ एव शुभ्र दोवार आकाश से बाते 
करती थी-- 


सोधुत्तुगपत ज़ुलड्भूनपथप्रोत्तगमालाकुला , 

शुक्राश्नकषपाण्डुराच्चय शिख रप्राकारचित्रा (म्ब) रा 

प्रालेयाचल शव ड्रसन्नि (नि) भशुभप्रासादसब्यायतो 

भव्यापूर्वमभूदपूर्व रचना या नाम पद्मावती ॥। 

त्वंगतुगतुरंगमोदगसक्षु (खु) रक्षोदाद्रजः प्रो [द्ध| त, 

यस्या जीने (ण) कठोर बभु (सत्र) मकरो कर्मोदराभ नमः । 

मत्तानेककरालकुस्भि करटप्रोत्कृष्टवृष्टया [द भु| व॑ । 

त॑ कदम सुद्रिया क्षितितलं ता ब्वू (ब्र) त कि संस्तुमः ॥| 

+ाथियाष्टावए॥08 77009 ५ ]. ? 49 
इस समुल्लेख पर से पाठक सहज हो मे पद्मावती नगरी की विशालता का अनुमान कर सकते है । इस 
तगरी को नागराजाझों की राजधानी बनने का भी सौभाग्य पाप्त हुआ था और पद्मावती कातिपुरी तथा मथरा में 
नौ नागराजाओ् के राज्य करने का उल्लेख मिलता है!। पद्मावती नगरी के नागराजाओ के सिक्‍्क्रे भी मालवा में 
कई जगह मिले है"। ग्यारहवी शताब्दी मे रचित 'सरस्वती कठाभरण' मे भी पद्मावती का वर्णन है। मालती-माघव 
में भी पश्मावती का कथन पाया जाता है जिसे लेखबृद्धि के भय से छोडा जाता है । परतु खेद है कि आज यह नगरी 
वहा भ्रपने उस रूप में नही है किन्तु ग्वालियर राज्य में उसके स्थान पर 'पवाया' नामक एक छोटा सा गाव बसा 
हुश्ना है, जो कि देहली से बम्बई जाने वाली रेलवे लाइन पर ददेवरा' नाम के स्टेशन से कुछ ही दूर पर स्थित है । 
यह पद्मावती नगरी ही पद्मावती जाति के निकास का स्थान है। इस दृष्टि से वर्तमान 'पवाया' ग्राम पद्मावती 
पुरवालो के लिए विशेष महत्व की वस्तु है। भले ही वहा पर आज पद्मावता पुरवाली का निवास न हो, किन्तु उसके 
पास पास आज भी वहां पद्मावती पुरवालो का निवास पाया जाता है | ऊपर के इन सब उल्लेखो पर से ग्राम नग- 
रादिक नामो पर से उपजातियो की कल्पना को पुष्टि मिलतो हे । 
श्रद्धेय प० नाथूरामजी प्रमी ने 'परवार जाति के इतिहास पर प्रकाश' नाम के अपने लेख में परवारो के 

साथ पद्मावती पुरवालो का सम्बन्ध जोडन का प्रयत्न किया थाः और पृ० वखतराम के 'बुद्धिविलास' के अनुसार 
सातवा भेद भी प्रगट किया है“ । हो सकता _है कि इस जाति का कोई सम्बन्ध परवारों के साथ भी रहा हो 
किन्तु पद्मावती पुरवालों का निकास परवारों के सत्तममूर पद्मावतिया से हुआ हो। यह कल्पना ठीक नहीं 
जान पड़ती ओर न किन्‍्ही प्राचीन प्रमाणा से उसका समर्थन हो होता हे और न सभी 'पुरवाडवश' परवार 
ही कहे जा सकते है । क्योकि पह्मावती पुरवालों का निकास पद्मावती नगरी के नाम पर हुआ है, परवारो के सत्तममर 
से नही। झ्राज भी जो लोग कलकत्ता झौर देहली श्रादि दूर शहरों मे चले जाते है उन्हें कलकतिया या कलकत्ते 





ननिननन-++++० निज +०-+--- 


१. तवनागा पद्मावत्या कातिपुर्या मथुराया, विष्णु पु० अश ४ अ० २४ । 
२. देखो, राजपूताने का इतिहास प्रथम जिल्द पहला सस्करण पृ० २३० । 
३. देखो, अनेकान्त वर्ष ३ किरण ७ 
४. सात खाप परवार कहावे, तिनके तुमको नाम सुतावें । 
अठसकखा पुनि है चौसक्खा, ते सक्‍्खा पुनि हैं दोसकवा । 
पोरठिया अरु गागज जानो, पद्मावतिया संत्तम मानो ॥ --बुद्धि विलाम 


१५वीं, १६वीं, १७वी और १८वीं शताब्दी के आवाये, भट्टारक भर कवि ४६६ 


वाला देहुलवी या दिल्‍ली वाला कहा जाता है, ठीक उसी तरह परवारों के सत्तममूर पद्मावतिया, को स्थिति है । 
गाव के नाम प्र से गोज्र कल्पना कंसे की जाती थी इसका उदाहरण प० बनारसोदासजी के अ्रधकथानक 
से ज्ञात होता है प्लौर वह इस प्रकार है--मध्यप्रदेश के निकट 'बीहोलीनाम का एक गाव था उसमें राजवशी 
राजपूत रहते थे । वे गुरु प्रसाद से जैनी हो गये और उन्होने श्रनना पापमय क्रिया-काण्ड छोड़ दिया। उन्होने 
णमोकार मन्त्र की माला पहनी, उनका कुल श्रीमाल कहलाया श्रौर गोत्र बिहोलिया रक्खा गया । 
याही भरत सुखेत में, मध्यदेश शुभ ठांउ । बस नगर रोहतगपुर, निकट बिहोली गांउ ॥ ८ 
गांउ बिहोली में बसे, राजयंश रजपुत | ते ग़रुमुख जेनी भए, त्यागि करम भ्रध-भूत ॥ ६ 
पहिरी माला मंत्र की पायो कल श्रीमाल। थाप्यो गोत्र बिहो लिया, बीहोली रखपाल ॥ १० ॥ 
इसी तरह से उपजातियों श्ौर उनके गोत्रादि का निर्माण हुआ है । 
कवि रइध्‌ भट्टारकीय प० थे, झ्ौर तात्कालिक भट्टारकों को वे अपना गुरु मानते थे। श्रौर भट्टारको 
के साथ उनका इधर-उधर प्रवास भी हुप्ना है। उन्होंने कुछ स्थानों में कुछ समय ठहरकर कई ग्रथों की रचना भी 
की है, ऐसा उनकी ग्रथ-प्रशस्तियो पर से जाना जाता है। वे प्रतिष्ठाचार्य भी थे और उन्होने ग्रमेक मूतियों की 
प्रतिष्ठा भी कराई थी । उनके द्वारा प्रतिष्ठित कई मूर्तियों के मूतिलेख झ्राज भी प्राप्त है जिनसे यह मालूम होता 
है कि उन्होने उनकी प्रतिप्ठा स० १४६७ और १५०६ में खालियर के प्रसिद्ध शासक राजा डुगरसिह 
के राज्य मे कराई थी। वह मूर्ति आदिनाथ की है।' और स० १५४२५का लेख भी ग्वालियर के राजा कीतिसिह 
के राज्यकाल का है। 
कवबिवर विवाहित थे या अविवाहित, इसका कोई स्पष्ट उल्नेख मेरे देखने में वही आया और न कवि ने 
अपने को वालब्रह्मचारी ही प्रकट किया है। इससे तो वे विवाहित मालूम होते है श्रौर जान पड़ता है कि बे 
गृहस्थ-पडित थे और उस समय वे प्रतिष्ठित विद्वान्‌ गिने जाते थे । ग्रन्थ-प्रणयन मे जो भेटस्वरूप धन या वस्त्राभूषण 
प्राप्त होते थे, वही उनकी श्राजीविका का प्रधान आधार था । 
बलभद्रचरित्र (पद्मपुराण) की अन्तिम प्रशस्ति के १७त्रे कड़ब॒क के निम्न वाक्यों से मालम होता है कि 
उक्त कविवर के दो भाई श्रौर भी थे, जितका नाम बाहोल श्रौर माहणसिह था। जैसा कि उक्त ग्रन्थ की 
प्रशस्ति के निम्न वाकक्‍्यी से प्रकट है-- 
सिरिपोसावइपुरवालवंस्‌ू, णंदउ हरिसिधु संघवी जासुसंस्‌ 
घत्ता-बाहोल माहणसिह चिरु णंदउ, इह रहधूकवि तीयउ वि धरा । 
मोलिक्य समाणउ कलगुण जाणउ णंदउ महियलि सो धि परा ॥ 
यहा पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मेघेश्वर चरित (आ्रादिपुराण) की सवत्‌ १८५१ 
की लिखी गई एक प्रति नजीबाबाद जिला बिजनौर के शास्त्र-भण्डार में है जो बहुत ही श्रशुद्ध रूप से लिखी गई 
है जिसके कर्ता ने अपते को झाचार्य सिहमेन लिखा है प्रौर उन्होंने अपने को सघवी हरिसिंह का पुत्र भी बतलाया 
है। सिहनेत के झ्रादिपुराण के उस उल्लेख पर से ही १० नाथरामजी प्रेमी ने दशलक्षण जयमाला की प्रस्तावना 
में कवि रइधू का परिचय कराते हुए फुटनोट में श्री पडित जुगलकिशो रजी मुख्यार की रइधू को सिहसेत का बड़ा 
भाई मानने की कल्पना को अ्सगत ठहराते हुए रइध्‌ और सिहसेन को एक हो व्यक्ति होने की कल्पना की है । परन्तु 
प्रेमीजी की यह कल्पना सगत नही है श्ौर न रइधू सिहमेन का बड़ा भाई ही है किन्तु रइध्‌ और सिंहसेन दोनो 
भिन्न-भिन्न व्यक्ति है। सिहसेन ने अपने को 'आाइरिय' प्रगट किया है जबकि रइध्‌ ने अपने को पण्डित और कवि ही 
सूचित किया है। उस प्रादिपुराण की प्रति को देखने भ्रौर दूसरी प्रतियों के साथ मिलान करने से यह सुनिश्चित 
जान पड़ता है कि उसके कर्ता कवि रह्दधू ही है। सारे ग्रन्थ की केवल झ्रादि झ्रन्त प्रशस्ति में ही कुछ परिवतंन है। 
शेष प्रस्थ का कथा भाग ज्यों का त्यों है उसमें कोई झन्तर नही । ऐसी स्थिति में उक्त प्रादिपुराण के कर्ता 


अब +>त-+ 





१. देखो, ग्वालियर जैडियर जि० १, तथा अनेकान्त क्य १० कि० ३, पु० १०१ | 


४६२ जैत धर्म का प्राचीत हतिहास--भांग २ 


रइधू कवि ही प्रतीत होते है, सिहसेन नहीं । हाँ, यह हो सकता है कि सिहसेनाचार्य का कोई दूसरा ही ग्रन्थ रहा हो, 
पर उक्त ग्रन्थ सिहसेनादुरिय का नही किस्तु रइधू कविकृत हो है। सम्मइजिनचरिउ की प्रशस्ति मे रइधू ने सिहसेन 
नाम के एक मुनि का उल्लेख भी किया है और उन्हे गुरु भी बतलाया है शोर उन्ही के वचन से सम्मइजिनचरिउ 
की रचना की गई है| धत्ता -- 

“तं णिसुणि थि गरुणा गच्छहु गुरुणाइ सिहसेण मुण । 

पुरुसठिड पंडिउ सील श्रखंडिउ भणिउ तेण त तम्मि खणि ॥५॥ 


शुह परम्परा 


कविवर ने अपने ग्रन्थों मे अपने गुरु का बोई परिचय नही दिया है श्र न उनका स्मरण ही किया है । 
हा, उनके ग्रन्थों में तात्कालिक कुछ भद्गारकों के नाम प्रवश्य पाये जाते है जिनका उन्होंने झादर के साथ उल्लेख 
किया है | पश्मपुराण की आधद्य प्रशस्ति के चतुर्थ कड़ब॒क की निम्न पक्तियों मे, उक्त ग्रन्थ के निर्माण में प्रेरक साहु 
हरसी द्वारा जो वाक्य कवि रइथधू के प्रति कहे गए है उनमे रइघ्‌ को 'श्रीपाल ब्रह्म आचार्य के शिष्य रूप से सम्बोधित 
किया गया है । साथ ही साहू सोढल के निम्तित्त नेमिपुराण के रचे जाने ओर अपने लिए रामचरित के कहने की 
प्रेरणा भी की गई है जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि रइध के गृरु ब्रह्म श्रोपाल थे। वे वाक्य इस प्रकार हैं:-- 
भो रहधू पंडिउ गुण णिहाणु, पोमावइ बर वंसह पहाणु । 
सिरिपाल बाह्य श्रायरिय सीस, महु वयणु सुणहि भो बुह गिरीस ।। 
सोढल णिमित्त णेमिहु पुराण, विरयठ जह कइजणविहिय-माणु । 
त रामचरित्तु वि महु भर्णोहू, लक्खण समेउ इय सणि मुणेहि ॥ 
प्रस्तुत ब्रह्म श्रीपाल कवि रइधू के गुरु जान पडते है, जो भट्टारक यश कीति के शिष्य थे। 'सम्मइ-जिन- 
चरि3उ' की भ्रन्तिम प्रशस्ति मे मुनि यश कीति के तीन शिष्यों का उल्लेख किया गया है' --खेमचन्द, हरिषेण और ब्रह्म 
पाल (ब्रह्म श्रीपाल )। उनमें उल्लिखित मुनि ब्रह्मपाल ही ब्रह्म श्रीपाल जान पडते है। अब तक सभी विद्वानों की यह 
मान्यता थी कि कविवर रइधू भट््‌टारक यश'कीति के शिष्य थे कितु इस समुल्लेख पर से वे यश्.कीति के शिष्य न 
होकर प्रश्षिष्य जान पडते है । 
कविवर ने अपने ग्र थों मे भट्टारक यश कीति का खूला यशोगात किया है श्रौर प्रेघेश्वर चरित की प्रशस्ति 
में तो उन्होंने भट्टारक यज्ञ कीति के प्रसाद से विचक्षण होने का भी उल्लेख किया है । सम्मत्त गुण-णिहाण ग्रथ में 
मुनि यश कीति को तपस्वी, भव्यरूपी कमलो को सबोधन करने वाला सूर्य, और प्रवचन का व्याख्याता भी बतलाया 
है भ्रौर उन्ही के प्रसाद से श्रपने को काव्य करने वाला और पापमल का नाशक बतलाया है। 
तह पुणु सुतव तावतवियगो, भव्व-कसल संबोह-पयंगों । 
णिच्चोब्भासिय पवयण संगो, बवंदिवि सिरि जसकित्ति अ्रसंगो। 
तासु पसाए कव्बु पयाससि, झ्रात्ति विहिउ कलि-सलु-णिण्णासमि । 
इसके सिवाय यशोधर चरित्र मे भट्टारक कमलकीति का भी गुरु नाम से स्मरण किया है । 
निवास स्थान और समकालीन राजा 
कविवर रइधू कहा के निवासी थे और वह स्थान कहा है और उन्होने ग्रन्थ रचना का यह महत्वपूर्ण 
कार्य किन राजाओं के राज्यकाल मे किया है यह बाते भ्रवश्य विचारणीय है। यद्धपि कवि ने श्र पनी जन्मभूमि श्रादि 
का कोई परिचय नहीं दिया, जिससे उस सम्बन्ध में विचार किया जाता, फिर भी उनके निवास स्थान आदि के 








१. मुणि जसकित्ति हु सिसस गुणायरु, खेमचन्दु हरिसेर्‌ तवायरु । 
मुणि त पाल्ह बभुए रादहु, तिण्णि वि पावहु भास णिकदहु ।  --प्रम्मह जिनबरिउ प्रशस्ति 


१ैशनी, १६वीं, १७वीं झौर १८वीं शताब्दी के आवभाये, मट्टारक और कवि ' ४३ 


सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है, उसे पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दिया जाता है: -- 
उक्त कवि के ग्रन्थों से पता चलता है कि वे ग्वालियर में नेमिनाथ और वद्धंमान जिनालय में रहते थे 
भ्रौर कवित्तरूपी रसायन के निधि रसाल थे। ग्वालियर १५वीं शताब्दी में खूब समृद्ध था, उस समय वहा पर 
देहली के तोमर वश का शासन चल रहा था। तोमर वंश बड़ा ही प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश रहा है भौर उनके शासन- 
काल में जेनध्म को पनपने का बहुत त कुछ झाश्रय मिला है। जैत साहित्य में ग्वालियर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 
उस समय तो वह एक विद्या का केन्द ही बना हुआ था, वहां की मूतिकला भौर पुरातत्व की कलात्मक सामग्री 
प्लाज भी दर्शकों के चित्त को अपनी झोर झ्राकषित कर रही है। उसके समवलोकन से ग्वालियर को महत्ता का 
सहज ही भान हो जाता है। कविवर ने स्वयं सम्यकक्‍त्व-गुण-निधान नामक ग्रन्थ की झ्राद्य प्रशस्ति में ग्वालियर का 
वर्णन करते हुए वहां के तत्कालीन शक्षावकों की चर्या काः जो उल्लेख किया है उसे बतौर उदाहरण के नीचे दिया 
जाता है:-- 
हु तहु रज्जि महायण बहुधणट्ठ, गुरु-देव सत्थ विणयं वियट्ठ । 
जाह वियक्लण सणु व सथ्य, धम्माणुरस वर गलिय गव्व ।। 
जहि सत्त-बसण-चुय सावयाइ', णिवसहिं पालिय दो-वह-वयाह । 
सम्महंसण-सणि-भूसियंग, णिव्चोब्भासिय पवयण सुथंग ।। 
दारापेलण-विहि शिव्चलोण, जिण सहिस सहुच्छव णिरु प्योण । 
चेयणगण पभ्रप्पारह पवित्त, जिण सुत्त रसायण सवण तित्त ॥| 
पंचस वुस्समु अइ-बिसमु-कालु, णिदृलि वि तुरिउ पविहिउ रसालु । 
धम्मज्भाणे जे कालु लिति, णवयारमंतु श्रह-णिस्‌ु गुणंति ॥ 
संसार-महण्णव-बड़ण-भीय, णिस्संक पम्रुह गुण वष्णणीय । 
जहि णारीयण दिढ सीलजत्त, दा्णे पोसिय णिरु तिविह पत्त ॥ 
तिय सिसेण लकच्छछ अवयरिय एत्थु, गयरूव ण दीसइ का वि तेत्य। 
वर अ्रंवर कणयाहरण एहि, संडिय तणु सोहहि मणि जड़हि ॥। 
जिण-णह्ृण-पूथ-उच्छाह चित्त, भव-तणु-भोयहिं णिच्च जि विरत्त 
गुरु-देव पाप पंकर्याहू लोण, सम्महंसगपालण पव्ीण ॥। 
पर पुरिस स-बंधव सरिस जांहि, अ्रह णिसु पडिवण्णिय णिय मणाहि | 
कि वण्णमि तहि हउ पुरिस णारि, जाहि डिभ वि सग वसणावहारि । 
पर््वाह्‌ पर्व्वाह पोसहु कुणंति, घरि घरि चच्चरि जिण गुण थुणंति । 
साहम्मि य बत्थु णिद्र बहुंति, पर प्रवगुण भंपहि गुण कहंति ।। 
एरिस्‌ सावयहि बिहियसाणु, णेमोस्‌्रजिण हरि बड्ढमाणु। 
जशिवसइ जा रइघ्‌ कवि गुणालु, सुक्ति-रसायण-रणिहिं रसालु ॥५॥ 
इन पद्यों पर दृष्टि डालने से उस समय के ग्वालियर की स्थिति का सहज ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 
उस सभय लोग कितने घामिक सच्चरित्र श्रौर भ्रपने कर्तव्य का यथेष्ट पालन करते थे यह जानने तथा ग्रनुकरण 
करने की वस्तु है । 
ग्वालियर में उस समय तोमर वंशी राजा डूंगररसह का राज्य था । डूंगरसिह एक प्रतापी और जंनधर्म में 
प्रास्था रखने वाला शासक था। उसने झ्पने जीवन काल में अ्रनेक जैन मूर्तियों का निर्माण कराया, वह इस पुनोत 
काये को अपनी जीवित प्रबस्था में पूर्ण नहीं करा सका था, जिसे उसके प्रिय पुत्र कीतिसिंह या करणसिह ने पूरा 
किया था। राजा डू गरसिह के पिता का नाम गणेश या गणपत्तिसिह था, जो वीरमदेव का पुत्र था। गणपतिसिह 
वि० सं० १४७६ में राज्य पद पर भासीन थे । इनके राज्य काल में उक्त संवत्‌ वेशाल सुदि शुक्रवार के दिन मूलसंधी 
मंधाम्तायी भट्टारक शुभचन्द्र देव के मण्डलाचार्य पण्डिल भगवत के पुत्र खेसा प्रौर धर्मपत्नी लेमादे से धातु की 


रच जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


चौबीसी मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी" ! पद्चात्‌ सं० १४८१ में डगरसिह राजगद्दी पर बैठा । राजा इगरसिह राजनीति 
में दक्ष, शत्रुओं के मानव मर्दंन करने मे सगथ, और क्षत्रियोचित क्षात्र तेज से अलकृत था । गुण समूह से विभूषित, 
प्रन्याय रूपी नागों के विनाश करने में प्रवोण, पचाँग मन्रश्ञास्त्र मे कुशल तथा असि रूप झ्रग्नि से मिथ्यात्व-रूपी 
वंश का दाहक था । उसका यश सब दिश्ाओ्रो में व्याप्त था। वह राज्य-पट्ट से अलंकृत, विपुल बल से 
सम्पन्न था । इंगरसिह की पट्टरानी का नाम चँँदादे था, जो अ्तिशय रूपवती और पतिक्रता थी । इनके पुत्र का नाम 
करणसिह, कीलतिसिह या कीतिपाल था, जो झपने पिता के समान ही गुणज्ञ, बलवान और राजनीति में चनुर था । 
डूगरसिह ने नरवर के किले पर घेरा डाल कर अपना अधिकार कर लिया था। शत्र लोग इसके प्रताप एवं पराक्रम 
से भयभीत रहते थे | जैनधर्म पर केवठ, उसका अनुराग ही न था कितु उस पर बह ग्रपनोी पुरी आस्था भी रखता 
था | फलस्वरूप उसने जैन मूतियों की खुदवाई में सहस्नों रुपये व्यय किए थे। दसमे ही उसको झास्था का झनुमान 
किया जा सकता है| 
ड्गरसिह सन्‌ १४२४ (वि० सं० १४८१) में ग्वालियर की गद्टी पर बेठा था । उसके राज्य समय के दो मूर्ति 
लेख सम्वत्‌ १४८६ और १५१० के प्राप्त है। सम्बत्‌ १४८२ की एक.” और सम्वत्‌ १४८६ का दा लेखक प्रशस्तियाँ 
प० विबुध श्रीघर के सस्कृत भविष्यदत्त चरित्र श्रौर अपश्र श-भाषा के मुकमाजचा तर को प्राप्त हुई है । इनके सिवाय 
'भविष्यदत्त पंचमी कथा' की एक अपूर्ण लेखक प्रशस्ति कारजा के ज्ञान भण्डार का प्रति से प्राप्त हुई है। इगर्रासह 
ने वि० सं० १४८१ से स० १५१० या इसके कुछ बाद तक शासन किया। उसके बाद राज्य सत्ता उसके पुत्र काति- 
सिंह के हाथ में भ्राई थी । 
क्विवर रइध्‌ ने राजा डूगरसिह के राज्य काल मे ता अनेक ग्रन्थ रचे ही है किन्तु उनके पुत्र कोतिसिह 

के राज्य काल में भी सम्यक्त्व कौमुदी (सावय चरिठ) की रचना की है। प्रन्थकर्ता ने उक्त ग्रन्थ को प्रशस्ति में 
कीतिसिह? का परिचय कराते हुए लिखा है कि वह तोमर कुल रूपी कमलो को विकसित करने वाला यू्य था और 
दुर्वार शत्रुओं के सग्राम से अतृप्त था। वह झपने पिता इृगरसिह के समान ही राज्य भार का धारण करन गे समर्ष 
था। बन्दी-जनो ने उसे भारी भ्रधे समपित किया था। उसकी निमल यश रूपी लता लोक में व्याप्त हो रहो थी । 
उस समय वह कलिचक्रवर्ती था । 

तोमरकुलकमलबियास सित्त, दु्यारवरिसंगर झतित्तु । 

डूंगरणिवरज्जधरा समत्थ, बंदीयण समप्पिय भूरि श्रत्यु । 

चउराय विज्जपालण श्रतंदु, णिम्मल जसवललोी भुवरणकंदु । 

फलिचक्कवट्टि पायडणिहाणु, सिरिकित्तिसिधु महिवइपहाणु॥ 
-सम्यक्त्व कोछुदी पत्र २ नागौर भण्डार 


१ चोबीसी धातु-१५ इच--सवत्‌ १४७६ वर्ष वंशाखसुदि ३ शुक्रवासरे थ्री गणपति देव राज्य प्रवतंमाने श्री मूलसधे 

नद्याम्ताये भट्टारक शुभचन्द्र देवा मडलाचायं प० भगवत तत्पुत्र सघवी खेमा भार्या खेमादे जिनबिम्ब प्रतिष्ठा 

कारापितम्‌ । नयामदिर लइकर 

स० १४८२ वेशाखसुदि १० श्रीयोगितीपुरे साहिजादा मुरादखान राज्य प्रवतंमाने श्रीकाष्ठा सधे माधरान्वपे 

पुष्करगण आचाय॑ श्रीभा!वसेन देवास्तत्पट्ट भ० श्रीगरुण॒की तिदेवास्तत्शिष्य * यद्ष कीति देवा उपदेशेन लिखापित ॥ 

“जन प्रन्यससूची भा० ५ पृ० ३६३ 

३. सन्‌ १४५२ (वि० स० १५०६) में जोनपुर के सुलतान महमृदशाह शकों और देहली के बादक्षाह्‌ बहलोल लोदी के 
बीच होने वाले सग्राम से कीतिसिंह का दूसरा भाई पृथ्वीगराल महमृदशाह के सेनापति फतहखां हार्दी के हाथ से 
मारा गया था| परतु कविवर रहधू के ग्रयो में कोतितिह के दूसरे भाई पृथ्वीपाल का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता । 
->देखो टाड राजस्थान पृ० २५० स्वर्गीय महाभता गौरीशकर हीराचंद जी ओभा कृत ग्वालियर की तवर वंशाबाली 


टिप्पणी । 


जज 


१४वॉ, १६वीं, १७वाँ, और १८वीं शताब्दी के आचाये, भट्टारक और कवि ४६४ 


कौीलतिसिंद वीर झौर पराक्रमी शासक था। उसने श्पना राज्य अपने पिता से भी प्रधिक विस्तृत किया था । 
बह दयालु एवं सहृदय था । जैनधर्म के ऊपर उसको विशेष झास्था थी। वह अपने पिता का प्राशाकारी था, उसने अ्रपने 
पिता के जैनपूर्तियों के खुदाई के प्रवश्षिण्ट कार्य की पूरा किया था। इसकां पृथ्वीपाल नाम का एक भाई झौर भी 
था। जो लड़ाई में मारा गया था। कींतिसिह ने प्पने राज्य को यहाँ तक पललवित कर लिया था कि उस समय 
उसका राज्य मालवे के सम-कक्षका हो गया था। दिल्‍ली का बादशाह भी कीतिसिह की कृपा का श्रभिलाषी बना 
रहना चाहता था। सन्‌ १४६५ (वि० सं० १५२२) में जौनपुर के महमूदशाह के पृत्र हुतेनशाह ने ग्वालियर को 
विजित करने के लिए बहुत बडी सेना भेजी थी। तब से कीतिसिह ने देहतो के बादशाह बहलोल लोदी का' पक्ष 
छोड़ दिया था और जौनपुर वालों का सहायक बन गया था। 

सन्‌ १४७८ (वि० सं० १५३५) में हुसंवशाह दिल्‍ली के बादशाह बहलोल लोदी से पराजित होकर अ्रपनी 
पत्नी प्रौर सम्पत्ति वगेरह को छोड़कर तथा भागकर ग्वालियर में राजा कीतिसिह की शरण में गया था तब कीतिसिंह 
ने धनादि से उसकी सहायता की थी श्र कालपी तक उसे सकुशल पहुंचाया भी था। इसके सहायक दो लेख 
सन्‌ १४६८ झौर (वि० स० १५२५) सन्‌ १४७३ (वि० सं० १५३०) के मिले है। कीतिसिंह की मृत्यु सन्‌ 
१४७६ (वि० स० १५३६) में हुई थी । प्रत: इसका राज्य काल सम्बत्‌ १५१० के बाद से सं० १५३६ तक पाया जाता 
है* । इन दोनों क॑ राज्यकाल मे ग्वालियर में जेनधर्म खूब पल्‍लवित हुआा । 


रचनाकाल 


कवि रइधू के जिन ग्रन्थों का परिचय दिया गया है, यहाँ उनके रचनाकाल के सम्बन्ध में विचार किया 
जाता है। कवि की सबसे प्रथम कृति झ्रात्म-सम्बोध काव्य हैं। उसकी स० १४४८ की लिखित प्रति श्रामेर भण्डार 
में सुरक्षित है। रइधू के सम्मत्त गुणनिधान भौर सुकीसलचरिउ इन दो ग्रन्थों में ही रचना समय उपलब्ध हुम्रा है । 
सम्मत्तगुणनिधान नाम का ग्रन्थ वि० स० १४६२ की भाद्रपद शुक्ल। पूणिमा मंगलवार के दिन बनाया गया है? झ्ौर 
जो तीन महीने में पूर्ण हुम्आ था प्रौर सुकोशलचरिउ उससे चार वर्ष बाद विक्रम स० १४९६ में माध कृष्णा दशमी 
के अनुराधा नक्षत्र में पूर्ण हुआ्ना है । सम्मत्तगुणनिधान में किसी ग्रन्थ के रचे जाने का कोई उल्लेख नही है, हाँ 
सुकोशलचरिउ में पाइ्वनाथ पुराण, हरिवंश पुराण और बलभद्रचरिउ इन तीन ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है, जिससे 
स्पष्ट है कि ये तीनों ग्रन्थ भी संत्रत्‌ १४६६ से पूर्व रचे गये है ओर हरिवंश पुराण में त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित 
(महापुराण ) भेधेश्व रचरित, यशोधर चरित, वृत्ततार, जीवंधरचरित भ्रौर पार्वंचरित इन छह ग्रन्थों के रचे जाने 
का उल्लेख है, जिसते जान पड़ता है कि ये ग्रन्थ भी हरिवंश की रचना से पूर्व रचे जा चुके थे। सम्मइ जिनचरिउ 
में, पाए्वपुराण, मेघेश्वरचरित, त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित (महापुराण) बलभद्रचरित (पठमचरिउ) सिद्धचक्र 
विधि, सुदर्शनचरित भ्ौर धन्यकुमारचरित इन सात ग्रन्थों के नामों का उल्लेख किक गया है, जिससे यह ग्रन्थ भी 

- उक्त सम्बत से पूर्व रचे जा चुके थे । कर 


१. बहलोल लोदी देहली का बादशाह था उप्तका राज्य काल सन्‌ १४४॥ (वि० स० १५०४) से लेकर सन्‌ १४८६ 
(वि० सं० १४४६) तक ३८ वर्ष पाया जाता हैं। 
२. देशो, भोफा जी ह।रा सम्पादित टाट राजस्थाम' हिन्दी पृष्ठ २५४ 
है. बउदह॒सय बाशव उत्तरालि, वरिसहगय विश्तमरायकालि। 
वस्लेयलु जि जिशावय समगिखि, भदहद मासस्थि स-सेय पक्लि । 
पृष्णमिदिरि! कुजवारे समोई, मृहयारें सुहरामें जणोद । 
लिहु भास रपहि पुंष्णहूड, सम्मत्तगुणाहिंणिह राघूड ।” 
है. “सिरि विककरम समयंतरालि, वटूटंतइ इंदु सम विस॑म कालि । 
' चउदहसभ संवच्छरइ अप्ण खण्शाउ अहिपुण जाय पुण्णे । ' 
माह दुजि कि्शदहपी दिशस्मि, अशुराहुरिक्स पयडिय सकम्मि॥/* 


६६ 


जैन क्षमं का आड़ीन इतिड्रास--ह्ाग २ 


इसके झतिरिकत करकण्ड्चरिउ, सम्यक्‍त्व कोमुदी, वुत्ततार अणयमीकथा, पृण्णासबकथा, सिद्धांताथंसार, 
दशलक्षण जयमाला भर षोडक्कारण जयमाला। इन पाठ ग्रन्थों में से पुण्याख्रव-कथा कोष को छोड़कर शेष प्रन्थ 
कहा और कब्र रचे गए, इसका कोई उल्लेख नही मिलता । रइधू ने प्रायः प्रधिकाश ग्रस्थों को रचना ग्वालियर में 
रहकर तोमर वंश के शासक डूंगरसिंह झौर कीतिसिंह के राज्य समय में की है जिनका राज्य काल संवत्‌ १४८१ से 


सं? १५३६ 
सकता है। 


तक रहा है। प्रतएव कवि का रचनाकाल स० १४४० से १५३० के मध्यवर्ती समय माना जा 


मैं पहले यह बतला श्राया हुं कि कविवर रहघू प्रतिष्ठाचायं थे। उन्होंने कई प्रतिष्ठाएं कराई थीं। 
उनके द्वारा प्रतिष्ठित संकत्‌ १४६७ की प्रादिनाथ की मूर्ति का लेख भी दिया था । यह प्रतिष्ठा उन्होंने गोपाचल 
दुर्ग में कराई थी इसके सिवाय, सवत्‌ १५१० धौर १५२५ की प्रतिष्ठित मूर्तियों के लेख भी उपलब्ध है, जिनकी 
प्रतिष्ठा वहां इनके द्वारा सम्पन्न हुई है' संवत्‌ १५२४ में सम्पन्न होने वाली प्रतिष्ठाएँ रइधू ने ग्वालियर के शासक 
कीतिसिंह था करणसिंह के राज्य में कराई है, जिनका राज्य सवत्‌ १५३६ तक रहा है। 


+ क्रावली (मेनपुरी) के मूतिलेख जिनका सकलन बाबू कामताप्रसाद जी ने किया था'। ये भी रद्धधू को 
अतिष्ठाचार्य घोषित करते हैं। तदनुसार रइघ्‌ ने स० १५०६ जेठ सुदि शुक्रवार के दिन चदवाड़ में चौहान बंशी 
राजा रामचन्द्र के पुत्र प्रतापसिंह के राज्यकाल में झ्ग्रवाल* वशी साहू गजाघर और भोलाने भगवान शातिनाथ : 
की मूर्ति की अ्तिष्ठा कराई थी। भ्रन्वेषण करने पर भ्रन्य मति लेख भी प्राप्त हो सकते हैं । इन मूर्तिलेखों से कवि 


रहघू के जीवनकाल पर श्रच्छा प्रकाश पडता है | वे सं० १४४० 


प्र 


से सवत्‌ १५२५ तक तो जीवित रहे ही है, कितु 


बाद में भ्रौर कितने वर्ष तक जीवित रहे, यह निश्चय करना अभी कठिन है प्रन्य साधन-सामग्री के मिलने पर उस पर 
प्रोर भी विचार किया ज़ायगा । इस तरह कवि विक्रम की १५वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के विद्वान थे । 





१. देखो, अनेकान्त ब्ष १०, किरण १०, तथा ग्वालियर गजिटियर जि० १ 
२. 


३५ 


रद 


« अग्रवाल यह शब्द एक क्षत्रिय जाति का सूचक है। जिसका 


देखो, मेरी नोट बुक स० १४२५ मे अतिष्ठित मूतिलेख, ग्वालियर 

सं० १५०६ जेठ सुदी  शुक्ते श्रीचन्द्रपाट दुर्ग पुरे चौहान वश्े राजाधिराज श्रीरामचन्द्रदेव युवराज श्री प्रतापच्म्द्रदेव 
राज्य बतंमाने श्री काष्ठा सबे माथुरान्वये पृष्करगशोें आचार्य श्री हेमकीतिदेव तत्पटट भ० श्री कमलक्ीतिदेश | प० 
आधार रंघू नामधेय तदम्नाये आ्राप्रोतकान्वये वासिल गोत्र साहु त्योघर भार्या द्ौ पुत्री द्वौ सा महाराज नामानौ 
त्योध« भार्या श्रोपा तयो, पुत्राइ्चत्वार: सघाधिपति गजाधर मोल्हरा जलकू रातू नामान' सघाधिपतिगजे भार्या हें राय 
श्री गांगो माम्ति सधाधिपति मोल्हणा भा० सोमश्री पुत्र तोहक, सघाधिपति जलकू भार्या महाश्री तयो पुत्री कुलकर्द्र 
मेघचन्दी सघपति रातू भा० अभया श्री साधु त्योधर पुत्र महाराज भार्या मदन श्री पुत्री दी मारिक '''भार्मा शिवदे''' 


सघपति जयपाल भार्या मुगापते प्ंघाशिपति गजाघर सधा० भोला प्रमुख शान्तिनाथ बिस्तर प्रतिष्ठापित प्रसमित क | 
देखो, (प्राचीन जैन लेख सग्रह, सम्पादक बा० कामताप्रसाद) । 


े विकास अग्रोहा या अग्रोदक जनपद से हुआ है। यह है 
स्थान प्रंजाब राज्य भे हिसारनगर से १३ मील दूर दिल्‍ली सिरसा सड़क पर स्थित है। इस समय यह उजड़ा हुआ छोटा 


सा गाव है। यह प्राचीन काल मे विशाल एवं वैभव सम्पन्न ऐतिहासिक नगर था । इसका प्रमाण बे भग्नावशेष हैं जो 


इसके स्थान के निकर्ट प्राय सात सौ एकड़ भूमि मे फंले हुए हैं। यहा एक टीला ६« फुट कँचा था, जिसकी खुदाई 
सन्‌ १६३६ या ४० भे हुई थी | उससे प्राचीन नगर के प्रवशष, और प्राचीन सिक्‍्को आदि का ढेर प्राप्त हुआ था । 


२६ फुट से नीचे प्राचीन भ्राहत मुद्रा का नमूना, चार यूतानी सिवके और ५१ चौसू: 

। मना, टे तांबे के सिक्कों में सामने की 
और वृषभ' भर पीछे की झोर सिह या चंत्यवृक्ष की भूत्ति है। सिनको के पीछे ब्राह्मी भक्षरों मे-.'भगोद के 
जनपदस “शिलालेख भी अकित है' जिसका पनर्थ “अप्रोदक मे झगच जनपद का, सिक्का” होता है। भ्रप्ोहे का नाम 
अपग्रोदक भी रहा है। उक्त सिक्‍को पर श्र कित वृषभ, सिह या चंत्य वृक्ष की ध्रूर्ति जन मान्यता की धोर सकेत करती 





ऐैईवों, १६वॉँ, (७कों, और («वीं शताब्यो के आचार्य, भट्टारक और कवि ह डर 


कवि राहपु ने ब्रपश्रंश भाषा में अनेक ग्रस्थों की रचना की है। उतमें से उपलब्ध रचन।्रों का संक्षिप्त 
परिथेय निम्त प्रकार है :-- 

१- झप्प सम्बोहकब्द--यह कवि की सबसे पहली कृति ज्ञात होती है। क्योंकि इसकी २६ पत्रात्मक एक 
हस्तलिखित प्रति सं० १४४८ की झ्रामेर भडार में उपलब्ध है' इस प्राथमिक रचना को झात्मसम्बोधा् लिखों हैं 
इससें ३ संधिगां ग्रौर ५८ कड़वक हैं। जिनमें भ्रहिसा अणुब्नतादि पंच ब्रतों का कथन किम्ना गया है। भौर बतलाया 
है कि जो दोष रहित जिन देव, निर््रन्थगुरु भ्लौर दशलक्षण रूप प्रहिसा धर्म का श्रद्धात (विध्वास) करता है वह सम्य- 
बत्वरत्न को प्राप्त करता है :-- 

जिणदेव परमणिश्गंथगुद, दहुलक्णघस्मु प्रहिसयक। 
सोणिरुछ उमावें सहुसह, सम्मत्त-रयण फुड सोलहुइ ॥। 

इसके पश्चात्‌ पंच उदम्बर फन भौर मधय-मांस-मधु के त्याग को गा ल गुण बतलाया है। भौर इस 
प्रथम सधि में प्रहिसा, सत्य भौर भ्रचौर्य रूप तीन अणुत्रतों के स्वरूप का कथन दिया है। दूसरी संधि में चतुर्थ प्रणु- 
क्षतत ब्रह्मचयं का वर्णन किया है | तृतीय सधि में भगवात महावीर को तमस्कार कर कमंक्षय के हेतु परिग्रह परिभाण 
नाम के पाचवे श्रणुत्नत के कथन करने की प्रतिज्ञा की है। । 

सम्मस गृणरिहारा--यह ग्रन्थ ग्वालियर निवासी साहु सेमसिंह के ज्येष्ठ पुत्र कमल सिह के प्रनुरोध से 
बनाया गया है । इस ग्रन्थ में ४ संधि श्रौर १०८ कड़वक दिये हुए हैं, उनकी झ्रनुमानिक इलोक सख्या तेरह सो पत्र॑- 
हत्तर के लगभग है। अन्य का प्राचन्त प्रशस्ति में साहू कमल सिंह के परिवार का परिचय दिया हुआ है। इसमें सम्य- 
कक्‍स्व के आठ भ्रंगो में प्रसिद्ध होने वाले प्रमुख पुरुषो की रोचक कथाएं बहुत ही सुन्दरता से दी गई हैं ये कथाएं पाठकों 





का बर्शान दिया है | यह स्थास ही अग्रवाल जाति का मूल निवास स्थान था । यहा के तिवासी देशभक्त वीर अग्नवालो 
ने यूनानी, शक, कुषाण, हूण भौर मुसलमान आदि विदेशी प्राक्रमणा कारियो से अनेक शताब्दियो तक जमकर लोहा 
लिया था। मुहम्मद गौरो के भाकमण के समय (सबत्‌ १२५१) में वही प्राचीन राज्य पूर्णतया विनष्ट हो गया था । 
और यहा के निवासी प्रग्रवाल्न भ्रादि राजस्थान भौर उत्तर प्रदेश भ्ादि में बस गए थे । 
कहा जाता है कि भग्रोहा में प्रग्रसेत नाम के एक क्षत्रिय राजा थे । उन्हीं की सनन्‍्तान परम्परा अग्रवाल कहलाते 

हैं। भ्रषवाल शब्द के अ्रनेक अर्थ हैं। किल्तु यहां उन प्रर्थों की विवक्षा नहीं है, यहाँ अग्रदेश के रहने बाले भर्थ ही 
विवक्षित है | अग्रवालों के १८ गोत्र बतलाये जाते हैं। जिनमें गगे, गोयल, मित्तल हिन्दल, सिहुल श्रादि नाम है। 
अग्नवालों में दो धर्मों के सातने वाले पाये जाते हैं। जैन अग्रवाल श्र वेष्णव अग्रवाल । श्री लोहाचार्य के उपदेश से 
उस समय जो जेनभर्म में दीक्षित हो गये थे, वे जैन झग्रवाल कहलाये और ह्षेष वँष्शव; परल्तु दोनों भे रोदी बेटी 
व्यवहार होता है, रीति-रिवाजों में कुछ समानता होते हुए भी उनमें अपने-अपने धरपरक प्रवृत्ति पाई जाती है हाँ सभी 
प्रग्नवाल प्रहिंता धर्म के मातनेव' ले हैं। उपजातियों का इतिबृत्त १०बॉं शताब्दी से पूर्व का नहीं मिलता, हो सकता है कि 
कुछ उपजातियाँ पूर्वतर्ती रही हों। प्रग्नवालों की जून परम्परा के उल्लेख १२वीं शताजदी तक के मेरे देखने में आए हैं। 
मह जाति लूब सम्परन रही है । लोग धरंश, क्राधारतिष्ठ, दयालु श्ौर जन-धत से स'पत्न तथा राज्यमान्य रहे है। तोमर 
बंशी राजा झ्नगपाल तृतीय के राजश्रेष्ठी भौर भामात्य अग्रवाल कुलावतंद साहू नहूल ने दिल्ली में श्रादिनाथ का 
एक बविशेल सुन्दरतम मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख कवि श्रौभर भग्रवाल द्वारा रखे बसे 'पार्ए्यपुराण मे किया 
जया है। यह पाश्ययुराण संबत्‌ ११४६ में दिल्ली में उक्त नट्टल साहू के द्वारा बनवाया गया था उसकी संवत्‌ १५७७ 
की लिलित प्रति आमेर म्ंडार में सुरक्षित है। प्रअंवालों द्वारा भ्रमेक मन्दिरों का निर्माण तथा ग्रन्थो को रचन। और 
उनकी प्रतिलिपि करवाकर साधुओं, भट्वारकों आदि को प्रदान करने के प्रनेक उल्लेख मिलते हैं। इससे इस जाति की 
सम्पत्नता धमलिष्ठा धोर परोपकारपुरति का परिचय मिलता है'। हाँ, इनमें शासकर्वत्त अधिक पाई जाती है । 

१, लिपि संव्त रंडडक वर्ष फाल्गुरों वंदि ? शुरोंविते स्ाबग (आवक) लप्मश लक्ष्मण कश्मक्षय विनावा (शा) थ॑ 
शिक्षित । ' ऑमिर मेहर 


४ जैन धर्म का प्राचीन हतिहास--भाग ई 


को अत्यन्त सुरुचिकर प्रौर सरस मालूम होती है प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि क्षेमसिह का कुल अग्रवाल झौर गोत 
गोयल था उनकी पत्नी निउरादे से दो पुत्र हुए। कमलसिह और भोजराज, कमल सिह विज्ञान कला कुशल और 
बुद्धिमान, देव शास्त्र और गुरु का भक्त था इसकी भार्या का नाम 'सरासइ' था, उससे मल्लिदास नाम का पुत्र हुआ 
था। और इनके लघु अता भोजराज की पत्नी देवइ से दो पुत्र चन्द्रसेन भौर देवपाल नाम के हुए थे। ग्रन्थ की प्रथम 
संधि में १७वें कडवक से स्पष्ट है कि कमलसिंह ने भगवान्‌ भ्रादिनाथ की ग्यारह हाथ की ऊँची एक विशाल भूति का 
निर्माण राजा डूगरसिह के राज्यकाल मे कराया था, जो दुगंति के दुखो की विनाशक, मिथ्यात्व रूपी गिरीन्द्र 
के लिये वत्ञ समान, भव्यो के लिये शुभगति प्रदान करने वालो, दु:ख, रोग, शोक की नाशिका थी--जिसके दर्शन 
चिन्तन से भव्यों की भव बाघा सहज ही दुर हो जाती थी। इस महत्वपूर्ण मूर्ति को प्रतिष्ठा कर कमलप्सिह ने महान 
पुण्य का सचय किया था। 

“जो देवहिदेव तित्यंकर, पग्राइणाहु तित्योयसुहंकरु । 

तहु पडिमा दुग्गइणिण्णासणि, जा मिच्छत्त-गिरिदं-सरासणि। 

जापुणु भव्वहसुहगइ-सासणि, जामहिरोय-सोय-दुहु--णासणि । 

सा एयारहकर-प्रविहृंगी, काशवियणिरूवमशग्रइतु गी ! 

प्रगशियभ्रणप डिमकोलक्खई, सुरगुरुताह गणणजहइभ्रव्खइ । 

करि वि पप्रिट्रु तिलउ पुणु दिण्णड, चिरुभवि पव्िहिउ कलिमलु-छिण्णउ ॥” 

तब कमलसिह ने चतुविधि सघ की विनय की थी। सम्यकत्व के श्रगो में प्रसिद्ध होने वाले पुरुषों की कथाओं 

का झाधार श्राचारय सोमदेव का यशस्तिलक चम्पू का उपासकाध्ययन रहा प्रतीत होता है । 


कवि ने इस ग्रन्थ की रचना स० १४६२ में की थी । 
“अउदहू सय बाणउ उत्तरालि, बरिसह गय विक्कमराय कालि । 
वक्‍खेयत्‌ जि जणवय समकिखि, भहृव मासम्मि स-सेयपक्िय । 
पुण्णभिविणिकुजवारे समोइ, सुहयारें सुहणामें जणोह ।” 


सम्मइ जिणचरिउ-इसमें १० सर्ग और २४६ कडवक है, जिसमें जैनियो के प्रन्तिम तीर्थंकर भग- 
वान महावीर का जीवन-परिचय अ्कित किया गया है। कवि ने इस ग्रन्थ के निर्माण करने की कथा बड़ी रोचक दी 
है। ब्रह्म खेल्हाने कवि से ग्रन्थ बनाने की स्वय प्रेरणा नही की, क्योकि उन्हे सन्देह था कि शायद कवि उनकी गभ्यर्थना 
को स्वीकार न करे । इसी से उन्होंने भट्‌टारक यश.कीतति द्वारा कवि को ग्रन्थ बनाने की याद दिलाने का प्रयत्न किया 
क्योंकि उन्हे विश्वास था कि कवि भट्टारक यश की ति की बात को टाल नही सकते । भ० यश की ति ने हिसार निवासी 
साहू तोसउ की दानवीरता, साहित्य रसिकता, भ्रौर धर्म निष्ठता का परिचय कराते हुए उनके लिये 'सम्मइ जिनच- 
चरिउ' के निर्माण करने का निर्देश किया। कवि ने श्रपनी श्रसमर्थता व्यक्त करते हुए उसे स्वीकृति किया । इससे 
ब्रह्मचारी खेल्हा को हर्ष होना स्वाभाविक है । प्रस्तुत ब्रह्म खेल्हा हिसार निवासी अग्रवाल वशी गोयल गोनीय रा है 
तोसउ का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका विवाह कुरुक्षेत्र के तेजा साहु की जालपा पत्नी से उत्पन्न खीमी नाम की पुत्री 
हुआ था। उनके कोई सन्‍्ता- न थी। प्रत: उन्होने अपने भाई के पृत्र हेमा को गोद ले लिया, श्रौर गहस्थी का सब 
भार उसे सॉंपकर मुनि यश'कौति से प्रणुश्नत ले लिये। उसी समय से वे ब्रह्म खेल्हा के नाम से पुकारे जाने लगे । 
बह उदार, धर्मात्मा भ्रौर गुणन्न थे श्रौर ससार देह-भोगों से उदासीन थे । का 
उन्होने ग्वालियर के किले मे चन्द्रप्रभ भगवान की एक ग्यारह हाथ उन्नत विज्ञाल मृ्ति का निर्माण 
कराया । 
ता तम्मि खणि बंभवय-भार भारेण सिरि अ्रयरवालंकवंसम्मि सारेण । 
ससार-तणु-भोय-णिव्विष्णचित्तण,. वरघम्म भाणामएणेव तित्तण। 
छेल्हाहिहाणेण णस्रिकण गुरुतेण जसकित्ति विण्णत्त, मडिय गुणहेण। 
भो मयणदावग्गिउल्हवरावणदाण, ससार-जलरासि-उत्तार-बर जाण । 


(शवों, १ ईवीं, १७वीं और (्त्नों शताब्दी के भ्राचायं, भट्टारक और कवि ४६६ 
प्रस्‍्हहूं पसाएजभव-दुह-कयतस्स; ससिपह जिणेंदस्स पड़िमा विसुद्धस्स। 


काराविया मह जि गोवायले तुंगे, उड़्चाति गामेण शित्थम्मि सुहसंग । 
लेल्हा ने उस समय झपनी त्यागवृत्ति का क्षेत्र बढ़ा लिया था भौर ग्यारह प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्राव # 
के रूप में ग्ात्मसाधना करने लगे थे । । ' 
प्र्थ की प्राद्मन्त प्रदस्ति में कवि ने तोसउ साहु के बंश का विस्तृत परिचय दिया है जिसमें उनके परि- 
वार द्वारा सम्पन्न होने वाले धामिक कार्यों का परिचय मल जाता है। कविने तोक्षड़ साहू का उल्लेख करते हुए 
उन्हे जिन चरणो का भकक्‍त, पंचइन्द्रियो के भोगों से विरक्‍्त, दान देने मे तत्पर, पाप से शकित-भय- भीत झौर तत्त्व- 
बिन्तन में सदा निरत बतलाया है। साथ ही यह भी लिखा है उसकी लक्ष्मी दुखी जनो के भरण-पोषण में काम 
प्राती थी। वाणी श्रुत का प्रवधारण करती थी। मस्तक जिनेन्द्र को नमस्कार करने में प्रवृत्त होता था। बह छुभ- 
मती था, उसके सभाषण में कोई दोष नही होता था। चित्त तत्त्व विचार में निमम्त रहता था और दोनो हाथ 
जिम-पूजा-बिधि से सस्तुष्ट रहते थे । 
जो णिच्च जिण-पाय-कंज भसलो जो णिच्च वाणेरदो । 
जो पंचेदिय-भोय-भाव-विरदों जो खितए संहिदो । 
जो संसार-महोहि-पावन-भिदों जो पावदो संकिदो । 
एसो णंदउ तोसडो ग्‌णजुदों सत्तत्थ बेईचिरं॥ २ 
लच्छी जसस वुहीजणाणभरणे बाणी सुय॑ धारिणे। 
सोस सन्‍नई कारणे सुभमई दोसं ण संभासणे। 
चित्तां-तर्व-वियारणे  करजुय॑ पूया-विही संंदद । 
सोध्यं तोसठड साहु एल्थ धवलो संण॑दशो भूयले ॥ ३ 
हिसार के श्रग्रवाल वशी साहु नरपति के पुत्र साहु वील्ला, जो जैनधर्मी निष्पाप तथा दिल्‍ली के बादशाह 
फीरोजश्ञाह तुगलक द्वारा सम्मानित थे । * 
सधाधिप सहजपाल ने, जो सह॒देव का पुत्र था, जिनेन्द्रमूति की प्रतिष्ठा करवाई थी । साह सहजहाल के 
पुत्र ने गिरनार की यात्रा का सघ भी चलाया था, और उसका सब व्यय भार स्वय वहन किया था। ये सब ऐविहा- 
सिक उल्लेख महत्वपूर्ण हैं। और श्रग्रवालो के लिये गौरवपूर्ण हैं। 
कवि ने प्रशस्ति में काष्ठा सघ की भट्‌टारक परम्परा का इस प्रकार उल्लेख किया है--देवसेन, विमलसेन, 
धर्मसेन, भावसेन, सहन कीति, गुणकीति (स० १४६८ से १४८१) यश. कीति १४८ से १५१०, मलयकीति 
१५०० से १५२४, हक १५२० से १५४० ) । 
कबिने अपने से पूर्ववर्ती निम्न साहित्यकारों का उल्लेख किया है-चउमुह, स्वयभू, पुण्यदन्त झौर वीर 
कवि । कवि ने इस ग्रन्थ से पूर्व रची जानेवाली इन रचनाओं का नामोल्लेख किया है-- 
पासणाहचरिउ, मेहेसरचरिउ, सिद्धाचक्कभाहुप्प, वलह॒हचरिउ, सुदंसणचरिउ श्रौर धणकुमारच रिउ । 
सुकोशलच रिउ-में ४ सधियां भौर ७४ कड़वक है। पहली “दो सधियों मे कथन क्रमादि की व्यवस्था 
वध्यवत करते हुए तीसरी सधि में चरित्र का चित्रण किया है । चौथी सध्ि में चरित्र का वर्णन करते हुए उच्चकोटी का 
काव्य मय वर्णन किया है । किन्तु शैली विषयवर्णनात्मक ही है। कवि ने इस खण्ड-काव्य में सुकौद्यल की जीवन- 
गाथा को ब्रद्धत किया है कथानक इस प्रकार है :-- 
इदवाकु वश में कीतिधर नाम के प्रसिद्ध राजा थे | उन्हें उल्कापात क॑ देखने से वैराप्य हो गया था, प्रतएक 
वे साधजीवन व्यतीत करना चाहते थे । परन्तु मंत्रियों के भ्नुरोध से पुश्रोत्पत्ति के समय तक गृही जीवन व्यतीत 
करने का निश्चय किया। कई वर्षों तक उनके कोई श्न्तान ले हुई । उनकी रानी सहदेवी एक दित जिन मन्दिर 
गई वहां जिन दर्शनादि क्रिया सम्पन्न कर उसते एक मुनिराज से पूछा कि मेरे पुत्र कब होगा ? तब साध ने कहा की 
तुम्द्दारे एक पुत्र प्रवध्य होगा, परन्तु उसे देखकर राजा दीक्षा ले लेगा, धौर पुत्र भी दिगम्बर साधु को देखकर साध 
बन जायगा। कुछ समय पश्चात्‌ रानी के पुत्र हुआ। रादी, ने पुजोत्पत्ति को गुप्त रखने! का बहुत प्रयत्त किया; 


४७१ जैन धर्म का प्राचीन ६तिहासं--माग रे 


किन्तु राजा को उसका पत्ता चल गया और राजा ने तत्काल ही राज़्य का भार पुत्र को सोंप कर जिन दीक्षा ले लो। 
राजा ने पुत्र के शुभ लक्षणों को देखकर उसका नाम्र सुकौशल रकक्‍्खा। रानी को पति-वियोग का दुःख असह्य था। 
साथ ही पुत्र के भी साधु हो जाने का भय उसे झातंकित किये हुए था । युवावस्था में उसका विवाह ३२ राज कन्याओ्रं 
से करदिया गया झौर भोग विलासमय जीवन विताने लगा। उसे महल से बाहर जाने का कोई भ्रधिकार न था । 
माता सद। इस बात का ध्यान रखती थी कि पुत्र कही किसी घुनि को न देख ले। झ्तएवं उसने नगर में मुनि्यों 
का ध्राना निषिद्ध कर दिया था । 

एक दिन कुमार के मामा मुनि कीतिधवल नगर में झाये, किन्तु उनके साथ प्रच्छा व्यवहार न किया गया । 
जब राजकुमार की यह ज्ञात हुआ, तो उसने राज्य का परित्याग कर उनके समीप ही साधु दीक्षा लेकर तप का श्ननु- 
घ्ठान करने लगा । माता सहदेवी पुत्र वियोग से श्रत्यन्त दुखी हुई ओर भार्त परिणामों से मर कर व्याध्री हुई । 

एक दिन उसने झत्यंत भूखी होने के कारण पर्वंतपर ध्यानस्थ मुनि सुकौशल को ही खा लिया । सुकोशल 
ने समताभाव से कर्म-कालिसा नष्ट कर स्वात्मलाभ किया | इधर मुनि कीतिधवल ने उस व्याप्नी को उपदेश दिया, 
जिसे सुनकर उसे जाति स्मरणं हो गया, श्ौर प्रन्त में उसने सन्यास पूर्वक शरीर छोड़ा प्लौर स्व प्राप्त किया, 
कीतिधवल भी प्रक्षय पद को प्राप्त हुए। कविने यह ग्रंथ अग्रवाल वश्ी साहू प्राना के पुत्र रणमल के प्रनुरोध से 
बनाया था। 

कवि ने इस ग्रन्थ को वि० सं० १४६६ में माघ कृष्ण दशमी के दिन ग्वालियर में राजा डुगरसिह के 
राज्य में समाप्त किया ।” 
साथय चरिउ (सम्मतकउसम्‌ ह) 

इस ग्रन्थ में छह सधियां हैं, जिनमें श्रावकाचारका कथन करते हुए सम्यक्तोत्पादक सुन्दर कथाग्रो का 
सयोजन किया है। ग्रथ की प्रस्तिम पुष्पिका में 'सम्मत्त कउमुइ' का नाम ग्रन्थ कार ने स्वय दिया है :-- 

इस सिरि सावयचरिए सदसण पमुह सुद्ध गुण भरिए सिरि पंडित रहधू वण्णिए सिरि महाभव्य सेउ साहु 
सुय साहू संधाहिव कुसराज श्रणुमण्णिए सम्मत्त कउमुइ नाम छट्ठो सधि परिच्छेप्नो समत्तो |” 

प्रन्थ के आदि में कवि ने-- तह सावय चरिउ भणेहुसत्थ' वाक्य द्वारा श्रावकाचार कहने का उल्लेख किया 
है। इससे स्पष्ट है कि कर्ता ने ग्रन्थ के दोनों नाम दिये है। यद्यपि ग्रन्थ मे श्रावकाचार का कोई खास कथन नही 
किया, किन्तु सम्यकत्वोत्पादन सुन्दर क्राठ कथाए अंकित की हैं। ये कथाएं सस्कृत की सम्यक्खकौमुदी में भी ज्यों की 
त्यो पाई जाती हैं। उन में भाषा-भेद प्रवश्य विद्यमान है । 

साहु टेक्कणि ने इसके बनाने की कवि से प्रेरणा की थी । और वही ग्वालियर के गोला राडान्वश्धी सेउ साहू 
के पुत्र कुश्राज को कवि के समीप ले गया भ्रौर उनका कवि से परिचय कराया । प्रतएवं वह ग्रन्थ रचना मे प्रेरक है। 
झोर कांव रइधू ने कृशराज की श्रभुमति से ग्रन्थ की रचना की है। कुशराज मूलसघ क॑ झ्नुयायी थे। इसलिये कवि 
ने मुलसंघ के भट्टारक पद्मनन्दी शुभचन्द्र और जिनचन्द्र का उल्लेख किया है।। 


किचन > सन रल न नमन चलन पट ट जल लक मसल 33 तन 320-2:25+ १० 8++++ न नस 39933 नन3>>++-+>+स५++9++> 9 >> «««+>३+५+++>2५++> +4] 
१. सिरिविक्कृस समयतरालि बटृतइई दुस्समविसमकालि । लक 


घठदहू संय॑ सबकक्‍्छरइ अण्ण, छण्णव महिय पूण॒ जाय पुण्ण। 
माह दुजि किण्ह दहमी दिशम्मि, अणराहु रिक्खि पयडिय स कम्मि । 
» मूलसघ उज्जोबण दिखयरू, पोमणदि ध्रिरि बुहयणा सुरतरु । 
तासु.. पट्टिरयणशत्तमघारर सजायउ, सुहचंदु. भडारउ । 
पुणा उदण्ण सिहासशा मढणु, मिच्छावाइ वय-भड-ख्ण । 
जिश सासण काणर पंचाणणु, एदिसध झंंदिय तब माराणु । 
सह बंभरयरणोह पयोरिहि, दिव्यकारि उप्पाइय जरणादिहि । 
सरसइ गच्छे गच्छु सत्वाहिंड, बाल बंभयारों प्तज साहिउ। 
सिरि जिराचंदु मड़ारठ मुशिवइ, तहु पय-पयरह वदिति कमाई | 


-जैन ग्रन्थ प्रशस्ति० भा० २, पृ० ७२ 


न 


“सावयजरिउ प्रशह्ति| 


१५वीं, १६वॉं, १७ढीं, भर है ८गीं शताब्दी के बाचार्य, सट्टारक और कवि ४७१ 


कप ग्वालियर के मिवासी थे । कहते राज़ा हंगरसिहू के पृत्र कीतिसितू के राज्यकाल में ध्वजाझों 
' से असंक्षत जिनसंदिर का निर्माण किया था वह लोभ रंहित और पर नारी से पराइ्मुख था। दुःखी दरिद्वीजनों का 
संपोषक्ष था। उक्त सावयंचरिउ (सम्यक्त्वकौमुदी ) उसी की भ्रनुमति से रचांगया था। इसो से प्रत्येक संधि पुष्पिका 
वाक्य में--“संघाहिवद कुसराज प्रणुमण्णिए! वाक्य के साथ उल्लेख किया गया हैं। इससे सावयचरिंउ को रखना सं० 
१५१० के बाद हुई जान पड़ती हैं, क्योंकि कीतिसिंह सं” १५१० के बाद गही पर बैठा था । 

पासणाहपुराण या पासणाह॒थरिउ' सें ७ सन्धिर्या भशौर १३६ के लगभग कडवक हैं, जिनमें जँनियों के 
तैवीसवें तीर्घकर भगवान पाइर्वनाथ का जीवन-परिचय दिया हुआ है। पाश्वनाथ के जीवन-परिषय को व्यक्त करने 
वाले अनेक ग्रंथ प्राकृत, संस्कृत भोर भ्रपञ्न श भाषा में तथा हिन्दी में लिखे गये हैं। परन्तु उनसे इसमें कोई खास 
विशेषता ज्ञात नहीं होती । इस ग्रत्थ की रचना जोथणिपुर (दिल्ली) के निवासी साहू खेऊं या बेमचन्द की प्रेरणा 
से की गई है इनका वश प्रग्रवाल प्लौर गोत्र ए|डिल था। खेस्रचंद के पिता का नाम पजण साहु, भौर माता का नाम 
बील्हादेवी था किन्तु घर्मपत्नी का नाम घनदेवी था उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे, सहसराज, पहराज, रघुपति, भौर, 
होलिवम्म । इलमें सहसराज ने गिरनार की यात्रा का संघ चलाया था। साह खेमचन्द सप्त व्यसन रहित झौर देव- 
शास्त्र गुरु के भक्त थे। प्रशस्ति में इनके परिवार का विस्तृत परिचय दिया हुप्ना-है। प्रतएवं उक्त ग्रथ उन्हीं के 
नामाकित किया गया है। ग्रन्थ की श्राच्वन्त प्रशस्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण है, उससे तात्कालिक ग्वालियर की सामाजिक 
घाभिक, राजनतिक परिस्थितियों का यथेष्ट परिचय मिल जाता है। झ्ौर उससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि उस 
समय ग्वालियर में जैन समाज का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था, और वे अपने कर्तव्य पालन के साथ-साथ श्रहिसा, 
परोपकार धौर दयालुता का जीवन में प्राचरण करना श्रेष्ठ मानते थे । ' 

ग्रन्थ बन जाने पर साहू खेमचन्द ने कवि रदधू को द्वीपांतरो से श्राये हुए विविध कसत्रों और भ्राभरणादिक 
से सम्मानित किया था, भौर इच्छित दान देकर संतुष्ट किया था । 

'बअलह॒हबरिठ' (पठमचरिउठ) में ११ संधियां श्लौर २४० कंडवक हैं जिनमें बलभद्र, (रापचन्द्र), लक्ष्मण 
झोौर सीता आदि की जीवनगाथा भंकित की गई है, जिसकी हलोक संख्या साढ़े तीन हजार के लगभग है। ग्रन्थ का 
कथानक बड़। ही रोचक भोर हृदयस्पर्शी है। यह १५वीं शताब्दी की जैन रामायण है। ग्रंथ की-शेली सीधी झौर 
सरल है, उसमें शब्दाडम्बर को कोई स्थान नहीं दिया गया, परल्तु प्रसंगवश काव्योचित वर्णनों का सर्वथा प्रभाव भी 
नही है। राम की कथा बड़ी लोकप्रिय रही है | इससे इस पर प्राकृत संस्कृत, भ्रपञश्न श भौर हिन्दी में प्नेक ग्रथ 
विविध कवियों द्वारा लिखे गए हैं । 

.यह ग्न्ध भी प्रग्रवालबशी साहु बाटू के सुपुत्र हरसी साहु की प्रेरणा एवं प्नुगरह से बनाया गया है। साहु 
हरसी जिन शासन के भक्त ओर कषायों को क्षीण करने वाले थे। प्रागम प्ौर पुराण-प्रन्थों के पठत-पाठन में समर्थ, 
जिन पूजा प्रौर सुपाजदान में तत्पर, तथा राजि भौर दिल में कायोत्पर्ग में स्थित होकर धात्म-ध्यान द्वारा स्व-पर 
के भेद-विज्ञान का अनुभव करने वाले, तथा तपद्च्रण द्वारा क्षरीर को क्षीण करने वाले धर्म तिष्ठ व्यक्ति थे। झात्म- 
विकास करना उनका लक्ष्य था। ग्रन्थ की झ्राश प्रशस्ति में हरसी साहू के कुटुम्त का पूरा परिचय दिया हुमा है । 
प्रन्थ में रचनाकाल दिया हुआ्ना नहीं है । 

'मरेहेसरचरिउ' में २३ संधियाँ शौर ३०४ कडवक्‌ हैं। जिनमें भरत चक्रवर्ती के सेनापति जयकुमार 
झौर उनकी धर्मपत्नी सुलोचना के चरित्र का सुन्दर विश्रण किया गया है। जयकुमार शौर सुलोचना का चरित 
बड़ा ही| पावन रहा है । ग्रन्थ की द्वितीय-तृतीय संधियों में श्रादि बरह्मा-ऋषमंदेव का भृहत्याग, तपदचरण भौर 
केवसज्ञान की प्राप्ति, भरत की विग्विजय, भरत बाहर लि युद्ध, वा हुअलि का तंपए्चरण और कंवल्य प्राप्ति प्रांदि का 
कथन दिया हुआ है। छठवीं संन्धि के २३ कडवंकों में सुलोचनाका स्वयम्बर, सेनापति भेधेश्वर (अयकुमार) का भरत 
अऋजजर्तीके पुत्र अर्रकीतिक साथ युद्ध करने का बर्णत किया है। ७वीं सन्धि में सुलोक्षनां प्रौर मेधेश्वर के विधाह का 
कथन दिया हुआ है। झोर ८थीं से १३वीं संधि तक कुबेर सिन्र, हिरव्यगर्भ का यू भव वर्णन तथा भीम भट्टारक 
का निर्याण गभन, श्रीपास चक्रवर्ती का हरण और मोज़ गनस, एवं मेमेपवर का तपश्यरण, निर्वाण गभत झावि का 


४७२ |... जैन ध्मे का प्राचीन इतिहास--भाग + 


सुल्दर कथन दिया हुभा है। ग्रन्थ काव्य-कला की दृष्टि से उच्चकोटि का है। ग्रन्थ में कवि ने दुबई, गाहा, चामर, 
घत्ता, पद्धडिया, समानिका और मत्तगयद आदि छन्दों का प्रयोग किया है । रसों में श्रूगा र, वीर, बीभत्स और शान्त 
रस का, तथा रूपक उपमा और उत्लोक्षा क्षादि प्नलकारो की भी योजना की गई है। इस कारण भ्रन्थ सरस और प5- 
नीय बन गया है। मे स्‍ 
कवि ने ग्रन्थ मे भ्रपने से पूर्व वर्ती निम्न कवियों और उनकी कृतियों का उल्लेख किया है । कवि चन्रवर्ती 
थीरसेन, देवनन्दी झ्रपर नाम पूज्यपाद (ईस्वी सन्‌ ४७५ से ५२५ ई०) जैनेन्द्र व्याकरण, वजद्यस्रेन और उनका षड- 
दर्शन प्रमाण नाम का जैन न्याय ग्रन्थ का, रविषेण (वि० स० ७३४) तथा उनका पद्मचरित, पुन्नाटसधी जिनसेन 
(वि० स० ८४०) और उनका हरिवंश, महाकवि स्वयभू, चतुर्मंख तथा पुष्पदन्त, देवसेन का महेसरचरिउ (जयकमार- 
सुलोचना चरित) दिनकरसेन का श्रनगचरित । 
ग्रन्थ की प्राचन्त प्रशस्तियो मे ग्रन्थ रचना में प्रेरक ग्वालियर नगर के सेठ अ्रग्रवाल कुलावतंश साहू खेऊ 
था खेमसिंह के परिवार का विस्तुत परिचय दिया हुआ है । धौर प्रन्थ की प्रत्येक सन्धि के प्रारम्भ में कवि ने सस्‍्कृत 
इलोकों में ्राश्व दाता उक्त साहू की मंगल कामना की है। द्वितीय सधि के प्रारम्भ का निम्न पद्म दृष्टव्य है । 
तीर्थेशो वृषभेशबरों गणनुतो गौरीश्बरो शकरो, 
प्रादीशो हरिणंचितो गणपति: श्रीमान्युगा दिप्रभु । 
नाभेयो शिववाडिवर्धन शशिः कंवल्यभाभासुर:, 
। क्षेमास्यस्य ग्णान्वितस्य सुमते: कुर्या च्छिवं सो जिन: ।। 
इस पद्च में ऋषभदेव के जो विशेषण प्रयुक्त हुए है वे जहां उनकी प्राचीनता के द्योतक है, वहाँ वे ऋषभदेव 
झौर शिव की सादृश्यता की भाकी भी प्रस्तुत करते है। ग्रन्थ सुन्दर हे और इसे प्रकाश मे लाना चाहिये। 
'रिट्ठणेमिचरिउ' या 'हरिवश पुराण' ग्रन्थ में १४ सन्धियाँ और ३०२ कडवक है तथा १६०० के लगभग 
पद्म होगे, जिममे ऋषभ चरित, हरिवशोत्पत्ति, वसुदेव और उनका पूर्वभव कथानक, बन्धु-बान्धवों से मिलाप, कस 
बंलभद्र भौर नौरायण के भवों का वर्णन, नारायण जन्म, कसवध, पाण्डवों का जुए में हारता द्रोपदी का चीर हरन, 
पाण्डवों का अज्ञातवास, प्रद्युम्न को विद्या प्राप्ति श्लौर श्रीकृष्ण से मिलाप, जरासध वध, कृष्ण का राज्यादि सुखभोग 
नेमिनाथ का जन्म, बाल्यक्रीडा यौवन, विवाहमे वेराग्य, दीक्षा तथा तपरचरण केवलज्ञान और निर्वाण प्राप्ति श्रादि 
का कथन दिया है । ग्रत्थ मे जैनियो के बाईसवे तीर्थकर भगवान नेमिनाथ की जीवन-घटनाओो का परिचय दिया 
हुमा है । नेमिनाथ यदुवशी क्षत्री थे भर थे कृष्ण के चचेरे भाई । उन्होंने पशुओो के बंधन खुलवाए ओर ससार की 
ग्रसारता को देख, वेरागी हो तपश्चरण द्वारा भ्रात्म-शोधन किया, सर्वज्ञ और स्वंदर्शी बने, और जगत को आत्म- 
हित करने का सुन्दरतम मार्ग बतलाया । उनका निर्वाण स्थान ऊर्जयन्त गिरि या र॑वतगिरि है जो आज भी नेमि- 
नाथ के प्रतीत जीवन की भॉको को प्रस्तुत करता है। तीर्थंकर नेमिकुमार को तपश्चर्या और चरण रज से वह 
केवल पावन ही नही हुआ, किन्तु उसकी महत्ता लोक में प्राज भी मौजूद है । 
इस ग्रन्थ की रचना योगिनीपुर (दिल्ली) से उत्तर की शोर वसे हुए किसी निकटवर्ती नगर का नाम था 
जो पाठ की भ्रशुद्धि के कारण ज्ञात नही हो सका । ग्रन्थ की रचना उस नगर के निवासी गोयल गोत्रीय भ्रग्रवाल 
वशी महाभव्य साहु लाहा के पुत्र संघाधिप साहु लोणा की प्रेरणा से हुई है। ग्रन्थ की प्रायन्त प्रशस्तियों मे साहु 
लोणा के परिवार का संक्षिप्त परिचय कराया गया है । / 


कबि ने प्रन्थ में झपने से पूर्ववर्ती विद्वानों प्लौर उनके कुछ ग्रन्थो का उल्लेख किया है, देवनरि 
जैनेन्द्र व्याकरण, जिनसेन (महापुराण) रविषेण (जैन रामायण-पद्मचरित) कमलकीति ब इनके 
चन्द्र का नाम्ोल्लेख है । जिनका पट्‌टाभिषेक कनकगिरि वर्तमान सोनागिरि में में हुआ था! 


5 (29040 ४* 52 ७७७७७७//एशश"श"श"श"शणशशणणाशाशशश/शशशणाा ता कार भा, 


दे (पृज्यपाद) 
पट्ठधर शुभ- 
कब न! । साथ ही कवि 
१. कमल कित्ति उत्तम लमघारठ, भष्वह-भव-प्रबोशिहितारछ।... 7 7/ह7०" 
तस्स पट्ट कशयटि्‌ठ प्रिष्ठिउ, सिरि-सहचद सु-तव-उक्कद्विउ ॥ 








हरिवश पु० प्र० 


ह(वीं, १६ढों, १0वीं और १८वीं शताब्दी के भाषाये, भटष्टारक और कवि ४७३ 


ने प्रपने रिट्ठणे सिचरिउ से पहले बनाई हुई झपनी निम्न रचनाप्नों के भी नाम दिये हुए हैं। महापुराण, भरत-सेना- 
पति चरित (मेघेश्वर चरित) जसहरचरिएउ (यशोधरचरित) वित्तसार, जीवंधर चरिठ और पासचरिउ का नामो- 
ल्लेख किया है। ग्रन्थ में रचनाकाल नही दिया, इसलिए यह निश्चित बतलाना तो कठिन है कि यह ग्रन्थ कब बना ? 
फिर भी प्रन्य सूत्रों से यह प्रमुमान किया जा सकता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ विक्रम की १५वीं शताब्दी के प्रन्तिम चरण 
या १६वीं के प्रथम चरण मे रचा गया है। 

प्रस्तुत 'घणकुमार चरिउ' में चार सन्धियां और ७४ कडवक हैं। जिनकी इलोक सरूया ६०० इलोको के 
लगभग है जिनमें धनकुमार की जीवन-गाथा अकित की गई है। प्रस्तुत प्रन्थ को रचना झ्रारौन जिला ग्वालियर 
निवासी जेंसवाल बंशी साहु पुण्यपाल के पुत्र साहु भुल्लण की प्रेरणा एवं अनुरोध से हुई है। श्रतएवं वक्त ग्रन्थ 
उन्हीं के नामाकित किया गया है। ग्रन्थ की भ्राद्य प्रशस्ति मे साहु भुल्लण के परिवार का विस्तुत परिचय कराया 
गया है। 

इस ग्रन्थ की रचना कब हुई ? यह ग्रन्थप्रशस्ति पर से कुछ ज्ञात नहीं होता; क्योकि उसमें रचना काल 
दिया हुआ नही है । किन्तु प्रशस्ति में इस ग्रन्थ के पूर्ववर्ती रचे हुए ग्रन्थी के नामो में 'गेमिजिणिद चरिउ' (हरिवश 
पुराण) का भी उल्लेख है इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ उसके बाद बनाया गया है । 

जमहर चरिउ' मे ४ सन्धियाँं और १०४ कडव॒क है जिनकी इलोक सख्या €७७ के लगभग है । ग्रन्थ में 
योधेय देशके राजा यशोधर ग्रोर चन्द्रमती का जीवन परिचय दिया हुआ है । ग्रन्थ का कथानक सुन्दर और हृदय- 
ग्राही है ग्रोर वह जोव दया की पोषक वार्ताओ्ों से ओत-प्रोत है | यद्यपि राजा यशोधर के सम्बंध में सस्कृत भाषा में 
अनेक चरित ग्र्य लिखे गए है जिनमे आज।र्य सोमदेव का 'यशस्तिलक चम्पू' सबसे उच्चकोटि का काव्य-प्रन्थ है 
परन्तु अवश्रश भाषा को यह दूसरों रचना है प्रथम ग्रन्थ महाकवि पुष्पदन्त का है। यद्यपि भ० श्रमरकी्ति ने भी 
जमहर चरिउ' नाम का ग्रन्थ लिखा था; परतु वह प्रभी तक अनुपलब्ध है। ऐ० प० सरस्वती भवन व्यावर में 
इसकी सचित्र प्रति विद्यमान है । 

इस ग्रन्थ की रचना भट्‌टारक कमलकौति के अनुरोध से तथा योगिनीपुर (दिल्ली) निवासी अग्रवाल 
वंशी साहु कमलसिहह के पुत्र साहु हेमराज को प्रेरणा से हुई है। झ्रतएवं ग्रन्थ उन्ही के नाम किया गया है। उक्त 
साहु परिवार ते गिरनार जी की तीर्थयात्रा का संघ चलाया था। ग्रन्थ की आद्यन्त प्रशस्ति मे साहु कमर्लासह के 
परिवार का विस्तृत परिचय कराया गया है | कवि ने यह ग्रन्थ लाहडपुर के जोधा साहु के विहार में बंडकर बनाया 
है, सौर उप्ते स्‍्वय 'दयारक्षमर गुणपव्ितत -प वित्र दयारूपी रस से भरा हुआ बतलाया है । 

'अणथमी कहा' में रातिमोजन के दोषों श्रौर उससे होने वाली व्याधियो करा उत्नेख् करते हुए लिखा है 
कि दो घडी दिन के रहने पर श्रावक लोग भोजन करे; क्योकि सूर्य के तेज का मद उदय रहनेपर हृदय-कमल सकु- 
चित हो जाता है अतः रात्रि भोजवके त्याग का विधान धामिक तथा शारीरिक स्त्रास्थ्य की दृष्टि से किया गया है 
जैसा कि उसके निम्त दो पदूयो से प्रकट है :-- 

“जि रोय-दलहिय दीण भ्रणाह, जि कुटठ-गलिय कर करण सबवाह । 
वृहगग जि परियण्‌ बग्गु श्रणेहु, सुरमणिहि भोयण फलु जि मुणेहु । 
घड़ी दुई वासर थक्‍कई जास, सुभोयण सावय भुर्जाह ताम। 
विवायर तेज जि मंदउ होइ, सकुच्चइई चित्तहु कमलु जिव सोह ।” 


कथा रचने का उद्देश्य भोजन सम्बन्धो प्रसंयम से रक्षा करना है, जिससे आत्मा धामिक मर्यादाओों का 
पालन करते हुए शरीर को स्वस्थ बनाये रसे। 


भसिद्धांतार्थशा र' का विषय भी सैद्धांतिक है भौर भ्रपशञ्न श के गाथा छद में रचा गया है। इसमे सम्यस्दशंन 
जीव स्वरूप, गुणस्थान, व्रत, समिति, इंद्रिय-निरोध पआ्रादि प्रावश्यक क्रियाभों का स्वरूप, भ्रट्ठाईस मूलग्रुण, प्रष्ट- 
कर्म, द्वादशांगश्न्‌ त, लब्धिस्वरूप, दादशानुप्र क्षा दशलक्षणधर्म; और ध्यानों के स्वरूप का कथन दिया गया है। इस 
ग्रन्य की रचना वणिकवर श्र ष्ठ़ो सेभसी साहु या ब्राहु खेमजन्द्र के निभित्त की गई है। परन्तु खेद है कि उपलब्ध ग्रन्थ 


डछ४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास->भाथ २ 


का भ्रंतिम भाग खड्ित है| लेखक ने कुछ जगह छोड़कर लिपि लक की प्रतिलिपि कर दी है। प्रन्थ के शुरू में 
कवि ने लिखा है कि यदि मैं उक्त सभी विषयों के कथन में स्खलित हो जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। 
यह ग्रन्थ भी तोमर बंशी राजा कीतिसिह के राज्य में रचा गया है । 

'वत्तसार' में छह सर्ग था भ्रक (प्रध्याय) है। ग्रन्थ का अन्तिम पत्र श्रुटित है जिसमें ग्रन्थकार की प्रशस्ति 
उल्लिखित होगी । यह ग्रन्थ अपभ्रंश के गाथा छंद में रचा गया है, जिनकी सख्था ७५० है। बीच बीच में सस्कृत 
के गदय-पद्यमय वाक्य भी ग्रन्थांतरों से प्रमाण स्वरूप में उद्धत किये गये हैं। प्रथम अधिकार में सम्यग्दर्शन का 
सुन्दर विवेचन है, झौर दूसरे ब्रधिकार में मिथ्यात्वादि छह गुणस्थानों का स्वरूप निर्दिष्ट किया है। तीसरे प्रधिकार 
में गोष गण-स्थानों का और कमंस्वरूप का वर्णन है। चौथे अ्रधिकार में बारह भावनाप्रों का कथन दिया हुभा है । 
पाँचवे झंक में दशलक्षण धर्म का निर्देश है और छठवे प्रध्याय में ध्यान की किधि श्लौर स्वरूपादि का सुन्दर विवेचन 
किया गया है। ग्रन्थ सम्पादित होकर हिन्दी झनुवाद के साथ प्रकाश्ष में श्राने वाला है । 

धपुण्णासव कहा कोष में १३सधियां दी हुई हैं जिनमें पृण्य का आख्रव करने वाली सुन्दर कथाश्रो का सकलन 
किया गया है । प्रथम सन्धि में सम्यक्त्व के दोषो का वर्णन है, जिन्हे सम्यक्त्वी को टालने की प्रेरणा की गई है। दूसरी 
संधि मे सम्यकत्व के निशशकितादि अष्ट गुणो का स्वरूप निदिष्ट करते हुए उनमे प्रसिद्ध होने वाले प्रंजन चोर का 
चित्ताकषंक कथानक दिया हुआ है तीसरी सधि में निकाक्षित और निविचिकित्सा इन दो भ्रगो में प्रसिद्ध होते वाले 
झनन्तमती झ्लौर उदितोदय राजा की कथा दी गई | चौथी सधि मे पमृढदृष्टि श्रौर स्थितिकरण प्रग में रेवती रानी 
झ्रौर श्र णिक राजा के पुत्र वारिषेण का कथानक दिया हुआ है । पाचवी सन्धि में उपगृूहन झ्रग का कथन करते हुए 
उसमें प्रसिद्ध जिनभक्त सेठ की कथा दी हुई है। सातवी सन्धि में प्रभावना भ्रग का कथन दिया हुआ है। भाठवी 
सधि में पूजा का फल, नवमी सधि में पंचनमस्कार मत्र का फल, दशवी सधि में आ्रागमभक्ति का फल और ग्या रहवी 
सधि में सती सीता के शील का वर्णन दिया हुआ है। बाहरबी सन्धि में उपवास का फल और १३वीं सधि में पात्र- 
दान के फल का वर्णन किया है । इस तरह ग्रन्थ की ये सब कथाये बड़ी ही रोचक और शिक्षाप्रद है। 

इस ग्रन्थ का निर्माण श्रग्नवाल कूलावतस साहु नेमिदास की प्रेरणा एवं अनुरोध से हुआ है और यह ग्रन्थ 
उन्ही के नामाकित किया है। ग्रन्थ की आ्रादुयन्त प्रशस्तियों मे नेमिदास श्रौर उनके कुटुम्ब का विस्तृत परिचय दिया 
हुआ है । और बतलाया है कि साहु नेमिदास जोइणिपुर (दिल्ली) के निवासी थे भ्ौर साहु तोसउ के चार पुत्रो में 
से प्रथम थे | नेमिदास श्रावक ब्रतो के प्रतिपालक, शास्त्रस्वाध्याय, पात्रदान, दया झौर परोपकार शझ्रादि सतकार्यों 
मे प्रवृत्ति करते थे । उनका चित्त समुदार था और लोक मे उनकी घामिकता और सुजनता का सहज ही आभास 
हो जाता है, और उनके द्वारा अगणित मूर्तियों के निर्माण कराये जाने, मन्दिर बनवाने भर प्रतिष्ठि।दि महोत्सव 
सम्पन्त करमे का भी उल्लेख किया गया है । साहु नेमिदास चत्द्रवाड़ के राजा प्रतापरुद्र से सम्मानित थे" । वे 
सम्भवतः उस समय दिल्ली से चन्द्रवाड चले गए थे, और वहा ही निवास करने लगे थे उनके झन्य कटम्बी जन उस 
समय दिल्ली में ही रह रहे थे राजा प्रतापरुद्र चौहान वशी राजा रामचद्र के पुत्र थे, जिनका राज्य विक्रम सं० 

१४६८ में वहा विद्यमान था| ग्रन्थ में उसका रचनाकाल दिया हुपश्रा नही है, परन्तु उसकी रचना पनद्रहवीं 


77555 5फससफससससफक्‍उअउससस 3... नमक 





१ णिव पयावरुद सम्माणिउ--पुण्यास्रव प्रश्न ध्ति । 

२, चन्द्रवाड के सम्बन्ध मे लेखक का स्व॒तन्त्र लेख देखिए। स० १४६८ में राजा रामचन्द्र के राज्य मे चन्द्रवाड़ में अमर- 
कीति के षट्कर्मोंपदेश की प्रतिलिपि की गई थी, जो अब नागौर के भट्टारकीय शास्त्र भडार मे सुरक्षित है योर 
अथ सबत्सरे १४६८ वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण पचदश्यां शुक्रवासरे श्रीमच्चन्द्रपाट नगरे महाराजाधिराज श्रीराम बन्द देव- 
राज्ये। तत्र श्री कुदकुदाचार्यान्वेये श्री मूलसब गुजरगोष्ठि तिहुयनगिरिया साहु श्रो जगसीहा भार्या' सौमा तयो: पुत्रा: 
(चत्वाराः) प्रथम उर्देसोह (द्वितीय) अजेसीहि तृतीय पहुराज चतुर्थ खाह्मदेश । ज्येष्ठ पुत्र उदेसीह भा रतो, सस्य 
श्रयो: पुत्रा , ज्येष्ठ पुत्र देल्हा द्वितीय राम तृतीय भीखम ज्येष्ठ पुत्र देल्हा भार्या हिसे (तयो:) पुत्राः दरयो: ज्येष्ठ पुत्र 
हालू द्वितीय पृत्र श्रजुत श्ञानावरणी कम क्षयार्थ ह॒दं बट्कमोपदेश लिस्सपित । ५ ड 

भग्लपृष्ठि कटिग्रोवा सच्च दृष्टि रधो मुखं । कष्टेन लिसित धार यत्तेन परिपालबेत्‌॥ --ताबौर भढार 


(वो, १६हं, १७जां और १५४ीं क्रताब्दौ के आचार्य भट्टारक मौर कवि ४७५ 


हताब्दो के भंतिम वरण में हुई जान पड़ती है। क्योकि उसके बाद मुस्लिम शासकों के, हेमलो से चन्दवाड की श्री 
सम्पन्तता को भारी क्षति पहुंची थी । 

कवि ने ग्रन्थ की प्रत्येक संधि के प्रारम्भ में ग्रन्थ रचना में प्रेरक साहु नेमिदास का जयघोष करते हुए 
मंगल कामना की है। जैसा कि उसके निम्नपद॒यों से प्रकट है-- 

प्रतापरदनुप राज विश्व तस्च्रिकालदेबाचतव चिता शुभा । 
जनोक्तश्ञास्त्रामृतपानशुद्धधीः चिरं क्षितो नत्दतु नेमिदास: | ३ 
सत्कथि गुणानुरागो श्रेयांन्निव पात्रदानविधिदक्ष: 
तोसउ कुलनभचर्द्रो तन्‍्दतु निस्येव नेसिदासास्य: |४ा। 

ग्रन्थ प्रभी तक प्रप्रकाशित है, उसे प्रकाश में लाना भ्रावश्यक है । 

'जीवधर चरिउ' में तेरह सचिया दी हुई हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में दर्शनविशुद्धधादि घोडशकारण भावनाओं का 
कल वर्णन किया गया है । उनका फल प्राप्त करने वाले जीवधर तीर्थंकर की रोबक कथा दी गई है । प्रस्तुत जोब- 
धर स्वामी पूर्व विदेह क्षेत्र के भ्रमरावती देश में स्थित गधर्वराउ (राज) नगर के राजा सीमंधर झ्रोर उनको पढ्ट 
महिषी महादेवी के पुत्र थे । इन्होने दर्शनविशुद्धादि पोडश कारण भावनाश्रों का भक्तिभाव से चितन किया था, 
जिसके फलस्वरूप वे धर्म-तीर्थ के प्रवर्तक तोर्थंकर हुए। प्रन्थ का कथा भाग बड़ा ही सुन्दर है। परल्तु ग्रथ प्रति 
भ्रत्यंत अ्रशुद्धरूप में प्रतिलिपि की गई है जान पड़ता है । प्रतिलिपिकार पुरानी लिपि का प्रभ्यासी नही था। प्रतिलिपि 
करवा कर पुनः जांच भी नही की गई । 

इस ग्रथ का निर्माण कराने वाले साहू कुन्धथदास है, जो सम्भवतः ग्वालियर के निवासी थे। कवि ने इस 
ग्रन्यको उक्त साहु को "श्रवण भूषण प्रकट किया हैं। साथ ही उन्हें श्राचार्य चरण सेवी, सप्त व्यसन रहित, त्यागी 
धवलकीति वाला, शास्त्रो के भर्थ को निरतर अवधारण करनेवाला भ्रौर शुभ मती बतलाते हुए उन्हे साहु हेमराज 
श्र मोल्हा देवी का पुत्र बतलाया गया है। कवि ने उनके चिरंजीव होने की कामना भी की है जैसा कि द्वितीय संधि 
के प्रथम पद्य से ज्ञात होता है । 

जो भत्तो सूरिषाए विसजसगसया जि विरसा स एयो। 
जो च्ाई पुत्त दाणे ससिपह धवलो कित्ति वल्लिकु तेजो । 
जो नित्यो सत्य-प्रत्थे बिसय सुहमई हेसरायस्स ताश्ो। 
सो मोल्ही भंग जाप्नो 'भववु इहू धुवं कृथुपासों चिराधो | 

'सिरिपालचरिउ' या सिद्धचक्र बिधि' में दश सबप्षियाँ दी हुई हैं, भ्रौर जिनकी प्लानुमानिक इलोक संख्या 
दो हजार दो सो बतलाई है। इसमें चम्पापुर के राजा श्रीपाल ध्लौर उनके सभी साथियों का सिद्धचक्रव्नत (अष्टा- 
ह्िका ब्रत) के प्रभाव से कुष्ठ रोग दूर हो जाने प्लादि की कथा का विज्रण किया गया है और सिद्धचकतब्रत का 
माहात्म्य ख्यापित करते हुए उसके श्रनुष्ठान की प्रेरणा की गई है। प्रन्थ का कथाभाग बड़ा ही सुन्दर श्लौर चित्ताकर्षक 
है । भाषा सरल तथा सुबोध है । यवृयप्ति श्लरीपाल के जीवन परिचय झौर सिद्धचक्रत्नत के महत्व को चित्रित करने 
वाले संस्कृत, हिंदी गुजराती भाषा में श्रमेक ग्रन्थ लिखे गए हैं। परंतु श्रपश्नश्ञ भाषा का यह दूसरा ग्रन्थ है। 
प्रथम ग्रन्थ पंडित तरसेन का है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ ग्वालियर निवासी श्रग्रवाल वंशी साहु बादू के चनुर्थ पुत्र हरिसी साहु के श्रनुरोध से बनाया 
है कवि ने प्रशस्ति में 06: "8 को संक्षिप्त परिचय भी भर केत किया है| कवि ने ग्रन्थ की प्रत्येक संधियो के प्रारम्भ 

संस्कृत पदयों में अन्ध में प्र रक् उगत सोहु को यशौंगान करते हुए उनकी मंगल कामना की है। जैसा कि 
ऊवीं संधि के निम्न पदुँय से प्रंकट हैं | 

यः सत्य बबति कतानि कुछते शास्त्र पहंत्त्यादरात्‌ 

भोह युरूणति गशछति स्थ समय परे तिरीहं पद 





४७६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 
पाप॑ लुम्पति पाति जीवनिवह ध्यानं समालम्बते । 
सो5य नवतु साधुरेव हरषी पुष्णाति धर्म सदा। 


--सिद्धचक्र विधि (श्रीपालच० सधि ७) 
कथि को श्रन्य कृतियां 


इन ग्रन्थों के श्रतिरिक्त कवि की 'दश लक्षण जयमाला' ओर 'पोडशकारण जयमाला' ये दोतों पूजा ग्रन्थ 
भी मुद्रित हो चुके है। इनक सिवाय पञजुण्ण चरिउ, सुदसणचरेउ, करकण्ड्चरिउ ये ताता ग्रन्थ ग्रभो अनुपलब्ध है । 
इनका अन्वेषणकार्य चालू है । । 'सो5ह थुद' नाम की एक छोटी-सी रचना भी अनेबात में प्रकाशित हा चुकी है । 

अभी श्रभी सूचना प्राप्त हुई है कि रइधू कवि का तिसट्ठि पुरिस गुणालक्ार (महापुराण) ग्रन्थ बाराबको 
के शास्त्र-भण्डार से प० कैलाशचन्द्र सि० छा० को प्राप्त हुआ है, जिसकी पत्र सख्या ४६५ है, ५० सधियां, १३५७ 
कदवक है । यह प्रति स० १४६६ की लिखी हुई है । 

कवि २इधू ने श्रपने से पूर्ववर्ती कवियो का अपनी रचनाओं में ससम्मान उल्तेख किया है' । उनके नाम 
इस प्रकार हैं--१ देवनन्दी (पूज्यपाद) २ रविपेण ३ चउम्ुह्‌ ४ द्वोण ५ स्वयभूदेव, ६ वजगेस, ७ पुस्नाट सघी 
जिनसेन ८ पुष्पदन्त & और दिनकर सेन का श्रनग चरित। इनमें से अधिकाश कवियों का परिचय इसी भ्रथ मे 
प्न्‍न्यत्र दिया हुआ है । 


फर्षि हरिचन्द 
कवि हरिचन्द का वह्ष श्रग्रवाल है। पिता का नाम जड़ आर माता का नाम बीह्टादेवी था। कबि ने 
प्रपने गुरु का कोई उल्लेख नही किया । ह 
कवि की एक मात्र रचना “अ्रणत्थमिय कहा' है। प्रस्तुत कथा मे १६ कडवक दिये हुए है, जिनमे रात्रि 
भोजन से होने वाली हानियों को दिखलाते हुए उसका त्याग करने की प्रेरणा को गई है और बतलाया हे कि जिस 
तरह झन्धा मनुष्य ग्रासकी शुद्धि भ्रशुद्धि सुन्दरता श्रादि का अवलोकन नहीं कर सकता । उसी प्रकार सूर्य के अस्त 
हो जाने पर रात्रि मे भोजन करने वाले लोगो से कीड़ी, पतगा, भीगुर, चिउटो, डास मच्छर आदि सूक्ष्म और स्थल 
जीवो की रक्षा नही हो सकतो । बिजली का प्रकाश भी उन्हें राकने में समर्थ नहीं हां सकता। रात्रि प्र भोजन करने 
से भोजन में उन विषले जीवो के पेट मे चले जाने से श्रनेक तरह के रोग हो जाते है, उनसे घारीरिक स्वास्थ्य को 
बडी हानि उठानी पड़ती है। भरत. घामिक दृष्टि और स्वास्थ्य का दृष्टि से रात्रि मे भोजन का परित्याग करता 
हा श्रयस्कर है जंसा कि कवि के निम्न पद्य से स्पप्ट है -- हु 
जिहि दिट्टि णय सरइ अ्ंधुजेस, नहि गास-सुद्धि भण होय केध ! 
किसि-कोड-पयंगइ मिगुराह पिप्पीलइ डसह मच्छिराह । 
खज्जूरइ कण्णसलाइयाई अ्रवरइ जीबइ जे बहु सयाइ । 
प्रण्णाणी णिसि भुंजंतएण, पसु सरिस्‌ धरिएउ भश्रप्पाण तेण ॥ 
घसा--_ जवालि विदीणउकरि उज्जोबउ श्रहिउ जीउ संभवई परा । 
भमराई पयंगइ बहुविह भंगह मंडिय दीसइ' जित्थु घरा ॥५॥ 
कवि ने ग्रन्थ मे रचनाकाल नहीं दिया। परन्तु रचता पर से वह रचना १५वीं शताब्दी की जान पडतो है। 


भ० पद्मननन्‍्दी 
ह न पद्ननन्दी भट्टारक प्रभाचन्द्र के पट्टधर विद्वान थे'। विशुद्ध सिद्धान्तरत्नाकर और प्रतिभा द्वारा 
प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए थे। उनके शुद्ध हृदय में अभेद भाव से श्रालिज्ञन करती हुई ज्ञान रूपी हसी आनन्दपूर्वक 
१. बिशेष परिचय के लिए देखिए, अनेकान्त वर्ष प्यकारित हक 6 - 
अभिननदन ग्रन्थ १० कह । हे 'त वर्ष ६ किरण & में प्रकाशित महाकवि रइश्नू नाम का लेख । तथा वर्णी 
२. श्रीमत्थभा चन्द मुनीन्द् पट्ट , शश्वत प्रतिष्ठा प्रतिभागरिष्ठ: । 
विशुद्धसिद्धान्तरहस्यरत्नरत्नाकरानन्दतु पद्चनन्दी ॥| . --धशुभचन्द पट्टावली 





१४वीं १६वीं १७एीं मौर १८वीं शताब्दी के अचाय॑, भट्टारक और कवि 9७५ 


क्रीड़ा करती थी वे स्पाद्वाद सिन्‍्धु रूप ध्रमृत के वर्धक थे। उन्होंने जिनदीक्षा घारण कर जिनवाणों और पृथ्वी को 
पवित्र किया था। महाब्रती पुरन्दर तथा ज्षान्ति से रामाकुर दग्श करने वाले वे परमहस निग्नंन्थ, पुरुषार्थ शालो, 
पधशेष शास्त्रश्ञ सवेहित परायण मुनिश्रेष्ट पद्मनन्दी जयवन्त रहें ।* इन विशेषणों से पद्मनन्दी की महत्ता का सहज 
ही बोध हो जाता है । इनकी जाति ब्राह्मण थी । एक बार प्रतिष्ठा महोत्सव के समय व्यवस्थापक गृहस्थ की प्रविद्य- 
मानता मे प्रभाचन्द्र ने उस उत्सव को पट्टाभिषेक का रूप देकर पद्मनन्दी को श्रयों पट्ट पर प्रतिष्ठित किया था । 
इनके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने का समय पट्टावली में स० १३८५ पौष शुक्ला सप्तमी बतलाया गया है। वे उस 
पट्ट पर संवत्‌ १४७३ तक तो आासीन रहे हो है। इसके श्रतिरिक्त ओर कितने समय तक रहे, यह कुछ ज्ञात नही 
हुआ, और न यह ही ज्ञात हो सका कि उनका स्वर्गंवास कहा झौर कब हुआ है ? 

कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि पद्मनन्दी भट्टारक पद पर स० १४६५ तक रहे है । इस सम्बन्ध में 

उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण तो नही दिया, किन्तु उनका केवल वैसा अनुमान मात्र है ओर यह भी सभव है कि पटूट पर 

शुभचन्द्र को प्रतिष्ठित कर प्रतिष्ठादि कार्य सम्पन्न किये हो कुछ समय और अपने जावन से भूमडल को अलकृत 
करते रहे हो | अत, इस मान्यता में कोई प्रामाणिकता नही जान पड़ती । क्योकि सबत्‌ १४७३ को पद्मकीति रचित 
पाश्वंनाथ चरित की प्रशस्ति से स्पष्ट जाना जाता है कि पद्मनन्दी उस समय तक पट्ट पर विराजमान थे, जैप्ता कि 
प्रशस्ति के निम्न वाक्य से प्रकट है-- 

“कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० श्रो र॒त्नकीति देवास्तेषां पट्टे भट्टारक श्री प्रभाचन्द्र देवा तत्पट्टे भ० स्री पद्म 
पन्दि वेबास्तेषां पट्ट प्रवतंमाने--' (मुद्रित पाश्वंनाथ चरित प्रश॒स्ति) 


इससे यह भी ज्ञात होता है कि पद्मनन्दी दीर्घजीवी थे। पट्टावली में उनकी भ्रायु नित्यानवे वर्ष श्रद्धाईस 
दिन की बतलाई गई है श्रौर पट्टकाल पंसठ वर्ष झ्ाठ दिन बतलाया है । 

यहाँ इतना श्र प्रकट कर देना उचित जान पडता है कि वि० स० १४७९ में असवाल कवि द्वारा रचित 
'पासणाहचरिउ' मे पद्मनन्दी के पट्ट पर प्रतिष्ठित होने वाले भ० शुभचर्द्र का उल्लेख निम्न वाक्‍यों मे किया है-- 
“तहो पट्ट बर ससिणामें सुहूसस म्‌णि पयपंकयचद हो । चूंकि स० १४७४ में पद्चनन्दी द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति लेख 
उपलब्ध है, श्रत. उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पद्मनन्दी ने स० १४७४ के बाद श्लौर स० १४७६ से पूर्व किसी समय 
शुभचन्द्र को अपने पद पर प्रतिष्ठित किया था। 

कवि भ्रसवाल ने कुझाते देश के करहल नगर में सं० १४७१ में होने वाले प्रतिष्ठोत्सव वा उल्लेख किया 
है। श्रौर पद्मनन्दी के शिष्य कवि हलल्‍ल या जयमित्र हलल द्वारा रचित 'मल्लिणाह काव्य की प्रजसा का भी उल्लेख 
किया है । उक्त ग्रन्थ भ० पद्मनन्दी के पद पर प्रतिष्ठित रहते हुए उनके शिष्य द्वारा रचा गया था। कवि हरिचन्द 
ने अपना वर्धमान काव्य भी लगभग उसी समय रचा था । इसी से उसमे, कबि ने उनका खुला यशोगान किया है:-- 

'पदूमणं दि मुणिणाह्‌ गणिवहु, चरण सरण गृरु कट हरिइंदहु' 

--(वर्भभान काव्य) 

प्रापके प्रनेक शिष्य थे, जिन्हें पद्मनन्दी ने स्वय शिक्षा देकर विद्वान बनाया था। भ० शुभचन्द, तो उनके 
१. हंसोज्ञानमर।लिका समसभा इलेषप्रभूतादुभुता । 
नन्द क्रीडति मानसेति बिशदे यस्यथातिश सब्बेंतः ।। 
स्थाद्ादाभृत सिन्‍्धुवर्धनविधौ श्रीमप्रभेन्दुप्रभा: । 
पट्ट सूरि मतत्लिका स जयतात्‌ श्रीपध्मतन्दी मुनि: ॥। 
महाक़त पुरन्दरः प्रश्मदग्ध रोगाऊ कुर: । 
स्‍्फुरत्परमपौरुष. स्थितिरशेषज्ञास्त्राथवित्‌ 
यशोभर मनोहरीकृत समस्तविष्यम्भर: । 
परोपकृति तत्वरो जयति पद्चतम्दीदशर: ।॥॥ - शुभचन्द्र पट्टावली 


जलन न न नल नम नननन नर +« 





ह जैम धर्म का प्राथीन इतिहास--भाग र 


पंदुटधर शिष्य थे हीं, किम्तु प्रापके भ्रम्य तीन शिष्यों से भट्टारक पदों की तीन परम्पराए प्रारम्भ हुई थी जिनका 
धागे शासा-प्रशाखा रूप में विस्तार हुआ है । भट्टारक झुभचन्द दिल्ली परम्परा के विद्वान थे। इनक द्वारा 'सिद्ध- 
चक' की कथा रची गई है ।१ जिसे उन्होंने सम्पग्दृष्टि जालाक के लिये बनाई थी। भ० सकलकीति से ईडर को गद्दी 
प्रौर देवेन्द्रमीति से घुरत की गद्दी की स्थापना हुई थी। चूकि पद्मनन्दी मूलसघ के विद्वान थे ब्रत, इतकी परम्परा 
से मूल सघ की परम्परा का विस्तार हुआआ। पद्मतन्दी अपने समय के अच्छे विद्वान, विचारक श्रौर प्रभावशाली 
भट्टारक थे । म० सकलकीति ने इनके पास आठ वर्ष रहकर धर्म, दर्शन, छन्‍्द, काव्य, व्याकरण, कोष, साहित्य 
भ्रादि का ज्ञान प्राप्स किया था श्र कविता में निपुणता प्राप्त की थी । भट्‌टारक सकलकाति न अपनी रचनाओरो में 
उनका स-सम्मान उल्लेख किया है पद्मनदी केवल गद्दी घारी भटद्टारक ही नही थे, किन्तु जेन सस्क्ृति के प्रचार एव 
प्रसार में सदा सावधान रहते थे । 

पह्मनन्दी प्रतिष्ठाचार्य भी थे। इनके द्वारा विभिन्‍न स्थानों पर ग्रनेक मूर्तियों को प्रतिष्ठा की गई थी । 
जहां वे मंत्र-तत्र बादी थे, वहा वे अत्यन्त विवेकशील और चतुर थे। आपके द्वारा प्रतिप्ठित मू्तियाँ वि।भन्‍्त स्थानों 
के मन्दिरों में पाई जाती है। पाठकों की जानकारी के लिये दो मूर्ति लेख नीचे दिये जाते है'-- 

१ आदिनाथ--ओं संवत १४५० बैशाख सुदी १२ ग्रो श्री चहुवाण बह कुशेशय मार्तण्ड सारवे विक्रमस्य 
श्रीमत स्वरूप भूषपास्वय भु डवेवात्मजस्प भूषज शक्रस्थ श्री सुवानूपतेः राज्ये प्रवर्तमाने श्री मलसघे भ० श्री प्रभा- 
चन्द देव, तत्पट्टे श्री पदसनन्दि देव तदुपदेशे गोलाराडास्थंये------ 

- (भट्टारक सम्प्रदाय ८६२) 

२ शभ्ररहंत- हरितवर्ण कृष्णमृति- सं ० १४६३ वर्ष माघ सुदी १३ शुक्र श्री मूल संघे ५टटाचार्य श्री पद्म 
सन्दि देवा गोलाराडान्बये साधु नागदेव सुत------॥ (इटावा के जन मूति लेख--प्राचीन जेन लेख सम्रह पृ० ३८) 


ऐतिहासिक घटना 
भ० पद्मनस्दी के सानिध्य में दिल्ली का एक सघ गिरनार जी की यात्रा को गया था। उस समय दइनताम्बर 
सम्प्रदाय का भी एक सघ उक्त तीर्थ की याज्रार्थ वहां म्राया हुआ था। उस समय दोना सघा में यह विवाद छिड़ 
गया कि पहले कोन वन्दना करे, जब विवाद ने तुल पकड़ लिया और कुछ भी निर्णय न हो सका, तब उसके शम 
नार्थ यह यूक्ति सोची गई कि जो सध सरस्वती से अपने को 'झ्राद्य कहला दंगा, वही सघ पहल यात्रा को जा सकगा 
प्रत: भट्टारक पद्मनन्दी ने पाषाण की सरस्वती देवी के मुख से 'ग्राद्य दिगम्बर' शब्द कहला दिया, परिणामरवरूप 
दिगम्बरों ने पहले यात्रा की, श्लौर भगवान नेमिनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा की । उसके बाद इवताम्बर सम्प्रदाय ने 
की । उसी समय से बलात्कारगण की प्रसिद्धि मानी जाती है । वे पद्य इस प्रकार है .-- 
पद्मनन्वि गुररुर्जातोी बलात्कारगणाप्रणी। 
पाधांणघटिता येन वादिता श्री सरस्वती ॥॥ 
ऊर्जयन्त भिरौ तेन गरुछः सारस्वतो5भवत । 
प्रतस्तस्मे मुनीन्द्राय नमः क्री पदमनन्दिने ॥ 
यह ऐतिहासिक घटना प्रस्तुत पद्चनन्दी के जीवन के साथ घटित हुई थी । पद्चनन्दी नाम साम्य के कारण 
कुछ विद्वानों ने इस घटना का सम्बन्ध आचार्य प्रवर कुन्दकुन्द के साथ जोड़ दिया। वह ठोक नही है, क्योकि 
कुन्दकुन्दाचार्य मूल सघ के प्रवर्तक प्राचीन मुनि पुंगव हैं श्रोर घटनाक्रम भ्र्वांचीन है। ऐसी स्थिति मे यह घटना 
प्रा० कुन्दकुन्द के समय की नहीं है। इसका सम्बन्ध तो भट्टारक पश्चनन्दी से है। 





१. श्रीपशनन्दी मुनिराजपट्ट शुमोपदेशी शुभचन्द्रदेवः । 
श्रीसिदचहृस्य कथाउवतारं चकार भव्याबुजभानुमाली ॥ 


[ जैनग्रन्थ प्रशास्ति सं० फा० | पुृ० ८८ ) 


न्‍ 


१५वीं, १६वीं, १७वीं और १८वीं शलाड़दी के आवराये, भट्टारक और कवि डक 
रचनाएं 


पद्यनन्दी की प्रनेक रचनाएं हैं। जिनमें देवजशास्त्र गुंर-पूजम संस्कृत, सिद्धपूणा सस्कृत, पद्मतन्दि श्रावका 
चारसारोदार, वर्धभानकाव्य, जीरापल्लि पार्वेनाथ स्तोत्र प्लौर भाषनाचतुविश)ति । इनके प्रतिरिक्त बीतराग 
स्तोत्न, शान्तिनाथ स्तोत्र भी पद्चतन्दी कृत हैं, पर दोनों स्तोत्रीं, देव-शास्त्र गुरु-पूजा तथा सिद्धपूजा में पद्मतन्दि का 
नामोल्लेख तो मिलता है, परन्तु उसमें भ० प्रभाचन्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता | जब कि बन्य रचनाझ्रों में प्रभा- 
चन्द का स्पष्ट उल्लेख है, इसलिये उन रचनाश्रों को बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत पद्मकनदों की ही रचनाएं 
नही कहा जा सकता । हो सकता है कि वे भी इन्ही की कृति रही हों । 

श्रावकाचा रसारोद्धार सस्कृत भाषा का पद्य बंद्ध ग्रन्थ है, उसमें तीन परिच्छेद हैं जिनमें श्रावक धर्म का 
प्रच्छा विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ के निर्माण में लम्बकंचुक कुलान्वयों (लमेचुवशज) साहू वासाधर प्रेरक हैं ।' 
प्रशस्ति में उनके पितामह का भी नामोल्लेख किया है जिन्होंने 'सुपकारसार' नामक ग्रथ को रचना को थी। यह 
ग्रन्थ अभी अनुपलब्ध है। विद्वानों को उसका अन्वेषण करना चाहिए। इस ग्रन्थ की प्रन्तिम प्रश्षस्ति में कर्ता ने साहू 
वासाधर के परिवार का अच्छा परिचय कराया है । और बतलाया है कि गोकर्ण के पुत्र सोमदेव हुए, जो चन्द्रवाड 
के राजा अ्रभयचन्द्र और जयचन्द्र के समय प्रधान मन्‍्त्री थे । सोमदेव की पत्नी का नाम प्रेमसिरि था, उससे सात 
पुत्र उत्पन्त हुए थे । वासाधर, हरिराज, प्रहलाद, महाराज, भवराज रतनार्य श्र सतनारझुय । इनमें से ज्येष्ठ पुत्र 
वासाधर सबसे अ्रधिक बुद्धिमान, धर्मात्मा और कतेव्यपरायण था। इनकी प्रेरणा श्रौर झाग्रह से हो मुनि पद्मनन्‍्दी ने 
उकनसे श्रवाकाचार की रचना की थी । साहू वासाधर ने चन्द्रवाड में एक जिनमन्दिर बनवाया था और उनकी प्रतिष्ठा 
विधि भी सम्पन्न की थी । कवि धनपाल के शब्दों में वासाधर सम्यग्दृष्टि, जिनचरणों का भक्त, जेनधर्म के पालन 
में तत्पर, दयालु, बहुलोकमित्र, मिथ्यात्वरहित श्रौर विशुद्ध चित्तवाला था। भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य धनपाल ने भी 
स० १४५४ में चद्रवाड नगर में उक्त वासाधर को प्रेरणा से अ्पञ्रंश भाषा में बाहुबलोचरित की रचना की थी* । 

दूसरी कृति वर्धमान काव्य या जिनरात्रि कथा है, जिसके प्रथम सर्ग में ३५६ झोर दूसरे सर्ग में २०५ 
इलोक है। जितमे अ्रन्तिम तीथंकर भगवान महावीर का चरित प्रंकित किया गया है, किन्तु ग्रन्थ में रचताकाल नही 
दिया जिससे उसका निश्चित समय बतलाना कठिन है। इस ग्रन्थ की एक प्रति जयपुर के पारवंनाव दि० जैन मदिर 
के शास्त्र भडार में अवस्थित है जितका लिपिकाल सं० १५१५ है धौर दूसरी प्रति स० १५२२ की लिखी हुई 
गोपीपुरा सूरत के शास्त्र भंडार में सुरक्षित है। इनके झतिरिक्त 'धनतश्रत कथा” भी भ० प्रभाचद्र के शिष्य पद्मनन्दो 
की बनाई उपलब्ध है। जिसमें ८5५ इलोक हैं । 

पष्चनन्दी ने ग्रनेक देशों, ग्रामों, नगरों श्वादि में विहार कर जन कल्याण का कार्य किया है, लोकोपयोगी 
साहित्य का निर्माण तथा उपदेशों द्वारा सम्मागे दिखलाया है। इनके शिष्य-प्रशिष्यों से जेनधर्म भौर संस्कृति की महती 
सेवा हुई है। वर्षो तक साहित्य का निर्माण, श(त्त्र भडारों का संकलन श्र प्रतिष्ठादिकायों द्वारा जैन ससकृति 
के प्रचार में बल मिला है। इसी तरह के प्रन्य भनेक संत्त हैं, जिनका परिचय भी जनसाधारण तक नहीं पहुंचा है । 
इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर पश्चनन्दी का परिचय दिया गया है चूँकि प्॑मतन्दी मूल सघ के विद्वान थे, वे 


दिगम्बर वेष में रहते थे और प्रपने को मुनि कहते थे। शोर ने मभाविष बधाशनय भमिदोध ध्रावार विधि का पालन 
कर जीवन यापत करते थे । 


करने बन. 2पनननमबलननन.2०भ 33 >रमनकन+न केबल लमन-न>ाकर32->33अभ. 4>८३--ब-नमनन ७+2»>+-े«>ना 
जज 


१. श्रीलम्बक्रेचुकुलप दम विका सभानु, सोम/त्मणजों दृरित॒दाश चयक्रशानु: । 
धर्मकसाधन परो भुवि भव्यवच्यु बशिभरों किजगते गुशरत्त शिम्धु:।। . --भाहुबलीबरित संधि ४ 
२. जिशणाह चरण भत्तो जिणघम्मपरो दकालोंए । 
सिरि सोमदेवतणाओं एंदठ वासद्धरों शिच्च । 
सम्मत्त जुत्तो शिणपायज्षत्तों दयालुरसो बहुलोभ बित्तो 


मिऋछुत्तवत्तों हुविशुद्धावित्तो वासावरो सादर पृस्कत्रिसो # “-कहभाही फरित रंणि ३ 





है जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-- भाग २ 


शिष्य परम्परा 
भ० पदष्मनन्दी के प्रनेक शिष्य थे उनमें चार प्रमुख थे। शुभचन्द्र उतके पट्टधर शिष्य थे। देवेन्द्र कीति 
ने सूरत में भट्टारक गद्दी स्थापत की थी। शिवनन्दी जिनका पूर्वनाम सूरजन साहु था। पद्मनरदी द्वारा दीक्षित 
होकर शिवनन्दी नाम दिया, जो बडे तपस्वी थे। धर्मध्यान श्ौर ब्रतादि मे सलग्न रहते थ । बाद में उनका स्वर्गे- 
वास हो गया था । चतुर्थ ' द्िष्य सकलकीति थे जिन्होंने ईडर मे भटटारक गद्दी स्थापित की थी | यह अपने समय के 
सबसे प्रसिद्ध और प्रतिभा सम्पन्न भट्‌टारक थे। दिगम्बर मुद्रा मे रहते थे । इन्होंने अनेक प्रतिष्ठाए , और झनेक 
ग्रल्यो वी रचना की है। इनकी शिप्य परम्परा भी पत्लवित रही है। भ० पद्मनन्दी द्वारा दीक्षित रत्नश्री' नाम की 
झ्रायिका भी थी | इस तरह पद्मनन्दी ने और उनकी शिष्य परम्परा ने जैन सरकृति की महान्‌ सेवा की है । 


भट्टारक यशःकोति 


यह काप्ठासघ माथुर गच्छ प्रौर पुष्कर गण के भट्‌टारक गुणकीति जिनका तपइचरण से शरीर क्षोण हो 
गया था, लघुश्राता और पट्टघर थे” । यह उस समय के सुयोग्य विद्वान और प्रतिष्टाचार्य थे। सस्कृत, प्राकृत और 
प्पश्रश भाषा के अच्छे विद्वानश्लौर कवि थे। अपने समय के अच्छे प्रभावशाली भरटारक थे। जैसा कि निम्न 
प्रशस्ति वाक्यों से प्रकट है -- 

“सुतास, पट्‌टभावरों वि झ्रायमत्थ-सायरो, रिसिस, गच्छणायको जयन्त सिक्‍्ख दायकों जसक्खकित्ति 
सु दरो प्रकपुणाय मदिरो, |” (पास पराणश प्र०) 

'तही बधड जसमुणि सीस्‌ जाउ, आयरिय पणासिय दोस, राउ ।' 

-हँरिवश पुराण 
“भव्व-कमल-सबोह प4्रगो तह पुण-तव ताब तविययगों । 
णिच्चोब्भासि य पवयण ग्रगो, वदिधि सिरि जस कित्ति ग्रस गो । 


+सनन्‍्मति जिन च॒० प्र० 
यश' कीति असग (परिग्रह रहित) थे, भौर भव्यरूप कमलो को विकसित करने के लिए सूर्य के समान थे 
वे यश. कीति वन्दनीय है । काष्ठासघ की पट्टावली मे उनकी अच्छी प्रशसा की गई है। उनकी गुणकी ति प्रसिद्ध भी 
वे पुण्य मूति, कामदेव के विनाशक और अनेक शिष्यो से परिपूर्ण, निग्न॑न्थ मुद्रा के धारक, जिनके चित्त मे जिन चरण 
कमल प्रतिष्ठित थे--जिन भवत थे और स्याद्वाद के सत्प्रेक्षक थे । ! 


इन्होने स० १४८६ में विवुध श्रीधर के सस्कृत भविष्यदत्त चरित्र और अपश्रण भाषा का 'सुकमाल चरित' 
गेंदों ग्रन्य लिखवाये थे ।) ड़ 

भट्टारक यश कीतिने स्वयभू कवि के खडित जीर्ण-शीर्ण दशा मे प्राप्त हरिवशपुराण (रिट्रणेमि चरिठ) 
का ग्वालियर के समीप कुमारतगर के जन मन्दिर में व्याख्यान करने के लिए उद्धार किया था” । उसमे उन्होने 


१. 8० १४०१ पट्ावली के प्रारम्भ मे सकल कीति को पद्मतन्दी का चनुर्ष विष्य बतलाया है । 5०४४ 

२ तहीो सीधु विद्धु गुण कित्तिणासु, तब तावे जासु शरीर खाम । े 
तहो बबव जस मुणि का 3203 वण, सिय दोसु-रा ॥ (हरिवशपराण ) 

३. स० १४८६ वर्ष आषाढ वदि ७ गुए दिने गोताचल दुर्गे राजा डगरेन्द्र सिह देव <ि ज मा 
माथुरान्वये पष्कर गणें आचार श्री सहस्नकीति बेवास्तत आज शी हर से 
निज ज्ञानवरणी क्रम क्षयार्थ इद भविष्यदत्त प्चमी कथा लिखापितम ॥” 0 यश की तिदेदारतिन 

(नयामदिर धर्मपुरा दिल्ली प्रति) तथा जैन ग्रन्य प्रशग्त संग्रह भा०२ पृ० ८३ 

४ त जसफ़ित्ति मुणिहिं, उद्धरियठ, णिए वि सत्तु हरिवत्तच्छरिठ । - 
णित गुरु सिरि-गुणकित्ति पसाएँ किउ परिपुण्ण मणहों अणाराएँ। 
सरह सरोद (१) सेठि आाएसे, कुमरिशायरि भाविठ सतिसेसे । 
गोवग्गिरिहे समीवे विस!|लए परिया रहे जिशबर चेयालए । 


सावय जशहोपुरठ बबखारिउ, दिहु मिच्छल मोहु ग्रवमाणिउ। -.हरिवश्श पुराश प्रश्मस्ति 


१४वीं, १६वां, १७वीं और १८वीं शताब्दी के आधाय, भट्टारक और कवि छंद है 


झपना नाम भी झकित कर दिया था | कवि रहध्‌ इन्हे भ्रपना गुरु मानते थे । 


समय 

सं० १४८२ में बंशाख सुदी १० के दिन योगिनीपुर (दिल्ली) के शाहजादा मुराद के राज्य में यश: कीति के 
उपदेश से श्रीधर की भविष्यदत्त कथा लिखवाई गई" । कवि का समय सवत्‌ १४८२ से १५०० तक उपलब्ध होता 
है। ध्त: कवि का समय १५वीं झाताब्दी सुनिश्चित है। क्योकि स० १५०० मे इन्होने हरिवशषुराण की रचना 
की है, उसके बाद वे कितने समय झ्नौर जीवित रहे यह कुछ ज्ञात नहीं होता । इनके भ्रनेक शिष्य थे | इनके पद्टधर 
शिष्य मलयकी ति थे । 


रचनाए 

इनकी इस समय चार रचनाए' उपलब्ध है। पाण्डवपुराण, हरिवशपुराण, जिनरात्रि कथा, भौर रबि- 
व्रत बथा । 

पाण्डव पुराण--इस ग्रन्थ में ३४ सन्धियाँ है जिनमें भगवान नेमिनाथ की जीवन-गाथा के साथ युधिष्टिर, 
भीम, भ्रज न, नकुल और सहदेव, और दुर्योधनादि कौरवो के परिचय से युक्त कौरवो से होने वाले महाभारत युद्ध में 
विजय, नेमिनाथ युधिष्ठिर, भीम झ्रौर झजु'न की तपरचर्या तथा निर्वाण-प्राप्ति, नकुल, सहदेव का सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त 
करना श्र बलदेव का ५ वे स्वर्ग में जाने का उल्लेख किया है । कवि यश'कीति विहार करते हुए नवग्राम नामक 
नगर में झ्ाये जो दिल्‍ली के निकट था? । कवि ने पाण्डबपुराण की रचना इसी नगर में शाह हेमराज के प्रनुरोध से सं० 
१४६६ कार्तिक शुक्ला अष्टमी बुधवार को समाप्त किया था! । शाह हेमराज गंय्यद मुत्रारिक शाह के मन्त्री थे 
यह सन्‌ १४५० में मुबारिक शाह का मन्त्री था । कवि ने ग्रन्थ निर्माण में प्रेरक हेमराज की सस्क्ृत पद्यो मे मगल 
कामना को है । इन्होने एक चेत्यालय भी बनवाया था।* उसकी प्रतिष्ठा सवत्‌ १४६७ पूर्व हुई थी। ग्रन्थ में नारी का 
वर्णन परम्परागत उपमानो से श्रलकृत है किन्तु शारीरिक सौन्दर्य का श्रच्छा वर्णन किया गया है--जाहे णियंति हे 
रइवि उक्खिज्जइ'--जिसे देखकर रति भी खीज उठती है | इतना ही नही किन्तु उसके सौन्दय से इन्द्राणी भी खिन्‍न 
ही जाती है-- लावण्णे वासवपिय जूरइ'। कवि ने जहाँ शरीर के बाह्य सौन्दर्य का कथन किया है वहा उसके प्रन्तर 
प्रभाव की भी सूचना की है। छन्‍्दों मे पद्धडिया के ग्रतिरिक्त आरणाल, दुबई, खंडय, हेला, जमोटिटया, मलय 
विलासिया, भ्रावलो, चतुष्पदी, सुन्दरो, वशस्थ, गाहा, दोहा, और वस्तु छन्द का प्रयोग किया है। कवि ने २८वीं 
सधि के कडवको के प्रारम्भ में दोहा छन्द का प्रयोग किया है भ्रौर दोहे को दोधक श्रौर दोहउ नाम भी दिया है। 
यथा-- 














, स० १४५८२ बश १० दिते खथुदी १० दिने श्री योगिनीपुरे साहिजादा मुरादखान राज्यप्रवतंमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये 
पुष्करगण आचायें श्री भावसेन देवास्तत्पट्ट श्री गुणक्रीति देवास्तद्विप्य श्री यश्:कीति उपदेक्षेन लिखापित । 
दि० जेत पव यती मंदिर बषदा, जेन ग्रन्थ सूवी भा० ५ प्‌ृ० ३६३ 

- प्िरि अथरबाल वसहि पहारु, जो संघह वच्छुलु विगयमाणु । 

तही णुंदरु बोल्हा गधपम/३, नव गाव नयरि सो सईं जिआउ ॥। पाण्डबपु० प्र० 

“ विकमराय हो ववगय कालए, महि-सायर-गह-रिसि अकालए । 

कत्तिय सिय प्रटृठमि बुह वास, हुउ परिपृण्णा, पढ़म रांदीसर ॥ 

(जैन ग्रथ प्रशन्मा० २ पृ० ४०) 

पुरतान मुवारख तणद रज्ज, मंतितशोधिउ पिय भारकज्ज | 

जेश करावठ जिए चेयालड, पृष्णहेउ विर-रय-पब्वालिड़ । 

धय-त्तोरणा--कलसेहिं अलंकिउ, जसु गुरुत्ति हरि जाशु वि संकिठ । 

“-वही जेन प्रंथ प्रश० भा०२ प० ३६ 


2 


डे 


स्पा 


श्र 


डंच२र जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--झ्राग २ 


ब्रोधक--._ता सिचिय सीयल जलेण, विज्जिय चमर विलेण । 
उप्निय सीयानल तबिय, मर्यालय श्रजुजलेण ।। 

ग्रन्थ की प्रन्तिम प्रशस्ति में हेमराज के परिवार का विस्तृत परिचय दिया है भौर ग्रन्थ उन्ही के नामाकित 
किया है जेसा कि निम्न पुष्पिका वाक्य से प्रकट है'-- 

इय पडव प्राण सयल जणमण सबण स्‌ हयरे सिरिगुणकित्ति सोस सुणि जसकित्ति विरहए साधु वील्हा 
स्‌ त राय मंति हेमराजणामंकिए-- "हि ट ४ 

हरिवंस पुराण--प्रस्तुत ग्रथ मे १३ सन्धियाँ श्रौर २६७ कडवक है । जो चार हजार इलोको के प्रमाण 
को लिए हुए है। इसमें कवि ने भगवान नेमिनाथ ओर उनके समय मे होने वाले यदुवशियो का--कौरव पाण्डवादि 
का--सक्षिप्त परिचय दिया गया है। अर्थात महाभारतकालीन जैन मान्यता सम्मत पौराणिक श्राख्यान दिया हुशा 
है। ग्रन्थ में काव्यमय प्रनेकरथल पलकृत शैली से वरणित है। उसमे नारी के बाह्यरूप का ही चित्रण नही किया गया 
किन्तु उसके हृदयस्पर्श्षी प्रभाव को अ्रकित किया है। कवि ने ग्रन्थ को पद्धडिया छन्‍्द में रचने की घोषणा की है 
किन्तु प्रारणाल' दवई, खंडय, जभोटिट्या, वस्तुबध और हेलाआादि छन्दों का भी यत्र-तन्न प्रयोग किया गया है। 
ऐतिहासिक कथनो की प्रधानता है, परन्तु सभी वर्णन सामान्य कोटि के है उनगें तीव्रता की प्रभिव्यक्ति नहीं है । यह 
ग्रन्य हिसार निवासी श्रग्नवाल वशी गे गोन्री साह दिवहा के श्रनुरोध से बनाया गया था। साहु दिवड्डा परमेष्ठी 
प्राराधक, इन्द्रिय विषय विरक्त, सप्त व्यसन रहित, श्रष्द मृलगणघारक, तत्त्वाथ श्रद्धानी, श्रप्ट अग परिपालक, 
ग्यारह प्रतिमा श्राराधक, और बारह ब्रतों का अनुष्ठापक था, उसके दान-मान की यश कीति ने खब प्रशसा को 
है । कवि ने लिखा है कि मैंने इस ग्रन्थ की रचना कवित्त कीति श्रोर धन के लोभ से नहीं की है और न किर्सा के 
मोह से, किन्तु केवल धर्म पक्ष से कर्म क्षय के निमित्त श्रोर भव्यों के सबोधनार्थ की है' । कवि ने दिवड॒ठा साहु के 
प्रनुरोध वश् यह ग्रन्थ वि०स० १५०० में भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन इदउर* (इन्द्रपुर) में जलालखा के 
राज्य में, जो मेवातिचीफ के नाम से जाना जाता? है, की है । इसने शरयद मुबारक शाह को बड़ी तकलीफे दी थी । 

जिनराधच्रि कथा--में शिवरात्रि कथा की तरह भगवान महावीर ने जिस रात्रि में भ्रवशिष्ट भ्रघाति कर्म का 
विनाशकर पावापुर से मुक्तिपद प्राप्त किया था, उस का वर्णन प्रस्तुत कथा में किया गया है। उसी दिन और 
रात्रि में व्रत करना तथा तदनुसार आचार का पालन करते हुए श्रात्म-साधना द्वारा आत्म-शोधन करना कवि की 
रचना का प्रमुख उद्देश्य है। 

रवि प्नत कथा- में रविवा र के ब्रत से लाभ श्रौर हानि का वर्णन करते हुए रवि व्रत के अनुप्ठापक श्रौर 
उसकी निनन्‍्दा करने वाले दोनों व्यक्तियो की अच्छी-बुरी परिणतियों से निष्पन्न फल का निर्देश करते हुए ब्रत की 
साथथकता, भ्रौर उसकी विधि श्रादि का सुन्दर विवेचन किया है। 


मुनि कल्याण कीति 
यह मूल सध देशीयगण पुस्तक गच्छ के भट्टारक ललित कीति के दीक्षित शिष्य 


है कॉल, थे। इनके विद्यागुरु कौ 
थे यह ज्ञात नही हुआ । भट्टारक ललित कीति कार्कल के मठाधीश थे । ललित कीति के गुरुदेव कीति । इन हार 





१. दारोश जायु कित्ती पर उवधारसु स पया जस्स । ७४०७9 
णिय पुत्त कलत्त सहिउ रद उ दिवढारुय इह भुवरों ॥ 
 भवियण स बोहणह णिमित्त , एउ गथु किउशिम्मल बित्त । 
णउकवित्त कित्तहें घणलोहे, णठ कासुबरि पव्टिय मोहे । 
न भर न- न 
कस्मक्लय रिमित्त, रिरिवेक्ले, विरइड केवल घम्मह पक्खें | (जैन ग्रथ प्रधास्ति सं० भा० 
२. इंद उरहि एउ हुउ सपृष्णाउ, रज्जे जलालखान कय उष्शउ | --वही प्रदारित सं० १ 3 
३, देखो, तवारीख मुबारिकशाद्दी पृ० २११ माफ कर 


--हैरिवशप्राण प्र० 


१शज्“ीं, १६वीं, १७वाँ और १५वीं शताब्दी के आचार, भट्टारक और कवि डु६ई 


का मूल पदट्टस्थान मैसूर राज्यान्तगंत पनसोगे (हनसोगे) में था। इनके देवचन्द्र नाम के दूसरे भी शिष्य थे, जैसा 
कि जिनयज्ञ-फलोदय कि प्रशस्ति के निम्न वाक्य से प्रकट है--' देवचन्द्र मुनीद्धा््यों दयापाल: प्रसन्‍्नधी:''। कल्याण 
कीति अपने समय के भ्रच्छे विद्वान कवि और लेखक थे । प्र वद्िरूपी पर्वतो के लिये वज्ञ के समान थे । 

इनकी प्रनेक रचनाएँ हैं जिनमे नो रचनाप्नो का नामोल्लेख इस प्रकार है:-१. जिनयज्ञफलोदय 
२. ज्ञानचन्द्राभ्युदय ३. कामनकथे ४. श्रनुप्रेक्ष ५. जिनस्तुति ६. तत्त्वभेदाष्टक ७ सिद्धराशि, ८ फणिकुमारचरित 
€ झौर यशोधर चरित । 

प्रस्तुत कवि पाण्ड्य राजा के समय मौजूद थे। यह पाण्ड्चराज वही वीर पाण्डव भैररस भ्रौडेय है जिन्होंने 
कार्कल में बाहुबलीस्वामों को विश्ञाल एवं मनोग्य मूति को स्थापित किया था पौर जिसकी प्रतिष्ठा 
शक स० १३५३ सन्‌ १४३१-३२ ई० में हुई थी । 

१. जिन यज्ञफलोदय--में जिन पूजा श्रौर उनके फलोपदेश का वर्णन किया गया हे इसमे नो लम्ब झौर 
दो हजार सातसोौ पचास इलोक है। यथा-- 

“हि सहख्रसिदं प्रोकत् शास्त्र ग्रन्थ प्रमाणत: । 
पञ्चाद्दुत्तर: सप्त हतइलोकंइ्ल संगतम ॥।” 

कवि ने इसकी रचता शक स० १३४५० में को थो, जंसाकि उसकी प्रशस्ति के निम्न वाक्य से प्रकट है-- 

पम्चाशत्त्रिगती युक्त सहस्रशकवत्सरे । 
प्लवगे श्र्‌ त पञ्चम्यां ज्येष्ठे मासि प्रतिष्ठितम्‌ ४२८ 

२. ज्ञानचन्द्राभ्युदय -मे ६०८ पच्य है। और उसकी रचना शऊक्त स० १३६१ ( ध्न्‌ १४३६ ई०) में समाप्त 
हुई है। यह ग्रन्थ घट्पदी छन्द में है। इस कारण इसे ज्ञानचन्द्र घट पदी भी कहते हे | ज्ञानचन्द्र नाम के राजा 
ने तपदचर्या द्वारा मुक्ति प्राप्त की थी। उस्ती का कथानक इस ग्रन्थ में दिया हुआ्रा है । 

३ कामनक थे--सागत्य छन्द में रची गई है। इसमें जैन धर्मानुसार काम-कथा का वर्णन ४ सन्धियों 
और ३३१ पद्यों मे किया गया है। ग्रथ के प्रारम्भ में गुरु ललित कीति का स्मरण किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना 
तुलुब देश के राजा मेरव सुत पाण्ड्य राय की प्रेरणा से की थी। हे 

४ पनुप्रेक्षे- में ७४ पद्य है जो कुन्दकुन्दाचार्य की प्राइृत श्रनुप्रेक्षा का अनुवाद जान पडता है । 

५. जिनस्तुति- ६. तत््वभेदाष्टक--इनमे से जिन स्तुति में १७ झौर तत्त्वभेदाष्टक में & पद्च हैं। 

७. सिद्ध राशि का परिचय ज्ञात नही हुआ । 

८ फणि कुमार चरित--कन्नड़ भाषा में रचा गया है। प० के भुजबली शास्त्री इसका कर्ता इन्ही कल्याण 
कीति को मानते है। जो शक १३६४ (सन्‌ १४४२) में समाप्त हुआ है । 

६ यशोधर चरित्र--प्रस्तुत ग्रन्थ सस्कृत के १८५० इलोको मे रचा गया है। यह ग्रन्थ गधर्व कवि के प्राकृत 
(प्रपश्न ह्ञ) यशोधर चरित को देख कर पाण्ड्चनगर के गोम्मट स्वामी चैत्यालय मे शक स० १३७३ (सन्‌ १४५१) 
में समाप्त किया है! इसमें राजा यशोधर श्रौर चरद्रमति का कथानक दिया हुआ है। इसके प्रशस्ति पद्य में 
मुनि ललितकीति का उल्लेख किया है :-- 

यो ललितकोतिमुनिमहदुदयगिरेरभवदागभमयखः 
कल्याणकीर्ति मुनि रवि रखिल धरातलतस्थबोधन समर्थ: ।१२२१ 

इस सब रचानप्नों के समय से ज्ञात होता है कि मुत्ति कल्याण कीति ईसा की १५वीं शताब्दी के विद्वान 

हैं। वे विक्रम सं० १४८८ से १५०८ के ग्रत्थकर्ता हैं । 


प्रमाचरद्र 
५ यह काष्ठा संघीय भट््‌टारक हेमकीति के शिष्य प्रौर धर्म चन्द्र के शिष्य थे। जो तक व्याकरभदि सकल 


नलिलिन- जज नना+ 











!१. देखो प्रशत्ति संग्रह, जैन सिद्धान्तमवन झारा १० २७ इशोक ४१६१ से ४१३ । 


पं जैन धर्म का प्रीचोन इतिहाप--भांग ई 


शास्त्रों मे निपुण थे। भव्यरूपी कमलो को विकसित करने वाले सूर्य थे। वे सघ सहित विहार करते हुए सकीट नगर 
में ध्राए, जो एटा जिले में है इन्होने सकीटनगर (एटा जिला) वासी लम्बकचुक (लमेचू) आम्नाय के सकतू 
साहु के पुत्र प० सोनिक' को प्रार्थना पर तत्त्वार्थसृत्र को 'तत्त्वाथ रत्न प्रभाकर', नाम को टीका वि०्स ० १४८६ में 
ब्रह्मचारी जंताख्य के प्रवोधार्थ लिखी थी' । इससे इन प्रमाचन्द्र का समय विक्रम का १५वी शताब्दों सुनिर्शचत है। 
काल्हू पुत्र हावा साधू की प्रार्थना से उक्त टिप्पण बनाया गया और उन्ही के नामाकित किया है। जसा कि उसके 
निम्त पुष्पिका वाक्य से प्रकट है :-- 

इति श्री भट्टारक धमंचन्द्र शिष्य गणिप्रभाचन्द्र विरचिते तत्त्वार्थ टिप्पणके ब्रह्मचारि जैता साधु 
हावादेव नामांकिते दशमो 5ध्यायः समाप्त, । 


भ० शुमकोति 
शुभकीति नाम के ग्रनेक विद्वान हो गए है। उनमे एक शुभकीति वादीन्द्र विशाल कीति के पट्टधर थे । 
इनकी बुद्धि पचाचार के पालन से पवित्र थो। एकान्तर आदि उग्रतपा के करने वाले तथा सन्मार्ग के विधि विधान 
में ब्रह्मा के तुल्य थे, मुनियो में श्रेष्ठ और शुभ प्रदाता थे!। इनका समय विक्रम की १३वी शताब्दी है । दूसरे 
शुभकीति कृन्दकुन्दास्वयी प्रभावशाली रामचन्द्र के शिष्य थे“। और तीसरे शुभकीति प्रस्तुत श्ान्तिताथ चारत 
के कर्ता है। जो देवकीति के समकालीन थे, उन्होने प्रभाचन्द्र के प्रसाद से शान्तिनाथ चरित की रचना की थी 
कवि ने झ्पनी गुरुपरम्परा और जीवन-घटना के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला । ग्रन्थ को पुष्पिका वाक्य में 
उहय भासा चकक्‍का वद्ट सुहकित्तिदेव विर्‌इए' पद दिया है, जिससे वे अ्रपश्रश और सस्कृत भाषा मे निष्णात विद्वान 
थे। कविते ग्रन्थ के अन्त ,में देवकीति का उल्लेख किया है। एक देवकीति काप्ठासध माथरान्वय के विद्वान थे उनके 
द्वारा सं० १४६४ आषाढ वदि २ के दिन प्रतिष्ठित एक धातु मुति आगरा के कचौडा बाजार क॑ मन्दिर मे विराज 
मान है* । हो सकता है कि प्रस्तुत शुभकीति देवकीति के सम कालीन हो, या किसी भ्रन्य देव कीति क॑ समकालीन 
० ० १. प्राप्त पुरे सकीदास्ये समानीतों जिनालय। ; ज ह 
लम्बकचुक आम्ताये सकतू साधुनन्दन ॥११ 
पडिता सोनिको विद्वान जिनपादाब्जषट्पद । 
सम्यरदुष्टि गुणावासों बुध-शीर्ष शिरोमणि ॥१२ (आदि प्रशास्ति) 
२. अध्मिन्सवत्सरे विक्रमादित्य नपते गते। 
चतुददंशतेइतीते नवासीत्यब्द सयुते ॥ १३ 
भाद्रपदे शुक्ले पचमी वासरे घुभ । 
बारेःक वंधृतियोगे विशाखा ऋक्षके बरे ॥१४ 
तत्वार्थ टिप्पण भद्र प्रभाचन्द्र तपस्विना । 
कृत मिद प्रबाधाय जैतारु्य ब्रह्मचारिणे १५ (अन्तिम प्र० ) 
है * '“' ततथो महात्मा शुभकीत्ति देव: । 
एकन्तराशुश्रतपों विधानाद्धाते सन्‍्मागंविधे विधाने । “-पट्टावली घुभचन्द्र, 
तत्पटटं जनि विख्यात परवाचार्पविश्रधी । 
शुभकीति मुनि श्रेष्ठ शुभकीति शुभप्रद ॥ 
४. श्रो कु दकु दस्य बभूबवंशे श्री रामचन्द्र प्रथत प्रभाव: 
दिष्यस्तदीय शुभकोतिनामा तपोगना बक्ष सि हारभूत ॥ ७ 
प्रद्योतमे सम्प्रति तस्य पट्ट विद्या प्रभावेण विशालकीति । 
शिष्यरनेक रुपसेब्यमान एकान्तवादादि विनाश वज्चभय !। ८ --धर्मशमभ्युदय लिपि प्र० 
५. स० १४६४ आपाढ़ वदि २ काष्ठासध माध्रान्वये श्री देवकीति प्रतिष्ठिता | 


--सुदर्शन चरित्र 


(वी, १६वीं, १७वीं और १८र्जी शवाब्यें है आचार्य, भंट्रारक और को ड्प५्‌ 


पर जब कवि प्रत्थ का रचता काल सः १४३६ दे रहा है तब देव क्रोति दूधरे हो होगे यहू्‌ विचारणीय है । 
प्रस्तुत शान्तिनाथ चरित १६ सन्धियों मे पूर्ण हुआ है। इसको एक मात्र कृति नागोर क॑ शास्त्रभडार में 
सुरक्षित है जो सं० १५५१ की लिश्ली हुई है । इस ग्रन्थ में जैनियो के १६ वे तीर्थंकर भगवान शान्तिनाथ का जीवन 
परिचय श्रकित है। मगवान शान्ति नाथ पचम चक्रवर्ती थे, उन्होंने घट खण्डो को जीतकर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया 
था । फिर उसका परित्याग कर दिगम्बर दीक्षा ले तपरच रणरूप समाधिचक्र से महा दु्जय मोहकर्मका विनाश कर 
केवलज्ञान प्राप्त किया और श्रन्त में भ्रधाति कमंका नाश कर अचल श्रविनाशी सिद्ध पद प्राप्त किया । कविने इस ग्रन्थ 
को महाकाव्य के रुप में बनाने का प्रयत्न किया है। काव्य-कला को दुष्टि में भत्र ही वह महांक्राव्य न माना जाय । 
परन्तु ग्रन्थकर्ता की दृष्टि उसे महाकाव्य बनाने को रही है । कविने लिखा है कि शान्तिनाथ का यह चरित वीर 
जिनेश्वर ने गौतम को कहा, उसे ही जिनसंन और पुष्पदन्त ने कहा, वही मैने भी कहा है । 
ज झ्रत्यं जिण राजदेव ,कहियं जं गोयमेणं सुदं, 
ज॑ सत्यं जिणसेण देव रह्यं ज० १९पदंता दिही । 
त॑ श्रत्यं सुहुकित्तिणा वि भणियं स रूपचंदत्थिय॑, 
सण्णीणं दुज्णण सहाव परम पीएहिए संगदं |।१०थी संधि । 
कविते ग्रन्थ निर्माण मे प्रेरक रूप चन्द्र का परिचय देते हुए कहा है कि वे इद्षवाकुबशी कुल में (जंसवालवशमें ) 
श्राशाधर हुए, जो ठक्कुर नाम से प्रसिद्ध थे और जिन शासन के भवत थे इनके घनवउ 'ठक्कुर नाम का पुत्र हुवा 
उसकी पत्नी का नाम लोनावती था, जिसका शरीर सम्पक्त्व से विभूषित था उससे रूपचन्द्र नाम का पुत्र हुआ 
जिसने उक्त शान्तिनाथ चरित का निर्माण कराया है। कवि ने प्रत्येक सधि के अन्त में रूपचन्द्र की प्रशञ्ञा में 
एव आाशीर्वादात्मक अनेक पद्य दिये हैं, उसका एक पद्म पाठकों की जानकारी के लिये नीचे दिया जाता है:-- 
इक्ष्वाकृणां विशुद्धों जिनवरविभवाम्नाय बंशे समांशे । 
तस्मादाह्ञाधरीया बहुजनमहिसा जातज्जसालवंशोे | 
लीला लंकार सारोज्धूब विभवगुणा सार सत्कार लुद्ध: । 
शुद्धि सिद्धार्थसारां परियगुणी रूपचन्द्र: सुचन्द्र:॥ 
कविने अन्त में प्रन्थ का रचना काल स० १४३६ दिया है जेसाकि उनके निम्न पद्म से स्पष्ट हैः 
झासो विक्रमभूपते: कलियुगे शांतोत्त रे संगते । 
सत्यं क्रोषननामधेयबिपुले संवच्छर संसते । 
वत्ते तत्न चतुर्दंशेतु परमों षदत्रिशके स्वांशके । 
मासे फाल्गुंण पूर्व पक्षकबृधे सम्यक्‌ तृतीयां तिथो ॥ 
इससे स्पष्ट है कि कवि शुभकीति १५वीं शताब्दी के विद्वान हे । भ्रन्य ग्रन्थ भडारो में श्वान्तिनाथ चरित्र 
की एस प्रति का अ्रस्वेषण आवश्यक है। अन्यथा एक ही प्रति पर से उसका प्रकाशन किया जाय । 


कवि मंगराज ततोय 

कवि के पितामह का नाम 'माधव” और पिता का नाम 'विजयभूपाल' था, जो होयसल देशान्तर्गत होस- 

वृत्ति प्रान्त की राजधानी कलहल्लि का स्वामी था, श्रौर जिसके उद्धव कुल चूड़ामणि, शादू लाक उपनाम थे । युदु- 

वश के महा मण्डलेह्वर चेंगाल नूपके मत्री वश मे उत्पन्न हुआ था। इसको मांता का नाम 'देविले' था झौर इसकेगुरु 

का नाम 'चिक्क-पभेन्दु' था। प्रभु राज भर प्रभुकुल रत्तदीप इसके उपनाम थे । इसकी छह कृतियां उपलब्ध हैं-- 
जयनूप काव्य, प्रभजन चरित, सम्यक्त्व कौमुदी, श्रोपाल चरित, नेमि जिनेश सगीत, पाकशास्त्र (सूपशास्त्र) । 

जयनूप काव्य--यह काव्य परिवद्धिनी षट्पदी में लिखा गया है, इसमे १६ सन्धियाँ भ्रौर १०७० पद्च है । 

इसमें कुक जागल देश के राजा राजप्रभदेव के पुत्र जयनुप की जीवन कथा वर्णित है। कवि ने लिखा है कि पहले यह 

चरित जिनसेन ने रचा था, प्ौर दूध में शर्करा मिक्रण के समान संस्कृत में कड़ी मिश्चित कर मैंने इसकी रचना की 


४८६ जैन धर का प्राचीन इतिहास--भाग रै 


है। ग्रन्थ मे ब्रपने से पूर्ववर्ती निम्न विद्वानों का स्मरण किया है--गुणभद्र, कवि परमेष्ठी, बाहुबलि अकलक, जिनसेन 
पूज्यपाद, प्रभेन्दु श्रौर तत्पुन्न श्रतमुनि का नामोल्लेख किया हैं । 

प्रभंजन चरित- इसमें शुभदेश के भंभापुर नरेश देवसेन के पुत्र प्रभंजन की जीवन-गाथा श्रकित है । ग्रन्थ 
के प्रारम्भ में जिन, मध्यमें गुर, उपाध्याय, साधु, सरस्वती, यक्ष, नवकोटि मुनि, और अपने गुरु चिकक प्रभेल्दु का 
स्मरण किया है । इस ग्रन्थ की श्रपूर्ण प्रति ही उपलब्ध है | 

सम्धकरथ कौमुदी--इसमें सम्यवत्व को प्राप्त करने वालों की कथाएँ दी गई हे । ग्रन्थ में १२ संधियाँ श्रौर 
६२ पद्च है जिनमें अरहंदास सेठ की स्त्रियों द्वारा कही गई सम्यकत्वोत्पादक कथाएँ है। इसमे कवि ने, पच, रत्न, 
श्रीविजय, गुणवर्म, जन्त, मधुर, पोन्‍त नागचन्द्र, कण्णय, नेमि श्रौर बन्धुवर्ग का उनको रचनाओं के नामोल्लेख 
साथ स्मरण किया है। कवि ने इसकी रचना शक सम्वत्‌ १४३१ (सन्‌ १५०६) में की है । 

कवि मगराज ने शक सवत्‌ १३५५ (१४३३) में श्रुतमुनि को ऐतिहासिक प्रशस्ति लिखों है” । जिसकी 
पद्म सख्या ७८ है। प्रशस्ति सुन्दर और भावपूर्ण है। इसने श्रवण वेल्गोल का १०८ वां सस्कृत का शिलालेख (शक 
सवत्‌ १४४३ (सन्‌ १५२१ ६०) में लिखा था। 

प्रबन्ध-ध्वनि सम्बन्धात्सद्रागोत्पादन-क्षमा । 
भमज़ू राज-क्वेर्वाणी ब्राणी वोणायते तरां ।। ७८ 

श्रीपाल चरित--इस ग्रन्थ में १४ सन्धियाँ और १५२७ पद है। यह सगात्य छन्द में रचा गया है । इसमे 
पण्ड रीकणी नमरी के राजा गुणपाल के पुत्र क्नीपाल का चरित वर्णित है। मगल पद्य के बाई कवि नें भद्रवाहु, पृज्य 
पाद झ्ादि कवियों को प्रशसा की है । 

नेमि जिनेश सगति--इसमे ३५ सन्धियाँ और १५३८ सोमत्य छन्द है। इसमें नेमिनाथ तीर्थकर का 
चरित वर्णित है। कवि ने इसमे भ्रनेक विद्वान भ्राचायों का उल्लेख किया है। 

पाकशास्त्र (सूप शास्त्र)-यह ग्रन्थ वाधिक षट्‌ पदी के ३५६ पद्यों मे समाप्त हुआ है । इसमे पाक श्र 
शास्त्र का भ्रच्छा वर्णन किया है। 

कवि का समय ईसा की १५वीं शताब्दी का उत्तराध १६वीं शताब्दी का पूर्वा्ध है । 


सोमदेव 


इनका वश वधेरवाल था। इनके पिता का नाम ग्राभदेव और माता का विजैणी (विजयिनी) था, जो 
सुधर्मा, सुगुणा श्र सुशीला थी। यह गृहस्थ विद्वान थे! । नेमिचन्द्राचा्य रचित “त्रिभगी सार' की, श्रुतमुनि द्वारा 
कर्नाटक भाषा मे रची गई टीका को लाटीय भाषा में रचा है? । सोमदेव ने गुणभद्वाचार्य की स्तुति की है, समवत 
वे इनके गरु होगे | या भ्रन्य कोई प्राचीन आराचार्य, क्योकि गुणभद्र को टीका कर्ता ने कमंद्र मोन्मीलन दिक्क रीन्द्र, सिद्धान्त 
थे। निर्षिदुष्टपार, श्रौर षट्‌ त्रिशदाचार्य गुण युक्त तीन विशेषणो से विशिष्ट बतलाते हुए नमस्कार किया है । 








१, इशु-शर शिखि-विधुमित-शकररिषावि शरद द्वितीयगाषाढ़ें । 
सित नवभि-विधु-दिनोदय जुषि सविशास्रे प्रतिष्ठितिय मिह ॥ ७६ 
२, यथा नरेन्‍्द्रस्य पुलोमजात्िया नारागणस्थाब्ति सुता बभूव । 
तथाभदेवस्य विजेणि नास्‍्नी प्रिया सुधर्मा सुगुणा सुशीला ॥।३ 
तथो सुत संदगुण वान सुबृस सोमो5विध. कौमुदवृद्धि कारी। 
ब्याप्न र था लाम्बु निधे सुरत्न जीमाच्चिर सर्व जनीन वृत्त: ॥४. --जैन ग्रन्थ प्रशस्ति स० भा० १ प 
३. मा पूर्व श्रुत मुनिना टीका कर्णादभाषया विहिता । 0: 
लाटीयभाषया सा विरच्यते स्रोमदेवेन | 
बह्ढी जन ग्रन्थ प्र० भा० १ पु० र८ 


ल++++ 








मा 


१४वीं १६वीं १७वीं और १८वीं शताब्दी के क्षाचार्य, भट्टारक भौर कवि डप७ 


फमंहुमोन्मीलन विवकरोस सिद्धान्तपाथी निधिद्ध्टपार । 
घट त्रिशदाचार्य गुण: प्रवृक्त नसाम्यहँ श्री गुणभव्रसरिम्‌ ॥। 
श्रतमुनि ने अपना 'परमागमसार' शक सं० १२६३ (वि० स० १३६८) में रचा है। ध्रत: टोकाकार 
सोसदेव उसके बाद के (१५वीं शताब्दी के ) विट्ठान हैं । 
पदमनाम कायस्य 
कवि पद्मताभ का जन्म कायस्थ कुल में हुआ था। वह संस्कृत भाषा के श्रच्छे विद्।न थे, भौर ज॑नधर्म के 
प्रेमी थे। इन्होने भट्टारक गुणकीति के उपदेश से पूर्व सूज़्ानुसार यशोधर चरित या दयासुन्दरविधान नामक 
फाव्य की रचना की थी। सन्तोष नाम के जेसवाल ने उनके इस प्रन्थ की प्रशसा की थी, और विजय सिह के पुत्र 
पृथ्वीराज ने अनुमोदना की थी । 
प्रस्तुत यशोधर चरित्र में € सचियाँ हैं जिनमें राजा यशोधर धझौर चन्द्रमती का जीवन-परिचय दिया गया 
है । यह ग्रन्थ वीरमदेव के राज्य में कुशराज के लिए लिखा गया था। कुशराज ग्वालियर के तोमर वंशी राजा वीरम 
देव का विश्वास पात्र मन्‍्त्री था । यह राजनीति में चतुर झौर पराक्रमी शासक था। सन्‌ १४०२ (वि० सं० १४- 
५६) या उसके कुछ समय बाद राज्य सत्ता उसके हाथ में भ्राई थी । इसने भ्रपने राज्य की सुदृढ व्यवस्था को थो । 
शत्रु भी इसका भय मानते थे । इसके समय हिजरी सन्‌ ८०५ सन्‌ १४०५ (वि० स० १४६२) में मल्‍्लू इकबाल खाँ 
ने ग्वालियर पर चढ़ाई की ) परन्तु उसे निराश होकर लौटना पडा। फिर उसने दूसरी बार खालियर पर घेरा 
डाला, किन्तु उसे इस बार भी झ्रास-पास के इलाके लूट-पाट कर दिल्ली का रास्ता लेना पड़ा । 
कुशराज वीरमदेव' का विद्वासपात्र महामात्य था, जो जंसवाल कुल में उत्पन्न हुआ था, यह राजनीति में 
दक्ष और वीर था। पितामह का नाम भुल्लण और पितामहीं का नाम उदिता देवी था और पिता का नाम 
जैनपाल भ्रौर माता का नाम लोणादेवी था। कुशराज के ५ भाई झौर भी थे जिनमें चार बड़े और एक छोटा था । 
हसराज, सैराज, रराज, भवराज, ये बड़े भाई थे। ध्ौर क्षेमराज छोटा भाई था। इनमें कुशराज बडा धर्मात्मा 
झौर राजनीति में कुशल था। इसने ग्वालियर में चन्द्रप्रभ जिनका एक विशाल मन्दिर बनवाया था झौर उसका 
प्रतिष्ठादि कार्य बडे भारी समारोह के साथ सम्पन्त किया था! | कुशराज की तीन स्त्रियाँ थो रल्हो, लक्षण श्री 
१ बंशे3भूज्जेसबलिे विमलगुणनिधभू ललण साधु रत्न, 
“साधु श्री जेनपालो भवदुवितया स्तत्सुतो दानशील. । 
जनेन्द्राराधनेषु प्रमुदित हृदय, सेवक सद गरुरुणां 
लोणाख्या सत्यशीलाइजनि विमलमति जैनपालस्य भागों ॥५ 
जाता' षट तमयास्तयों, सुकृतिनों: श्री हेसराजो$मबत्‌ । 
तैषामाद्यतमस्ततस्तदनु ज. सेराज तामाउममि। 
रैराओं भवराजक, समजनि प्रख्यात कीतिमंहा, 
साधु श्री कुशराज कस्तदनुष श्रीक्षेमराजों लधु' ॥६ 
जात' श्रीकुशराज एव सकलक्ष्मापाल घुलामणे' । 
श्रीमत्तोमर-वीरमस्य विदितो विश्वास पात्र महान्‌ । 
मत्री मत्र विचक्षण' क्षणमय: क्षीश्वारिपक्ष: क्षणातू। 
कौरशीमीक्षण रक्षण क्षममति जेंनेन्द्र पूजौरत: ।७॥ 
स्वर्ग स्प्धि समृद्धि कोति विमलष्चेत्यॉलेयः कारितों, 
लोकानां हृदयंगमों बहुधनेश्चर््र प्रभस्य प्रेभो: । 
ये सैतत्समकालग्रेव रुचिरं भर्ध्य थे काव्य तथा । 
साधु श्री कुशराज केनसुधिया कॉर्तेरिय्रस्थॉपक ८... «जैन ब्रन्य परधास्ति भा० है १० ६ 





पी जन धर्म का प्राचीन इतिहा स-- भाग ९ऐ 


प्रौर कौशीरा ।ये तीनों ही पत्नियाँ सती, साध्वी तथा गृणवती थी झर नित्य जिन पूजन किया करती थी । 
रल्हो से कल्याणसिह नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो बड़ा ही रूपवान दानी झौर जिन गृह के चरणाराधन 
में तत्पर था । 

सं० १४७५ आपषाढ सुदि ५ को वीरमदेव के राज्य में कुशराज उसके परिवार द्वारा प्रतिष्ठित क्रिया हुआ्ला 
यंत्र नरवर के मन्दिर में मौजूद है। कुशराज ने श्रुतभक्ति वश यशोधर चरित्र की रचना क व पद्मनाभ से कराई 
थी | यह पौराणिक चरित्र बडा ही रुचिकर प्रिय और दयारूपी अमृत का श्रोत बहाने वाला है। इस पर झ्रनेक 
विद्वानों द्वारा प्राकृत, सस्कृत ग्रपश्रश भर हिन्दी गृजरातो भाषा मे ग्रन्थ रचे गए है । 

कवि ने ग्रन्थ में रचनाकाल नहीं दिया। किन्तु यह रचना स० १४७४ के प्रास-पास की है। क्योंकि 
बीरमदेव का राज्य स० १४७६ के कुछ महीने तक रहा है। उक्त स० १४७६ के वैशाख में महीने उनके पुत्र गणपति- 
सिंह का राज्य हो गया था । उसी के राज्यकाल में धातु की चौवीसी मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी। ग्रत. पद्मननाभ 
कायस्थ का समय विक्रम की १५ वी शताब्दी का तृर्त य चरण है । 


कवि धनपाल 


कवि घनपाल गुजरात देश के पल्हणपुर" या पालनपुर के निवासी थे। वहाँ राजा वीसल देव का राज्य 
था । उसी नगर के पुरवाड वश जिसमे अगणित पूर्व पुरुष हो चुके है 'भोवई' नाम के राज श्रेप्ठी थे। जो जिनभक्त 
प्रौर दयागुण से युक्त थे । यह कवि धनपाल के पितामह थे । इनके पुत्र का नाम 'सुहड प्रभ' श्रे्ठी था, जो धनपान्न 
के पिता थे। कवि की माता का नाम सुहठादेवी' था इनके दो भाई झौर भी थे, जिनका नाम सन्‍्तोष झौर हरिराज 
था । इनके गुरु प्रभाचन्द्र थे, जो श्रपने बहुत से शिप्यो के साथ देशाटन करने हुए उसी पल्हणपुर में श्राये थे । धनपाल 
ने उन्हे प्रणाम किया और मुनि ने ग्राशीवाद दिया कि तुम मेरे प्रसाद से विचक्षण हो जाओगे श्लौर मस्तक पर 
हाथ रखकर बोले कि मै तुम्हे मत्र देता हु | तुम मेरे मुख से निकले हुए अक्षरों को याद करो। भ्राचाय प्रभाचन्द्र 
के वचन सुनकर धनपाल का मन आझञानन्दित हुआ, शऔर उसने विनय से उनके चरणों की वन्दना की, और आ्लालस्य 
रहित होकर ग्रुरु के झागे शास्त्राभ्यास किया, झौर सुकवित्व भी पा लिया। पश्चात्‌ प्रभाचन्द्र गणी खभात घारनगर 
और देवगिरि (दौलता बाद) होते हुए योगिनी पुर (दिल्ली) श्राये । देहली निवासियों ने उस समय एक महोत्सव 








नन>+++ >> 


२. सवत्‌ १४७६ वर्ष वंशाख सुदि ३ शुक्रवासरे गणपति देव राज्य वतमाने श्री मुलमव नद्याग्नाये भट्टारक शुभचन्द्रदेव 
मडलाचार्य पं” भगवत तत्पुत्र सघवी खेमा भार्या खेभादे जिनबिम्ब प्रतिष्ठा कारापितम्‌ । 
मूति लेख नया मन्दिर लझकर 

* पालनपुर (पल्हणपुर) ?४शाएपा श्राबू राज्य के परमारवशी घारा वर्ष स० १२२० (सन्‌ ११६३ ई०) से १२७६ ई० 
सन्‌ १२१६) तक आबू का राजा धाराव्ष था, जिसके कई लेख मिल नुकै हैं उसके कनिष्ठ आ्राता यशोधवल के पुत्र 
प्रह्मादत देव (पालनसी) ने अपने नाम पर बसाया था। यह बड़ा वौर योद्धा था, साथ में विद्वान भी था । इसी से 
इसे कवियों ने पालनपुर या पल्हुरापुर लिखा है | यह गृजरात देश की राजधानी थी । यहा अनेक राजाओं ने शासन 
किया है। आबू के शिला लेखों मे परमावद् की उत्पत्ति और याहात्म्य का वर्णन है और प्रह्मादन देव की प्रशसा का भी 
उल्लेख है! जिस समय कुमारपाल शरत्रुजयादि तीर्थों की यात्रा को गया, तब प्रन्ञादन देव भी साथ था | 


“7 (पुरातन प्रबंध सं० पृ० ४३) 
प्रह्माइन देव की प्रशसा प्रसिद्ध कवि सोमेश्वर ने कीति कौमुदी मे और तेजपाल मंत्री द्वारा बनवाए हुए 
लूणवसही की प्रशस्ति मे की है। यह प्रशस्ति वि० स० ६२८७ मे आबू पर देलवाड़ा गाव के नेमिनाथ मन्दिर में 
लगाई थी। मेवाड के गुहिल वशी राजा सामन्तसिह और गुजरात के सोल की राजा अजयपाल की लडाई में, जिसमें 
बहू घायल हो गया था प्रह्लादन ने बड़ी वीरता से लड कर गुजरात की रक्षा की थी । 

प्रस्तुत पालनपुर में दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदाय के लोग रहते थे । धनपाल के पिताम 
के राज्य श्रेष्ठी थे । धवेताम्बर समाज का तो वह मुख्य केन्द्र ही था। 


न््क् 


हू तो वहां 


१४वीं १६वीं १७वीं और १८वीं शंताब्दी के पाचाय॑, भट्टारक और कवि इंडई 


किया धर भट्टारक रत्तकीति के पट्ट पर उन्हें प्रतिष्ठित किया। भट्टारक प्रभाचन्द्र ने मुहम्मदशाह तुगलक के 
सन को बअनुरंजित किया था झोौर विद्या द्वारा बादियों का ममोरथ भग्न किया भा' । मुहम्मदशाह ने वि० स० 
१३८१ से १४०८ तक राज्य किया है। 

भट्दारक प्रभाचन्द्रका भ० रत्नकीतिके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने का समर्थन भगवती भ्ाराधना की पजिका 
टीका की उस लेखक प्रश्षिस्ति से मी होता है जिसे सं० १४१६ में इन्ही प्रभाचन्द्र के शिष्य ब्रह्मनाथू राम ने अपने 
पढ़ने के लिए दिल्ली के बादशाह फोरोजशाह तुगलक के शासन काल में लिखवाया था* । उसमें भ० रत्नकीति के 
पटूट पर प्रतिष्ठित होने का स्पष्ट उल्लेख है। फीरोज शाह तुगलक ने सं० १४०८ से १४४५ तक राज्य किया है । 
इससे स्पष्ट है कि भ० प्रभाचन्द्र स० १४१६ से कुछ समय पूर्व भट्‌टा रक पद पर प्रतिष्ठित हुए थे । 

कविवर धनपाल गुरु आ्राज्ञा से सौरिपुरतीथे के प्रसिद्ध भगवान नेमिनाथ जिन की वन्‍्दना करने के लिये 
गए थे। मार्ग में इन्होने चन्द्रवाड नाम का नगर देखा, जो जन धन से परिपूर्ण और उत्तु ग जिनालयों से विभूषित था 
वहा साहु वासाधर का बनवाया हु जिनालय भी देखा शौर वहा के श्री प्ररहनाथ जिनकी वन्दना कर अपनों गा 
तथा निदा की झौर झपने जन्म-जरा और मरण का नाश होने की कामना व्यक्त की | इस नगर में कितने ही 
ऐतिहासिक पुरुष हुए है जिन्होंने जैनधर्म का अनुष्ठान करते हुए वहाँ के राज्य मत्री रहकर प्रजा का पालन किया 
है। कवि का समय १५ वी शताब्दी का मध्यकाल है। क्योंकि कवि ने अपना बाहुबली चरित स० १४५४ में पूर्ण 


किया है । 

कवि की एक मात्र रचना बाहुबली चरित' है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे प्रठारह सन्धिया तथा ४७ ५ कडवक है। 
कवि कथा सम्बन्ध के बाद सज्जन दुर्जन का स्मरण करता हुआ कहता है कि 'नीम को यदि दूध से सिचन किया 
जाय तो भी वह प्रपनी कटुता का परित्याग नही करती | ईख को यदि शस्त्र से काटा जाय तो भी वह भ्रपनी मधु रता 
नहीं छोड़ती । उसी तरह सज्जन-दुर्जन भी अपने स्वभाव को नही छोड़ते । सूर्य तपता है भौर चन्द्रमा शीतलता 
प्रदान करता है? । 

प्रत्थ में श्रादि ब्रह्मा ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली का, जो सम्राट्‌ भरत के कनिष्ठ भ्राता और प्रथम कामदेव 
थे, चरित दिया हुआ है। बाहुबली का शरीर जहाँ उन्नत झौर सुन्दर था वहाँ वह बल पोरुष से भी सम्पन्त था। थे 
इन्द्रिय विजयी भ्ोर उग्र तपरवी थे। वे स्वाभिमान पूर्वक जोना जानते थे, परन्तु पराधीन जीवन को मृत्यु से कम 
नही मानते थे। उन्होने भरत सम्राट से जल-मल्ल और दृष्टि युद्ध में विजय प्राप्त की थी, परिणाम स्वरूप भाई का 
मन प्रपमान से विक्ष॒व्ध हो गया प्रौर बदला लेने की भावना से उन्होंने अपने भाई पर चक्र चलाया, किन्तु देबो- 
पुनीत भ्स्त्र 'वंश-घात' नहीं करते। इससे चक्र बाहुबली की प्रदक्षिणा देकर वापिस लौट गया--बह उन्हे कोई 
नुकसान न पहुचा सका। बाहुबली ने रणभूमि में भाई को कधे पर से धीरे से नीचे उतारा श्रोर विजयी होने पर 
भी उन्हें ससार-दशा का बड़ा विचित्र अनु भव हुआ । 


७४७४-5४. _ "जला _नल्न-+-+--+ननन-+-५+कन+->-+ल-न++भ 








डी &>०-++त>ब+--++००५०००००...... 
७०++-.०-++--०+>०--+ 


३3.3 रजरक नम “कीनन++न-+-८५०. स्‍जेननानननन बनाना. «मन तननननजयत्क० 3 लक. ७३७७ > 


१. तहि भव्वहि सुमहोच्छव विहि।उ सिरिसयणकित्ति पट्टे णिहियउ । 
महमंद स हिं मणुरजियठ, विज़्वहि ब्राइयमणु भजियड ।" --बाहुबलिचरि3 प्रशस्ति 

२ सवन्‌ १४१६ वर्ष चंत्र सुदि पठ्चम्या सोमवासरे सकलराज शिरो मुकुटमाणिक्यमरीचि पिजरीकृत चरण कमल पाद 
पोठस्थ श्रीपी रोजसाहे' सकलसाओाज्यधुरी विश्राणस्थ समये श्री दिल्या श्री-ुन्वकुन्दाचार्यान्वये सरस्वती गष्छे बला- 
त्कारगणे भट्टा रक श्री रत्नकीति देव पट्टोदयाद्वि तरुखतरुणित्वमुर्वीकरर्वाण' भट्टारक श्री प्रभाषनद्र देव शिष्याणा ब्रह्म 
नाथ्राम इत्याराधता पंजिकार्था ग्रंथ आत्म पठतार्थ लिखापितम्‌ । * 

“-आरा० पंजि० प्र० ब्यावर भवन प्रति 

३. णिन्रु कोवि जह खोरहिं सिचहि तो बिण सो कुडवरंण मुंचह् । 
उच्छु को वि जह सहयें खंडइ, तो विण सो महुरत्तण छंडइ । 
दुज्जण-सुअण सहायें तप्यरू, सुर तबद् ससहरसीयरकरू । --बाहुबली चरित प्रशस्ति 


४६८ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भांग २ 


वे सोचने लगे कि भाई को परिग्रह की चीह ने प्रंघा कर दिया है श्लौर अहकार ने उनके विव्रेक को भी दूर 
भगा दिया है। पर देखो, दुनिया मे किसका अ्रभिमान स्थिर रहा है ”? अ्रहकार की चेष्टा का दण्ड ही तो झपमान 
है । तुम्हें राज्य की इच्छा है तो लो इसे सम्हालो श्रौर जो उस गद्दी पर बंठे उसे भ्रपने कदमों मे भुकालो, उस राज्य 
सत्ता को धिक्‍कार है, जो न्याय-प्रन्याय का विवेक भुला देती है। भाई-भाई के प्र॑म को नष्ट कर देती है श्ौर 
इंसान को हैवान बना देती है। भ्रब मैं इस राज्य का त्याग कर प्रात्म-साधना का अनुष्ठान करना चाहता हुँ और 
सबके देखते देखते ही वे तपोवन को चले गये, जहाँ दिगम्बर मुद्राद्वारा एक ब्ष तक कायोत्सर्ग में स्थित रहकर उस 
कठोर तपद््चर्या द्वारा झात्म-साधना की, और पूर्ण ज्ञानी बन स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त हुए । 

ग्रन्थ में अ्रनेक स्थल काव्यपय और अल कृत मिलते है । कवि ने अपने से पूर्ववर्ती अनेक कविश्ों ग्रोर उनकी 
कुछ प्रसिद्ध कृतियों का नामोल्लेख किया है-जसे कविचकरवर्ती धीरसेन, ज॑नेन्द्र व्याकरण के कर्ता देवनन्दो (पृज्य- 
पाद) श्री वजत्नसूरि और उनके द्वारा रचित पट्दर्शन प्रमाण ग्रन्थ, महासेन सुलोचना चरित, रविषण पद्मचरित 
जिनसेन हरिवश पुराण, मुनि जटिल वरागचरित, दिनकर सेन कदर्प चरित, पद्मसन पाह्व॑ंनाथ चरित, अमृताराधना 
गणिप्रम्बसेन, चन्द्रप्रभ चरित, धनदत्त चरित, कवि विष्णु सेन मुनिसिहनन्दी, अनुप्रेक्षा, णवकार मन्त्र-तरदेव' 
कवि असग-वीरचरित, सिद्धसेन, कवि गोविन्द, जयथवल, शालिभद्र, चतुमु ख, द्रोण, स्वयभू, पुष्पदन्त झ्ौर 
सेढु कवि । 

कवि ने इस ग्रथ का नाम 'काम चरिउ या कामदेव चरित भो प्रकट किया है और उसे गुणों का सागर 
बतलाया है । ग्रत्थ मे यद्यपि छन्‍्दो की बहुनता नहीं है फिर भी ११ वी सब्रि में दोहो का उल्लेख ग्रवश्य हुआ है । 
कवि ने इस ग्रथ की रचना उप्त समय का है जब कि हिन्दी भाषा का विकास हो रहा था । कवि ने इसे वि० स॒० 
१४५४ में वेशाख शुक्ला त्रयोदर्शी को स्वाति नक्षत्र में स्थित सिद्धियोग मे सोमवार के दिन, जबकि चन्द्रमा तुला 
राशि पर स्थित था पूर्ण किया है'। 


प्रन्थ निर्माण में प्रेरक 


प्रस्तुत ग्रन्थ चन्द्रवाड नगर के प्रसिद्ध राज श्रेष्ठी भ्रौर राजमंत्री, जो जादव कुल के भूषण थे” । साहु 
वासाधर की प्रेरणा से बनाया है, और उन्हीं के नामाकित किया है । वासाधर के पिता का नाम सोमदेव' था, जा 
संभरी नरेन्द्र कर्णदेव के मन्त्री थ | कवि ने साहु वासाधर को सम्यक्त्वी, जिन चरणों के भक्त, जिन धर्म के पालन 
में तत्वर, दयालु, बहुलोंक मित्र, मिथ्यात्वरहित और विशुद्ध चित्तताला बतलाया है। साथ ही आवश्यक देनिक 
षट्‌ कर्मों में प्रवीण, राजनीति में चतुर और अप्ट मूलगुणो के पालने मे तत्पर प्रकट किया है। 
जिणणाह चरणभत्तो जिणधम्मपरो दया लोए, 
सिरि सोमदेब तणश्रो णदउ वासद्धरो णिच्च ॥। 
सम्मत्त जुतो जिणपायभत्तों दयालु रत्तो बहुबोयमित्तो । 
मिच्छत्त चत्तो सुविस्‌द्ध चित्ते वासाधरों णदंउ पुण्यचित्तो । . --सन्धि ३ 
वासाधर की पत्नी का नाम उभयश्री या, जो पतिब्रता श्रौर शीलब्रत का पालन करने वाली तथा 
विध सघ के लिए कल्पनिधि थी। इनके श्राठ पुत्र भे, जसपाल, जयपाल, रतपाल, चन्द्रपाल, हम 


दे ग्रे पं वि हराज, पृण 
बाहड और रूपदेव । ये सभी पुत्र श्पने पिता के समान हो सुयोग्य, चतुर और धर्मात्मा थे। इन आह 28 


न ज>त, 
>> +++-+-++....0800त80ु 
जज 

















१ श्री लब केबुकुलपञ्म विकासभानु , सोमात्मजों दुरित चारुवयकृशान । 
धर्मेकंसाधनपरो भुविभव्य बन्धुर्वासाधरों विजयते गुणरत्नसिन्धु --सब्रि | 
२. विकक्मणरिद अ किय समए, चउदहसय संबच्छरहि गए । 
प्रासवरिसचउ अहिय गणि वेसाहरहो सिथ-तेरसि सु-दिणि । 


साईणक्खतते परिट्ठियईं वार सिद्ध जोग णामे ठिपइं।._ --बाहुइलि चरिउ प्रशस्ति 


१४वीं १६ढ,)ं १७वीं और १८वी शताब्दी के आचाय॑, भट्टारक और कवि ४६१ 


साह वासाधर अपने धर्म का साधन करते हुए जीवन यापन करते थे। कवि ने उनका खूब गुणगान किया है। 
भट्टारक पद्चनन्दि ने श्रावकाचार सारोद्धार ताम का ग्रन्थ भी वासाधर के लिये बनाया था। 

सधियों में पाये जाने वाले पद्म मे कवि ने सूचित किया है कि राजा अभयचन्द्र ने भ्रन्तिम जीवन में राज्य 
का भार रामचन्द्र को देकर स्वर्ग प्राप्त किया। स० १४५४ में रामचन्द्र ने राज्य पद प्राप्त किया था। जो राज्य 
कार्य में दक्ष भौर कर्त्तव्य परायण था । इस तरह यह रचना महत्वपूर्ण और प्रकाशित होने के योग्य है । 


भ० सकलकीति 


मूलसघ सरस्वती गच्छ बलात्कारगण के भट्टारक पद्मनन्दि के शिष्य थे । इनका जन्म सवत १४४३ में 
हुआ था । इनके माता-पिता 'झणहिलपुर पट्टण' के निवासी थे। इनकी जाति 'हुबड' थी, जो गुजरात को एक 
प्रतिष्ठित जाति है। इस जाति में भ्रनेक प्रसिद्ध पुरुष और दानी श्रावक-श्राविकाएँ तथा राजमान्य व्यक्ति हुए 
हैं । इनके पिता का नाम 'करमसिह' भ्ौर माता का नाम शोभा था। इनकी बाल्यावस्था का नाम पूर्णसह था । 
जन्मकाल से हो यह होनहार तथा कुशाग्र बुद्धि थे। पिता ने पाच वर्ष की बाल्यावस्था मे इन्हें विद्यारम्भ करा दिया 
था, और थोड़े ही समय में इन्होंने उसे पूर्ण कर लिया था। पूर्णस्नह का मन स्वभावत श्रहेंड्भूक्ति को ओर रहता 
था। चौदह वर्ष की पझवस्था में इनका विवाह हो गया था। किन्तु इनका मन सास्तारिक विषयो को और नहीं था। 
ध्रत वे घर में उदासीन भाव से रहते थे। माता-पिता ने इनकी उदासीन वृत्ति देखकर इन्हें बहुत समझाया और 
बाहा कि--हमारे पास प्रचुर धन-सम्पत्ति है वह किस काम पझ्ावेगी ? सयम पालन के लिये तो भ्रभी बहुत समय 
पडा है। परन्तु पूर्ण सह १२ वर्ष से अधिक घर में नही रहे, श्लौर २६ वर्ष की अवस्था में वि० सं० १४६६ में नेणवा 
ग्राम में आकर भट्टारक प्रभाचन्द्र के पट्ट शिष्य भ० पद्मनन्दी के पास दीक्षित हो गाए और उनके पास ग्राठ वर्ष 
तक रह कर जैन सिद्धान्त का अ्रध्ययन किया और काव्य, न्याय, छन्‍्द और अलंकार आदि मे निपुणता प्राप्त की । 
दीक्षित होने पर गुर ने इनका नाम 'सकलकीति' रकखा। तब से वे 'सकलकीति' नाम से ही लोक में विश्वुत हुए । 
उस समय उनकी भ्रवस्था ३४ वर्ष की हो गई । तब वे आचार्य कहलाये । भट्टारक बनने से पहले आचार्य या मण्ड- 
डलाचार्य पद देने की प्रथा का उल्लेख पाया जाता है । 

सकलकीति १५वीं शताद्दी के श्रच्छे विद्वात और कवि थे। उनके शिष्यो ने उनकी खूब प्रशंसा की है। 
उनकी क्ृतिया भी उनके प्रतिभा सम्पन्न विद्वान होने की सूचना देती है। ब्रह्म जिनदास ने, जो उनके शिष्य और लघु- 
आता थे। उन्होने रामचरित्र की प्रशस्ति में निम्न न्थ, प्रनापी कवि, वादि कला प्रवीण, तपोनिधि और तत्पट्टपक्रेज 
विकास भास्वान्‌' बतलाया है। 

तत्पट्ट पकेज'विकास भास्वान्‌ बमूवनिग्रेन्थवर: प्रतापी। 
सहाकवित्वादि कला प्रवीणस्तपोनिधि श्री सकलादिकीति ॥| १८४ 

धौर शुभचन्द्र ने पुराण काव्याथ बिदाम्बर' बतलाया है! । 

ब्रह्म कामराज ने जयपुराण में सकलकीति को 'योगीश, ज्ञानी भट््‌टारकेश्वर बतलाया है! । इससे वे 
अपने समय के प्रसिद्ध ज्ञानी दिगम्बर भट्टा रक थे, इसमें कोई सन्‍्देह नही है । 

नैणवा से शिक्षा सम्पन्न होकर आने के पश्चात्‌ जन साधारण में चेतना जागृत करने के लिये स्थान-स्थान 
पर विहार करने लगे | एक बार वे खोडण नगर झाये, श्ौर नगर के बाहर उद्यान में ध्यानस्थ मुद्रा में बेठ गए 
झौर सम्मवतः तीन दिन तक वे उसी मुद्रा में, स्थित रहे, उन पर किसी की दृष्टि न पडी। न*“र से पानी भरने 
प्राई हुई एक श्राविका ने जब नग्न साधु को ध्यानस्थ बंठे देखा तो उसने शीघ्र जाकर श्रपनी सासु से 
निम्न शब्दों में निवेदन किया--कि इस नगर के बाहर कुएं के समीप जो पुराना मकान बना हुप्रा है उस 


न -+-+ननलनन-+- लीन ििनिनन नानी न तनमन नन वन फल ल+--नपहफे व >+न मनी नल ऑन 


१. पुराण-काव्याथं विदांवरत्वं विकाणयम्मुक्ति विदांरत्वं। 
विभातु वीर: सकलादिकौति:'*' '** '***** ““****“। श्रेणिक चरित प्र० 
२. सकलकीति योगीश ज्ञानी भट्टारकेश्यर । जयपुराण प्र० 


४8२ जैन धर्म का प्रावीन इतिहास-- भाग २ 


पुराते मकान के पास एक साध्‌ बेठा है जिसके पास एक काठ का कमंडलु भौर मोर की पिच्छिका है। सासु 
ने कहा कोई साधक्रषी झ्राया होगा, यह कह कर वह वहां गई झौर उन्हें 'तमोस्तु' कहकर नमस्कार किया 
तीन प्रदक्षिणा दी, तब साध्‌ ने धर्म वृद्धिरुप ग्राशीर्बाद दिया, प्रौर वे नगर में आये, पोचा श्रावक के घर उन्होंने 
श्राहार लिया । सकलकीति ने बागड प्रान्त के छोटे बड़े नगरों में विहार किया, जनता को धर्ममागं का उपदेश दिया, 
उम्हें जैन धर्म का परिचय दिया और जनसपमूह में श्राये हुए धार्मिक गै थिल्य को दूर किया और जेनधर्म की ज्योति को 
चमकाने का उद्योग किया | स० १४७७ से १४६६ तक के २२ बाईस वर्षीय काल में सकलकीति ने ग्रन्थ रचना, जिन 
मंदिर-मूर्तियो की प्रतिष्ठा आदि प्रशस्त कार्यों द्वारा जैन धर्म का प्रसार किया । इससे सकलकीत्ति के कार्यों का इति 
वृत्त सहज ही ज्ञात हो जाता है । 


प्रतिष्ठाकाये 


सकलकौति ने कितनी प्रतिष्ठाए सम्पन्न कराई । इसका निश्चित प्रमाण बतलाना कठिन है। जब तक सभी 
स्थानों के म॒ति लेख सग्रह नहीं किये जाते, तब तक उक्त प्रश्न का सही उत्तर देना संभव नहीं जचता । मेरी नोट 
बुक में ६ प्रतिष्ठा्रों के मृति लेख विद्यमान है स० १४८०, १४६० ), १४६२, १४६६, १४६७ और १४६६ के हैं । 
इसमें सं० १४८०” का भ्रौर १४६६ के लेख मुति कातिसागर की डायरी तथा हरिसागर के सग्रह के रवेताम्बरीय 
मंदिरों में प्रतिष्ठित दिगग्बर मूर्तियों के हैं, शेप चारो लेख उदयपुर, डूँगपुर, सूरत, जयपुर में प्रतिष्ठित मू्तियों के हैं । 
उस काल के अनेक प्रतिष्ठित सघपतियो ने उनकी प्रतिष्ठाप्रों मे सहयोग दिया था । गलियाकोट में स० १४६२ में सब- 
पति मूलराज ने चर्तृविशति जिनविम्ब की स्थापना कराई थी। नागद्रह में सघपति ठाकुरसिह ने बिम्ब प्रतिष्ठित में 
योग दिया था । 

सकलकीति रास में उनकी कुछ रचनाग्रों का उल्लेख किया गया है । ग्रन्थ भडारो में उनकी जो कृतिया उप- 
लब्ध हैं। उनमे से किसी में भी उन्होंने रचना काल नहीं दिया । सकलकीरति की सभी रचनाए सुन्दर है । हा काव्य 
की दृष्टि से उनमें रसशअ्लंकार श्रादि का विद्येष वर्णन नही है। सीधे सादे शब्दों मे कथानक या चरित दिया हुआ्रा 
है। यद्यपि उनमें पू्ववर्ती प्रन्थो से कोई खास वंशिष्ट्य नही है किन्तु रचना सक्षिप्त प्रौर सरल है। उनके सभी ग्रन्थ 
प्रकाशन के योग्य है । 


सस्कृत रचनाएँ 

१ आदिपुराण (वृषभताथ चरित) २ उत्तर पुराण, ३. शातिनाथ पुराण ४. पाश्व॑ पुराण ५. वर्धभान 
पुराण ६- मल्लिनाथ चरित्र ७ यशोधर चरित्र ८. धन्यवुमार चरित्र €. सुकमाल चरित्र १०. सुदर्शन चरित्र 
११. जम्बू स्वामि चरित्र १२. श्रीपाल चरित्र १३. मूलाचार प्रदीप १४ सिद्धान्तसारदीपक १५. पुराणसार संग्र 
१६. तत्त्वाथेंसार दीपक १७ आगमसार १८ समाधिमरणोत्साह दीपक १६ सारचतुविशतिका २० दादशानुप्रेक्षा 
२५१ कम विषाक २२ अनस्त ब्रत पूजीद्यापन २३. अष्टाह्विक पूजा २४ सोलह कारण पूजा २५ गणधर क्लय पूजा 
२६ पच परमेष्ठी पूजा २७. परमात्मराज स्तोत्र। 9 


राज स्थानी गुजराती रक्षनाए 
१ झाराधना प्रति बोधसार २ कर्म चूरब्रतवेलि ३ पाश्व॑नाथाष्टक ४. मुक्तावलि गीत ५. सोलह कारण 








जलती जज न> लक 


१. स० १४९० वर्ष बैशाख सुदो ६ शनो श्री मूलसबे नन्दि संवे बलात्कारगणो सरस्वतों गच्छे श्री कुल्दकुल्दाचार्य भ० श्री 
पद्मनन्दी तत्पट्ट श्री शुभचन्द्र तस्य [गुरु| भ्राता जगतत्रय विख्यात मूनि श्री सकलकीति उपदेशात्‌ हुंबड ज्ञातीय छा० 
नरबद बआर्या बला तयो पुत्रा ठा० देवपाल, अजु न, भीम्म कृपा चासणा चापा काटा श्री आदियान प्रतिमेय (सूरत) । 


२. स० १४६७ मूलसपे श्री सकलकीति हुबड़ ज्ञातीय ज्ञाह कर्ण भार्या भोजी सुना सोमा 
नाथं प्रणुमति । सुता सोमा प्रात्रा मोदी भार्या पासी आदि, 


१४वीं १६वीं १७वीं और १८वीं शताब्दी के आचाय, भट्टारक और कवि ४६३ 


राख ६. शाम्तिनाथ फागु ७. धर्म वाणी ८५. पूजा गीत £ णमोकार गीतड़ी १०. जन्माभिषेक घूल ११ भवश्नरमण 
गीत १२. चउबीसतीर्थंकर फागु १३. सारशिखामण रास १४. चारित्रगीत १४. इंद्रिय संवर गीत आदि । 
रचनाएं सामने न होने से इनका परिचय नहीं दिया जा रहा। ग्रन्थों के नाम सूचियों पर से दिये गये हैं । 
झ्रवकाश मिलने पर फिर कभी इनका परिचय लिखा जायगा। 
मूलाचार प्रदीप मे भी रचना काल नहीं है किन्तु , बडाली के चातुर्मास में लिखी गई एक गुजराती कविता 
में मूलाचार प्रदीप के रचे जाने का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना उन्होंने लघुश्नाता जिनदास के भ्रनृग्रह से 
की गई थी, उसका समय सं० १४८१ दिया गया है| 
“तिहि ध्रवसरे गुरु झ्ाविया बडाली नगर मककार रे । 
शातुर्मास तिहाकरो शोसनो, आवक कोधा हु प्रपार रे । 
झमीभरे पथराजियां वधाई पावे नरनार रे । 
सकल संघ मिलके दया कीन्‍्या जय-जयकार रे । 


2 2५ भर 


सोदह सौ इक्पासी भला , भावणमास लसंत रे । 
पूणिमा दिवसे पुरण कर्मा , मूलाचार महंत रे । 
अाताना शनुग्रह थको , कीधा प्रग्थ सहानरे ।” 
भ० सकलकी ति ने १५ वीं शताब्दी में राजस्थान और गुजरात में विहार कर जनता में घामिक रुचि 
जागृत की, उन्हे अनधर्म का परिज्ञान कराया, और प्रवचनों द्वारा उनके प्रज्ञान मल को धोया । उन्ही का ग्रनुस्रण 
उनके लघु भ्राता ब्रह्म जिनदास ने किया। उसके बाद उनकी शिष्य परम्परा में वही क्रम चलता रहा । 
संवत्‌ १४८२ में इंगर पुर में दीक्षा महोत्सव सम्पन्न किया! | संवत्‌ १४६२ बे गलिया कोट में एक 
भट्टारक गद्दी को स्थापना की और पपने को बलात्कारगण पौर सरस्वती गच्छ का मट्टा रक घोषित किया । ' 


समय विचार 

एक पट्टावली में भट्टारक सकलकीति का जीवन ५६ वर्ष का बतलाया है। सवत्‌ १४६६ में महसाना में 
वे दिवगत हुए । वहां उनकी निषधि भी बनी हुई है। सकलकीति का जन्म स० १४४३ में हुआ। १४ वर्ष की 
झ्रवस्‍्था में उनका विवाह हुआ | भौर १२ वर्ष वे गृहस्थी में रहे । २६ वर्ष की अ्रवस्था में स० १४६९ में घर से नैणवा 
आकर भ० पद्मनन्दी से दीक्षा लेकर श्राठ वर्ष तक उनके पास रहकर, न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य छन्द प्रनकार 
श्रादि का अध्ययन कर वैदुष्य प्राप्त किया । सकलकीति रास में भूल से 'बउद उनहृत्तर' के स्थान पर 'चउद त्रेसठि पढ़ा 
गया या लिखा गया, जो गलत है, उससे उनके समय सम्बन्ध में चिवाद उठ खड़ा हुआ | वे स० १४७७ में चौतीस 
वर्ष की भ्रवस्था में बागड़ गुजरात के ग्राम खोडणे में झ्राये, भौर वहाँ शाह पोचा के गृह में ग्राहदर लिया । पश्चात 
२२ वर्ष पर्यन्त विविध स्थानों में भ्रमण किया। झनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ बनाये । मन्दिर-मति-निर्वाण एवं प्रतिष्ठादि 
कार्य सम्पन्न किये भौर भ्रन्त में ५६ वर्ष की भ्वस्था में सं० १४६६ में स्वगंवासी हुए। 

डा० ज्योति प्रसाद जी सकलकीति का जीवन ५१ वर्ष का स्वीकार करते हैं जो ठीक नही जान पड़ता 
डा० विद्याधर जोहरापुर कर ने भट्टारक सम्प्रदाय में सकख्कीति का समय सं० १४५० से १५४१० तक का दिया 
है, जिसका उन्होंने कोई भ्राधार नहीं बतलाया । उक्त दोनों विद्वानों द्वारा बतलाया समय पट्टावली के समय से मेल 
नहीं खाता । भाशा है दोनों विद्वान झपने बतलाये समय पर पुनः विचार करेंगे । 





2५७०५ कब्न-रनननकन नव ननिनीीऊ नमन नमन मनी नानक मनी नमी नी नी न  न्‍न्‍>::255555555 4 3333 30-43. 3 +-+ 3. 43.4, कक) न के न्े५*+++-कन+नक-+-+-नकेनने+नन+- न नन्‍ेननन++-+--+न 


१. चउदह अभ्यासीय संवत्ति कुल दीपक नरपाल संघपति । डूंगरपुर दीक्षा मंहोच्छव तीशि कियाए। 
क्षी सकलकीति सह गुरु सुकरि, दीबी दीक्षा आणंदभरि--जय जयफार संत चराचरु ए । 
“--सकमकीति रास 








४8४ जन धमं का प्राचीन हतिहास--भाग २ 


पंडित रामचन्द 


इनका जन्म लम्ब कचुक वश में हुआ्ना था । इनके पिता का नाम सुभग' और माता का नाम 'देवकी' था। 
इनकी धर्मपत्नी का नाम 'मल्हृणा' देवी था, जिसमे 'भ्रभिमन्यु' नाम का एक पुत्र उत्पन्त हुआ था, जो शीलादि सद्‌ 
गुणों से अलकृत था। कवि ने उक्त प्रभिमन्यु की प्रार्थना से झआचाय॑ पुन्नाट सघीय जिनसेन के हरिवंश पुराणानुसार 
सक्षिप्त हरिवंश पुराण की रचना की है" । ग्रन्थ की रचना कब और कहा पर हुई इसका प्रशस्ति में कोई उल्लेख 
नही है । कारजा के वलत्कारगण के शास्त्रभडार की यह प्रति स०१५६० की लिखों हुई है। इससे इतना तो सुनि- 


श्चित है कि ग्रन्थ सवत्‌१५६० से पूबंवर्ती है। सभवतः यह रचना १५ वी शताब्दी में रची गई हो । 
नागदेव 


नागदेव मल्लुगित का पुत्र था उसने अपने कुटम्य का परिचय इस प्रकार दिया है --चगदेव का पृत्र हरदेव 
हरदेव का नागदेव, नागदेव के दो पत्र हुए हेम और राम। ये दोनो ही वंच्य कला मे अच्छे निष्णात थे। राम के 
प्रियंकर और प्रियकर के मल्लुगित, और मह्लुगित के नागदेव नाम का पूत्र हुआ? । 

नागदेव ने श्रपनी लघता व्यकत करते हुए अपने को अल्पज्ञ तथा छन्‍्द अलकार, काव्य, व्याकरणादि से 
अनभिज्ञ प्रकट किया है। इसकी एक मात्र कृति मदन पराजय' है। कवि ने लिखा है कि सबसे पहले हरदेव ने 
'मयणपराजय' नाम का एक ग्रन्थ अपश्नद भाषा के पद्धडिया और रगा छन्द मे बनाया था। नागदेव ने उसी का 
अनुवाद एवं भ्रनुस रण करते हुए उसये यथावश्यक सशोधन परिवर्धनादि के साथ विविध छल्दों झ्रादि तर समलकृत 
किया है । 
यह ग्रन्थ एक रूपक खण्ड काव्य है, जो बडा ही सरस और मनमोहक है, इसमें कामदेव राजा मोह, मत्री 
श्रहकार और अज्ञान ग्रादि सेनानिया के साथ जो भावनगर में राज्य करते है। चारित्र पुर के राजा जिनराज उनके 
शत्रु है, क्योकि वे मुक्तिरूपी कन्या से पाणिग्रहण करना चाहते है। कामदव ने राग-द्वप नाम के दूत द्वारा महाराज 
जिनराज के पास यह सन्देश भेजा कि श्राप या तो मुक्ति कत्या से अपने विवाह के विचार का परित्याग कर अपने 
प्रधान सुभट दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मुझे सोप दे, अन्यथा युद्ध के लिये तैयार हो जाय। जिनराज ने उत्तर में काम 
देव से युद्ध एरना ही श्रेयस्कर समझा झौर अन्त में कामदेव को पराजित कर अपना विचार पूर्ण किया। 

अब रही समय की बात, ग्रन्थ कर्ता ने रचना समय नहीं दिया, जिससे यह निश्चित करना कठिन है कि 
नागदेव कब हुए है । ग्रन्थ की प्रति सर १५७३ की प्रतिलिपि की हुई उपलब्ध है उससे स्पष्ट है कि ग्रन्थ उसके 
बाद का नहों हो सकता, उससे पृव॑वर्ती है। सभवत ग्रन्थ विक्रम की १५ वो शताब्दी मे रचा गया है । 





१ लम्बकचुक वश्ेऔसों जातो जन-मनोहर । 
शोभनाड्री सुभगार्यों देवको यस्य वल्लभा ।।४ 
तदात्मज' कनावेदी विश्वगुण विभूषित । 
रामचन्द्रामिघ श्रेष्ठी मल्हणा वनिता प्रिया ॥५ 
तन्‍्मू नुबन विष्यात जील पूजाइलकृत । 
अभिमन्यु मेहादानी तत्मार्थना वश्चादसौ ॥।६ --जैन ग्रन्थ प्रशस्ति० भा० १ पृ० ३६ 
२. य शुद्ध सोमकुल-पदुम-विकराशताकों जातोईथिना सुरतरुभु विचगदेव । 
तन्‍्नंदनों हरि रसत्कवि नागर्सिह' तस्माड्विषग जनपति भुंविनागदेव ॥२ 
तज्जा बुभो सुभिषजा विह देम-रामौ रामात्मियकर इति प्रियदो्थथना य. । 
तृज्जश्बिकित्सित-महाबुधि-पार माप्त: श्री मल्लुगिज्जितपदाबुज-मत्त-भू य' ॥३ जन प्रन्थ प्रश० भा० १ प्र० ७६ 


१४पों १६३ १७हीं प्रौर १८ओं शताब्दी के भ्राचाय, भट्टारक और कवि ४है४ 


अमभितव वारुकीति पंडितदेव 


चारु कीति पडिदेव--यह नन्दिसंघ देशोय गण पुस्तक गच्छ इंगतेश्वर बलिशाश्ा के भट्टा रक श्रृतकोति 
के शिष्य थे । इनका जन्म नाम कुछ और ही रहा होगा । चादकीति नाम ठो श्रवण बेलगोल के पट्ट पर बठने कारण 
प्रसिद्ध हुआ है। इनका जन्मस्थान द्रविण देश्वान्तगंत सिहपुर था!'। यह चारुकीति पडिताचार्य के नास 
से रुयात थे श्लौर श्रवण बेलगोल के चारुकीति भट्‌टारक के पद पर प्रतिष्ठित थे। यह विद्वान श्लौर तपस्वी थे । 
वादी तथा चिकित्पा शास्त्र में निपुण थे। तप में निष्ठुर, चित्त मे उपशान्त, गुणों में गुरुता और शरीर में कृशता थी 
एक बार राजा बललाल युद्ध क्षेत्र के समीप मरणासन्‍्त हो गए। भट्टारक चारुकीति ने उन्हें तत्काल नीरोग कर 
दिया था । 

इन्होंने गगवश के राजकुमार देवराज के अ्रनुरोध से गीत वीतराग' का प्रणयत किया था? । इसमे ऋष भ- 
देव का चरित वर्णित है। जयदेव (सन्‌ ११८०) के 'गीत गोविन्द'के ढंग पर इसकी रचना हुई है। इसका झ्पर नाम 
श्रष्टपदी है। 

इस ग्रन्थ का पृष्यि का वाक्य इस प्रकार है :-- 

“हति श्री सद्रायराज गुरु मूमण्डलाचायंबय सहावाद वादोइब राय बादि पितामह सकलविद्वज्जन चक्वर्तो 
बललाल राय जोब रक्षापाल (१) कृत्याद्चेक विरदावलिविराजच्छीमद्रेलगोल सिद्ध सिहासनाधीश्वर श्रीमद्मि- 
नवचारुकीति पण्डिताचार्य बय॑ प्रणोत गोत बीतरायाभिधानाष्ट पदी समाप्ता ।” 

इनकी दूसरी कृति 'प्रमेयरत्नमालानकार है जो परीक्षामुखसूत्र की व्याख्या प्रमेयरत्न माला की व्याख्या 
है। उसी के विषय का विशद विवेचन किया है। ग्रन्थ दाशनिक है प्रोर छह परिच्छेदो में विभक्त है। ग्रन्थ प्रभी भ्रप्र- 
काशित है इसका समाप्ति पुष्पिका वाक्य इस प्रकार है :-- 

इति श्लोमहूं शिगणाग्रगणण्यस्य श्रीमठ ल मुलपुर निबास रसिकस्य चारुकीति पण्डिता चार्यस्य कृतो परीक्षा 
मुख सूत्र व्याख्यायां प्रमेथ रत्नमाला लझूु।र समाश्यायां बष्ठः परिच्छेद: समाप्त: ।। 

समय--भट्टारक श्रुतकीति का स्वर्गवास शक स० १३५५ (सन्‌ १४३३) में हुआ है । झतएवं श्रभिनव 
चारुकीति का समय शक स० १३५० (सन्‌ १४२५) है। यह विक्रम की १५वीं शताब्दी के विद्वान है । 


लक्ष्मीच-द्र 

इनका कोई परिचय प्राप्त नही है | लक्ष्मीचन्द्र की दो कृतिया उपलब्ध है। एक सावय धम्म दोहा (श्रावक 
धर्म दोहा) दूसरी कृति “अनुप्रेक्षा दोहा है। 

शावक धर्म दोहा-मे श्रावक धर्म का वर्णन २२४ दोहो मे किया गया है। दोहा सरस झौर सरल है। किन्तु 
कवि कुशल, पअनुभवो, व्यवहार चतुर और नीतिज्ञ जान पड़ता है । कथन शेला भादेशात्मक है । ग्रन्थ की भाषा अप- 
अश होते हुए भी लोक भाषा के अत्यधिक निकट है। दोहो में दृष्टान्त वाक्य जुड़े होने के कारण ग्रन्थ प्रिय और 
सग्राह्म हो गया है। बादीभसिह की क्षत्र चूड़ामण सुभाषित नीतियों के कारण बहुत ही प्रिय श्रौर उपादेय बना हुप्ना 
है। डा० ए० एन० उपाध्याय के प्रनुसार ब्रह्मश्रुतसागर ने नी दोहे इस ग्रन्थ के उकसं व्‌ रूप से दिये हैं। इससे इतना 
तो स्पष्ट है कि प्ररतुत दोहो की रचना विक्रम को सोलहवीं शताब्दी के मध्य काल से पूव हुई है ग्रन्थ में भ्रष्ट प्रकारी 
पूजा का फल दिया है और निम्न प्रभक्ष वस्तुओ्रो के खाने से सम्यग्दर्शन का भग होना बतलाया है। 
सूलउ-णाली-भिसु-लहुसुगु-त्‌ वड़-करडु-कलिगु । 
स्रण-फुल्ल-उत्वाणयहूं भक्खणि दंसण-भंग । 


ज+ अजअनज-+ 5 +>जनन्‍नन ऑन जन नल न नल जनम + 


१. द्रविड़ देश विशिष्टे सिहपुरे लब्धशस्तजन्मासा । --गीत वीघराग प्रश० 
२. जैन लेखसंग्रह भा० १ पृ० २१३ लेख न॑० १०८ । 
३. देखो, गीत बोतराग प्रदास्ति । 


अली निनल जब -मनक कर लीक 4+“ जन ५० ८4५ न जननी... ऊन 





४६९६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रे 


इसका प्रर्थ प॑० दीपचन्द पाण्डया ने इस प्रकार,दिया है- मूली आदे हरे जमीकद, नाली (कमल प्याज 
झ्रादि की नाली भिस--कमल की जड़, लहसुण, लुम्बी श्ञाक (लोकी शाक १) करड कसूभी की भाजी ) कलिंग 
(वरबूजा १) सूरण कन्द आदि कन्द, पृष्प हरे फूल, सब भ्रकार के प्रनाज (बहुत दिनों का बना आचार मुरब्बा) 
इनके खाने से दर्शन भग होता है । इसमे लुम्बी शाक का अर्थ लोकी (घीया) दिया गया है। लोकी को कही भी प्रभक्ष 
ब॒दार्थों मे नही गिनाया गया। सम्भव है ग्रन्थकार का इससे कोई दूसरा ही अभिष्राय हो, क्योंकि लोकी जिपे घिया 
भी कहा जाता है, वह भ्रभक्ष नही है इसी तरह सेम की फली भी प्रभक्ष नही है । 

ग्रथ की तुलता पर से स्पष्ट है, कि प्रस्तुत रचना प० भ्राश्ञाधर के बाद की है| सस्कृत भाव सग्रह के कर्त्ता 
बामदेव या इन्द्र वामदेव के गुरु लक्ष्मी चन्द्र थे । पर इनक सम्बन्ध में प्रन्य कोई जानकारी प्राप्त नही है । डा० ए० 
एन० उपाध्ये ने सावय धम्म दोहा का कर्ता १६वीं शताब्दी के लक्ष्मीचन्द को नही माना, उसका कारण ब्रह्म श्रुतसागर 
द्वारा सावयधम्म दोहा के पद्मों को उद्धत करना है। श्रत लक्ष्मीचन्द्र १६वी शताब्दी के नहीं हो सकते । उन्होंने उसे 
पूर्ववर्ती बतलाया है' । मेरी राय में यह ग्रन्थ १४वीं शताब्दी या उसके पब्रास-पास की रचना होनी चाहिये ।प० 
दीपचन्द पाण्डया ने सावयधम्म दोहा का रचना काल विक्रम की १६वीं शताब्दी का प्रथम चरण बतलाया है* । अत: 
ऐतिहासिक प्रमाणो के श्राधार पर लक्ष्मीचन्द का समय निश्चिचत करना जरूरी है, आशा है विद्वात इस ओर प्रपना 
घ्याभ देंगे । 

देहानुप्रेक्षा - मे ४७ दोहा है, उनमें कवि ने अपना नाम उल्लिखित नही किया, किन्तु सूची में उसका कर्ता 
लक्ष्मीचन्द्र लिखा । यह दोहा नुत्प्रेक्षा अनेकान्त वर्ष १२ की १०वीं किरण मे प्रकाशित है । दोहा सुन्दर और प्रत्येक 
भावना को स्वरूप के विवेचक है। सावय धम्म दोहा से अनुप्रेक्षा के दोहा भ्रधिक सुन्दर व्यवस्थित जान पड़ते है 
पर रचना काल और रचना स्थल तथा लेखक क नाम से रहित होने के कारण उस पर विशेष विचार करना शक्य 
नही है। साथ ही यह निर्णय भी बाछनीय है कि दोनो के कर्ता एक ही है; या भिन्न-भिन्न । 


फवि हलल्‍ल या हरिचन्द 


मूलसंघ, बलात्कारगण और सरस्वती गच्छ के भट्टारक प्रभाचन्द्र के प्रशिष्य और भट्टारक पद्मनन्दी 
के शिष्य ये । अच्छे विद्वान भौर कवि थे इनकी दो कृतिया उपलब्ध है। धेणिक चरिड् या वडढमाणकव्व श्रौर 
मल्लिणाहकब्व । कर्ता ने रचनाकाल नही दिया | फिर भी श्रन्य साधनों से कवि का समय विक्रमी की १५वीं 


शताब्दी है। 


रखनाए हे ही | 
श्रेणिक चरित या वद्धंमानकाव्य मे ११ सधिया है, जिनमें अंतिम तीर्थंकर वद्धंमान का जीवन परिचय 
प्रकित किया गया है। कवि ने यह ग्रन्थ देव राय के पुत्र 'होलिवम्म' के लिये बनाया है! | साथ ही उनके समकालीन 
हाने वाले मगध सम्राद्‌ बिम्बसार या श्रेणिक की जीवन गाथा भी दी हुई है। यह राजा बडा प्रतापी ग्रौर राजनीति मे 
कुद्दाल था | इसके सेनापति श्र प्ठि जबुकुमार थे । इस राजा की पट्‌ट महिषी रानी चेलना थी, जो वेशाली गणतत्र 
के प्रध्यक्ष लिच्छाव राजा चेटक की विदृषी पृत्री थी । जो जन धर्म सपालिका भ्रौर पतिब्नता थी । श्रेणिक प्रारम्भ 
में क्‍्रन्य धर्म का पालक था, किन्तु चेलना के सहयोग से दिगम्बर जेन धर्म का भक्त श्र भगवान महावीर की सभा 
का प्रमुख श्रोता हो गया था। प्रस्तुत ग्रन्थ देवराय के पृत्र संधाधि पहोलिवम्म के अनु रोध से रचा गया है। भौर 
गन्थ की स० १५५० लिखी हुई प्रति वधी चन्द्र मदिर जयपुर के शास्त्र भडार में मौजूद है। 











बन जन >+ 


१. यह लक्ष्मी चन्द्र श्रुतसागर के समकातीन लक्ष्मीचच्द से जुदे हैं । परमात्म प्रकाश प्रस्तावना पृ० १११ 
२. ग्रन्थकार का नाम लक्ष्मीचन्द्रहे और उनका समग्र ग्रन्थ की उपलब्ध प्रतियों भर प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाणों के 
आधार पर विक्रम की--१६वी शदाब्दी का प्रथम चरण रहा है । सावय धम्मु दोहा, सम्पादकीय पृ० १२ 


इयसिरि वड्ढमारा कब्बे पयडिय चउवर्गभरिए सेशियअभयचरित्ते विरश्य जयमित्तहल्ल सुकयन्तों भवियण जणमणछ 
हरणें सधाहिब होलिवम्म कण्णाहरणो सम्मइजिश शिव्वाण गमणो शाम एयारहपो सब्ि परिच्छेओ समतो ॥ 


१४वीं १६वीं (७वी और १५वीं शताब्दी के आचाय, भट्टारक और कवि ४8७ 


कवि की दूसरी रचना मल्लिनाथ “काव्य” है। जिसमें १६वें तीर्थंकर मल्लिनाथ का जीवन परिचय दिया हुप्रा 
है। प्रामेर शास्त्र भण्डार की यह प्रति चुटित है, इसके श्रादि के तीन पत्र श्लोर श्रन्तिम पत्र भी उपलब्ध नहीं है। 
इस प्रत्थ की रचना पृथ्वी राज (ससारचन्द) चौहान के राज्य में हुए हैं। इसीलिए कवि ने 'चिरणंदउ देसु पुसहमि णरेसु' 
वाक्य में उनका उल्लेख किया है। पृथ्वीराज भोजराज चौहान करहल का पुत्र था, इसको माता का नाम नाइकक 
देवी था। पादर्व नाथ चरित के कर्ता अ्रसवाल (सं० १४७६) ने उसके राज्य की सं5 १४७१ की घटना का उल्लेख 
किया है, उक्त १४७१ में भोजराज के मत्रो यदुवशी श्रमरसिह ने रत्नमयी जिन बिम्ब की प्रतिष्ठा की थी। कवि' 
हलल्‍ल के मल्लिनाथ काव्य के कर्ता की लोणासाहु ने प्रशसा की थी। इससे उक्त मल्लिनाथ काव्य सं० १४७१ या 
१४७० की रचना है। प्रतः कवि का समय सं० १४५० से १४७५ है । 

कवि की तीसरी कृति 'श्रीपालचरित्र' है। यह भी श्रप भ्र श भाषा में रचा गया है। इसकी ६० पत्रात्मक 
प्रति दि० जैन मदिर दीवानजी कामा के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है। (राजस्थान ग्रन्थ सूची भाग ५ पृ० ३१३) 


कवि श्रसवाल 


कवि का वंश गोलाराड या गोलालारे था । यह पंडित लक्ष्मण का पुत्र था! । कवि कहां का निवासी था। 
कवि ने इसका उल्लेख नहीं किया । पर कवि ने मूल संघ बलात्कारगण के भ० प्रभाचन्द्र, पश्चनन्दी, शुभचन्द्र शौर 
धर्मचन्द्र का उल्नेख किया है। श्रतः कवि इन्ही की श्राम्नाय का था । सवत्‌ १४६- मे कवि के पुत्र विद्याधर ने भ० 
प्रमरकीति के 'पद्‌ कर्मोपदेश' की प्रति लिखी थी । यह ग्रन्थ नागौर के शास्त्र भडार मे सुरक्षित है। 

कवि की एक मात्र कृति पाश्वेनाथच रित्र है। जिसमें १३ सधियां है। जिनमें २३वें तीर्थंकर पाश्वंनाथ की 
जीवन गाथा दी हुई है| ग्रन्थ में पद्डडिया छन्‍्द की बहुलता है । ग्रन्थ की भाषा उस समय की है जब हिन्दी भाषा 
प्रपना विकास झ्रौर प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही थी । भाषा मुहावरेदार है । रचना सामान्य है । 

यह ग्रन्थ कुशार्त देश मे स्थित 'करहल*' नगर निवासी साहु सोणिग के अनुरोध से बनाया था, जो यदु- 
वंश में उत्पन्न हुए थे । उस समय करहल में चौहान वंशी राजाप्नों का राज्य था। इस ग्रन्थ की रचना वि० सं० १४- 
७६ भाद्र पद कृःणा एकादशी को बनाकर समाप्त की गई थी * । प्रन्थ निर्माण मे कवि को एक वर्ष का समय लगा 
था। ग्रन्थ निर्माण के समय करहल में चौहान बशी राजाभोजराज के पुत्र ससारचन्द्र (पृथ्वीसिह) का राज्य 
था | इनकी माता का नाम नाइककदेवी था श्रौर यदुवंशी झ्रमरसिह भोज राज के मत्री थे, जो जैन धर्म के सपालक 
थे। इनके चार भाई भौर भी थे, जिनके नाम करमसिह, समरसिह्‌, नक्षत्रसिह झोौर लक्ष्मणसिह थे। अमर्रसिह की 
घ॒र्म पत्नी का नाम कमल श्री था। उससे तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। नन्‍दन, सोणिग और लोणा साहु। इनमें लोणा 
साहु जिनयात्रा, प्रतिष्ठा आ्रादि प्रशस्त कार्यों में द्रव्य का विनियम करते थे और प्रनेक विधान--उद्यापनादि कार्य 
कराते थे। उन्होंने मल्लिनाथ चरित के कर्ता कवि' 'हल्ल' को प्रशसा की थी । लोणा साहू के भ्रनुरोध से कवि 
प्रसवाल ने पाएवंनाथ चरित की रचना उनके ज्येष्ठ भ्राता सोणिग के लिए की थी । प्रशस्ति में स० १४७१ में राजा 
भोजराज के राज्य में सम्पत्न होने वाले प्रतिष्ठोत्सव का भी उल्लेख किया है, जिसमे रत्नमयी जित विम्ब की प्रतिष्ठा 
सानन्द सम्पन्त हुई थी । 

कृबि की श्रन्य क्‍या रचना है श्रन्वेषण करना श्रावध्यक है। कवि का समय १४ वी शताब्दी का तुतीय 
चरण है । 


सर १. प्रहो पंडिय लक्ष्मण सुय गुलग, गुलराड वंसि धमवड अहंग । 
जैन ग्रन्थ प्रशत्ति० मा० २ पृ० १२६ 


२. गोलाराडान्बये इक्ताकुव॑ंशे श्री मूलस वे पंडित असवाल सुत विद्याधर नामा लिलेखि ।” (तागौर शास्त्रभन्‍डार प्रति) 

३. कुणात देश सूरसेन देश के उत्तर में वसा हुआ था और उसकी राजधानी शौरी पुर थी, जिसे यादवों ने बसाया था । 
जरा संघ के विरोध के काररा- गादवों को इस प्रदेश को छोड़कर द्वारिका को अपनी राजधानी बनानी पडी थी। 

४. करहल हटावा से १३ मील की दूरी पर जमुना नदी के तट पर वसा हुआ है, वहां चौहान वंशी राजाओं का राज्य 
रहा है। यहां शिखरबन्द चार जैन मन्दिर है। और मच्छा शास्त्रमडर भी हैं । 





डशेथ बन धर्म का प्राचीम इतिहास“ भाग ३ 
बहा ताधारण 


यह मूलसंध कुन्दकुन्दान्बयी भ० परम्परा के विद्वान हरिभूषण शिष्य नरेन्द्र कीति के शिष्य थे। इन्होंने 
प्रपनी गुरुपरम्परा का निम्न प्रकार उल्लेख किया है :-- 
सिरि कुन्दक न्‍्द गणि रमगणकित्ति, पहसोम पोस णंदी सुवित्त । 
हरिभूसण सीसणरिदंकित्ति, बिज्ञाणंदिय दंसण धरित्ति ॥ 
रत्नकीति, प्रभाचन्द्र, पद्मनन्दी, हरिभूषण शिष्य नरेन्द्र कीति, गश्रोर विद्यानन्द | कवि ने झ्पनी रचनाशी में 
रखनाकाल भ्रौर रचना स्थल का कोई उल्लेख नही किया | कथा की यह प्रति वि० सं० १५०८ की लिखी हुई है! । 
इससे प्रन्थ उक्त स०१५०६५ से पूर्व रचा गया है। कवि का समय १५ बी शताब्दी है। 
इस कथा सग्रह में ८ कथाएँ झौर अनुप्रक्षा दी हुई है। कोकिला पंचमी, मुकुट सप्तमी, दुद्धारसिक था, 
झ्रादित्यवार कथा, तीन चउबीसी कथा पुष्पाजलि कथा, निदुखसत्तमी कथा, निर्भर पंचमी कथा झौर श्रनुप्र क्षा । 
प्रत्येक रचना के प्रन्त में निम्न पुष्प्पिका वाक्य दिया हुम्रा है । 
'इति श्री नरेन्द्र कीति शिष्य ब्रह्म साधारण क्ृता श्ननुप्र क्षा समाप्ता ।' 
इन कथाओं मे जैन सिद्धान्त के प्रनुसार ब्रतो का विधान और उनके फल का विवेचन किया गया है| साथ 
ही ब्रतों के श्राचरण का क्रम श्रौर तिथि श्रादि के उललेखो के साथ सक्षेप्र में उद्यापन विधि का उल्लेख किया है। 
यदि उद्यापन की शक्ति न हो तो दुगने वर्ष ब्रत करने की प्र रणा की है । 
अन्तिम ग्रन्थ अनुप्र क्षा में श्रनित्यादि द्वादश भावनाझरो के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हुए ससार झौर देह- 
भोगो की भ्रसारता का उल्लेख करते हुए आ्रात्मा को वेराग्य की ओर आक्ृृष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । 


कोइल पंचदी कथा : 


पाठकों की जानकारी के लिए 'कोइल पंचमी' कथा का सार नीचे दिया जाता है--भरत क्षेत्र के कुरु 
जागल देश में स्थित रायपुर नामक नगर में वीरसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उसी राज्य में धनपाल सेठ 
अपनी भार्या धनमति के साथ सुख पूर्वक रहते थे। उनका पुत्र धनभद्र और पुत्रवधू जिनमति थी । जिनमति कुशल 
गृहिणी जिनपूजा और दानादि में श्रभिरुचि रखने बली थी, परन्तु उसकी सासु घनमति को जैन धर्म से प्र म नही था। 
दोनो के बीच यही एक खाई का कारण था । 

कालान्तर में घनपाल काल कवलित हो गया । कुछ समय वाद विपण्ण वन्दना धनभति भी चलवसोी, श्रौर 
पापकर्म के कारण बह उसी घर में कोइल हुई | अत दुर्भावशात्‌ वह जिनमति के छिर में हमेंशा टक्कर मारकर 
उसे दुःखित करती रहती थी। 

एक दिन उस नगर में श्रृतसागर नाम के मुनिराज श्राये, वे श्रवधिज्ञानी थे। धनभद्र और जिनमति नें 
उन्हें प्राहदर देकर उनसे कोइल की गति-विधियों के सन्दर्भ में पूंछा। तब मुनिराज ने बतलाया कि वह तुम्हारी 
जननी है। मुनियों के प्राहर दान में प्रन्तराय डालने के कारण वह कोइल हुई । पश्चात्‌ मुनिराज ने संसार की अंसा- 
रता का वर्णन किया, श्ौर बतलाया कि ५ वर्ष तक कोइल पत्ममी व्रत का अनुष्ठान करो, प्राषाढ़ महीने के कृष्ण 
पक्ष में उपवासकरो, ब्रत पूरा होने पर कातिक के कृष्ण पक्ष में उसका उद्यापन करो, उद्यापन में पाच पांच बस्तुएँ 
जिन मन्दिर में दीजिए उद्यापन की शक्ति न हो तो दुयगुने दिन ब्रत करना चाहिए। 

यह सुत कर कोइल मूछित हो गयी, जल सिचन से उसे सचेत किया गया प्रनतर धर्मोपदेश सुनकर 
कोइल ने सनन्‍्यास पूर्वक दिवंगत हुई । 


नल तल ++त++ कल त+ "ता कल समर डर कदी कस हे हा 


१. सं० १५०६ वर्ष श्री मूलसंथे जिनचन्द्र देव खंडेलान्वये सावड़ा गोत्रे सा० प॑० बीका इये कथानक प्रन्थ सिखाप्य कर्मक्षय 
निमित्त प्रदत्त | 





रैशकों, १३डों, १७वों और (5४वीं शल/ब्दो के आचाय, भट्टारक और कवि ४१६ 


देग्पति ने मुनिराज द्वारा निर्दिष्ट कोइल पंचमी द्वत का विधि पूरक पालन किया। ब्रत समाप्त होने घर 
उप्चका उद्यापत किया। कालान्तर में वे भी सन्यास पूर्वक स्वर्ग बासी हुए। इसमें जीव दया प्रालन करने का फल 
बतलाया गया है। इसी तरहू प्रन्य सब कथाएं दी गई हैं। कथाएं प्रप्रकाशित हैं । 


बुध विजयसिह 


कवि के पिता का नाम सेठ विल्हण और माता का नाम राजमंती था । कवि का वंश पद्मावती पुरवाल था 
प्रौर यह मेरुपुर के निवासी थे । कवि ने अपने गुरु का नामोल्लेख नही किया । कविकी एकमात्र कृति 'अ्रजित पुराण' 
उपलब्ध है जिसका रचना काल वि० सं० १५०५ कारतिकी पूरणिमा है। इससे कवि का समय स० १४८४ से १५१५ 
व॒क समभना चहिए । 


झ्रजित नाथ पुराण दर 


इस ग्रन्थ में १० संधियाँ हैं, जिनमें जैनियों के दूसरे तीर्थंकर प्रजितनाथ का जीवन परिचय अंकित किया 
गया है। रचना साधारण है, भाषा भ्रपश्र श होते|हुए भी उसमें देशी शब्दों की बहुबलता है । 
कवि ने इस ग्रन्थ की रचना महाभव्य प० कामराय के पुत्र देवपान की प्रेरणा से को है। ग्रन्थ की आयन्त 
प्रशस्ति में कामराय के परिवार का सक्षिप्त परिचय कराया है | भ्रौर लिखा है कि वणिपुर या वणिक पुर नाम के नगर 
में खंडेल वाल वंश मे कउडि (कोडी) नाम के पडित थे उनके पुत्र छीतु या छोतर थे, जो बड़े धर्मनिष्ठ और श्रावक 
की ११ प्रतिमाओं का पालन करते थे । वही पर लोकमित्र पड़ित खेता थे, उनके प्रसिद्ध पुत्र कामराय थे। कामराय 
को पत्नी का नाम कमलश्री था, उससे तीन पुत्र उत्पन्त हुए थे। जिनका नाम जितदास, रयणु और दिउपाल 
(देवपाल ) था। उसने वहा वर्धमान का एक चेत्यालय बनवाया था, जो उत्तु गध्वजाग्रो से श्रलकृत था | श्रौर जिस 
में वर्धभानतीर्थकर की प्रशान्त मूरतति विराजमान थी। उसी देवपाल ने यह चरित्र ग्रन्थ बनवाया था। कवि ने प्रथम 
सन्धि में जिनसेन, श्रकलक, गुणभद्र, गृद्ध पिच्छ, पोढिल्ल (प्रोष्ठिल्ल) लक्ष्मण श्रौर श्रीधर कवि का नामोल्लेख किया है। 
कबि ने इस ग्रन्थ की रचना स० १५०४ में कातिकी पूणिमा के दिन की है। 
ससएह पणवहु सएह पंचतह कत्तिय पुण्णिस बासरे । 
ससिद्धु गधुइउ विर्जासह्‌ फिउ बुह बिउपालकयादरे ॥३२५ 


भट्टा रक शुभचन्द्र 


यह मूलसंघ दिल्‍ली पट्ट के भद्टारक पक्चनन्दी के पट्धर शिष्य थे! । यह पद्मनन्दी के पट्ठटपर कब 
प्रतिष्ठित हुए, इसका निरचिय समय तो ज्ञात नही हो सका, पर वे संभवत: १४७० और १४७६ के लगभग किसी 
समय पदूट पर प्रतिष्ठित हुए थे। ग्वालियर लश्कर के नयामन्दिर के चौबोसी धातु की मूर्ति लेख मे सं० १४७६ 
में भ० शुभचरद्त का उल्लेख है। अंतः वे उससे पू्व ही पट्‌थ पर प्रतिष्ठित हुए जान पड़ते हैं। यह झपने समय के 
प्रच्छे विद्वान थे। इनकी दो कृतियां मेरे श्रवलोकत में भ्राई हैं। (सिद्ध चक्र कथा' धौर श्री शारदा स्तवन । शारदा 
स्तथ॒न के €वें पद्म में“ श्री पश्चनन्दीन्द्र मुनीन्द्र पट्टे शुभोपदेकश्षी शुभचन्द्रदेवा: वाक्य द्वारा उन्होंने प्रपना उल्लेख 
किया है। महू प्रतिष्ठाचाये भी रहे हैं । इनके समय में ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ भी हुई है। इनके पट्टधर शिष्य जिन- 
भन्द्र थे भ० शुभचन्द्र संभवत: १५०२ तक उस पहूट पर प्रतिष्ठित रहे हैं। 


विलिजटी *५+>++--+-ननज>>+न 








१. “तत्पट्टांबुधि, सच्चर्द्र: शुभचत्र: सतांवर, । 
पंचराक्षवन दावरित कवायाक्ष्मा घराशनि: । २०--मूलाचार प्रशस्ति 
तासु पट्टी रयणत्तय धारठ, सजायठ सुहचन्द भडारठ । सिद्ध चक्र कथा प्रशस्ति 
पुणु उबण्णु सिदह्ासण मडशु, मिच्छावाइ वाय-भड-खंडर!, सावय चरिउ प्० 


४००४ जैत धर्म का प्राचीत इतिहासं--भांग २ 
सिद्धचक कथा 


इसमें सिद्धचक्र श्रत के माहात्म्य का वणन है जिसे उन्होंने सम्यग्दुष्टि श्रावक जालाक के लिए कल्याण- 
कारी कथा का चित्रण किया था! । इस कथा की अन्तिम प्रशस्ति के तिम्न वाक्य में--'भरी पद्मनन्दी मुनिराज 
पट्टे शुभोपदेशी श्ुभचस्व्॒देष:' श्री सिद्चक्रस्य कथावतारं चकार भव्यां बुजभानुमाली ॥!१॥। 

भ० शुभचन्द्र का समय विक्रम की १५वीं शताब्दी का तृतीय चतुर्थचरण है। 


रत्नकोरति 


यह बलात्कारगण के विद्वान थ। यह भावकीति प्लौर ग्रनतकीति के शिष्य थे। इनकी एकमात्र कृति 
पृष्पांजलि ब्रतकथा है जो अ्रपश्र श भाषा की रचना है। कथा में कवि ने रचनाकाल और रचनास्थल का कोई उल्लेख 
नही किया | इसका कारण रचना काल का निश्चय करना कठिन है । संभव है १५वीं शताब्दी की रचना हो । 


पंडित योगदेव 


यह कनारा जिले के कुम्भनगर के निवासी थे। पंडित योगदेव राजा भुजबली भीमदेव के द्वारा राज्यमान्य 
थे। वहा की राज्यसभा में सम्मान प्राप्त था। इनकी एक कृति तत्त्वार्थसूत्र की टांका 'सुखवोधवृत्ति' है । ग्रन्थ में 
गुरु परम्परा और रचनाकाल का कोई उल्लेख नही है । इस कारण इनका समय निर्चचित करना कठिन है। 

ग्रपशञ्रश भाषा की 'सुव्रतानुप्रेक्षा' नाम की २० कडव॒क की रचना है जिसमे मुनि सुब्रत की बारह भावना 
का वर्णन है। जिसे उन्होने कुभनगर में रहते हुए विश्वसेन मुनि के चरण कमलो की भक्ति से रचा है। इस ग्रन्थ 
की यह प्रतिलिपि स० १५८५ बंशाख वदि १३ के दिन मैसूर के पद्मप्रभ चैत्यालय मे की गई है। इससे इतना तो 
सुनिदिचत है कि पडित योगदेव उससे पहले हुए है । सभवत यह १५वी शताब्दी के विद्वान है। 


कवि जल्हिग 

इन्होने अपना कोई परिचय, गुरुपरम्परा और “रचना' काल नहीं दिया जिससे उनके सम्बन्ध मे कुछ नही 

कहा जा सकता। इनकी एकमात्र कृति, 'अनुपेहारास' है जिसमे श्रनित्य, अशरण ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, 

प्राखव, सवर, निर्जरा लोक बोधि दुलंभ भ्ोौर धर्म । इन बारह भावनाओरो का स्वरूप दिखलाते हुए उनके बार-बार 

चिन्तवन करने की प्रेरणा की है। ये भावनाएं देह-भोगों की भ्राशक्ति को दुर करती हुई उनके प्रति श्ररुचि उत्पन्न 

करती है प्लौर श्रात्मस्वकूप की शोर श्राक्ृष्ट करती है। इसीलिये इन्हे माता के समान हितकारी बतलाया है। 

कवि जल्हिग कब हुए, यह रचना पर से ज्ञात नहीं होता। सभवतः इनका समय विक्रम की १४वीं या १५वीं 

शताब्दी है। कवि कहता है कि जो इनकी भावना भाता है वह पाप-पास को दूर करता हुभ्ना परम सुख प्राप्त 

करता है। साथ में कवि कहता है कि मैने निज शक्ति से इसकी रचना की है, उसमे जो कुछ हीन या भ्रधिक कहा 
गया हो, या पद ग्रक्षर मात्रा से हीन हो, तो उसका विगत-मल मुनीश्वर शोधन करे । 


नेसचन्द 

दा यह माथ्‌र सध के विद्वान थे। इनको रची हुई 'रविवयकहा' (रवि ब्रत कथा) है जिसमें रविवार के ब्रत 

की विधि भौर उसके फल प्राप्त करने वाले की कथा दी गई है। रचना में गुरुपरम्परा श्रौर रचना काल का कोई 
उल्लेख नही है । इससे निश्चित समय बतलाना शक्‍्य नही है। कथा की भाषा 


षषा साहित्यादि पर से १५वीं शताब्दी 
की रचना जान पड़ती है। अन्य साधन सामग्री के भ्रन्वेषण से समयादिका निःचय हो सकेगा । 

















१. सम्यन्दृष्टि विशद्धात्मा जिनधर्म च वत्सलः । 
जालाक कारयामास कथा कल्याण कारिणि ॥२ 


१३वीं १६वीं १ $»वों मौर १८३ीं शताब्दी के जाचाये, भट्टारक और कवि ५०९ 


पंडित नेमिचनद्र 


पह घट तक चक्रवर्ती विनवचन्द्र के प्रशिष्य श्ौर देवनन्दो के शिष्य थे। इन्होंने धनजय कवि के 'राघव 
पाण्डवीय' काव्य या द्विसन्धान काथ्य की 'पैदकौमुदी नाम की टीका बनाई है। टीकाकार ने रचना काल का उल्लेख 
नहीं किया । प्रशस्ति में तलोक्यकीति नाम के एक विद्वान का उल्लेख किया है जिसके चरण कमलों के प्रसाद से वह 
ग्रन्थ समुद्र के पार की प्राप्त हुआ्ना है। टीका में रचना काल न होने से समय के निश्चय करने में बड़ी कठिनाई हो 
रहो है । इस टीका की अनेक प्रतियां भण्डारो में पाई जाती हैं। जयपुर के पाश्वंनाथ मन्दिर के शास्त्र भण्डार में ७० 
पत्रात्मक प्रति जो स० १५०६ में राजाड्‌ गरसिह के काल में गोपाचल में लिखी गई थी, लेखक प्रशस्ति भ्रपूर्ण है। (जैन 
ग्रन्थ सूची भा० ४ पु० १७२) इससे इतना तो, सुनिश्चित है कि पद कौमुदो टीका इससे पूव॑वर्ती है। संमवतः १५वीं 
शताब्दी में रची गई है। 


भ० शुम चन्द्र 

यह कर्नाटक प्रदेश के निवासी भ्रौर काणूरगण के विद्वान थे जो राद्धान्त रूपो समुद्र के पार को पहुचे हुए 
थे श्रौर विद्वानों के द्वारा अभिवन्दनीय थे। इनको एक छोटी सी कृति 'षट्दर्शन प्रमाण प्रमेय सग्रह' नाम को उप- 
लब्ध है, जो जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १६९ किरण २ पृष्ठ ४५ पर प्रकाशित हो चुकी है। 

भट्टारक शुभचन्द्र ने आचार्य समन्तभद्र की श्राप्तमी मांसा गत प्रमाण के 'तत्वज्ञान प्रमाण' नामक लक्षण 
का उल्लेख करते हुए उसके भेद-प्रभेदों की चर्चा की है। ग्रन्थ में रचना काल दिया हुमा नही है भर न गुरु 
परम्परा का ही कोई उल्लेख किया है। जिससे भट्टारक शुभचन्द्र के समय पर प्रकाश डाला जा सके। प्रन्य में 
साख्य, योग, चवाक, मीमांसक, और बौद्ध दर्शन के तत्वों का संक्षेप में विचार किया है। 

काणू रगण में प्रनेक विद्वान हो गये है। श्रवणबेलगोल के समीप वही सोमवार नामक ग्राम की पुरानी 
बस्ती के समीप शक सं० १००१ (सन्‌ १०७६ ) के उत्कीर्ण किये हुए शिलालेख में काणूरगण के प्रभाचन्द्र सिद्धान्त 
देव का उल्लेख निहित है । पर यह निश्चित करना कठिन है कि उक्त शुभचन्द इस काण्रगण मे कब हुए है। 

ग्रन्थ की भाषा श्रत्यन्त सरल है, उससे जान पड़ता है कि यह विक्रम की १४वीं शताब्दी में रचागया होगा। 

विश्व तत्व प्रकाश की प्रस्तावना के पृष्ठ €६ में डा/० विद्याधर जोहरापुर करने भ० विजय कीति के 
शिष्य भ० शुभचन्द्र को उक्त ग्रन्थ का कर्ता ठहराया है जबकि यह शुभचन्द्र मूलसघ बलात्कारगण के थे और षट्‌ 
दर्शन प्रमाण प्रमेय संग्रह के कर्ता भ० शुचन्द्र कंड्रगण विद्वान थे। श्रतएव मूलसघ के भ० शुभचन्द्र इसके कर्ता नही 
हो सकते । इनकी भिन्‍नता होते हुए भी डा० विद्याधर जोहरापुर करने उन्हे मूलसघ के भ० विजय कीति का 
शिष्य कंते मान लिया! । इस सम्बन्ध में भ्रत्वेषण करना भ्रावश्यक है, जिससे यथार्थ स्थिति का निर्णय हो सके । 


भास्कर कवि 


यह विश्वामित्र गोत्री जैन ब्राह्मण था, इसके पिता का नाम बसवांक था। कवि पेनुगोंडे ग्राम का वासी 
था। इसकी एक रचता “जीवंधर चरित' प्राप्त है। जो वादीभसिह सूरि के संस्कृत ग्रन्थ का कनड़ी प्नुवाद है। 
ऐसी सूचना कवि ने स्वयं दी है। ग्रंथ के प्रारम्भ में कवि ने अपने से पूर्ववर्ती ग्राचायों प्लौर कवियों का स्मरण 
किया है--पंच परमेष्ठी, भूतवलि, पुष्पदन्त, वीरसेन, जिनसेन, प्रकलंक, कवि परमेष्ठी समन्तभद्र, कोण्डकुन्द, वादी 
भर्सिह, पण्डितदेव, कुमारसेत, वर््ध मान, धमेभूषण, कुमारसेन के शिष्य वोरसेन, चरित्र भूषण, नेमिचन्द्र, गुणवर्म 
तागवर्म, होत्र (पोत्र), विजय, प्रग्ग लदेव, गजांकुश भ्ोर यश्चन्द्र श्रादि। 

कवि ने इस ग्रन्थ की रचना 'शान्तेश्वर वस्ती' नाम के जैन मन्दिर में शक सं० १३४५ के क्रोधन संवत्सर 
(सन्‌ १४२४) में फाल्युण शुक्ला १०मी रविवार के दिन पेनुगोंडे के जिन मन्दिर में समाप्त की है। कवि का समय 
ईसा की १५वीं शाताब्दी का पूर्वा्ष है । 


५०२ जैन धर्म का प्रायोस इतिहास---भात्र २ 
_भ० कमल कीति 


यह काप्ठासंध माथुरगच्छ श्र पुष्करगण के विद्वान भट्टारक अ्मलकीति के पहुधर थे। उनकी गुरु 
परम्परा क्षेपकीति, हेमकीति श्रमलकीति कमलकीति यहू परम्परा स० १४२५ के ग्वालियर के मृति लेख में पाई 
जाती है । इसी सम्बत के दूसरे लेख में, श्रमलकीति के बाद संयमकीति का नाम मिलता है। कमलकी ति केपट्र पर 
सोना गिर में शुभचन्द्र प्रतिष्ठित हुए थे। इसका उल्लेख कवि रइधू ने किया है । इससे स्पष्ट है कि ग्वालियर का 
एक पट्ट सोना गिर में था, भ्ौर उस पर कमलकीति प्रतिष्ठित थे । उन्ही के पट्ट पर शुभचन्द्रप्रतिष्ठितहुए थे । प्रत: ये 
सब भट्टारक १५वीं शताब्दी विद्यमानमें रहे है । 
कमलकित्ति उत्तमखलमधारठ, भव्वहभवश्नस्भोणिहितारउ। 
तस्स पट्टकणयट्टिपरिद्ठउ, सिरि सुहचन्द सु तव उक्कंद्ठिउ । 
हरिवंशपुराण, श्रादि प्र० 
जिणसुत्त भ्त्य प्रलहुंतरण सिरिकसलक्तिति पयसेवएण। 
सिरि क जकिति पटंटवरसु, तच्चत्थ सत्थभासणदि णेसु । 
उद्दण मिल्‍्छत्ततमोहणासु, सुहचन्द भड़ारठ सुजस वासु। 
हरि० अन्तिम प्र० का 
कमलकी ति की एकमात्र रचना 'तत्वसार' टीका है। यह देवसेन के तत्वसार की टीका है जिसे कमल 
कीति ने कायस्थ माथरान्वय मे अ्रग्रणी अमरसिह के मानस रूपी अरविन्द को विकसित करने के लिए दिनकर (सूर्य) 
स्वरूप इस टीका की रचना की है भ्रर्थात्‌ यह टीका उनके लिए लिखी गई है। प्रस्तुत कमलकीरति वही हैं जिन का 
उल्लेख कवि रहध ने हरिवश पुराण में किया है श्रौर जिसका उल्लेख स० १५२४ के कवि रद्दधू द्वारा प्रतिष्ठित 
मूर्ति लेख में हुआ है । भ्रतः इनका समय १५वीं शताब्दी का उत्तारर्ध जान पडता है । 


कवि चम्द्रसेन 


इन्होंने श्रपना परिचय देने की कोई कृपा नही की । कवि की एकमात्र लघु कृति अ्रपभ्रश भाषा की १० 
पद्चात्मक 'जयमाला' उपलब्ध है जिसमे सिद्धचक्र व्रत के माहात्म्य को ख्यापित किया गया है श्रौर बतलाया है कि 
सिद्धचक्र ब्रत का सन सें श्रच्छी तरह चिन्तन करने से व्यक्ति के ज्वर, क्षय, गडमाला, कुष्ट छूल श्रादि रोग नष्ट 
हो जाते है तथा सिद्धचक्र का स्मरण करने वाले व्यक्ति के सभी बन्धन, चौरादिक का भय और विपदाए विनष्ट 
हो जाती हैं। परन्तु इसका स्मरण भावात्मक भौर निश्चल होना चाहिये । 

घत्ता--इय वर जयमाला प्रमरसाला विधुसेणेन वि कहिय थ॒हि । 
जो पढ़॒इ पढावइ निय सणिभावइ सोणरु पावहइ सिद्ध सुहम्‌ ॥ 

कवि ने जयमाला का रचनाकाल नहीं दिया। पर लगताहै कि कवि की यह रचना १५वीं शताब्दी के 
लगभग होगी । 


कवि गोविस्द 


इनकी जाति अ्रग्रवाल श्लौर गोत्र 'गय' था। इनके पिता का नाम साहु हीगा भौर माता का नाम पद्मश्री 
था | यह जिनशासन के भक्त थे। यह संस्कृत भाषा के भ्रच्छे विद्वान थे । इनकी एकमात्र कृति 'पुरुषार्थानुशासन 
है। ग्रन्थ में उल्लेख हैकि माथुर कायस्थों के वच्य में खेतल हुआ जो बन्धुलोक रूपी तारागणों से चन्द्रमा के 
समान प्रकाशमान था। खेतल के रतिपाल नाम का पुत्र हुम्ना, रतिपाल के गदाधर प्रोर गदाधर के श्रमर्राह और 
पझमरसिह के लक्ष्मण नाम का पुत्र हुआ, जिसकी प्रस्थ प्रशस्ति में बड़ी प्रशसा को गई है। झ्मरसिह मुहम्मद बाद- 
शाह के द्वारा प्रधिकारियों मे सम्मिलित होकर प्रधानता को पाकर के भी गर्व को प्राप्त नही हुआ । वह प्रकृतिव: 


१४वीं १६वीं १७वीं और १८वीं दाताभ्दी के आत्ार्य, भट्टारक और कति ४०३ 


उदार था। कायस्थ जाति में और भी पनेक विद्वान हुए हैं जिन्होंने जैनधर्म को प्रपनाकर श्रपना कल्याण किया है। 
ध्लौर कितने ही भ्रच्छे कवि हुए हैं जिनकी सुन्दर एवं गंभीर रचनाओं से साहित्य विभूषित है। कितने ही लेखक 
हुए हैं । कवि ने यह ग्रंथ भ्रमरसिंह के पुत्र लक्ष्मण के नामांकित किया - है क्योंकि बह इन्ही की सत्पेरण।दि को 
पाकर प्रत्थकार उसके बनाने में समर्थ हुआ है। ४ ँ 

प्रशस्ति में कहीं पर भी रचनाकाल दिया हुआ नहीं है, जिससे कवि का समय निश्चित किया जाता। हां, 
प्रशस्ति में कवि ने अपने से पूरववर्तों कवियों का स्मरण जरूर किया गया है, जिनमें समन्तभद्र, भट्ट प्रकलंक, 
पूज्यपाद (देवनन्दी) जिनसेन, रविषेण, गुणभद्र वट्ट केर, शिवकोटि, कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वाति, सोमदेक, वी रनन्‍्दी 
धर्नंजय, झसग, हरिचन्द्र जयसेन धौर अग्नितगति (द्वितीय ) । 

इन नामो में हरिचन्द्र शोर जयसेन ११वीं झौर १३वीं छाताब्दी के विद्वान है। किन्तु इस प्रशस्ति में 
मलयकीति भर कमलकीति नाम के विद्वान भट्टारक का भी उल्लेख है, जिनका समय विक्रम की १५वीं 
शताब्दी है। भ्रतः यह रचना भी १४वीं शताब्दी की जान पड़ती है। 


कवि कोटोइवर 


इनके पिता तम्मणसेट्ट तुलुदेशान्तगंत बहदूर राज्य के सेनापति थे । इनकी माता का नाम रामक, बड़े 
भाई का नाम सोमेश और छोटे भाई का नाम दुर्ग था। संगीतपुर के नगर सेठ 'कामसेणही' इनका जामाता था । 
श्रवण बेलगुल के पण्डित योगी के शिष्य प्रभाचन्द्र इनके गुरु थे । संगीतपुर के नेमिजिनेन्द्र इनके इष्टदेव थे श्रौर 
सगीतपुर के राजा सगम इनके ग्राश्रय दाता थे । इन्ही के प्रादेश से कवि कोटीश्वर ने जीवन्धर षटपदी, नाम के 
ग्रन्थ की रचना की थी । 

बिलगि ताल्लुके के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि श्रुत॒कीति संगम के भुरु थे भौर इन्ही श्र्‌ तिकीति 
की शिष्य परम्परा में 'कर्माटक शब्दानुशासन' के कर्ता भट्टाकलंक (१६०४) पाचवे थे। कोटीश्वर ने जीबन्धर पट 
पदी मे प्रपने पूर्ववर्ती गुरुओं की स्तुति विजयकीति के शिष्य श्र्‌ तकीति पर्यन्‍्त की है । इससे कोटीश्वर का समय ई० 
सन्‌ १५०१ के लगभग जान पड़ता है । 

है जीवंधरषद्‌ पदी की एक ही प्पूर्ण प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें € भ्रध्याय के श्ौर दशवे प्रध्याय ११६ पद्च दिये 

हुए हैं। इसके मंगलाचरण में कवि ने कोण्डकुन्द, समन्तभद्र, पडित मुनि, धमंभूषण, भट्टाकलंक, देवकी ति, मुनिभद्र, 
विजय कीति, ललितकीति और श्र्‌ तकीति प्रादि गुरुप्नों का स्तवन किया है। 

धर पूर्वेवर्ती कवियों में जन्न, नेमि्रन्द्र, होन्त, हंप रख, प्रग्गल, रन्‍्न, गुणवर्म औऔरनागबर्म का स्मरण किया 
है। कबि का समय ईसा की १५वीं हाताव्दी का उपान्त्य झौर विक्रम सं० १५७८, सोलहवीं का उत्तराद्ध है। 


पंडित लेता 
पंडित खेता ने झ्पना कोई परिचय प्रकित वहीं किया । प्रोर न श्रपनी गूरु परम्परा का ही उल्लेख किया 
है। इतकी एक मात्र कृति 'सम्यकल्व' कोमुदी है, जो तीन हजार दलोकों के प्रमाण को लिए हुए है। इस ग्रन्थ की यह 
प्रति स० १६६६ की माघ वदि ५ गुरुवार के दिन जहांगीर बादशाह के राज्य में श्रीपय (बयाना) में लिखी गयी 
थी। वह प्रति सं० १६८६ ज्येष्ठ कृष्णा १३ को शुभ दिन में शाहज्यी के राज्य में काष्ठासघ माथुर गच्छ पृष्करगण 
के भट्थारक गुणचन्द्र, सकलघन्द्र, महेन्द्रसेत के ,खिब्म ० भगवती दास को श्वेताम्बर रुपचन्द्र के 

पास से प्राप्त हुई थी, जो भ्रव नयामदिर दिलझी के कारन भंडार में सुरक्षित है । 
रचना सरल है, उसकी भाषा आदि से १शवीं-१६वीं शताब्दी की कृति जान पड़ती । ग्रथ अप्रकादित 
है; प्रकाशन की वाट नोहरहा है । पा 


भ्०४ जैन घम्म का प्राचीत इतिहास--भाग रे 


भट्टारक ज्ञानभूषण 


ज्ञान भूषण नाम के चार विद्वानों का उल्लेख मिलता है उनमें तीन ज्ञान भूषण इतके बाद के;विद्वान हैं। प्रस्तुत 
ज्ञान भूषण मूलसघ सरस्वती गच्छ बलात्कारगण के भट्टारक सकलकीति की परम्परा में होने वाले भ० भुवनकीति 
के पट्‌टधर थे । यह संस्कृत भाषा के प्रच्छे विद्वान भौर कवि थे। गुजरात के निवासी थे, ध्रतएव गुजराती भाषा 
पर इनका प्रधिकार होना स्वाभाविक हैं। यह सागवाड़ा गद्दी के भटूटारक थे। यह स० १५३१ में भुवनकींति के 
पटूट पर प्रतिष्ठित हुए थे। झौर वे उस पर १५५७ तक अवस्थित रहे है। पश्चात उन्होने स्वयं विजयकीति को 
प्पने पद पर प्रतिष्ठित कर भट्टारक पद से निवृत्ति ले लो। भट्दारक पद पर रहते हुए उन्होने श्रनेक मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा कराई । 

गुजरात में इन्होने सागराधम झौर आभीर देश में श्रावक की एकादश प्रतिमाशों को धारण किया था। शौर 
बाग्वर (वागड) देश मे पचमहाव्रत धारण किये थे। इन्होंने भट्टारक पद पर श्रासीन होकर श्राभीर, बागड़ तौलब 
तैलंग, द्रविण, महाराष्ट्र भ्रौर दक्षिण प्रान्त के नगरों और ग्रामों में विहार ही नही किया, किन्तु उन्हें सम्बोधित 
किया झौर सन्‍्मा्े में लगाया था | द्रविण देश के विद्वानों ने इनका स्तवन किया था, श्रोर सोराप्ट्र देशवासी धनी 
श्रावकों ने उनका महोत्सव किया था उन्होने केवल उक्त देशों में ही धर्म का प्रचार नही किया था किन्तु उत्तरप्रदेश 
में भी जहाँ तहाँ विहार कर धर्म मार्ग की विमल धारा बहाई थी*। जहाँ यह विद्वान श्र कवि थे, वहाँ ऊँचे दर्जे 
के प्रतिष्ठाचार्य भी थे। आप के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ श्राज भी उपलब्ध है। इन्होने भट्टारक पद पर प्रतिप्ठित 
होते ही स० १५३१ मे ड्गरपुर में सहस्रकुट चेत्यालय की प्रतिष्ठा का सचालन किया । स० १५३४ को प्रतिष्ठिपत्त 
मूर्तियाँ कितने ही स्थानों पर मिलतों है। स० १५३१ में उदयपुर में प्रतिष्ठा कार्य सम्पन्न किया ।स० १४४० में 
हुंबड श्रावक लाखा झौौर उसके परिवार ने इन्ही के उपदेश से प्रादिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई थी । 

ऋषभ+देव के यश:कीति भण्डार की पट्टावली से ज्ञात होता है कि ज्ञान भूषण पहले भ० विमलेन्द्र के शिष्य 
थे। श्रौर इनके सगे भाई एवं गुर आता ज्ञानकीति थे | यह गोलालारीय जाति के श्रावक थे । स० १५३४ में सागवाडा 
झौर नोगाम मे महोत्सव एक ही साथ प्रायोजित होने से दो भट्‌टठारक परम्पराएँ स्थापित हो गई । सागरवाड़ा की 
प्रतिष्ठा के सचालक थे भ० ज्ञानभूषण | श्रौर नोगाम की प्रतिष्ठा के सचालक थे ज्ञानकीति । ज्ञानभूषण बडसाजनो के 
भट्टारक माने जानते लगे भौर ज्ञानकीति लोहड साजनों के भ० कहलाने लगे। बाद में यह भेद समाप्त हुआ और 
भ० ज्ञान भूषण ने भुवन कीति को गुरु मानना स्वीकार किया । 

भ० ज्ञान भूषण अपने समय के प्रच्छे प्रतिभा सम्पन्न भट्‌टारक थे। डा० कस्तूरचन्द कासली वाल ने 
द्वितीय ज्ञानभुषण की रचनाओ को प्रथम ज्ञानभूषण की रचनाएँ मान लिया है। जो ठीक नही है। सिद्धान्तसार 
भाष्य, पोषहरास, जलगालनरास ग्रादि रचनाएँ द्वितीय ज्ञानभूषण की हैं। जो लक्ष्मीचन्द वीरचन्द के शिष्य थे। 
प्रौर सूरत की गह्ी के सस्थापक भ० देवेन्द्र कीति के परम्परा के विद्वान थे। सबसे पहले प० नाथूराम जी प्रेमी ने 
सिद्धान्तसार भाष्य को प्रथम ज्ञान भूषण की कृति माना था?। डा० ए० एन० उपाध्याय ने कार्तिकेयाणुप्रेक्षा की 
प्रस्तावता पृ० ८० पर सिद्धान्तसार भाष्य को इन्ही ज्ञान भूषण की कृति लिखा है जो ठीक नहीं जान पड़ता । 








१: विख्यातों भुवनादि कीति मुनियः श्री मूलसधे$भवत्‌ । 
तत्पट्टू 5जनि बोधभूषरण मुनि: स्वात्मस्वरूपे रत. । 
जाता प्रीति रतीवतस्प महता कल्याणकैषु प्रभो-- 
स्तेनेद विहितं ततो जिनपतेराद्यस्य तद्धणेण ॥ . जादिताथ फाग प्र० 
२. शुभ चन्द्र गर्वावली 
३. देखो, राजस्थान के जैन संत, पृ० ५४-१५ 
४. देखो, सिद्धान्तसारादि संग्रह की भूमिका पृ० € 


शएवीं, १६वीं, १७वीं भौर १५वीं पाताब्दी के आचायं, भट्टारक और कवि ०४ 


रचनाएं 
प्रथम शानभूषण की निम्न रचेनाएँ उपलब्ध है--पूजाष्टक टीका, तत्वज्ञानतरगिणी स्वोपज्ञवृत्ति सहित 
ब्रादिनाथ फाग, नेमिनिर्वाण पंजिका, परमार्थदेश, सरस्वती €तबन । 


इन सब रखनाओं में पुआध्टक टीका सबसे पहली कृति जान पड़ती है; क्योंकि कवि ने उसे मुनि प्रवस्था में 
थि० सं० १५२८ में डू गरपुर के श्रादिनाथ च॑त्यालय में बनाकर समाप्त की थीं । 

यह ज्ञानभूषण की स्वयं रखित पूजाध्ों की स्वोपज्ञ टीका है। यह दश अधिकारों में विभाजित है । इसकी एक 
लिखित प्रति सम्भवनाथ मन्दिर उदयपुर के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध है। उसमें पुजाष्टक टीका का नाम विद्वज्जन- 
बललभा' बतलाया है! । । 


तशत्वश्ञानतरंगिशी स्वोपशटीका सहित 
यह ग्रन्थ १८ धध्यायों में विभक्त हैं। इसमें शुद्ध चिद्रप का भ्रच्छा कथन दिया हुआझा है । ग्रन्थ भ्रध्यात्म रस 
से सराबोर है। ग्र-्थ रोचक झौर मुमुक्षुओं के लिये उपयोगी है। इस ग्रन्थ की रचना कवि ने उस समय की है जब वे 
भट्टारक पद से निःशल्य हो गये थे। उस समय ध्यान और प्रध्ययन दो ही कार्य मुख्य रह गये थे। यह ग्रथ हिन्दी श्र्थ 
के साथ प्रकाशित हो चुका है। पाठकों की जानकारी के लिये उसके कुछ पद्य हिन्दी भावार्थ के साथ दिये जाते हैं--- 
स्वकीये शुद्धचिल्रूपे सच्िर्या निशुचयेन तत्‌। 
सहृर्शनं मतं 'तज्ञं: कर्मेन्चन हुताशनम्‌ ॥८-१२ 
जिसकी शुद्ध चिद्र प. में रुचि होती है उसे तत्वज्ञानियों ने निश्चय सम्यग्दर्शन बतलाया है, वह सम्यर्दर्शन 
कर्म ईंधन के जलाने के लिये श्रग्नि के समान है । 
मैं शुभ चैतन्य स्वरूप हूं ऐसा स्मरण करते ही शुभाशुभ कर्म न जाने कहाँ चले जाते हैं। चेतन भ्रवेतन परि- 
ग्रह और रागादि बिकार हो विलीन हो जाते हैं। यह मैं नही जानता ! 
क्य यांति कर्माणि शुभा शुभानि क्य यांति संगाश्चिदचित्स्वरूप: | 
कब यान्ति रागादय एय शुद्ध चिद्र पकोह स्मरण ने धिदूम:ः ॥॥८-२ 
इस शुद्ध चिद्र प की प्राप्ति के लिए ज्ञानी जन निस्पृह्ठ होकर सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग कर एकान्त पव॑तों 
की गुफाप्रों में निवास करते हैं । 
संग विमुच्य बिजने वसंति गिरि गह्नरे। 
शुद्ध चित प सम्प्राप्त्य शानिनोउन्यत्र निःस्पृह्ा ५-३ 
हे प्रात्मन्‌ ! तू उस शुद्ध चिद्र प का स्मरण कर, जिसके स्मरणमात्र से शीघ्र ही कर्म नष्ट हो जाते है। 
त॑ चित्र प॑ निजात्मानं समर छुद्ध प्रतिक्षणं। 
पस्य स्मरण भराश्रण सहाय: क्मक्षयों भवेत्‌ ॥१३-२ 
कवि ने तत्त्वशान तरगिणी की रचना स० १५६० (सन्‌ १५०३) में बनाकर समाप्त की है । 


झाविनाथ फाग | 
यह ग्रल्थ ५६१ इलोकों की संख्या को लिए हुए है, जिसमें २२९ पद्म ससस्‍्कृत भाषा के हैं और २६२ पदच्च 
हिन्दी भाषा के हैं। इन सब को मिला कर ग्रन्थ की ५६१ लोक प्रमाण संख्या भ्राती है । 
सथ्यमिव नवोन धट्यहृसितान (५६१) इलोकान्विदुध्या:न्नवे । 
शुद्ध ये सुध्चिय: पठन्ति सबहूं ते पाठ्यस्त्थावरात्‌ | 


१. इंति भट्टारक क्री मुकतुकोति लिप्म सुनि झालभूषरा गिरवितायां स्वकृताष्टक दक्षक टीकार्या बिहृज्जन वल्लभा सक्षायां 
हल्दीशवर ह्ीपजितालय्चंस बरातीय मामा दश्षमोभधकार; ।| 


के 


५१०६ जन धर्म का प्रानीन इतिहास-- भाग २ 


इसमें भगवान श्रादि नाथ की जीवन गाथा श्रंकित है। उनके जन्म, जन्माभिषेक, वाल्य लीला राज्य पद 
और तपस्वी जीवन का सुन्दर एवं सक्षिप्त परिचय दिया है। हिन्दी पद्मों में जिन पर गुजराती भाषा का प्रभाव 
अ्रंकित है, उन्ही सस्कृत पद्यों का भाव दिया हुआ है । 

डा० प्रेमसागर ने हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि में इस ग्रन्थ का रचना काल स० १५५१ दिया है, 
जो किसी भूल का परिणाम है । उन्होंने ५६१ पद्म सख्या को फुटनोट में दिया है। वह निर्माण सूचक पश्च नहीं है, 
किन्तु पद्य सख्या की सूचना देता है। यदि प्रति में उसका रचना काल उन्हे मिला है तो उसका प्रमाण देना चाहिए 
था, पर नही दिया, यह रचना समय गलत है । 


नेसि निर्वाण पंजिका 


इसमें वाग्भट के नेमि निवाण महाकाव्य के विषम पदों का अर्थ स्पष्ट किया है । कही-कहीं यमक भ्रादि के 
गृढ स्थलो के उद्घाटन करने का भी प्रयत्न किया है। पजिका उपयोगी है उसका मगल पद्च निम्न प्रकार है :-- 
धृत्वा नेमीववरं चित्त लब्धानन्तचतुष्टयं । 
क्वेह नेमिनिर्वाण महाकाव्यस्थ पंजिका ॥ 
क्री नाभिसूनो: युगाविदेवस्थ प्रथयंतु विस्तारयंतु । सम॑ युगपत्‌ । विस्तृता:, क्रष. पतिताः, मणीयित 
मणिभिरिव चरितं। ये: पदपद्मययुग्मनरवे: । 


इति भट्टारक श्री ज्ञानभूषण विरचिताया महाकाव्य पजिकाया प्रथम सर्ग ॥१॥। 

नेमि निर्वाण के सातवें सर्ग में रेवतक (गिरनार) पर्वत का बडा सुन्दर वर्णन श्रार्या, बिन्चुमाला आदि 
४४ छन्दों मे किया है जिस इलोक में छन्द का प्रयोग किया है उसका नाम भी पद्च में अकित है। ज्ञान भूषण ने 
द्वयर्थंक पद्यों के भ्र्थ को स्पष्ट किया है.-- 

मुनिगण सेव्या गुरुणा मुक्तार्या जयति सा मुत्र । 
चरणमतसमखिलमेव स्फुरतितरां लक्षण यस्याः ॥॥७-२ 

इसकी पंजिका निम्न प्रकार हैः-- 

४ 'मुनिगण सेथ्या मुनिगणों भवन्तसम्‌हः सेव्यो लक्षणया पृज्यो नमस्करणीयों वयस्था: स तथोकता:, 
पक्षे सप्तगण सेव्या । गुरुणा ग़रु वीक्षा गुरु: शिक्षा गुरुवरतेन, पक्षे एकेन दीघक्षिरेण | झार्या, झआधिका, पक्षे श्रार्या 
नाम छन्दः। अमृत्र पत्र रंवतकाचले पक्षे प्रस्सिन्‍्सगें। चरणगतेहे चारित्राश्रितम्‌ पक्षे पादाशितम्‌। यस्या: झ्राधिकाया: 
पक्षे श्रायस्या: ॥ 

दिल्‍ली धर्मपुरा मदिर के शास्त्र भडार में इस पजिका की प्रति उपलब्ध है। 


परमार्थेपदेश--यह ग्रन्थ सूचियो मे दर्ज है। पर मैने उसे देखा नही है, इसलिये उसका परिचय शक्‍्य 
नही है। सरस्वती स्तवन--छोटा सा स्तोत्र है, जिसमे सरस्वती का स्तवन किया है, यह स्तोत्र अनेकान्त मे प्रकाशित 
हो चुका है। श्रात्म-सम्वोधन नाम का ग्रन्थ भी बताया जाता है, पर उसके देखे बिना उसके सम्बन्ध में कुछ 
नही कहा जा सकता । 


इन्ही ज्ञानभूषण के उपदेश से नागचन्द्रसुरि ने विषापहार श्र एकीभाव स्तोत्र की टीका की है । 
इनका समय १५२० से १५६० तक है। इसके बाद इनका कोइ विज्लेष परिचय मुझे ज्ञात नही होसका | इनकी 
मुत्यु कहा श्रौर कब हुई यह भी ज्ञात नही हो सका । 


कवि दाभोदर 

यह मूलसघ सरस्वति गच्छ श्लौर बलात्कार गण के भट्टारक प्रभाचन्द्र, पद्मनन्दी, शुभचन्द्र प्रौर जिन 

चन्द्र के शिष्य थे। भट्टारक जिनचन्द्र दिल्ली पट्ट के पटुधर थे। उस समय के प्रभावशाली भद्टारक थे, प्राकृत 
संस्कृत के बिह्दान धौर प्रतिष्ठाचायं थे। श्रापके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियां भारत के प्रायः सभी मन्दिरो में पाई 





११वीं, १६वीं, १७वो पौर १८वीं शताब्दी के आचाये, भट्टारक और कवि ध०७ 


जाती हैं। यह सं० १५०७ में भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित हुए थे श्लौर पट्टावली के श्रनुसार उस पर ६२ वर्ष तक 
ग्रवस्थित होना लिखा है। इनके झनेक शिष्य थे, उनमें पडित मेधावी श्रौर कवि दामोदर श्रादि है । कवि दामोदर 
की इस समय दो क्ृतियाँ प्राप्त हैं--सिरिपाल चरिउ श्रौर चन्दप्पहचरिठ। इन ग्रन्थों की प्रशस्ति में कवि ने प्रपना 
कोई परिचय प्रकित नही किया । 


सिरिपाल चरिउ 

इस ग्रन्थ में चार सधियाँ है। जिनमें सिद्धचक्र के माहात्म्य का उल्लेख करते हुए उसका फल प्राप्त करने 
वाले राजा श्रीपाल श्र मंनासुन्दरी का जीवन-परिचय दिया हुआ है। सिद्धचक्रव्रत के माहात्म्य से श्रीपाल का 
ध्रौर उनके सात सौ साथियो का कुष्ठ रोग दूर हुआ्ला था। ग्रन्थ में रचना समय नही दिया, इससे उसका निश्चित 
समय बतलाना कठिन है। 


खंदप्पहु चरिउ 

यह ग्रथ नागौर के शास्त्रभडार में उपलब्ध है, पर ग्रन्थ देखने को अभी तक प्राप्त नही हो सका. इस 
कारण यहा उसका परिचय नहीं दिया जा सका | ग्रन्थ मे प्राठवें तीथंकर की जीवन-गाथा अ्रकित की गई है । 
कवि का समय विक्रम की १६वीं शताब्दी है। कवि की अन्य क्‍या कृतिया है, यह अन्वेषणीय है । 


नागचनत 


यह मूलसघ देशीयगण पुस्तक गचछ--पनसोगे के जो तुलु या तौलवबदेश में था, मट्टारक ललितकीतति के 
प्ग्न शिष्य भ्रौर देवचन्द मुनीन्‍्द्र के शिष्य थे'। कर्णाटक के विप्रकुल मे उत्पन्न हुए थे। इनका गोत्र श्रीवत्स था, 
पाश्वंनाथ श्लौर गुमटाम्वा के पुत्र थे। इन्हो ने धनजय कविक्ृत विषाषहारस्तोन्र की संस्कृत टीका की प्रशस्ति में 
झपने को प्रवादिगज केशरी प्लौर नागचन्द्र सूरि प्रकट किया है। विषापहारस्तोत्र टीका बागड देश के मण्डलाचार्य 
ज्ञानभूषण के प्रनुरोध से बनाई है-- 

“बागड देश संडलाचार्य ज्ञानभूषण देव॑मुहुमु हुरुपरुद्ध: कार्णादिराजसभे प्रसिद्ध: प्रवादिगज केशरी 
विरुद कविसद विदारी सहन ज्ञानधारी नागचन्द्रसूरिभंधंनजयस्रिभिहिसा् व्यक्तोकृत्त शकनुवन्तपि गुरुबचन 
सलंघनीयमिति न्यायेन तदभिप्राय विवरीतु प्रतिजानीते ।” (विषा० स्तोन्न पु० वाक्य) 

यह जेन धर्मानुयायी थे । इन्होंने ललितकीर्ति के शिष्य देवचन्द्र मुनीन्द्र का भी उल्लेख किया है .-- 

इथ महँन्मत क्षोर पारावार पाबंण शशांकस्य मूलसंघ देशीय गण पुस्तक गच्छ यनशोकावली तिलकाल॑ 
कारस्य तोलवदेश पविन्नोकरणप्रबल श्रीललितकीति भट््‌टारकस्याग्रशिष्य गुण बहण पोषण सकल श्ञास्ताध्ययन 
प्रतिष्ठा यात्राद्युपदेशानून धर्मप्रभावना धुरीण देवचन्द्र मुनीरद्न चरण नख किरण बंद्रिका चकोरायमाणेन कर्णाट 
विप्रकुलोत्तत भीवत्सगोत्र पथित्र पाइवंनाथ गुमटान्वातनुजेन प्रवादिगजकेशरिणा नागचम्द्रसूरिणा विषापहार 
ह्तोत्रस्प कृता व्याख्या कल्पांत तत्त्व बोधायेति भव्र 

विषापहार स्तोत्र की यह टीका उपलब्ध टीकाश्रों में सबसे ग्रच्छी है। स्तोत्र के प्रत्येक पद्म का अर्थ स्पष्ट 
किया है। कहा जाता है कि इन्होने पच स्तोत्रो पर टीका लिखी है। किन्तु वह मुभे उपलब्ध नहीं हुई। हां 


जओ+ अंंऑिजजजजज--नपनण 5 विजय *ज+ +>-+ 


जज कल भ ्पम चत "ै++-+_+_+++त-++ 


१. भट्टारक ललित कीति काध्य न्याय व्याकरणादि शास्त्रों के अच्छे विद्वान एवं प्रभावशाली भट्टारक थे | उमके शिष्य' 
थे कल्याण कीति, देवकीति और नागचतद्ध आदि। इन्होंने कारकल में भेररस राजा वीरपाण्डय द्वारा निर्मापित 
४१ फुट ५ इंच उत्तेंग बाहुबली की विशाल मूर्ति की प्रतिष्ठा हक स० १३५३ (वि० सं० १४८८) में स्थिर लग्न से 
कराई थी। इनके बाद कारकल की इस भट्टारकीय गद्दी पर जो भी भट्टारक प्रतिष्ठित होता रहा वह ललित कीर्ति 
नाम से उल्लेखित किया जाता है। 





४०८ जन धर्म का प्रसदोत इतिहास-- भाम रे 
एकीभावस्तोत्र' की टीका जरूर उपसब्ध हुई है, उसकी कापी जयपुर के भंडार की भ्रति पर से मैंने सन्‌ ४४ म की भरे 
जो मेरे पास है। उसकी उत्थानिका में लिखा है भट्टारक ज्ञानभूषण के उपरोध से मैने यह टीका भब्यों के शीघ्र 
सुख बोध के लिये छायामात्र लिखी है । 

'जास्थाति गहन गंभीरस्य सुखावबोधार्थ भव्याशुजिप्टक्षापारतंत्रेशानभूषण भट्दारकरुपरडों नागचस्तर 
सरि यथा शक्ति छायामात्रसिद निबधनम भिषत्ते ।' 

इन टीकाग्रो के भ्रतिरिक्त नागचन्द्र की अन्य किसी कृति का उल्लेख मेरे देखने में नही भ्राया । इनका 
समय १६वीं शताब्दी है। क्योंकि नागचन्द्र ने भ० शानभूषण का उल्लेख किया है, और ज्ञानभूषण ने सं० १५६० 
मे तंत्वशानतरगिणी की टीका समाप्त की है। भ्रतएवं नागचन्द्र का समय भी १६वीं शताब्दी सुनिश्चित है । 


अभिनव समन्‍तभद्र 

प्रभिनव समस्तभद्र मुनि के उपदेश से योजन-श्रेष्ठी के बनवाये हुए नेमीश्वर चेत्यालय के सामने काँसी 

का एक मानस्तम्भ स्थापित हुआ था । जिसका उल्लेख शिमोगा जिलान्तगंत नगर ताल्लुके के शिलालेख न०५५ 

में मिलता है! । यह शिलालेख तुलु, कोकण आरादि देशों के राजा देवराय के समय का है, और इस कारण मि० डे- 
विस राइस साहब ते इनका समय ई० सन्‌ १५६० के करीब बतलाया है । 


भट्टा रक गुरपभद् 

गुणभद्र नाम के अनेक विद्वान हो गए है। परन्तु यह उनसे भिन्‍न जान पड़ते है। यह काष्ठासघ माथु- 
राग्वय के भट्टारक मलय कीति के शिष्य ध्रौर भ० यशःकीति के प्रशिष्य थे। श्रौर मलयकीति के बाद उनके पट॒ट 
पर प्रतिष्ठित हुए थे। यह प्रतिष्ठाचार्य भी थे, इनके द्वारा श्रनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा सम्पन्त हुई है। इन्होंने 
प्रपने विहार द्वारा जिनधर्म का उपदेश देकर जनता को धर्म मे स्थिर किया है, श्लौर उसके प्रचार एव प्रसार में 
सहयोग दिया है। इनके उपदेश से अनेक ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ की गई है। इनकी बनाई हुई निम्न १५ कथाएं उप- 
लब्ध है। १ सवणवारसि कहा २ पवखबइ कहा ३ श्रायास पचमी कहा ४ चदायणवय कहा ५ चंदणछठ्ठी कहा ६ 
दुः्धारस कहा, ७ णिहृह सत्तमी कहा ८५ मउडसत्तमी कहा € पुप्फंजलि कहा १० रयणत्तय कहा ११ दहलक्ख- 
णवय कहा १२ श्रणंतवय कहा १३ लद्धविहाण कहा १४ सोलह कारण कहा १५ झौर सुयधदश्मी कहा । 

भ गुणभद्र सभवतः १५०० में या उसके कुछ वर्ष बाद भ० पट्ट पर प्रतिष्ठित हो गये थे। क्योंकि स० 
१५१० में प्रतिलिपि की गई समयत्तार की प्रशस्ति ग्वालियर करे डूगरसिह्‌ राज्य काल में भ० गुणभद्र की 
प्राम्ताय में प्रज्नवाल वशी गग॑ गोत्रीय साहु जिनदास ने लिखवाई थो | इस कवि गुणभद्व का समय विक्रम की १६वीं 
शताब्दी का पूर्वार्ध है । 

गुणभद्र ने उक्त ब्रत कथाप्रो में व्रत का स्वरूप, उनके झ्राचरण की विधि और फल का प्रतिपादन करते 
हुए ब्रत की महृत्त। पर ग्रच्छा प्रकाश डाला है। आत्म-शोधन के लिए ब्रतो को नितान्त आवश्यकता है; क्योकि 
ध्रात्म-शुद्धि के बिना हिंत साधन सम्भव नहीं है। इन कथाओ्रो में से श्रावण द्वादशी कथा श्रौर लब्धि विधान 
कथा ये दो कथाएं ग्वालियर निवासी सघपति साहू उद्धरण के जिनमन्दिर में निवास करते हुए साहु सारंगदेव के 
पुत्र देवदास की प्रेरणा से रची गई है। और दशलक्षण ब्रतकथा, प्रनन्त ब्रत कथा श्र पुष्पाजलि ब्रतकथा ये तोनो 
कथाए ज॑ंसवालवशी चौधरी लक्ष्मणसिह के पुत्र पण्डित भीमसेन के अनुरोध से बनाई है। झोर नरक उतारी दुद्धा- 
रस कथा बीधू के पुत्र सहणपाल के लिए बनाई गई। शेष € कथाएं कवि ने किसको प्रेरण। से बना 


नहीं ५६ ई, ये कुछ 
शात नहीं हो सका । वे धामिक भावना से प्र रित हो रची गई जान पड़ती है। कवि को भ्रन्य क्या रचनाएँ है यह्‌ 
प्रस्वेषणीय है । 


| ५ ब्रह्म श्र तसागर 
मृलसंघ सरस्वती गच्छ भ्रौर बलात्कारगण के विद्वान थे। इनके गुरु का नाम विद्यानन्दि था जो भटटारक 
रमन कसम तक करके कसर 99०३ 9००० त ० असम 5म नं मचकाकम रन हक हक रियर कम १०- कार मान म कक कर फिर कक; कण ताल नल जज न ननननन-ननन+ जम न५५५००५3.......3. 


१. देखो, दानवीर मण्िकचन्द्र पृ ३० 


अनडकतकलयकनकननन्‍न 








(१कों, १६हीं, १७वीं और १८दीं शद्मब्दो के ध्राचा्य मट्रक और कवि भ०६ 


पञ्ननन्दि के प्र्षिष्य झौर देवेद कीति के शिष्य थे। और देकेन्द्रकोति के बाद ये सूरत के पट्‌ट पर भ्रासीन हुए थे । 
विद्यानन्दी के बाद उस्॒ पट्ट पर कऋमशाः गा ह झौर लक्ष्मीचन्द्र प्रतिष्ठित हुए थे। इनमें मल्लिभूषण गुरु 
आुतसागर को परम प्रादरणीग्न गुरु भाई मानते थे झौर इनकी प्रेरणा से श्रुतसागर ने कितने ही ग्रन्थों का निर्माण 
किया है। ये सब सूरत की गद्दी के भट्‌टारक हैं'। इस गद्दी की परम्परा भ० पद्मनन्दी के बाद देवेन्द्र कीति से 
प्रारम्भ हुई जान पड़ती है । ब्रह्मश्ुतत्तागर भट्टारक पद पर प्रतिष्ठित नहीं हुए थे, किन्तु वे जीवन पर्यन्त देश ब्रती 
हो रहे जान पड़ते हैं । 


श्ुतसागर ने ग्रन्थों के पुष्पिका वाक्यों में प्रपने को 'कलिकाल सर्वज्ञ, व्याकरण कमलमार्तण्ड, ताकिक 
शिरोमणि, परमागम प्रवीण, नवनवति महाबादि विजेता आदि विशेषणो के साथ, त्कं-व्य|करण-छन्द झलकार- 
सिद्धान्त भौर साहित्यादि शास्त्रों में निपुणमती बतलाया है जिससे उनकी प्रतिभा भ्रौर किद्धत्ता का अनुमान 
लगाया जा सकता है। 


यशस्तिलक चन्द्रिका की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि श्रुतसागर ने €६ वादियों को बिजित किया था 

जहा ये विद्वान टीकाकार थे, वहां वे कट्टर दिगम्बर भ्रौर भ्रसहिष्णु भी थे। यद्यपि प्न्य विद्वानों ने भो 
दुसरे मतो का खण्डन एवं विरोध किया है, पर उन्होंने कही अपशब्दो का प्रयोग नही किया। किन्तु श्रुतसागर ने 
उनका खण्डन करते हुए प्रप्रिय अपकाब्दों का प्रयोग किया है, जो समुचित प्रतीत नही होते । 


मूलसघ के विद्वानों, भट्‌टारकों में विक्रम की १३वी शताब्दी से श्राचार में शिथिलता बढ़ने लगी थी, और 
श्रुतसागर के समय तक तो उसमे पर्याप्त वृद्धि हो चुकी थी। इसी कारण श्रुतसागर के टीका ग्रन्थों मे मूल परम्परा 
के विरुद्ध कतिपय बते शिथिलाचार की पोषक उपलब्ध हीती हैं, जैपे तत्त्वार्थसूत्र के 'सयम श्रुत प्रतिसेवना' झादि 


सूत्र को तत्त्वाथंवृत्ति (अुतसागरी टीका) में द्रब्य लिगी मुनि को कम्बलादि ग्रहण करने का विधान किया है। मूल 
सूत्रकार का ऐसा श्रभिप्राय नही है। 


समय विचार 


बरह्मश्षुतसागर ने भ्रपनी कृतियों मे उनका रचना काल नही दिया जिससे यह निश्चित करना शक्य 
नही है कि उन्होने ग्रन्थों की रचना किस ऋम से की है। पर यह निशचयत: कहा जा सकता है कि वे विक्रम की 
१६वी शताब्दो के विद्वान है। वे सोलहयी झताब्दो के प्रथम चरण से लेकर तृतीय चरण के विद्वान रहे है। इनके 
गुरु भट्‌टारक विद्यानन्दी के वि० स० १४६६ से १५२३ तक ऐसे मू्तिलेख पाये जाते है जिनकी प्रतिष्ठा भ० विद्यानन्दी 
ने स्वय की है भ्रथवा जिनमें भ० विद्यानन्दी के उपदेश से प्रतिष्ठित होने का समुल्लेख पाया जाता है* भर मल्लि- 


भूषण गुरु वि० सम्बत १५४४ तक या उसके ऊुछ समय बाद तक पटूट पर झासीन रहे है ऐसा सरत श्रादि के 
मूर्तिलेखो से स्पष्ट जाना जाता है। हससे स्पष्ट है कि रे श 


भो नोट की थी। उनमे र०वी 'पल्य- 


े ध का उल्लेख किया गया है भौर लिखा 
कि-- भानुभूषति की भुजा रूपी तलवार के जल प्रवाह मे क्षत्रु कुल का विस्तृत प्रभाव मिमग्न हो जाता था, ब 


उनका मत्री हुबड कुलभूषण भोजराज था, उसकी पत्नी का नाम बिनियदेवी था, जो प्रतीव पतिब्नता साध्वी 
जिनदेव के धरण कमलों ४ की उपासिका थी। उससे चार अत उत्पन्त हुए थे, उनमे प्रयम पुत्र कर्म सिह, वर 
शरीर भूरि रत्नगुणो से विभूषित था गौर इसरा पुत्र कुलभूषण था, जो शत्रु कुल के लिए काल स्वरूप था, तीसरा 


ही 33 तल +])+-४-+-++- « »««««-- 


१. देखी, गुजरातीमन्दिर बूख के यूतितेत, दतबीरमािजय [हे के मूतिलेख, दानवीर मारिकचद्ध १० ५३,५७४ जि 
२. भस्लिभूषस् के द्वारा प्रतिष्ठित पश्चावत्ती की स्ं० १४४४ को एक भरूति, जो भूरत के बढ़े मन्दिर जो में विराजमान है। 








५१० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रे 


पुत्र पण्य शाली श्री घोषर, जो सघन पापरूपी गिरीन्द्र के लिए वचद्ध के समान था और चौथा गगा जल के समान 
निर्मल मन वाला गज्ध । इन चार पुत्रों के बाद इनकी एक बहिन भी उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम पुतली था जो 
ऐसी जान पड़ती थी कि जिनवर के मुख से निकली हुई सरस्वती हो, प्रथवा दृढ सम्यकत्व वाली रेवती हो, शील 
वती सीता हो और गुणरत्नराशि राजुल हो'। श्रुतसागर ने स्वय भोजराज की इस पुत्री पुतली के साथ सघ सहित 
गजपन्थ और तुड्भीगिरि श्रादि की यात्रा की थी। श्रौर वहा उसने नित्य पुजन की, तप किया और संघ को दान 
दिया था। जैसा कि उक्त प्रशस्ति के निम्न पद्यों से स्पष्ट हैः-- 


“श्री भानुभूषति भुजासिजलप्रवाह निमंग्नशत्रुकुलआतततप्रभाव: । 

सद्युद्धध हुंबह कुले बहुतील दुर्ग भी भोजराज इति मंत्रिवरों बभूव ॥४४ 

भारयस्य सा विनयदेव्य भिधासुधोपसोद्गा रवाक्‌ कमलकान्तमुखो सल्लीय । 

लक्ष्य्या: प्रभोजिनवरस्य पदाब्जभ्‌ गी साथ्वी पतिव्नतगुणामणिवन्सहार्ध्या ॥४५४ 

सासूत भ्रिगुणरत्नविभूषितांगं श्री कर्मेसहमिति पृत्रमन्‌करत्त । 

काल चर शत्रुकुलकालमन्‌नपुण्यं श्री घोषरं घनतराघगिरीन्द्र वच्च (४६ 

गंगाजलप्रविलोच्यमनो निकेत तुर्य व बर्यतरमंगजमत्र गंग॑ । 

जाता पुरस्तदनु पुत्तलिका स्वसेषां यक्‍त्र षु सज्जिनवरस्य सरस्वतोव ॥४७ 

सम्यक्त्वदाद्‌पक लिता किल रेबतोव सोतेव शीलसलिलोक्षितभ् रिभूमि: । 

राजीमतीव सुभगा गुणरत्नराधिः बेला सरस्वति इवांचति पत्तलीह ॥४८ 

यात्रां चकार गजपंथ गिरो ससंघा हां तत्तपो विवधती सुदृढ़ब्रतासा । 

सच्छा न्तिकं गणसमचंनमहूंदीश नित्याचन सकलसंध सदत्त दानम्‌ (४६ 

तु गीगिरो च बलभव्रमुने: पदाब्जभू गी तथंव सुक्ृतं यतिभिश्चकार । 

श्री मल्लिभूषणगुरुप्रव रोपदेशच्छास्त्रं व्यधाय यदिदं कृतिनां हृदिष्ट ॥५० 
>पतल्य विधान कथा प्रशस्ति 


इन प्रशस्ति पद्मो में उल्लिखित भानुभूषति ईडर के राठौर वश्शी राजा थे। यह राव के पूंजोजी प्रथम के पृत्र 
श्रौर रावनारायण दास जो के भाई थे, और उनके बाद राज्य पद पर आसीन हुए थे। इनके समय वि० स० १४०२ 
में गुजरात के बादशाह मुहम्मद शाह द्वितोय ने ईडर पर चढाई की थी, तब उन्होंने पहाडो मे भागकर अपनी रक्षा 
की, बाद में उन्होंने सुलह कर ली थी | फारसी तबारीखों मे इनका वीरराय नाम से उल्लेख किया गया है। इनके 
दो पुत्र थे सूरजमलल और भी मसिह । रावभाण जी ने स० १५०२ से १५२२ तक राज्य किया है! । इनके बाद राव 
सूरजमल्ल जी स० १५५२ मे राज्यासीन हुए थे। उक्त पतल विधान कथा की रचना रावभाण जी के राज्यकाल मे 
हुई है । इससे भी श्रुतसागर का समय विक्रम को सोलहवी शवाब्दो का द्वितीय चरण निश्चित होता है । 

श्रुतसागर का स्वर्गंवास कब और कहाँ हुआ, उसका कोई निश्चित आधार श्रब तक नही मिला, इसी से उनके 
उत्तर समय की सीमा निर्धारित करना कठिन है, फिर भी स० १५८२ से पूव तक उसकी सीमा जरूर है और 
जिसका आधार निम्न प्रकार है :-- 


श्रुतसागर ने प० भ्राशाघर जी के महाभिषेक पाठ १२ एक टीका लिखी है जिसकी स० १५७० की लिखी 
हुई टीका की प्रति भ० सोनागिर के भडार में मौजूद है। इससे यह टीका स० १५७० से पूर्व बनी है यह टोका झ्रभि- 
पक पाठ सग्रह में प्रकाशित हो चुकी है। उसकी लिपि प्रशस्ति स> १५८२ की है* जिससे भ० लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य 
ब्रह्मजानसागर के पठनार्थ आर्या विमलश्री की चेली प्रौर भ० लक्ष्मीचन्द्र द्वारा दीक्षित विनयश्री ने स्क्य लिखकर 





--+---०२०+० 





अननननीनन«»-«_-+« 


१. देखो, भारत के प्राचोन राजवश भा० हे पृ० ४२६ । 
२. स० १४८५ की लिखी हुई श्ुतसागर की षट्‌ पाहुड टीका की एक प्रति आमेर के शास्त्र भडार में उपलब्ध है। उसकी 
लिपिप्रशस्ति मेरी नोटबुक मे उद्धत है। 


३ पृवीं, १६वीं, १७वीं और १८वीं शताब्दी के आजायें भट्टारक भौर कवि है ४११ 


प्रदात की थी । इनके सिवाय, ब्रह्मनेमिदत्त ने प्रपने ग्राराधना कथा कोश, श्रीपाल चरित, सुदर्शन चरित, राजिमोजन 
त्याग कथा झौर नेमिनाथ पुराण श्रादि ग्रन्थों में श्र्‌व॒सागर का आरादरपूर्वक स्मरण किया हैं। इन ग्रन्थों में आराधना , 
कथा कोश सं० १५७४५ के लगभग की रचना है, भौर श्रीपाल चरित स० १५८४५ में रचा गया है। शेष रचनाए' 
इसी समय के मध्य की या श्रासपास के समय की जान पड़ती है । 


रचनाएं 
ब्रह्म श्रुतसागर की निम्न रचनाएँ उपलब्ध हैं--१. यशस्तिलक चन्द्रिका २. तत्त्वार्थ वृत्ति ३. तत्त्व त्रय 


प्रकाशिका, ४. जिन सहस्त नाम टीका ५ महाभिषेक टीका ६ षद पराहुडरीका ७ सिद्धभक्ति टीका ८ सिद्ध 
चक्राष्टक टीका, 


६ ब्रत कथा फोश--ज्येष्ठ जिनवर कथा, रविश्व॒तकथा, सप्त परम स्थान कथा, मुकुट सप्तमी कथा, 
कक्षयनिधि कथा, षोडश कारण कथा, मेघमालाब्रत कथा, चन्दन षष्ठी कथा, लब्धिविधान कथा, पुरन्दर विधान कथा 
दशलाक्षणी ज्त कथा, पुष्पाजलि ब्रत कथा, झाकाश पचमी कथा, मुक्तावलि ब्रत कथा, निदुं ख सप्तमी कथा, सुगंघ- 
दह्मी कथा, श्रावण द्वादशी कथा, रत्मत्रय व्रत कथा, अनन्त ब्रत कथा, भ्रशोक रोहिणी कथा, तपो लक्षण पक्ति कथा 
मेर पक्ति कथा, विमान पक्ति कथा प्रौर पल्‍ल विधान कथा। इन सब कथाझ्रो के सग्रह का नाम व्रत कथा कोष 
है। यद्यपि इन कथाओं में भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों के अनुरोध एवं उपदेश्षादि द्वारा रचे जाने का स्पष्ट उल्लेश निहित 
है। १० श्रीपाल चरित ११. यशोधर चरित १२ ओदार्य चिन्तामणि (प्राकृत स्वोपज्ञवृत्ति युक्त व्याकरण) १३ ध्रुत 
स्कन्ध पूजा १४. श्रीपाइ्वेनाथ स्तोत्रम्‌ १५. शान्तिनाथ स्तुति: । पाश्व॑नाथ स्तोत्र १५ पद्मात्मक है, जो अनेकान्त 
वर्ष १२ किरण ८ पृ० २३६ पर प्रकाशित हुआ है । यह जीरा पल्लिपुर” मे प्रतिष्ठित पाश्वनाथ जिन का स्तवन है। 
इस स्तवन मे पाश्वनाथ जिन का पूरा जीवन झ्रकित है। इसमें पाइवंनाथ के पिता का नाम विष्वसेन बतलाया है, जो 
काशी (वाराणसी ) के राजा थे । 


बमिष्टो विश्वसेन: शतमख रचित: काशि वारांणसोश: । 
प्राप्तेज्यों मेर शत गे मरकत मणि रुक्पाददंनाथों जिमेस्द्र: । 
तस्थाभूस्त्व तनूज: शत शरद चितस्वापुरानंवहेतु-- 
भेव्यानां भाव्यमानों भवचकित थियां धंधुयों धरिव्यां (६ 


शान्तिनाथ स्तुति: में नौ पद्च है। यह स्तवन भी झनेकान्त वर्ष १२ किरण € पृ० २४६ में मुद्रित हुआ है । 
ब्रह्म श्ुतुतागर की कई रचनाएँ प्रभी श्रप्रकाशित है जिनके प्रकाशन की व्यवस्था होनी चाहिए। 


ब्रह्म नेमिदत्त 


यह मूलसंघ सरस्वतीगच्छ बलात्कार गण के विद्वान मल्लिभूषण के शिष्य थे । इनके दीक्षा गुरु भ० विद्या- 
नन्दि थे, जो सूरत गद्दी के संस्थापक भ० देवेन्द्रकीति के शिष्य थे। इन्ही विद्यानन्दि के पद्ठ पर प्रतिष्ठित होने वाले 
मल्लिभूषण गुरु थे, जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्ररूप रत्नत्रय से सुशोभित थे। श्लौर विद्यानिन्द रूप पट्ट को प्रफुल्लित 
करने वाले भास्कर थे! । मल्लिभूषण के दूसरे शिष्य भ० सिहनन्दिगुरु थे, जो मालवा की गही के भट्टारक थे । 
इनकी प्रार्थेना (मालवादेश भट्टा रक श्री सिहनन्दि प्रार्थना) से श्रुतसागर ने यशस्तिलक चम्पू की “चन्द्रिका' नाम की 


ह लिखी थी और ब्रह्मनेमिदत्त ने नेमिनाथ पुराण भी मल्लिभूषण के उपदेश से बनाया था और वह उन्ही के नामाकित 
7 गया था । 


ब्रह्म मेमिदत के साथ मूर्ति लेख में ब्रह्म महेद्रदत ताम का झौर उल्लेख मिलता है। जो नेमिदत्त के सह- 
पाठी हो सकते हैं । ब्रह्मनेमिदत्त संस्कृत हिन्दी झौर गुजराती भाषा के विद्वान थे। प्लापकी संस्कृत भाषा को १० 


ता 








आी.न्‍डई+ नी ली नील बल ननी-+त-ी लीन न न नीनी-क-ननीनानन- नल नननननी न #नन नल न न जन +न्‍ज ञल्‍न्‍त न लक + न न नलननल -००-+--*-०---+-०«०+॒ «५ -++>« 


१. जीरा पल्लिपुर प्रकृष्ट महियन्‌ मौकुन्द सेवानिधे ।. “०>-पाएवेनाथ स्तवन 


४१२ जैन धर्म का प्रावीत इतिहास-- भौग २ 


' चनाएं उपलब्ध हैं। ने सब ग्रन्थ चरित पुराण झौर कथा सम्बन्धी हैं। पूजा सम्बन्धी साहित्य भी झ्रापका रचा 
हुआ होगा | अ्रतरीक्ष पादबंनाथ पूजा प्रापको लिखी हुई पाई जाती है। प्रापका समय विक्रम की १६वी शताब्दी 
का तुतीय चतुर्थ चरण है। वयोकि इन्होंने झाराधना कथाकोश स० १५७५ पौर श्रीपाल चरित स० १५८४ में 
बनाकर सम्ताप्त किया है। इनका जन्मकाल स० १४५५० या १५५४५ के झ्रासपास का जान पड़ता है। 


रचनाएँ 


(१) झ्ाराधना कथा कोश (२) राजिभोजन त्याग कथा (३) सुदर्शन चरित (४) श्रीपाल चरित (५) धर्मों 
पदेशपीयूषवर्ष श्रावकाचार (६) नेमिनाथ पुराण (७) प्रीतिकर महामुनि चरित (८) धन्य कुमार चरित (६) नेमि- 
निर्माण काव्य (ईडर भंडार) (१०) और प्रन्तरीक्ष पाश्वनाथ पूजा। इनके अ्रतिरिकत हिन्दी भाषा की भी दो 
रचनाए' उपलब्ध हैं। मालारोहिणी (फुल्ल माल) प्रौर झ्रादित्य ब्रतरास। इन दोनो रचनाझों का परिचय झनेकान्त 
वर्ष १८ किरण दो पृ० ८२ पर देखना चाहिए । नेमिदत्त के आराधना कथा कोश के प्रतिरिक्त अन्य रचनाएं प्रभी 
प्रप्रकाशित हैं। रचनाएं सामने नही है | श्रत उनका परिचय देना शक्‍्य नही है। नेमिनाथ पुराण का हिन्दी भ्नुवाद 
सूरत से प्रकाशित हुआा है । पर मूल रूप छपा हुभ्ना मेरे प्रवलोकन में नही झाया । 


भ० अ्रभिनव धर्मभूषण 
धर्मभूषण नाम के प्रनेक विद्वान हो गये हैं। प्रस्तुत धमंभूषण उनसे भिन्‍न है। क्योकि इन्होने भ्रपने की 
'झभिनव' 'यति' ध्लौर 'प्राचाय॑ विणेषणों के साथ उल्लेखित किया है। यह मूलसघ मे नन्दिसधस्थ बलात्कारगण 
सरस्वति गच्छ के विद्वान भट्टारक वद्धमान के शिष्य थे! । विजय नगर के द्वितीय शिलालेख मे उनकी गुरुपरम्परा 
का उल्लेख निम्न प्रकार पाया जाता है--पद्चनन्दी, धर्मभूषण, प्रमरकी ति, धर्मभूषण, वद्धंमान, भोर धर्भूषण' । 
यह भच्छे विद्वान व्याख्याता श्रौर प्रतिभाशाली थे । इनका व्यक्तित्व महान्‌ था। विजयनगर का राजा 
देवराय प्रथम, जो राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि से विभूषित था, इनके चरण कमलो की पूजा किया करता था। 
राजाधिराज परमेश्धर वेबराय, भूपाल मोलिलसद्ति सरोजपुग्मः। 
क्रीवर्धंमान मुनि बल्‍लस सोहय मुझ्य; श्रीधमंभूषण सुखी जयति क्षमाढुस: ॥ 
दशभकक्‍त्यादि महाशास्त्र 
इस राजा देवराय प्रथम को महारानी भीमा देवी जेनधर्म को परम भक्त थो। इसने श्रवण बेलगोल की 
मगायी वसदि में शान्तिनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित कराई थी और दान दिया था। इसका राज्य सन्‌ १४१८ ई० तक 
रहा है। विजय नगर के द्वितीय शिलालेख में जो शक स० १३०७ (सन्‌ १३८५) का उत्कीर्ण किया हुआ है' । इससे 
इन धर्मभूषण का समय ईसा की १४वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और १५वीं शताब्दी का पूर्वार्ध घुनिश्चित है । 
इसमे मन्देह नही कि प्रभिनव धर्मभूषण भ्रपने समय के प्रसिद्ध विद्वान थे । पद्मावती देवो के शासन लेख 
में इन्हें बडा विद्वान श्लोर वक्ता प्रकट किया है। यह मुनियों झौर राजाप्नों से पूजित ये" । 








१. 'शिष्प स्तस्प्र गुरोरासी दुधर्मभूषण देशकः । 
भट्टारक मुनिः श्रीमान्‌ छाल्यत्रय क्‍्विजित।। विजय नगर द्वि० शिलालेख । 
“मदगुरो वबंद्ध मानिशों वर््धमान दयानिधे । 
श्री याद स्नेह सम्बन्धात्‌ सिद्धेय स्थाय दीपिका ॥ . --न्याय दीपिका प्रश्नस्ति 
२. विजय नगर का द्वितीय शिलालेख, जैन सि० भास्कर भा०  किरश ४ पृ० ८६ 
३. प्रशस्ति संग्रह, जनसिद्धान्नमवन आरा पृ० १२५। ' 
४, मिड़ियावल जेनिज्भ पृ० २९६१। 


१५वीं, १६वीं, १७वीं और १५वीं शतास्दी के भाषायय भट्टारक' और कवि ४१६ 


न्याय दीपियाँ 


ध्रापकी एकमात्र कृति न्यायदीपिका' है, जो श्त्यस्त संक्षिप्त विशद भ्रौर महत्वपूर्ण कृति है। यह जैव 
न्याय के प्रथम श्रभ्यासियों के लिये बहुत उपयोगी है। इसकी भाषा सुगम भ्रौर सरल है। जिससे यह जल्दी ही 
विद्याथियों के कण्ठ का भूषण बतजाती है | इवेताम्धरीय विद्वान उपाध्याय यशोविजय जी मे इसके प्रमेक स्थलों को 
प्ानुपूर्ती के साथ अपना लिया है। इसमें संक्षेप में प्रमाण झौर' नय का स्पष्ट विवेचन किया गया है । 

इसमें तीन प्रकाश या भ्रध्याय हैं--प्रमालक्षण प्रकाश, प्रत्यक्ष प्रकाश झौर परोक्षप्रकाद । इनमें से प्रथम 
प्रकाश में उद्देशादि निर्देश के साथ प्रमाणसामान्य का लक्षण, संशय, विपयंय, ध्रनध्यक्साय का लक्षण, इन्द्रियादि को 
प्रमाण न हो सकने का वर्णन, स्वतः प्ररत: प्रमाण का निरूषण, बौद्ध भाट्‌ट धौर प्रभाकर सथा नैयाथिकों के प्रमाण 
लक्षणादि की आलोचना और जेनमत के सम्यगज्ञानत्व को प्रमाणसामान्ग का निर्दोष लक्षण स्थिर किया है । 

दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष का स्वरूप, लक्षण, भेद-प्रभेदादि का वर्णन करते हुए झतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का समर्थन 
कर सर्वेशसिद्धि श्रादि का कथन किया है । 

तीसरे परोक्षप्रकादश में परोक्ष का लक्षण, उसके भेद-प्रभेद साध्य-साधनादिका लक्षण, हेतु के चेंदप और 
पचरूपष का निराकरण, अनुमान भेदों का कथन, हेत्वाभासों का वर्णन तथा भ्रन्त में क्‍प्रागम झौर नय का कथन करते 
हुए प्रनेकान्त तथा सप्तभगी का संक्षेप में प्रतिपादन किया है । 

ग्रन्थ में ग्रन्थ कर्ता ने रचना काल नहीं दिया। फिर भी विजयमसगर के द्वितीय शिलालेख के प्रनुसार 
इनका समय ईसा की १४वी-१५वी छताब्दी है। 


म० विद्ानन्दी 


मूलसघ भारतीगच्छ ध्नौर बलात्कार गण के कुन्दकुन्दान्वय में हुए थे। इन्होंने प्रपती पट्ट परम्परा का उल्लेख 
निम्न प्रकार किया है--प्रभावन्द्र, पद्मनन्दी, देवेन्द्रकीति प्रौर विद्यानन्दि । 
श्रीमुलसडुधे बर भारतीये गच्छे बलात्कारगणे5तिरस्पे। 
श्रीकुन्दकुन्वाख्य मुनीन्त्र पट्टे जात प्रभाचन्द्र महामुनीरद्र: ॥ ४७ 
पटटे तदोये मुनिपद्मनन्दी भट्टारको भव्यसरोजभानु:। 
जातो जगत्त्रयहितो गुणरत्न सिन्धु: #र्यात्‌ सततां सार सुख यतीद: ४८ 
' लत्पट्टपप्माक रभास्करोउन्न बेवेन्द्रको तिमु निम्नकवर्ती । 
तत्पाद पकूँज सुभक्तियुक्तो विद्यादिनन्दी चरितं चकार ४६ 
“सुदर्शन चरित प्रशस्ति 


इनके गुरु भट्टारक देवेन्द्रकीति थे, जो सूरत की गद्दी के पट्टधर थे। भट्टारक पश्चनन्दी का समग्र सं ४- 
१३८५ से १४५० तक पाया जाता है। सम्भवत: सूरत की पट्ट-शाखा का प्रारम्भ इन्ही देवेन्द्रकोति ते किया है। 
इन्हीं के पट्ट शिष्य विशज्यानन्दी थे । सूरत के सं० १४६६ के धातु प्रतिमा लेख से जो चौबीसी मूर्लि के पादपीठ पर 
प्रेफित है, उसकी प्रतिष्ठा विद्यानम्दी गुरु के भ्रादेश से हुई थी। सं० १४९६ से १५२११ तक की मूर्तियों के लेखों से 
स्पष्ट है कि वे विद्यानन्दी गुर के सपदेश से प्रतिष्ठित हुई हैं? । ह 

विद्यानस्दी के गृहस्थर जीवन का कोई परिचय मेरे घवलोकत में नहीं प्राथा। सं० १५१३ के मूर्तिलेख से 





१. सं० १४६९ वर्ष बैज्ञाल सुदी १० बुधे श्री पूलसंबे बलात्कारगरों सरस्वती बच्छे मुनि वेवेषद्रकोति तत्शिप्य श्री विद्या 
नस्दी देया उपवेशात्‌ भी हुबंदवंश शाह खैता भारया रूढी एते्षा मध्ये राजा भग्ती रात़ी श्रेया अतुविशतिका कारा- 
पिता | (यूरत, दा० भा० पू० ५५ 


श्र जैन घ॒र्मं का प्राचीन इतिहास--भाव रे 


स्पष्ट है कि वे भ० देवेन्द्र कीति के द्वारा दीक्षित थे* । इन्होंने भ्रनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की क्लौर करवाई । 

इनका कार्य सं० १४६६९ से १५४३८ तक पाया जाता है। पद्टावली के प्रनुसार इन्होंने सम्मेदश्शिखर, 
ब्म्पा, पावा, ऊर्जयन्तगिरि (गिरनार) भझ्रादि सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा की थी। ये अनेक राजाग्रों से--वज्ञांग, गंगजय _ 
सिंह, व्याप्रनरेन्द्र भ्रादि से सम्मानित थे । इन्हें डा० ही रालाल जी ने भ्रष्ट शाखा प्राग्वाट वंश, परवारवंश का बतलाया 
है। इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हुमडयंशी श्रावकों की श्रधिक पाई जाती है* । 

भ० विद्यानन्दी के प्रनेक छशिष्य थे--ब्रह्म श्रुतसागर, मल्लिभूषण, ब्रह्म प्रजित, ब्रह्म छाहड, ब्रह्म घर्मपाल 
झादि। श्रुतसागर ने प्लनेक ग्रन्थों की रचना की, उन्होंने प्रपने गुरु का आदरपूर्वक स्मरण किया है। मल्लिभूषण 
इनके पट्टधर शिष्य थे । ब्रह्ममजित ने भडोंच में हनुमान चरित की रचना की । ब्रह्म छाहड ने सं० १५६१ में भडोच 
में घनकुमार चरित की प्रति लिखी । और ब्रह्म धर्मपाल ने सं० १५०४ में एक मूर्ति स्थापित की थी? । 

इनकी दो कृतियों का उल्लेख मिलता है--सुदर्शन चरित झौर सुकुमाल चरित । 

सुदर्शन चरित-यह ससस्‍्कृत भाषा में लिखा गया एक चरित ग्रन्थ है जो १२ अ्रधिकारो में विभक्त है, 
झौर जिसकी इलोक सख्या १३६२ है| प्रस्तुत ग्रन्थ में सुदर्शन मुनि के चरित के माध्यम से णमोकार मत्र का माहा- 
त्म्य प्रदर्शित किया गया है। मुनि सुदर्शन तीर्थंकर महावीर के पाचव भ्रन्तकृत्‌ केवली माने गये है। इनकी सबसे 
बड़ी विशेषता है कि इन्होंने घोर तपस्या करते हुए नाना उपसर्गों को सह कर उसी भव में केवलज्ञान आ्राप्त कर 
स्वात्म शब्धि को प्राप्त किया है । 

ग्रन्थ में सुदर्शन मुनि के पांच भवों का वर्णन सरल सस्कृत पद्मों में किया गया है। णमोकार मन्त्र के 
प्रभाव से बालक गोपाल ने सेठ सुदर्शन के रूप में जन्म लिया, खूब वैभव मिला, किन्तु उसका उदासीन भाव से 
उपभोग किया | घोर यातनाए सहनी पड़ी, पर उनका मन भोग विलास में न रमा, श्लौर न परीषह उपसर्गों से भी 
रंचमात्र विचलित हुए । प्रात्म सयम के उच्चादर्श रूप में वीतरागता भ्रौर सर्वज्ञता प्राप्त कर श्रन्त में शिवरमणी को 
वरण किया । सेठ सुदश्शन की यह पावन जीवन-गाथा प्राकृत सस्कृत ओर भ्रपश्र श के ग्रन्थो मे श्रकित की गई है। 

दूसरी रचना सुकुमाल चरित्र को मुमुक्षु विद्यानन्दी की कृति बतलाया है, देखो, टोडारायसिह भण्डार 
सूची, जैन सन्देश शोधाक १० पृ० ३५६। ग्रन्थ सामने न होने से इसके सम्बन्ध मे कुछ लिखना सम्भव नहीं है। 
इनका समय विक्रम की १६वीं शताब्दी है । 


मट्टा रक श्र्‌ तकीति 
श्रुतकीति नन्दि संघ बलात्कारगण सरस्वती गच्छ के विद्वान थे। यह भट्टारक देवेन्द्रकीरति 
पं 5 न्रकोति के प्रा 
झौर त्िभुवन कीरति के 0: थे। ग्रन्थकर्ता ने म० देवेन्द्रकीति को मृदुभाषी और अपने गरु नि लि को 
प्मृत वाणी रूप सद्गुणों के धारक बतलाया है। श्रुतकीति ने भपनी लघुता व्यक्त करते हुए भ्रपने को भ्रल्प बुद्धि 
बतलाया है। कवि की उक्त सभी रचनाएं वि० सं० १५५२ और १५५३ में रची गई है श्रौर वे सब बज 
४343 के माडू) के सुलतान गयासुद्दीन के राज्य में दमोवा देश के जेरहट नगर के नेमिनाथ मन्दिर में 
रची गई है । 
इतिहास से प्रकट है कि सन्‌ १४०६ में मालवा के सूबेदार दिलावर खा को उसके 
पुत्र श्रलफ 
देकर मार डाला था, झोर मालवा को स्वतन्त्र उद्घोषित कर स्वय राजा बन बंठा था। उसकी बा 
न टन कस कप पा 
१. स० १५१३ वर्ष वेशालसुदी १० बुधे श्री मूलसंघे बलात्कारगरों सरस्वती गच्छे भ अमित धाजण++-++- 
न | माचर ; 5 
पश्मतन्दी ततृष्षिष्य श्री देवेद्रकीति दीक्षिकायं श्री विद्यानन्दी गुरूपदेशात्‌ ग्राधार वास्तब्य बे के भर 
थी सघेत कारापित मेरशिखरा कल्याण भुयात्‌ । (भरत कर मा० पू० ४३) हुबड शातीय समस्त 
३, बैन सि० भा० १०१० ५१ | $ 


0४ ३. बद्टारक सम्प्रदावपु० १९ '€ 


१२वीं, १ वां, १७वीं और १८वीं शताम्दों के भाचार्य, भट्टारक और कि ' ए् 


थी। इसेगे भांडवगढ़ को शूथ मजबूत बनाकर उसे ही भ्रपती राजधानी बनाई थी। उसी के वंश में गयासुद्वीम॑, 

ही जिसने भमांडबगढ़ से मालवा का राज्य सं० १५२६ से १५५७ प्रर्थात्‌ सन्‌ १४६६ से १५०० ई० तक किया 

१ । इसके पुत्र का नाम नसीरध्ाह था, शभौर इसके मन्त्री का नाम पुजराज था जो वणिक झौर वेष्णव धर्मातु- 

यायी या, संस्कृत भाषा का भ्रच्छा विद्वान कवि गौर राजनीति में चतुर था । जेन धर्म तथा जैन विद्वानों से प्र में 

रखता था। 

भट्‌टारक श्रुतकीति को तीन कृतियां पूर्ण भ्रौर चौथी कृति अपूर्णरूप में उपलब्ध है । हृरिवंशपुराण पर- 

मेष्ठी प्रकाशसार शोर जोगसार। चौथी कृति का नाम “धर्म परीक्षा है, जो डा० हीरालाल जी एम० ए० दी० 
लिट्‌ को प्राप्त हुई है । 


हरिवंधपुराण 

इसमे ४७ सन्धियां है जिनमें २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ का जीवन-परिचय भंकित किया गया है। प्रसंग 
वश उसमे श्रीकृष्ण भ्रादि यदुव्णियों का सक्षिप्त जीवन चरित्र भी दिया हुमा है । 

इस ग्रन्थ की दो प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं। एक प्रति जैन सिद्धान्त भवन प्रारा मे हैं, और दूसरी भ्रामेर के 
भद्टारक महेन्द्र कीति के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध है, जो सम्वत्‌ १६०७ की लिखी हुई है प्रौर जिसका रचना 
काल सम्वत्‌ १५५२ हैं? । जो जेरहट नेमिनाथ मन्दिर में गयासुद्दीन के राज्य काल में रचा गया है। धारा की 
प्रति स० १५४३ की लिखी हुई है श्लौर जिसमें ग्रन्थ के पूरा होने का निर्देश है, जो मण्डपाचल (मांडू) दुगे के 
शासक गयासुद्दीन के राज्य काल में दमोवा देश के जेरहट नगर के महाखान श्रौर भोजखान के समय लिखी गई 
है? । ये महाखान भोजखान जेरहठ नगर के सूबेदार जान पड़ते है। वरतंमान में जेरहुट नाम का एक नगर दमोह के 
प्रन्तगंत है । दमोह पहले जिला रह चुका है। बहुत सम्भव है कि दमोह उस समय मालव राज मे शामिल हो । 
कवि ने इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में श्रपनी गृह परम्परा का उल्लेख निम्न प्रकार किया है--नन्दिसघ बलात्कारगण, 
वागेश्वरी (सरस्वती) गच्छ में, प्रभाचन्द्र, पश्चनन्दी शुभचर्द्र, जिनचन्द्र, विद्यानन्दि, पद्मतन्दि (द्वितीय), देवेन्द्र कीति 
(द्वितीय), तिभुवन कीति, श्रूतकीति । 


परमेष्ठी प्रकाशसार 


इस ग्रन्थ की एकमात्र प्रति झमेर ज्ञानभण्डार में उपलब्ध हुई है जिसके आदि के दो पत्र और अन्त का 

एक पत्र तही है, पत्र सख्या २८८ है। ग्रन्थ मे सात परिच्छेद या श्रध्याय हैं जिनकी इलोक सख्या तीन हजार के 

प्रमाण को लिए हुए है। ग्रन्थ का प्रमुख विषय धर्मोपदेश है, इसमें सृष्टि झौर जीवादि तत्वों का सुन्दर विवेखन 

कंडवक भौर घता शैली मे किया गया है। कवि ने इस ग्रन्थ को भी उक्त मांडवर्गढ़ के जेरहट नगर के प्रसिद्ध नेमी- 

इवर जिनालय में बनाया है। उस समय वहां गयासुद्दीन का राज्य था और उसका पुत्र नसीरशाह राज्य कार्य में प्नु- 
लक फट 


लजजत-+ 








१, 5९६९० 0०णाएपेत३० शाणा[ल घांड0ए ता 69 0.309 

२. संबतु विक्रम सेरा! शारेस_', सहसु पंचसय बावशसेसई। 
मड़वगदु बर मालबदेसइ, साहि गयासु पयावअसेसई । 
णायर जेरहट जिरिह्र चंगठ, ऐमिणाह्‌ जिशविन अमंगड ।. --जैन ग्रन्थ प्रश० भा० २ प०] 

३, सं० १४५३ दर्षे बवार बदि द्वजसूदि (द्वोतीय) गुरो दिने अद्येह्ठ मण्डपाचलगढ़ दुर्गे सुलतान गयासुद्दीत राज्मे प्रवर्तमाने 
श्री दमोवादेशें महाखान भोजलान प्रवर्तमाने जेरहट स्थाने सोनी श्री ईसुर प्रवर्तेमाने श्री मूलसंघे बलात्कारगणे 
सरस्वती गच्छे श्री शुन्वकुल्दाचायन्विये भट्टारक श्री पद्मत्तन्दि देवतस्थ दिव्य मण्डलाचार्य देविदकीतिदेश तच्छिष्य 
मण्डलाचाय, श्री जिभुवतकीति देवान्‌ तस्य क्षिप्य शरुतकीति' हरिवंश पुराणे (रो) परिपूर्ण कृतम्‌ ***"**"।/ 


५१६ जैन धर्म का प्राच्ोत इतिहास---मौगे रे 
राय रखता था। पु जराज॑ नाम॑ को एक वरणिक उसका मन्‍्त्री था। ईहवर दास नाम के सज्जन उस समय प्रसिद्ध 
थे । जिनके बास विदेशों से वस्त्राभूषण श्ाते थे, जपर्सिहू, सघवी शंकर धभ्लौर सघपति नेमिदास उवत प्र्थ के शायक 
थे। प्रन्य साधर्मी भाइयो ने भी इसकी झ्ननुमोदना की थी और हरिवशपुराणादि ग्रन्थो की प्रतिलिपियाँ कराई 
थी । प्रस्तुत ग्रत्थ विक्रम स० १५५३ के श्रावण महीने की पचमी गुरुवार के दिन समाप्त हुआ था । 


जोगसतार हु 


प्रस्तुत ग्रन्थ दो संधियों या परिच्छेदों में विभक्‍त है जिनमें गृहस्थोपयोगी श्राचार सम्बन्धी सेद्धान्तिक 
बातों पर प्रकाश डाला गया है। साथ में कुछ मुनि चर्या भ्रादि के सम्बन्ध मे भी लिखा गया है। 

ग्रन्थ के भ्रन्तिम भाग में भगवान महावीर के बाद के कुछ आचार्यों की गृरु परम्परा के उल्लेख के साथ 
कुछ ग्रन्थकारो की रचनाझ्नो का भी उल्लेख किया गया है, ध्लौर उससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भट्टारक श्र,त 
कीति इतिहास से प्रायः अनभिज्ञ थे और उसे जानने का उन्हे कोई साधन भी उपलब्ध न था, जितना कि श्राज 
उपलब्ध है। दिगम्बर श्वेताम्बर सघभेद के साथ झ्ापुलीय (यापनीय) सध मिल्‍ल और निःपिच्छक सच का 
नामोल्लेल किया गया है । भ्रोर उज्जनी भे भद्रबाहु से सम्राट चन्द्रगुप्त की दीक्षा लेने का भी उल्लेख है। भ्रन्थ- 
कार सकीर्ण मनोबृत्ति को लिए था, वह जैनधर्म की उस उदार परिणति से भी अनभिनज्न था, इसीसे उन्होने 
लिखा है कि--'जो भ्राचाय शुद्रपुत्र शऔरौर नोकर वगेरह को ब्रत देता है वह निगोद मे जाता है और अ्रनन्त काल तक 
दुःख भोगता है! । प्रस्तुत ग्रन्थ स० १५४२ में मा्गंशिर महीने के शुक्ल पक्ष में रचा गया है' । इसकी अन्तिम 
प्रशस्ति मे 'घर्म परीक्षा' ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जिससे वह इससे पूर्व रची गई है । 

कवि की चौथी कृति 'घम्म परिकक्‍्खा' घर्मपरीक्षा है। जिसकी एक श्रपूर्ण प्रति डा० हीरालाल जी एम० 
ए० डी० लिटको प्राप्त हुई थी। उसमें १७६ कडवक है, उसे सम्वत्‌ १५५२ में बना कर समाप्त किया था। जिस 
का परिचय उन्होने 'अनेकान्त' वर्ष १२ किरण दो में दिया था। इन चारो ग्रथों के प्रतिरिक्त कवि की प्रन्‍्य भी 
कुतिया होगी, जिनका अ्रन्वेषण करना झ्ावश्यक है । 


कवि साणिक्य राज 

यह जैसवाल कुलरूपी कमलों को प्रकुल्लित करने के लिये तरणि (सूर्य) थे | इनके पिता का नाम 'बधसरा 

था भ्रौर माता का नाम दीवा' था! । कवि ने भ्रमरसेन चरित में भ्रपनी गुरु परम्परा निम्न प्रकार दी है--क्षे मकीति 

हेमकीति, कुमारसेन, हेमचन्द्र प्लौर पद्मतन्‍्दी । ये सब भट्टा रक मूलसघ के भ्रनुयायी थे। कवि के गुरु पद्मनन्दी थे, जो 

बड़े तपस्वी शील की खानि निर्ग्रन्थ, दयालु झ्लौर शभ्रमृतवाणी थे। श्रमरसेन चरित की भ्रन्तिम प्रश्वस्ति में कवि ने 

पश्चनन्दी के एक दिष्य का प्लौर उल्लेख किया है, जिनका नाम देवनन्दी था श्ौर जो श्रावक की एकादश प्रतिमाओं 

के सपालक, राग द्वंष के विनाशक, शुभष्यान में प्रनुरक्त श्लौर उपशमभावी था। कवि ने अपने गुरु का प्रभिनन्‍्दन 
किया है। 

कवि की दो रचनाएं उपलब्ध हैं। कवि ने रोहतासपुर के जिनमदिर में निवास करते हुए ग्रन्थो की रचना 

की है शोर दोनो ग्रन्थ ही श्रपूर्ण हैं। उनमें प्रथम प्रमरसेन चरित का रचनाकाल वि० सें० १५७३ चेवशुक्लप चभी 


१. भह जो सूरि देइ वउ॒णिच्चह, नीच सूद-सुय दासभिच्चह। 22032 22% % २२२२० २५ अमल 


जाय णियोग बसुहअणु हुल्ज है, झमिय कालतह घोर दुह भुजइ । “--योगसार पन्न ६५ 
२. विक्‍्कम रायहु ववंगइ काल, पण्णरह सयते बावण अहियइ । 
रयउ गधु त जाउ सउण्णउ, पंच*"“****०* दासस जायउ --जौग-सार प्रशस्ति 


३. “सिरि जयसवाल-कुल-कमल-तरणि, 
इक्वाकु बंस महियलि वरिट्ठ,बुहसूरा णंंदखु सुअ गरिट्ट । 


उधपण्णाउ दीवा उररबण्शु, बहुमाणिकुणामे वृहाहि सण्णु।”  --नागकुमार चरित प्र० 


(कं, १६वों, १७वीं और १८वीं शताब्दी के आचार्य, भट्टारक और कवि अर । 


शनिवार है' । ओर दूसरे ग्रन्थ नागकुमार चरित्र का रचनाकाल सं० १५७६ है प्रतः कवि विक्रम की १६वीं 
धाताब्दी के तुतीम चरण के विद्वान हैं । न - 


इझमरसेत चरित्र ह 


इस ग्रन्थ में सात सन्धियां या परिच्छेद हैं, जिनमें प्रमरसेन की जीवन गाथा दी हुई है। राजा प्रमरसेन 
धर्मनिष्ठ और सयमी था । इसने प्रजा का पुश्रबत्‌ पालन किया था । वह देह-भोगों से उदास हो श्रात्म-साधना के 
लिये उद्यत हुआ । उसने राज्य और वस्ञाभूषण का परित्याग कर दिगम्बर दीक्षा ले ली श्नौर शरीर से भी निस्पृह 
हो प्रत्यनत भीषण तपश्चरण किया। प्रात्मशोधन को दृष्टि से अनेक यातनाओं को साम्यभाव से सहा। 
उनकी कठोर साधना का स्मरण श्षाते ही रोगटे खड़े हो जाते हैं। यह १६वी शताब्दी का प्रपन्न/ण भाषा का 
धच्छा खण्डकाव्य है। प्रामेरशास्त्र भडार की इस प्रतिका प्रथम पत्र त्रुटित है। प्रति स० १५७७ कातिक वदी चतुर्थी 
रविवार को सुनपत में लिखी गई है। यह ग्रन्थ रोहतासपुर के प्रग्रवाल वन्‍्शी सिंघल गोत्री साहु महृण के पुत्र 
चौधरी देवराज के प्नुरोध से रचा गया है झौर उन्ही के नामांक्रित किया गया है। प्रशस्ति में इनके वश का विस्तृत 
परिचय दिया हुप्ना है । 


तागकुसार चरित्र 


दूसरी रचना नागकुमार चरित है। जिसमे चार सन्धिया है जिसकी इलोक ससख्या ३३०० के लगभग है। 
जिनमें नागकुमार का पावन चरित अ्रकित किया गया है। चरित वही है जिसे पुष्पदत्तादि कवियों ने लिखा है। 
उस मे कोई खास वेश्िष्टय नहीं पाया जाता। ग्रन्थ की भाषा सरल और हिन्दी के विकास को लिये हुए है। इस 
खण्डकाव्य के भी प्रारम्भ के दो पत्र नही है। जिससे प्रति खण्डित हो गई है। उससे प्राद्य प्रशस्ति का भी कुछ भाग 
त्रुटित हो गया है। कवि ने यह ग्न्ध साहू जमसी के पुत्र साहू टोडरमल की प्रेरणा से बनाया है। साहू टोडरमल 
का वंश इक्ष्वाकु था श्रौर कुल जायसबाल'* । टोडरमल धर्मात्मा था वह दानपूजादि धामिक कार्यो में सलग्न रहता 
था । और प्रकृतित: दयालु था। कवि ने ग्रन्थ उसी के अ्रनु रोध से बनाया है, और उसी के नामाकन किया है । ग्रन्थ 
की कुछ सन्धियो में कतिपय संस्कृत के पद्य भी पाये जाते हैं, जिनमे साहू टोडरमल का खुला यशोगान किया गया 
है। उसे कर्ण के समान दानी, विहवग्जनों का सम्पोषक, रूप लावण्य से युक्त और विवेकी बतलाया है। 

कवि ने चौथी संधि के प्रारम्भ में साहू टोडरमल का जयघोष करते हुए लिखा है कि वह राज्य सभा में मान्य 


१. विक्कम रायहु वबंगय कालईं । लेसु मुणीस विसर अकालइ ! 

घरणि अ कसहु चइत विमासे, सरियवारे सुय पंचमी दिवसे ।. -हअमरसेन च० प्रद० 

यादव या जायसन वंश का इतिहास प्राचीन है । परन्तु उसके सम्बन्ध मे कौई अन्वेषण नही हुआ । जैसा से ज॑सवालों की 

कल्पना की गई है किन्तु ग्रन्थ प्रशस्तियों में यादव, जायस आदि नाम मिलते हैं, अतः इन्हें यदुबंशियो की सन्‍्तान बताया 

जाता है। उसी यदु या यादव का अपश्ञश जादब या जायस जान पड़ता है। यदु एक क्षत्रिय राजवंश है, उसका 

विशाल राज्य रहा है। शौरीपुर से लेकर मथुरा और उसके आस-पास के प्रदेश उसके द्वारा शासित रहे हैं। यादव 

वंशी जरासंभ के भय से शौरीपुर को छोड़कर द्वारावती (द्वारिका) में बस गये थे । श्रीकृष्ण का जन्म यदुकुल में हुआ 

था, और जेनियों के २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म भी उसी कुल में हुआ था, वे कृष्ण के चचेरे भाई थे। जायस 

बंध में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए हैं। अनेक प्रन्थकर्ता, विद्वान, श्रेष्ठी र।णसान्य तथा राजमन्त्री भी रहे हैं। उनके 

द्वारा जिन सन्दिरों का निर्माण बोर प्रतिष्ठादि कार्य भी सम्पन्न हुए हैं। प्रस्तुत टोडरमल और कवि भणिक राज 

उसो बंश के वंशज हैं । 

- जइसवाल कुल संपन्‍न: दान-पूय-परायण: । 
जगसी नन्दन: श्रीमान्‌ टोडरमल चिरं जियः ॥। 


ट्र् 


न्ख्क 


२१६ ह जैन धर्म का प्राजौन इतिहास--भोग ई 


था, अख्ण्ड प्रतापी, स्वजनों का विकासी प्रोर पुत्रा से भलंकृत था। यथा-- 

नुपति सदसि सान्‍्यो यो हाखण्ड प्रतापः, स्वजन जतविकासी सप्ततत्वाघभासों । 

विमल गुणनिकेतो ज्रातु पु्ो समेत, स जयति शिवकाम: साधु टोडरुत्ति नामा॥ 

कवि ने इस ग्रन्थ को पूरा कर जब साहू टोडरमल के हाथ मे दिया तब उसने उसे श्रपने शिर पर रखकर 

कवि माणिक्य राज का खूब झ्रादर सत्कार किया। उसने कवि को सुन्दर वस्त्रो के भ्रतिरिक्त ककण कुण्डल झोौर 
मुद्रिका प्रादि झ्राभुषणों से भी प्लकृत किया था । उस समय गुणी जनों का आदर होता था। किन्तु भ्राज गुणी जनों 
का निरादर करने वाले तो बहुत हैं किन्तु गुण-ग्र-हक बहुत ही कमहै, क्योकि स्वार्थ तत्परता और अहकार ने उसका 
स्थान ले लिया है। अपने स्वार्थ तथा कार्य की पूति न होने पर उनके प्रति श्रादर की भावना उत्पन्न हो जाती है । 
गुण न हिरानो किन्तु गुण ग्राहक हिरानो' की नीति के प्रनुसार खेद है कि श्राज टोडरमल ज॑से गुण ग्राहक धर्मात्मा 
श्रावकों की संख्या विरल है--वे थोड़े है। कवि ने इस ग्रन्थ की रचना विक्रम सवत्‌ १५८६ फाल्गुन शुक्ला ६ वी के 
दिन पूर्ण की हैं! । 


कषि तेजपाल 


यह मुलसघ के भट्टारक रत्नकीति भुवनकीति, धर्मकीति, और विशालकीत्ति की आम्नाय का विद्वान था । 
वासवपुर तामक गांव में वस्सावडह वश में जाल्हुड नाम के एक साहु थे | उनके पुत्र का नाम सूजउसाहु था । जो 
दयावंत और जिनधर्म में प्रनुरक्त रहता था । उसके चार पुत्र थे--रणमल, बल्‍लात, ईसरु और पोल्हणु । ये चारो 
भाई खण्डेलवाल कुल के भूषण थे। प्रस्तुत रणमल साहु के पुत्र ताल्हुय साहु हुए। उनका पुत्र कवि तैजपाल था । 
कवि के तीन खण्डकाव्य अ्रपश्रश भाषा में रचे गए हैं, जो श्रभी अप्रकाशित है। कवि का समय विक्रम की सोलहवी 
शताब्दी का पूर्वार्ध है। कवि की तोन रचनाओ्रों के नाम सभवणाह चरिउ, वराग चरिउ, और पासणाह चरिछ है। 


१ संभवणाह चरिठ 


इस ग्रन्थ में छहु सधिया ध्रौर १७० कडवक हैं, जिनमे जैनियों के तीसरे तीर्थंकर सभवनाथ का जीवन 
परिचय दिया गया है। रचना सक्षिप्त और वाह्याडंबर से रहित है।इस खण्ड काव्य में तोर्थकर चरित को सीधे 
सादे शब्दो में व्यक्त किया गया है। 
प्रस्तुत ग्रथ की रचना में प्रेरक अग्रवाल वश्ो साहु थील्हा है जिनका गोत्र मित्तल था, श्रौर जो श्रीप्रभनगर 
के निवासी थे। थील्हा साहु लखमदेव के चतुर्थ पुत्र थे। इनकी माता का नाम महादेवी था ओर धर्मपत्नी का नाम 
कोल्हाही था, दूसरी भार्या का नाम आसाही था। जिससे त्रिभुवतपाल और रणमल नाम के दो पुत्र हुए थे । 
साहु थील्हा के पाच भाई और थे, जिनके नाम 'खिउसी, होल्लू दिवसी मल्लिदास, और कुन्थदास है। ये सभी भाई 
धर्ंनिष्ठ, नीतिमान तथा जेनघर्म के उपांसक थे। लखमदेव के पितामह साहु होलू ने जिनविम्ब प्रतिष्ठा कराई थी, 
उन्ही के वंशज थील्हा के श्रनुरोध से कवि तेजपाल ने समवनाथ चरिउ की रचना भादानक देश के श्रीप्रभनगर में 
दाउद शाह के राज्य काल में की थी। ग्रन्थ रचना का समय समकक्‍तः १५०० के झ्रास-पास का होना चाहिये । 


२ वरांग चरिउ 


दूसरी रचता 'वरागचरिउ' है, जिसमें चार सधियां है। उनमें राजा वराग का जीवन-परिचय श्रकित किया 
गया है । राजा वराग यदुवश्ी तीर्थकर नेमिनाथ के शासन काल में हुए हैं। राजा वराग का चरित बड़ा सुन्दर रहा 





खिजजजजजजलल जब्त ++++5५ >32-«»---.+>लललनन न +ल-जननन+-++स+-त-..५>+«++० कब वननन»मनननभनानान, 


१. “विक्कमरायह ववगय काले, ले समुणीस विप्तरअकाले । 
पणुरहसदइ गुण्णासिय उरवालें, फागुण चंदिण पव्खि ससिवालें । 


ण॒वमी सुहणक्खित्तु सुहवालें, सिरि पिरथी चन्दु पसाये सुंदरें ॥” “-नागकुमार चरित प्र० 


ऐशबी, १६वीं, १७वीं और १५वीं दावाब्दी के आचाये, भट्टारक भौर कवि ११६ 


है। रचना साधारण धौर संक्षिप्त है, भौर भाषा हिन्दी के विकास को लिये हुए है। कवि तेजपाल ने इस ग्रल्थ को 
बि० सं० १५०७ वैशाख शुकना सप्तमी के दिन समाप्त किया है? । झौर उसे विपुलकीति मुनि के प्रसाद से 
बनाया था । 


३ पासणाहु चरिठ 
तीसरी रचना पाश्बनाथ चरित है । यह भी एक खण्ड काव्य है, जो पद्धडिया छन्द में रचा गया है। झौर 
जिसे कवि यदुवशी साहु घृधलि की श्रनुमति से बनाया था। यह मुनि पद्मनन्दि के शिष्य शिवनंदि भट्ठारक की 
आम्नाय के थे। जिनधर्म रत, श्रावकंधर्म प्रतिपालक, दयावंत झौर चतुरविधसंध के संघोषक थे । मुनि पद्मनन्दि ने 
शिवनदी को दिगम्बर दीक्षा दी थी। दीक्षा से पूर्व इनका नाम सुरजनसाहु था जो लबक॑चुक कुल के थे। जो संसार 
से विरक्त और निरतर भावनाओं का चितवन करते थे। उन्होंने दीक्षा लेने के बाद कठोर तपश्चरण किया, मासोप- 
वास किये, तथा मिरतर धर्मध्यान में सलग्न रहते थे । बाद में उनका स्वर्गवास हो गया। प्रशस्ति में सुरजन साहु 
के परिवार का भी परिचय दिया है। तीर्थंकर पाश्वनाथ का चरित वही है, जो अन्य कवियों ने लिखा है, उसमें कोई 
वैशिष्ट्य देखने मे नही मिलता। कवि ने इस ग्रन्थ की रचना वि०स० १५१५ कातिक कृष्णा पंचमी के 
दिन समाप्त की थी । 
“क्णरह सय पणरह अ्रहिय्ह, एंत्तिय जिसंबच्छर गएहि। 
पंचमिय किण्ह कत्तिय हो सासि (“बारे समतउ सरय भासि ३” 
कवि ने सधि वाक्य भी पद्च में दिये हैं-- 


सिरि पारस चरित्त रइय॑ बुह तेजपाल साणंद॑ । 
झणु मण्णिय सुहृद घृधलि सिवदास पुत्तेण ॥१ 
देवाणरयण बिट्टी बम्भाए बोएसोल सो बिट्ठो । 
कयगब्भसोहणर्यं पढ़सो संधि इसो जाओझो ॥२ 


सोमकोति 


काष्ठासघ के तन्‍्दीतट गर्छ के रामसेनान्वयी भट्टारक लक्ष्मीसेन के प्रक्षिष्य श्रौर भीमसेन के शिष्य 
थे। कवि सोमकीति की सस्क्ृत भाषा की तीन रचनाएं उपलब्ध है--सप्त ब्यसन कथा-समुच्चय, प्रयुम्न चरित्र प्रौर 
यशोधर चरित्र । 

सप्त व्यसन कथा समुच्चय--मे दो हजार सड़सठ इ्लोको में द्यूतादि सप्त व्यसनों का स्वरूप भ्रौर उनमें 
प्रसिद्ध होने वालों की कथा देते हुए उनके सेवन से होते बाली हानि का उल्लेख किया है, भौर उनके त्याग को श्रेष्ठ 
बतलाया है। कवि ने इस ग्रन्थ को रचना वि० सं० १५२६ में माध महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सोमवार के 
दिन पूर्ण * की है । 

प्रदुम्नचरिश्र--दूसरी रचना है । जिसमें ४५४० श्लोकों में श्रीकृष्ण के पुत्र प्रशुम्त का जीवन परिचय 
अंकित किया है। इस ग्रन्थ में सोलह प्रधिकार हैं। झन्तिम प्रधिकार में प्रधुम्न शवर धोर धनुरुद्ध आदि के निर्वाण 


ने न्‍जजकन+त >> उक+ ७ है विज लननमोक फीड 3०. लीजिन्ननरीननन स्‍रिनिजनर 33 टन मन के #०ज«कीम “नाव कैन>पम>-+-१०५.. 








१. सम पमाय संवच्छ खीणइ, पुण सत्तणल सड बोलीशइ । | 
बहइसाह हो किष्ह वि श्ततमिद्रिणि, कि परिपुण्णध जो सुहूं महुर/भुणि ॥. --बरांग च्रिउ प्र० 
२, रसनयनसमेते बाण युक्तेन चस्द्रे (१५२६) , , ' 
गतिवति सति नुन॑ विक्रमस्थंव काले | , 
प्रतिपदि घबलायां मात्र मासस्य सोमै। . हल «हो ; 
* ' ,हरिस दिल भंनोह्े विभितों श्स्थ एवृ: ॥ ७१% (सप्त व्यसत कथा समुक्यय प्र०) 


१२० जैन धर्म का प्रतीत इतिहास--भाभ १ 


प्राप्त करने का वर्णन किया गया है ) इस ग्रन्थ की रचना कवि ने संवत्‌ १५३१ पौष शुक्ला त्रयोदशी बुधवार के दिन 
भीमसेन के प्रसाद से बना कर समाप्त की थी"। 

यशोधरचरित--यह कवि की तीसरी रचना है, इसमें राजा यशोधर धौर चद्रमती का जीवन परिचय झह्ंकित 
किया गया है। इसमें १०१८ इलोक है। इस ग्रन्थ की रचना कवि ने सवत्‌ १५३६ में मेदपाठ (मेवाड़) के गोंढिल्य 
नगर के शीतल नाथ मन्दिर में पौष कृष्णा पचमी के दिन बनाकर समाप्त की है*। ' 

इनके भ्रतिरिक्त कवि की हिन्दी राजस्थानी भाषा की कई रचनाए है। उनमे यशोघर रास १४३६ में 
बनाया । ऋषभनाथ की घूल, ज्ेपन क्रिया गीत झ्रादि रचनाएं भी इनकी बनाई हुई कही जाती हैं। सोमकीति कवि 
१६वी शताब्दी के द्वितोय चरण के दिद्वान हैं । " 


श्रजित ब्रह्म 


मूलसघ के भट्टा रक देवेन्द्र कीति के शिष्य थे? । यह गोलश्गार (गोल सिघाड़े) वश्ञ में उत्पन्न हुए थे । 
इनके पिता का नाम बीरसिह भ्रौर माता का नाम बं,धा था । यह भट्टारक देवेन्द्र कीति के दीक्षित शिष्य थे श्रौर 
ब्रह्मग्मजित के नाम से लोक में प्रसिद्ध थे। इन्होने विद्यानन्दि के आदेश से 'हनुमान' चरित की रचना दो हजार 
इलोको में की थी | हनुमान पवनजय का पुत्र था, बडा बलवान तथा वीर पराक्रमी था। इसकी माता का नाम 
प्रंजना था, जो राजा महेन्द्र की पुत्री थी। कवि ने ग्रन्थ मे रचना काल नहीं दिया, किन्तु ग्रन्थ के रचना स्थल का 
उल्लेख किया है । और हनुमान के चरित को पाप का नाशक बतलाया है। कवि ने इस चरित की रचना भृगुकच्छ 
(भडौच) के नेमिनाथ जिनमन्दिर मे की है । कवि ने ग्रन्थ मे कुन्दकुन्द, जिनसेन, समन्तमभद्र, झकलक, नेमिचन्द्र, ओर 
पद्मनन्दि प्रादि पूर्ववर्ती श्राचार्यो का स्मरण किया है । 

इस ग्रथ की सं० १५६६ की लिखी हुई एक प्राचीन प्रति लाला विलासराय पसारी टोला इटावा के मदिर 
के शास्त्रभंडार में मौजद है । इससे इस ग्रंथ की रचना उससे पूर्व ही हुई है । 

कल्याणालोचना--नाम की एक रचना उपलब्ध है, जिसमें ५४ पद्मों में श्रात्मकल्याण की आलोचना की गई 
है। ग्रन्थ मे प्रात्मसम्बोधन रूप से अपनी भूलों प्रथवा प्रपराधो की विचारणा करते हुए अपने से जो दुष्कृत बने है 
जिन-जिन जीवादिकों की जिस तिस प्रकार से विराधना हुई है, उसके लिये “मिच्छामे दुक्‍्कडं हुज्ज' वाकयों द्वारा 
खेद व्यक्त किया गया है। स्वभावसिद्ध ज्ञान दर्शनादि रूप एक आत्मा को एक परमात्मा का ही शरण है, श्रन्य कोई 
शरण नहीं है । 'प्रण्णो ण मज्म सरणं सरणं सो एकक्‍्क परमप्पा' शब्दों द्वारा उसकी घोषणा की है। यह रचना भी 
प्जित ब्रह्म की है। सभवत' यह रचना इन्हीं ग्नजित ब्रह्म की है। इन प्रजित ब्रह्म का समय विक्रम की १६वीं 
शताब्दी है। 








१, जैनेन्द्र शासन सुधारस पानपुष्टो देवेन्द्रकीत्ति यतिनायक नैप्ठिकात्मा | 
तब्छिप्य सयम धरेण चरित्रिमेतत्‌ सुष्ट समीरणसुतस्य महृद्धिकस्य ॥६१॥ . +-हेतुमान चरित प्रशम्ति 


२. गोला शंगारवश नभसि दिनमरिण वोरसिंहो विपश्चित्‌ । 

भार्या थीधा प्रतोता तनुरुह विदितों ब्रह्मदीक्षात्रितोःभूद्‌। 

तेनोच्चेरेष ग्रन्थ' कृति इति सुतरा झलराजस्थ सूरे: । 

श्री विद्यानन्दि देशात्‌ सुकृतविधिवशात्सवेसिद्धि प्रसिद्धय ॥/६ . “-दैनुमान चरित प्रशस्ति 
३, संव॒त्सरे सक्तिथि संज्ञके वे वर्ष उत्र तिशेक युते (१५३१) पत्रित्रे । 

बिलिभितं पौषसुदेश्च (?) तस्यां ्योदशीया बुधवार युक्ता ॥१६६. “जैन प्रथ प्रशस्ति स० भाग १ पृ ६१ 
४, वर्ष षर्ट्त्रिश् संख्ये तिथि परगशाना युक्त संवत्सरे (१५३६) थे । 

पंचम्यां पौष कृष्ण दिनकर दिवसे चीत्तरस्थे हि चन्धे । 

गोंढिल्यां मेदपाटे जिनवरभवत्रे छीतलेन्द्रस्य रम्ये । 

सोमादि कौर्तिनेद नुपधर चरितं निर्मितं शु्धनक्त्या ॥ ६२ “जैन अन्य अ+ सं० भा० १ पृ« १०६ 


वीं, १६वीं, १७वीं और १५वाँ शताब्दी के आभाये, भट्टारक और कवि 3 


कि दठेकुरसी 

प्रस्तुत कवि चांट्सू (क्तेमान चस्पायती) नगरी के निक्ञांसीं थे। इनकी जाति खंडेलवाल शोर गोत्र 

'झजमेरा' थां। ठकुरती के पिता का ताम' 'घेंल्ह' था जो कवि थे। इनकी कर्विता मेरे प्रवलीकन में महीं झाई, 

किन्तु कवि ने 'पंचेन्द्रिय वेलि' के श्र तिम पद के 'कवि-घेलह सुतनु गुण गाऊँ' वाक्य में उन्हें स्वयं कवि ने सूचित किया 

है। कावयि के पुत्र का नाम नेमिदास थां, जिसने मेघमाला ब्रत को भावना की थीं । कवि की रखनाभ्रों का काल स॑ ० 

१५७८ से १५८४ है। मेघमाला वय कथा अ्पश्रश भाषा में रची गई है, किन्तुं शेष रचनाए हिन्दी भाषा के विकास 
को लिये हुए हैं। कृपण चरित्र, पंचेन्द्रिय वेल, नेमि राजमती वेल और जिन चउवीसी । 


सेचमाला ब्रत कथा-इसमें ११५ कडवक है जों लगभग २१४ एलोंको के प्रमाण को लिये हुए हैं। इस मेघ- 
मालाब्त के अनुष्ठान की विधि श्रौर उसके फल का वर्णन किया है। इस ब्रत का श्रनुष्ठान भाद्रपद मास की प्रतिपदा 
से किया जाता है। ब्रत के दिन उपवास पूर्वक जिनपूजन प्रभिषेक, स्वाध्याय और सामायिक श्रादि धामिक अनुष्ठान 
करते हुए समय व्यतीत करना चहिए। इस व्रत को पांच प्रतिपदा, और पाच वर्ष तक सम्पन्न करना चाहिए । पश्चात 
उसका उद्यापन करे | यदि उद्यापन की शक्ति न ही तो दुगने समय तक ब्रत करना चाहिए। 7 

इस ब्रत का भ्रनुष्ठान चाटसू (नम्पावती) नगरी के ध्रावक-श्राविकाओं ने सम्पन्न किया था। उस समय 
राजा रामचन्द्र का राज्य था। वहाँ पाश्वेनाथ का सुन्दर जिनालय था और तत्कालीन भगद्‌ठारक प्रभाचन्द्र भी 
(जिनकी दीक्षा स १५११ में हुई थी) मौजूद थे। जो गणघर के समान भव्यजनों को धर्मामृत का पान करा रहे थे । 
वहां खण्डेलवाल जाति के श्रनेक श्रावक रहते थे। उनमे १० माल्हा पुत्र कवि मल्लिदास ने कवि ठकुरसी को मेघमाला 
व्रत की कथा के कहने की प्रेरणा की थी । वहाँ के श्रावक सदा धर्म का अनुष्ठान करते थे। हाथुह साह नाम के एक 
महाजन झौर भट्टारक प्रभाचन्द्र के उपदेश से कवि ने 'मेघमाला' व्रत कंसे करना चाहिए, इसका सक्षिप्त वर्णन 
किया । वहाँ तोषक, माल्हा और मल्लिदास श्रादि विद्वान भी रहते थे। श्रावकजनो में प्रमुख जीणा, ताल्हू, पारस, 
तेमिदास, नाथूसि, भुल्लण और वडली प्रादि ने इस ब्रत का अनुष्ठान किया था। कवि ने इस ग्रन्थ को रचना 
सं० १५८० प्रथम श्रावण शुक्ला छठ के दिन पूर्ण किया था । 
' कवि ने स० १५७८ में 'पारस श्रवण सत्ताइसी' नाम की एक कविता लिखी थी, जो एक ऐतिहासिक घटना को 
प्रकट करती है। प्नौर कवि के जीवन काल में घटी थी, उसका कवि ने ग्राँखो देखा वर्णन किया है। कवि की सभी रच- 
नाए लोकप्रिय और सरल है । 


बहा जीबंधर 


यह माथूर संघ विद्यागण के प्रख्यात भट्टारक॑ यंशकीति के शिष्य थे। झाप संस्कृत श्रौर हिन्दी भाषा के 
सुयोग्य विद्ान थे। धापकी संस्कृत भाषा की दो कृतियाँ उपलब्ध हैं। यद्यपि वे लघुकाय हैं किन्तु महत्त्वपूर्ण हैं। 
उनमें पहली कृति 'चतुरविद्दति तीर्थंकर स्तवन जयमाल हैं! । इसका झ्वलोकन करने से ज्ञात होता है कि जीबंधर 
संस्कृत भाषा में सुन्दर कविता कर सकते थे। पाठक पाइवेनाथ और महावीर स्तवन-विषयक निम्न दो पद्म पढ़े, 
जो भावपूर्ण शौर सरस एवं सरल हैं :-- 
“विधुरित विध्न पाइ्यं जिनेशं दुरित तिमिरभर हतन बिनेशम्‌ । 
हशान हम तोबकठारं कांछिल सुझ्द करुणाधार ४ 
'जीवंघधर' मुत--चरण सरोज विकसित निर्मल कोतिफ्योजस । 
कत्याणोदयकदलीकन्द, वादे. त्ोरं परभानत्यत्‌' ।। 
दूसरी संस्कृत रचना आुतजयभाला है, जिसमें प्राचारांज़े शांदि दादिश केंगी का परिंवय दिया गया है। 





पर पप पअन मकान पतन 8 3 अकाल आल िन न मनन न पद 
१. देखो अनैकान्त वर्ष १४ किशेंण ४ मे प्रकाशिता 'चतुचिसति तीयंकर-जयमाला । सन्‌ १६६२। 








२२ जँत धर्म का प्राधीन हृतिहास--भाग २ 


रचना सुन्दर झौर संस्कृत पद्मों में निबद्ध है । 


इनके झतिरिक्त कवि की दस रचनाएं हिन्दी भाषा की उपलब्ध हैं, जिनका परिचय “राजस्थान जैन साहित्य 
परिषद्‌! की सन्‌ १६६७-६८ की स्मारिका पृष्ठ ७ पर लेखक ने दिया है। जो “राजस्थान के संत ब्रह्म जीवंघर' नाम 
से मुद्रित हुआ है । कवि की उन रचताप्रों के नाम इस प्रकार हैं- गुणठाणावेलि, खटोला रास, भु बक गीत, मनोहर, 
रास था नेमिचरित रास, सतीगीत, बीस तीर्थंकर जयमाला, बीस चौबीसी स्तुति, शान विरगा बिनति मुक्तावली रास 
और झालोचना! भ्रादि । रचनाएं सुन्दर भौर सरल हैं । 
ब्रह्म जीवंधर विक्रम की १६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध के विद्वान है | इन्होंने स० १५६० में बेसाख वदी १३ 
सोमवार के दिन भट्टारक विनयच्न्द्र की स्वोपज्ञ चूनड़ी टीका की प्रतिलिपि झपने शानावरणीय कम के क्षयार्थ की 
थी । इससे इनका समय १६वीं शताब्दी का उत्तरा्ध सुनिश्चित है । 


पं० नेमिचन्द (प्रतिष्ठा तिलक के कर्ता) 


यह देवेन्द्र भौर आ्रादि देवी के द्वितीय पुत्र थे। इनके दो भाई श्लौर भी थे जिनका नाम प्रादिनाथ धोर 
विजयम था। इन्होने भ्रभयचन्द्र उपाध्याय के पास तक॑ व्याकरणादि का ज्ञान प्राप्त किया था। नेमिचन्द्र के दो पुत्र 
थे--कल्याणनाथ और घर्मशेखर । दोनो ही विद्वान थे। नेमिचन्द्र ने सत्यशासन मुख्य प्रकरणादि ग्रन्थ रचे। प्रतिष्ठा 
तिलक को इन्होने झपने मामा ब्रह्मसूरि के श्रादेश से बनाया था। कवि ने उसमें झपने कुटुम्ब की दश पीढियों तक 
का परिचय दिया है, किन्तु उसमे रचनाकाल नहीं दिया। पर प्रतिष्ठा तिलक का अध्ययन करने से ज्ञात होता 
है कि इनकी यह रचना प० भ्राशाधर जी के बहुत बाद रची गई है । सभवत. यह रचना १४वीं शताब्दी की है। ग्रथ 
सामने न होने से उस पर विशेष विचार नहीं किया जा सकता । 


कवि धसंधर 

पं० धर्मंघर इक्ष्वाकु वश के गोलाराडान्बयी साहु महादेव के प्रपुत्न और पं० यशपाल के पुत्र थे । यशपाल 

कोविद थे। उनकी पत्नी का नाम हीरा देवी' था। उससे भव्य लोगो के बल्‍लभ रत्लत्रय के समान तीन पुत्र थे, 

उनमें दो ज्येष्ठ ्रौर लघु पुत्र धमंधर थे। विद्याधर, देवधर श्रौर धमंधर । इनमें विद्याधर झौर देवघर श्रावकाचार 

के पालक ध्लौर परोपकारकर्त्ता थे और घर्मधर धर्म कर्म करने वाला था। धर्ंधर की पत्नी का नाम 'नन्दिका' था 

जो शीलादि सदूगुणो से अश्रलक्ृत थी । उससे दो पुत्र और तीन पुत्री उत्पन्न हुई थी । पुत्रों का नाम पाराशर झौर 
मनसुख़ था! । इस तरह कवि का परिवार सम्पन्न था । 


कवि ने मूल सघ सरस्वती गच्छ के भट्टारक पद्मतन्दी, शुभचन्द्र और भट्टा रक जिनचन्द्र का उल्लेख किया 
है जिससे ज्ञात होता है कि कवि मूल संघ की श्राम्नाय का था। उसने पद्मतन्दी योगी से विद्या प्राप्त की थी भ्रौर 
वह उन्हें गुरु रूप से मानता था। कवि का समय विक्रम की १६वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है क्योंकि कवि ने नागकुमार 








3 *०+०+-->-++-० न-++-म्क 
पा न 


१. कोविद: यशपालस्थ समभूत्तनु-जगरत्रय । 
बललभ भव्यलोकाना रत्लत्रयरमिवापर ॥२॥ 
वेयाकरशापारीश घिषणो धिषरतोपम'। 
ह्वीराकुक्षि समुत्पन्न: आश्यों विद्या धराशिपः ॥३॥ 
देवाच्चंनरतो नित्यं ततो देवधरो3भवतू । 
शआावकाचार शुद्धात्मा परोपकृति तत्पर: ॥४॥ 
अमी धर्मंधरः पश्चात्‌ तृतीयो धर्मकमक्ृत्‌ । 
पश्मनन्दि ग्रुरोलब्ध्बा विधापरम्‌ योगिनः ॥५॥ 


+-भीपाल चरित प्रशस्ति, भद्टारक भण्डार, अजमेर | 


१४३ीं, १६वीं, १ ज्वीं और (१६ दंगाब्दी के भ्राचाय॑, भट्टारक और कवि ४१३ 


चरिष की रचना सं० १५९११ में की है। उसमें अपनी पहली रचना श्रीपाल चरित' की रचना का उल्लेख किया है। 
अतः धरमंघर १६वीं शताब्दी के पूर्वाधं के विद्वान सुनििवत हैं । 

ऋषि को दो रचनाएं उपलब्ध हैं--श्रीपाल चरित शौर नागकुमार चरित। 

श्रोपाल चरित-में कवि ने पूर्ववर्ती पुराणों का झ्वलोकन करके सिद्ध चक्र के माहात्म्य का कथन किया है । 
उसके माह्दात्म्य से श्रीपाल और उसके सात सौ साथियों का कुष्ट रोग दूर हो गया था। उनकी पत्नी मैना सुन्दरी ने 
सिद्धचक्र श्रत का झनुष्ठान किया था। इस ग्रन्थ की रचना कवि ने गोलाराडान्वयी श्रावक खेमल की प्रेरणा से की 
थी। प्रशस्ति में खेमल के परिवार का परिचय दिया है। खेमल जिन चरणो का भक्त, दानी, रूप-शील सम्पन्न और 


परोपकारी था | 
भी  सर्वक्पदारविदयुगले भक्तिविकासाम्बुधि:; 
दानचतुष्टये. व निरता लक्ष्मीसुधायुम्म ज। 
रूप झोलगतं परोपकारकरणे व्यापारनिष्ठ. बषु:; 
। साधो खेमलसंश्को गतसदं काले कलो वृह्यते ॥२६॥ 
ग्रन्थ चार सर्गात्मक है ग्रन्थकर्ता कवि और रचना प्रेरक श्रावक खेमल सम्भवतः एक ही स्थान चन्दवाड़ 
के पास 'दत्त पल्‍ली' नाम के नगर के निवासी थे । 
नागकुमार खरित--इसमें कवि ने पृव॑सूत्रानुसारत:' पूर्वसूश्नानुसार कामदेव नागकुमार का चरित अंकित 
किया है। नागकुमार ने झपने जीवन में जो-जो कार्य किये, ब्रतादि का भनुष्ठान कर पृण्य सचय किया शोर परिणामत: 
विद्यादि का लाभ तथा भोगोपभोग की जो महती सामग्री मिली उसका उपभोग करते हुए नागकुमार ने उनसे विरक्त 
होकर आत्म-साधना-पथ में विचरण किया है। उसका जीवन बड़ा ही पावन रहा है। उसे क्षण स्थायी भोगो की चका- 
चौंध इन्द्रिय-विषयों मे आसक्ति उत्पन्न करने में प्रसमर्थ रही है। वह प्रात्म-जयी वीर था, जो अपनी साधना में 
खरा उतरा है, भौर भपने हो प्रयत्न द्वारा कर्मबन्धन की झनादि परतन्त्रता से सदा के लिये उन्मुक्ति प्राप्त की है। 


प्रन्‍्थ रचना में प्रेरकत--इस ग्रन्थ को कवि ने यदुवंशी लंबकचुक ( लमेचू) गोत्री साह नल्हू की प्रेरणा पे बनाया 

है। साहू नल्हू चन्द्रपाट या चन्द्रवाड नगर के "4 समीप दत्तपलली नामक नगर के निवासी थे। उस समय उस नगर में 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य ध्लौर शूद्र नामक चातुरव॑र्ण के लोग निवास करते थे। नलहू साहू के पिता का नाम घनेश्वर या 
घनपाल था । जिनदास के चार पुत्र थे--शिवपाल, घूधलि, जयपाल और धनपाल । धनपाल की पत्नी का नाम लक्षणश्री 
था। घनेश या धनपाल चौहानवशी राजा माधवचन्द्र का मंत्री था! | धनपाल के दो पुत्र थे - ज्येष्ठ नल और द्घरा 
उदयसिह । दोनों ही जिनभाक्तिक और राजा भाधवचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित थे । ज्येष्ठ पुत्र नलल्‍्हू साहू की दो पत्नी थों--- 
दूमा ध्लौर यशोमती । साहू नलहू राज्यमान्य ये। उनके चार पुत्र थे तेजपाल, विनयपाल, चन्दनसिह भौर नरसिह । इन्हीं 
नल्हू साहू की प्रेरणा से कवि धर्मंघर ने कवि पुष्पदन्त के नागकुमार चरित्र को देख कर इसको रचना की है: 
कवि ने दस ग्रन्थ की रचना वि० स० १५११ में श्रावणशुक्ला पूर्णिमा सोमवार के दिन की है। 

व्यतीते. विक्रमादित्ये राह्श्तत-शशिनाभनि। 

आबणे शुक्लपके ले पुणिसा चल्वासरे ५३ 

प्रयृत्समाप्तिप्र स्वस्थ जयंधरसुतस्य हि। 

सूर्य सागकुसारस्य कासकूपस्थ भूपते: ॥५४ 


पं हरिचस्र 
मूलसंघ बलात्कारणण सरस्वती गच्छ के भट्ठारक पश्चननन्दि, शुभचन्द्र, जिनचन्द्र, सिहकीति, मुनि खेमचच्च्र, 








"७७३५-५५. लतब-.+२०२००२०७+०-----क+०न्‍ज-क»-+०-०क के 





१. तस्य मन्ज्िपदे श्रीमशदुयबंध समुझूवः। 
संबकंगुक सदगोत्े पनेशों जिनदासज: ॥१२ --भागमुमारचरित प्रशस्ति, जयपुर तेरापथी मंदिर प्रति । 


५१४ जैन धर्भ का प्राथीनत इतिहास्त--भांत्त रे 


विजयकोति जिनका छारीर तपसे क्षीण हो गया शा, आम्नाथ्र के विद्वान थे। इन्होने म्वालियर के तोभर पंक्ली 
राजा कीतिसिंह के राज्यकाल मे स० १५२४ मे भाद्र पद शुक्ला ५वी गुरुवार के दिन लम्बकचुक वश्म के साहू जिनका 
के पुशत्र हरिपाल के लिए भ्रपभ्रद् भाषा में दसलक्षणब्रत कं| कथा की रचना प्ादिवाथ के चृत्यालय में की है! । 

“ज़िण झ्ाइणाह - चेइ हर॒यं, विरह्रय दहुलक्खण कह सुबय । 

उबएसय कहिय गुणग्गलयं, पंदहसइ चउबीस सलय॑ | 

भावव सुदि पंचसि प्रइविमलं, गुरुवार विसारयणु खलु अमल ॥।” 

--अ्ग्रवाल मन्दिर उदयपुर, जैन ग्रन्थ सूची भा० ५, पु० ४४४ 
इससे प० हरिचन्द का समय वि० को १६वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है । 


पंडित मेधावी 
यह मूल संघ के भट्टारक जिनचन्द्र के शिष्य थे। यह भट््‌टारकीय विद्वान थे। इनका धनश्ष अग्रवाल था। 
यह साहू लवदेब के प्रपुत्त और उद्धरण साहु के पुत्र थे । इनकी माता का नाम “भीषुही' था। यह प्राप्त श्रागम के 
विचारज्ञ और जिनचरण कमलो के भ्रमर थे। इन्होने अपने को पंडित क्‌ जर लिखा है* । यहू विक्रम की सोलहवी 
धाताब्दी के भ्च्छे विद्वान भर कवि थे । इन्होंने श्रनेक ग्रन्थों की पुस्तकदात्री प्रशस्तियाँ भी लिखी हैं जिनमे लिपि 
कराने वाले दातार के कुटुम्ब का विस्तृत परिचय कराया गया है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इनसे 
स्पष्ट है कि विक्रम की १६वीं शताब्दी मे श्रावकों द्वारा हस्तलिखित ग्रन्थों को लिखाकर प्रदान करने की परम्परा 
जैन समाज में प्रचलित थी । शास्त्र दान की यह परम्परा जहाँ श्रुतभक्ति और उसके सरक्षण को बल प्रदान करती 
है, वहाँ दातार भी अ्रपनी विशुद्ध भावनावश श्रपूर्व पुण्य का सचय करता है। इससे ग्रन्थो के सकलन और श्रुटरक्षा 
को प्राश्नय मिला है। इत दात्‌ प्रशस्तिश्रों के कारण मधावी उस समय प्रसिद्ध विद्वान माने जाते थे। मेधावी द्वारा 
लिखित दात्‌ प्रशस्तियाँ स० १५१६, १५१९, १५२१, १५३३ और १५४६ की लिखी हुई, मूलाचार, तिलौय 
पण्णती, तत्त्वा्थंभाष्य (सिद्धसेन गणि ) जबूद्वीप पण्णत्ती, अध्यात्म तरगिणी और नीतिवाक्यामत की मेरी नोट 
बुक में दर्ज है। स० १५१४ मे ज्येष्ठ सुदी ३ गुरुवार के दिन हिसार में व॒हलोल लोदी के राज्य में श्रग्रवालवशी वसल 
गोन्री साहु छाज्‌ ने हेमचन्द्र के प्राकृत हेम शब्दानुशासन की प्रति लिखाकर प्रदान की थी, जो श्रजमेर के हष॑ कीर्ति 
भंडार के बड़े मन्दिर में मौजूद है । 
मेधावी ने स० १५४१ में एक श्रावकाचार की रचना की थी, जिसे धर्म सम्रह श्रावकाचार के नाम से उल्ले- 
खित किया जाता है । इनका समय १५०० से १५५० तक का रहा है। यह विक्रम की १६वीं धताब्दी के विद्वान है । 


कवि महिन्वु या सह चन्द्र 
महाचन्द्र इल्लराज के पुत्र थे । नामोल्लेख के भ्रतिरिक्त कवि ने भ्रपना कोई परिचय नही दिया । प्रशस्ति 


१. जिण आहरणाह चेइ हरयं विरह्रय दह लक्खरा कह सुवय । 
उवएसय कहिय ग्रुणग्गलय, पदहसई बड़वीस मलय ॥| 
भादव सुदि पच्रमी अयविमल, गुश्वार विसारयणु खल अमल । 
गोवरिगरि दुर्गढ़ दाराइय तोमरह वस कित्तिम समय ॥। 
बर लबकचु बसह तिलक जिसादास सुधम्परहं पुण णिलय। 
भज्जा विसुतीला गुणसहिय णादरा हरिपारु बुद्धरिशिहिय ॥ . --दश्ालक्षण कथा प्रश्वस्ति | 
२. श्रग्नोत वशज साधुलेबदेवाभिधानक । 
तत्त्वगुद्धरण सज्ञा तत्पत्नी भीषुहीप्सुभि: ॥|३२ 
तयो; पुत्रोहस्ति मेधावी नामा पडितकुंजर । 
प्राप्तागम विचारज्ञों जिनपादाब्ज घटपद ॥३३, 


“न गर। 3 पलक “3 "पके 2 मइकमन मा... 2” 7 अकन+म-पज “कब 34 +.५०<++++मम++>»« 


(तत्वाथमाष्य दातृ प्रप॒० 





१ ४६; १६, ३७वों भर १८वीं क्तान्दों के आचार्य, मट्टारक और कवि ५२५ 


सें कासल संत माथुर सच्छ की भट्टारकोम फ्उपता का उल्लेल करते हुए लिखा है कि काष्ठासंध माथुर गच्छ 
पुरकर गण में भट्टारक यश्ः क्रीति भौर उनके शिष्य गृणभद्र सूरी थे । इससे यह स्पष्ट है कि कवि इन्ही की श्राम्नाय 
का था। पर इनमे किसका शिष्य था यह स्पष्ट वहीं (लल्ला । 

कवि को एकमग्रान्न कृत शान्सित्राथ त्रित' है, जिसमें १३ सन्धियाँ या परिच्छेद श्रौर २६० कड़वक है 
जिनकी प्रानुमानिक लोक सख्या पाच हजार है। ग्रन्थ की प्रथम संधि के १२ कडवकों मे मगध देश के शासक राजा 
अंणिक ओर रानो चेलता का वर्णन, श्रैणिक का महावीर के समवश्रण में जाना झौर महावीर को वदन कर 
भीतम से घर्म कश्मा का सुनना । 

दूसरी सधि के २१ कडवकों में ,व्िजयाएं पर्वत का वर्णन, झ्रकलंक कीति की मुक्ति साधना, कौर विजयांक 
के उपसग निवारण करने का कश्नन है। ! 

तीसरी सन्धि के २३ कडबकों में भगवान श्ञान्तिनाथ की पूर्व भवावली का कथन है। चौथी सन्धि के 
२६ कडवको में शान्तिनाथ के भवान्तर, बलभद्र जस्म का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। ५वीं सधि के १६ कडवको 
में बच्चायुध चक्रवर्ती का सविस्तर कथन है। झौर छठी सधि के २६ कडवकों में मेघरथ की सोलह कारण भावनाप्रों 
की भराराधना, और सर्वायसिद्धि गमन का वर्णन दिया है। 

सातवी सन्धि के २५ कडवको में मुख्यतः: भ० शान्तिनाथ के जन्माभिषेक का वर्णन है। ग्राठवी सधि के 
२६ कडवको में भगवान शान्तिनाथ की कंवल्य प्राप्ति श्लोर समवस्तरण बिभूति का विस्तृत वर्णन है। नौमी संधि के 
२७ कडवकों में भगवान शान्तिनाथ की दिव्य ध्वनि एवं प्रवचनों का कथन है। 

दह्यवी संधि के २० कंडवकों में तिरेसठ शलाका पुरुषों के चरित का सक्षिप्त वर्णन है । 

११वीं सचि के २४ कडवको में भौगोलिक आयामो का वर्णन है, भरत क्षेत्र का ही नही किन्तु तोनों लोको 
का सामान्‍य कथन है । १२वीं सधि के १८ कडवको में भगवान शान्तिनाथ द्वारा वणिन सदाचार का कथन दिया हुमा 
है । भौर अन्तिम १६वीं संधि के १७ कडवको में शाम्तिनाथ का निर्वाण गमन का वर्णन है। 

यद्यपि कथावस्तु की दृष्टि से प्रन्‍्थ में कोई नत्रीचता दृष्टियोचर नहीं होती, किन्तु काव्यकला और 
शिल्प की दृष्टि से रचना महत्वपूर्ण है। ग्रन्थ का वर्ण्य विषय पौराणिक है। इसी से उसे पौराणिकता के साचे मे ढाला 
गया है। प्रालोच्यमान रचना अपभ्रश् के चरित क्राव्यों को कोटि की है। इसमें चरित॒काव्य के सभी लक्षण परि- 
लक्षित होते हैं। प्रत्येक सधि के प्रारम्भ में कबि ने श्रग्रवाल श्ावक साधारण की श्ास्तिनाथ से मगल कामना 
की है। 

हु ग्रन्थ रचना में प्र रक जोयणिपुर' (दिल्ली) निवासी श्रग्रवाल कुलभूषण गर्ग गोत्रीय साहु भोजराज के ५ 

पुत्रों (खेमचन्द्र, शानचन्द्र, श्रीचन्द्र, गजमल्ल धोौर रणमत्र) में से द्वितीय पुत्र ज्ञानचन्द्र का पुत्र साधारण था 
जिसकी प्र रणा से ग्रन्थ की रचना को गई है । कवि ने अशस्ति मे साधारण के परिवार का विस्तृत परिचय कराया 
है । उसने हस्तिनापुर की यात्रार्थ संघ चलाया था । झ्लौर जिनमप्नन्दिर का निर्माण करा कर उसकी प्रतिष्ठा सम्पन्त कर 
पृण्या्जन किया था। ज्ञानचन्द्र की पत्नी का नाम 'सउराजही' था, जो प्रमेक गुणों से विभूषित थी। उससे तोन पृत्र 
हुए थे। पहला पुत्र सारगसाहु था, जिसने सम्मेद शिखर की यात्रा की थी। उसकी पत्नी का वाम 'तिलोकाही' था | 
दूसरा पृत्र साधारण था, जो बड़ा विद्धान श्र गुणी था, उसका वैभव बढ़ा चढ़ा था। उसने शनुजय की यात्रा की 
थी, उसकी पत्नी का नाम 'सोवाही' था, उससे चार पुत्र हुए श्े--ह्रभयचन्द्र, सल्लिदास, जितमल्ल और सोहिल्ल 
उनकी चारों पत्नियों के नाम बहणही, भव्ासही, समदो भौर भीखजही । ये चारों ही पतिव्रता, साध्वी और धमंनिष्ठा 
थीं। इस तरह साहू साधारण ने समस्त परिवार के साथ झास्तिसाथ भरित्त का निर्माण कराया। 


१. जोयरिपुर दिल्ली का ताम है। यहाँ ६४ योगिनियो का निवास था, जौर उनका मन्दिर भो बना हुआ था। इस काररण 
इसका नाम योगिनोपुर पड़ा है। 'जोयसिपुर अपल्र श्ञ भावा का रूप है। विशेष परित्रय के लिये देखें, अनेकान्त वर्ष 
१३ किरण में प्रकाशित दिल्‍ली के पांच साम शीर्षक मेरा लेख । 


४२६ जैत धंमे का प्राचोन हतिहास--भर्ग ३ 


कवि ने हस ग्रग्थ की रचना वि० स० १५८७ कौ कातिक कृष्णा पंचमी के दिन मुगल बादशाह बाबर के 
राज्यकाल में योगिनीपुर में बनाकर समाप्त की थी । 

कवि ने अपने से पूर्ववर्ती निम्न विद्वान कवियों का स्मरण किया है- अ्रकलंक, पूज्यपाद (देवनन्दी ), नेमि- 
चन्द्र सद्धातिक, चतुमु ख स्वयंभू, पृष्पदन्त, यश्षःकीति, रहरधू, गुराभद्वसूरि झौर सहणपाल। इनमें सहणपाल का 
कोई ग्रन्थ भ्रवलोकन में नही आया। 


भट्टारक प्रमाचनत 

यह भ० पदञ्मनन्दी के प्रपट्ट पर प्रतिष्ठित होने वाले भट्टारक जिनचन्द्र के पट्ट शिष्य थे । जिनका पट्टा भिषेक 

सम्मेद शिखर पर सुवर्ण कलशों से स० १५७१ में फाल्युन कृष्ण दोइज के दिन हुआ था? । इनका पूर्व नाम सुहृज्जन 

था, जो विवेकी श्रौर बादि रूपी गजो के लिए सिंह के समान था। यह वंद्यराट्‌ बिक के द्वितीय पुत्र थे। इन्होंने 

राजा के समान विभूति का त्याग कर दीक्षा ग्रहण की थी | भट्टारक होने पर इनका नाम प्रभाचन्द्र रक्खा गया 
था" । वे इस पद पर € वर्ष ४ मास झौर २५ दिन रहे हैं। 


भट्टार्क प्रभाचन्द्र सं० १५७८ में चम्पावती (चाटसू) में थे और वहां के श्रावकों में उन्होंने धार्मिक रुचि 
बढ़ाने का प्रयत्न किया था। कवि ठकुरसी ने सं० १५७८ में मेघमाला कथा में प्रभाचन्द्र का उल्लेख किया है! । इन 
प्रभाचन्द्र की कोई रचना मेरे प्रवलोकन मे नही आई । इनका समय वि० की १६वीं शताब्दी का तृतीय चरण है । 


मट्टारक शुभचनद्र 
मूल संघ कुन्दकुन्दान्वय में असिद्ध नन्दिसघ और बलात्कारगण के भट्टारक ज्ञानभूषण के प्रशिष्य भौर भ० 


(. आबर ने सन्‌ १५२६ मे पावीकत को लड़ने छिलके $ बब्णर जहा जे मे पर कम रू 
दिल्‍ली का राज्य शात्तन प्राप्त किया था। उसके बाद उसने आगरा पर भी अधिकार कर लिया था और सम्‌ १५३० 
(वि० स० १५८७) भें आगरा मे ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसने केवल ५ वर्ष ही राज्य किया है। 

२. विक्रमरायहु ववंगय कालहु, रिसिवसु-सर-भुवि-अ कालइ | 

कत्तिय-पढ़म पक्लि पच्रमिदिरित, हुउ परिपुण्श वि उम्पतह इरशशि। .. श्ान्तिनाथ चरित प्रशस्ति 
तत्पट्रोदय भूधरे।जनि मुनि. श्रीमत्भेन्दु्वशी । 

हेयाहेयविवारणकचतुरों देवागमालक्ृतो । 

भोजदिवाकरादिविविधे तकके क चंचुरयणो । 

जैनेद्रादिकलक्षणप्रणयने दक्षोध्नुयोगेष॒ तर ॥३२ 

त्यक्ववा साक्षारिकी भूत किपाकफल सन्निभामु । 

बिन्तारत्न निभा जैनी दीक्षा सप्राप्य तत्त्ववित्‌ ॥३३ 

शब्द ब्रह्मसरित्पतिस्मृतिबलादुत्तीयं यो लीलया । 

घट्‌ तवर्कागमार्के कर्कश गिरा जित्वाईखिलानू बादिन, । 

प्राच्या दिग्विजयी भवन्निव विभूजनी प्रतिष्ठाकृते । 

श्री सम्मेदगिरौ सुवर्ण कलश. पद्टाभिषेकः कृत: ॥३४ “जला त्कारग ण गुर्वावली 

- द्वितीय पुत्रोषपि सुहृज्जनाक््यों विवेकवान्वादिग्रजेन्द्रसह: । 
आसीत्सदा सर्वजनोपकारी खानि; सुलानां जिनधमंचारी ॥३६। 
भट्टारक, श्री जिनचन्ध पट्ट भट्टरकोध्यं समभूद गुरयाडय: ।. 

प्रभेन्दु सज्ञो हि महा प्रभाव: त्यक्त्वा विभूति नुपराज साम्याम्‌ ॥३७ 
५. तहु मज्किपहाससि वा मुणीसु, सह, सठिउ सर गोयमु मुझीसु ॥/  भेघमाला कथा श्र० 


्ध्क 


७ 


१४तीं, १६वीं, १७३ीं और १८वां शताब्दी के ध्राचायं, भट्टारक और कवि ५२७ 


विजयकीधति के शिष्य थे । यह संस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्न शे, गुजराती और हिन्दी भाषा के विद्वान थे । कवि ने झपने 
को प्रध्यात्मतरंगिणी टीका प्रशस्ति में--'संसारभीताशय, भावाभाव विवेकवारिधि भौर स्यादह्वाद विद्यानिधि' 
विशेषणों से 34 प्रकट किया है' | तथा 'प्रंग पण्णत्ति' में अपने को त्रैविद्य शौर 'डमयभाषापरिसेवी' सूचित किया 
है'। तथा कातिकेयानुप्रेक्षा की टीका में 'त्रंविद्य' भ्ौर 'वादिपवंतवज्धिणा' लिखा है' | यह सागवाड़ा गद्दी के भटारक 
थे। पट्टावली से ज्ञात होता है कि वे तर्क, व्याकरण, साहित्य धौर भश्रध्यात्मशास्त्र श्रादि विषयों के महान ज्ञाता थे। 
उन्होंने विभिन्‍न स्थानों की यात्रा की थी । उनके भ्रनेक शिष्य थे। उन्होंने वादियों को परास्त किया था, उनका 'वादि 
पर्वंतवज्चिणा' विशेषण इस बात का पोषक है। 


भट्टारक शुभचन्द्र ने झ्नेक प्रतिष्ठा समारोहों में भाग ही नहीं लिया किन्तु भट्टारक होने के माते उनके 
प्रतिष्ठा कार्य को भी सम्पन्न किया। इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ उदयपुर, सागवाड़ा, डृंगरपुर भौर जयपुर भ्रादि 
के मन्दिरों में विराजमान हैं। संवत्‌ १६०७ में इन्हीं के उपदेश से पथ्चपरमेष्ठी की सूरति की स्थापना की गई थी'। 


भट्टारक शुभचन्द्र ने प्रनेक ग्रन्थों की रचना की है, जिन्हें दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है। 
रखनाओं के नाम निम्न प्रकार हैं :-- 


प्रध्यात्मत रंगिणी (समयसारकलछ टीका) जीवंधरचरित, चन्दनाचरित, श्रगपण्णत्ती, पाश्वनाथ पंजिका, 
करकड्‌वरित, सशयवदत विदारण, स्वरूप सम्बोधनवृत्ति, प्रांत व्याकरण, श्रेणिकचरित, स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा 
टीका, पाण्डव पुराण, सप्ततत््व निरूपण, ब्रपशब्द खण्डन, स्तोत्र (तर्क ग्रन्थ) नन्‍्दीदवर कथा, कमंदहन विधि, 
बिन्‍्तामणि पूजा, तेरह द्वीप पूजा, पचकल्याण क पूजा, गणधर वलय पूजा, पल्योपमउद्यापन विधि, साधंद्वयद्वांप पूजा, 
सिद्धचक्र पूजा, पुष्पांजलि ब्रत पूजा, सरस्वती पूजा, चारित्र शुद्धि विधान, सबंतो भद्र विधान झ्रादि । 


इन रचनाप्रों में से यहाँ कुछ रचनाझों का परिचय दिया जाता है । 


रखनता-परिक्षय 

भ्रध्यात्मतरंगिणी टीका--यह प्राचार्य भ्रमृतचन्द्र के समयसार कलशों (नाटक समयसार) की टीका है 
जिसे भट्टारक शुभचन्द्र ने सं० १५७३ में बनाकर समाप्त की थी" । टीका में कलक्ष के पद्यों के भ्रथे का उद्धाटन 
किया है। टीका विषवद है प्रौर पद्यों के धन्तर्भाव को खोलने का प्रयत्न किया गया है। कहीं-कहीं टीकाकार ने पद्मों 
के प्र्थ फरने में चमत्कार दिखलाया है। भट्टारक शुभचन्द्र की यही टीका सबसे पहली रचना जान पड़ती है। टीका 
प्रकाशित हो चुकी है । । 

जीवंधर घरित-इसमें भगवान महावीर के समकालीन होने वाले जीवंधर कुमार का जो राजा सत्यंघर 
के पुत्र थे, जीवन परिचय अ्रंकित किया गया है । जीवंधर ने झपने पिता के राज्य को पुन: प्राप्त किया, भोग भोगे, 
किन्तु अन्त में प्पने पुत्र को राज्य देकर भगवान महावीर से दीक्षा लेकर प्रात्म-साधना की । कठोर तपंदचरण कर कर्म 


५० न पनक-क-नमककनकनन “>गाना।3. “>+>म० 





१. दिष्यस्तस्य विशिष्ट शास्त्रविशद: संसारभीताक्षयों । 
भावाभावविवेक वारिधितरस्पाप्रादविद्यानिषि :।_ --अधष्यात्मतरंगिस्ती टीका प्र० 
२, “सप्पय सेवशासत्तो तेवेज्जो उप भास परिवेई।” . --अंगपरात्ती प्र० 
३. सूरिश्रीशुभचर्र शा वादिपवेतबजिसा । | 
अैविश्व नानुप्रेशाया वृत्तिविरेणिता सा के --कार्लिकेयानुब्रेक्षा टी० प्र० 
४: संवत्‌ १६०७ बर्ष देशालददी २ शुरु श्री सुलसंधे भ० भी शुभचन्द्र 'गुरूपदेशात्‌ हुजशशंखेश्वरा गोत्रे सा० जिना । 
8 भट्टारक सम्प्रदाय प्र० १४५ 
|. विक्रम वरभूषालात्पंचतिशते स्थिसप्तति व्यधिके |... |, 
अर्षेप्याश्विन्सासे शुक्से पक्केश्य पंचमीदिषस ॥६ अभ्या० दौ० प्र९” 


रद जैन घस का प्राजीन इतिहास-- भोज रे 


शंखला का विनाश कर पह्बिनाशी पद प्राप्त किया। भट्टारक शुअचन्द्र ने इस पावन चरित की रचना संवत्‌ १६०३ 
में की है' । 

ब्रंगपण्णती--यह प्राकृत भाषा का ग्रन्थ है। इसमें २४८ गाथाएँ दी हुई हैं, जिनमें भग पूर्वादि का स्वरूप 
प्लोर पदादि की सख्या दी हुई है। ग्रन्थ माणिकचन्द्र भ्रन्थमाला के सिद्धान्त सारादि संग्रह में प्रकाशित हो चुका है । 
ग्रन्थ में रचनाकाल दिया हुआ नहीं है । 

कातिकेयानुप्रेक्षा टीका--यह स्वामी कुमार की प्राकृकि गाथान्नों में निबद्ध भनुप्रेक्षा प्रन्थ है जिसे कारति- 
केयानुप्रेक्षा कहा जाता है। मूल ग्रन्थ में ४६१ गाथाएँ है | इन अनुप्रेक्षाओर को ग्रन्थकार ने भव्यजनों के श्रानन्द 
को जननी लिखा है, ग्रन्थ हृदयग्राही है और उक्तियाँ भ्रन्तस्तल को स्पशं करती हैं। शुभचन्द्र ने टीका द्वारा मूल 
गाथाओ का श्रर्थ उद्घाटित करते हुए प्रनेक ग्रन्थों से समुद्धत पद्मों द्वारा उस विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया 
है | शभचन्द्र के शिष्य लक्ष्मीचन्द्र ने भी कुछ भाग लिखा था। वह भी उसमें शामिल कर लिया गया है। भट्टारक 
शभचन्द्र ने यह टीका वि० स० १६१३ में बनाकर समाप्त को है । 

श्रेणिक चरित्र--इस ग्रथ मे १४ पर्व हैं जिनमें मगध देश के शासक श्रौर भगवान महावीर के प्रमुख श्रोता 
राजा श्रेणिक बिम्बसार का जीवन-वृत्त भ्रकित किया गया है। इसका दूसरा नाम 'पद्मनाभ पुराण भी हैं। क्योकि 
श्रेणिक का जीव पद्यनाभ नाम का प्रथम तीर्थकर होगा, इस कारण ग्रन्थ का नाम भी पद्मनाभचरित रख दिया 
गया है। कर्त्ता ने इसका रचनाकाल नही दिया । 

करकण्टठ चरित--इसमे १५ सर्ग हैं। यह एक प्रबन्ध काव्य है। इसमें राजा करकड का जोवन-परिचय 
ग्रकित किया गया है। चरित पावन रहा है, भ्रौर ऐतिहासिक दुष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। यह राजा पाश्व॑नाथ को 
परम्परा में हुआ है | कवि ने इस ग्रन्थ की रचना संवत्‌ १६११ में जवाछपुर के प्रादिनाथ चेत्यालय में की है! | इस 
ग्रन्थ की रचना में शुभचन्द्र के शिष्य सकलभूषण सहायक थे । 

पाण्डव पुराण --इस ग्रन्थ मे २५ संग या पवे हैं जिनमें पाण्डवों आदि का जीवन-परिचय दिया हुआ है । 
उनकी जीवन-घटनाओ्रों का भी उल्लेख किया है । इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में कवि ने अपने रचित २८ ग्रन्थो का उल्लेख 
किया है | शुभचन्द्र ने इस ग्र्थ की रचना वि० स० १६०८५ में बाम्वर देश के शाकोवाटपुर के आदिनाथ चैत्यालय 
में की है” । इसकी रचना ने श्रीपाल वर्णी ने सहायता की है । 





नननीननओ+ 


१. श्रीमद विक्रममूपतेवंसुद्दत द्वतेशते सप्तह्द । 
वेदेन्येनतरे समभे झुभतरे मासे वरेण्ये शुधो 
बारेणीष्पतिक त्रयोदशतिथो सन्‍नूतने पत्तने । 
श्रीचन्रप्रभधाम्नि वैविरचित चेद मया तोषत, ॥८७॥ जीव० प्र० 
, श्रीमत्‌ विक्रम भूपते. परमिते वर्ष शते षोडशे । 
माधे मास दकश्ाग्रवन्हि सहिते (१६१३) खछ्याते दक्षम्या तिथो । 
श्रीमद्भी महिसार-सार नगरे चेत्यालये श्रीगुरो: । 
श्रोमच्छी शुभचन्द्र देव-विहिंता टीका सदा नन्दतु ॥६॥ 
- द्यष्टे विक्रमतः शते समहते चैका दशाब्दाधिके, 
भाद्र मासि समुज्वले युगतिथी खड़्ँ जवाछापुरे । 
श्री मद्धीवृष भेश्वरस्य सदने चक्रे चरित्रत्विदं । 
राशः श्री शुमचन्द्रसूरि यतिपश्चपाधिपस्याद ध्रुव ॥५५॥ --करकण्डू चरित १० 
श्रीमद्विक्रमभूपतेद्िकहते स्पष्टाष्ट्संस्यें शते। 
रम्येषष्टाधिकवत्सरे (१६०८) सुखकरे भादं द्वितीयां तिथौ। ' 
श्रीमद्वाग्वर नीवृतीदमतुले श्री शाकवादेपुरे 
श्रीमच्छीपुरुषास्नि घेवरचित स्थेयात्युराण जिद ॥१५८६ 


पे 


स्प्् 


श्र 


१शवों, १६वीं, १७वीं और १५वीं कतान्दी के आाधाय, भद्गाएइक और कवि भ््स्ह्‌ 


'.. इनके भ्रतिरिकत प्रन्य प्रन्थ मेरे श्वलोकन में नहीं श्राए; इससे उनके सम्बन्ध में लिखना कुछ दाक्य नहों 
है। पूजा ग्रन्य भी सामने नहीं हैं इसलिए उनका परिचय भी नहीं दिया जा सकता । 

कवि की संस्कृत रचसाध्नों के भ्रतिरिक्‍्त भ्रमेक हिस्दी रचनाएं भी हैं जिनके नाम यहाँ दिए जाते हैं-- 
महावीर छन्द (स्तवन २७ पद्म) विजयकी ति छन्द, तस्वसार दृहा, नेमिनाथ छन्द भ्रादि । 

भ० शुभवन्द्र का कार्यकाल सं० १५७३ (सन्‌ १५१६) से १६१३ (सन्‌ १५५६) ४० वर्ष रहा है। इनके 
अनेक शिष्य थे--श्रीपालवर्णी, सकलघन्द्र, लक्ष्मीचन्द्र श्लौर सुमतिकीति आदि। इनका समय १६वीं और १७वीं 
शताब्दी का पूर्ब्रार्द है| 


झम रकोति 


यह मूल संध सरस्वतो गच्छ के भदटारक 4444 जे के शिष्य थे। मल्लिभूषण मालवा की ४ के 
पट्टधर थे । इन्हीं के समकालीन विद्यानन्दि भौर श्रुतसागर थे। भ्रमरकोति में जिन सहस्र ताम स्तोत्र की 

प्रशस्ति में विद्यानदि भ्रौर श्रुतसागर दोनों का झ्रादरपूर्वक स्मरण किया है। इनको एकमात्र कृति जिन सह्ननाभ 
टीका है । प्रशस्ति में रचनाकाल दिया हुप्ना नहीं है। फिर भी अमरकीति का समय विक्रम की १६वीं शताब्दी है। 
टीका श्रभी भ्रप्रकाशित है उसे प्रकाश में लाना चाहिए। भ्रमरकीति की यह टीका भ० विश्वसेन द्वारा अनुमोदित है। 


बीर कवि या बुधवीद 
कवि का वंश श्रग्रवाल था और यह साहू तोतू के पुत्र थे तथा भट्टारक हेमचन्द्र के शिष्य थे। संस्कृत भाषा 
के विद्वान भौर कवि थे । इनकी दो क्ृतियां मेरे देखने में झ्राई हैं--वृहत्सिद्धचक्र पूजा भौर घर्मचक्र पूजा । 
बहत्सिद्चचक्त पुजा--यह सिद्धचक्र की विस्तृत पूजा है।.पं० जिनदास काष्ठा संघ माथुरान्वय श्रौर पृष्करगण 
के भट्टारक कमलकीति, कुमुदचर्द्र हर भट्ठारक यशसेन के ग्रन्वय में हुए हैं। यशसेन की श्षिष्या राजश्री ताम॑ 
की थी, जो संयम निलया थी। उसके श्राता पद्मावती पुरवाल वंश में समुत्पन्त नारायण सिंह नाम के थे, जो मुनियों 
को दान देने में दक्ष थे। उनके पुत्र जिनदास नाम के थे, जिन्‍्होंते विद्वानों में मान्यता प्राप्त की थी । इन्हीं पंडित 
जिनदास के ग्रादेश से उक्त पूजा-पाठ रचा गया है। जिसे कबि ने वि० सं० १४८४ में दिल्‍ली के बादशाह बाबर 
के राज्यकाल में रोहितासपुर (रोहतक) के पादब॑नाथ मन्दिर में बनाया है! । 
धरमंचक्र पूजा--इस पूजा-पाठ को भी उक्त पमावती पुरवाल पडित जिनदास के निर्देश से रोहितासपुर 
के पाश्वंनाथ जिन मन्दिर में श्रग्नवाल बंशी गोयल गोत्री साधारण के पुत्र साहू रणमल्ल के पुत्र मल्लिदास के लिए 
बनाया गया है। इसकी इलोक संख्या ८५० है। इसे कवि ने सं* १५८६ में पूस महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन 
समाप्त किया है'। इस ग्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कवि ने नन्‍्दीहवर पूजा झौर ऋषिमंडल यंत्र पुजा-पाठ 
की भी रचना की है। ये दोनों पूजा प्रन्थ मेरे देखने में नहीं झ्ाएं, इसी से उनका परिचय नही दिया । इनके भ्तिरिक्‍त 
कब की प्रत्य क्या कृतिगाँ हैं वह भ्रन्वेषणीय है । कवि का समय विक्रम की १६वीं शताब्दी है। 
१. वेदाष्टवारा दाशि-संवत्सर विक्रमनुपाइहमाने । * 
शहितासभाम्ति सगरे बब्बर मुगलाधिराज-सद्राज्ये न 
शीपादर्य चेत्यग्रेह़े काष्ठा संधे थे भाथुराखयके ॥ . ४ 
पुष्करगशो बभूत भद्दारकसरिकमल मीर्स्यान्चः ॥ २ (सिद्ध० पू० प्र०) ' 
२. भनाबाखाष्ट वष्ठाक: (१५६८६) अर्तसानेदु स्वतः । 
शी विकमनपात्मूर्स लय विक्रमशालित: ॥७॥ 
पौष सासे सिते पक्षें बर्दीदु दिल गामके ।, ह 
रुहितासपुरे रम्ये पादबेनाथस्य मन्विरे ॥६॥. --अर्मचक पृतश्रा प्र 


५३० जैन धर्म का प्राचीन हृतिहास--भाव २ 


कवि वोडुय्य 


यह देवप्प का पुत्र था, जो जैन पुराणों की कथा में निपूण था और पंडित मुनि का शिष्ष्य था। देवप्प जैन 
ब्राह्मण था और उसका गोत्र आात्रेय' था। यह होग्सल देश के चग प्रदेश के पिरिय राज शहर में राज्य करने वाले 
गदुकुल तिलक विरुपराज का दरबारी कत्थक था। यह राजा साहित्य का बड़ा प्रेमो था, भौर इसने शान्ति जिन कौ 
एक मूर्ति को विधिवत्‌ तैयार करा कर उसे स्थापित किया था| ऐसा लेख मद्रास के अजायबधर में मौजूद एक 
जैन मूर्ति के नीचे उत्कीर्ण किया हुआ है! । 

कवि दोडुय्य ने ध्पने चन्द्रप्रभ चरित में विरुप राजेन्द्र की स्तुति की है। जैन ब्राह्मण प० सलिवेन्द्र का पुत्र 
वोम्मरस इसी राजा का प्रधान था । 

चन्द्रप्रभ चरित मे २८ सन्धियों और ४४७५ पद्म है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में कवि ने लिखा है कि मैं 

कवि परमेष्ठी और गुण भद्र की कही हुई कथा को कानड़ी में लिखता हूं । पहले चन्द्रनाथ, सिद्ध, भ्राचार्य, उपाध्याय, 
साधु, रत्नत्रय, सरस्वती, गणधर, ज्वालामालिनी, बिजयपक्ष श्लौर पिरिय शहर के अ्रनन्‍्त जिन की, और कमल मूंग 
महिषिक्‌मारपुराधीश्वर ब्रह्मदेव की स्तुति की है । 

ग्रन्थ में कुछ पूववर्ती कवियों का भी रमरण किया है। कवि का समय १५४५० के लगभग अर्थात्‌ ईसा की 
१६वीं शताब्दी है। 


पं० जिनदास 


यह वैद्य विद्या में निष्णात वेद्य थे। इनके पिता का नाम 'रेखा' था जो वैद्य थे। इनकी माता का नाम 
'रिखश्री' था और पत्नी का नाम जिनदासी था, जो रूप लावण्यादि गुणों से श्रलकृत थी । पंडित जिनदास रणस्तम्भ 
दुगं के समीप नवलक्षपुर के निवासी थे। ग्रन्थ प्रशस्ति में उन्होने श्रपने पूवंजो का परिचय निम्न प्रकार दिया है .-- 

उनके पूर्वज॑ 'हरिपति' नाम के वणणिक थे । जिन्हे पद्मावती देवों का वर प्राप्त था और जा पेरोजशाह 
नामक राजा से सम्मानित थे। उन्ही के वश में 'पद्म' नामक के श्रष्ठी हुए, जिन्होंने श्रनेक दान दिये श्रौर ग्यासशाहि 
नाम के राजा से बहु मान्यता प्राप्त की । इन्होने शाकुम्भरी नगरी में विशाल जिन मन्दिर बनवाया था। वे इतने 
प्रभावशाली थे कि उनकी आज्ञा का किसी भी राजा ने उल्लघन नहीं किया। वे मिथ्यात्व के नाशक थे और जिन 
गुणों के नित्य पुजक थे । इनके दो पुत्र थे । उनमे प्रथम का नाम बिभ था, जो वैद्यरादू था। बिक ने शाह नसीर से 
उत्कर्ष प्राप्त किया था। इनके दूसरे पुत्र का नाम सुहज्जन' था, जो विवेको श्रौर वादी रूपी गजो के ।लए सिह के 
समान था | सबका उपकारक और जैन धर्म का प्राचरण करने वाला था। यह जिनचन्द्र भट्टारक के पट्ट पर 
प्रतिष्ठित हुआ था । इनका पट्टाभिषेक स० १५७१ (सन्‌ १५१४) में सम्मेदशिखर पर सुवर्ण कलशो से हुआ था। 
इन्होने राजा के सभान विभूति का परित्याग कर भट्टारक पद प्राप्त किया। इनका नाम भट्रक प्रभावन्द्र रखा 
गया । वे इस पट्‌ट पर नौ वर्ष ४ मास और २५ दिन रहे । उक्त बिभ वैद्य का पुत्र ध्मंदास हुझ्ला, जिसने महमूद शाह 
से बहुमान्यता प्राप्त की थी। यह भी वँद्य शिरोमणि श्ौर विख्यातकीति था । इसे भी पद्मावती देवी का वर प्राप्त 
था। इसकी पत्नी का नाम 'धर्मश्री था, जो अ्रद्वितीय दानी, सदृष्टि, रूपबानू, मन्मथविजयी और प्रफुल्ल वदना 
थी । इसका रेखा नाम का एक पुत्र था, जो वेद्यकला मे दक्ष, वैद्यो का स्वामी और लोक मे प्रसिद्ध था। यह 'बवैद् 
विद्या' इनकी कुल परम्परा से चली झा रही थी भ्रौर उससे झ्ापके वश की बड़ी प्रतिष्ठा थी । रेखा श्रपती वंद्य 
विद्या के कारण रणस्तम्भ (रणथम्भोर) नामक दुर्ग के बादशाह शेरदाह द्वारा सम्भानित हुआ था, इन्ही रेखा का 
पुन्र १० जिनदास था। इनका पुत्र नारायण दास नाम का था । 

पडित जिनदास ने दोरपुर के शान्तिनाथ चेत्यालय में ५१ पद्मोंवाली 'होलीरेणुका चरित्र' की प्रति का 
प्रबवलोकतन कर सं० १६०८ (सन्‌ १५५१ ई०) में ज्येष्ठ शुक्ला दसवीं शुक्रवार के दित इस होलीरेणु का चरित्र' 
ग्रन्थ की रखना ८४४३ एलोकों में की है । 

१. ६ प. 7. 58. 











४ ता 5 


१५वीं, १६वीं, १७वाँ और ? पत्वी वात्माब्दौ के आबारय्य, भट्टारक भौर कवि १३१ 


“बुरे शेरपुरे-शान्तिमाथचरेत्थालये. बरे | 
वसुखकायज्ञीतांशू (१६०८) संबत्सरे तथा।। 
ज्येष्ठभास सिते पक्षे दशम्पां शुक्रवासरे। 
झ्रकारि प्रन्थः पूर्णोध्य ताम्ना वृष्टिप्रबोधक: |! 
कवि जिनदास ने इस ग्रस्थ को भ० प्रभाचनद्र के शिष्य मुनि ,धर्मचन्द्र भ्ौर धर्मचर्ध के शिष्य मुनि ललित 
कीति के नाम किया है । 
कवि का समय १७वीं शताब्दी का पूर्वाध॑ है। 


ब्रह्मकृष्ण या केशवसेनसूरि 
काष्ठासंघ के भट्टारक रत्नभूषण के प्रशिष्य और जयकीति के पट्टथर शिष्य थे। यह कवि कृष्णदास के 
ताम से प्रसिद्ध थे। वाग्वर (बागड) देश के दम्पति वीरिका और कान्तहर्ष के पुत्र और ब्रह्म मंगलदास के प्रग्नज 
(ज्येष्ठ भ्राता ) थे। कर्णामृत की प्रशस्ति से शञात होता है कि कवि का गगासागर पर्यन्त, दक्षिण देश में, गुजरात में 
मालवा प्लौर मेवाड़ मे यश श्रौर प्रतिष्ठा थी। वे झपने समय के सुयोग्य विद्वान थे श्रौर १७वीं शताब्दी के 
भ्रच्छे कवि थे । 
झापकी इस समय तीन रचनाए' उपलब्ध हैं, मुनियुव्रतपु राण--कर्णामृत पुराण और षोडशका रण व्रतोद्यापन । 
मुनिसुन्नत पुराण--इसमे जेनियों के २० वे तीर्थंकर मुनिसुत्रत की जीवन गाथा अकित की गई है। मंगल' 
सहोदर कवि क्रृष्ण ने इस पुराण का निर्माण वि० स० १६८१ के कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के श्रपराण्ह काल 
में कल्पवल्ली नगर में कर समाप्त किया है। * 
इन्दृष्टपट्खन्द्रसितेष्य वर्ष (१६८१) भी कार्तिकारये घवले चञपक्षे। 
जोबे त्रयोदश्यपरान्हुया मे क्रृष्णेण सोख्याय विनिर्मितोष्य॑ ॥8६ 
कवि ने अपने को लोहपत्तन का निवासी भ्रौर हर्ष वणिक्‌ का पुत्र बतलाया है । और कल्पवल्ली नगर में 
ब्रह्मचारी कृष्ण ने ३०२५ प्यो में इस ग्रन्थ की रचना को है। जैसा कि उसके पुष्पिका वाक्य से स्पष्ट है :--- 
इति श्री पुष्यश्चस्द्रोदये मुनिसुत्रत पुराणे भीपूरमल्लां के हर वीरिफा देहज भी मंगलदासाग्रज ब्रह्मचारी--- 
इवर कृष्णदास विरखिते रामदेव शिवगमन त्रयोविद्तितम: सर्ग: समाप्त: । 
कर्णामृत पुराण--इसमें कर्ण राजा के चरित का वर्णन किया गया है। यहू दूसरी रचना है। कवि ने इसे 
वि० स० १६८५८ में मालव देश की भूतिलक पुरी के पाश्वनाथ मन्दिर में माघ महीने में पूर्ण किया है! । इस ग्रन्थ 
की रचना में ब्रह्मवर्धभान ने सहायता पहुचायी भी, जो इनके शिष्य जान पड़ते हैं । 
घोडदाकारण ब्रतोद्यापन--इसमे षोडदकारणम्नत की विधि श्र उसके उद्यापन का वर्णन किया गया है । कवि 
केशवसेन या कृष्ण ने इसे बि० सं० १६६४ (सन्‌ १६३७) में ममरदिर शुक्ला सप्तमी के दिन रामनगर में बना कर 
समाप्स किया है। 
वेबनंद रसचसखवबत्सरे (१६६४) मार्यभाति सितसप्तमी तिथों। 
रामनतामनगरे सथा कताह्व्याम्य-पृष्यनिवहाप सूरिणा । १४ 
इति प्राचार्य केशवसेन विरखितं धोडगाकारण ब्रतोश्चापन संपूर्ण: - 
इसके अतिरिक्त कवि की प्रन्य कृतियां भी प्रन्वेषणीय है। कवि का समय विक्रम की १७वीं शताब्दी है। 
१. लेलिहान-वसु-यड़ विधुप्रमे (१६८८) वत्सरें विविध भाव सयुतः । 


एव एवं रखितो हिताय में प्रस्थ आत्मन इहालिंलांगिता््‌ ॥ 
जैन प्रत्प प्रश० भा० १ पृ० ५४ 


४३२ बैन धंमें का आंचीत इतिहास--भाग ई 


भ० वाविवम्प 


यह मूलसंध सरस्वती गउ॑छ के भट्टा रक-भट्टारक ज्ञानभूषण द्वितीय के प्रशिष्य और भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य 
थे। यह प्रपने समय के भ्रच्छे विद्वान कवि भोर प्रतिष्ठाचार्य थे। इनको पट्ट परम्परा निम्न प्रकार है :--विद्यानन्दि 
के पट्‌टघर मल्लिभूषण, उनके पट्टघर लक्ष्मीचन्द्र, वीरचन्द्र, ज्ञानमूषण, प्रभाचन्द्र प्लौर इनके पद्टधर बादिचर्द्र । 
इनको गदूदी गुजरात में कहीं पर थो ।! 
इनकी निम्न रचनाए' उपलब्ध हैं--पाश्वंपुराण, शानसूर्योदय नाटक, पवनदूत, सुभग सुलोचना चरित, 
भोपाल भ्राख्यान, पाण्डवपुराण, ध्ौर यश्योघर चरित । होलिका चरित और भध्रम्बिका कथा । 
पाइ्वपुराण--इस ग्रन्थ में १५०० पद्च हैं जिनमें भगवान पाइ्व॑ंनाथ का चरित प्रकित है। इस ग्रन्थ को 
कवि ने वि० सं० १६४० कातिक सुदी ५ के दिन बाल्मीकि नगर में बनाया है ' । वादिचन्द्र ने अपने गुरु प्रभाचन्द्र 
को बौद्ध, काणाद, भाटूट, मीमांसक, साख्य, वेशेषिक झ्रादि को जीतने वाला झौौर झपने को उनका पट्ट सुशोभित 
करने वाला प्रकट किया है-- 
थोड़ो पुडठति बोद्ध गभितिसति: काणादको घ्रूकति, 
भट्टो भृत्यति भावनाप्रतिभटो। मौमांसको मन्दति | 
साँस्यः शिष्यति सर्वथेवकनं बरशेषिकों. रंकति, 
यस्य ज्ञानकृपाणतो विजयतां सोध्यं प्रभाचखमा।॥ बे 
शानतुर्योदय नाटक--यह एक संस्कृत नाटक है, जो 'प्रबोधचन्द्रोदय' नामक नाटक के उत्तर रूप में लिखा 
गया है। कृष्णमिश्रयति परित्राजक ने बुन्देलखण्ड के चन्देल वंशी राजा कीतिवर्मा के समय में उक्त नाटक रचा 
है। कहा जाता है कि वि०सं० ११२२ मे उक्त राजा के सामने यह नाटक खेला भी गया था। इसके तीसरे 
श्रक में क्षषणक (जैन मुनि) को निन्दित एवं घृणित पात्र रूप में चित्रित किया है। वह देखने मे राक्षस जंसा है भ्रोर 
श्रावकों को उपदेश देता है कि तुम दुर से चरण वन्दना करो, झौर यदि हम तुम्हारी स्त्रियों के साथ भ्रति प्रसग करे 
तो तुम्हे ईर्षा नही करनी चाहिये । भ्रादि । उसी का उत्तर वादिचन्द्र ने दिया है। दोनो नाटकों को तुलना करने से 
पात्रों की समानता है, दोनों के पद्य श्लौर गद्य वाक्य कुछ हेर फेर के साथ मिलते है। अस्तु,,कवि ने इस ग्रन्थ की 
रचना वि० स० १७४८ में मधूक नगर (महुझा) में समाप्त का थी-.. 
बसु-बेब-रसाब्जके बर्ष माधे सित्ताध्टसी दिवसे । 
श्रीमन्‍्मधुकमगरे सिद्धोध्यं बोघसंरभः ॥ 
पवन बूत--यह एक खण्ड काव्य है, जिसकी पद्म सख्या १०१ है । जिस तरह कालिदास के विरही यक्ष ने 
मैघ के द्वारा अपनी पत्वी के पास सन्देश भेजा है, उसी तरह इसमे उज्जयिनी के राजा विजय ने अपनी प्राणणप्रया 
तारा के पास, जिसे श्रशनिवेग नाम का विद्याघर हर ले गया था, पवन को हृत बनाकर विरह सन्देश भेजा है। यह 
रचना सुन्दर झौर सरस है। अपने पद्च' मे कवि ने झपने नाम के सिवाय प्रन्य कोई परिचय नही दिया है । पद्म से 
स्पष्ट है कि यह रचना विगतवसन वादिचन्द्र की है। यह वादिचन्द्र वही है जो शान सूर्योदय नाटक के कत्ता है । 
सुभग सुलोचता चरित्र--इस ग्रन्थ की एक प्रति ईडर के शास्त्र भडार में है। प्रशस्ति से जान पड़ता है कि 
१. तलटुमण्डनं सूरिवादिचद्धो व्यरीरचतू ।॥. | 7४४४ ४“ 
पुराणमेतत्थाश्व॑स्य वादिवृन्द शिरोमणि: ॥२ 
शुन्यवेदरासाब्जाके वर्षे पक्षे समुज्वले । 
कार्तिक मासि पच्रम्या आल्मीक नग्ररे भुदा ॥ ३ पा० पु० प्र० 


२. पादो नत्वा जगदुयक॒स्वर्भ सामर्थ्यवन्ती विष्नध्वास्तप्रसर तररों: शान्तिनाथस्य भकक्‍तया | 
शोतु चेतत्सद्सि गुर्ततावायुद्तामिधानं, काव्य बक्के विगतवसन: स्वल्पधीर्वादिषन्द्र: ॥। 





-पवत-बूत 


६ ५वी, १६वीं, ह्ण्रं और (०३ दंताब्दों के आयजार्य, भद्/रक और कवि है ६३ 


यह अन्य सुर संस्कृत में लिखा ,गया है । वादिचन्द्र के शिष्य सुमतिसागर ते चि० सं० १६६१ में व्यारा ( नगर) 
में खिला था । ह 
श्रीपाल झ्राह्यान - यह एक गीतिकाव्य है जो गुजराती मिश्चित हिन्दी भाषा में है, और जिसे कवि मे 
' सैं० ६१६५१ में सप्षपति धनजी सवा की प्रेरणा से बनाया धा* । . ' 
पाष्डव प्रोाण--इस ग्रन्थ में पाण्डवों का चरित झकित किया गया है जिसको रचता कवि ने वि० सं०७ 


१६४५४ में समाप्त की है! 
बेद जाग घबडब्जांके वर्ष मभसि मांसके। 
बोधका नगरे:कारि पाण्डबानां प्रबन्धक: ।। 
-“तैरापथी बड़ा मन्दिर, जयपुर 
यह्योधर चरित--इसमें यशोधर का जीवन-परिचय दिया हुआ है। कवि ने इस ग्रन्थ को प्रंकलेश्बर (भरोंव) 
के चिन्तामणि पार्श्वनाथ मन्दिर में वि० स० १६५७ में रचा है । 
एक-पंथ-घडेकांक वर्ण नभसिे मासके। 
मुदा''''कथासेनां वादिथतों विदांयर: ।॥। 
इनके भ्रतिरिक्त कवि की होलिका चरित और प्रम्बिका कथा दो रचनाएँ बतलाई जाती हैं, जो मेरे देखने 
में नही प्राई। आदित्यवार कथा श्रौर द्वादश भावना हिन्दी की रचनाएं हैं। एक दो गुजराती रचनाएं भी इनकी 
कही जाती हैं। कवि का समय १७वो शताब्दी है। 


कधषि राजमहल 

काप्ठा सघ माथ रगच्छ पृष्करगण के भट्टारकों की आम्ताय के विद्वान्‌ थे उस समय पट्ट पर भ० खेमकीर्ति 

विराजमान थे । कवि राजमल्ल १७वीं शताब्दी के प्रतिभा सम्पस्न विद्वान और कवि थे । व्याकरण, सिद्धान्त, छन्‍्द 

शास्त्र श्रौर स्याद्गादविद्या मे पारगत थे। स्थाद्वाद भौर अध्यात्मशास्त्र के तलस्पर्शी विद्वान ये। राजमल्ल ने' 

स्वय लाटी सहिता को संधियों में अपने को स्याद्वादानवद्य-गद्य-पत्च-विद्या विद्यारद-विद्वन्मणि' लिखा है? । कुन्द- 

कुन्दाचार्य के समयसारादि ग्रन्थों के गहरे प्रभ्यासी थे। उन्होने जन मानस में भ्रध्यात्म विषय को प्रतिष्ठित करने के 
न नमन सपना मा  अम छए क फर, 


नी ज++४क्‍क्‍७७६+७--७७७--७.-७.......... 


६. विह्मम पद काठि्य सुगम चनोत्करै: । चकार चरित साध्ब्या बदिचस्प्रोज्ल्पमेषसाम ॥। 
शत भट्टारक प्रभावन्द्रानुचरसूरि श्री वादिचन्द्र विरच्षिते ववम: परिच्छेद: समाप्त. ।! 
स० १६६६ वर्ष फाल्युन मासे सुदि पंच्रम्यां तियौ श्री ब्यारा सगरे शान्तिनाथ चैत्यालये श्री मूलसध्च कुन्दकुन्दान्वये भ० 
ज्ञालभूषणा: भ० क्री प्रभावस्रा: श्र ० वादिचन्द्रस्य शिष्य ब्रह्म श्री सुमतिसागरेण इृ्दं चरितं लिखितं शञानावरणीय कर्म- 
क्षयार्थमित्ि । 
२. संबरत्‌ स्लोल एकावना वर्षे कीधो यू परबंधजी । 
भवियन घिर मन करोने सुराज्यो नित संबंध जी ।॥।६ 
दान दीजे जिन पूजा कीजे समकित मन राखिले जी । 
यूत्रज भ्णिए जबकार वणिए असत्य न विभपिज्े जी ॥१० 
लोभव तजी ब्रह्म धरीजे सॉभल्पानु फल एहू जी || 
ए गीत जे बरतारी घुरासे धनगेक मंगल तद सेह जी ॥१११ 
संचपति घवजी सवा बचनें कीघोए परबंध जी॥ 
केवली श्रीपाज्ष पुत्र सहित तुम्हू सित्य करो जयकार जी ॥(२ 
३. इतिश्षी स्पादादामवद गंग्रपणथ विधाविधारद-राजमल्ल विरबिताया आवकाचारापर  ताम लांटीसंहिताया 
साधुददात्मज-फामनसनः सरोजारविदविकाशनेक मा्तेंग्ड मण्डझायसातायां कयाभुख बर्शन॑ सास प्रथमः से: ॥ 


४६४ जैन घर्म का प्राचीत इतिहास--आर्ग ३ 


लिए आचार प्रमृतचन्द्र के समय सार कलश के पद्मों की खंडाल्वयी टीका लिखी थी। इस टीका के प्रध्ययन से प्रत्तेक 
लोग भध्यात्मरस का पान करने को समर्थ हो सके है। प्रापका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, प्रौर उनके चित्त में जन 
कल्याण की भावना सदा जागृत रहती थी । उन्होने अ्रनेक स्थानों पर विहार कर जनता को कल्याणमार्म का उपदेश 
दिया था । खासकर राजस्थान के मारवाड और मेबाड' देश में विहार कर जनकल्याण करते हुए यज्ञ और 
प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। उनका विशुद्ध परिणाम भौर सर्वोपकारिणी बुद्धि इन दोनों गुणों का एकत्र सम्मेलन उनके 
बौद्धिक जीवन की विशेषता थी। इन्ही से साहित्य संसार मे उनके यश् सौरभ का विस्तार हो रहा था। उनकी 
भ्रध्यात्मकमल मातंण्ड और पचाध्यायी क्ृतियाँ उनके श्रध्यात्मानुभव और स्याह्वादसरणी की निर्देशक है। वे जहां 
जाते वहाँ उनका स्वागत होता था। 
उन्हे श्रागर। में ब्ाहजहाँ के राज्यकाल में कुछ समय रहने का अवसर मिला है। उन्होंने शाहजहाँ को 
नजदीक से देखा है। श्रौर जम्बूस्वामी चरित में उसकी विशेषताश्रो का दिग्द्शन भी कराया है। गुजरात विजय का 
वर्णन करते हुए लिखा है। उसने 'जजियाकर' छोड़ दिया था श्रौर शराब भी बन कर दो थी । 
“मुमोच शुल्क त्वथ जेजियाभिधं, स यावदंभोधर भूधराधरं ॥” २७ 
“प्रमावमादायजः प्रवतेते कुधमंवर्मेषु यतः प्रमत्तवी: । 
ततो5पि मर्य तदसवद्यकारण ।नवारयामास विदाबरः सहि ॥ २६ 
--जंबू स्वामिचरित 
उस समय आगरा में ग्रकबर बादशाह के खास श्रधिकारी कृष्णामगल चौधरी नाम के क्षत्रिय थे, जो ठाकुर 
और झरजानी पुत्र भी कहलाते थे और इन्द्रश्री को प्राप्त थे। उनके झागे 'गढमल्लसाहु” नाम के एक वेष्णव धर्मा- 
वलम्बी दूसरे अधिकारी थे, जो बडे परोपकारी थे । कवि ने उन्हे परोपकारा्थ शाइवती लक्ष्मी प्राप्प करने का 
प्राशीर्वाद दिया है। जम्बू स्वामी चरित की रचना कराने वाले साहू टोडर उन दोनो के खास प्रीतिपात्र थे, उन्हें 
कवि ने टकसाल के कार्य में दक्ष बतलाया है .-- 
“तयोई यो: प्रीति रसामृतात्मकः सभातिनानाटकसा र दक्षकः ।” 
साहू टोडर भटानिकोल (अलीगढ़) के निवासी अग्रवाल थे, इनका गोत्र गर्ग था। यह काष्ठा सधी भट्टारक 
कुमारसेन की झ्ाम्नाय के श्रेष्ठी थे । कवि ने इन्ही कुमारसेन के पट्ट पर क्रमशः हेमचन्द्र, प्मनन्दी, यशःकोति और 
क्षमकीति का प्रतिष्ठित होना लिखा है । 
काव राजमल्ल की निस्‍्त,कृतियों उपलब्ध है--जम्बू स्वामी चरित्र, अध्यात्म-कमल मातंण्ड, समयसा रकलश- 
टीका, लाटी सहिता, छन्दोविद्या और पयाध्यायी । 
रखना-परिचय 
जम्बूस्वामी चरित्र--इसमें भ्रस्तिम केवली जम्बू स्वामी के चरित्र का ग्रकन किया गया है । इस काव्य में १३ 
सर्ग और २४०० के लगभग इलोक है। इस ग्रन्थ की रचना कवि ने आगरे में को है, श्रतः आागरे का वर्णन करना 
स्वाभाविक है। वहाँ के शासक शाहजहाँ का अच्छा वर्णन किया है श्रीर उसके कार्यों की प्रशसा भी को है। काब्य- 
वैराग्य प्रधान है। कही पर युद्ध का वर्णन करते हुए वीर रस भ्रा गया है, कही धर्मश्ञास्त्र श्रौर नीति का वर्णन है | 
जम्बूकुमार के साथ उनकी स्त्रियो भर विद्युन्चर के जो सवाद हुए हैं वे बहुत ही रोचक है । ऐतिहासिक दृष्टि से भो 
महत्व के है। इस ग्रन्थ की रचना साहू टोडर के भ्नुरोध से हुई है जिसने प्रचुर द्रव्य व्यय करके मथ्रा में ५१४ 
स्‍्तूपो का जीर्णोद्धार किया था | शोर उनकी प्रतिष्ठा चतुविध संघ के समक्ष ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में द्वादशी बुध- 
बार के दिन की थी' । प्रतिष्ठादि कार्य राजमल्ल द्वारा सम्पन्त हुआ था । इस ग्रन्थ की रचना कवि ने स० १६३२ में 








ली >> 


२. सबत्सरे गताब्दाना शताना पोडर/क्रमात्‌, शुद्ध स्विशद्धि रब्देश्व साधिक दधति स्फूटम ११६ 
शुभे ज्येष्डे महामासे शुक्ल पक्षे महोदय, द्वादश्या बुधवारे स्थादघटीनां च नवोपरि, । 
--जअंबु स्वामि चरित्र १,११६ २० 


करनी व लनन-++>++त>+ ५ >+क>-+- “-+++--० नि नजनत++ न नर 
नाल कब लकी न न की ै>+>ल+3+3>लनननकननननभ नीम नान+ नन+++ नमन ननकन- नतनक  "र> कान मनन कन+-नक न बन्‍-तननन-“+-3० भरकाापछ 3७०५० 


१५व्रीं, १६वीं, १७वीं और १८वीं शताब्दी के आजार्य, भट्टारक और कवि भ३५ 


चैत्र बढ़ी ग्रष्टमी के दिन पुनवंसु नक्षत्र में की है! । 
॥ अध्यात्म-कमल-मार्तण्ड-- इसमें चार परिच्छेद हैं भौर २५० श्लोक हैं, रचना प्रौढ़ है, इसमें मोक्ष, मोक्ष 
मार्ग का लक्षण, द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष झौर प्नन्तिम चतुर्थ परिच्छेद में साततत्व' नौ पदार्थों का वर्णन है। कवि 
ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में चिदात्मभाव को नमस्कार किया है, और संधार ताप को शान्ति के लिए मोहनीय कर्म को 
नाश करने के लिए ग्रन्थ की रचना की है । 

समयसारकलश टीका- कवि ने श्राचार्ग्र प्रमुतचन्द्र द्वारा रचित समयसार की प्रात्मस्याति टीका के 
संस्कृत पद्यों में उसके हा्दे को ्रभिव्यक्त करने वाले जो कलश रूव्र पद्य दिये हैं, उन्ही पद्मों को हृदयंगम कर उनकी 
खडान्वयात्मक बालबोध टीका लिखी है। यह टीका जिनागम, गुरुउपदेश, मुक्ति भौर स्वानुभव प्रत्यक्ष को प्रमाण 
कर लिखी गई है। यद्यपि टोका को भाषा ढँढारी ब्रज-राजस्थानी मिश्रित है फिर भो गद्य काव्य सम्बन्धी शैलो और 
लालित्यादि विशेषताओं से श्रोत-प्रोत है। पढते ही चित्त में श्राकह्लनाद उत्पन्न करती है । 

टीका में प्रत्येक इलोक के पद-वाक्यों का शब्दश: अर्थ करते हुए उसके मभितार्थ को “भावार्थ इस्यो' वावय 
द्वारा प्रकट किया है। खडान्वय में विशेषणों और तत्सम्धन्धी सन्वर्भों का स्पष्टीकरण बाद में किया जाता है। 
राजमल्ल की इस टीका में उक्त पद्धति से ही विवेचन किया गया है। दीका मे अनेक विशेषताएँ पाई जाती है। 
जान पड़ता है कवि ने समय सारादि ग्रन्थो का खूब मनन किया था। उन्होने उसका पझ्नुभव होने पर ही इस टोका 
की रचना की है। टीका कब रची गई, इसका उल्लेख नही मिलता । टीका मनन करने योग्य है । 

कवि ने इस टीका का निर्माण संक्‍त्‌ १६४० से पूर्व १६४० में किया है क्योकि १६०० में श्ररथमलढोर ने 
यह बनारसोदास को दी है। उसके प्रचार-प्रसार में समय लगा होगा । 

लाटी संहिता-यह ग्राचार-शास्त्र का ग्रन्थ है। इसमें सात सर्ग और पदश्यों की संख्या १६०० के लगभग 
है । कवि ने इस रचना को अनुच्छिष्ट श्र नवीन बतलाया है !। कवि ने यह भ्रर्थ झंग्रवाल वंशावतस मगल गोत्रीं 
साहु दूदा के पुत्र संघ के श्रधिपति 'फामन' नाम के श्रेष्ठी के लिए बनाया है। कवि फामन के वंश का विस्तृत 
बर्णन करते हुए फामन के पूर्वजों का मूल निवास स्थान 'डौकीन' नगरी बतलाषा है। फामन ने बेराट नगर के 
'ताल्हू' नाम के विद्वान की कृपा से धमं-लाभ किया था। जो भट्टारक हेमचन्द्र की झआम्नाय के बालक थे। बैराट 
नाम का यह नगर वही प्रसिद्ध नगर जान पड़ता है जो राजा विराट की राजधानी था, जो मत्स्य देश में स्थित था 
श्रौर जहाँ बनवास के समय पाण्डव लोग गुप्त रूप में रहे है। यह नगर जयपुर से लगभग ४० मील दूर है। कवि 
मे इस नगर की खूब प्रशसा की है। वहां उस समय प्रकबर बादशाह का शासन था भौर नगर कोट-खाई से युक्त 
था । उसकी पर्वतमाला में ताबे की कितनी ही खाने थी जिनसे तांबा निकाला जाता था। नगर में ऊँचे स्थान पर 
फामन क॑ बड़े भाई न्‍्योती ने एक विशाल जिनसन्दिर का निर्माण कराया था जो एक कीति स्तम्भ ही था*। यह 
दिगम्बर जैनमन्दिर बहुत विशाल और श्रनेक सुन्दर चिन्नो से प्लकृत था | यह मन्दिर पाश्व॑नाथ के नाम से लोक 








१. देखो, जम्बू स्वामीचरित के अन्त की शघ्य प्रशध्ति। 
२. अध्यात्मममल मार्तेण्ड के प्रारम्भ के चार पद्म । 
३. सत्य धर्म रसायनों यदि तदा मा प्रशिक्षयोप ऋमात 
सारोद्धारमिवाप्यनुग्रहुतया स्वल्पाक्षरं सारवतू । 
आप चापि मृदूक्तिसि' स्फूटमनुब्छिष्ट सवी्त महू--- 
न्वर्माणं परिधेहि संघ नृपतिभूयाष्यवादोदिति ॥७६--लाटी संहिता 
४. ततास्य वरो युतो बरगुणों न्योताह्न संधाविषों, 
वेनैतज्जिन मन्दिर स्फूटमिह प्रोतुँगसत्यदुभुतं । 
बैराटे नपरे निधाय विशिवत्यूजादच बछुबः कृता! । 
अन्ासुत्र सुखप्रदः स्वयक्षसः स्तंभ: समारोपितः ॥ ४२--नक्षादी तंदिता 


५३६ जैन धर्म का प्राधोत इतिहाप--भाग २ 


प्रसिद्ध था । इसी मन्दिर में बैठ कर कवि नें इस ग्रन्य की रचना विक्रम संबत्‌ १६४१ में झ्राध्विन शुक्ला दक्षामी 
रविवार के दित बनाकर समाप्त की है, जैसा कि उसकी प्रशस्ति के निम्न पद्चों से प्रकट है :-- 
श्रोभूषयिक्रमादित्यराज्ये परिणते सति 
सहैक चत्वारिदज़िरण्दानां शतथोडश ॥।२ 
तत्राप्य:श्विनीमासे सितपके शुभान्विते । 
दक्षाम्यां दादारथेदल शोभने रविवासरे ।।३ 
ग्रन्थ के प्रथम सर्ग में कया मुख वर्णन है। भौर शेष छह सर्गों में प्रन्थ कार ने भ्राठ मूलगुण, सात व्यसन, 
सम्यग्दर्शन तथा श्रावक के १२ ब्रततों का विस्तारपूर्वक वर्णण किया है। सम्यग्दशन का वर्णन करने के लिए दो सर्गे 
झौर प्रहिंसाणुक्त के लिए एक सर्ग की स्वतंत्र रचना की गई है । हे 
छन्दों विद्या--हस अ्न्थ की २८ पत्रात्मक एकमात्र प्रति दिल्‍ली के पंचायती मन्दिर के शास्त्रभण्डार में 
मौजूद है, जो बहुत ही जोर्ण-शीर्ण दक्या में हैं। ौर जिसकी इलोक संख्या ५५० के लगभग है। इसमें गुरु भौर लधु 
प्रक्षरों का स्वरूप बतलाते हुए लिखा है--जो दीधे है, जिसके पर भाग में सयुक्त वर्ण है, जो विन्दु अनुस्वार-विसगग 
से युक्त है--पादान्त है वह गुरु है, द्विमात्रिक है श्रौर उसका स्वरूप वक्र (5) है । जो एक मात्रिक है वह लघु होता 
है शोर उसका रूप शब्द-बक्रता से रहित सरल (।) है ! 
दीहो संजुत्तवरों बिदुजुश्नो यालिश्रो(?) विचरणंते । 
स गुरू बक दुमत्तो भ्रण्णो लह होइ शुद्ध एकझलो ।॥८ 
इसके आगे छन्द शास्त्र के नियम-उपनियमों तथा उनके श्रपवादों आदि का वर्णन किया है। इस पिगल 
ग्रन्थ में प्राकृत सस्कृत अपभ्रश शऔर हिन्दी इन चार भाषाओं के पद्यों का प्रयोग किया गया है। जिनमें प्राकृत और 
झ्पञ्न व भाषा की प्रधानता है उनमें छन्दों के नियम, लक्षण और उदाहरण दिये हैं। संस्कृत भाषा में भी नियम 
'और उदाहरण पाये जाते हैं। भौर हिन्दी में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। इससे कवि की रचना चातु्ये और काव्य 
प्रवत्ति का परिचय मिलता है । 
छन्दो विद्या के निदशेक इस पिंगल ग्रन्थ की रचना भारमत्ल के लिये की गई है। राजा भारमल्ल 
का कुल श्रीमाल और गोत्र रांक्याण था। उनके पिता का नाम देवदत्त था, नागौर के निवासी थे। उस समय 
नागौर में तपागष्छ के साधु चस्रकीति पट्ट पर स्थित थे। भारमल्ल उन्हीं की झआम्नाय के सम्पत्तिशाली वणिक 
थे । भारमल्ल के पूवेज 'रकाराउ' के प्रथम राजपूत थे। पुनः श्रीभाल श्रौर श्रीपुर पट्टन के निवासी थे। फिर 
ग्राबू में गुरु के उपदेश से श्रावक धर्म धारक हुए थे, उन्हीं की बंश परम्परा में भारमह्ल हुए थे। 
पढ़म॑ भूपाल पृणु सिरिभाल सिरिप्र पट्टण वासु, 
पुणु आवू देस गुर उवएसि सावय धस्मणियासु | 
धण घम्महणिलयं स घह तिलय॑ रंकाराऊ स्‌ रिदु, 
ता बंद परंपर धम्मधुरंधर भारहमल्ल णरिव्‌ ॥ ११६ (मरहट्टा) 
भारमल्ल के दो पृत्र थे--इन्द्रराज भौर भ्रजयराज । 
इन्द्रराज इन्प्रावतार जस नंदन्‌ बिढ॒टं, ! 
प्रजयराज राजाधिराज सब कज्ज गरिट्र । 
स्वामी वास निवास्‌ लब्छि बहु साहि समाणं। 
सोयं भारहमल्ल हेम-हय-कुछजर-वानं ।। १३१ (रोडक) 
भारमल्ल कोद्याधीश थे, सांभर भील झौर प्रनेक भू-पव॑तों की खानों के प्रधिपति थे। सभवतः टकसाल भी 
प्रापके हाथों में थी। आपके भण्डार में पच्चास करोड़ सोने का टक्‍का (अश्ञफियाँ) मोजूद थीं। जहाँ प्राप धनी थे 
वहाँ दानी भी थे। बादशाह प्रकवर प्राषका सम्मान करता था। कवि ने इनका पतिशयोक्तिपूर्ण बर्णन किया है । 
ग्रन्थ में रचना कॉल नहीं दिया। यह रचना भारमल्ल को प्रसन्‍न करने को लिखी गई है। 


१५थीं, १६वीं, १७वीं और १८५४ दांतावदी के आयाय॑ भट्टा एक, और कवि ४३७ 


. भारगौर से कंविकर वेराट आये । भौर वे वहाँ के पाएबंनाथ जिनमन्दिर में रहने लगे । वह नगर उन्हें भति 

पिब्र हुओ । वहाँ लाटी संहिता के निर्माण करते समय उतरे दिल्ल में एक प्रन्य बनाने का उत्साह आगृत हुआ । 

पंचाध्यायो--कवि ने इस ग्रन्व को पांच श्रध्यायों में लिखते की प्रतिज्ञा की थी। वे उसका डेढ़ भ्रध्याय 
हो बनप सके सेद है । कि बीच में ही आयु का क्षय होने से वे उसे पूरा नहीं कर सके । यह समाज का दुभ ग्यि ही है। 
कंवि ने आबार्य कुन्द कुन्द और प्मृतचन्द्राचार्य के प्रस्थों करा दोहत करके हस ग्रन्थ की रचना की है। ग्रस्थ में द्रव्य 
सामान्य का स्वरूप झनेकास्त दृष्टि से प्रतिषादित किया गया है। और द्रव्य के गुण पर्याय तथा उत्पाद व्यय भ्रौव्य 
का प्रच्छा विचार किया है। द्रव्य क्षेत्रकाल-भाव की प्रवेक्षा उसके स्वरूप का निर्बाध चिन्तन किया है। नयों के 
भेद भौर उनका स्वरूप, निश्चय नय झौर व्यवह्वार नय का ,स्पष्ट कथन किया है। खासकर सम्यग्दर्शन के विवेचन 
में जो विशेषता दृष्टिगोचर होतो है. वह कवि के श्रनुभव को द्योतक है। वोस्तव में कवि ने जिस विषय का स्पर्षा 
किया उसका सागोपांग विवेचन स्वच्छ दर्पण के समान खोलकर स्पष्ट रख दिया है। ग्रस्थराज के कथन की विशेषता 
झपूर्व श्रोर अद्भुत है। उसमें प्रबचनसार का सार जो समाया हुआ है, जो दोनों भ्रन्थों की तुलना से स्पष्ट है। उस 
समय कवि का स्वानुभव बढ़ा हुआ था। यदि ग्रन्थ पूरा लिख जाता तो वह एक पूर्ण मोलिक कृति होती । प्रन्‍्थ 
की कथन शैली गहन और भाषा प्रौढ है। ग्रन्थ भ्रध्ययत भ्ौर मनन करते के योग्य है । वर्णी ग्र्यमाला से इसका 
प्रकाशन हुआ है | 

कवि का समंग १७ वीं शताब्दी है । 


कवि शाह ठाकुर 
वंश परिचय--कंचि की जाति खंडेलवाल भौर गोत्र लुहाप्या था लुहाडिया था। यह वंश राज्यमान्य यम 
है। शाह ठाकुर साहु सीस्हा के प्रपुत्र भौर साहु खेता के पुश्र थे, जो देव-शास्त्र-गुद के भक्त और विद्याविनोदी थे, 
उनका विद्वानीं से विशेष प्रेम था। कवि संगीत शास्त्र, छन्‍्द प्रलंकार श्रादि में निपुण थे भौर कबिता करने में” 
उन्हें आनन्द झ्ाता था। उनकी पत्नी यत्ति श्लौर श्रावक्ों का पोषण करने में सावधान थी, उसका नाम 'रमाई 
था। याचक जन उसकी कोति का गान किया करते थे । उसके दो पुत्र थे गोविन्ददास भौर धर्मदास। इनके भी 
पुत्रादिक थे । इस हरह शाहूठाकुर का परिवार सम्पन्त परिवार था। इनमें धर्मदास विशेष धर्म और सम्पूर्ण 
कुदुम्ब का भार वहन करने वाला, विनयो और गुरु भक्त था। भहापुराण कलिका को प्रशस्ति में उनका विस्तत 
परिचय दिया हुआ है । 
परम्परा-मूल संध, सरस्वती गच्छ के भरष्टारक प्रभाचन्द्र, पद्मनन्दी, शुभचन्द्र, जिनचन्द्र, प्रभा- 
चन्द्र, चन्कोति भौर विशानकोति के शिष्य थे। इनके प्रगुर भ० प्रभाचस्द्र जिनचन्द्र के पट्टधर थे, हो सटे बड़ मे 
लिधुण तथा ककंश वाग्गिरा के द्वारा प्रनेक कवियों के विजेता थे, भ्रौर जिनका पद्टामिषेक सं० १४७१ में सम्मेद 
शिखर पर सुवर्ण कलशों से किया गया था । इन्ही प्रभाचन्द्र के पट्टधर भ० अम्द्रकीति थे। इनका पट्टासिषेक भी 
उच्त सम्मेद शिल्लर पर हुप्ना था! | लक्ष्मणगढ़ के दिगम्बर जैन मन्दिर में एक पाषाण मूर्ति है जिसे स० १६६० 
में लंडेल वश के शाह छाजू के पुत्र तारण मन क॑ पुत्र यूजर ने मूलध्ष॑व नंद्याम्नाय के भट्टारक चन्द्रकोति द्वारा प्रति- 


&५००+-+ "रीबेनकननन-> कम नम पाकेपल-कलनननानकनल न अबननान-+-+न+न-बनननी-4नननिटानानयना- पिन कन-कक- लक 





ै--न्‍े>क-नमननननम+त, 





१ पट्टाबरी के ३२,३२,३४ पद्यों मे प्रभाकर्द्र के सम्मेद क्षिखर पर होते काले प्रहमक्रिमेक का अर्णन है। उसके बाद 
तिलत ३४ में पद्म में बद्धकोति के पट्टामियेक का कन्नन किया मगर है। 
की अठासाचन गरीत्द पट्टे भट्टारक श्री मुनि अन्कौति:--- 
संसलापितों पोश्वनिनाधदृर्स्द: सम्मेद ताम्मीह गिरीदे श्रध्ति ॥३५ 
प्रस्तुत प्रमावन्द्र चित्तौड़ की गह्ी के भट्टारक वे, औरुषन्धकीति का पट्टॉमियेंक १६२२ में सस्मेद शिखर पर हुआ 
था। इनकी जाति झंक्ेलवाल और गोज गोघा था । इस पट्टाबलौ में विशालकॉलति का उल्लेख नहीं है। 


५३८ जैन धर्म का प्राचीन हतिहास--भाग ३ 


ष्ठित कराया था! । उन्ही के समसामयिक छृक्‍त विशालकीरति थे, जिनको कवि ने गुरु रूप से उल्लेखित किया 
है' । यद्यपि विशालकीति नाम के कई भट्टारक हो गए है, परन्तु प्रस्तुत विशालकीति नागौर के पट्ठघर ज्ञात 


होते है। 
प्रग्थ रखना--शाह ठाकुर के दो ग्रन्थ मेरे प्रवलोकन मे श्राये हैं-महापुराण कलिका, श्रौर क्षान्ति नाथ 
चरित । ये दोनो ही ग्रथ प्रजमेर के भट्टारकीय भडार मे उपलब्ध है। इनमें महापुराण कलिका मे त्रेसठ शलाका 
पुरुषों का परिचय हिन्दी पद्मो में दिया है, कही-कही उसमे ससस्‍्क्ृत पद्य भी मिलते है। भाषा में अपश्नश झौर 
देशी शब्दों का बाहुल्प है। इस ग्रन्थ की रचना कवि ने २७ सन्धियो मे पूर्ण की है। इसका रचना काल सं० १६५० 
है? । उस समय दिल्ली में हुमाऊं नन्दन अकबर का राज्य था" । श्र जयपुर मे मानसिह का राज्य था। कवि ने 
हस ज्रेसठ पुण्य पुश्षी की कथा को अ्ज्ञान विनाशक, भव जन्म छेंदन करने वाली, पावनी भौर शुभ करने वाली 
बतलाया है । 
या जन्माभवछेद निर्णयकरी या ब्रह्म ब्रह्म इवरी । 
या संसारविभावभावनपरा या ध्ंकमापुरी । 
ग्रज्ञातादथध्वंसिनी शुभकरों शेया सदा पावनी, 
या वेसट्ठिपराण उत्तमकथा भव्या सदा यापुनः ॥ 
महा पुराण कलिका 
कवि की दूसरी कृति शान्ति नाथ पुराण' है जो भ्रपञ्र श भाषा की रचना है, जिसमे पाच सन्धियों है । 
कवि ने उनमें शान्तिनाथ का जीवन-परिचय श्रकित किया है। जो चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर थे। रचना 
साधारण है । कवि ने सीधे-सादे शब्दों में जीवन-गाथा प्रकित की है। कवि ने यह विक्रम रू० १६५२ भाद्र शुक्ला 
पंचमी के दिन चकत्ता वश के जलालुद्दीन ग्रकबर बादशाह के शासन काल में, दृढाहड़ देश के कच्छप वशी राजा 
भानसिंह के राज्य में लुवाइणी पुर में समाप्त किया है” | उस समय मानसिह की राजधानी आमेर थी | 
कवि की प्रन्य रचनाओ का भ्रन्वेषण करना भ्रावश्यक है । कवि का समय १७वीं शताब्दी का मध्यकाल है। 


भट्टारक विश्वसेत 
काष्ठा संघ के नन्दितट गचुछ रामसेनान्वय के भट्टारक विशालकीति के शिष्य थे । 
१ देखो, प्राचीत जन स्मारक मध्यभारत व राजपूताना पृ० १६६ 
२. “कल्याण कोति लोके जसु भवति जगे मडलाबाय॑ पटूटे , 
नद्याम्नाये सुगच्छे सुभग श्रुतमते भारतीकार मूर्ते । 
सोध्य में वेश्य वंशे ठ$ुर गुरुपते कीति तामा विशालों ॥ महापुराण कलिका सन्धि २३ 
३. सवत्‌ चिति आशि जो जगि जाणी सोलसइ पचासइले । 
षसटी सुदि माह अरु गुरु लाह रेवती नरिवत पवण भले ॥ 
दुबवई--किय कवि महापुरिस गुण कलिका सुद सबोह सारणोे । 
भवि पव्वोहणाइ णिईट बुधी पइड॒हु भुवणि कवि इणे ॥३ 
४ साहि अकवर दिल्‍ली मडले हुमाऊं नदन व पखडले, 
पुष्वा पच्छिम कूट दृह्ढाइ उत्तर दक्लिण सब्द अपणाइ । 
४. सवत सोलासद सुभग सालि, बावन वरिस् ऊपरि विसालि । 
भादव सुदि पंचमि सुभग वारि, दिल्ली मडलु देसहु मम्कारि 
अकबर जलालदी पाति साहि, वारइ तहु राजा मानसाहि। 
कूरमवसि आवेरि सानि, दृढाहड देसहु सोभिराम_ - शान्तिताथ चरित प्रशस्ति, भट्टारकीय अजमेर भण्डार 


१४वीँ, १६वाँ, १७वाँ मौर १८वीं शंताू्दी के आचार्य, भट्टारक भौर कवि ४३३ 


विक्ञालकीतिशण विशतलकोति: जम्द द्ुसाके जिसकेद्र बेवः। 
विभाति विशार्णव एव नित्य वेराग्यपाथोनिधि शुद्धचेता: 0 
शरोविश्वसेनों यतिवन्दभुरुयों विराजते बोतभयः सलील:। 
स्वतक निर्माशित सर्वडिम्भ:ः विश्यातकीतिजितसारमूतिः ।५५। 
कवि की एकमात्र कृति 'पण्णवत्ति क्षेत्रपाल' पूजा है । कवि ते उसमें रचना काल नहीं दिया। झतएव यह 
समिंश्चित करना कठिन है कि भ० विश्वसेन ने इसकी रचना कब की । 
इन्होने स॑० १५६६ में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी” । इनके द्वारा रची आराधनासार की टीका सेन॑ 
गण भंडार नागपुर में उपलब्ध है । 
भटदूटारक श्रीभूषण ने श्रपने शान्तिनाथ पुराण में भ्रपनी गुरु परम्परा का उल्लेख करते हुए विशाल- 
कीति के शिष्य भ० विश्वसेन का उल्लेख किया है। इनके शिष्य विद्याभूषण थे। झतएवं इनका समय विक्रम की 
१६वीं शताब्दी का प्रस्तिम चरण है । 


भ० विद्याभूषणं 

काष्ठा संघ नन्‍्दी तटगच्छ श्रौर विद्यागण के विद्वान भट्‌टवारक विश्वसेन सूंरि के शिष्य थे। संस्कृत 
और गुजराती भाषा के. विद्वान्‌ थे। इनकी संस्कृत और हिन्दी गुजराती मिश्रित अ्रनेक रचनाए उपलब्ध है । 

जम्बूस्वामी चरित्र, वद्ध मान चरित्र, बारह सो चौंतोीस विधान पल्यविधान पूजा, ऋषिमण्डल यत्र पूजा, 
वृहत्कलिकुण्ड पूजा, सिद्धयत्र मत्रोद्धार स्तवन-पूजन | इनमे जम्बूस्वामी चरित्र की रचना सं० १६५३ में की है, 
झौर पल्य विधान पूजा की रचना सवत १६१४ में समाप्त की है । 

इनके उपदेश से बड़ौदा के वाडी मुहल्ले के दि० जैन मन्दिर में पाइवेनाथ की प्रतिमा स० १६०४ में 
प्रतिष्ठित कराई थी जिसे इनकी दीक्षित शिष्या हुबंड श्रनतमती ने की थी । 

इन्होने गुजरातो में भविष्यठत्तरास की रचना स० १६०० में को थी। द्वादशानुप्र क्षा (द्ादश भावना) । 
नेमीश्वर फाग ३१५ पद्ों में रचो गई है। यह एक सात्हियक कृति है, इसके २५१ पद्यों में नेमिनाथ का जीवन 
परिचय अर कित किया गया है दश भवान्त रो के साथ । इसके प्रारम्भ के दो पद्म सस्कृत में है भोर कही-कही मध्य 
में भी सस्कृत पद्य पाये जाते है । 

इनका समय १६०० से १६५३ तक सुनिश्चित है। यह १७वी शताब्दी के भट्टारक है । 


भट्टा रक श्रीभूषण 


यह काष्ठा सघ नन्दि तटगच्छ ओर विद्या गण मे प्रसिद्ध होने वाले रामसेन, नेमिसेन, लक्ष्मीसेन, ध्मसेन, 
विमलप्तेन, विशालकीति, और विश्वतेन, झ्ादि भट्टारकों को परम्परा में होने वाले भट्‌टारक विद्याभूषण के 
पट्ठधर थे। भ्रौर साजित्रा (गुजरात) को गद्दी के पट्टधर थे। भट्‌टारक समुदाय से ज्ञात होता है कि इनके 
विता का नाम कृष्णासाहू और माता का नाम माकुहों था। प्रच्छे विद्वान थे, परन्तु मूलसध से विद्वंष रखते थे । 
उसके प्रति उनकी ताब्र कषाय थो। पं० नाथूराम जा प्र॑मो ने अपने जेन साहित्य और इतिहास के पृष्ठ ३६१ मे 
उनके 'प्रतिबाघचिन्तामणि' नामक सस्कृत ग्रस्थ का परिचय कराया है। उससे उनकी उस विदूंध रूप परिणति का 
सहज ही पर्दाफाश हो जाता है। साजित्रा में काष्ठा सघ के भद्ठारका को गद्दी थी, जो अब नही है। भ० विद्या- 
भूषण स० १६०४ में उक्त पट्‌ट,पर मौजूद थे। उक्त सम्वत्‌ में उनके उपदेश से पाइवेनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुवड 


१. स० १५६६ वर्ष फा० वदि २ सोभे काष्ठा संधे नरसिहपुरा ज्ञातीय नागर ग्रोजे भ० रत्लश्री भा० लीलादे नित्य 


प्रशमति भ० श्री विश्वसेन प्रतिष्ठा । 
“-भ० सम्प्रदाय पृ० २६६ 


भर ४० जैन धर्म का प्राखीन इतिहास--कम २ 


ज्ञातीय प्रनत्तमती ने कराई थी' । श्रीभूषण उक्त फ्टूट पर कब प्रतिष्ठित हुए इसका स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता । 
किन्तु पाण्डव पुराण के सं० १६४७ की प्रशस्ति से ज्ञात द्वोता है कि वे उक्त पट्ट पर प्रतिष्ठित हो चुके थे। सं० 
१६३४ में इनका दवेताम्बरों से बाद हुआ था जिससे उन्हें देश त्याग करता पड़ा था। इन्होने बादिचन्द्र को भी बाद 
में पराजित किया था । 
जीभूषण के शिष्य भ० चन्द्रकीति ने अपने गुरु श्रीभूषण को सच्चारित्र तपोनिधि, विद्वानों के प्रभिमान 
शिखर को तोडने वाला बच्ध, भौर स्याद्वादविद्याचरण बतलाया है। 
गह प्रसिष्ठाचार्य भी थे | इन्होने सं० १६३६ में पराए्वंनाथ की मूर्ति स्थापित की थी । झोर सं० १६६० 
में पद्मावती की मूरति की प्रतिष्ठा की थी । 
तत्वट्टाम्बर मृषणेकतरिणः स्पथाद्वादविद्याचिणो।१) 
विद्ृदृव॒न्द कुला भिभानशिखरी प्रध्वंसतीवाशनि:। 
सच्चारित्र तपोनिधिधमंनिवरो विद्टत्सुशिष्ये ब्रज:, 
श्री श्रीभूषण सूरिराट्‌ विजयेत्‌ भ्री काष्ठा संघाग्रणी ॥७२ 
जझ्ाफ्की निम्न कृतियाँ उपलब्ध हैं -पाण्डव पुराण, शान्तिनाथ पुराण, हरिवश पुराण, अ्रनन्तक्षत पूजा, 
ज्वेघ्ठ जिमवर द्रतोशापन चतुविशति तीर्थंकर पूजा, द्वादशाग पूजा । 
पाष्डव पुराण--इस में पाण्डबों का चरित क्र कित गया है, जिसकी इलोक संख्या छह हजार सात सौ बतलाई 
भई है। कवि ने इस ग्रन्थ को वि० सम्वत १६५७, पूस महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीमा रविवार के दिन पूर्ण 
किया है-- 
के क्षी विक्रमाक समयागत षोडझ्ञार्क सत्सुंदराकृति बरे शुभवत्सरे वे । 
बर्ण कृत सुखकर सुप्रारामेतत्‌ प्राशदुत्तर सुसप्त युते (१६५७) बरेण्ये ॥ 
पोौस मासे तथा शुक्ले नक्षत्रे तृतियादिने ।११० 
रथिवारे शुभेयोगे चरितं निर्मित मया )॥१११ 
शान्तिनाथ पुरार--इसमें भगवान शान्तिनाथ का जीवन परिचय प्लकित है जिसकी पद्म सख्या ४०२५ 
बसलाई गई है । प्रशस्ति में कवि ने क्षपनी पट्ट परम्परा के भट््‌टारकों का उल्लेख किया है। कबि ने इस ग्रन्थ को 
सं० १६५६ में मगशिर के महीने की त्रयोदशी को सौजित्न में नेमिनाथ के समीप पूरा किया है-- 
सबत्सरे षोडशनामधेये एकोनशत्थध्ठियुते (१६१६) बरेण्ये। के 
थ्री मार्ग ज्ञीषं रचित मयाहि शास्त्र च वध विमल विशद्धं ॥४६२ 
शत्रयोवशी सहिवसे विशुद्ध वार गुरोौ शान्ति जिनस्थ रम्यं। 
पुराणयेत ट्विपूल विशाल जीयाच्चिरं पृण्यकर नराणाम्‌ ।४६३ (युग्म) 
हरिवंश पुराण--इस ग्रन्थ की प्रति तेरहपथी बड़ा मन्दिर जयपुर के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध है, जिस 
का रचना काल सं० १६७४५ चेत्र शुक्ला क््योदशी है। (जन ग्रन्थ सूची भा० २ प० २ १८) | 
क्षेष पूजा ग्रन्थ है, उनकी प्रतियां सामने न होने से उनका परिचय देना शक्य नही है । 


भट्टारक चर्द्रकोति 

काष्ठासंघ नन्दितटगल्छ विद्यागण के भट्टारक श्रीभूषण के पट्टधर शिष्य थे । भ्रच्छे विद्वान थे । इन्होंने झषने 

प्र्थों के भ्रन्त में जो प्रशस्ति दी है उसमें नन्दितट गच्छ के भट्टा रको की प्रशंसा कौ गई है | चन्द्रकोति कहां के पट्थर 
_े, उसका स्पष्ट निर्देश नही मिला। उस समय सोजित्रा के झतिरिक्त झन्य स्थानों पर भी काष्ठासंध के पटट रहे 


डा पा व 5 थे यू ््ैााल्‍हपपपएपआाआ:जउिप-जज+-++त+तत+_- 
१: सं० १६०४ वर्ष वेशाखवदी ११ घुक्त काष्ठा से नन्‍्दी तटगच्छे विद्यागशंं भट्टारक रामसेनान्वये भ० श्री विशाल 


कौति तत्पदूटे भट्टारक श्री विध्वसेन तत्पट्टे भ० विद्याभूषणीन प्रतिष्ठित॑, हैँवड जातीय गहीत दौक्षा बाई अनन्तमती 
नित्य प्रशामति | हु 





१४कें, १६वीं, १७वीं और १८वीं शताब्दी के आचार्य, भट्टूरक और कवि 8 


हैं। सन्दकीत ने दक्षिम की मजा करते हुए काजेरी दद़ी के दौर पर न रखिह पद्टन में कृष्ण भट्ट को बाद में पराजित 
फिया का । यह १७वीं शताब्दी के विद्वाल थे। इनकी निम्न रचनाएं उपलब्ध हैं-पाश्वेपुराण, वृषभदेव पुराण, कथा- 
कोश, पद्मपुराण, पंचमेरू पूजा, प्रन॑तब्रतपूजा औौर नन्‍्दीश्वर विधान प्रादि । 
पाइवंपुराण- १५ सरगों में विभकत है, जिसकी पद्म सख्या २०१५ है। इसमें तेवीसवें तीर्थंकर पाश्वंनाथ 
का चरिति कईणित है । कवि ने इसकी रचना देवगिरि नामक मनोहर नगर के पाश्वनाथ जिनालय में वि० सं० १६५४४ 
के बैशास शुक्ला सप्तमी गुरुवार को समाप्त की है । 
ओसदूदे कि रो सनोहरपुरे श्रीपाइवबनाभालये, 
बर्षेब्धी पुरसंक सेप (१६५४) इह ये आओोविक्रमांकेश्वरे। 
सप्तभ्यों. गुश्वासरे भ्रषण भें वेशाखमासे सिते, 
पा्र्वाधीद्पु राणमुत्तम सिर्द पर्याप्तमेदोत्त रम्‌ ।। (पद ० प्र०) 
बृषभदेव पुराण- इसमें प्रादिनाथ का चरित वर्णित है। यह २५ सर्गों में समाप्त हुआ है । कवि ने इस 
ग्रन्थ में रचना काल नहीं दिया, पश्नतः दोनों ग्रन्थों के श्रवलोकन किये बिना यह निश्चय करना कठिन है कि इनमे 
कौन ग्रन्थ पहले बना, क्रौर कौन बाद में । 
कथा कोशझ्ष--में सप्त परमस्थान के ब्रतो की कथाएं दी हुई है, । ग्रल्थ दो अधिकारों में समाप्त हुआा है । ग्रन्थ 
में रचना काल दिया हुआ्ना नहीं है। भ्रन्‍्य प्रन्थ॒ सामने न होने से उनका परिचय देना सम्भव नही है। ग्रन्थकर्त्ता 
कावे चन्द्रकीति १७वी शताब्दी के उत्तरार्ध के विद्वान हैं । 


भ० सकलभूषण 

भूलसघ स्थित नन्दिसघ भ्रौर सरस्वती गच्छ के भट्टठारक विजय कीति के प्रशिष्य और भट्टारक शुभचन्द्र 
के शिष्य एवं भट्टारक सुमति कीति के गुरुआता थे । भ० सुमतिकीति भी शुभचन्द्र के शिष्य थे श्लौर उनके बाद 
पट्ट पर बेठे भे । 

भ० सकलमभूषण ने नेमिचन्द्राचार्थ झादि यतियों के आग्रह तथा वर्धमान टोला प्रादि की प्रार्थना से उप- 
देश रत्नमाला नाम के ग्रन्थ की रचना वि० सं० १६२७ में श्रावण शुक्ला षृष्ठी के दिन समाप्त की है! । इस भ्न्थ में 
१८ अध्याय भौर तीन हजार तीन सौ तैरासी (३३५३) पद्च हैं । 

इनकी दूसरी कृति 'मल्लिनाथचरिश्र' है, जिसकी प्रति बू दी के झ्भिनन्दन स्वामी के मन्दिर के दास्त्र 
मंडार में उपलब्ध है? । प्रन्य रचनाए अन्वेषणीय है । कवि का समय १७ वीं क्षताब्दी है । 


भ० धर्मकोति 

मूलसध सरस्वतीगच्छ झौर बलात्कार गण के विद्वान भट्टारक ललितकीतति के शिष्य थे। ललितकीति 

मालवा की गद्दी के भट्टा रक थे। प्रस्तुत धर्मकीति की दो रचनाए उपलब्ध हैं-पद्मपुराण ध्ौर हरिवश पुराण । पद्म 
पुसण की रचना कवि ने रविषेण के पद्म चरित को देखकर मालव देश में स० १६६६ में श्रावण महीने की तुतियाशनिवार 
के दिन पूर्ण की थी? । शौर हरिवंश पुराण भी उसी मालवा में सं० १६७१ के प्राध्विन मद्दीने की कृष्णा पंचमी 


कक तन 





१. सप्तविशत्यधिके षोडशशतबत्सरेषु (१६२७) विक्रमत. । 

श्रावशामासे शुक्ल पक्षे बष्दूया कृतों ग्रन्थ, २३५... --जन ग्रस्थ प्र० सं० १ १० २० 
२. जैन प्रस्यसूबी भा० ५ पृ० ३६६ 
३ “संबत्सरे द्वयष्ट शते मनोशें श्रेकोन सप्तत्यधिके (१६६६) सुमासे । 

श्री श्रावरी सूयदिने तृतीयातिथौ व देशेषु हि मालवेषु ॥ . [(पक्म पु० श्र०) 


५४२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भोग 


रविवार के दिन पूर्ण किया था! । धर्मकीति ने इन ग्रन्थों में प्रपनी गुह् परम्परा का उल्लेल किया है, वह्‌ निम्न प्रकार 
है--देवेन्द्रकी ति, त्रिलोक कीति, सहस्त्रकीति, पद्मनन्दी, यश्ञ: कीति, ललितकीति भर धर्मेकीति | कनि का समय 
विक्रम की १७वीं शताब्दी का उत्तरा् है। कवि की श्रन्य रचनाएं अन्वेषणीय हैं। 


स्छ शुणचन्द्र 
यह मृूलसघ सरस्वतीगचछ बलात्कार गण के विद्वाम थे। यह भ० 'रत्नकीति के द्वारा दीक्षित भौर यशेः 
कीरति के शिष्य थे। इन के पूजा ग्रन्थ ही उपलब्ध है । भ्रन्य॑ कोई महत्व की रचनाए अवलोकन करने मे नही भ्राई । 
यह १७वीं शताब्दी के विद्वान थे । भ० गुणचन्द्र ने बाग्वर (वागड) देश के सागवाडा के निवासी हुंबड या हूमड वशी 
सेठ हरषचन्द दुर्गादास की प्रेरणा से उनके ब्रत के उद्यापना्थ स० १६३३ मे वहा के झादिनाथ चैत्यालय मे ६०० 
इलोको मे 'ग्रमतजिन ब्नत पूजा' की रचना की थी । 
सवत षोडशत्रिशबंष्य फूलके (१६३३) पक्षेष्वदाते तिथो, 
पञ्चम्यां गुरुवासरे पुरुजिनेट भ्री शाकमार्गंपुरे । 
श्रीमद्ध म्ब्ड वंदा पद्म सविताहर्षाब्यदुर्गो बणिक, 
सोध्यं॑ कारितघाननंतजिनसत्पूजांवर बारबरे | 
“जन ग्रन्थ प्रश० स० भा० १ पृ० ३४ 
मौन ब्रत कथा और अन्य अनेक पूजा ग्रन्थ इनके बनाये हुए कहे जाते है, पर सामने न होने से उनके 
सम्बन्ध मे कुछ नही कहा जा सकता । 


भट्टारक रत्नचन्द्र 


यह हुबड जाति के महीपाल वैश्य झौर चम्पा देवी के पुत्र थे। तथा मूलसघ सरस्वतिगच्छ के भट्टारक 
सकलचन्द्र के शिष्य थे। इन्होने प्रपनी गुरु परम्परा के भट्‌टारकों का उल्लेख निम्न प्रकार दिया है--पश्चनन्दी सकल 
कीति, भुवनकीति, रत्नकीति, मडलाचार्य यश:कीरति, गुणचन्द्र, जिनचन्द्र, सकलचन्द्र श्रौर रत्नचन्द्र । 

रत्नचन्द्र स्थाद्राद के जानकार थे। इनकी एकमात्र रचना सुभीमचक्रवर्ती चरित्र है, जो सात सर्गो मे 
समाप्त हुआ है । कवि ने इस ग्रथ को वि० स० १६८३ मे भाद्रपद शुकला पचमी गुरुवार के दिन समाप्त किया है* । 
यह विक्रम की १७वी (और ईसा की १६२७ सत्रहवी) शताब्दी के विद्वान थे। 

भट्टारक रत्न चन्द्र ने यह ग्रन्थ खडेलवाल बशोत्पन्न हेमराज पाटनी के लिये बनाया था, जो सम्मेद शिखर 
की यात्रार्थ भ० रत्नचन्द्र के साथ गये थे। हेमराज की घमंपत्नी का नाम 'हमीरदे' था| यह वाग्वर देश मे स्थित 
सागबाड़ा के निवासी थे । कवि ने ग्रन्थ बुध तेजपाल की सहायता से बनाया थाउं । 


वादि विद्यानन्द 
विद्यानन्द नन्दि सघ, कुन्दकुन्दान्वय बलात्कारगण श्र भारतीगच्छ के ग्राचार्य थे । यह अपने समय के 
१. 'ब्षे द्रयष्ट दते चंकाग्रसप्तत्यधिक (१६७१) रबी । ः डे 
अदिवने कृष्ण पत्रम्या गन्थोज्य रचित मया ॥! --हरिवज्ञ पु० प्र० 
२. संबते षोडसाख्याने व्यशीति वत्सराकिते । 
मासि भाद्र पदे रवेत पचम्या गुरुवारके ॥११ 
३. ग्रन्थ का पुष्पिका वाक्य इस प्रकार है :-- 
इति श्री सुभोमचरित्रे सूरि श्रीसकलघन्द्रानुचर भट्टारक श्री रत्नचन्द्र विरचिते विबुधतेजपालसाहाय्य सोपक्षे श्रीखण्डेल--- 
बालान्वय पढ़णि गोत्राम्बरादित्य श्रेष्ठि हेमराजना माँकिते सुभौमनरकप्राप्ति बणनों नाम सप्तमसर्ग :। 
(जैन ग्रन्थ प्र० ० ६२) 





१४वीं, १६वीं, १७वीं और १८वीं शतान्दी के आचार्य, मट्टारक और कवि डरे 


प्च्छे विद्वान, ताकिक भ्रोर वादी रूप में प्रसिद्ध थे । इनका उल्लेख शक सं० १४४५२ (ई० सन्‌ १५३०) में उत्कीर्ण 
हुए हुम्बच्चके नगर ताल्लुक लेख नं० ४६ में हुआ है। वरद्धमान मुनीन्द्र ने, जो इन्हीं विद्यानन्द के शिष्य और बन्धु 
थे, उन्होंने शक स॑ं० १४६४ (सन्‌ १५४२) में समाप्त हुए दशभकक्‍्तयादि महाश्ञास्त्र में उतका खूब स्तवन किया है । 
यह विद्यानन्द विजय नगर साम्राज्य के समकालीन है। इन्होंने गजराज, देवराज, कृष्णराज श्रादि अनेक राजाभ्रों 
की सभा में जाकर शास्त्रार्थ किये प्रौर उनमें विजय प्राप्त कर यज्ञ और प्रतिष्ठा प्राप्त को । इन्होने गेरुसोडये, 
कोयण प्ोर श्रवण बेलगोल भ्रादि स्थानों में ग्रनेक धार्मिक कार्य सम्पन्न किये। इनके देवेन्द्र कीति, वद्धंमान मुनोन्‍्द्र 
आदि ब्रनेक शिष्य थे। इनमे वद्धंमान मुनीन्‍्द्र ने दशमभक्‍तयादि महाशास्त्र ग्लोर वरांग चरित की रचना की है" । 
स्वर्गीय आर० नरसिहाचाय का प्रनुमान है कि ये विद्यानन्द भललातकी पुर (गेरसोप्पे) के निवासी थे । और इन्होने 
'काव्यसार' के ध्नतिरिक्त एक और ग्रन्थ की रचना की थी । 
इनका स्वरगंवास शक स० १४६३ (सन्‌ १५४१) में हुआ था जैसा कि दशभक्तयादि महाशास्त्र के निम्न 

बाक्य से प्रकट है .-- 

“शोक बेद खराब्धि चन्द्र कलिते सवत्सर शावबंरे, 

शुद्ध श्रावणभाककृतान्त मेये घरणोतुस्सन्र खो । 

कक्िस्थे समुरो जिनस्मरणतो वारीन्द्रवुन्दाचितः । 

विद्यानन्द मुनीइव रः सगतवान्‌ स्वर्ग चिदानन्दक: || 

-प्रशस्तिस ० पु० १२६ 


ब्रह्म कामराज 


मूलसघ बलात्कार गण के भट्टारक पद्मनन्दी के प्रन्वय में हुए हैं। यह भटटारक सकल भूषण के प्रशिष्य 
श्रौर नरेन्द्र कीति के शिष्य ब्रह्म सहलाद वर्णी के शिष्य थे । इन्होने भट्टारक सकलकोति के भ्रादि पुराण को देखकर 
मेवाड में शक स० १५५४५ फाल्गुन महीने मे (सन्‌ १६३३ वि० स० १६६१) में जय पुराण नाम के ग्रन्थ की रचना 
की है? रचना साधारण है। कवि का समय विक्रम की १७वीं शताब्दी है। 


अहम रायमल्ल 


इनका जन्म हुबड वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम 'महाय' झौर माता का नाम चम्पादेवी था। यह 
जिन चरणों के उपासक थे । इन्होने महासागर के तट भाग में समाश्चित भ्रीवापुर के चन्द्रप्रभ जिनालय में वर्णीकर्मसी 
के बचनो से 'भक्तामर' स्तोत्र की बृत्ति सं० १६६७ में श्राषाढ शुक्ला पचमी बुद्धवार के दिन बनाई थी । 

ब्रह्म रायमल्ल मुनि प्रनन्तकीति के शिष्य थे, जो भट॒टारक रत्नकीति के पदट्टघर थे। इनकी हिन्दी 
गुजराती मिश्रित ७-८ रचनाएं उपलब्ध दे--नेमीश्वररास, हनुमन्त कथा, प्रदुम्नचरित, सुदर्शनसार, निर्दोषसप्तमी 
ब्रत कथा, श्रीपालरास और भविष्यदत्त कथा । इनका समय १७वीं शताब्दी है । 


++>+त+ 











पद नरिनननकनन जन. 2वनिन्‍लफी मन जानना तन करन सन: >०-अंननमेल्‍न-नक “7 कक 


- देखो, अनेकान्त वर्ष २६ फिरण २ पृ० ८२ 
२. प्रशस्तिसंग्रह प० १४४ 
३. राष्ट्रस्यतत्युराण शक मनुजपतेमेंदपाटस्य पुर्या । 
पश्चात्संवत्सरस्य प्ररचितपटत: पच॒ पंचाणतों हि । 
श्रश्ना भ्राक्षकसवच्छरनिवियूज. (१५५५) फाल्गुणे मासि पूरों । 
मुस्यायामौदयायों सुकविनयिनों लालजिष्णोश्च वाक्यांत्‌ ॥ जैनग्रन्य प्र० पृ० ३६ 
४. सप्तवष्ठयंकिते बच घोडश।स्ये हि संबते (१६६७) । आपाढ़े दवेत पक्षस्य पंचम्या बुधवारके ॥८ 
ग्रीवापुरे महासिधो स्तटभाग समाक्षिते । प्रस्तुंगदुर्ग-संयुनते श्रीचन्द्रभमसच्यमि ॥। 
वृणिन' कर्मंसीनाम्तोबचनात्‌ मयकाइरचि । सक्तामरस्थ स्द्वृत्ति: रागमल्लेमवर्णिनाः ॥१० जन ग्रन्थ प्र० पृ० १०० 


अन्य 


प्र्ड्४ जँसे शर्म का प्राथीन हतिहास-- भाँस २ 


भट्वारक ज्ञानकॉ वि 
मूलसंभ कुन्दकुन्दान्वय सरस्वती गच्छ श्रौर बलात्का रगण के भट्‌टा रक वादिसूषण के पट्टथर शिष्य भे, श्रोर 
पद्म कीलि के गुरु भाई थे । 
"क्षी मूलसंघे चु सरस्वतीति गरुछे बलात्कारमणे प्रसिद्धे । 
, श्री क्न्दक्न्दाम्ववके यतीज्ः भी वादिभूवों जयत्तीह लोके ॥५८ 
तदगुर बन्धुभूवन समच्य: पंकजकीति:ः परण पवित्र: । 
सूरि पदाप्तों मदन बिसुकतः: सदगूणराविजंयतु चिरं सः ५९ 
शिष्यस्तयोर्शानसुकीति नामा की सूरिचाल्प सुझास्त्रबेसा” 
ज्ञानकीति की एकमात्र रचना 'पशोधर चरित' है, जिसमें राजा यश्योधर और चन्द्रमती का जीवत-प रिचय 
दिया हुआ है । कवि ने इस ग्रन्थ को बंगदेश में स्थित चम्पानगरी के समीप “अझ्रकच्छपुर' (झकब॒रश्पुर) नामक नगर 
के आदिनाथ चैत्यालय में विक्रम स० १६५६ में माघशक्ला प्रमी शुक्रवार के दिन बनाकर पूर्ण किया' । 
भट्टारक ज्ञानकी ति ने साह नानू की प्रार्थना भौर बुधजयचन्द्र के ध्राग्रह से इस ग्रन्थ की रचना की थी। साह 
तानू वैरिकुल को जीतने वाले राजा मानसिह के महामात्य (प्रधानमन्नी थे* ।) खण्डेलवाल वशभूषण गोधा गोजीय 
साह रूपचर्द्र के सुपुत्र थे । साह रूपचन्द्र जैसे श्रीमन्त थे वैसे ही समुदार, दाता, गुणश भौर जिनपूजन में तत्पर 
रहते थे। 
भ्रष्टापद शेल पर जिस तरह भरत चक्रवर्ती ने जिनालयों का निर्माण कराया था, उसी तरह 
साह नानू ने भी सम्मेद शैल पर निर्वाण प्राप्त वीस तीर्थंकरो के मन्दिर बनवाये थे! और उनकी श्रनेक वार यात्रा 
भीकीथी । 
पंडित रूपचन्य 
यह कुह नाम के देश में स्थित सनेमपुर के निवासी थे। आप अग्रवाल वक्ष के भूषण झौर गगे सोजी थे । 
झ्रापके पितामह का नाम मामट और पिता का ताम भगवानदास था। भगवानदास की दो पत्तनियाँ थीं। जिनमें 
प्रथम से ब्रह्ददास नाम के पुत्र का जन्म हुआ । और दूसरी “चाचो से पांव पृत्र समुत्पन्त हुए थे--हरिराज , भूषति, 
झभपराज, क्रीतिचन्द्र श्रौर रूप चन्द्र । इनमें भ्रन्तिम रूपचन्द्र हो प्रसिद्ध कवि थे और जंन सिद्धान्त के पअ्रच्छे मर्ज 
बिद्वान थे । वे ज्ञान प्राप्ति के लिये बनारस गये थे और वहां से शब्द श्रर्थ रूप सुधारस का पान कर दरिवापर में 
लौटकर आये थे। दरियापुर वर्तमान में बाराबकी झोर अ्योध्य के मध्यवती स्थान में वसा हुआ है, जिसे दरिमाबाद 
भी कहा जाता है। वहाँ प्राज भी जैनियो की बस्ती है भौर जिन मन्दिर बना हुप्रा है । 
हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध कवि बनारसी दास जो ने अपने “अ्रधंकथानक' में लिखा है क्रि संकत १६६२ परें 


र-९०५५००५«»-+कननमन>म ० 3७५ नन-क- 3० ब-ननान-3 ७ 2७५+3७-+--+नमन-- 3५» --33--->3- कक -ध>५क+७ज-+++>++ का ०७५ ८23-++-००- 





न्न्न्लजि जि भा 


१. शते घोडशएकोन पष्ठिवत्सरके शुभे । 
मारे शुक्लेईपि पचम्था रचित भृगुवासरे ॥६ १--यशोधर च० प्रं० 
२ राजाधिराजोजत्र तदा विभाति श्रीमान्‌ सिंहो जित बेरिवर्ग । 
अनेकराजेन्द्र विनम्यपाद. स्वदान सतर्पित विद्वलोक ॥ 
प्रताग सुयेध्तपत्तीह यस्य द्विषा शिरस्सु प्रविधाय पाद | 
प्त्याय-दृष्यन्ति सयास्य दूर यथाकर यः प्रविकाशयेच्च ॥।६ रे 
तथव रांज्ञोउस्ति महानभात्यों नानूसुनामा बिदितों भरिश्यां ।” “अशोधषर ० 
, सम्मेद श्वगे च जितेन्द्र गेहमष्टापदे बादिम चक्रधारी ॥६४ 
यो कारयथत्र च॒ तींताथा. सिद्धि गन्ना विश्वति मानभुक्ता: । 7 यश्योश्वर च० अर? 


१६वीं, १६वीं, १७वीं और १८वीं शताब्दी के ध्राजाग, भट्टारक और कवि प्र 


प्रॉंगरा मैं वं४#पंचर्द्र जी गुनी का झ्रायमन.] हुआ और उन्होंने तिहुना साहू के मन्दिर में डेरा किया * | उस समय 
झागरा में सब: अ्रध्यात्मियों ने मिलकर विचार किया कि,उक्त प्रंडित जो; से: प्रज्ञा, पेमिक्तद्/सिद्धाइत५चललती हा हा 
रचित गोम्मट्सार, भ्रर्थ का; वा तन, क रश्या, जाय । चुनाचे पंडित जी ने मोम्सटसाट अर्य का प्रवाबन: फिया झौर 
मार्गणा, ग्रुणस्थान, जीवस्थान तथा कर्मबन्धादि के स्वरूप का विशद किनेन्नन , क्रिया रे- साथ ही क्िल्नाकाण्य औौर 
निदचग्न #ब्वहार लव की ग्रथार्थ काली का रहृस्ख़,भी ,समकाया प्रौर यह डी ब्रतुक्ाया कि. जो.ठय।दुष्टि, से विहीन 
हैं। उन्हें: वस्तु स्वरूप क्री उपलब्धि नही होती; वया वस्तु, स्व्ान्नाव से हहित-पुशृन्न सम्याद्ष्टि . वही हो झकते 4 फंडिस 
रूपचन्द्र जी के वस्तु तत्त्व विवेचन से पं० ब्रल्नाएसी, दास क्रय बह, एकाच्स भ्षश्निनिवेज्ञ हर हो,गग्ा जो उन्हें 
झौर उनके साथियों को, “नाटक झ़मयसार' की रायमल्लीग़ टीका के प्रध्यकूद से हो गया था प्ोर. ज़िकके कारण वे 
जप, तप्र, सामायिक्, प्रतिक्रमण ब्ादि क्रियाओं, को छोड़कर भगवात़ को चढ़ा हुआ नैवेय भी खाने लगे थे। यह दया 
केवल बनारसी दास ज़ी की नही हुई किन्तु उनके साथी चृर्दधभान, उद्बयक़रन कौर धानमल्ल की मी हो गई।थी.। 
ये घारों ही जने नग्न होकर एक कोठरी में फिरते थे क्षौर. कहते थे. कि हम: मुक्तिराज हैं, हमारे पास कुछ भी परियग्रह 
नहीं है। जैसा कि अभ्र्धकथानक के निम्न दोहे से स्पष्ट है :-- 
“नग्न होंहि चारों जने फिर्राहि कोठरी मांहि । , 5 ० 
कह हि भये सुनिराज हम, कछ परिग्रह नांहि।' मी हु 

पाडे रूपचन्द्र जी के- बचनो को सुनकर बनारसी दास जी का परिणमन झ्रेर रूप ही हो गद्ा । उनकी 
दृष्टि में सत्यता और श्रद्धा में निर्मेलता का प्रादुर्भाव हुआ । उन्हें ग्पनी भूल मालूम हुई झौर उन्होंने; उसे दूर 
किया । उस समय उनके हुदय में प्रनुपम ज्ञान ज्योति जागृत हो उठी थी, और इसीसे उन्होने प्रपने को 'स्माहाद 
परिणत्ति! मे परिणत बतलाया है। 

सं० १६९३ में ५० बनारसी दास ने ब्राचार्य भ्रमृत चन्द्र के 'नाटक्‌ समयसार कलश” का हिन्दी पद्यामु- 
वाद किया शोर सवत्‌ १६६४ में पड़ित रूपचम्द्र जी का स्वगेवास हो गया? । 





>> वकनमन>3 अन 





आिििीण-- 





१. स० १६६० के लगभग रूपबन्द्र का आगरा में आगमन्त हुआ। 
प्रनायास इस ही समय नगर प्राभरे धान । ७ । ०5 हे 
रूपचन्द्र पडित ग्रुती आगो आगमजान ॥६३० 
तिहुता साहु देहरा किया, तहाँ आय तिन डेरा लिया । ग्रधंकथानक 
तिहुना साहु का यह देहरा सं० ,१६५१ से पहले का बना हुआ है। कविवर भगवती दास ने स० १६५१ में निर्मित 
अगंल्पुर जिनअंत्दिर' के वे प्रथ में हक उल्लेख किया है ।: हा आ 
« सब अध्यातमी कियो विज्ञार, ग्रथ्व कंचायों शोम्मट्सार । 3), न! 
तामे गुनथानक परवान, कह्मो ज्ञान प्ररु क्रिया विधान | 
* अनायास इसही समग्र नगर प्रागरे थान, रूपक्द्र पण्डित गुनी आमो आगरमजान ॥ 
तिहुनासाहुदेहरा किया, तहाँ आय विन डेरा लिया, सब अध्यात्मी कियो विचार, ग्रन्थ बचायो गोश्मट स।र ॥६३१ 
टामें गुत थातक परवान, कह्यो ज्ञान अह क्रिया विधान । 
जो जिय जिस युनक्तमक होई, जेसी क्रिया करे सब कोइ ।६ ३8२ १ 
भिन्‍्न-भिन्‍्त विवरण किस्तार, अस्तरतियत बहुरि थ्यवहार।, (करके हे थ ' 
सबकी कथा सब बिध कहो, सुत्रि के संसे कछु ना रही ॥६३३ * * ! दे 
तब बन्मरसों मोरहि भगी, स्पाद्ाद परिशाति परिनयो । 
, पांडे रूपचस गुर फ्रास, शुल्मे ग्रर्थ सन भयी हुलास ॥ ६५४ ४ ६३६ ॥ बन | उतर गुर 
फिर तिस समय बरस के बीच, कुफचंद्र को जाई सोच । हैं; 07 "है" कक 702 पड 27. 
सुन-सुत रूपकर्द्र के बेत; बमारसी भयोविढ़ जैत ।६२४ ... अ्रर्ध कभानक/ 7४- 


पे 


जद 


४४६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहांस--भाष रे 


प्रधे कधानक के इस उल्लेख से मालूम होता है कि प्रस्तुत पाडे रूपचन्र ही उक्त समवध्तरण पाठ के 
रचयिता है। चूँकि उक्त पाठ भी सबत्‌ १६६२ में रचा गया है प्रौर प० बनारसों दास जो ने उक्त घटना का 
समय भी भ्रधेकथानक में स० १६६२ दिया है । च्‌ं कि उक्त पाठ श्रागरे को घटना से पुव हो रचा गया था, इससे 
प्रशस्ति में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया । 
प० बनारसी दास ने नाटक समयसार को रचना स० १६६३ में समाप्त को है। और स० १६६४ में 
रूप चन्द्र की मृत्यु हो गई। प्रतः नाटक समयसार प्रशस्ति मे पाँच विद्वातों मे ५ झूवचन्द्र श्रथम का उल्लेख 
किया है । वे वही रूपचनद्र हैं जो प्रागरा में सं० १६६० के,लगभग भागे थे । 
इनकी संस्कृत भाषा की एकमात्र कृति 'सम्बसरण पाठ ग्रथवरा केवल ज्ञान कल्पाणार्चा' है। इसमे जेन 
तीर्थंकर के केवलज्ञान प्राप्त कर लेने पर जो प्रस्तर्बाह्य विभूति प्राप्त होतो है, अथवा ज्ञानाबरण, दर्शनाव रण, 
मोहनीय और ग्रन्तरायरूप घातिया कर्मों के विनाश से ्रनन्‍्त चतुष्टय रूप आत्म निधि की समुपलब्धि होतो है 
उसका वर्णन है । साथ ही बाह्य में जो समवसरणादि विभूति का प्रदर्शन होता है वह सब उनके गुणातिशय अथवा 
पुष्यातिशय का महत्व है--वे उस विभूति से सर्वथा श्रलिप्त ग्रन्तरीक्ष मे विराजमान रहते है और बीतराग विज्ञान 
रूप आत्म-निधि के द्वारा जगत का कल्याण करते है, समार के दुखी प्राणियों को उससे छुटकारा पान श्रौर 
शाहवत सुख प्राप्त करने का सुगम मार्ग बतलाते हैं । 
कवि ने इस पाठ की रचना आचार्य जिनसेन के ग्रादि पुराण गत 'समवसरण' विषयक कथन को दृष्िट 
में रखते हुए की है । प्रस्तुत प्रन्थ दिल्‍ली के बादशाह जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ के राज्य काल में सवत्‌ १६६१ के 
प्रा्विन महीने के कृष्ण पक्ष मे नवमी गुरूवार के दिन, सिद्धि योग में श्रौर पुनर्वसु नक्षत्र में समाप्त हुम्रा है जैसा 
कि उसके निम्न पश्च से स्पष्ट हैः-- 
श्रीमत्सवत्सरे5स्मिस्नरपति नुत यद्विक्रमादित्य राज्ये-- 
उतीते वृगनंद भद्गांशुक्रत प्रिसिते (१६६२) कृष्णपक्षे थ्र मासे । 
देवाचाय प्रचारे शुभनवम तिथो सिद्धयोगे प्रसिद्धे । 
पौनर्वस्वित्युडस्थे (?) समवसुतिमह प्राप्त माप्ता समाप्ति ॥३४ 
प॑ं० रूपचन्द्र ने केवल ज्ञान कल्याणक पूजा' के बनवाने में प्रेरक भगवानदास के कुटुम्व का विस्तृत परि- 
चय दिया है जो इस प्रकार है-- 
मूल सघान्तगंत तन्दिसघ, बलात्कारगण, सरस्वती गच्ुछ के प्रसिद्ध कुन्दवुन्दान्बय में बादी रूपी हस्तियों 
के मद को भेदत करने वाले सिहकीति हुए । उनके पट्ट पर धर्मकीति, धर्मकीति के पट्ट पर ज्ञानभूषण, शानभूषण के 
पट्ट पर भारती भूषण तपस्वी भट्टारको द्वारा प्रभिनन्‍्दनीय विगतदूषण भट्टारक जगतभूषण हुए। इन्ही भ० 
जगद्भूषण की गोलापू्वे' श्राम्नाय में दिव्यनयन हुए। उनकी पत्नी का नाम दुर्गा था। उससे दो पुत्र हुए । 





१. यह उपजाति है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। इसका निवास अधिकतर बुंदेलखण्ड मे पाया जाना है 
यह सागर, देह जबलपुर, छतरपुर, पन्‍ना, सतना, रीवा, अहार, महोबा, ताबई, घुबेला, शिवपुरी, दिल्‍ली 
और ग्वालियर के आस-पास के स्थानों मे भी निवास करते हैं। १२वीं और १३वीं शताब्दी के मूर्ति लेखों से 
इसकी समृद्धि का अनु मान लगाया जा सकता है। इस जाति का निकास 'गोहलागढ' (गोलाको”ट) की पूर्व दिशा से 
हुआ है । उसकी पूर्व दिशा में रहने वाल्ले गोलापूर्व कहलाएं। यह जाति किसी समय इक्बाकु वश्ची क्षत्रिय थी । 
किन्तु व्यापार आदि करने के कारण वरसिकों मे इनकी गराना होने लगी। ग्वालियर के पास कितने ही गोलापूवे 
विद्वानों ने ग्रन्थ रचना और ग्रथ प्रतिलिपि करवाई है। ग्वालियर के अन्तगंत श्योपुर (शिवपुरी) में कवि धनराज 
गोलापूर्व ने स० १६६४ से कुछ ही समय पूर्व भव्यानद पंचाप्तिका' (अक्तामर का भाषा पद्मानुवाद) किया था और 
उनके पितुब्य जिनदास के पुत्र खड़गसेन (असिसेन) ने पन्द्रह-पल्द्ह पदों की एक संस्कृत जयमाला बनाई थी। 
इसकी एक जोरों-शीरां सचिन्न प्रति मुनि कान्तिसागर जो के पास थी। घनराज का हिन्दी पद्मादुवाद पाडे हेमराज 





१४वाँ, १६वी, १७वीं और १८वी शताब्दी के आचार्य, भट्टारक और कवि भड७ 


चकलेन होर मितसेन । चक्रसेन की पत्नी का नास कृष्णावती था, श्रौर उससे केबलसेन तथा धर्म सेन नाम के दो 
पुत्र हुए। मित्रसेन की धर्मपत्नी का नाम यशोदा था। उससे भी दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । उनमें प्रथम पुत्र का नाम 
भगवानदास था, जो बड्म ही प्रतापी श्रौर सघ का नायक था। भौर दूसरा पुत्र हरिवश भी धर्म प्रेमी और गुण 
सम्पत्त था। भगवान दास की धर्मपत्नी का नाम केश रिदे था। उससे तीन पुत्र उत्पस्न हुए थे--महासेन, जिनदास 
श्र मुनिसुक्रत | संघाधिप भगवानदास ने जिनेन्द्र भगवान की प्रतिष्ठा कराई थी और संघराज की पदवी को प्राप्त 
किया था । वह दान में कर्ण के समान था | इन्हीं भगवानदास की प्रेरणा से पड़ित रूपचन्द्र जी ने प्रस्तुत पाठ की 
रचना की थी | पंडित रूपचद्दध जी ने एस ग्रन्थ की प्रशस्ति में नेत्रसिह नाम के झपने एक प्रधान शिष्य का भी 
उल्लेख किया है, पर वे कौन थे श्रौर कहा के निवासी थे, यहू कुछ मालूम नही हो सका । 

उक्त सस्कत पाठ के अभ्रतिरिक्त कवि रूपचन्द्र को हिन्दी भाषा की निम्न कृतिया उपलब्ध है, जिनमे 
रूपचन्द्र दोहाशतक, पचमंगल पाठ, नेमिनाथ रास, जकड़ी और खटोलना गीत श्रादि है । 


सुमतिकोति 


मूल सघ स्थित नन्दिसघ सरस्वतीगच्छ बलात्कारगण श्रौर कुन्दकुन्दान्वय के विद्वान भट्टारक प्रभाचन्द्र 
के पट्टधर थे। भट्टारक लक्ष्मीचन्द्र इनके दीक्षा गुरुऔर भ० वीरचन्द्र शिक्षागुरुथे। साथ मे सुमतिकीतति ने 
ज्ञानभूषण को गुरु मानकर नमस्कार किया है। इन्होने प्राकृत पचसग्रह की सस्कृत टीका हसा ब्रह्मचारी के उपदेश 
से वि० स० १६२०» में भाद्रपद शुक्ला दशरमी के दिन ईडर के झआदिनाथ मन्दिर में बनाकर समाप्त की है। 

पचसग्रह में जीव समास, प्रकृति समुत्कीतंन, कर्मस्तव शतक और सप्तति इन पाँच प्रकरणों का 
सम्रह है। प्राकृत सग्रह की यह मूल प्राकृत रचना बहुत पुरानी है। इस पर पद्मनन्दी की प्राकृत वृत्ति भी है। इस 
पचसग्रह का १०वी ११वीं शताब्दी मे तो सस्कृतकरण श्रीपाल सुत डडढा और अमितगति ने किया है। इतना ही 
नही किन्तु पचसग्रह की प्राकृत गाथाएं धवला में उद्धृत पाई जाती है। सम्मवत: मूल पचसंग्रह भ्रकलक देव के 
सामने भो रहा है। प० आशाधर जी ने मूलाराधना दर्पण नाम की टीका में इसको ५ गाथाएं उद्धत की है । इसके 
उत्तर तत्रकर्ता लोहायरिया भट्टारक झथ भूदिश्म झायरिया वाक्य से श्रात्म भूति आचार्य जान पडते है। इससे 
इसकी प्रामाणिकता और प्राचीनता भलकत्ती है । भट्टारक सुमतिकीति ने इसकी टीका १७वी शताब्दी के 
पूर्वार्ध में बनाई है। 

सुमतिकीति ने धर्मपरीक्षा नाम का एक ग्रन्थ गूजरातो भाषा में १६२४५ में बनाया है। ऐ० प० दि० जैन 
सरस्वती भवन बम्बई की सूची में उत्तर छत्तीसी' नामक एक सस्कृत ग्रन्थ है जो गणित विषय पर लिखा गया है, 
उसके कर्त्ता भी सम्भवतः यही सुमतिकीति हैं। स० १६२७ में त्रिलोकसार रास की रचना कोदादा शहर 
में को । 








की टीका से पूर्ववर्ती हैं । मूति नेखो और मन्दिरों की विशालता से गोलापूर्वान्यय गौरवान्बित है। वतंमान मे भी 
उपत्तके पास अनेक शिखरवद्ध मन्दिर विद्यमान है। गोलापूर्वान्वय के सवत्‌ ११६६,१२०२, १२०७,१२१३ झौर 
१२३७ आदि के अनेक लेख है। जिनसे इस जाति की सम्पन्नता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस उपजाति में भी 
अवेक प्रतिष्ठित विद्वान, प्रन्थक्वार, और श्रीसम्पन्त परिवार रहे है। वंसमाल मे भी अनेक डाक्टर, आधाय और 
विद्वान एवं व्याख्याता आदि हैं! विशेष परिचय के लिए देखे 'शिलालेस्नो में गोलापूर्वान्चय” प्रनेकान्त वर्ष २४, 
कि० दे पृ० १०२ 
१. "तत्व गुणणामं प्राराहणा इंदि । कि कारण ? जैण आराधिज्जन्ते अणाश्र दसण-णाण-चरित्त-तवाणि त्ति । 
कततारा तिविधा-मूलततकत्ता, उत्तरतत बत्ता, उत्तरोत्तर तत कत्ता चेदि | तत्य मूलतत कत्ता भगव महावीरो | उत्तर- 
तवकत्ता गोदम भयवदों । उत्तरोत्तरततकत्ता लोहायरिया भट्टारक अप्प भूदिज आयरिया ।” 

(--पच स० ४४ २,४४) 


भय जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग रै 


यह प्रतिष्ठाचाय भी थे । इन्होने सम्बत्‌ १६२२ वेशाख सुदो ३ सोमवार के दिन एक मूर्ति की प्रत्रिष्यर 
कराई थी” | इनका सम्रयः १७वी शताब्दी है । , ह ' 


् 
हट का 


रा भद्दाकलंकदेव 
/ 3९५ यह मूलसंघ वेशीयगण पुस्तकगच्छ कुन्दकुन्दान्वय के चारकीति पड़िताचार्यका शिष्य था । ' इसने अपने 
गुंर ऋ परिचय निम्भ वाकयों में दिया है--“मूलसघ-देशीयगण-पुस्तकगच्छ-क्‌ दकुन्दान्वव-विराजमान श्रीमद्रायराज 
गुरु मण्डलाचाय भहावादि वादीश्वर वादिषिता मह सकल बिद्वज्जन चक्रवतिबल्लालराय जीवरक्षापालकरेत्यादि 
प्रमेकान्वित बिरुदावली विराजमान शक्रीमच्चारकीति पण्डितदेवाचार्य शिष्य परम्परापात श्री सगीतपुर, सिहासन 
प्रष्टाजार्य श्रीसदकलक देवनु ' । कवि की एकमात्र कृति 'कर्णाटक शब्दानुझ्यासन' नाम का व्याकरण है । जिसे कवि ने 
शक स० १५२६ (ई० सन्‌ १५६५.४) में निर्मित किया है। विलेगियातालु के एक शिलाज्रेख से इसको परम्परा 
विषयक कुछ बाते ज्ञात होती है । 

..  देवचन्द्र ने भ्रपनी 'राजावली कथे' मे लिखा है कि सुधापुर के भट्टाकलक स्वामी सर्वशास्त्र पढ़कर महा 
चिद्वान हुए । इन्होने प्राकृत ससक्ृतःसागधी आदि घट भाषाकावि हो कर कर्णाटक व्याकरण की रचना की । 


। यहे कनड़ी भाषां का व्याकरण है इसमें ४ पाद झ्लौर ५६२ सूत्र है। इन सूत्रों पर भाषा मजरी नाम की 
धृत्ति भ्ौर मंजरीमकर्रद नाम का व्याख्यान है। सूत्र, वृत्ति, भ्रौर व्याख्यान तीनो ही सस्कृत मे है। प्राचीन कनडी 


कवियों के ग्रन्थी पर से श्रनेक उदाहरण दिये है। क्णाटक भाषा भूषण को श्रपेक्षा यह विस्तृत व्याकरण है । यह 
कनड़ी जाषा का भ्रच्छा व्याकरण है । 


कवि ने इसमे अपने से पुर्ववर्ती निम्न कवियो-पप, होन्‍्न, रंन्त, नागचन्द्र, नेमिचर 
ह्रडय्य, मधुर का स्मरण किया है । 


कवि की समय ईसा की १७वी शताब्दी का प्रथम चरण (१६०४) है। 
हा ] ५० (कर्नाटक कवि चरिंत) 


) 
रे 4 हे 


न्द्र, रूद्रभट्ट, झागल, 


4 


कवि भगवतोदास 

यह काप्ठासंध ,माथु रगच्छ पुष्कर गण के विद्वान भट्टा रक गुणचन्द्र के पट्टधर भ० सकलचन्द्र के प्रशिष्य 
पीर भट्टारकं महेन्द्रसन के शिष्य थे। महेन्द्र सेन दिल्लो की भट्टारकोय गद्दी के पट्टधर थे। इनकी प्र 
रचना देखने मे नहीं भाई । भ्रौर न कोई प्रतिष्ठित मूर्ति ही प्राप्त हुई है। इसमे इनके सम्बन्ध में विशेष विचार 
करना सम्भव नहीं है। भ० महेन्द्र सेन प्रस्तुत भगवतीदास के गुरु थे, इसीसे उन्होंने श्रपनी रचनाओं में उतकों गदर 
के साथ स्मरण किया है। यह बूढ़िया* जिला श्रम्बाला के निवासी थे । इनके पिता का नाम किसनदास था श्रौर 
जाति श्नग्रंवाले प्रौर गौंत्र वंसेल था। इन्हीने चतुर्थ वय में मुनिश्रत धारण कर लिया था? । यह संस्कृत प्राकृत-अप श्रंश 


१. संवत्‌ १६२२ वेशाख 8 ३ सोमे श्री कुन्दकुन्दान्बये. *' ** भ० श्री विजयकीति देवा: तत्पट्ट भ० श्री घुभचद्र देवा; 
तत्पट्ट'' भ० सुमतिकीति गुझूपदेशात्‌ हुबड ज्ञातीय गा रामा भार्या वीरा''* । अनेकान्त वर्ष ४ १० ५०३ | 
ूढ़िया पहले एक छोटी सी रियासत थी, जो मुगल काल में धन-धान्यादि से खब समृद्ध नगरी ब्ो । जग 
( बो (| री 
जाने से बूढ़िया की अधिकाश आबादी वहां चली गई। झाजकल वहा ख/्डहर अधिक हो गये हैँ, जो का बे 
की स्मृति के सूचक हैं। ध 


: गुझमुनि माहिदसेन भगोती, तिस पद-पकज र॑न भगौती । | 
किसनदास वरिउ तैतुज भगोती, तुरिये गहिउ ब्रत मुनि जु भगोती ॥ ' 
नगर दृढिये वसे भगोती, जन्मभूमि है प्रासि भगोती । 
अग्रवाल कुल बंसल गोती, पण्डित पदंजन निरख भगोती ८३ 


भी तक कोई 


कि 


नप्ज 


-वहसोता सतु, सलाबा प्रति 


१४वीं, १६वाँ, £७ब्ी और ,६५वी शताब्दी के आचार, भट्टारक और कांवें रे 
शी . 

झोर हिन्दी भाषा के प्रह्छे विद्वात कवि थे। इनको झधिकाश रचनाएं हिन्दी पद्म में लिख़ो»गई हैं, जिनकी । 
६० के लगभग है | उनमे कई रचनाएं भाषा साहित्य की दृष्ठि से महत्वपूर्ण, है, ज॑से प्रनेकार्थ' नाममाला (कोष) 
सीतासतु, टडाणारास, भ्रादित्य ब्रतरास, खिचड़ी रास श्रादि! । इनको सब उपलब्ध रचनाए' सवत्‌ १६४१ से १७०४ 
तक की उपलब्ध है, जो चकत्ता बादशाह अकबर' जहागीर श्रौर शाहजहा के राज्य में रचो गई है। ज्योतिष भौर 
वेद्क की रचनाओं को प्रश॒स्ति सस्कृत म रची थी, रचना हिन्दा पद्मों में है जो कारजा के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित 
हैं। इनके रचे झनेक पद झौर गीत प्राद्वि भा मिलते है । रचनाझ्यो में अनेक रचना-स्थलो का उल्लेख' किद्धा' है । उनमें 
बूढ़िया ( अ्म्बाला) दिल्‍ली, भ्ागरा, हिल्लार, कपित्यल, सिहरदि श्रावि। कृषि को रचनाएं -मेंनपुरों, दिल्ली, प्रजमेर 
आदि के शास्त्र भडारो में उपलब्ध है। कवर की सब रचनाए संवत्‌ १६५१ से १७०४ तक की उपलब्ध होती 
हैं।प्रतएव कवि का कार्य काल ५४ वर्ष है। ,. .. है ४ 

कबि की अपभ्र श भाषा की तीन- स्चनाएं उपलब्ध हैं-भुगाक लेखाचरिउ, सुगंधदसभी कहा और .।:2 
सप्तमी कथा । मृगाक लेखाच रित में चार सधिया है जिनमे कवि ने चन्द्रलेखा और सागरचन्द के चरित"वर्णन करते 
हुए चद्धलेखा के शीलब्रत का माहात्म्य रयावित' किया है। चद्धलेखा विधदा के समय साहस और धैर्य का परिचय 
देती हुई अपने शीलब्रत से जरा भी विचलित नही हांतो, प्रत्युत उसमें स्थिर रहकर श्रपने' सतीत्व का जो आरादर्ा 
उपस्थित किया है, वह अनुकरणोय है। ग्रन्थ. की भाषा अ्रपश्र श हाते हुए भी हिन्दी क अ्रत्यधिक मजदीक है । ज॑सा 
कि उसके दोहो से स्पष्ट है-- '" . ॥ 

ससिलेहा णियकंत सम, धारई संजमु सार 
जम्मणु मरण जलंजली, दाण सुयणु भच-तार ॥। 
४ करि तणु तउ सिद्ध॑ुपुर 'गयउ, सो वणि सायरचंदु । 
' ससिलेहा सुरबरु भई तजि तिय-तणु श्रहुणिदु ॥ री 

मुकुट सप्तमी कथा में भुकूठ सप्तमी व्रत की अनुष्ठान-विधि का कथन किया गया है।।.. 

सुगधदसमी कथा में “भाद्रपद शुक्ला दसमी के ब्रत का विधान और उसके फल का वर्णन किया गग्मा 
है । शेष सभी रचनाए हिन्दी की है। कवि का समय १७वी शताब्दी का उत्तरार्धे और अठारहवी का पूर्वार्ध है । 





भ० सिहनन्दी 
मूलसध पुष्कर गच्छ के भट्टा रक शुभचन्द्र के पट्ठ पर प्रतिष्ठित हुए थे ।? इन्होने 'पच नमस्कार दीपिका” 
नाम का अन्थ स० १६६७ में कंशतिक शुक्ला पूृणिसा के दिन समाप्त- किया है । 
प्रन्देस्तत्व रसत्‌ चद्र कलिते (१६६७) श्री विक्रमादित्यके । 

मासे कातिक नामनीह घबले पक्ष शरत्संभवे । 

बारे भास्वत सिद्ध नामनि तथा योगषु पूर्णातिथो, 

नक्षत्र :इवनि नामनि तत्वरसिक: पूर्णोकृतों प्रन्थकः ॥५४५ 
* ऐलक पनच्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन बम्बई की ग्रन्थ सूची में 'व्रततिथि निर्णय” नाम का एक ग्रथ भ० 
सिंहनस्दी, के माम से दर्ज है। यह ग्रन्थ आरा. के जन सिद्धान्त भवम में भी पाया जाता है, पर बहू इन्हीं सिहनन्दी 


के 





,04००------५०००«+--+न/-नन भननत-न नर नली «रमन _ पा जनक लिल्ननिनप न नन ०8 














कप ० १. देखो, अनेक्सम्त वर्ष ११ किरशा| ४-४ तथा अनेकाम्त वर्ष २० किरसा ३.प० १०४ * के 
+ ] : २: स॑वत सोलह सेइ जु इक्धांवन, रविंदिनु मास कुमारी हो, सर 
रे जिन बंदनु करिफिरि घेरि-आए, विजेय दसमि उजयारो हो (अर्गलपुर जिदना) मह रचना अकबर के सैज्य में 
५५. 3: रची गई है। ' ) ् औ है ; 
या "है क्री मूल संघे वर पुष्करास्ये गच्छे सुआतः घुभ्रचर्ध सूरि। 2 2! 
तस्थाःतर पट ध्वनि, पिहनल्दिभंट्टा रफोःमूद्विदुर्षा वरेष्य: ॥ ५३, आप 


क्र $ 


। 
५ 
जप 
ट 9 । कर 
५ 


४५० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास--भाग २ 


की कृति है या प्रत्य की, यह प्रन्थ के श्रवलोकन के बिना निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । इनके अतिरिक्त कवि 
की प्रन्य रवनाए अन्वेषणीय है। कवि का समय १७ वी शताब्दी है । 


पंडित शिवामिराम 
कवि ने प्रपना परिचय नही दिया ब्रौर न ॒गुह परम्परा का ही उल्लख किया है। केवल अपने को 'पुषद 
वनिय' का पुत्र बतलाया है। पडित शिवामिराम १७वीं शताब्दी के विद्वान थे। इनकी दो कृतिया उपलब्ध हैं- पढ़ 
चतुर्थ -वर्तमान-जिनाचंन; और चन्द्रप्रभ पुराण सग्रह (अ्रष्टमजिन पुराण सम्रह) । 
इनमें से प्रथम ग्रन्थ की रचना मालबदेश में स्थित विजयसार के 'दिविज' नगर के दुगे में स्थित देवा 
लय में, जब प्ररिकुलशत्रु सामन्तसेन हरितनु का पुत्र अनुरुद्ध पृथ्वा का पालन कर रहा था: जिसके राज्य का 
प्रधान सहायक रघुपति नाम का महात्मा था । उसका पुत्र घ-यराज ग्रन्थ कर्ता का परम भक्त था। उसो की सहायता 
से वि० सू० १६६२ मे बनाकर समाप्त किया है -- 
नवशि (? ) च नयनाख्ये कर्मयुक्तेन चन्द्रे, ग तिबति सति जतो विक्रमस्थेव काले । 
निपतर्दाततुबारे माधचद्रावबतारे जिनवर पदचर्चा सिद्धये सप्रसिद्धा।।१८ 
दूसरे ग्रन्थ में स्‍्राठव तीर्थकर चन्द्रप्रभ जिन का जीबन-परिचय भकित किया गया है। उसमे २७ सर्ग ठे । 
प्रशस्ति मे बतलाया है कि वृहद्‌गुज रवश का भूषण राजा तारासिह था, जो कुम्भनगर का निवासी था और दिल्ली 
के बादशाह द्वारा सम्मानित था। उसके पट्ट पर सामतसिह हुणा जिसे दिगम्बराचार्य के उपदेश से जेन धर्म का 
लाभ हुआ था। उसका पुत्र पश्चप्तिह हुआ, जो राजनीति मे कुशल था। उसकी धर्मपत्नो का नाम 'वाणा देवों था, 
जो शीलादि सदगुणों से विभूषित थी । उसीके उप्रदेश एव श्रतुरोध से उक्त चरित ग्रन्थ की रचना हुई है। ग्रन्थ में 
रचना काल दिया हुआ नही है । अतएव निश्चित रूप से यह बतलाना कठिन है कि शिवामिराम ने इस ग्रथ की रचना 
कब को है । पर प्रथम ग्रन्थ की प्रशस्ति से यह स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ को रचना १७वी शताब्दी के प्रन्तिम चरण में 


हुई है । 


पंडित भ्रक्षयराम 
यह भट्टारक विद्यानन्द के शिष्य थे। भट्टारकीय पडित होने के कारण सस्कृत भाषा के विद्वान थे । 
इनका सभय विक्रम की १८वीं शताब्दी है। जयपुर के राजा सवाई जयसिह के प्रधान मन्त्री श्रावक ताराचन्द्र' 
ने चतुर्दशी का ब्रत किया था, उसी का उद्यापन करने के लिये पडित अक्षयराम ने सवत्‌ १८०० में चंत्र शुक्ला पचमी 
के दिन चतुर्दशीत्रतोद्यापन' नामक ग्रन्थ की रचना की थी । हे 
भ्रब्दे द्विशुन्याष्टेकाके (१८००) चेन्रमासे सिते दले ! 
पंचम्या च चतुर्दब्या ब्रतस्योद्योतन कृत ।॥४॥ 


कवि नागव 

इसके पिता का नाम सोडडेसेट्ट' था, जो कोटिलाभान्वय का था और माता का नाम 'चौडाम्बिका' 

था । कवि ने 'माणिकस्वामिच रित' की रचना की है। यह ग्रन्थ भामिनी पटपदी मे लिखा गया है, इसमें ३ सन्धिया 
प्रोर २६८ पद्म है। इसमे माणिक्य जिनेश का चरित अ्रकित किया गया है। उसमे लिखा है-कि देवेन्द्र ने अपना 
'भाणिक जिनबिम्ब' रावण की पत्नी मदोदरी को उसकी प्रार्थना करने पर दे दिया और वह उसकी पूजा करने लगी । 
राम-रावण युद्ध मे रावण का वध हो जाने के बाद मन्दोदरी ने उस मूर्ति को समुद्र के गर्भ मे रख दिया | बहुत समय 


बीतने पर 'शकरगण्ड' नाम का राजा एक पतित्रता स्त्री को सहायता से माणिक स्वामी की वह मति ले भ्राया 








१: श्री जयसिंह भूपस्थ मत्रिमुख्योज्यणी सता । हक 


श्रायकस्ताराचद्राख्यरतेनेद ब्रत समुद्धत ॥ +जैन ग्रत्थ प्र>» भा० १प० २७ 


१४वीं, १६वीं, १७वीं मौर १८वीं शतरब्दी के आचभाये, भट्टारक और कवि ५४१ 


झौर निजाम स्टेट के 'कुलपाक' नाम के तीर्थस्थान में उसको स्थापित किया। इस मूर्ति के कारण वह एक तीर्थ 
बन गया । न 
कवि ने ग्रन्थ के शुरू में माणिक जिन की, सिद्ध, सरस्वती, गणश्वर प्रोर यक्ष-यक्षी की स्तुति की है। ग्रन्थ में 

समय नहीं दिया । सभवत: ग्रन्थ को रचना सन्‌ १७०० के लगभग हुरईई'है ह 
(अनेकान्त वर्ष १, किरण ६-७) 


पं० जगन्नाथ 

इनकी जाति खंडेलवाल शौर गोत्र सोगाणी था | इनके पिता का नाम सौमराज श्रेष्ठी था | जगन्नाथ ज्येष्ठ 
पृन्न थे शौर वादिराज लधु पृन्न थे। जगन्नाथ सस्क्ृत भाषा के प्रकाण्ड विद्वान थे। यह टोडा नगर के निवासी थे, 
जिसे 'तक्षकपुर' कहा जाता था । ग्रन्थ प्रशस्तियों में उसका नाम तक्षकपुर लिखा मिलता है। १६वीं १७वी शताब्दी 
में टोडा नगर जन-धन से सम्पन्न नगर था। उस समय वहाँ राजा रामचन्द्र का राज्य था। वहां खंडेलवाल जैनियों 
की भ्रच्छी बस्ती थी। टोडा में भट्टठारकीय गद्दी थी, भौर वहा एक अच्छा शास्त्र भडार भी था। प्राकृत पश्लौर 
सस्कृत भाषा के अ्रच्छे ग्रन्थो का सग्रह था। वहा प्ननेक सज्जन सस्क्ृत के विद्वान हुए है। सवत १६२० में वहां 
की गदही पर मंडलाचार्य धर्मंचन्द्र विराजमान थे, जिन्होंने सस्कृत मे गौतम चरित्र की रचना की है । यह ग्रन्थ 
प्रकाशित हो च॒का है । 

पडित जगन्नाथ भट्टारक नरेन्द्रकीति के शिष्य थे। इन्होंने 'इवेताम्बर पराजय की प्रशस्ति में श्रपने को 
कवि-गमक-वादि और वाग्मि जेंसे विशेषणों से उल्लेखित किया है।--'कवि-गमक-वादि-बास्मित्व गुणालंकृतेन 
खांडिल्लबंशो दब पोमराज श्रेष्ठि सुतेन जगन्नाथ वादिना कृतो केवलिभुकित निराकरण समाप्तम ।' 

कर्मस्वरूप नामक ग्रन्थ की प्रशस्ति में कवि ने अपना नाम अभिनव वादिराज सूचित किया है! । 

कवि की निम्न कृतिया उपलब्ध हैं--चतुविश तिसंघान, (स्वोपज्ञटीका सहित) सुख निधान, नेमिनरेब्द्रस्तोत्र 
सुषेणचरित्र, कर्म स्वरूप वर्णन । 

चतुविशेति संधान-- लग्धरा छन्दात्मक निम्न पद्म को २५ बार लिख कर २५ भ्र्थ किये हैं। एक-एक 
प्रकार में २४ तीथंकरों की प्रलग-प्रलग स्तुति की है, भ्ौर प्रन्तिम २५वे पद्म में समुच्चय रूप से चौबीस तीर्थंकरों की 


स्तुति की है । हु 
अंयानू श्री वासुपृम्यो व्षभजिनपतिः श्रोद्रसांकोष्य धर्मो 
हयंक: पुष्पदन्तोी. मुनिसुबन्रतजिनोपब्नंतवाक भी सुपाहवः। 
शाम्तिः पशप्रभो5शे विमलविभुरसों. बर्दधमानोप्यजांको । 
सल्लिनें मिनंसिर्मा सुमतिरवतु सच्छी जगन्नाथ धीरं ॥१॥ 
दूसरी रचना श्वेताम्बर पराजय' है। कवि ने इस ग्रन्थ को विवृध लाल जो की श्राज्ञा से बनाया है। इसमें 
इवेताम्बरो द्वारा मान्य केवलिभुक्ति' का सयुक्तिक खण्डन किया है। ग्रन्थ में 'नेमिनरेन्द्र स्तोन्न स्वोपज्ञ' का एक 
पद्च उद्धत किया है : -- 
यतव॒ तब न॒भुक्तिनंष्ट: दुःखोवयत्वाइसनसपि नचांगे बीतरागत्वतश्च। 
इति निदफ्महेलु न ह्ासिदाइ्सिद्धों विधाव-विश्वद वृष्टीनां हृदिलः (? ) सुयुक्तये ।” 
कवि मे इस ग्रस्थ की रचना सवत्‌ १७०३ में दीपोत्सव के दिन समाप्त की थो। उसका भ्रच्तिम पुष्पिका 
वाक्य इस प्रकार है: 
इति ह्वेशास्थर पराजये कथि गसक-वादि-वाप्सित्व गुणालंकृतेत खांडिल्ल वशोद्भूव पोमराज कं ष्ठ सुतेल 
जगन्ताभ वा दिता कृतो केवलिभुक्ति निराकरण समाप्तम्‌। 
तीसरी रचना सुखनिधान है-- इस ग्रन्थ में विदेह क्षेत्रीय श्रीपाल चक्रवर्ती का कथानक दिया हुभा है। 
प्रस्तुत काव्य ग्रन्य की रचना सरस झौर प्रसाद गुण से युक्त है। इस ग्रन्थ की रचना कवि ने राजस्थान में 'मालपुरा 


१. पढ़ित जपन्ताथे रपराख्यासितववादिराजे विरखिते कमेस्वरूप ग्रन्थे । --कर्म स्वरूप क्‍्ज॑न प्रश्न ० 


श्र कु जैन धर्म का ओ्रोचोन देतिहास-म्ाग ९: 


(जयपुर) नाभक स्थान में की है।..: | 22... आहट पर: को. कि 

कवि ने इस ग्रन्थ में प्रन्यच्च प्रस्माभिरुक्‍त श्वृद्धार समुद्र काव्ये वाक्य के साथ श्रपने श्र गार समुद्र काव्य ' 
ताम के भ्रन्थ का उत्लेख किया है । इस कृति का अन्वेधण होना बाहिये कि किसी भण्डार में यह ग्रन्थ उपलब्ध है 
या नही । इस ग्रन्थ की ५१ पत्रात्मक एक प्रति पाटौदी भण्डार जयपुर में हैं जिसमें उसका रचना काल संवत्‌ १७०० 
झसोज सुदी १०मी दिया है । 

शौथी' रचना 'नेमिनरेन्द्र स्तोत्र' है । इसमें २२वे तीर्थंकर नेमिनाथ का स्तवन किया गया है। रचना सुन्दर 
है ्लौर प्रभी भ्रप्रकाशित है। इसमे भी केवलिभुवकितऔर कवसादार का निषेध किया गय्रा है । इस पर स्वोपज्न टीका 
भी निहित है। इसे प्रकाश में लाना चाहिये | इसका रमना काल भी ज्ञात नही हुआ । 

पांचवी रचना सुषेण चरित्र' है। इस ग्रन्थ की ४६ पश्नात्मक एक प्रति आमेर भण्ड्वार में उपज़ब्ध है, 
जो सं० १८४२ की खिखी हुई है । 

.कैठवी रचना 'कमस्वरूप वर्णन' है, जिसमें जानायरणादि कर्मों की मूल श्रौर उत्तर प्रकृतियों के वर्णन के 
साथ प्रकृति, स्थिति, प्ननु भाग और प्रदेश रूप चार बधों का रवरूप निदिष्ट किया है। कवि ने इस ग्रन्थ को संवत्त्‌ 
१७०७ के चेत महीने,के शुबल पक्ष की दोइज के दिन समाप्त किया है .-- 

वर्ष तत्व नभोद्वभू परिमितें (१७०७) मासे मधो सुम्दरे । 
क्र तत्पक्षेच सिर्तेतरेहनि तथा नास्यता द्वितीयाहूये । 
श्री स्॒ज्ञ परदांबुजानति गलद ज्ञानाबृति प्राभवा-- 
सत्र विद्या्रता गता व्यरचमन्र श्री वादिराजा इमस्‌ !। 
कवि का समय १७वीं शताब्दी का अन्तिम भ्रश्न और १८वीं शताब्दी का पूर्वाष है । 


क्रवि वादिराज 
यह खडेलवशी पोमराज श्रेष्ठी के लघु पृत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र पडित जगन्नाथ थे, जो संस्कृत भाश्रा के प्रकाण्ड 
पण्डित थे । इनका भोत्ष “सोगाणी' था। यह तक्षक नगर (वर्तमान टोडा नमर) के निवासी थे। लघु पुत्र का नाम 
बादिराज था । जो सस्क्ृत भाषा के अच्छे विद्वान, कवि थे और राजनीति में पटु थे। इनके चार पुत्र थे--रामचन्द्र, 
लाल जी, नेमिदास ओर विमलदास। विमलदास के समय टोडा' में उपद्रव हुआ था जिसमे एक गुच्छक (मटका) 
भी लुट गया था। बाद में उसे छडा कर लाये, वह फठ गया था, और उमगे सम्हाल कर रकखा गया । 
वादिराज ने अपने को उस समय घन जय, आशाधघर शोर वाग्तथट का पद धारण करने वाला दूसरा वाग्भट 
बतलाते हुए लिखा है कि राजा राजसिह दूसरा जयसिह है और तक्षक नगर दूसरा अणहिलपुर है और मैं वादिराज 
दूसरा वाग्भट हूं । 
धनंजयादाघरवाग्भटानां धत्ते पद सम्प्रति बादिराज:। 
खाडिल्ल वंशो:द्रवपोमध नुजिनोक्ति पीयूष सुतप्त मात्र: ॥॥३ 
वादिराज तक्षक नगर के राजा राजसिह के महामात्य थे*। राजसिह भीमसिह के पुत्र थे । 
कवि की इस समय दो रचनाये उपलब्ध है। वार्भदालकार की टाका कविचन्द्रिका जिसका पूरा नाम 
वाग्भट्टालकारावचूरि-कवि चन्द्रिका' है। इस टोका को कवि ने राज्य काये से प्रवकाश निकाल कर यनाई थी। 
प्रौर दूसरी रचना 'ज्ञानलोचन स्तोत्र' नाम का एक स्तोत्र ग्रन्थ । यह स्तोत्र माणिकचद्ध दिभम्बर जेन ग्रन्थ माला से 








१. सबत्‌ १७५१ मगसिर वदी तक्षक नगर सण्डेलवालान्यय सोगानी ग्रोत्रे साहू पोमराज तत्पुत्र साहु वादिराजस्तत्पुत्र 
चत्वार प्रथम पुत्र रामच-द्र द्वितीय लाल जी तृतीय नमिदास, चतुर्थ विमलदास, टोडा में विषो हुओ, जब पाहपोथी 
जुटी, वहा थे छुडाई फटी तुटी सवारि सुधारि भझ्रांछी करी, ज्ञानावरणी कर्मक्षयाय्थ पृत्रादि पठनाथ्थ शुभ भवतु । 
ग्र० श्र० प्रशस्ति सं० भागे १ ० ३६९ । ! 

२. इति मत्वा रत्लत्रयालंकृत त्रविद्वचत्तों विंमल पोम श्रेष्ठि कुल भूपों मंहामात्य पदभच्छी मद्गाग्भट महाकबिस्ताव- 
विष्ट वेबताममीष्टेति । अ 


श्शवीं, १६वीं, १७वीं और १८वीं बताब्दी के आचार्य, भट्टारक और कवि भ४३ 


प्रकाश्षित सिद्धान्त सारादि संग्रह में कट हो चुका है। झौर पहला ग्रन्थ प्नभी तक प्रप्रकाश्षित है। काये ने हसकी 
प्रत्तिस प्रक्षस्ति में अपना परिचय सी अंकित कर दिया है। कवि ने इस चम्द्रिका टीका को ति० सं० १७२९ की 
दीपमालिका के दिन गुरुवार को चित्रा नक्षत्र झौर वष्यिक लग्न में बनाकर समाप्त किया हैं। । कवि की प्रन्थ 
रचनाएं भ्न्वेषणीय हैं। कवि का समय १८ वीं शत्ताब्दी है। / 


झरणमाज 


यह भट्टारक श्रुतकीर्ति के प्रशिष्य भौर बुध राघव के शिष्य थे। बुध राधव ने ग्वालियर में जैन मन्दिर 
बनवाया था। इनके ज्येष्ठ शिष्य बृध रत्तपाल थे, दूसरे वनमाली तथा तीसरे कान्हरसिंह थे। प्रस्तुत श्ररुणमणि 
(लालमणि ) इन्हीं कान्हरसिंह के पुत्र थे। प्रशस्ति में इन्होंने अपनी गुरु परम्परा" इस प्रकार बतलाई है--काष्ठा 
संघ में स्थित माथरगच्छ श्र पुष्करगण में लोहाचाय के प्रन्वय में होने बाले भ० धर्मसेन, मावसेन, सहस्रकीति, 
गुणकीति, यशकीति, जिनचन्द्र, श्रुतिकीति के शिष्य बुधरत्नपाल, वनमाली श्र कान्हरसिंह । इनमें कान्हरसिह के 
पुत्र भ्ररणमणि ने 'झजित पुराण! की रखना मुगल बादशाह प्रवरगशाह (भौरगजेब) के राज्य काल में स० १७१६ में 
जहानाबाद नगर (वर्तमान न्यू दिल्‍ली) के पाश्वेनाथ जिनालय में बनाकर समाप्त की है? । 
इनके शिष्य ५० बलाकीदास थे। इन्होंने दिल्‍ली में बुलाकीदास को पढ़ाया था। कवि बुलाकीदास ने 
प्रदनोत्तर श्रावकाचार प्रशस्ति में इनका निम्न पद्मों में उल्लेख किया है-- 
“झरन-रतन पंडित महा, शास्त्र कला परवीन । 
बूलचन्द तिनप पढ्चो, ग्यान श्रष्न तहाँ लीन ॥११६ 
बहुत हेत करि अझ्रन ने, दयो ज्ञान को भेद । 
तथ सुबुद्धि घट में जगी, करि कुबुद्धि तम छेद ।२० 
प्रस्तुत श्रजितपुराण में दूसरे तीर्थंकर भ्रजितताथ का जीवन-परिचय अ्रकित किया गया है। रचना सरस 
और सरल है। 


भट्टा रक देवेस् की ति 
यह मूलसघ के भट्टारक जगतकीति के पट्टधर थे । जगतकीति भ० सुरेन्द्रकीति के पट्ट पर सं० १७३३ में 
१. सवत्सरे निषिदगदव शष्षाडुयुक्त दीपोत्सवाख्य दिवसे संगुरी सचित्रे । 
लग्मेईलि माम्नि थे समाप गिर. प्रसादात्‌ सद्वादिराज़ रचिता कवि चन्द्रिकेयम ॥ १ 
श्री राजसिह नुपतिरजयसिह एवं श्री तक्षकाख्यनगरी अशहिल्लतुल्या । 
श्री वादिराज विद्ुधो5पर वारभटोथ्य श्री सूत्र वृत्तिरिह नन्‍्दतु ज्ञाक चन्द्रम्‌ ॥ रे 
श्रीमद्भीमनपालजस्य बलिमः श्री राजसिंहस्य मे, 
सेवायामबकाद्वमाप्य विहिता टीका शिशुनां हिंता । 
हीनाधिक्य बचो यदत्र लिखित त बुर्थ. क्षम्यताम्‌ । 
गाहुंस्थ्यावनिनाथसेवनधिय. क. ह्वस्थता माप्नुयात्‌ ॥ ३ 
२. देखो, जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह भाग १, पृ० ६७। 
३ रस-वृष-यति-चंद्रे ख्पात संवत्सरे (१७१६) 5स्मित््‌, 
नियमित सितवारे बेजयन्ती दशम्या, 
अजित जिनचरित्र बोध पार बुधानां, 
रचितममलक्षार्मि-रक्त रत्मेन तेन।।४० 


मुदगले भूमुर्जा श्रेष्ठे राज्येजरंग साहिके ।" 
जहानावबाद-मगरे पाइबेनाथ जिनालये ।।४१ 


४४४ जैंस घ॒र्में का प्राघीन इतिहास+- भाव २ 


आमेर में प्रतिष्ठित हुए थे' । यह झपने समय के ग्रच्छे बिद्वान थे। भ० देवेन्द्र कीति ने 'समयसार' ग्रस्थ को एक 
टीका 'ईसरदे' ग्राम में सवत्‌ १७८८ मे भाद्र पद शुक्ला चतुर्दशी को बनाकर समाप्त की थी । जैसा कि उसके निम्न 
पद्यों सै प्रकट है .-- 

वस्वष्टपुक्तसप्तेन्दुयुते (१७८८) वर्ष मनोहरे। 

शुक्ले भाद्रपदे सासे खतुर्ददयां शुभे लियो ॥१ 

ईसरदेति सदग्रामे टीका पूर्णितासिता । 

भट्टारक जगल्कीतें:. पटटे देवेन्द्रकोतिना ॥२ 

वृष्कमंहानये. शिष्य सनोहर-गिरा छता । 

टीका सममसारस्य सुगसा तत्वबोषिनों ॥३ 

इस टीका का नाम कवि ने 'तत्वबोधिनी' दिया है। कवि का समय विक्रम की १८वीं ताब्दी का प्रन्तिम 

चरण है। 


स० धर्मचन्‍्द्र 

मूलसघ बलात्कार गण भारतीगच्छ के भटद्टारक श्रीभूषण के शिष्य थे। इन्होने श्रपनी परम्परा निम्त 

प्रकार बतलाई है--नेमिचन्द्र, यश: कीति, भानुकीति और श्रीभूषण। इनकी जाति खडलवाल और गोत्र सेठी 

था । यह संवत्‌ १७१२ में पट्‌ट पर बंठे थे। झौर उस पर १५ वर्ष तक रहे। इनका पट॒ट स्थान महरोठ था। 

भट्टारक धमंचन्द्र नें वि० स० १७२६ में ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया शुक्रवार के दिन रघुनाथ नामक राजा के राज्य 

में महाराष्ट्र ग्राम के श्रादिनाथ चेत्यालय में गौतम चरित्र' बनाकर समाप्त किया है। कवि का समय १८ वी 
शताब्दी है । 


विमलदास 


यह झनन्तसेन के शिष्य शौऔर वीरग्राम के निवासो थे । तकंशास्त्र के श्रच्छे विद्वान थे । इन्होने प्लवग सवत्सर 
की वैशाख शुक्ला प्रष्टमी बहस्पतिवार के दिन सप्तभग तरगिणी नाम का ग्रथ तजोर नगर मे पूर्ण किया था । यह्‌ 
ग्रंथ प्रकाशित हो गया है। इतका समय १७वी शताब्दी अनुमानित किया गया है । 

सप्तभग तरगिणी ग्रथ का विस्तार ८०० हलाक प्रमाण है। उसमें समन्‍्तभद्र, अकलक, विद्यानन्द 
माणिक्यनन्दी और प्रभाचनद्र ग्रादि के ग्रन्थी के उद्धरण देकर सरल भाषा मे स्याह्गाद के अस्ति-नास्ति झ्रादि सप्तभगों 
का विवेचन किया है, तथा अनेकान्तबाद मे प्रतिपक्षियों द्वारा दिए गए सकर, व्यतिकर, विरोध और अ्रसभव श्रादि 
दोषो का निरसन किया है। प्रन्त मे लेखक ने बौद्ध, मीमासक नेयायिक और साख्यादि मतो मे प्रप्रत्यक्ष रूप से सार 
पेक्षवादका अ्रवलम्बन किया है, इसको स्पष्ट किया है । 


प्रललके 


१. संबत्‌ सत्रास अर लेतीसे, सावणबदि पंचमी भणि । 
पदवी भट्टारक अचल विराजित धण दान धण राजतत्र ॥ -“भट्टारक पद्टावली 
२. श्रीमच्छूरिगणाधिपो विजयता श्रीभूषणाल्यो मुनि ॥२६६ 
पट्टे तदीये मुनि धर्म चन्द्रोभूच्छी बलात्कार गण प्रधान । 
श्री मूलसघे प्रविराजमान श्री भारती गच्छ सुदीष्ति भानु' ।।२६७ 
राजच्छी रघुनाथ नामनपतौ ग्रामे महाराष्ट्रके । 
जाभेयस्य निकेतन शुभतरं भाति प्रसौर्याकरम्‌ | 


उन ननन-कनन-७५4++>>- जिन | हनन >-++ “+-- --..- >«-००४ ०००... न 
हाल ४]-०७००७००----०++ 


८ >< है 
तस्मित्‌ विक्रमया द्विवाद रस युगाद्वीदु प्रमे वर्षके । 
ज़्येष्ठे मासे सितद्वितीये दिवसे काते हि शुक्रान्विति २६९ --गौतम चरित्र 


